सम्पूर्ण गांधी वाडमय 
२३ 


( मार्च १९१२२-मई १९२४ ) 


< 


53822 
2223 


00) 
१ 
0000 


१९२४सें 


न 





सम्पर्ण गांधी वाइमय 


२३ 


( माच १९२२-मई १९२४) 





ना (मर । १ 
८: 300 
स्रयमेव जपते 


प्रकाशन विभाग 
सूचना और प्रसारण मन््रालय॑ 


दिसम्बर १९६७ (पोष १८८९) 


68 नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद, १९६७ 


साढ़े सात रुपये 


कापीराइट 
नवजीवन ट्रस्टकी सौजन्यपूर्ण अनुमतिसे 


निदेशक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली - ६ द्वारा प्रकाशित 
और जीवणजी डाह्याभाई देसाई, नवजीवन प्रेस, अहमदाबाद १४ द्वारा मृद्वित 


भूमिका 


इस खण्डमें ४ मां, १९२२ से ७ मई, १९२४ तककी अवधिसे सम्बन्धित प्राप्त 
सामग्री आ जातो है। इस अवधिमें लगभग २ वर्ष गांवीजी यरवदा जेलमें रहे। 
भारतमें यह उनका पहला कारावास था। उस कालमें कौंसिल-प्रवेशको लेकर कांग्रेसमें 
फूट पड़ गई और देशके अनेक हिस्सोंमें हिन्दुओं और मृसलमानोंके सम्बन्ध भी तनाव- 
पूर्ण हो गये । इसलिए जब फरवरी १९२४ में अपेडिसाइटिसके आपरेशनके बाद गांधीजी- 
को समयसे पहले रिहा करना जरूरी हो गया, तब उन्होंने बाहर आकर देखा कि 
देशकी राजनीतिक परिस्थिति और सर्वेसामान्य वातावरण उनकी गिरफ्तारीके समयसे 
भी ज्यादा मन गिरा देनेवाला है। कारावासकी अवधिमें उनके मन और शरीरको 
थोड़ा आराम मिल गया था और इस आवासका उपयोग उन्होंने चिस्तत और ध्यानकी 
दिशामें किया। गिरफ्तार होनेसे कुछ महीने पहले उनका मन परेशान था। जेलमें 
उन्होंने जल्दी ही अपनी स्वाभाविक शान्ति और गम्भीरताको पुनः प्राप्त कर लिया। 

मार्च १९२२ के प्रारम्भिक दितोंमें ही गांधीजीने अपनी गिरफ्तारीका अन्दाज 
लगा लिया था और वे उसे लगभग स्वागत करने योग्य मानने रंगे थे। ७ माचे, 
१९२२ को टी० प्रकाशमके नाम लिखें गये अपने पत्रमें उन्होंने कहा: “ लोग यह 
भी कह रहे हैं कि ७ दिनके अन्दर-ही-अन्दर मेरे सिरका बोझ उतर जायेंगा।” 
(पृष्ठ २०) गिरफ्तारीके बाद दीनबन्धु एन्ड्रयूजको उन्होंने लिखा: आखिर मुझे 
शान्ति मिल रही है। वह तो मिलनी ही थी।” (पृष्ठ ९९) मंथुरादास त्रिकमजीको 
उन्होंने लिखा: “मेरी शान्तिका पार नहीं है।” (पृष्ठ १००) छूगातार शारीरिक 
गति-विधिका बोझ उतना नहीं था, जितना बोझ था एक वशसे बाहर परिस्थितिमें 
सही निर्णय करते चले जानेका; शायद गांधीजीकी आन्तरिक शक्तियोंपर इस बातका 
सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। बार-बार और मनःपूर्वक' शान्तिके लिए की गईं उनकी अपीलों- 
के बाद भी जब देशमें जगह-जगह हिसा भड़क उठी, तो उससे गांधीजी बिलकुरूू 
हिल गये। अदालतके सामने अपने मुकदमेके दौरान उन्होंने इन हिंसक काण्डोंकी 
जिम्मेदारीको तत्परतासे स्वीकार किया। उन्होंने न्‍्यायाधीशसे कहा: “ रात-दिन सोते- 
जागते मैंने इसपर गम्भीरतासे विचार किया है और उसके बाद इसी निष्कर्षेपर 
पहुँचा हूँ कि चौरीचौराके नृशंस अपराधोंकी या बम्बईके पागरूपन-भरे कारनामोंकी 
जिम्मेदारीसे अपने-आपको अलग रखना मेरे लिए असम्भव है।” (पृष्ठ १२३) उन्हें 
लोगोंके इस पागरूपनपर जितना दुःख था, सरकारके कारनामोंके प्रति भी उससे 
कम क्षोम नहीं था। उन्होंने न्‍न्यायाधीशसे कहा कि आखिरकार कत्तंव्यका निश्चय तो 
करना ही पड़ता है। “मैं या तो ऐसी व्यवस्थाकों स्वीकार कर छेता, जिसने मेरी 
समझमें मेरे देशको अप्रणीय क्षति पहुँचाई है या फिर में यह खतरा मोल हे छेता 
कि मेरे देशवासी जब मेरे मुंहसे सचाईकों समझेंगे तो उनमें रोषका उन्माद उमड़ 
सकता है।” (पृष्ठ १२३) अपने लिखित बयानके प्रारम्भमें उन्होंने जो-कुछ कहा था, 


छः 


उसका अन्त इस तरह किया: “मेरा पूरा बयान सुनकर शायद आपको इस बातका 
अनुमान हो जायेगा कि मेरे भीतर ऐसा क्या-कुछ उमड़ रहा है जिसके कारण एक 
अच्छा-भछा आदमी बड़ेसे-बड़ा खतरा मोल लेनेको तयार हो सकता है। (पृष्ठ 
१२४) उन्हें जिन बातोंके होनेका भय था, जब वे सामने आ गई तो उनका सिर 
लज्जासे झुक गया और उन्होंने कहा: “इस समय सत्यका मुझे जितना खयाहू हैं, 
उतना एक वर्ष पहले न था; इस समय में अपनी अल्पताकों जितना अनुभव क्रर 
रहा हैँ, उतना एक साल पहले नहीं कर पाता था।” (पृष्ठ १०४) 

किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि गाधीजीने अपने मनमें हार मान ली थी। 
फरवरीके जशुरूमें चौरीचौरा हिसाकाण्डके बाद गांधीजीने बारडोली ताल्लकेमें प्रारम्भ 
किया जानेवाला सविनय अवज्ञा आन्दोलन अनिश्चित कालके लिए स्थगित कर दिया 
और असहयोग आन्दोलनमें निहित रचनात्मक कार्यक्रमपर अपती शक्ति केन्द्रित करना 
प्रधान-कार्य मान लिया, ताकि सविनय अवज्ञाके लिए आवश्यक वातावरण तैयार 
किया जा सके। पत्रों और लेखोंके माध्यमसे उन्होंने लोगोंसे कहा कि यदि मैं गिर- 
फ्तार कर लिया जाता हूँ, तो लछोगोंको पूरी तरह शान्‍्त रहना चाहिए और मेरे 
कारावासमें रहते हुए रचनात्मक कार्यक्रमकों पूरे उत्साहके साथ अंजाम देते रहना 
चाहिए। काग्रेस कार्यकारिणीके जिस प्रस्ताव द्वारा सविनय अवज्ञा आन्दोलन मुल्तवी 
किया गया था, उसकी आलोचना करनेवाले सज्जनोंसे उन्होंने प्राथंना की कि वे 
केवल नीतिके तौरपर स्वीकृत अहिंसामें निहित अभिप्रायकों पूरे मनसे स्वीकार करें। 
“ हमारी अहिंसा बलवानकी अहिंसा भले न हो, पर उसे सच्चे लोगोंकी अहिसा जरूर 
होना चाहिए।” (पृष्ठ २५) 

मुकदमेके दौरान गांधीजीको ब्रिटिश शासनके नैतिक औचित्यको चुनौती देनेका 
अवसर मिल गया और इस अवसरका उन्होंने पूरी शक्तिके साथ उपयोग किया। अपने 
एक लिखित बयानमें उन्होंने बताया कि वे एक कट्रर राजभक्‍त और सहयोगीसे राज- 
नीतिक असन्‍्तोषके हठी प्रचारक और असहयोगी क्योंकर बन गये । (पृष्ठ १२४) उन्होंने 
कहा कि यद्यपि यह बात तो मैंने दक्षिण आफ़्रिकामें ही समझ ली थी कि भारतीय 
होनेके नाते मैं सारे व्यक्तिगत अधिकारोंसे वंचित हूँ, कित्तु वे उन दिनों ऐसा मानते 
थे कि यह ब्रिटिश शासन-पद्धतिकी एक विक्ृति-मात्र है और मूलतः वह पद्धति अच्छी 
ही है। अपने सार्वजनिक जीवनमें २५ वर्षतक वे इसी विश्वासके आधारपर काम 
करते रहे। पहला धक्का तो उनको १९१९ में रौकूट कानूनसे छगा और इसके बाद 
,जब जलियाँवाला बाग-हत्याकाण्डको. राज्यके अधिकारियोंने नजर-अन्दाज कर दिया 
तथा खिलाफतके मामछेपर भारतीय मुसलमानोंको दिये गये वचनको साम्राज्यीय सर- 
कारने जब भंग किया, तब ब्रिटिश राज्यकी ईमानदारीपर से गांधीजीका भरोसा पूरी 
तरह उठ गया। वे इस अनुभवके बाद अंग्रेजोंके बारेमें दुसरी तरहसे सोचने लगे 
और उन्हें मजबूरन मानना पड़ा कि ब्रिटिश राज्यने राजनीतिक तथा आथिक दोनों 
'दृष्टियोंस भारतको इतना असहाय बना दिया है, जितना वह पहले कभी नहीं था। 
उन्होंने कहा, “मुझे तो इस बातमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि यदि हम सबके ऊपर 


सात 


ईश्वर है तो उसके दरबारमें इंग्लैडवालोंको और भारतके शहरी लोगोंको इस बातके 
लिए जवाब देना पड़ेगा। मेरे खयालसे तो मानव-जातिके विरुद्ध किये गये इस अप- 
राधकी शायद ही कोई मिसाल मिले। (पृष्ठ १२६) उन्होने कहा कि यद्यपि किसी 
विशेष प्रशासकके प्रति मेरे मनमें कोई द्ेष-भाव नहीं है, किन्तु जिस सरकारने कुल 
मिलाकर भारतका इतना अहित किया है जितना कि पहलेके किसी भी तन्‍त्रने नहीं 
किया था, उसके प्रति अप्रीतिकी भावना रखना मैं श्रेयकी बात मानता हुँ। अन्तमें 
उन्होंने न्‍न्यायाधीशकी विवेक-बुद्धिसि अपील करते हुए कहा: “इसलिए, न्यायाधीश 
महोदग्र, अब आपके सामने यही एक रास्ता है कि जिस कानूनपर अमल करनेका काम 
आपको सौपा गया है, उसे यदि आप अन्यायपूर्ण मानते हों और मुझे सचमुच निर्दोष 
समझते हों, तो आप अपना पद त्याग दें और इस प्रकार अन्यायमें शरीक होनेसे 
बचें। इसके विपरीत यदि आपका यह मत हो कि जिस तन्‍त्र और जिस कानूनकों 
चलानेमें आप मदद कर रहे हूँ, वे इस देशकी जनताके लिए हितकर है और इसलिए 
मेरी प्रवृत्तियाँ सावंजनिक कल्याणके लिए हानिकारक हैं, तो आप मुझे कड़ीसे-कड़ी 
सजा दें।” (पृष्ठ १२८) 

जेलमें रहते हुए भी गांधीजीने विदेशी शासन-पद्धतिसे अपना युद्ध एक भिन्न 
स्तर॒पर जारी रखा। जेल-जीवनके सामान्य नियमोंको तो उन्होंने खुशी-खुशी मान 
लिया, किन्तु हुक्क्रामोंके ऐसे हरएक कामका उन्होंने विरोध किया, जो कंदीकी हैसि- 
यतसे उनके अधिकारोंकों आघात पहुँचाते थे अथवा जिनमें मानवीयताके विचारोकी 
अवहेलना होती थी। यरवदा जेलसे हकीम अजमल खाँके नाम लिखी गई उनकी 
पहली ही चिट्ठी सरकारने रोक ली और विरोधमें गांधीजीने अधिकारियोंकों अपने 
इस निर्णयकी सूचना दी कि वे कैदीकी हैसियतसे प्राप्त पत्र लछिखनेके अपने अधिकारका 
उपयोग ही नहीं करेंगे। वे जिन पत्र-पत्रिकाओंको पढ़ना चाहते थे, उनका जेलमें 
मंगाया जाना भी अस्वीकृत कर दिया गया। गांधीजीते इस तरहके निर्णयोंके विषयमें 
जेलके सुपरिटेंडेंटकों लिखा कि इन्हें “में न्‍्यायाबीश द्वारा दी गई सजाके अतिरिक्त एक 
सजा मानता हूँ।” (पृष्ठ १७४) उन्होंने कहा: सही हो या गरुत, मेरी यह मान्यता 
है कि कैदीके नाते मेरे भी कुछ अधिकार हैं। . . . मैं कोई मेहरबानी नहीं चाहता। 
और यदि इन्सपेक्टर-जनरलूको यह खयाल हो कि मुझे कोई भी चीज या सुविधा 
मेहरबानीके तौरपर दी गई है, तो मैं चाहता हूँ कि वह वापस ले ली जाये।” 
(पृष्ठ १७४) जेलमें जो लोग गांधीजीसे मिलने आते थे, उनको लेकर अधिकारियों- 
का व्यवहार गाधीजोको और भी अखरा। मिलनेके लिए दी जानेवाली दरखास्तोंपर 
ठीक विचार नहीं किया जाता था जिसके फलस्वरूप गांधीजीको विरोध करना पड़ा: 
“४, , तो मुझे यह बात बता दी जानी चाहिए कि में किससे भेंट कर सकता हूँ 
और किससे नहीं ताकि निराशासे बचा जा सके और अपमानकी सम्भावनाकों भी टाला 
जा सके।” और “ प्रतिष्ठा और स्वाभिमानके विषयमें मेरे अपने कुछ विचार हैं; 
मैं चाहँगा कि यदि हो सके तो सरकार उन्हें भी समझ ले और उनकी क॒द्र करे।” 
(पृष्ठ १७२) और “इसलिए मेरा आग्रह है कि सरकार इस पत्रका जल्दी, सीधा- 
सादा और कपटरहित उत्तर दे।” (पृष्ठ १७२) 


आठ 


कुछ अन्य बातोंकों छेकर भी अधिकारियोंके साथ गांधीजीको लिखा-पढ़ी करनी 
पड़ी और उन्होंने अधिक्रारियोंसे अधिक समझदारी बरतनेकी अपील की। जिन राज- 
नीतिक कैदियोंको कठोर कारावासकी सजा दी गई थी, गांधीजीने चाहा कि उनको 
भी वे विशेष सुविधाएँ दी जायें जो उन्हें दी जा रही है। अब्दुल गनी नामक 
कैदीके विषयमें उन्होंने प्रार्थागा की कि उसे उसी तरह अपने मनकी खूराक दी 
जाये जिस तरह स्वयं उन्हें दी जा रही है। मुल्शीपेटाके कैदियोंकी ओरसे उन्होंने 
मानवताके आधारपर जेलके प्रशासनमें बड़ी व्यग्रताके साथ हस्तक्षेप करनेंका प्रयत्त 
किया। उन्होंने इन कैदियोंसे मिलनेकी अनुज्ञा चाही जिसका उद्देश्य यह था कि वे 
उन्हें जेलका अनुशासन माननेके विषयमें समझायेंगे और अधिकारियोंको अनुशासनकी 
सजाके रूपमें बेंतकी सजा आदि देनेका मौका न आने देंगे। इस सम्बन्धमें अधिकारियों के 
नाम लिखे गये एक पत्रमें गांधीजीने इस बातकी ओर भी इशारा किया कि यदि 
बेंतती सजा दुबारा देतेकी परिस्थिति न आनेकी दिशामें उन्हें अपने साथियोंपर 
प्रभाव डालनेका अवसर नही दिया जाता, तो वे उपवासतक कर सकते है। गवर्नरतें 
इसे एक धमकीके तौरपर लिया, किन्तु बादमें उसने गांधीजीकी बात मान ली और 
कमसे-कम इस मामलेमें हल अच्छा ही निकला। 

अधिकारियोंके साथ की जानेवाली यह लिखा-पढी बहुत प्रचुर थी, किन्तु गांधीजी 
मुख्य रूपसे यही नहीं करते रहे। जेलमें इच्छा न रहते हुए भी उन्हें जो अवकाश 
मिल गया था, उसका उपयोग उन्होंने मुख्यतया अध्ययन करके अपनी बौद्धिक आव- 
इयकताओंको पूरा करनेमें किया। १९२२-२३ के दौरान जेलमें वे' जो दैनन्दिनी लिखते 
रहे, उसमें अधीत पुस्तकोंका उल्लेख है और उससे विषयोंकी जो विविधता, अध्ययन- 
की गति और उसकी जो गहराई सूचित होती है, वह विश्वविद्यालयके किसी परि- 
श्रेप्ती विद्यार्थकि लिए भी ईर्ष्याक्रा विषय हो सकती है। आध्यात्मिक और धामिक 
ग्रन्थोंके अतिरिक्त इस सूचीमोें  हिस्द्री ऑफ द डिक्लाइन ऐंड फॉल ऑफ द रोमन 
एम्पायर , किपलिंगकी “द फाइव नेशन्स ”, “बेरक रूम बैलेड्स” और “द सैकंड 
जंगल बुक ”, जूल्स वनेकी ड्रॉप्ड फ्रॉम द क्लाउड्स ”, मेकॉलेकी “ लेज्ञ ऑफ एन्शेंट 
रोम ” और शॉकी “मैन ऐंड सुपरमैत ” जैसी अप्रत्याशित पुस्तकोंके नाम भी देखनेकों 
मिलते हैं। 

जेलमें गांधीजीको दक्षिण आक्रिकामें सत्याग्रहका इतिहास भी सोचकर लिखनेका 
समय मिल गया। जेलसे बाहर आते-आते तक वे' उसके लगभग ३० अध्याय लिख 
चुके थे, जो बादमें क्रमश: नवजीवन और “यंग इंडिया में प्रकाशित होते रहे। 

जेलमें उनकी लिखने और पढ़तेकी विपुलताकों देखकर कोई यह न समझे कि 
वे एकान्तवास ही करते रहे। लोगोंमें और लोगोंके कामोंमें उन्हें सहज दिलचस्पी 
थी और इसलिए उन्होंने जेल-जीवनकों आँख खोलकर देखा, कान खोलकर सुना और 
यह सब इतनी बारीकीसे कि रिहाईके बाद उन्होंने जेल-अधिकारियों, वाड्डरों, सर्फैयों 
और कारावासके सर्वतावारण वातावरणको लेकर विस्तृत संस्मरण लिखे। 

जो व्यक्ति सदा दूसरोंकी चिन्तामें डबा रहता था, कारावासके समयका उसका 
चित्र उस गम्भीर बीमारीकी बातका उल्लेख किशे बिना पूरा नहीं हो सकता, जिसके 


नो 


कारण शल्य-चिकित्सा तक आवश्यक हो गई। इस अवसरपर उन्होंने जो रुख अपनाया 
और जिस प्रकारका सुब्यवस्थित आचरण किया, उससे उनके मनकी अनुपम उदारता, 
शौय तथा स्नेहका परिचय मिलता है। 

५ फरवरी, १९२४ को गांधीजी जेलसे रिहा हुए। डू पियर्सनके प्रश्नोंका उत्तर 
देते हुए (पृष्ठ २०९-१२) उन्होंने स्पष्ट किया कि एकान्‍्तमें रहते हुए विचार करनेपर 
उनके धामिक, राजनीतिक और आधनिक सभ्यता सम्बन्धी विश्वास परिपक्व ही हुए हूँ। 
किन्तु उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि देश १९२०-२१ में उनके सन्देशकों सुननेके 
लिए जितना तैयार था, कदाचित्‌ १९२४ में वह उतना तैयार नहीं रहा । ७ फरवरीको 
मुहम्मद अलीके नाम अपने पत्रमें उन्होंने कहा : “ यद्यपि मैं देशकी मौजूदा हालतके बारेमें 
बहुत कम जानता हूँ, फिर भी मेरे पास यह समझ सकनेके लिए पर्याप्त जानकारी 
है कि देशकी समस्याएँ बारडोलीके प्रस्तावोंके समय जितनी जटिल थीं, आज उससे 
भी अधिक जठिल हो गई हैं।” (पृष्ठ २१५) असहयोगके जमानेमें जो हिन्दू-मुस्लिम 
ऐक्य स्थापित हुआ था, बार-बार होनेवाले साम्प्रदायिक दंगोंसे उसके टूटनेंका खतरा बढ़ 
गया और कौंसिल-प्रवेशकी अनुमतिके द्वारा कांग्रेसका असहयोगका सिद्धान्त भी मुल्तवी 
कर दिया गया। मोतीलाल नेहरू और देशबन्धु दासके नेतृत्वमें कॉंसिल-प्रवेशके इच्छुक 
सज्जनोंने कांग्रेसके अन्तर्गत एक नया दल बनाया जो स्वराज्य दल के नामसे प्रख्यात 
हुआ। जो लोग अपने को अपरिवर्ततवादी कहते थे, उन्होंने इसका बहुत विरोध किया। 
स्वराज्य दलके नेताओंके प्रति गांधीजीके मनमें बड़ा आदर था और इसलिए वे उनसे 
सम्बन्ध-विच्छेद नही करना चाहते थे। वे उनके कार्यक्रमके विषयमें बिता सोचे-समझे 
कुछ कहना भी नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने परिस्थितिका अध्ययत्त किया और 
स्पष्ट शब्दोंमें स्व॒राज्यवादी दलके कार्यक्रमसे अपनी असहमति प्रकट की और कहा कि 
स्वराज्यकी दिशामें इस कारयेक्रमने बाधा ही डाली है और उसके द्वारा अपनाई गईं 
अड़ंगा-तीतिमें (हिसाकी गन्ध है। (पृष्ठ ४४४-४७) किन्तु उन्होंने कॉसिल-प्रवेशको एक 
तथ्यके रूपमें स्वीकार कर लिया। उन्होंने माना कि वह कदाचित्‌ एक आवश्यक 
बुराई है और यह मानकर कांग्रेसके अपरिवर्तनवादी और स्वराज्यवादी दलोंमें सहयोग 
उत्पन्न करनेका प्रयत्त किया। 

रिहाईके बाद अन्य क्षेत्रीय समस्याओंपर भी गांधीजीको विचार करना पड़ा। 
इनमें त्रावणकोरके अस्पृश्य समाजों द्वारा हिन्दू मार्गोपर आवागमनकों छेकर किया 
गया वाइकोम सत्याग्रह, (पृष्ठ ४६९-७२) सरकार द्वारा नाभा नरेशके विरुद्ध उठाया 
गया कदम (पृष्ठ २४३-४९) तथा सिखों द्वारा गुरुद्वा रोंमें सुधार-सम्बन्धी आन्दोलन 
(पृष्ठ २२५, २४३-४९) प्रमुख थे। गांधीजीने इत समस्याओंपर अपने विचार आसानीसे 
निश्चित करके सत्याग्रहके आधारभूत सिद्धान्तोंके साथ उनका मेल बैठाते हुए अपनी 
सलाह दी। (पृष्ठ ५०७-१० ) 

“यंग इंडिया” और “ नवजीवन 'के सम्पादकत्वको पुनः हाथमें लेते ही उन्होंने फिर 
एक बार अपनी राजनीतिक गति-विधियोंके आध्यात्मिक आवारकी बात जोर देकर 
कही। “यंग इंडियाके नये और पुराने पाठकोंसे ”, (३-४-१९२४) नामक लेखमें 


द्स 


उन्होंने कहा: “मेरे पास कोई नया कार्यक्रम नहीं है।. - . में भारतकी आजादीके 
लिए जी रहा हैँ और उसीके लिए महूँगा, क्योंकि यह सत्यका ही अंग है। स्वतन्न 
भारत ही उस सच्चे ईज्वरकी पूजा करनेके योग्य हो सकता है।. . . .परन्तु मेरी 


स्वदेशभक्ति मुझे दूसरे देशोंकी सेवासे विमुख नहीं करती। इसमें किसी दूसरे देशको 
हानि पहुँचानेकी तो कोई बात ही नहीं है, बल्कि इसीमें सभीके सच्चे लाभके लिए जगह 
है।” (पृष्ठ ३६३३) उसी अंकरमें मेरा जीवन-कार्य / नामक एक दूसरे लेखमें उन्होंने 
कहा : मैं अपने देशकी जो सेवा कर रहा हूँ, वह तो मेरी उस साधनाका एक 
अंग है जिसके द्वारा में पांचभौतिक देह-धारणसे अपनी आत्माकों मुक्त करना चाहता 
हें। इस दृष्टिसे मेरी देश-सेवा केवल स्वार्थ-साधना समझी जा सकती है। मुझे इस 
नाशवान ऐहिक राज्यकी कोई अभिलाषा नहीं है; में तो ईईवरी राज्य -- मोक्षको 
पानेका प्रयत्न कर रहा हूं। . . . इस प्रकार मेरी देशभत्रित और कुछ नहीं, अपनी 
चिर-मुक्ति और शान्ति-लोककी मंजिलका एक विश्राम-स्थान है। इससे यह मालूम हो 
जाता है कि मेरे समीप धर्म-शून्य राजनीति कोई वस्तु नहीं है। राजनीति धर्मकी 
अनुचरी है। धर्महीन राजनीतिको एक फाँसी ही समझा जाये, क्योंकि उससे आत्मा मर 
जाती है।” (पृष्ठ ३७३) और ध्मसे उनका अर्थ हिन्दू धर्म नहीं था, बल्कि “मेरा 
अभिप्राय उस धर्मसे है . . . जो मूलभूत सत्य है; जो संसारके समस्त धर्मोका आधार- 
स्वरूप है (पृष्ठ २१०)। पृष्ठ १५८-५९ पर सत्य और असत्यमें बताये गये भेद तथा 
पृष्ठ १६२ पर बोहमनकी “सुपर सेंसुअल लाइफ ' से लिए गये उद्धरण और पृष्ठ ३८४ 
पर मोक्ष और स्वर्गसे सम्बन्धित टिप्पणियाँ इस बातकों भलो-भाँति व्यक्त कर देती 
हैं कि वे भीतरी और बाहरी, दोनों प्रकारके जीवनको स्वच्छ रखनेके प्रति कितने 
जागरूक थे और इन बातोंको लेकर कितना गहरा विचार करते थे। 

एस्थर मेनतकों उसके विवाहके अवसरपर लिखते हुए (पृष्ठ २२-२३) उन्होंने 
पारिभाषिक शब्दावलीसे दूर रहकर परम्परागत हिन्दू धर्मके उस घामिक विचारका 
स्वरूप चित्रित किया है जो मोक्षका दाता है और जिसकी जड़ें कत्तेब्यकी भूमिमें हैँ । सत्य 
और उसके उन विविध पहलछओंके प्रति जो साधकके सामने उपस्थित होते है, उनकी 
श्रद्धा आजन्म उनकी सार्वजनिक जीवनकी आधारशिला रही। ट्रान्सवालके किसी ईसाई 
सज्जनको पत्र लिखते हुए भी उन्होंने लगभग यही बात कही : “ मुझे अपना कोई स्वार्थे 
साधन नहीं करना है और न मेरी ऐसी कोई सांसारिक महत्त्वाकांक्षा है जिसकी 
पूति करनी हो। ईश्वरका साक्षात्कार ही मेरे जीवनका एकमात्र उद्देश्य है, और मैं 
दुनियाकों जितना ही अधिक देखता हूँ तथा उसके बारेमें जितने अधिक अनुभव होते 
जाते हैं, उतना ही मैं महसूस करता हूँ कि इस प्रेरणाको ग्रहण करनेका तरीका 
जुदा-जुदा हुआ करता है। (पृष्ठ २८५) 


आभार 


प्रस्तुत खण्डकी सामग्रीके लिए हम, साबरमती आश्रम संरक्षक तथा स्मारक 
न्यास (साबरमती आश्रम प्रिजवेशन ऐंड मेमोरियल ट्ृस्ट) और संग्रहालय, नवजीवन 
टूस्ट, गुजरात विद्यापीठ ग्रन्थालय, अहमदाबाद; गांधी स्मारक निधि व संग्रहालय, 
राष्ट्रीय अभिलेखागार, (नेशनरू आर्काइग्ज ऑफ इंडिया), नई दिल्‍ली; बम्बई 
सरकार-गृहविभाग; तथा श्री छानलाल गांधी, अहमदाबाद; श्री नारणदास गांधी, 
राजकोट; श्री नारायण देसाई, बारडोली; श्रीमती राधाबहन चौधरी, कलकत्ता; तथा 
ट्रायल ऑफ गांधीजी ', (ड्रिक ऐंड ड्रग इविल इन इंडिया”, “बापुना पत्रों-४; 
मणित्रेत पटेलने , बापुनती प्रसादी', बालपोथी ', माई डियर चाइल्ड“, श्रेयार्थीती 
साधना *, सेवन मन्थ्स विद महात्मा गांधी , स्टोरी आफ माई लाइफ , स्पीचेज 
ऐंड राइटिग्स ऑफ एम० के० गांधी , इन पुस्तकोंके प्रकाशकों और निम्नलिखित 
समाचारअञ्पत्रों और पत्रिकाओंके आभारी हें -- अमृत बाजार पत्रिका, गुजराती ', 
“टाइम्स ऑफ इंडिया, नतवजीवन , बॉम्बे क्रॉनिकल, यंग इंडिया , 'स्चेलाइट ', 

। हिल्‍्दू ' 

अतृप्तन्धात और सन्दर्भ-सम्बधी सुविधाओंके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 
पुस्तकालय, गांधी स्मारक संग्रहालय, इंडियन कौसिल ऑफ वल्ड अफेयर्स पुस्तकालय 
सूचता व प्रसारण मन्त्रालुयके अनुसन्धान और सन्दर्भ विभाग, नई दिल्‍ली; साबरमती 
संग्रहालय और गुजरात विद्यापीठ, ग्रन्थालय, अहमदाबाद, हमारे धन्यवादके पात्र हैं। 


पाठकोंको सुचना 


हिन्दीकी जो सामग्री हमें गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मिली हैं उसे अविकलरूपमें दिया 
गया है। किन्तु दूसरों द्वारा सम्पादित उनके भाषण अथवा छेख आदियमें हिज्जोंकी 
स्पष्ट भूलें सुधार दी गई हैं। 

अंग्रेजी और गुजरातीसे अनुवाद करते समय उसे यथासम्भव मूलके निकट 
रखतेका पूरा प्रयत्न किया गया है, किन्तु साथ ही भाषाकों सुपाठय बनानेका भी पूरा 
ध्यान रखा गया है। जो अनुवाद हमें प्राप्त हो सके हैं, हमने उनका मूलसे मिलान 
और संशोधन करनेके बाद उपयोग किया है। नामोंकों सामान्य उच्चारणके अनुसार 
ही लिखनेकी नीतिका पालन किया है। जिन नामोंके उच्चारणके बारेमें संशय था 
उनको वेसा ही लिखा गया है जैसा गांधीजीने अपने गुजराती लेखोंमं छिखा है। 

मूल सामग्रीके बीच चौकोर कोष्ठकमें दिये गये अंश सम्पादकीय हैं। गांधीजीने 
किसी लेख, भाषण आदिका जो अंश मूल रझूपमें उद्धत किया है वह हाशिया छोड़कर 

गहरी स्यथाहीमें छापा गया है। भाषणोंक्ी परोक्ष रिपोर्ट तथा वे शब्द जो गांधीजीके 

कहे हुए नहीं हैं, बिना हाशिया छोड़े गहरी स्याहीमें छापे गये हैँ। भाषणों और भेंटकी 
रिपोर्टोके उन अंशोंमें जो गांधीजीके नहीं हूँ, कुछ परिवर्तेत किया गया है और कहीं- 
कहीं कुछ छोड़ भी दिया गया है। 

शोष॑ककी लेखन-तिथि दायें कोनेमें ऊपर दे दी गई है; जहाँ वह उपलब्ध नहीं 
है वहाँ अनुमानसे निश्चित तिथि चौकोर कोष्ठकोंमें दी गई है गौर आवश्यक 
होनेपर उसका कारण स्पष्ट कर दिया गया है। जिन पत्रोंमें केवल मास या वर्षका 
उल्लेख है उन्हें आवश्यकतानुसार मास या वर्षके अन्तमें रखा गया है। शीर्षकके 
अन्तमें साधन-सूत्रके साथ दी गई तिथि प्रकाशन की है। गांधीजीकी सम्पादकीय 
टिप्पणियाँ और लेख जहाँ उनकी लेखन-तिथि उपलब्ध है अथवा जहाँ किसी दृढ़ 
आधारपर उसका अनुमान किया जा सका है, वहाँ लेखन-तिथिके अनुसार और जहाँ 
ऐसा सम्भव नहीं हुआ है वहाँ उनकी प्रकाशन-तिथिके अनुसार दिये गये हैं। 

साधन-सत्रोंमें / एस० एन० ” संकेत, साबरमती संग्रहालय, अहमदाबादमें उपलब्ध 
सामग्रीका, “ जी० एन० ” गांधी स्मारक निधि और संग्रहालय, नई दिल्लीमें उपलब्ध 
कागज-पत्रोंका, और “सौ० डब्ल्यू० ” सम्पूर्ण गांधी वाइमय (कलेक्टेड वक्‍्स ऑफ 
महात्मा गांधी) द्वारा संगृद्वीत पत्रोंका सूचक है। 

सामग्रीकी पृथ्ठभूमिका परिचय देनेके लिये मूलसे सम्बद्ध कुछ परिशिष्ट दिये 
गये हैं। अच्तमें साधन-सूत्रकी सूचो और इस खण्डसे सम्बन्धित कारकी तारीखवार 
घटनाएँ दी गई हैं। 


१, 
ज 


१५. 


१६. 
१७. 
१८. 
१९. 


विषय-सूची 
भूमिका 
आभार 
पाठकोंको सूचना 
चित्र-सूची 
पत्र : कोण्डा वेंकटप्पैयाकों (४-३-१९२२) 
मेरी निराशा (५-३-१९२२) 
स्वदेशी बनाम खादी (५-३-१९२२) 


. टिप्पणियाँ : कांग्रेसका कर; अहमदाबादकी नगरपालिका; व्यापारियोंकी 


चिन्ता (५-३-१९२२) 


. प्रावकथन (५-३-१९२२) 


पत्र : देवदास गांधीकों (५-३-१९२२) 
पत्र : देवदास गांधीकों (६-३-१९२२) 
पत्र : मथुरादास त्रिकमजीकों (६-३-१९२२) 


. पत्र: टी० प्रकाशमकों (७-३-१९२२) 

, तार: दी० प्रकाशमकों (८-३-१९२२) 
, पत्र: मगनलाल गांधीकों (८--३-१९२२) 
, पत्र : एस्थर मेननको (८-३-१९२२) 


अहिसा (९-३-१९२२) 
चौरीचौराके बाद (९--३-१९२२) 
टिप्पणियाँ : किकत्तंव्य विमूढ़; अन्य उलझनें; अहिसात्मक वातावरण; 


आत्मरक्षा; यदि मुसलमान या हिन्दू अल्य हो जायें; यदि दोनों मुझे छोड़ 


दें; जुर्म गढ़े जा रहे हे; निवासके अधिकारपर प्रतिबन्ध; हमलेके लिए 
भड़काना; ग्वालियर राज्य और गांधी टोपी; कुछ और लिखित समाचार- 
पत्र ; आपत्तिजनक ” तार; अ्रामक प्रचार; विहारमें खद्दरकी प्रगति; 
विधान-परिषद्के एक सदस्यका इस्तीफा; शान्त रहनेकी अपील; जेलसे 
रिहा; उम्र-पन्थी नहीं है; ओछा अत्याचार; आशीर्वाद; यदि यह बात 
सच है तो भयानक है; छानबीनके योग्य एक मामला; वचनका मूल्य; 
पत्नीकी बधाई; कलकत्ता अभी तैयार नहीं है। एक दिलचस्प सूचना; 
एक पत्नीकी आस्था (९-३-१९२२) 

ढीलका उदाहरण (९-३-१९२२) 

ताण्डव (९-३-१९२२) 

यदि में पकड़ लिया गया (९-३-१९२२) 

देशभकतकी गिरफ्तारी (९-३-१९२२) 


११ 
१३ 
२८ 


१७ 


१२ 
२७ 
१८ 
१९ 
१९ 
२० 
२१ 
२२ 
श्र 
२१ 
२८ 


२९ 
५६ 
ण्‌ ८ 
५९ 
धरे 


सोलह 


२०. विदेशोंमें प्रचार (९-३-१९२२) ६३ 
२१. सरकार द्वारा प्रतिवाद (९-३-१९२२) ६७ 
२२. सन्देश : जनताको (९-३-१९२२) ७३ 
२३. पत्र : महादेव देसाईको (९-३-१९२२) छडं 
२४. हजारी बाग जेलमें (१०-३-१९२२ या उससे पूर्व) ७५ 


२५. टिप्पणियाँ : निराशा; असहयोगके बारेमें भ्रम; वह नाटक नहीं था; ' एक 
वर्ष ' की बातका अनर्थ; द्वाविड़ी प्राणायाम; यह सहाराका मरुस्थल; 
स्वराज्य धाँधलीसे न मिलेगा; स्वराज्यके शिल्पी; शान्तिके सम्बन्धमें 
लापरवाही; खादीप्रचार; कपासके दिन; पंच-पंचायत; केसरकी अपवि- 


त्रता (१०-२-१९२२ या उसके पूब) ७७ 
२६. पत्र : देवदास गांधीको (१०-३-१९२२ या उससे पूर्व) ८३ 
२७. तार: कांग्रेस कार्यालय बम्बईको (१०-३-१९२२) ८४ 
२८. तार: जमनालाल बजाजकों (१०-३-१९२२) ८४ 
२९. पत्र: मगनलाल गांधीको (१०-३-१९२२) - ८४ 
३०. पत्र: पॉल रिचडंको (१०-३-१९२२) ८५ 
३१. पत्र : न० चि० केलकरको (१०-३-१९२२) ८६ 
३२. पत्र: गोपाल मेननको (१०-३-१९२२) ८६ 
३३. पत्र: डा० भगवानदासको (१०-३-१९२२) ८७ 
३४. पत्र : मु० रा० जयकरकों (१०-३-१९२२) ८८ 
३५. सन्देश: आश्रमवासियोंकों (१०-३-१९२२) ८९ 
३६. सन्देश : (१०-३-१९२२) ९० 
३७. मुकदमा और अदालतमें बयान (११-३-१९२२) ९० 
३८. भेंट : इन्दुलाल याज्ञिकसे (११-३-१९२२) ९१ 
३९. सन्देश: बम्बईको (११-३-१९२२) ९३ 
४०. पत्र : हकीम अजमलरूखाँको (१२-३-१९२२) ९३ 
४१, पत्र: क्ृष्णासको (१२-३-१९२२) ९७ 
४२. पत्र : मौलाना अब्दुल बारीकों (१२-३-१९२२ के पदचात्‌ ) ९८ 
४३. पत्र : सी० एफ० एन्ड्रयूजजों (१३--३-१९२२) ९९ 
४४. पत्र : उमसिलादेवीको (१३-३-१९२२) १०० 
४५. पत्र : मथुरादास त्रिकमजीको (१३-३-१९२२) १०० 
४६, पत्र : रेवाशंकर झवेरीकों (१३-३-१९२२) १०१ 
४७. भेंट: जेलमें (१४-३-१९२२) १०१ 
४८. पत्र : जमनालारू बजाजकों (१६-३-१९२२) १०३ 
४९. पत्र : सी० एफ० एन्ड्रयूजको (१७-३-१९२२) १०५ 
७५०. पत्र : एक बालिका-मित्रको (१७--३-१९२२) १०६ 


५१. पत्र: महादेव देसाईको (१७-३-१९२२) १०७ 


५२. 
परे. 
५४. 
रा 
५६, 
७५७. 
५८, 
ण्‌ रु हि 
६०. 
६१. 
द्र्‌. 
धरे. 
६४, 
९५. 
६६. 
६७. 
६८. 
६९. 
. जल 
७१. 
७२. 
७३. 
७४. 
७५. 
७६. 
७७. 
७८. 
७९. 


८१. 
८२. 
८२३. 
८४. 
< ५. 
<<६. 
<७. 


सत्रह 


: मणिलाल गांधीको (१७-३-१९२२) 

: किशोरलाल मशरूवालाको (१७-३-१९२२) 

: बी० एफ० भरूचाको (१८-३-१९२२के पूर्व) 

: मनचेस्टर गाजियन ' के प्रतिनिधिसि (१८-३-१९२२के पूर्व ) 
पत्र: 


जमनालाछ बजाजकों (१८-३-१९२२) 


ऐतिहासिक मुकदमा (१८-३-१९२२) 
सन्देश : देशके नाम (१८-३-१९२२) 
सावरमती जेलसे अन्यत्र भेजे जानेपर टिप्पणी (२०-३-१९२२) 


भेंट : 


चक्रवर्ती राजगोपालाचारीसे (१-४-१९२२) 


'बालपोथी ' (१४-४-१९२२) 


पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 


20. 


कि 


भट : 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
« पत्र : 
पन्न: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 


हकीम अजमलखाँको (१४-४-१९२२) 

बम्बई सरकारकों (१२-५-१९२२) 

हकीम अजमलखाँको (१२-५-१९२२) 

यरवदा जेलके सुर्पारिटेंडेंटटीं (१२-८-१९२२) 
जमनालाल बजाजकों (५-१०-१९२२) 

यरवदा जेलके सुर्पारिटेंडेंटटीं (१४-१०-१९२२) 
यरवदा जेलके सुर्पार्टेंडेंटटी (२०-१२-१९२२) 
बरवदा जेलके सुपरिटेंडेटटी (२०-१२-११२२) 
डायरी १९२२ 

जेलमें (२७-१-१९२३) 

यरवदा जेलके सुर्परिटेडेंटो (४-२-१९२३) 
मेजर जोन्सको (१०-२-१९२३) 

यरवदा जेलके सुर्पारिटेंडेटको (१२-२-१९२३ ) 
यरवदा जेलके सुर्पारिटेंडंटकोी (१२-२-१९२३ ) 
यरवदा जेलके सुर्पारिटेंडेटकीं (२३-२-१९२३ ) 
यरवदा जेलके सुर्पारिटेंडेंटी (२३--२-१९२३ ) 
यरवदा जेलके सुर्पारिटेंडेटटी (२५-३-१९२३) 
यरवदा जेलके सुर्पारिटेडेंटो (१६-४-१९२३ ) 
यरवदा जेलके सुर्परिठेडेंटटी (१६-४-१९२३ ) 
यरवदा जेलके सूर्परिठेंडेंटटी (२६-४-१९२३ ) 
यरवदा जेलके सुर्परिटेंडेंटटों (१-५-१९२३) 
यरवदा जेलके चुर्पारिटेेंदेंटी (२८-६-१९२३ ) 
यरवदा जेंलके सुपपरिटेंडेंटटी (२९-६-१९२३) 
यरवदा जेलके सुर्पारिटेंडेंटोी (९-७-१९२३) 
एफ० सी० ग्रिफिथकों (१७-७-१९२३) 
एफ० सी» ग्रिफिथकों (२४-७-१९२३) 


१०८ 
११० 
१९१० 
११६ 
११८ 
११९ 
१३० 
१३१ 
१३१ 
१३२ 
१३९ 
१ ४9 
१४८ 
१४९ 
१५० 
१ 
१५३ 
१५४ 
रे 
१६९५ 
१६६ 
१६७ 
१६९९ 
१७० 
१७१ 
श्७३े 
१७३े 
१७५ 
१७६ 
१७७ 
१७८ 
१७९ 
१७९ 
१८१ 
१८२ 
२८३ 


८८, 
८९, 
९०, 
९१. 
९२. 
९३. 
९४, 
९५०, 
१९६. 
२७, 
है # 
दर, 
१००, 
१० १. 
१०२. 
१०३. 
१०४. 
१०५. 
१०६. 
१०७, 
१०८. 
१०९. 
११०. 
१११. 
११२. 
११३. 
११४, 
११५०, 
११६. 
११७. 
१५८. 
११९. 
१२७०. 


१२१. 
१२२. 


अठारह 


पत्र : यरवदा जेलके सुर्पारिटेंडटकों (१४-८-१९२३) 
पत्र : बम्बईके गवनेरकों (१५-८-१९२३) 

पत्र : यरवदा जेलके सुर्परिटेंडेंटटीं (६-९-१९२३) 
सन्देश : मुहम्मर अलीको (१०-९-१९२३) 

पत्र : यरवदा जेलके सुर्परिटेडेटको (१२-११-१९२३) 

पत्र : इन्दुलालू याज्ञिकको (१२-११-१९२३) 

जेल डायरी, १९२३ 

भेंट : वी० एस० श्रीनिवास जास्त्रीसे (१२-१-१९२४) 

पत्र: कनेंल मेडॉककों (१२-१-१९२४) 

सन्देश : देशके नाम (१४-१-१९२४) 

भेंट: बॉम्बे कॉनिकल के प्रतिनिधिसि (१९-१-१९२४) 

भेंट : दिलीपकुमार रायसे (२-२-१९२४) 

भेंट: युग धर्म के प्रतिनिधिसि (५-२-१९२४के पूवे) 

डू पियसनके प्रइनोंके उत्तर (५-२-१९२४ के पदचात्‌ ) 

सन्देश : गूजरात विद्यापीठकों (६--२-११९२४ या उसके पूर्व) 
तार: छाला लाजपतरायको (६-२-१९२४ या उसके परचात्‌ ) 
भेंट : बॉम्बे क्रॉनिकल के प्रतिनिधिसि (७-२-१९२४ के पूरे) 
पत्र : मुहम्मर अलीकों (७-२-१९२४) 

पत्र : प्राणजीवन मेहताको (७-२-१९२४) 

पत्र : छाछा लाजपतरायको (८-२-१९२४) 

तार: लाला लाजपतरायको (१२-२-१९२४) 

पत्र : मुहम्मद याकृबको (१२-२-१९२४) 

पत्र : नरहरिं परीखकों (१३-२-१९२४) 

दक्षिण आफ्रिकामें भारत विरोधी आन्दोलन (१४-२-१९२४) 
तार: छाला काजपतरायकों (१५-२-१९२४ या उसके पश्चात्‌ ) 
तार: चित्तरंजन दासको (१९-२-१९२४ या उसके पदचात्‌ ) 
पत्र : नरहरि परीखकों (२१-२-१९२४) 

तार: डा० सत्यपाछको (२३-२-१९२४ या उसके परचात्‌ ) 
तार: मुहम्मर अलीको (२४-२-१९२४ या उसके पश्चात्‌) 
खुली चिट॒ठी : अकालियोंके नाम (२५-२-१९२४) 

तार: चित्तरंजन दासकों (२५-२-१९२४ या उसके पदचात ) 
जेलके अनुभव (२६-२-१९२४) 

वक्तव्य: समाचारपत्रोंको अकालियोंके नाम खुली चिट्ठीपर 
(२८-२-१९२४ ) 

भेंट : सिन्‍्धी शिष्टमण्डलसे (२८-२-१९२४) 

पत्र : ग० न० कानिवकरकों (२९-२-१९२४) 


१८४ 
१८६ 
१८७ 
१८८ 
१८९ 
१९० 
१९१ 
२०६९ 
२०४ 
२०५ 
२०५ 
२०६ 
२०८ 
२०९ 
२१२ 
२१२ 
२१३ 
२१४ 
२१७ 
२१७ 
२१८ 
२१९ 
२१९ 
२२० 
308 
२२३ 
२२३ 
२२४ 
२२४ 
038 3 
२२७ 
२२७ 


२२९ 
२३० 
२३१ 


१२३. 
१२४. 
१२५. 
१२६. 
१२७. 
१२८. 
२१२९. 
१३०. 
१३१. 
१३२. 
१३३. 


१३४, 
१३५. 
१३६. 
१३७. 
१३८. 
१३९. 
१४०. 
१४१. 
१४२. 
१४२३. 
१४४, 
१४५. 
१४६. 
१४७. 
१४८. 
१४९, 
१५०. 
१५१. 
१५२. 
१५३. 
१५४. 
१५५. 
१५६. 
१५७. 


पत्र, 


उन्नीस 


डी० वी० गोखलेकों (२९-२-१९२४) 


सन्देश : पूनाकी समाको (१-३-१९२४) 


वक्तव्य : अकाली आन्दोलनके सम्वन्धमें (४-३-१९२४) 
पत्र : 
पत्र : 
पत्र: 


सिख मित्रोंकों (४-३-१९२४) 
मुहम्मद अछीको (५-३-१९२४) 
हैदरावादके निजामकों (५-३-१९२४) 


पत्र-व्यवहारपर टिप्पणी (६-३-१९२४) 
जेल-दशापर टिप्पणी (६-३-१९२४) 
जेलके विनियमोंपर टिप्पणी (६-३-१९२४) 


यरवदा जेलके सुर्पारिटेंडेंटकों लिखे पत्रपर टिप्पणी (६-३-१९२४) 
सन्देश : दिल्ली प्रान्तीय राजनैतिक सम्मेलनकों (3-३-१९२४ 


पत्र : महादेव देसाईको (८-३-११९२४ के पूृत्र ) 


पत्र: 
पत्र: 


मगनलाल गांधीको (८-३-१९२४) 
मगनलाल गांधीको (८-३-१९२४के परचात्‌) 


अकालियोंकों सलाह (९-३-१९२४) 


भेंट : 


एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिसि (९-३-१९२४) 


तार: कोण्डा वेंकटप्पैयाकों (१०-३-१९२ के पूर्व ) 
सन्देश : खादी प्रदर्शनीकों (१०-३-१५९२४) 
भाषण : पूनाके विदाई समारोहमें (१०-३-१९२४) 


तार: घनश्याम जेठानन्दकों (१०-३-१९२४ या उसके परचात्‌ ) 

घनद्यामदास बिड़छाकों लिखें पत्रका अंश (११-३-१९२४के पश्चात ) 
भेंट : स्टेड्स रिव्यू के प्रतिनिधिसि (११-३-१९२४ के पश्चात्‌ ) 

पत्र: 
वक्तव्य : पोट्टी शऔीरामुलके अननवनपर (१५-३-१९२४) 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 


श्रीमती मैडॉकका (१४-३-१९२४) 


इविन बैकटेकों (१५-३-१९२४) 

ए०ए० वॉयसेकों (१५-३-१९२४) 
एच० एस० एल० पोलककों (१५-३-१९२४) 
अल्फेड सी० मेयरकों (१५-३-१९२४) 
वीं० के० सालवेकरकों (१५-३-१९२४) 
एस० ई० स्टोक्सकों (१५-३-१९२४) 
फ्रेजर अलसिन्सकों (१५-३-१९२४) 
एस० ए० ब्रेलवीकों (१५-३-१९२४) 
महेन्द्र प्रताकों (१५-३-१९२४ ) 
अब्बास तैयबजीकों (१५-३-१९२४) 
जवाहरलाल नेहरूको (१५-३-१९२४) 


र३२ 
२३२ 
२३३ 
२३५ 
२३५ 
र३े६ 
२३७ 
२३७ 
२३८ 
२३९ 


२४० 
२४१ 
२४२ 
२४३ 
२४३ 
२५० 
23804 
२५१ 
२५२ 
२५३ 
२५३ 
२५४ 
२५८ 
२६१ 
२६२ 
२६३ 
२६४ 
२६५ 
२५९५ 
२६६ 
२६७ 
२६८ 
२६८ 
२६९९ 
२७० 


बीस 
१५८. पत्र : ए० ए० पॉलको (१५-३-१९२४) २७३ 
१५९. तार: पूर्व आफ्रिकी भारतीय कांग्रेसको (१५-३-१९२४ को 
या उसके पदचात) २७५ 


१६०. तार: सरोजिनी नायड्को (१६-३-१९२४के पूव ) २७५ 
१६१, पत्र: जे० पी० भंसालीको (१६-३-१९२४) २७६ 
१६२. पत्र : जथरामदास दौलतरामको (१६-३-१९२४) २७७ 
१६३. पत्र: ए० डी० स्‍्कीन कैटलिंगको (१६-३-१९२४) २७८ 
१६४. पत्र: डी० हनुमन्तरावको (१६-३-१९२४) २७८ 
१६५. पत्र: सरदार मंगलसिहको (१६-३-१९२४) २८० 
१६६. तार: शुक्‍लको (१६-३-१९२४ को या उसके पश्चात्‌ ) २८१ 
१६७. मूल आपत्ति (१७-३-१९२४) २८२ 
१६८, पत्र: ए० डब्ल्यू० बेकरको (१८-३-१९२४) २८४ 
१६९. पत्र: बाबू हरदयारू नागकों (१८-३-१९२४) २८५ 
१७०. पत्र: डाक्टर मु० अ० अन्सारीको (१८-३-१९२४) २८६ 
१७१. पत्र; शौकत अलीको (१८-३-१९२४) २८६ 
१७२. पत्र: एन० के० बेहरेको (१८-३-१९२४) २८७ 
१७३. पत्र: मोतीलाल नेहरूको (१८-३-१९२४) २८७ 
१७४, पत्र: फ्रांसिस छॉको (१८-३-१९२४) २८८ 
१७५. पत्र: फ्रेंक पी० स्मिथको (१८-३-१९२४) २८९ 
१७६. पत्र: हॉवर्ड एस० रॉसको (१८-३-१९२४) २८९ 
१७७. पत्र: के० पी० केशव मेननकों (१९-३-१९२४) २९० 
१७८. पत्र: डी० आर० सजलीको (१९-३-१९२४) २९१ 
१७९, पत्र: सी० विजयराघवाचायंको (१९-३-१९२४) २९२ 
१८०. पत्र : एस० ई० स्टोक्सको (१९-३-१९२४) २९४ 
१८१. वक्तव्य: अफीम-सम्बन्धी नीतिपर (२०-३-१९२४) २९७ 
१८२. पत्र: आर० एन० माण्डलिकको (२०-३-१९२४) २९८ 
१८३. पत्र: सरदार मंगरूसिहको (२०-३-१९२४) २९९ 
१८४. पत्र: राजबहादुरको (२०-३-१९२४) ३०० 
१८५. पत्र: के० जी० रेखड़ेको (२०-३-१९२४) ३०१ 
१८६. पत्र; शरीफ देवजी कानजीको (२०-३-१९२४) ३०१ 
१८७. पत्र: एन० एस० फड़केकोी (२०-३-१९२४) ३०२ 
१८८. पत्र : अब्बास तैयबजीको (२०-३-१९२४) ३०३ 
१८९. भेंट: टाइम्स ऑफ इंडिया” के प्रतिनिधिसि (२०-३-१९२४ ) ३०४ 
१९०. पत्र : डी० वी० गोखलेको (२१-३-१९२४) ३०७ 
१९१. पत्र: सेवकराम करमचन्दको (२१-३-१९२४) ३०७ 


१९२. पत्र: एम० रेनरको (२१-३-१९२४) ३०९ 


१९३. 
१९४. 
१९५. 
१९६. 
१९७. 
१९८. 
१९९. 
२००, 
२०१. 
२०२. 
२०३. 
२०४. 
२०५. 
२०६. 
२०७, 
२०८, 
२०९, 
२१० 
२११. 
२१२. 
२१३. 
२५१४. 
२१५. 
२१६. 
२१७. 
२१८. 
२१९. 
२२०. 
२२१. 
२२२. 
२२३. 
२२४. 
२२६९. 
२२६. 
२२७. 
२२८. 


पत्र: 
प्त्रः 
पत्र: 
भेंट : 


इकक्‍्कीस 


जॉर्ज जोजेफकों (२१-३-१९२४) 
लाला लाजपतरायको (२१-३-१९२४) 
च० राजगोपालाचारीको (२१-३-१९२४) 


' लिवरपूल पोस्ट ” और मर्क्युरी ' के प्रतितिविसे (२१-३-१९२४) 
भाषण : बम्वईके विद्याथियों और अध्यापकोंके समक्ष (२१-३-१९२४) 
सन्देश : दक्षिण आफ्रिकी यूरोपीयोंके नाम (२२-३-१९२४के पूर्व) 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र : 
पत्र: 


दिजेद्रनाथ ठाकुरको (२२-३-१९२४) 


आर० पिगॉट और ए० एम० वाइंको (२२-३-१९२४) 


जयरामदास दौलतरामको (२२-३-१९२४]) 
च० राजगोपालाचारीको (२२-३-१९२४) 
श्रीमती एमा हाक रको (२२-३-१९२४) 
रोमां रोलांको (२२-३-१९२४) 


वक्तव्य : समाचारपत्रोंको (२३-३-१९२४) 


पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 


एस० ए० ब्रेलवींको (२३-३-१९२४) 
डी० आर० मजलढीको (२३-३-१९२४) 
गंगाधरराव देशपाण्डेको (२३-३-१९२४) 
मणिवहत पटेलको (२४-३-१९२४के पूर्व) 


अपील : जनतासे (२४-३-१९२४) 


पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
तार: 


आाणए्‌७ 


भठ ; 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र; 
पत्र: 
तार: 
पत्र: 


डी० वी० गोखलेको (२४-३-१९२४) 

च० राजगोपाढाचारीको (२४-३-१९२४) 

के० जी० रेखड़ेकों (२५-३-१९२४) 

मुहम्मद अलीको (२५-३-१९२४) 
स्वतन्त्रता-संघके बाल-सदस्योंको (२५-३-१९२४) 
रागिनीदेवीकों (२५-३-१९२४ ) 

एस० ए० ब्रेलवीको (२५-३-१९२४) 

डा० सत्यपालको (२५-३-१९२४) 

बलीबहन वोराको (२६-३-१९२४के पदचात्‌ ) 
“बॉम्बे क्रॉनिकल' के प्रतिनिघिसि (२७-३-१९२४) 
गंगाधघरराव देशपाण्डेकों (२७-३-१९२४) 

टी० ए० सुब्रह्मण्य आचायंको (२७-३-१९२४) 
अमिय के० दासको (२७-३-१९२४) 

जॉर्ज जोजेफकों (२७-३-१९२४) 

ई० आर० मेननको (२७-३-१९२४) 

पी० शिवसाम्ब अय्यरको (२७-३-१९२४) 
एच० एस० एल० पोलूकको (२७-३-१९२४) 
एच० एस० एल० पोलकको (२७-३-६९२४) 


३०९ 
३१० 
३११ 
३१२ 
३१५ 
३१६ 
३१६ 
३१७ 
३१७ 
३१८ 
३१९ 
३१९ 
३२० 
३२२ 
३२३ 
३२५ 
३२५ 
३२६ 
३२७ 
३२८ 
३२८ 
३२९ 
३३० 
३३९१ 
३२३१ 
३३२ 
३३३ 
३३३ 
३३७ 
३३७ 
३३८ 
३३८ 
३३९ 
३४० 
३४९१९ 
३४९१ 


२२९. 
२३०. 
२३१. 
२३२. 
२३३. 
२३४. 
२३५. 
२३६. 
२४३७. 
२३८. 
२३९. 
२४०. 
२४९१, 
२४२. 
२४३, 
२४४. 
२४५. 
२४६. 
२४७. 
२४८. 
२४९. 
२५००. 
२५१. 
२५२. 
२५३. 
२५४. 
२५५. 


२७५६, 
२५७. 
२५८. 
२५९. 
२६०. 
२६१. 
२६२. 


पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र : 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 


बाईस 


सर दिनशा माणकजी पेटिटकों (२७-३-१९२४) 
आर० बी० सप्रेको (२७-३-१९२४) 
आर० एन० माण्डलिकको (२८-३-१९२४) 
ए० डब्ल्यू० मैकमिलनको (२८-३-१९२४) 
श्रीनिवास आयंगारकों (२८-३-१९२४) 
च० राजगोपालाचारीको (२८-३-१९२४) 
ए० एम० जोशीको (२८-३-१९२४) 

सी० विजयराघवाचायंको (२८-३-१९२४) 
शिवदासानीको (२८-३-१९२४) 
जगदीशचन्द्र बसुको (२८-३-१९२४) 
रामानन्द संन्‍्यासीको (२८-३-१९२४) 

पी० के० नायडकों (२८-३-१९२४) 
जयरामदास दौलतरामको (२८-३-१९२४) 
डी० आर० मजलीकों (२८-३-१९२४) 
ए० क्रिस्टोफरकों (२८-३-१९२४) 


महादेव पाण्डे और करामत अछी मकदमकों (२८-३-१९२४ ) 


ए० जी० अडवानीकों (२९-३-१९२४) 
जयरामदास दौलतरामकों (२९-३-१९२४) 
जमनालाल बजाजकों (२९-३-१९२४) 


के० टी० पॉलको (२९-३-१९२४ या उसके पदचात्‌ ) 


भाषण : जुहमें (३०-३-१९२४ के पूरे) 
सन्देश : भारती” को (मार्च १९२४ के अन्तमें) 


पत्र: 
तार: कानपुरकी अग्रवाल परिषद्कों (१-४-१९२४ या उसके पदचात्‌ ) 
तार: के० पी० केशव मेननको (१-४-१९२४ या उसके पदचात्‌ ) 
“यंग इंडिया के नये और पुराने पाठकोंसे (३-४-१९२४) 
टिप्पणियाँ : धन्यवाद; खिलाफत; बूराईका व्यापार; अवकाशका समय; 
एक अनुकरणीय उदाहरण; श्री मजलीके साथ जेलवालोंका व्यवहार 


के० पी० केशव मेननको (१-४-१९२४) 


(३-४-१९२४ ) 

मेरा जीवनकायें (३-४-१९२४) 

धीरज रखें (३-४-१९२४) 

“ हिन्दी नवजीवन के पाठकंगण (३-४-१९२४) 


पत्र: 
पत्र: 


हम 


भेंट : 
पत्र; 


छगनलाल गांधीको (३-४-१९२४) 

मगनलाल गांधीको (३-४-१९२४ ) 

“बॉम्बे ऋॉनिकल ” के प्रतिनिधिसि (३-४-१९२४) 
महादेव देसाईको (३-४-१९२४के पश्चात्‌ ) 


३४२ 
३४३ 
३४४ 
३४५ 
३४५ 
३४६ 
३४७ 
हे ४७ 
३४९ 
३५० 
३५० 
३५१ 
३५२ 
३५३ 
३५३ 
३५४ 
३५५ 
३५६ 
३५७ 
रे५८ 
३५८ 
३६० 
२३६० 
३६२ 
३६२ 
३६३ 


३६६९६ 
३७० 
३७४ 
३७६ 
३७७ 
३७७ 
३७८ 
३७९ 


तेईस 


२६३. तार: वाइकोम सत्याग्रहियोंकी (४-४-१९२४) ३८० 
२६४. पत्र: च० राजगोपालाचारीको (४-४-१९२४) ३८० 
२६५. पत्र : जयरामदास दौलतरामकों (४-४-१९२४) ३८१ 
२६६. पत्र: आर० बीं० पालकरकों (४-४-१९२४) ३८२ 
२६७. पत्र: सी० ए० पेरीराको (४-४-१९२४) ३८३ 
२६८. पत्र: एच० आर० स्कॉटको (४-४-१९२४) ३८३ 
२६९. पत्र : महादेव देसाईको (४-४-१९२४) ३८४ 
२७०. पत्र: पॉल रिचडंको (५-४-१९२४) ३८५ 
२७१. पत्र : हैदराबादके निजामकों (५--४-१९२४) ३८६ 
२७२. पत्र: एच० वाल्टर हींगस्त्राकों (५-४-१९२४) ३८६ 
२७३. पत्र: वी० वीं० दास्तानेकों (५-४-१९२४) ३८७ 
२७४. पत्र: बदरुल हुसेनको (५-४-१९२४) ३८८ 
२७५. पत्र: एच० एम० पेरीराको (५-४-११२४) ३८९ 
२७६. पत्र: मु० रा० जयकरकों (५-४-१९२४) ३८९ 
२७७. पत्र: लाला मुल्कराजको (५-४-१९२४) ३९० 
२७८. पत्र: जे० एम० गोकरनको (५-४-१९२४) ३९० 
२७९. पत्र: गंगाधरराव देशपाण्डेकों (५-४-१९२४) ३९१ 
२८०. पत्र : डी० हनुमन्तरावकों (५-४-१९२४) ३९१ 
२८१. पत्र : एडवई मर्फीकी (५-४-१९२४) ३९२ 
२८२. पत्र: गॉडंन छॉको (५-४-१९२४) ३९३ 
२८३. पत्र : डाक्टर मु० अ० अन्सारीको (५-४-१९२४) २९४ 
२८४. पत्र: पी० ए० नारियलवालाको (५-४-१९२४) ३९५ 
२८५. पत्र: सर दिनशा मार्णेकजी पेटिठको (५-४-१९२४) ३९६ 
२८६. पत्र : जी० बी० तलवलकरकों (५-४-१९२४) ३९७ 
२८७. पत्र: सरदार मंगरूसिह और सरदार राजासिहको (५-४-१९२४) ३९८ 
२८८. पत्र: के० एम० पणिक्करकों (५-४-१९२४) ३९८ 
२८९. तार: अल्मोड़ा कांग्रेस कमेटीको (५-४-१९२४ या उसके पद्चातु) ३९९ 
२९०. पत्र: वालजी देसाईको (५-४-१९२४के पवचात ) ३९९ 
२९१, पत्र: महादेव देसाईको (६--४-१९२४के पूथ्व) ४०० 
२९२. भेंद: एयोनिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिसि (६-४-१९२४ या उसके पूरे) ४०१ 
२९३. “नवजीवन ' के पाठकोंसे (६-४-१९२४) ४०३ 
२९४. टिप्पणियाँ : सब्रका फल मीठा होता है; नेताओंसे मुलाकात; 

इस बीच (६-४-१९२४) ४०६ 
२९५. गृजरातकी तैयारी (६-४-१९२४) ४०७ 
२९६. श्रीमती सरोजिनी और खादी (६-४-१९२४) ४०९ 


२९७. अस्पृध्यता और दुरदुरानेकी मनोवृत्ति (६-४-१९२४) ४३१ 


२९८. 
२९९. 
३००. 
३०१. 
३०२. 
३०३. 
३०४. 
३०५. 
३०६. 
३०७, 
३०८. 
३०९. 
३१०. 
३११. 
३१२. 
३१३. 
३३१४, 
३१५. 


३१६. 
३१७. 
३१८. 
३१९. 
३२०. 
३२ १. 
३२२. 
३२३. 
३२४. 
३२५. 
३२६९, 
३२७. 
३२८. 
३२९. 
३२३०. 
३३१. 


पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
तार: 
पत्र: 
तार: 
पत्र: 
पत्र: 
तार: 
पत्र: 
पत्र: 


तार 


चौबीस 
एलिजाबेथ शार्पको (६-४-१९२४) 
जोजेफ बैप्टिस्टाको (६-४-१९२४) 
सरदार गुरुबख्शसिह गृलाटीको (६-४-१९२४) 
श्रीमती एम० जी० पोलककों (६-४-१९२४) 
जॉर्ज जोजेफको (६-४-१९२४ ) 
हरिभाऊ पाठकको (६-४-१९२४) 
इब्राहीम रहमतुल्लाको (६--४-१९२४) 
मगनलाल गांधीको (६--४-१९२४ या उसके पदरचात्‌ ) 
गोपाल कुरुषको (६-४-१९२४ या उसके परचात्‌ ) 
महादेव देसाईको (७-४-१९२४) 
डा० प्राणजीवन मेहताको (८-४-१९२४) 
जयशंकर त्रिवेदीको (८-४-१९२४) 
परसरामको (८-४-१९२४) 
के० नम्बूद्रीपादको (८-४-१९२४ या उसके परचात ) 
फूलचन्द के० शाहको (९--४-१९२४) 
स्वामी आनन्दको (९-४-१९२४) 


: के० एम० पणिक्करको (९--४-१९२४ या उसके पश्चात ) 


टिप्पणियाँ : सत्याग्रह सप्ताह; क्‍या मैंने वेजा किया ?; डेक-यात्री; 
विदेशोंमें चरखा; पूर्व आफ्रिकामें खहर; जैसा हमने बोया है; मेरा 
प्रस्ताव; पत्र-लेखकोंसे (१०-४-१९२४) 

असत्य कथनका आन्दोलन (१०-४-१९२४) 

मौलाना मुहम्मद अछी और उनके आलोचक (१०-४-१९२४) 
असहयोग हिसाका तरीका नहीं है (१०-४-१९२४) 
सरोजिनीकी विमोहिनी शक्ति (१०-४-१९२४) 


पत्र: 
पत्र : 
पत्र: 


इस्माइल अहमदको (१०-४-१९२४) 
के० एम० पणिक्करकों (१०-४-१९२४) 
मुहम्मद अलीको (१०-४-१९२४) 


पाठकोंसे (१०-४-१९२४) 


पत्र: 


महादेव देसाईको (१०-४-१९२४के पर्चात्‌ ) 


कौंसिल-प्रवेशके सम्बन्धमें विचार (११-४-१९२४के पूर्व ) 


कौंसिल-प्रवेशसे सम्बन्धित वक्‍तव्यका पहला मसविदा (११-४-१९२४) 
पत्र: 
तार: 
पत्र: 
पत्र : 
पत्र: 


महादेव देसाईको (११-४-१९२४) 

जॉर्ज जोजेफको (११-४-१९२४ या उसके पदचात॒) 
जॉर्ज जोजेफको (१२-४-१९२४) 

डाक्टर चोइथराम गिडवानीको (१२-४-१९२४) 
च० राजगोपालाचारीको (१२-४-१९२४) 


४१३ 
४१४ 
४१४ 
४१५ 
४१६ 
४१२७ 
४१८ 
४१९ 
४१९ 
४२० 
४२१ 
४२१ 
४२२ 
डर२ 
४२३ 
४२३ 
डर ४ 


पचीस 


३३२. पत्र: कुमारी एलिजाबेथ शापको (१२-४-१९२४) ४५१ 
३३३. टिप्पणियाँ: एक और गलतफहमी; नवजीवन ' का नया क्रोड-पत्र; 
बच गये; सजग लोकमतका मूल्य; यह चित्र और वह; मेरे दर्शन; 


स्वर्गीय मोतीलालसे क्षमा-याचना (१३-४-१९२४) ४५२ 
३३४. मौलाना मुहम्मर अलीपर इल्जाम (१३-४-१९२४) ४५८ 
३३५. सत्याग्रह और समाज-सुधार (१३-४-१९२४) ४६१ 
३३६. पत्र: मोतीलाल नेहरूको (१३-४-१९२४) ४६५ 
३३७. पत्र: न० चि० केलकरकों (१३-४-१९२४) ४६६ 


३३८. भेंट : एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिसि (१३-४-१९२४) . ४६६ 
३३९. तार: च० राजगोपालाचारीको (१३-४-१९२४ या उसके परचात्‌) ४६७ 


३४०. तार: टीं० आर० क्ृष्णस्वा्मी अग्यरको (१४-४-१९२४) ४६८ 
३४१. पत्र: एच० जीं० परीको (१४-४-१९२४ या उसके पर्चात्‌) ४६८ 
३४२. पत्र: गंगाबहन मेघजीको (१५-४-१९२४) ४६९ 
३४३. भेंट: हिन्दू के प्रतिनिधिसि (१५-४-१९२४) ४६९ 
३४४. तार: च० राजगोपालाचारीको (१५-४-१९२४ या उसके परचात्‌ु) ४७३ 
३४५. पत्र: मु० रा० जयकरकों (१५-४-१९२४के पश्चात ) ४७४ 
३४६. तार: डा० मु० अ० अन्सारीको (१६-४-१९२४ या उसके परचातु) ४७४ 
३४७. तार: कालीचरणको (१६-४-१९२४ या उसके परचात्‌ ) ४७४ 
३४८. जेलके अनुभव- १ (१७-४-१९२४) ४9५ 
३४९. चरखेकी गुनगुन”ः (१७-४-१९२४) ४७८ 
३५०, अध्यापक और वकील (१७-४-१९२४) ४८० 


३५१. टिप्पणियाँ: मौ० शौकतअलीकी वीमारी; नेताओंके साथ बातचीत; 
कार्यकर्त्ताओंके प्रति; गुरुद्वारा आन्दोलन; वाइकोम-सत्याग्रह; 
मद्यपानकी रोकथाम; खहर और शुचिता; मुझे इसका पर्चात्ताप 


नहीं है। (१७-४-१९२४ ) डटप्‌ 
३५२. सन्देश : उपनगरीय जिला सम्मेलनको (१८-४-१९२४) ४९० 
३५३. पत्र : कर्नल एफ० मेलकों (१८-४-१९२४ ) ४९१ 
३५४. तार: वाइकोम सत्याग्रहियोंकों (१९--४-१९२४ ) ४९२ 


३५५. तार: मदनमोहन माल्वीयकों (१९-४-१९२४ या उसके पदचात्‌) ४९२ 
३५६. टिप्पणियाँ : रेशमर्में अहिंसा; स्वदेशी रेशम; खादीका अर्थ; अन्त्यज 
भाइयोंके सम्बन्धमें; अन्त्यज भाइयों ह्वारा दिया गया अनुदान; 


अस्पृश्यता-निवारणका अर्थ; झरियामें वचन-संग (२०-४-१९२४) ४९३ 
३५७. काबुलियोंका जुल्म (२०-४-१९२४ ) ४९७ 
३५८. मेरे अनुयायी (२०-४-१९२४) ५०० 
३५९. गो-रक्षा (२०-४-१९२४ ) ५०३ 


३६०. तार: के० एम० पणिक्करको (२१-४-१९२४ या उसके परचात). ५०५ 


३६९१. 
३६२. 
३६३. 


३६४. 
३६५. 
३६६. 
३६७. 
३६८. 
२६९. 
३७०. 
३७९१. 
३७२, 
३७३, 
३७४. 


३७५, 
३७६ 
३७७. 
३७८, 
२३७९. 
३८० 


३८९१. 
३८२ 

३८३. 
३८४, 
३८५. 
३८६ 
३८७ 


३८८. 
३८९ 
३९०. 
३९१. 


छब्बीस 


पत्र : महादेव देसाईको (२३-४-१९२४) 

कुछ टीपे (२३-४-१९२४ या उसके पश्चात्‌ ) 

टिप्पणियाँ . वाइकोम-सत्याग्रह; प्रार्थना-पत्र किसलिए ?; कुछ और 

खुलासा; चिरला-पेरलाकी मिसाल, भागेका कार्य; उदारताका एक 

दृष्टान्त, लड़नेपर आमादा श्री पेनिगटव (२४-४-१९२४) 

अभिव्यक्तिकी स्वतन्त्रता (२४-४-१९२४) 

हिन्दू धर्म क्‍या है? (२४-४-१९२४) 

जेलके अनुभव-२ (२४-४-१९२४) 

दिऊूचस्प जानकारी (२४-४-१९२४) 

भेट : 'डेली एक्सप्रेस के प्रतिनिधिसि (२४-४-१९२४) 

तार. के० एन० नम्बूद्रीपादको (२४-४-१९२४ था उसके पश्चात) 

सन्देश : बॉम्बे क्रॉनिकल को (२६-४-१९२४) 

आचार बनास विचार (२७-४-१९२४) 

मेरी भाषा (२७-४-१९२४) 

भूल-सुधार (२७-४-१९२४ ) 

टिप्पणियाँ मिलकी पूनियाँ, कर्नाठककी बहने, जीवदया मण्डल; 

बहुमत, काठियावाड़की खादी (२७-४-१९२४) 

एक सराहनीय उदाहरण (अप्रै७ १९२४ के अन्तमे ) 

पत्र॒ हरिभाऊ उपाध्यायको (अप्रैल १९२४ के अत्तमें) 

पत्र हरिभाऊ उपाध्यायको (३०-४-१९२४ के पदचात्‌ ) 

पत्र . ओताने जाकाताकों (३०-४-१९२४ के पदचात्‌ ) 

जेलके अनुभव - ३ (१-५-१९२४) 

टिप्पणियाँ : अपराधोंकी सूची; हिंसा क्‍या है? ; सिन्धमे हिन्दुओ और 

मुसलमानोके बीच तनाव (१-५-१९२४ ) 

भूखसे ग्रस्त मोपले (१-५-१९२४) 

वाइकोम सत्याग्रह (१-५-१९२४) 

दक्षिण कर्नाटक्में चरखा (१-५-१९२४) 

शान्तम्‌, शिवम्‌, अद्वेतम्‌ (१--५-१९२४) 

तार: च० राजगोपालाचारीको (१-५-१९२४ या उसके पदचात्‌ ) 

पत्र ' जमनालारू बजाजकों (२-५-१९२४ या उसके पदचात ) 

वक्तव्य . काठियावाड राजनीतिक परिषद्के सम्बन्धमे 
(४-५-१९२४ के पूर्व) 

त्यागकी मूर्ति (४-५-१९२४) 

कौन बचायेगा ? ('४-५-१९२४) 

हिन्दू और मुसलमान (४-५-१९२४) 

टिप्पणियाँ . भैया ' का अर्थ, मिलका कपड़ा, स्वर्गीय रमाबाई रानडे; 

सूपा परगनेके किसान (४-५-१९२४) 


ज०५ 
५०६ 


५०७ 
५१३ 
५१६ 
५१८ 
५२१ 
५२३ 
५२४ 
प्‌२४ 
५२५ 
५२७ 
प्‌ ड्लै 5 


५३१ 
५३५ 
५३६ 
५३५६ 
५२३७ 
५३८ 


५४२ 
प्‌ डे४ड॑ 
प्‌ 9 
५५२ 
ण्पुड 
५५४ 
५०५५ 
५५५ 
५५६ 
५६० 
५६१ 


५६६ 


३९२. 


३९३. 
३९४, 
३९५. 


३९६ 
३९७ 


३९८. 


३९९ 


४७७. 


४०१ 
४०२. 
४०३ 
४०४ 
४०५ 


सताईस 


चरखेके प्रति उदासीनता (४-५-१९२४) 


पत्र 
पत्र 


पत्र. 
पत्र. 
पत्र, 


पत्र 


पत्र: 


पत्र 


पत्र , 


पत्र 
पत्र 
पत्र 


पत्र; 


वसुमती पण्डितको (४-५-१९२४) 
जमनाहारू बजाजकों (४+५-१९२४ या उसके पश्चात) 
मणिबहन पटेलको (४-५-१९२४ के परचातृ) 
मणिबहन पटेलकों (५-५-१९२४) 

मणिबहन पटेलको (५-५-१९२४के पर्चातृ) 
मु० रा० जयकरको (६-५-१९२४) 

कमर अहमदको (६-५-१९२४) 

के० माधवत्‌ नायरकों (६-५-१९२४) 
वालजी गोविन्दजी देसाईकों (६-५-१९२४) 
स्वामी आनन्दानन्दको (६-५-१९२४) 

वा० गो० देसाईको (६-५-१९२४के पर्चातृ) 
गगाबहन मेघजीकों (७-५-१९२४) 

मणिबहन पढेलको (७-५-१९२४) 


परिणिष्ट . 


१. हकीम अजमलखाँका पत्र 
२ च० राजगोपालाचारीसे भेट 
३ मगनलाल गाधीसे भेट 
४. इनर टेम्पलठका आदेश 
५. जेलमे भेंट 
६- डू पियसेनकी सर जॉर्ज छॉयडसे भेट 
७ गाधीजीकी रिहाईपर एन्ड्रयूजका वक्तव्य 
८. डा० सत्यपालका पत्र 
९, के० पी० केशव मेननके प्रका अंश 
१०. सी० विजयराघवाचायंका पत्र 
११ (क) रामानन्द सन्यासीका पत्र 
(ख) रामानन्द सन्यासीका असम कांग्रेस कमेटीको पत्र 
१२ एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिसे सी० एफ० एन्ड्रयूजकी भेट 
१३. (क) स्वामी श्रद्धानन्दके नाम मुहम्मद अलछीका पत्र 
(ख) तेज के सम्पादकर्के नाम मुहम्मद अलछींका पत्र 
१४. (क) कौसिल-अ्रवेशके सम्बन्धमे मोतीलाल नेहरूकी टीप 
(ख) सी० आर० दासके पत्रका अश 


सामग्रीके साधन-सूच 
तारीखवार जीवन-वृत्तान्त 
शीषक-सांकेतिका 
साकेतिका 


५३० 
५७१ 
५७२ 
५७३े 
५७३ 
५३४ 
५ ५9 ५ 
५3५ 
५७9७ 
५७६ 
5५७९ 
७५८० 
५८१ 
५८१ 


५८२ 
५<५ 
५८७ 
५८८ 
५८९ 
प्‌ < ९ 
५९२ 

५९३ 
प्‌ हम रद 
५६५५ 
५९८ 

५९९ 
६०० 

६०२ 

६्‌०ढ 
६०५ 
६१३ 
६१४ 
६१६ 
६९१ 

द्र५्‌ 


१९२४ में 

अदालतमें बयान 

पत्र क्ृष्णदासको 

मुकदमा और अदालूतमें बयान 
कनेल सी० मैडॉकके साथ 


चित्र-सूची 
मुखचित्र 
पृष्ठ ९६ के सामने 
पे ९७ 27 
7 १२० 72 
४ १११ #४ 


१, पतन्र : कोण्डा वबेंकटप्पेयाकों' 


सत्याग्रहमश्रम, 
साबरमती, 
४ सा्च, १९२२ 

प्रिय मित्र, 
मेने तुम्हारा १९ फरवरीका पत्र इसलिए रख छोड़ा है कि तुम्हे विस्तारसे 

लिख सक। 
तुम्हारा पहला प्रशन है कि क्‍या अपेक्षित अहिसात्मक वातावरण कभी बनाया 
भी जा सकता है और यदि बनाया जा सकता है तो कब ? यह प्रश्न जबसे असह- 
योग प्रारम्भ हुआ है तभीसे पूछा जाता है। जब मेरे कुछ निकटतम और समादर- 
णीय सहयोगी भी मुझसे यह प्रइन कुछ ऐसे भावसे पूछते हैं जैसे अहिसात्मक वाता- 
वरणकी अपेक्षा यह कोई नई चीज हो, तब मुझे बडी हैरानी होती है। मुझे इसमे 
जरा भी सन्देह नहीं कि यदि हमे अहिसामें और अपने-आपमे पक्‍का विश्वास रखने- 
वाले कार्यकर्ता मिल जाये तो हम सबविनय अवज्ञा आन्दोलन चलानेके लिए अपेक्षित 
अहिसात्मक वातावरण अवश्य बना सकते हैं। इन कुछ दिनोमे मैं जो समझ सका 
हैँ वह यह है कि बहुत कम लोग अहिसाके स्वरूपकों पहचानते हैं। 'अवज्ञा ' से पहले 
“सविनय  विशेषणके प्रयोगका अर्थ निम्चय ही यह है कि अवज्ञा अहिसापूर्ण होनी 
चाहिए। लोगोंको ऐसी कारवाइयोमे भाग न छलेनेकी तालीम क्‍यों न दी जाये जिनसे 
उनका सन्‍्तुलून विगड़नेकी सम्भावना हो? में मानता हूँ कि तीस करोड लछोगोंकों 
अहिसापूर्ण बता सकना कठिन होगा, किन्तु मैं ऐसा माननेकों तैयार नहीं हूँ कि यदि 
हमे सचमुच ईमानदार और समझदार कार्यकर्ता मिल जाये तो आन्दोलनमे सक्रिय 
भाग न लेनेवाले छोगोको अपने घरोके अन्दर ही रहनेके लिए तैयार करना कोई कठिन 
काम होगा। चौरीचौरामे तो स्वयसेवकोने जान-बूझकर जुलूस निकाला था। उसे शरा- 
रतन ही थानेकी ओर ले जाया गया था। मेरी रायमें जुल्सकी तैयारी ही आसानीसे 
रोकी जा सकती थी। जुलूसके तैयार हो चुकनेपर उसका थानेके सामनेसे गृजरना 
तो बहुत ही आसानीसे टाछा जा सकता था। कहा जाता है कि जुल्समें दो या तीन 
सौ स्वयसेवक थे। में तो यह मानता हूँ कि इतने अधिक स्वयसेवकोका कारगर ढगसे 
पुलिसवालोंकी नृशस ह॒त्याएँ रोक सकना बहुत आसान था, या फिर इतना तो हो 
ही सकता था कि सबके-सब स्वयंसेवक आगकी उन लपटोंमे जल मरते जो उनके 


१, आन्ध प्रदेश कांग्रेस कमेटीके अध्यक्ष । 

२. संयुक्त प्रान्तके गोरखपुर जिकेके एक गाँवमें ५ फरवरी, १९२५२ को लोगोंकी एक भीढ़ने थानेमें 
आग छगा दी थी जिसमें २२ सिपाही जीवित जल गये थे । गांधीजीको इस घटनासे बहुत दुःख हुआ था 
और १२ फरवरी को उन्होंने पाँच दिनका उपवास रखा था । देखिए खण्ड २२, पृष्ठ ४३८-४४। 


२३-६१ 


२ सम्पूर्ण गाधी वादमय 


नेतृत्वमें चकनेवाठी भीडने प्रज्वलित की थो। यह बताना भी बहुत जरूरी है कि ये 
लोग जानते थे कि उपद्रव होनेवाला है, वे जानते थे कि पुलिस सब-इस्पेक्टर वहाँ 
मौजूद है, वे जानते थे कि जनता ओर उसके बीच पहुले भी दो बार ज्ञगडा हो 
चुका है। क्‍या चौरीचौराकी दुखद घटनताकों न होने देना सर्वथा सरलूू काम नही 
था? मैं मानता हैँ कि किसीने हत्याकी कोई योजना नहीं बनाई थी, किन्तु स्वय- 
सेवकोकों, जो-कुछ वे कर रहे थे उसके परिणामका पूर्व अनुमान होना चाहिए था। 
बम्बईकी दुखद घटनाके समय तो मैं खुद ही वहाँ मौजूद था। लोगोकों बहिष्कारके 
लिए तैयार करते समय उनसे सहनशील बने रहनेको कहना कार्यकर्त्ताओका कत्तंव्य 
था, और इसी तरह मजदूर लोग जिन क्षेत्रोमें जमा हो रहे थे, वहाँ स्वयसेवकोको 
तैनात करना भी उनका कत्तंव्य था। लेकिन उन्होंने इन कर्तव्योकी उपेक्षाकी। जब जनता 
लोगोकी टोपियो और पगड़ियोपर हाथ डालने लगी तब खुद मुझे इस उदृण्डताकों 
रोकतेकी भरपूर कोशिश करनी चाहिए थी, किन्तु मेने भी वैसा नहीं किया। अन्‍्तमे, 
मद्रासकी बात छीजिए। मद्रासमे जो घटनाएँ हुई उनमें से एक भी ऐसी नहीं थी जिससे 
बचा नहीं जा सकता था। मद्रासमें जो-जी हुआ उसके किए में काग्रेस कमेटीकों ही 
जिम्मेदार मानता हूँ। बम्बईके अनुभवकी याद ताजा थी। इसलिए यदि उन्हे पूरा- 
पूरा विश्वास नहीं था, तो वे हडतालकों टाल सकते थे। सच तो यह है कि इन 
सभी मासलोंमे किसी भी कार्यकर्ताने न तो अहिसाके पूरे अभिप्रायकों समझा और न 
उसके व्यवहारगत अर्थकों ही। उन्हे जोश-खरोश पसन्द था, वे उसमें रस लेते थे, और 
इन बडे-बडे प्रदक्षनोंके पीछे उनके दिलोमे अनजाने ही यह भाव मौजूद था कि इस 
तरह वे अपनी ताकतका प्रदर्शन कर रहे है, और यह चीज अहिसासे बत्रिककुल उलटी 
पडती है। नीतिके रूपमे अहिसापर अमर करनेके लिए यह कतई जरूरी नहीं कि 
अमल करनेवाले लोग साधु-सन्‍्त हो, पर यह तो जरूरी है ही कि वे ईमानदार हो और 
समझते हों कि लोग उनसे क्या आजा करते है। 

तुम कहते हो कि छोग इसी भावताके वजीभूत होकर काम कर रहे हैं कि 
स्वराज्य साल-भरमे मिलनतेवाला है। तुम्हारे कथनमे काफी सचाई है, यदि लोग 
उत्साहके क्षणमें मन्द गतिसे काम करते है तो निश्चय ही स्वराज्य नजदीक नहीं 
आता। अस्थायी जोश-खरोशकी बात तो में समझ सकता हूँ परन्तु जोग ही जोशसे 
काम नहीं चछता; और न उसे महान्‌ राष्ट्रीय गति-विधिका मुख्य अग बनाना चाहिए। 
आखिरकार स्वराज्य कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि जादूकी छडी घुमाई और वह सामने 
आ गया। स्वराज्य तो एक क्रमिक विकास है, जिसमें हम दृढतासे तिल-तिछ करके 
शक्ति हासिल करते चलते जाये तो एक ऐसा समय अवश्य आयेगा जब कि हमारी 
शक्ति इतनी बढ जायेगी कि जिन्होंने अनधिकारपुर्वके सत्ता हथिया रखी है उनपर 
भी उसका असर पडेगा। तथापि इस तरह इस प्रक्रियामे हम क्षण-दक्षण स्वराज्यके 
निकट पहुँचते जाते है। 

कन्याकुमारीके समीप स्थित किसी झोपडीमे होनेवाली हिसाका असर हिमालयकी 
तलहठीमे स्थित एक शानत तहसीलपर पडे बिना नहीं रह सकता, बशवतें कि इन 
दोनोंके बीच जीता-जागता सम्बन्ध हो, ऐसा होना ही चाहिए, यदि ये दोनो स्थान 


पत्र * कोण्डा वेकटप्पेयाकों 8 


भारतके अविभाज्य अग हैँ और दोनों ही स्थानोपर तुम्हारा स्वराज्यका झण्डा फहराता 
हो। साथ ही वारडोलीमे सामहिक्र लविनय अवबज्ञाके सम्बन्ध विचार करते समय 
में किसी दरस्थ कोनेमे बसी उस तहसीलमे घटनेवाली घटनाओकों कोई महत्त्व नहीं 
देता जहाँ काग्रेसका असर न हो और जहाँ हिसा कांग्रेस आन्दोलनके सिलसिलेसे न 
की गई होती। किन्त्र गोरखपुर, वम्बई था मद्रासके बारेमे ऐसा नहीं कहा जा सकता कि 
उनसे ऐसे सम्बन्धका अभाव हे। इन सव स्थानोमे एक राष्ट्रीय कार्यक्रमके सिलसिलेमे 
ही हिला भदकी। मलछाबारकी जोरदार मिसाल तुम्हारे सामने है। वहां मोपछाओंते 
सनयठित, सुनियोजित ढगसे हिसा की, फिर भी अपने किसी कार्यक्रमपर हमते मलावार्का 
प्रभाव नहीं पड़ने दिया और न मैने उस अरसेमे अपने विचार ही बदले। में आज 
भी मलाबार और गोरखपुरके अन्तरकों समझता हूँ। मोपला खुद ही असहयोगकी 
भावनासे तनिक भी प्रभावित तहीं थे। अन्य भारतीय मृसलछमानोंसे उनका साम्य नहीं 
है। में यह माननेकों तैयार हँ कि आन्दोलनका उनपर अप्रत्यक्ष रूपसे प्रभाव पढ़ा 
था। मोपला विद्रोह इतने अलग किस्मका था कि भारतके अन्य हिस्पोपर उसका 
असर नहीं पद, जब कि गोरखपुरकी घटना एक नमूनेके रूपमे थी जोर इसलिए 
यदि हम उसके विरोधमे तत्परताके साथ कंदम न उठाते तो भारतके अन्य हिस्सोमें 
भी आसानीसे उसका बुरा असर फंछ सकता था। 

तुम कहते हो कि व्यक्तिगत संविनव अवज्ञा आन्दोलन वापस ले लेनेपर छोगोफी 
मन स्थिति जाननेका कोई अवसर नहीं वच रहेगा। हन ऐसा नहीं चाहते, इसके 
विपरीत हम तो यह चाहते है कि छोग उद्योगों और रचनात्मक कार्योमें अपने-आपको 
इतता खपा दे कि उनके मनतने अशान्ति उत्पन्न होनेका छगातार बना रहनेवाला खतरा 
ही समाप्त हो जाये। जो आत्म-सयमकी आकाक्षा रखना है ऐसा व्यक्तित अपने आपको 
प्रलोभनोमे फेसनेके अवसरोसे दूर रखता है, फिर भी यदि वे उनसे बचनेकी इच्छाके 
बावजद, अउने-आप उपस्थित हो जाते हैं तो वह उनका सामना करनेके लिए तैयार 
भी रहता हे। 

हमने निव्चय ही असहयोगका कोई मी क्राम मुछ्तवी नहीं किया है। नुम 
“बग इंडिया में यह बात साफ तौरपर कही गई देखोगें। मेरी पक्की राय है कि हमारी 
सफलता इसी वातपर निर्भेर है कि हम अपनेमे अनुपम आत्म-सयम पैदा करे और 
सभा-निषेव सम्बन्धी सुने-सुनाये आदेशों तकका उल्दबत न करें। हमे अपना आन्दोलन 
सभी प्रतिवच्धोको मानते हुए और सविनय ग्य अबज्ञाके बिना भी चटाना सीखना चाहिए। 
यदि लोग जोश्-खरोभके कार्यक्रम चाहते है, तो हमें उनको ऐसा कार्यक्रम नहीं देना 
चाहिए, भलते ही हमें अप्रिय बननेका खतरा उठाना पड़े और हम बिलकुल इने-गिने 
ही क्यों न रह जाये। जनताको खुश रसनेकी दृष्टिसे कोई अव्यवस्थित आन्दोलन चलाने- 
की अपेक्षा देंगके कोने-कोनेमे बिखरें हुए केवनद दो-चार सौ गिने-चुने कार्यकर्ताओं द्वारा 
कार्यक्रमपर दुहतापूरवंक अमछ होते रहतेसे कही अधिक स्थायी प्रभाव पैदा होगा। 
इसलिए मै चाहँगा कि तुम स्वय ही हृदय-मन्चन करो और सत्यको खोज करो। 


१, देखिए खण्ड २१, पृष्ठ ४८-५० । 


४ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


यदि तुम अब भी समझते हो कि जो तके मैने तुम्हारे सामने प्रस्तुत किये है, उनमें 
दोष है, तो में चाहूँगा कि मैने जो स्थिति अपनाई है, तुम उसका विरोध करो। मैं 
चाहता हूँ कि हम सब मौलिक ढगसे विचार करें और स्वतन्त्र रूपसे अपने निर्णयो- 
पर पहुँचे। अपने-आपमे और आन्दोलनमे हमारे लिए आमूल परिवर्तन करना नितान्त 
आवश्यक हो गया है। अहिसा एक अव्यवहार्य स्वप्त साबित हो तो भी मुझे इसकी 
कोई परवाह नहीं। हम इसमें जो विश्वास रखते है, कमसे-कम इतना तो है ही कि 
वह हमारा हादिक विश्वास है। में तो एक ही बात जानता हूँ कि हिसाकी व्याव- 
हारिक वास्तविकताकी अपेक्षा मैं अहिसाके स्वप्नलोकमे विचरना अधिक पसन्द करूँगा। 
मैने इसपर अपना सब-कुछ वार दिया है, पर इससे मेरे सहयोगियोका कोई सम्बन्ध 
नही है। उनमें से अधिकाश इसे एक शुद्ध राजनीतिक आन्दोलन मानकर इसमे शामिल 
हुए है। उन्होने मेरे धामिक विश्वासोको नहीं अपनाया है, और में अपने धामिक विश्वास 
उनपर जबरदस्ती थोपना भी नहीं चाहता। 

जल्दी ही स्वस्थ होनेकी कोशिश करो। यदि तुम्हे जरूरी छगे तो इस विषय- 
प्र और बातचीत करनेके लिए यहाँ आ जाओ। 


हृदयसे तुम्हारा, 


श्रीयुत कोण्डा वेकटप्पैया 
गुण्ट्र 


0 ०8७ 


अग्रेजी प्रति (एस० एन० ७९७७) की फोटो-नकलसे । 


२. मेरी निराशा 


में एकाएक निराश होनेवाला आदमी नही हूँ। निराशाके बादलोमे भी में आशा- 
की किरणे देख लेता हैँ और उसीपर जीता हूँ। लेकिन कह सकता हूँ कि इस समय 
अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीकी जो बेठका हुई है उसने मुझे निराश ही किया। 
आशावादी होनेके कारण जहाँ घोर अन्धकार दिखाई दे रहा है, मैं वहाँ भी उजाला 
ही देख रहा हूँ, यह मेरी ज्यादती ही है। 

यदि मेरे विचारकों बहुमतका समर्थन न मिला होता तो मुझे अवश्यमेव सफलताकी 
किरणें दिखाई देती। लेकिन में तो बहुमतके बोझके नीचे कुचला जा रहा हूँ। मुझे 
अपना जयघोष अप्रिय लगता है और अनेक बार तो सचमुच अपने कान ही बन्द करने 
पड़ते हैं। इस जयघोषके साथ ही अहमदाबाद, वीरमगाँव, अमृतसर, चौरीचौरा आदि 
स्थानोमे सुधवुध गेंवाकर लछोगोकी टोलियोने खून किये और मकानोको जलाया। 


१, यह २४-२५ फरवरी, १९२२ को दिल्‍्लीमें हुईं थी | इसमें सामूहिक सविनय अवज्ञाकों स्थगित 
रखने और व्यक्तिगत सत्याग्रदकी छूट देनेका प्रस्ताव पास किया गया था । 

२. अप्रैल १९१९ में रौछट अधिनिषमके विरोधमें हुए प्रदर्शेनेंकि दौरान अहमदाबाद, वीरमगांव और 
अमृतसरमें भीड़ दिंसापर उतर भाई थी । 


मेरी निराशा ५्‌ 


अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीने मुझे अधिक मत दिये। लेकिन में अच्छी तरह 
देख सका कि बारडोलीका प्रस्ताव सचमुच बहुत कम लोगोको पसन्द आया है। मुझे 
ये मत मेरे कारण मिले, भेरे विचारोकी सत्यताके कारण नहीं। उनकी क्या कीमत 
आऑकी जा सकती है” जहाँ प्रजाकी सत्ताकी स्थापना करनेका प्रयास किया जा रहा 
ही वहाँ एक व्यक्तिकी जयसे क्या छाभ ? वहाँ तो सत्य और सिद्धान्तकी जय ही 
उचित होती है। वहुमतके हृदय और मस्तिष्कमे दन्द्युद्ध चल रहा था। उसका हृदय 
मेरी ओर जाता था, मस्तिप्क मुझसे सौ योजन दूर जाता था। उससे मै व्याकुल 
हुआ और अब भी व्याकुल हूँ। 

इस तरह बलात्‌ गाडी कत्रतक चलेगी ” मेरी आत्मा साक्षी देती है कि यदि 
हम मन, वचन और कर्मसे थान्तिवादी हो अर्थात्‌ बान्तिकों व्यवहार-धर्म और समया- 
नुकूल वर्म मानते हो, तो भी यह बात हमें पूृणणिमाके चन्द्रमाकी तरह स्पप्ट रूपसे 
दिखाई देनी चाहिए कि चौरीचौराकी घटनाके बाद वारडोलीके प्रस्तातोके अलावा 
और कोई मार्ग हो ही नहीं सकता। तथापि [अखिल भारतीय | काग्रेस कमेटीमे 
बारडोलीके प्रस्तावका अनुमोदन किया गया सो कोई प्रस्तावके औचित्यकों ध्यानमें रखकर 
नहीं वल्कि मेरी खातिर किया गया। जिन नाविकोंकों स्वयं तो दि्ाका कोई भान 
नहीं होता, लेकिन जो चालकपर विव्वास रखकर नावको खेंते जाते है वे चालकके 
मरने अथवा उसमे विश्वास न रह जानेपर नावकों इवा देते है। ऐसी नावमे यात्रा 
करना खतरनाक है। उसी तरह जो लोग विता सोचे-समझे अखिल भारतीय काग्रेस 
कमेटीके प्रस्तावकों पास करते हैँ वे काग्रेस रूपी नावकों डबा देंगे। 

मुझे तो यह बात स्पष्ट दिखाई देती है कि यदि हम यह मानते हो कि हमें 
केवल गान्तिसे ही विजय प्राप्त हो सकती है, तो शान्ति-अशान्ति दोनोकी मिलावट 
नहीं चल सकती, यदि मिलावट की गई तो वह [ दूधकी तरह | फट जायेगी और हमें 
लाभके स्थानपर हानि होगी। जैसे वारडोलीके आन्दोलनका प्रभाव सारे हिन्दुस्तान- 
पर होता वैसे ही चौरीचौराकी घटनाका प्रभाव भी सारे देशपर होगा ही। यदि 
हमारा मन स्वस्थ हो तो हमें ऐसा ही लगना चाहिए। हम आकाशमे सूर्य और 
चन्द्र दोनोंकी एक साथ नहीं देख सकते। सर्दी और धूप एक साथ नहीं हो सकती। 
धूपकों छायाके रूपमे दिखानेका ढोंग कितने दिनतक चल सकता है ” उत्तर दिग्ञाकी 
ओर जानेवाले व्यक्तिको यह कृहकर कितनी देरतक भरमाया जा सकता है कि वह 
उत्तर दिशाकी ओर नहीं बल्कि दक्षिण दिशाकी ओर जा रहा है। झान्तिके नामपर 
अशान्ति हो तो उसे कहॉतक छिपाया जा सकता है! 

जिस नीतिको व्यवहारके रूपमें स्वीकार किया हो उसका पाछूत भी कमसे-कम 
जबतक व्यवहार चलता है तबतक अवश्य किया जाना चाहिए। समयानुकूछ नीति 


65% 


भी जबतक चले तबतक पूरी तरहसे चलनी चाहिए। पाँच दिनोतक उद्यम करनेका 
१. कांग्रेसकी कार्य-सर्मितिकी बेठक ११-१२ फरवरीकों बारडोंढीमें हुई थी । गावीजोंके अनुरोधपर 
समितिने सामूहिक सर्विनय अवज्ञाकों रद करनेका और उसके स्थानपर कताई-बुनाई, शराबबन्दी, सामानिक 
सुघार और शैक्षणिक प्र्ृत्तियोंफा रचनात्मक कार्यक्रम रखनेका निश्चय किया था । 
२, देखिए खण्ड २१, पृष्ठ ४३२९-३५, और खण्ड २२, पृष्ठ १०६-१३ तथा पृष्ठ ३१०-१२ । 


६ सम्पूर्ण गावी वाइमय 


वचन देनेवाले मनृष्यकों कमसे-कम पाँच दिनोतक तो उद्यम करना ही चाहिए। आल- 
स्थका प्रेमी होनेपर भी एक वार उद्यम करनेका वचन देनेके बाद वद्र यह नहीं क 
सकता कि उद्यममें श्रद्धा न होनेगे वह पॉच दिन भी उद्यम नहीं कर सकता। पाँच 
दिन भी उद्यम करनेकी वातपर जिस मनुष्यकी श्रद्धा न हो उसके बारेमे हम सब 
निस्पन्देह यही कहेंगे कि उसको उद्यमी लछोगोंकी टोलीसे बाहर ही रखना चाहिए। 

भारतीयोने निश्चय किया है कि शान्तिके बिना भारतका उद्धार असम्भव है, 
क्योकि गान्तिके बिना हिन्दुस्तान एक नहीं हो सकता और जान्तिके बिना चरखा 
नहीं चलाया जा सकता। हिन्दू-मुस्लिम एकता और चरखेके बिना हिन्दुस्तान एक 
पग भी आगगे नहीं वढ़ सकता। हिन्दू-गुस्लिम एकता हिन्दुस्तानकी जान और चरखा 
शरीर है। दोनोका मूल शान्ति है। 

वस्तुस्थिति इतनी स्पष्ट होने और वजान्ति” शब्दका उच्चारण करनेके बावजूद 
हम अपने दिलोमे अजान्तिकों ही पालते रहे हैं, और हमारे दिलोमे क्रोध भरा हआ 
है। मुखमे राम बगलमे छुरी के कायछू बगुझा भगत क्‍या स्वर्ग जा सकते है ” 

मेरे अनेक बार चेतावनी देनेके बावजद वारडोलछीका प्रस्ताव भारी बहुमतसे 
पास हो गया। इससे में असमजसमें पड्ठ गया हेँ। यदि ये सब मत सोच-समझकर 
दिये गये हो तो इसका परिणाम अच्छा हो सकता है। इतने मत देनेवले लोग यदि 
यह मानते हो कि हमें अब शान्तिकी ओर चुपचाप काम करनेकी जरूरत है तो हमने 
अबतक जितना बल अजित किया है उससे कही अधिक कर सकेंगे। 

जान-बूझकर जेल जानेकी पहले जितनी जरूरत थी उतनी ही जरूरत अब 
कुछ समयके लिए जेल जाना स्थगित रखनेकी है। अत्याचारी राज्यमें मुवितका दर- 
वाजा जेल तो हमेशा रहेगी। लेकिन जेलमे जानेके लिए भी कलाकी जरूरत है। चोर 
और पाखण्डी जेल जाते है, किन्तु वे स्वतन्त्रता प्राप्त नही करते। वे तो वहाँ सजा 
ही भोगते है। चित्तम अशान्ति और मनमे क्रोध लेकर जो जे जाते है वे जेलमें 
सुखी नहीं रह सकते। उन्हे तो जेल सेवागृह नहीं जान पडता। ज्ञान्त चित्तसे जेल 
जानेवाला मनुष्य यही मानता है कि वह जेलमे भी पूर्ण अथवा अधिक सेवा करता 
है। वह जेलमे स्वस्थ मनसे विचारोंको विकसित करता है, अधिक सयम रखता है 
और नियमोका अविक पालन करता है। हाथमे जहरका प्याला थामे हुए सुकरातने 
अपना सर्वोत्तम भापण दिया था और मरकर अपना और अपने वचनोका अमरत्व 
सिद्ध किया था। तिलक महाराजने अपने दो महान्‌ ग्रन्थ जेलने लिखे थे। उन्होंने 
जेलमे एक क्षण भी व्यर्थ गंवाया, ऐसा नही कहा जा सकता। अब भी जो कैदी 
जेलमे अपना कार्य कर रहे है, वे तो सेवा ही कर रहे है। 

इस समय जेल जानेका प्रयत्त करना अशान्तिका पोषण करनेके बरावर है। 
इसलिए इस समय जेंलसे बाहर रहना हमारा धर्म हो गया है। 

हमारे मनमे ऐसी शका उठ सकती है कि “ इससे तो शत्रु हमे कायर मानेंगा 
और हमारी अपकीर्ति होगी | जब जत्रु हमे कायर माने लेकिन वस्तुत हम कायर न 


१. वे छोग जो १९२०-२१ के असहयोग आन्दोलनके द्यरान जेल गये थे । 


मेरी निराणा ७ 


हो, तब हमारी विजयकी घड़ी समीप आती है क्योंकि हमारी तथाकथित कायरता तो 
हमारा बल हे और बत्रकी ज्ठी मान्यता उसे भलावेमे डालती है। जो सिर्फ ईव्वरकी 
सहायताकी अपेक्षा करता है उसकी अपकोति हों ही कैसे सकती हे” अयकीति तो 
तभी हो सकती हे जब हम तनिक भी अश्योभन कार्य करे। हमे जेछके भयसे जेलका 
त्याग नही करना चाहिए। लेकिन जेल जानेमे नासमज्नी होने, घमण्ड हो जाने और 
अशान्ति होनेंका भय हो तो हमे उसका त्याग करता चाहिए। हम आअत्र॒कों प्रसन्न 
करनेके लिए नहीं वरन्‌ अपनी आत्माकी खणीके लिए जेल जाना बन्द करे। 
जेल जानेके विचारका त्याग करके क्‍या हमें फाँसीपर चढनेकी तैयारी नहीं करनी 
चाहिए ? 

शत्र जो चाहे वह हम न करें। इस समय छात्र यह चाहला है कि हम 
अधिक कोध करें। वह हमे चिढा रहा हें। वह हमें मंदका दिखा रहा है, हमे 
अपनी छाछ-पीली अल दिखा रहा हे, हमें घडकी दे ओर | मानों कद्ध निहकी 
तरह | अपने अयाल फडफश रहा है। यदि हम उसके चिढानेसे चिह॒ते है तो गोया 
हम हारते हें। उसके हथियार मद, दम्भ, अभिप्टता और धमकी है। हमाने हथियार 
शान्ति और नम्नता हैं। गत्र हमें भले ही डरा हुआ कह अथवा माने, यह हमको 
ठीक लग सकता है, लेकिन हम प्रतिगा-भजक सिद्ध हो बह उचित नहीं छंगता। 

इसीसे तो मैने निर्णय कर लिया हे कि हम फिलहाल कैदियोको भूल जाये, 
यह हमारा पहला प्रायश्चितल हैे। हमने भले की है इसलिए हम कैंदियोकों रिहा 
करवानेकी अपनी शक्ति खो बैठे है भौर केद्दी सरकारकी मेहरवानीसे नहीं छूटनता 
चाहते। यदि सरकारके रिहा करनेपर वे रिहा होते है तो इससे वे खिन्न होंगे और 
हमे भी लज्जित होना पढ़ेगा। 

हम उन्हें जेल जाकर ही रिहा करवा सकते है, ऐसा कोई अनिवाये नियम नहीं 
है। हम अपने सत्यवछसे और अपनी प्रतिज्ञाका पालन करके उन्हें छुटइवा सकते है। 
हम अपना बल जितना जेल जाकर बता सकते हैं उतना ही रचनात्मक कार्ये करके 
भी बता सकते है। बल हमारे किसी विशेष कार्यमे नहीं है वरन हमारी वृत्तिमे है। 
द्मके कारण जेल जानेवाला मनप्य बलवान नहीं हैं लेकिन जो मनंप्य यह जानते 
हुए भी कि वह कायर माना जायेगा, जेल जानेंसे इनकार कर देता हूँ वह बच- 
वान हो सकता है। बल सत्य कार्य करनेमे हे। 

यदि हिन्दुस्तान अथवा गुजरात एक मासमे रचनात्मक कार्यकों पूरा कर दिखाये 
तो हम एक मासमें ही कैदियोको छड॒वा सकते हूँ। यदि बहुत सारे प्रामाणिक, समझ- 
दार और प्रसिद्ध स्ववसेवक मिल जाये तो एक मासमे रचनात्मक कार्यकों पूरा करना 
कोई मुश्किल बात नहीं हे। 

१ हर स्वत्री-युरपषको काग्रेसकी प्रतिज्ञा लेनी चाहिए और चार आने देकर 
कांग्रेसकें दफ्तरमें अपना नाम दर्ज कराना चाहिए 

२ तिलक स्वराज्य-कोपके लिए चन्दा इकट्ठा करना चाहिए। 


१ बार गगाभर तिलककी स्वृतिमें स्थापित, जिनकी मृत्यु १९२० में हुईं थी । 


८ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


३ राष्ट्रीय स्कूल चलाने चाहिए। 

४ दाराब पीनेवालोके घरोमे जाना चाहिए। 

५ विदेशी कपडोका उपयोग करनेवालोको खादी पहननेके लिए समझाना 
चाहिए और घर-घर चरखेका प्रचार करना चाहिए। 

६ अन्त्यज-वर्गंकी मदद करनी चाहिए। 

७ पचायतोकी स्थापना करनी चाहिए। 

८ बिना भेदभावके रोगी अथवा घायलकी सेवा करनी चाहिए चाहे वह गोरा 
हो अथवा काला। 

इन कार्योमे एक भी कार्य ऐसा नहीं है जिसको करनेके लिए युगोकी जरूरत 
हो। यदि लोकमत हमारी प्रवृत्तिके विरुद्ध हो तो ऐसी जरूरत हो सकती है। लेकिन 
हम इस समय तो यह दावा करते हैं कि लोकमत हमारे साथ है। यदि लछोकमत 
हमारे साथ हो और हमारे पास अच्छे कार्यकर्त्ता हो तो उपर्युक्त कार्योमे ऐसा कौन- 
सा कार्य है जिसमे हम तुरन्त सफल नही हो सकते ? 

मेरे विचारसे तो इससे छोगोकी परीक्षा भी हो जाती है और यदि वे सचमुच 
शान्तिपूवक विजय प्राप्त करना चाहते होगे तो वे उपर्युक्त कार्योकों उत्साहपूर्वेक 
करेगे। किन्तु यदि वे सिर्फ अशान्ति ही चाहते होगे तो वे रचनात्मक कार्यमें अवश्य 
हमारा विरोध करेंगे और जब हम सविनय अवज्ञा शुरू करेंगे तब वे उसकी आडमे 
कानूनका अविनय भग करनेके लिए तैयार हो जायेगे। हमारे सामने यह एक सबसे 
बड़ा खतरा आ खडा हुआ है। इसलिए जो शान्तिपूर्ण प्रवृत्तियाँ चलाना चाहते है 
उनके लिए यही उचित है कि वे दृढतापूर्वक अपने मार्गंका अनुसरण करे। इस मार्गपर 
चलते हुए भले ही वे मुटठी-भर रह जाये, भक्े ही उन्हें अपमान सहना पडे और 
उनकी प्रतिष्ठा चली जाये। ऐसा हो तभी वे अपना कार्य निर्भव होकर चला सकते 
हैं और जो भी कदम उठाना हो दृढ़तापूर्वकं उठा सकते है। इस समय तो जब वे 
सविनतय अवज्ञा जैसा उम्र कार्य हाथमें छेता चाहते है तब उनके रास्तेमें अनेक विध्त 
आ पड़ते है। 

मेरा मार्ग स्पष्ट है। में देखता हूँ कि मेरे तापका दुरुपयोग किया जा रहा है। 
मेरे नामपर चौरीचौरामे खून हुआ | मैं सविनय अवज्ञाकी बात करता हूँ तो सुननेवाले 
मेरे ' सविनय ' शब्दको छोडकर केवल ' अवज्ञा ' शब्दको ही ग्रहण करते है । सविनय-अवज्ञा 
पदमें अविच्छिन्ष समास समझना चाहिए। रसायन शास्त्रमें दो प्रकारके मिश्रण माने 
जाते है। एक सामान्य मिश्रण जिसमे सब वस्तुएँ अपना-अपना गृण कायम रखती 
है। दूसरा ऐसा मिश्रण है जिससे एक तीसरी ही वस्तु पैदा होती है और उसका गुण 
दोनोंमे से किसी भी मूल वस्तुके गुणसे नहीं मिकता। सविनय अवज्ञा भी एक ऐसा ही 
रासायनिक सिश्रण है। उसमें अवज्ञा का कोई भी बुरा परिणाम नहीं होता और उसमे 
हम केवल विनयसे उत्पन्न होनेवाले परिणामोंकों नहीं देखते। विनयके साथ बहुधा 
हम दुर्बलता देखते है, 'अवज्ञा ' के साथ हम उद्धतता और असत्य आदि देखते है। किन्तु 
“ सवितय अवज्ञा ' में तो केवल दोपहीनता और निर्मयता ही होनी चाहिए। जबतक ऐसे 


मेरी निरागा ९, 


अविभकत प्रयोगोको तोडकर उसमे से केवल 'अवज्ञा को ग्रहण करनेवाले मनुष्य 
दिखाई देते है तबतक सविनय अवज्ञाको चलाना असम्भव-सा प्रतीत होता है। लेकित 
यदि लोग सविनय अवज्ञा करनेवालोका बहिष्कार करें तो सविनय-अवज्ञा करनेवाले 
अपनी शक्तिका प्रयोग करके बता सकते है। यदि ऐसा सम्भव न हो तो मुझे 
सरकारके समान ही अशान्ति चाहनेवाले पक्षके साथ भी असहयोग करना होगा। 

में नहीं मानता कि देश अशान्तिके लिए तैयार है अथवा दुर्वल 'भात खाने- 
वालोके ' लिए अशान्तिसे स्वराज्य प्राप्त करनेका कुछ अर्थ हो सकता है। वे तो हमेशा 
अशान्तिके उपासकोके शिकार रहेंगे जैसे कि वे आज है। अशात्तिके पुजारी हिन्दुस्तानके 
करोडो लोगोके लिए स्वराज्य नहीं चाहते, अपितु अपने लिए सत्ता प्राप्त करना चाहते 
है। वे इस आरोपको स्वीकार नही करेगे। उनकी प्रवत्तिका परिणाम यही होगा, इस 
तथ्यसे वे स्वयं परिचित नही है। में उन्हें दोप देनेकें 5ए यह लेख नहीं लिख 
रहा हूँ। में तो मात्र उनकी प्रवृत्तिका परिणाम ही बता रहा हूं। 


शान्तिके मार्गसे ही हिन्दुस्तान कुछ महीनोमें स्वराज्य प्राप्त कर सकता है। 
अशान्तिके मार्गसे तो सौ वर्षमे भी स्वराज्य नहीं मिलेगा । इसके अतिरिक्त हम जिस 
स्वराज्यके लिए प्रयत्न कर रहे है वह यदि गरीबोंका और “भात खाने वाली, दुर्वेल 
प्रजाका स्वराज्य है तो [ अशान्तिसे प्राप्त स्व॒राज्यमे ] वे सौ वर्धतक भी अपनी दुर्बेलता- 
से मक्‍्त नहीं हो सकेगे। श्ान्तिके प्रयोगसे हम दुर्वक लोगोको भी यह बताते हैं कि 
यदि चाहे तो वे यह दिखा सकते है कि उनके शरीरमे बसनेवाली आत्मा भी उतनी 
ही शक्तिशाली है जितनी किसी चक्रवर्ती सम्राटकी। 

यदि यह बात झूठी हो, इस मान्यतामे त्रुटि हो तो यह जान्तिपूर्ण' असह- 
योगकी प्रवृत्ति भी झूठी है और हमे [ शान्तिपूर्ण शब्दकों छोड़कर | केवल ' असहयोग 
शब्दका ही प्रयोग करना चाहिए। हमें विनय, शान्ति, सत्य आदि झब्दोके प्रयोगका त्याग 
करना चाहिए और साम्राज्यको राक्षती कहनेका रिवाज भी छोडना चाहिए। राक्षसी 
तरीकोसे लडनेवाले मनष्यको अपने प्रतिपक्षीकी प्रथाकों राक्षसी मानने अथवा कहनका 
अधिकार नहीं रहता। 

इस तरह मेरी निराशाके कारणोकी कोई सीमा नही है तथापि मै आजा तो नहीं 
छोडगा। मैं आशा रखता हूँ कि हिन्दुस्तान बारडोलीके प्रस्तावोके सम्पूर्ण फलितार्थोको 
समझेगा। मैं आशा रखता हूँ कि अगर सब प्रान्त नही समझते तो कुछ प्रान्त तो 
इस बातकों समझेगे ही। मैं आशा करता हूँ कि अन्तत. गुजरात तो शान्तिके पाठकों 
अच्छी तरहसे अवश्य समझ जायेगा। मैं आजा करता हूँ कि मै कदाचित्‌ गुजरातको 
भी न समझा सकूँ तो सारे हिन्दुस्तानमें इस महात्‌ प्रयोगके महत्त्वको समझनेवाले 
कुछ लोग तो अवद्य निकल आयेंगे और अन्तमे मुझे कमसे-कम इतनी आज्ञा तो है ही 
कि यदि मैने हिन्दुस्तानको सदा सत्यरूपी एक ही मार्ग बताया हो, तो सब प्रकारकी 
परीक्षा और कसौटीके बावजूद ईइवर मुझे अपनी टेकपर अडिग रहनेकी सन्‍्मति और 
गक्ति अवश्य देगा। इसलिए निराज्ासे बिरा हुआ होनेके बावजूद में आजावादका 
सहारा नहीं छोडता, क्योंकि ईश्वरका अर्थ है सत्य और सत्यका अर्थ हैं भान्ति। 


१० सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


निश्चय ही ईश्वर सत्यका रक्षक है। सत्यकी सदा ही जय होती है, यह जाननेके 
बावजूद अगर में भयके कारण अविश्वास रखूँ तो मुश्न जैसा कायर कौन होगा ? 
| गुजरातीसे | 


नवजीवबन, ५-३-१९२२ 


३. स्वदेशी बनास खादी 


“ स्वदेशी ” दब्द अत्यन्त परिचित है। यह एक व्यापक दब्द है। ऐसे गब्दका 
असर अच्छा भी होता है और व॒रा भी। समुद्र व्यापक है। वह न हो तो 
प्राणवायु ही न मिले। परन्तु समुद्र अग्निकी तरह सर्वेभक्षी है। उसमें गदगी तो इतनी 
मिलती रहती हैं कि उसका पार ही नहीं। पर फिर भी वह विशुद्ध ही बना रहता 
है। किनारा छोडते ही उसका पानी आईनेकी तरह पारदर्शक दिखाई देता है। सूर्यकी 
किरणोंमे उसका फेन हीरे-मोतीकी तरह चमकता है, हीरे-मोतीका तेज उसके आगे 
तो कोई चीज ही नही। पझमुद्रपर नौका नेरती है। पर यदि उसका पानी कोई पी 
ले तो के हुए बिना न रहे। पीनेका पानी तो कुएँ-बावलोम, छोटे-छोटे पोखरोमे 
मीठेसे-मीठा मिछुता है। इनी प्रकार स्वदेशी भी एक सम॒द्र है, महासागर है। उसके 
सहज पालनसे देश तर सकते है। व्याख्यामे वह शब्द सुन्दर मालूम होता है। पर 
आज तो यदि हम स्वदेशीके समुद्रमे कूद पडे तो डूब जाये। आज तो वह एक ऐसा 
मनोरथ है जिसे पूरा कर पाना हमारी शक्तिक्रे बाहरकी बात है। 

स्वदेशीके नामपर कोई कहते है कि हम तो स्वदेशी ताले ही बनायेंगे या लेगे 
चब के नही। कोई राजे” चाकूकों छोड़कर ऐसे कुन्द चाकूको जो नककूकी 
नाकपर भी नहीं चलता, पसन्द करते है अथवा नये चाकू बनानेका प्रयत्न करते 
है। कोई स्वदेशी कागज चाहता है, कोई रोशनाई, कोई होल्दर और कोई आलपीन। 
इस प्रकार प्रत्येक मनप्य अपनी-अपनी इच्छाक्रे अनुसार स्वदेशी वस्तुकी चाह प्रकट 
करके उसकी भावनाका पोषण करता है। पर उससे देशका काम नहीं चलता। 
इससे तो स्वदेशीका काम और नाम दोनो भ्रष्ट होते है। 

मकान बनानेवाला कारीगर पहले ही से झरोखे, खिदकियॉ-दरवाजे, सजावट 
आदिके फेरमें नहीं पडता। पहले तो वह बुनियाद डालता है। फिर दीवारे उठाता 
है और जब इमारत पूरी हो जाती है तब उसपर चूना-कलई चढाता है। यही हाल 
स्वदेशीकी रचनाका है। 

हम अब स्वदेशीका रहस्य इस हृदतक समझ गये है, और उसका व्यावहारिक 
उपयोग इतना जान चुके है कि उसका सच्चा और विशेष अर्थ हम जान गये हैं। 
स्वदेशीके तामपर हमने आजतक अपनेको धोखा दिया, कुछ उलट-फेर किये। स्वदेशीके 
मानी है देशमे तैयार हुआ कपडा, यह पहली सीढी थी । फिर देखा कि विदेशी सूतका 
देशमें बना कपड्ा सच्ची स्वदेशी नहीं है। उससे देशकों बहुत ही थोडा लाभ होता 
है। दूसरी सीढ़ी यह हुई कि यदि सूत देशी मिलोका ही कता हुआ हो और देशी 


स्वदेशी बनाम खादी ११ 


मिलोमे ही कपडा तेयार हो तो काम दे सकता है। पर अधिक अनुभव होनेपर देखा 
कि इससे भी अभीष्ट अर्थ सिद्ध नही होता। उसका एक कुफल यह्द हुआ क्रि मिलके 
कपडोका भाव खूब तेज हो गया और ऐसा समय आ गया कि कपड़ेकी तगी होने 
लगी। 

तीसरी सीढी यह थी कि सूत भ्ठे देशी मिलोका हो पर वह बना हाथ- 
करघोपर जाना चाहिए। इससे भी हम स्वदेशीका मर्म नहीं समन पाये थे। 

अब मालूम होता है कि हम यह चौथी सीढी जान गये है क्रि स्वदेशीके 
मानी हैँ हाथ-कते सूतकी हाथ-बनी खादी। इसको छोड़कर दूसरी सत्र बाते गलत 
और निरणथेक है। 

खादीका मतलब है चरखा। चरले बिना खादी कहासे तैयार हो सकती है ? 
खादी स्त्रराज्यकी तरह हमारा जन्मसिद्र हक है ओर आजन्म केवछ उसीका उययाग 
करना हमारा कत्तेंव्य छें। जो इस कर्तत््यका पालन नहीं करता बह स्वराज्यको 
नही पहचानता। 

स्वदेशीका और स्वराज्यका यही हेतु हो सकता है, ओर है भी कि उसके 
द्वारा भूखे पीडित भारतके लोगोकों भोजन मिले, भारतमे दु्भज्षका काला मैँह हें 
जाये, भारतकी महिलाओंके सदाचारकी रक्षा हो, भारतके वच्चोकी दूध मिलले। 

जबतक भारतमे चरखा चूल्हेकी तरह सर्वव्यापी नह हो जावेगा लंबनक 
भारतका फिरसे आजाद होना भेरी समझमे अमम्भव है। 

फर्ज कीजिए कि आज हिन्दुस्तानकों स्वेच्छापूर्वक व्यवद्गार करनेकी आजादी 
मिल गई, मान लीजिए कि भारतने बाहरसे सस्तेसे-सस्ता कयडा मँग्राया, भारतने 
अपनी तथा विलायतकी परिस्थितिक्रे विरोधपर विचार किये बिना फ्री ट्रेंड” याती 
ऐसा व्यापार शुरू किया जिसमें बाहरसे आतनेवाले मालपर करकी कोई रोक नहीं 
होती तो भारतकी दत्मा आजसे भी अधिक खराब हो जायेगी। 

भारतको यदि कोई मृफ्लमे पकाकर खाना दिया करे तो जिस प्रकार उसके 
चूल्हे उख्ाइ फेंकना अनुचित हे उसी प्रकार चरखेकों धता बता देना रगमशब्क नहीं 
हुआ। चूल्हेमे कितना बखेंडा है। घर-घर चूल्हा और घर-बर आग, कितना अनर्थ हैं। 
हरएक गृहिणीको सुबह हुई कि धुओँ खाना पडता है, कितना अत्याचार ह। एसी 
मनमोहक दलछीलोके धोखेमे आकर यदि हम चृुल्हेकी उखाइ फेंके और हर गाँवसे छोग 
भोजनालयोंमे ही भोजन किया करे तो कैसा हो ? तो भारतके वच्चोकों दर-दर भटकना 
पडे, इसमे तिलमात्र सन्देह तहीं। चुल्हेका नाम अर्थभास्त्र नहीं, यह तो अनर्ववास्त्र 
है। उसे तो थ्यास्त्रका नाम देना भी झोभा नहीं देता। 

चरखेक्रो नष्ट करके हमने भूख और व्यभिचारकों अपने घर न्यांत लिया है। 
चूल्हेको हटाना मानो मौतको बुलाना है। यदि हम चरखेक्री पुन स्थापना करे तो 
हमारे खण्इहरवत्‌ टूटे-फूंट घर फिरसे दसनक उठे। 

इसलिए इस समप्र हमारा विनेष जौर सर्वोपरि धर्म खादी हकढ्वे। खादीकी विक्री 
घीकी तरह होनी चाहिए) हाथक्रा का सूत दूबकी तरह कीमती समझा जाना 
चाहिए। चरखा भी एक पूजनीय गाय है। जिस प्रकार गाय विना घरकी द्योभा नहीं 


१२ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


होती उसी प्रकार चरखेके बिना भी उसकी शोभा नहीं है। घरके छोटे-बडे गाय 
दुहनेको कोई नीच काम नहीं मानते। उसी तरह छोटे-बडे सब लोगोको चरखा कातनेमे 
कोई हलकापन न मानना चाहिए, बल्कि उसे अपने घरके एक आवश्यक कामकी तरह 
करना चाहिए। गाय तो कभी-कभी मार भी बेठती है, खली-भूसी चाहती है। पर 
चरखा तो ऐसा परोपकारी है कि वह न तो कभी किसीको मारता है और न कुछ 
खानेको ही मॉगता है। उसके पाससे सफेद दूधकी तरह सूत जब चाहे तब ले 
लीजिए। गाय तो अपनी जक्तिके अनुसार दूध देती है, पर चरखा तो हमारी शक्तिके 
अनुसार सूत देता है। चरखेकी रक्षा गोरक्षाके ही समकक्ष है। जो लोग चरखेकी 
रक्षा करना चाहते है उन्हें ऐसी ही खादी काममें लानी चाहिए जिसमे ताना और 
बाना दोनोका सूत हाथ-कता हो। 

प्रान्तीय. कमेटियोको खादी वेचनेकफें लिए विज्ञापन देने पडते है। इससे मुझे 
शर्म मालम होती है। हरएकको शर्त मालम होनी चाहिए। परदेशी अथवा मिलके 
बने कपडेका तो विकना, पर खादीका पडा रहना -- इसे भारतके उदयका चिह्न नहीं 
कहा जा सकता। यह तो गेहेको छोडकर भूसी खाने-जैसी बात हुई। 

चरखेके उद्धारके बिना गोरक्षा प्राय. असम्भव हो गई है। भारतके किसानोके 
पास धन नहीं है। इससे वे अपने मवेशी बेच डालते है अथवा उन्हें भूखों मारते 
हैं। जिस प्रकार भारतके आदमी दुर्वल हैं उसी प्रकार मवेशी भी दुर्बल हैं। क्योकि 
भारतकी हालत दिवालियेकी-सी हो रही है। भारत आज अपनी पुँजीपर जी रहा 
है। इससे वह पूँजी दिनपर-दिन कम होती जाती है। भारतको काफी प्राण-वायु 
ही नहीं मिल रही है। इससे उसका दम घुट रहा है। भारतको कमसे-कम चार 
मास अनिच्छापूर्वक बेकार रहना पडता है। इस प्रकार जिसे निरुयमी रहना पडता 
हो उसका विनाश न हो तो क्‍या हो? भारतके करोडो लोगोके लिए अपने खेतोका 
सहायक उद्यम चरखा ही है, दूसरा नहीं। 

[ गृजरातीसे | 
नवजीवन, ५-३-१९२२ 


४, टिप्पणियाँ 


कांग्रेसका कर 

लोगोके मनपर जिसका शासन हो उसे हमेशा कर मिल जाता है। भारतमें 
कितने ही बड़े-बड़े मन्दिर हैं। उनका खर्चे भक्‍तजन स्वेच्छासे चलाते है; उसके लिए 
किसी प्रकारका परिश्रम नहीं करना पडता। काशी-विश्वनाथके मन्दिरपर सोनेका 
कलश है। उसके लिए क्या स्वयसेवक लोग घूमते फिरे थे ? श्रद्धावान्‌ लोगोने खुद ही 
उसके लिए दान दिया। अमुतसरमें सिखोके गुरुद्वारेमें बिल्लौरका फछो है, चाँदीके 
दरवाजे हैं, गुम्बजपर सोना चढा हुआ है, इसीसे वह स्वर्णमन्दिर कहलाता है। इसमें 
जो सम्पत्ति है वह भी श्रद्धाल सिख लोगोने अपनी इच्छासे दी है। ये आलीज्ान 
मस्जिदें हम जगह-जगह देख रहे है, उनके लिए भी धन घर-घर गये बिना ही एकत्र 


टिप्पणियाँ १३ 


हुआ है। काग्रेसके लिए भी ऐसा ही होना चाहिए। यदि लोग कांग्रेसकों धर्मका और 
कर्मका साधन मानते हो, यदि मुसलमान भाई यह मानते हो कि काग्रेसके राज्यका 
अर्थ है खिलाफतका छुटकारा और मुसलमानोंकी स्वतन्त्रता, यदि हिन्दू लोग यह मानते 
हो कि काग्रेसके राज्यका अर्थ है गोरक्षा और हिन्दुओंकी स्वतन्त्रता, यदि पारसी भाई 
यह मानते हो कि काग्रेसके राज्यका मतलब है अगियारीकी रक्षा और पारसियोकी 
आजादी, यदि भारतके ईसाई-यहूदी भी ऐसा ही मानते हो तो उन सभीको अपना 
स्‍्वार्य और धर्म समझकर काग्रेसका पोषण करना चाहिए। काग्रेसका पोषण करनेके 
मानी है कि उसे कुछ और नहीं तो कर अवश्य देना। यदि यह सस्था लोकप्रिय हो 
तो उसे घनकी कमी होनी ही नहीं चाहिए। इस बातका पता थोंडे ही दिनोमे रूग 
जायेगा कि यह सस्था लोकमान्य है या नही। 

इस बार काग्रेसने कर ही छूगाया है। एक कर तो पहलेसे था--यह कि जो 
लोग उसके सभासद होना चाहते है, मतदाता होनेकी इच्छा रखते है उन्हे प्रतिवर्ष 
चार आने देने चाहिए। यह दूसरा कर ऐसा है जो उन सब लोगोको --- सरकारी 
नौकरोकी भी--फिर वे चाहे सभासद हो या न हो, जो काग्रेसको पसन्द करते 
हैं, देना चाहिए। 

जो तिलक महाराजको पूजते है वे छोग दे, जो यह मानते है कि उतके नामका 
ब्ेसे-बडा स्मारक स्वराज्य प्राप्त करना है, वे लोग दे। 

वह कर क्या है ? पिछले वर्धकी आमदनीका सौवाँ हिस्सा। अर्थात्‌ जिसे सालाना 
सौ झपया वेतन मिलता है उससे काग्रेस एक रुपया चाहती है। यह कर हलकेसे-हलूका 
कहा जा सकता है। सरकार तो बही-खाते जाँचती है, पर काग्रेस हृदयकी जाँच 
करेगी। जिसकी जैसी आमदनी हो उसके अनुसार यह रकम वह काग्रेसके दफ्तरमें 
पहुँचा दे। 

पर यह लेख लिखनेमें मेरा एक निजी हेतु भी है। प्रति सप्ताह ' नवजीवन ' की 
लगभग ३५,००० प्रतियाँ बिकती है। एक प्रतिके पढनेवालोकी सख्या कमसे-कम तीन 
मान ले तो १,०५,००० पाठक हुए। मैं उनकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। यदि उन्हें 
काग्रेसका कार्य पसन्द हो तो वे अपना कर “नवजीवन की माफंत भेज दे। प्रत्येक 
मनुष्य अपना-अपना कर सीधे भेज दे या यह भी हो सकता है कि “ नवजीवन के 
पाठक अपने मित्रोसे --- अपरिचितोसे नहीं--कर इकट्ठा कर ले और फिर स्वय 
उसे “नवजीवन ' के दफ्तरको भेज दें। पहुँचकी सूचना नवजीवन मे प्रति सप्ताह 
प्रकाशित होती रहेगी और वह रकम प्रान्तीय कमेटीके मन्त्रीको पहुँचा दी जायेगी। 

आशा है, सब लोग सचाईके ही साथ अपनी-अपनी आमदनीका भाग देगे। हाँ, 
अधिक जितना चाहे उतना दे। कम किसीको नहीं देना चाहिए। जो कम देना चाहते 
हो वे भेटके तौरपर जो चाहे सो दे। करके तौरपर तो तिलक स्वराज्य कोपमें 
कमसे-कम प्रति सेकड़ा १) ही देना चाहिए, अधिक भले ही जितना चाहे उतना 
दे। जो लोग अधिक दें सकते है वे अधिक जरूर दें जिससे न देनेवाले लछोगोकी 
रकमकी पूर्ति हो जाये। यह मात लिया जायेगा कि अधिक देनेवाले उन छोगोकी 
ओरसे दे रहे है। 


१४ सम्पूर्ण गाबी वाइमय 


इस धनका उपयोग फिलहाल तो मुख्यत. तीन कामोमे किया जायेगा। दाता 
इच्छानुसार अपनी दी हुई रकम इन तीनमें से किसी भी कामके लिए अकित कर 
सकता है, खादी अथवा चरखंका प्रचार, शिक्षा और अन्त्यजोकी सेवा। इस साहू 
शिक्षाका काम अच्छी बुनियादपर चलाना है। सरकारी विद्यालयोमे एक भी लकडकेका 
रहना मैं शर्मकी बात मानता हूँ। हम अपने शिक्षालयोकी हालत अच्छी बनाकर 
प्रत्येक बालक-बालिकाको इस ओर खीच सकते है। यदि एक भी बालक एसा निकले 
जो पाठशाला न जाता हो तो इसे भी में हा्मकी बात समझूगा। 

ये दोनों विभाग ऐसे हैं कि यदि अच्छी तरह चलाये गये तो कर देनेवालेकों 
तथा समस्त जनताकों दस गुता बदला मिल जायेगा। पिछली साल गृजरातने जो 
पन्द्रह लाख दिये थे उनका उपयोग मुख्यत इन्ही दो कार्योके लिए हुआ है। इस साहू 
अन्त्यज-सेवामे अधिक धन लगाता पडेगा। सो यदि गुजरातियोको काग्रेसका कार्य सन्‍्तोष- 
जनक मालूम हुआ हो तो वे अधिक ही धन देंगे, कम नही और उसे वसूल करनेमे 
कम मेहनत करायेगे। जनता काग्रेसका कितना आदर करती है, उसकी यह पहली 
कसौटी है। में आशा करता हूँ कि सब लोग एक-दूसरेकी राह देखे बिना अपने-आप इस 
करकों अदा कर देगे। 

सब लोग यह बात ध्यानमे रखे कि प्रान्तीय कमेटीका हिसाब-किताब बिलकुल 
ठीक है। स्थानीय ओर अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त दो लेखा परीक्षको- 
ने उसकी जाँच भी की है। वह अपना हिसाब समय-समयपर प्रकाशित भी करती 
रही है। 

अहमदाबादकी नगरपालिका 

नगरपालिका जनताके हाथमे है, सत्ता [ सरकार हारा नियुक्त | समितिके हाथ- 
में। जिस समय सरकारने समिति नियुक्त कर दी, उसी समय नगरपालिका राष्ट्रीय 
हो गई, क्योंकि समितिकी नियुक्तिके साथ ही सरकारसे जनताके चुने प्रतिनिधियोके 
सम्बन्ध टूट गये। 

इस घटनाको दो दृष्टियोसे देखा जा सकता है। सरकारनें नगरपालिका बन्द 
क्र दी, इसे यदि हम अपने लिए एक अप्रत्याशित अनिष्ट माने तब तो ऐसा नहीं 
कहा जायेगा कि नगरपालिका राष्ट्रीय हो गईं, बल्कि यही कहा जायेगा कि जनतासे 
सत्ता छीन ली गई है। किन्तु यदि हम ऐसा समझें -- और यही समझना ठीक भी 
है--कि हमारा तो लक्ष्य ही यही था कि सरकार या तो नगरपालिकाकी सत्ता 
स्वीकार करे या फिर उसे बन्द ही कर दे तो माना जायेगा कि नगरपालिका स्वततन्त्र 
हो गई है और इसलिए राष्ट्रीय भी हों गई। 

और यह सचमुच राष्ट्रीय हुई है या नही, इसका निर्णय तो नागरिकोपर निर्भर 
करता है। यदि नागरिक लोग प्रतिनिधियोमे विश्वास रखे, अपने नगरका काम उन्हीसे 
कराये तो इसका मतलब होगा कि नगरपालिका राष्ट्रीय हो गई है। किन्तु जिन 
बातोमे वे अपनी स्वतन्त्रताका प्रयोग आसानींसे कर सकते है, उन बातोमे भी यदि 
उन्होने समितिकी सत्ता स्वीकार कर छी तब तो यही माना जायेगा कि नगरपालिका 
सरकारके हाथोमें चली गई। 


टिप्पणियाँ १५ 


नागरिको और उनके प्रतिनिश्ियोकी छलाज स्वयं नागरिकोके ही हाथमे है। 
कोई भी व्यक्ति किसीको उसकी मरजीके खिलाफ अपने वशम नहीं कर सकता। 
यह अटल नियम है। हाँ, यह सही है कि हजारों मामलोमे हमे प्रतीत ऐसा ही होता 
है कि लोग बल-प्रयोगके सामने छाचार होकर काम कर रहे हैं। यदि कोई मौतका 
डर दिखाकर मुझसे कोई काम कराता है तो हम यही मानते है यह जब रदस्ती 
लेकिन यदि में मरनेपर उतारू हो जाऊँ तो मुझसे कौन क्‍या करा सकता है? इसलिए 
किसीका भी यह कहना कि अमृक काम उसने अपनी मरजीके खिलाफ किया है माना 
नहीं जा सकता। किन्तु रूढि ऐसी अवश्य है कि जब कोई व्यक्ति शरीर-बवलके सामने 
लाचार होकर कुछ करता है तो कहा यही जाता है कि उसने वह काम अपनी इच्छाके 
विरुद्ध किया। लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। आत्माकों यदि कोई बाँध या मुक्त 
कर सकता है तो वह स्वय आत्मा ही है। 

झगडहा तो सिर्फ जिक्षाके सवालपर ही था। प्रक्राश-व्यवस्था, टट्टीपानी आदिके 
मामलछेमे लगरपालिका सरकारकी इच्छाके अनुकूल ही चलना चाहती थी। गलियों और 
सद्कोपर प्रकाणकी व्यवस्था सरकार करे, इसमें हमारा कोई बडा नुकसान नहीं 
हुजा जाता था। छेकिन यह चीज हमें वरदाहत नहीं थी कि हमारे बालकोके हृदय- 
मन्दिरमे ज्ञानकी ज्योति भी सरकार ही जलाये और उनके मस्तिप्ककी सफाई भी वही 
करे। यह ज्योति, यह सफाई स्वाभाविक नहीं थी। इसलिए हमने शभिक्षाकों राष्ट्रीय 
रूप दिया। इस विषयपर हमारे और सरकारके बीच मर्तक्य नहीं हो पाया और 
वैर हो गया। यह एक ऐसी बात है जिसमें नागरिक अपनेकों सर्वोपरि सिद्ध कर 
सकते है। सरकार सडकोंको साफ करना चाहे तो करे, हमे सडकोकों साफ करनेके 
लिए उसको सौपना नहीं है, लेकिन बच्चोको तो जब हम अपनी इच्छासे सरकारी 
स्कूछोमे भेजेगे तभी वह उन्हें पढा पायेगी। इसलिए जिक्षाके सम्बन्धभे नागरिक छोग 
इच्छा-भर करनेसे अपनी स्वतन्त्रताकी रक्षा पुरी तरह कर सकते हैं। 

दिल्‍्लीसे छौटनेपर्रा मैने सुना कि छगभग सात हजार बालकोंके लछिए कोई पंतीस 
राप्ट्रीय शालाएँ तों खोली जा चुकी हैं तथा अभी ऐसी ओर भी गाछाएँ खोलनेकी 
व्यवस्था की जा रही है। यह सुनकर मुझे बहुत खुणी हुईं। मुझे उम्मीद है कि 
समिति अर्थात्‌ सरकारके स्कलोमें एक भी बालक या वालिका नहीं रह जायेगी । 

और यदि नागरिक लोग चाहे तो एक भी वालक या बालिका सरकारी स्कूलमे 
न जाये। कुछ काम तो सिर्फ हमारे आल्स्य या उदासीनताके कारण ही विगदइ जाते 
है। हमें आज्ञा करनी चाहिए कि नागरिक छोग कमसे-क्रम अपने वच्चोकी ओरसे तो 
उदासीन नहीं ही रहेगे। उसमें तो सिर्फ पैसा जुटाने और अच्छी जिकआाकी व्यवस्था 
कर देनेकी ही जरूरत है। शिक्षाका नियन्त्रण अपने हाथमे रखे तो बच्चोकों कमसे- 
कम खच्चमें अच्छीसे-अच्छी शिक्षा दी जा सकती है। 

जिन माता-पिताओने अपने वच्चोकों सरकारी स्कूलोसे निकाल लिया है, जिन 
लोगोने अपने मकान दिये है और जिन थिक्षकोने सरकारी नौकरों छोड दी है, उन्हें 


१. गांधीजी १ माचेक्रों दिल्लीसे अहमदाबाद छोटे ये । 


१६ सम्पूर्ण गाधी वादमय 


में धन्यवाद देता हूँ। आज्ञा है कि उन्होंने जो काम आरम्भ किया है उसे वे पूरा 
करेगे और आगे बढायेगे। 

अब यह सवाल है कि नागरिकोका पैसा तो समितिके हाथमे जायेगा, वे कर 
तो देगे ही। मेरी सलाह है कि अभी इस सवालपर विचार न किया जाये। यदि 
नागरिक लोग शिक्षाके कार्यक्रमको अच्छी तरह पार लगा दे तो में मानूगा कि उनकी 
पूरी जीत हो गई है। इस कामको पूरा करके ही दूसरे सवालोपर लडाई करना 
ठीक होगा। यदि अभी हम दूसरे सवालोंपर लडना शुरू कर देगे तो सम्भव है कि 
इस कामका, जो सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है, नुकसान हो। इसके अछावा दूसरे सवाल- 
पर लडाई छेडनेसे कटुता बढनेकी भी सम्भावना है। शिक्षाका कार्यक्रम तो मिठाससे 
और बिना किसी गडबडीके पूरा हो जाये, इसीमें शोभा है। यदि नागरिक लोग यह 
काम स्व॒तन्त्र रूपसे चला सके और उसमें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष किसी रूपमें जोर- 
जबरदस्ती न करे तो यह कोई मामूली बात नहीं होगी। 


व्यापारियोंको चिन्ता 


ऐसा दिखाई देता है कि व्यापारी लोग आजकल घबरा रहे हैं। उनका खयाल 
है कि वर्तमान आन्दोलनसे व्यापारका सत्यानाश हो जायेगा। यह खयाल सच नही है। 
यह आन्दोलन व्यापार या व्यापारियोके खिलाफ नहीं बल्कि व्यापारके लिए चलाया 
गया है। आज व्यापारी लछोग सौ रुपये पीछे सिफ्फे पाँच रुपये पैदा करते है और 
बाकी बाहर भेजते है। इस आन्दोलनके सफल हो जानेपर सौके-सौ रुपये ही 
व्यायारियोके घरमें रहेगे, या वे पाँच रुपये अपने घरमें रखकर पचानवे रुपये गरीबोके 
घरमे पहुँचायेगे। 

व्यापारियोको सिर्फ निर्भय होनेकी आवश्यकता है। कुछ विश्वास रखनेकी जरूरत 
है और कुछ साहस दिखानेकी आवश्यकता है। सरकार व्यापार कराती हो, सो बात 
नहीं । वह तो गुलामी और अधिक हुआ तो दल्ाली कराती है। यदि वह एक हिन्दू 
स्तानीको करोड़पति होने देती है तो उसके पीछे यूरोपमे सौ करोडपति बनाती है। 
जो व्यापारी इस सीधे हिसाबको समझ जाये वह तो इस युद्धमें कूद पडे, और यदि 
व्यापारी अपने हिस्सेका काम पूरा करे तो यह लडाई शीघ्र ही समाप्त हो जाये और 
वे तथा देश शान्तिके साथ अपने-अपने काममे लग जाये। 

कपडेके व्यापारियोंकोी अधिकसे-अधिक हिम्मत दिखानेकी आवश्यकता है। विलायती 
कपडे तथा मिलके कपडेका व्यापार छोडकर उन्हे शुद्ध खादीका ही व्यापार करना 
चाहिए। खादीका व्यापार भी ईमानदारीसे किया जाये तो खूब चल सकता है और 
सैकडों आदमी उसके द्वारा अपनी जीविका कमा सकते हैं तथा छोक-कल्याण हो सकता 
है। यह माननेका तो कोई कारण ही नही है कि व्यापारी छोग सचाईसे काम नहीं 
ले सकते। अनुभवसे व्यापारी लोग देखेंगे कि यदि वे अपने लोभकी एक हद बाँध 
ले तो उन्हे असत्यका अवलम्बन करनेकी जरा भी जरूरत न रहे। 


[ गृजरातीसे | 
नवजीवन, ५-३-१९२२ 


५, प्रावककथन 


सत्याग्रह आश्रम 
सावरमती 
५ माचे, १९२२ 
तीन महीनेसे ज्यादा समय हो गया, शराब और मादक वस्तुओकी बुराईपर 
श्री बदसल हसन द्वारा लिखी पुस्तककी टाइप की हुईं पाण्दुलिपि मेरी मेजपर पड़ी हुईं 
है। मैं उसे पढ़कर काफी हम्बा प्रावकथत लिखना चाहता था और इसीलिए प्राक्कथन 
लिखना मुल्तवी करता रहा। पर अब इसे और मुल्तवी नहीं किया जा सकता। 
श्री वदरुक् हसन कई महीनेतक मुझे साप्ताहिक यग इडिया ' के प्रकाशनसे मदद 
देते रहे है। यग इंडिया के पाठकोको शराव और अफीमखोरीकी रूतोपर लिखें उनके 
लेखोका स्मरण होगा। उनसे सरकारी रिपोर्टो और क्रमवद्ध ऑकडोका गहरा अध्ययन 
प्रकट होता है। पाठकोके सामने अब जो पुस्तक प्रस्तुत है, उसमे 'यग इडिया ' में 
प्रकाशित श्री बदरुल हसनके लेखोकों ही परिवर्धित और विस्तृत रूपमें पुन. प्रकाशित 
किया गया है। जो इन्हे पढ़ेगा वह छाम ही उठायेगा और जो सुधारक भारतको 
इस दोहरे दोपसे मुक्त करानेपर तुला है, उसे भी इससे अवश्य मदद मिलेगी। श्री 
बदरुल हसनकी पुस्तकको पढनेंसे पता चलता है कि इस आदतको किस तरह सरकारकी 
ततीतिसे बढावा मिला हैं। पुस्तकमे जो तथ्य और आँकडे पाठकोके सामने प्रस्तुत 
किये गये है, उनसे साफतौरपर पता चलता है कि भारतके छोगोंकी इन दोनो बुरी 
लतोंका सरकारने लाभ उठाकर पैसा कमाया है। ये दोनो दोप भारतमे ही बहुत गुरूसे 
मौजूद थे, इस तकंकों किसी तरहकी सफाईके रूपमे पेश नहीं किया जा सकता। 
राजस्व बढानेके लिए वर्तेमान सरकारने इस वुराईको जितना सगठित रूप दिया, उतना 
अन्य किसीने कभी नहीं दिया था। परन्तु मुझे लेखकके निष्कर्षोकों पहलेले ही जाहिर 
नहीं कर देना चाहिए। तरुण केखककों स्वयं अपनी बात सिद्ध करने दीजिए । 


मो० क० गांधों 
डिक ऐन्ड ड्रग इबिल इन इंडिया 


६. पत्र: देवदास गांधीकों 


रविवार [५ मा, १९२२ | 


चि० देवदास, 

वसुमतीबहनके बारेमे तुमने जैसा लिखा वैसा ही है। कृष्णदासको तो मै योगी 
मानता हूँ। उसकी शान्ति, धीरज, बुद्धि, एकाग्रता आदि सारे गुण अनुकरणीय है। 

अपने पत्रमें तुमने प्रइन पूछे सो ठीक ही' किया। मै अनेकान्तवादी हूँ। एक वस्तुके 
अनेक पहलुओको देख सकता हूँ। गार्ड किसी सवारीको [ बिना टठिकटके यात्रा करते 
हुए ] पाये तो यह जरूरी नहीं कि उससे पिछले चेकिंग स्टेशनसे ही किराया माँगा 
जाये। यह नीति-व्यवहार है। इसी बातको ध्यानमे रखकर मैने यह कहा था कि 
किराया आबूरोडसे नहीं दिया जा सकता। इसके सिवा, ऐसा करना तुम्हारा कर्त्त॑व्य 
तो कदापि नहीं था। ये छड़के निर्दोष भावसे सवार हुए थे। मैने यह बात स्वीकार 
की थी कि यह किराया उन्हे देना चाहिए, यानी पालनपुरसे देना चाहिए। में यह 
समझा था कि वे यह किराया देनेसे इनकार कर रहे थे। 

मॉडने स्कूलका मामला ऐसा है कि छड़कोकों युवराजके सम्मानके काममें 
जबरदस्ती घसीटा गया। इसके प्रतिकारका उपाय धरना देना नहीं था। इस चीजके 
खिलाफ आवाज उठा सकते थे। इसके सिवा मैने ऐसा समझा कि तुम्हारा कहना यह 
है कि लड़कोको सजा दी गई इसलिए तुमने धरना देनेके उपायका आश्रय लिया। 
में कहेँगा कि यह तो और भी खराब हुआ। 

अभी और कोई प्रशत पूछना हो तो पूछना। 

अब चूँकि जवाहरलाल [जेलसे' रिहा होकर| आ गये है, इसलिए तुम्हे काफी 
मदद सिद्केगी। 


बापूके आशीर्वाद 


[ पुनरच : | वक्‍तकी पाबन्दीका नियम पालना। 


मूल गुजराती पत्र (एस० एन० ७९७९)की फोटो-नतकलसे। 


१. पत्रमें जवाहरलाल नेदरुूके जेलसे रिंहा होनेका उल्केख है; उनकी रिंद्वाई ३ माचे, १९२२ को 
हुईं थी । 


७. पत्र: देवदास गांधीकों 


मौनवार [६ मार्च, १९२२ [ 


चि० देवदास, 
यह तार और पत्र यहाँ मिले है। पत्र सतीश बावूका है। इसका उत्तर तुरन्त 
देना। 
बापके आशीर्वाद 
[ पुनरच * | 


मैने तुम्हे कल उत्तर भेजा है। जब तुम्हें फुरसत मिले तब हेडमास्टर जोजेफसे 
मिल तो हछेना ही। 


मूल गुजराती पत्र (एस० एन० ७९८०) की फोटो-नकलसे। 


८. पत्र: सथुरादास त्रिकमजीकों' 


मौनवार [६ मार्च, १९२२ | 


अब तो तुम्हारा मन ज्ञान्त हो गया होगा; इसलिए ज्यादा कुछ लिखनेकी 
बात नहीं रह जाती। महादेवको अभी नहीं लिखा है। आज छिखनेका विचार है। 
यदि लिखा तो उसे लिफाफंमे रखकर तुम्हें भेज दूंगा और तुम उसे महादेवकों भेज 
देना। इससे तुम्हारी जिज्ञासा शान्त हो जायेगी। 

तुम मुझे जैसा चाहो वैसा पत्र लिख सकते हो। इसके लिए माफी माँगनेकी 
जरूरत नही। उससे में तो कुछ-न-कुछ सीख ही सकता हूँ। 

मैं अनेकान्तवादी हूँ। जेन-दर्शनेसे सबसे महत्त्वपूर्ण बात मैने यही सीखी है। 
वेदान्तमें वह गूढ रूपमें है, जेन-दर्शनमे स्पष्ट है। मैने दिललीमे जो-कुछ किया उसमें, 
और आन्दोलनको स्थगित करके मैं अब जो-कुछ कर रहा हूँ उसमें मुझे तनिक भी 
विरोध नहीं दिखाई देता। यदि में दिललीमे कडा रुख अपनाता तो वह मेरी हिसा 
मानी जाती। मेरे साथी निश्छल भावसे अपनी मुश्किकोको मेरे सामने रख रहे थे, उन्हें 
मैं कैसे दुत्कार सकता था ? लेकिन जब मैंने प्रान्तोकों स्वतन्त्रता देनेका निश्चय किया 


१. “पुनश्च ! के अन्तगत जोड़े गये भागमें स्पष्ट: मॉइने स्कूलकी उस्ती घटनाकी ओर सकेत दै 
जिसका उल्छेख गाँवीजीने देवदासकों लिखे अपने ५ माचे, १९२२ के पत्रमें किया है । 

२. ये उपलब्ध नहीं हैं । 

३- गांपीनीके भानजे । 

४. गांवीजीने २४ फरवरी, १९२२ को मखिक भारतीय कांग्रेस कमेटेकी बेठकमें सामूहिक सविनय 
अवशज्ञाकों स्थगित करनेकी सलाइ दी थी; देखिए खण्ड २२, पृष्ठ ५०५-९ । 


२० सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


तभी मेत्ते अपनी योजना बना ली और इस तरह दोनों पक्षोंकों सन्‍्तोष दिया। सर- 
कारी पक्षका मन रखनेकी तो मुझे जरूरत ही नहीं थी। इसीसे गोखलेने' मुझे दो 
विशेषण दिये थे। में जितना कठोर हूँ उतना ही कोमल हूँ, ऐसा कहकर उन्होने 
[भारत सेवक | समाज [सर्वेट ऑफ इडिया सोसाइटी | के सदस्थोको मुझे समाजमे 
लेनेकी सलाह दी थी। लेकिन वे लोग केवल मेरी कठोरता ही देख सके। में रविवार 
और सोमवार सूरतमें बिताऊंगा और मगलवारको सुबह बारडोली' जाऊँगा। 


[ गुजरातीसे | 
बापुनी प्रसादी 


९. पत्र ; ठी० प्रकाशम॒को 


सत्याग्रह आश्रम 
सावरमती 
७ माचे, १९२२ 
प्रिय प्रकाशम्‌ 

आपने भेरे भावी कार्यक्रमके विषयमे पूछा है। मैने अभी-अभी आपके नाम 

निम्नलिखित तार भेजा है; 
“ शनिवारतक अहमदाबादमे, रवि और सोमको सूरतमे, मंगलवारकों बारडोली । ” 
पर यह सरकारकी मर्जीपर निर्भर है क्योकि कानोंमे लगातार यही भनक पड़ 
रही है कि छुट्टी तो मुझे अबतक कभीकी मिल जानी थी। छोग यह भी कह रहे 
है कि सात दिनके अन्दर-ही-अन्दर मेरे सिरका बोझ उतर जायेगा। यदि वह शुभ 
घड़ी न आई तो उपर्यक्त कार्यक्रम बरकरार समझिए। यदि मैं गिरफ्तार कर लिया 
जाऊं तो आपसे तथा उन अन्य कार्यकर्ताओसे जो जेंलके बाहर रहेगे मेरी यही 
अपेक्षा रहेगी कि सर्वत्र पूरी शान्ति बनाये रखनेकी चेष्टा की जायेगी। देशमें शान्ति 
बनाये रखना ही मेरे प्रति अधिकसे-अधिक सम्मान प्रकट करना होगा। जेलमे रहते 
हुए यदि मुझे यह खबर मिली कि किसी असहयोगीने अथवा असहयोगीकी ओरसे 
किसीने एक भी व्यक्तिको जख्मी किया या उसका अपमान किया है अथवा किसी 
इमारतको नुकसान पहुँचाया तो मुझे बडा ही दुख होगा। अगर जनता या कार्येकर्ता- 
गण मेरे सन्देशको तनिक भी समझ पाये है तो वे अनुकरणीय शान्ति कायम रखेगे। 
मेरी गिरफ्तारीके दूसरे ही दिन यदि सारे हिन्दुस्तानमें सर्वया स्वेच्छासे त्यागे हुए 
विदेशी कपडोंकी बिना किसी दबावके होली जलाई जाये और लोग केवल खह्र- 
को ही उपयोगमे छानेका दृढ सकल्प कर छे, तथा पर्याप्त खादी न मिलने तक 
| हिन्दू | छोग भारतके शानदार मौसमको देखते हुए एक छोटी धोतीसे काम चला हे 


१. गोपालकृष्ण गोखढे (१८६६-१९१७) । 
२. टी० प्रकाशम्‌ ( १८७६-१९०७ ); स्वराव्यके सम्पादक, “ आन्ञ-केपतरी के नामसे विख्यात मद्रासके 
मुख्य मनत्री । 


तार; टी० प्रकाशम्‌कों २१ 


और मुसलमान अपनी धामिक रीतियो द्वारा अपेक्षित कमसे-कम कपड़ा पहनकर गुजर 
कर ले तो नि सन्देह मुझे सनन्‍्तोप होगा। कार्यकर्त्ताओने अबतक चरखा चलाना शुरू 
नही किया है। वे अब चरखेका जोरोसे प्रचार करने छगे है और चरखोकी माँग बड़ी 
तेजीसे बढ गईं है। यह सुनकर भी मुझे बड़ी खुणी होगी। भावी कार्यक्रमके वारेमे 
में जितना अधिक विचार करता हूँ और हमारे बीच अलक्षित रूपसे हिसाकी भावना 
निश्चय ही बढ़ते जानेंकी जितनी अधिक खबरें मिलती जाती है उतना ही अधिक 
मेरा यह विचार पक्‍का होता जाता है कि अभी व्यक्तिगत सत्याग्रह गुरू करना भी 
गलत होगा। अपने अनुयायियोकी सख्या बहुत विधाल बता सकतेक्रे फेरमे असत्य आचरण 
करनेकी अपेक्षा सत्य-पथपर चलते हुए सारे संसारसे परित्यक्त हो जाना कही अच्छा 
है। हमारी सख्या अधिक हो अथवा नगण्य, जवतक हमे अहिसापर विश्वास है तबतक 
रचनात्मक कार्यक्रमका पूरा-पूरा पान किये बिना छुटकारा नहीं मिल सकता। अगर 
हम उसपर आज अमल करते है तो कल ही सारे देशकों सविनय अवज्ञाके लिए 
तैयार समझिए । और थदि आप यह नहीं कर सकते तो व्यक्तिगत सत्याग्रह भी नहीं 
छेडा जा भकता। और यह कोई कठिन काम नहीं है। अगर अखिल भारतीय और 
प्रान्तीय काग्रेस कमेटियोके सभी सदस्योंको यह विश्वास हो जायें कि सविनय अवज्ञासे 
सम्बन्धित मेरी शर्तें सही हैं तो यह आन्दोलन शुरू किया जा सकता है। पर 
अफसोस है कि उनको ऐसा विश्वास अभीतक नहीं हुआ है। नीति तो एक अस्थायी चीज 
होती है; उसमें रहोवदल किया जा सकता है, लेकिन जबतक कोई नीति ठीक मानी 
जा रही है तवतक उसपर पुरे उत्साह और पूरी रूंगनके साथ अमर करना ही पडेगा। 


हृदयसे आपका, 
अग्रेजी प्रति (एसम० एन० ७९७३)की' फोटो-नकलसे | 


१०० तार; दी० प्रकाशम॒कों 


[८ मार्च, १९२२ | 


वेंकटप्पैयाकी गिरफ्तारी सुनकर खुशी। आजा है कोई हडताल, प्रदर्शन, 
सविनय अवज्ञा यहॉतक कि मानसिक क्षोम भी नहीं होगा बल्कि रचना- 
त्मक कार्यक्रपमर अमर करनेका दुढ सकलल्‍प किया जायेगा। वेकटप्पैयाके 
प्रति प्रेम रखनेवाले हरएक ओआमन्ध्रवासीके लिए सर्वाधिक प्रभावकारी 
प्रद्शश होगा समस्त विदेशी वस्च्रोका परित्याग, अस्पृद्यता निवारण और 
कृताई। आपकी जरूरतोंपर ध्यान दे रहा हूँ। 


गांधी 
[ अंग्रेजीसे | 
सेवन मन्व्स विद महात्मा गांधी 
१. देखिए “ देशभक्तकी गिरफ्तारी ”, ९-३-१९२२ । 


११. पन्न ः सगनलाल गांधीको 


बुधवार [८ मार्चे, १९२२ | 
चि० भगनलाल, 
डा० मेहताने' रतुके लिए एक आदमीकी माँग की है। उसका विचार करते 
हुए मुझे सुरेन्द्रके अलावा और कोई नही सूझता। इस कामके लिए धीरज, प्रेम 
और तितिक्षा चाहिए। सुरेन्द्रसे पूछना वह लिहाजके कारण हाँ न करे। वह रतुको 
साथ लेकर चाहे तो घूमे-फिरे और उसे जीत ले तो यहाँ ले आये। लेकिन यदि 
उसकी मर्जी न हो तो भल्ते ही इनकार कर दे। तुम्हे इसका कोई दूसरा उपाय 
सूझे तो बताना। सुरेन्द्र जानेका विचार करे तो मुझसे बारडोलीमे मिल ले और फिर 
चला जाये। यदि वह जानेका निर्णय करे तो डाक्टरकों तार देकर पूछना कि क्‍या 
हम सुरेन्द्रको भेजे। मैं यह पत्र अजमेर जाते हुए लिख रहा हूँ। वहाँसे शुक्रवारको 
वापस आऊंगा। 


बापूके आशीर्वाद 


गाधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ५९८७)से। 
सौजन्य . राधाबहन चौधरी 


१२. पत्र: एस्थर सेननकों 


अजमेर 
८ मार्च, १९२२ 

रानी बिटिया, 
यहाँ में केवल एक दिनके लिए आया हूँ। तुम्हे पत्र लिखनेका अवकाश मुझे 
यही मिल पाया है। तुम्हारी उछल-कूद भरी आजादी तो छिन गई; लेकिन दूसरे 
व्यक्तिके जीवनमें भागीदार बनकर तुम उससे कुछ ज्यादा ही पा गईं हो। विवाहका 


१. गांधीजी इस तारीखकों अजमेर पहुँचे थे । 

२. भगनछाल खुशालूचन्द गांधी (१८८३-१९२८ ); गांधीजीके भतीजे । 

३. डावटर प्राणनीवन मेहता, गांधीजी जब हन्दनमें विद्यार्थी थे, ये तभीसे उनके मित्र ये । 

४. सम्भवतः भदमदाबादके सुरेन्द्र मेढ़, जिन्होंने दक्षिण भाक़िकामें सत्याग्रह आन्दोलनमें भाग 
ल्यि था। 

५, एस्थर फेरिंगको गांवीजी अपनी बेटी मानते थे । वे भारतमें ढेनिश मिशनरीकी तरह भाई 


थीं और बादमें साबरमती आश्रममें रदने छगी थीं | कालान्तरमें उन्होंने ० के० मेननसे विवाह कर 
ल््यि था ॥ 


अहिसा २१ 


यदि कोई अर्थ है तो यही है कि वह अधिक आत्म-समर्पणकी विशाम ले जाये। आगे 
चलकर यही हम सबको करना है। दो असमान (भासित होनेवाले) व्यक्तियोंके परस्पर 
आत्म-समर्पणका अर्थ अधिक स्वतन्त्रता है, क्योकि यह किसी महत्तर उत्तरदायरित्वकी 
प्रतीति है। महत्तम उत्तरदायित्वका पालन ही अधिकतम स्वतन्त्रता है। यह ईदवरके 
प्रति पूर्ण आत्म-समपंणसे ही प्राप्त होती है। 

में जानता हूँ कि तुम जब भी हो सकेगा अवध्य आओगी। यदि मैं जब भी न 
पकड़ा गया तो में कुछ समयतक गुजरातसे बाहर नहीं जाऊँगा। मेरी गिरफ्तारीके 
बारेमे तरह-तरहकी अफवाहें है। 

कुमारी पीटसेंनपर' मेरा एक पत्र चढा हुआ है। 

तुम सबको प्यार सहित, 


तुम्हारा, 
बापू 


नेशनल आर्काइवठ्ज् ऑफ इडियामे सुरक्षित मूल अग्रेजी पत्रकी फोटो-नकल तथा 
माई डियर चाइल्ड से। 


१३. अहिसा 


जब कोई मनुष्य यह कहता है कि में अहिसापरायण हूँ, तब उससे यह आशा 
की जाती है कि यदि उसे कोई हानि पहुँचाये तो वह उसपर क्रोध न करे, उसका 
नुकसान न चाहे, वल्कि उसकी भलाई ही चाहे। न वह उसके प्रति अनर्गेल प्रलाप 
करेगा और न उसे किसी तरहकी गारीरिक चोट ही पहुँचायेगा। वह तो अन्यायकर्ता 
द्वारा किये गये अपने हर तरहके नुकसानकों सहन ही करेगा। इस तरह अहिंसा पूर्ण 
निर्दोपिताकी अवस्था है, और पूर्ण अहिसाका अर्थ है प्राणिमात्रके प्रति दुर्भावका पूर्ण 
अभाव। इसलिए अहिंसामे मनुष्यसे नीचेकी कोटिके प्राणियो, यहाँतक कि हानिकर 
की ड्रेमकोड़ो और पशुओका भी समावेश है। उनकी सृष्टि हमारी विनाज्क प्रवृत्तियो- 
का पोषण करते रहनेके लिए नही हुईं है। यदि हम सृष्टिकर्त्ताके हेतुको समझ पाते 
तो हमें इस बातका पता छूग़ जाता कि उसकी सृष्ठिमे उन जीवोका उचित स्थान 
क्या है। अतएवं अहिसाका क्रियात्मक रूप क्‍या है? प्राणिमात्रके प्रति सदभाव। यही 
शुद्ध प्रेम है। क्या हिन्दू शास्त्र, क्या 'बाइविर” और क्या कुरान, सब जगह मुझे 
तो यहीं दिखाई पड़ा है। 

अहिंसा एक पूर्ण स्थिति है। सारी मनुष्य-जाति इसी एक लक्ष्यकी ओर स्वभावतः 
परन्तु अनजाने बढ रही है। मनुष्य जब अपने तईं निर्दोषिताकी साक्षात्‌ मूर्ति बन 
जाता है तब वह कुछ दैवी पुरुष नहीं हो जाता। उसी अवस्थामें वह सच्चा मनुष्य 


१, एन मेरी पीटर्सन, एक्र ढेनिश मिशनरी । 


२४ सम्पूर्ण गाधी वाहःमय 


बनता है। आजकी अवस्थामे तो हम कुछ अशोमे मनुष्य और कुछ अशोमे पशु है। 
हम घूँसेके बदले घूँसा जमाते है, ऐसा करते हुए दाँत पीसते है और अऊपरसे 
अपने दर्प और अज्ञानके वशीभूत होकर इसे मनुष्य जातिके अस्तित्वकों सचमुच सार्थक 
बनाना तक कह डालते है। हम ढोग रचते है कि प्रतिहिसा मनुष्यकी स्वाभाविक 
प्रवृत्ति है और हमारा इसके बिना काम ही नहीं चछ सकता। परन्तु इसके विपरीत 
धर्मेग्रन्योमे तो हम यह पाते है कि प्रतिहिसाको कही भी अनिवार्य कत्तंव्य नहीं माना 
गया है, उसके लिए केवल छट-भर दी है। अनिवारये कत्तंव्य तो सयम है। प्रतिहिसा 
एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें न जाने कितने नियमों और उपनियमोके पालन करनेका 
ध्यान रखना पडता है। और सयम तो हमारे जीवनकी सहज सरल गति है। बिना 
पूर्ण सयमके मनुष्य पूर्णावस्थाकों पहुँच ही नहीं सकता। इस प्रकार सहनशीलता 
सथम --- ही मनृष्य-जातिका विशेष धर्म है। 

लक्ष्य तो हमेशा आगे-ही-आगे खिसकता रहता है। ज्यो-ज्यों अधिक प्रगति 
होती जाती है त्यो-त्यों हमें अपनी अयोग्यताका अधिकाधिक आभास होता है। सन्तोष 
तो प्रयत्नमे है, अभीष्ठ सिद्धिमे नहीं। पूर्ण प्रयत्न ही पूर्ण विजय है। 

अतएव, यद्यपि मैं सदासे भी अधिक आज इस बातकों महसूस करता हूँ कि 
में अपने लक्ष्ससे बहुत दूर हूँ, तथापि मेरे लिए तो पूर्ण प्रेमका सिद्धान्त ही अपने 
अस्तित्वका नियम है। जब-जब मुझे असफलता मिलेगी, में असफलरताके कारण और 
भी अधिक निदरचयके साथ प्रयत्न करूँगा । 

लेकिन में कांग्रेस और खिलाफत सगठनके द्वारा इस सर्वोपरि सिद्धान्तके 
अमलका प्रचार कर ही नहीं रहा हूँ। में अपनी मर्यादाओकों खूब अच्छी तरह 
जानता हूँ। में जानता हूँ कि ऐसा प्रयत्त असफल ही रहेगा। सारे मनुष्य-समाजसे 
यह आशा करना कि वे सब एकबारगी इस सिद्धान्तके अनुसार चलने हछगेगे, इस 
सिद्धान्तके रहस्यका अज्ञान सूचित करता है। लेकिन फिर भी काग्रेसके मचसे में उस 
सिद्धान्तसे निकले नियमोका प्रचार तों अवश्य कर रहा हूँ। काग्रेस तथा खिलाफत 
समितिने तो इस सिद्धान्तसे निकलनेवाले निष्कर्षोका एक अंश-मात्र स्वीकार किया 
है। यदि कार्यकर्ता लोग सच्चे हो, तो थोडे ही समयमें यह बात जानी जा सकती 
है कि विशाल जन-समूहपर सीमित परिमाणमे उसका प्रयोग किस तरह किया जा 
सकता है। केकिन वह सीमित परिमाण भी तभी खरा ठहर सकता है जब कि वह 
भी उसी कसौटीपर कसा गया हो; जिसपर सम्पूर्ण सिद्धान्त । एक बूँद पानीमें वे सब 
गुण-धर्म होने चाहिए जो एक पूरे सरोवरके पानीमे होते हँ। अपने भाईके साथ में 
जिस अहिसाका व्यवहार करूँगा, वह सारे विश्वके प्रति मेरी अहिसासे भिन्न नहीं हो 
सकता । जब में अपने श्रातृ-प्रेमको सारे विश्वतक व्यापक करूँ तो उस अवस्थामे भी 
उसे सत्यकी कसौटीपर खरा उतरना चाहिए। 

जब किसी नियमका व्यवहार देश और कालकी मर्यादासे बॉध दिया जाता है, 
तब उसे व्यवहार-नियम या व्यवहार-धर्म कहते है। अतएवं उच्चतम व्यवहार-नियमका 
पालन ही उस सिद्धान्तका पूर्ण रूपसे पालन करना है। लेकिन हम प्रामाणिकताका 
व्यवहार चाहे नीति समझकर, करे, चाहे सिद्धान्त समझकर, जबतक वह प्रामाणिकताके 


साथ व्यवहृत होती है, तबतक वह तिद्धान्त ही है। ईमानदारीकी व्यवहार-नियमके 
तौरपर माननेवाला दुकानदार भी वैसा ही और उतने ही गज कपडा देता है, जितना 
कि ईमानदारीको धर्म समझनेवाला दुकानदार। दोनोमे फर्क केवछ इतना ही है कि 
चतुर दुकानदार अपनी ईमानदारीको उस समय छोड देगा जब उसमे उसे लाभ दिखाई 
नहीं देगा और उसपर श्रद्धा रखनेवाला दुकानदार अपना सर्वस्व गँवा देनेपर भी उससे 
मुँह नहीं मोडेगा। 

पर असहयोगियोकी राजनैतिक अहिंसा इस कसौटीपर ज्यादातर खरी नहीं उत- 
रती। इसीसे यह सघर्प लम्वा खिंचता जा रहा है। इस कारण अग्रेजोकी दुराग्रही 
प्रवृत्तिको दोष नहीं देना चाहिए। प्रेममे पत्थर तककों पिधला देनेंकी शक्ति होती है। 
में इस बातकों जानता हूँ, अतएवं अपने इस विचारकों मै त्याग नहीं सकता। यदि 
अप्रेजों अथवा दूयरे लोगोपर इसका यथेष्ट असर नहीं होता, तो इसका अर्थ यही है 
कि या तो वह प्रेताग्नि ही हमारे अन्दर नही है या वह पर्याप्त रूपसे प्रचण्ड नहीं हे । 

हमारी अहिंसा बलवान्‌की अहिसा भले ने हो, पर उसे सच्चे लोगोकी ऑहसा 
जरूर होना चाहिए। यदि हम अहिसापरायण होनेका दावा करते है तो हमें उस 
घडीतक अग्रेज अथवा अपने सहयोगी भाइयोको हानि पहुँचानेंका इरादा कदापि 
नहीं करना चाहिए जबतक हम अपना यह अहिसापरायणताका दावा छोड नहीं देते। 
लेकिन हममें से अधिकाश लोगोने नि सन्देह उन्हे नुकसान पहुँचाना चाहा है। यदि 
ऐसा किया नहीं है तो उसका कारण या तो हमारी कमजोरी है या यह अ्रान्ति है 
कि केवल शारीरिक हानि न पहुँचानेसे ही हमारे अहिसा-ब्रतका यथोचित पालन हो 
जाता है। हमारी अहिसाकी प्रतिज्ञामें तो भविष्यमें भी प्रतिहिसा करनेकी सम्भावना 
नही बचती। किन्तु जान पडता है कि दुर्भाग्यसे हममे से कुछ लोगोनें आज नहीं तो 
भागे चलकर बदला लेनेकी ठान रखी है। 

मेरे आशयका गरूत अर्थ न छरूग्ा लिया जाये। में यह नहीं कहता कि अहिसाकों 
व्यवहार-नियमके तौरपर माननेमे आगे इस नीतिका त्याग कर चुकनेपर भी, प्रतिहिसाकी 
सम्भावना नहीं रह जाती। कि्तु यदि सगम्राममें हमारी विजय हुई तो निश्चय ही 
प्रतिहिसाकी सम्भावता नहीं बचती। इसलिए जबतक हम अहिसाकों व्यवहार-नियमके 
तौरपर मानते है, तबतक हम अमली तौरपर अपने अंग्रेज हाकिमों तथा उनके मह- 
योगियोके साथ मित्रताका बरताव करनेपर बाध्य हैँं। जब मैने यह सुना कि भारतके 
कुछ स्थानोमे अग्रेज अथवा जाने-माने सहयोगी इधर-उधर बेखटके आ-जा नहीं सफते 
तो मुझे शर्म मालूम हुईै। उस दिन मद्रासकी एक सभामें जो छूज्जाजनक दृध्य दिखाई 
दिया, वह अहिसाके पूर्ण अभावका सूचक था। जिन लोगोने यह समझकर कि उस 
सभाके सभापतिने मेरा अपमान किया है उन्हें झोर-गुल मचाकर बोलनेतक नहीं 
दिया, उन्होंने न केवल खुदकों बल्कि अपनी नीतिकों भी कलेकित किया। उन्होंने 
अपने मित्र और सहायक श्री एन्ड्रयूजके' हृदयकों चोट पहुँचाई। उत्होने खुद अपतये 


१. चाह्स फ्रेपर एन्‍्द्रयून ( १८७१-१९४० ); अंग्रेज घमे-प्रचारक, ठेखक, शिक्षाविद्‌ और गांधीजीके 
एक धनिष्ठ सदपोगी । 


२६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


ही उद्देश्यकी हानि कीं। यदि उक्त सभापति महोदयकी यह धारणा हो कि म धूर्त 
हैँ तो उनको वैसा कहनेका पूरा अधिकार था। किसीका अज्ञान हमारी उत्तेजनाका 
कारण नहीं होता चाहिए। और फिर असहयोगी तो बड़ीसे-बडी उत्तेजनाकों भी तरह 
देनेकी प्रतिज्ञासे बचे हुए है। उत्तेजगाका अवसर तो तब होगा जब मे धूत व्यक्तिकी 
तरह आचरण कहरूँ। में सानता हूँ कि यदि वैसा अवसर आये तो हर असहयोगीको 
अहिसाका अपना ब्रत तोड़ देनेका पुरा हक होगा और कोई भी असहयोगी अपनेको 
गुमराह करनेके जुर्ममे मेरी जानतक ले लेनेका पूर्ण अधिकारी होगा। 

यह तो हो सकता है कि इतने मर्यादित रूपमें भी अहिसाको अपनाना अधिकांश 
लोगोके लिए सम्भव न हो। हो सकता है कि उनका स्वार्थ रहते हुए भी छोगोंसे 
इस बातकी आज्ञा न रखी जाये कि जहाँ अपने प्रतिपक्षीकों वे हानि नहीं पहुँचा रहे 
है, वहाँ हानि पहुँचानेंका इरादा तक न करे। यदि स्थिति ऐसी हो तो ईमानदारीका 
यही तकाजा है कि हम अपने सघर्षके सिलसिलेमें अहिंसा ' शब्दका प्रयोग करना छोड़ 
दे। केकिन इसका यह अर्थ नही कि अगर हम अहिसाकों छोडे तो विकल्पमे तुरन्त 
हिसाको अपनाना आवश्यक है। उस अवस्थामें होगा यह कि लोगोसे अहिसाके अनु- 
शासनका पालन करनेके लिए नहीं कहा जायेंगा। तब मुझ जैसा मनुष्य यह महसूस 
ने करेगा कि चौरीचौराकी जिम्मेदारी मेरे सरपर है। इस मर्यादित अहिसाकी 
विचारधारा तो उस गुमनाम अवस्थामे भी, फलती-फूलती रहेगी और उसके कन्धोसे 
उतरदायित्वका वह गुरुतर भार भी नही रहेगा, जिसे वह आज वहन कर रही है। 

प्रन्तु यदि अहिसाको हीं इस राष्ट्रका व्यवहार-धर्म बने रहना है, तो मानव 
समाज और राष्ट्र दोनोकी प्रतिष्ठाके विचारसे हमें उसका अक्षरश तथा निष्ठाके साथ 
पालन करना ही पडेगा। 

और यदि हम इस व्यवहार-धर्मके अनुसार चलनेका इरादा करते हो, यदि 
हम उसके कायल हों, तो हमें तुरन्त ही अंग्रेज तथा सहयोगी भाइयोंका समाधान 
करना चाहिए; और उनसे इस बातका प्रमाणपत्र हासिल कर लेना चाहिए कि वे 
लोग हमारे बीचमें अपने-आपको पूरी तरह सुरक्षित समझते है और उनके तथा हमारे 
विचारोमें तथा राजनीतिक दृष्टिमे जमीन-आसमानका फक होते हुए भी वे हमें अपना 
मित्र समझते है। अपने मान्य अतिथियोके तौरपर अपनी राजनीतिक सभाआओमे हमे 
उनका स्वागत करना चाहिए। जिन सभाओंका सम्बन्ध किसी दल या मतसे न हो, 
वहाँ तो हम उनको अपने साथियोकी तरह ही माने। हमे ऐसी सभाओंका आयोजन 
भी करना चाहिए। हमारी अहिंसासे हिंसा, हेष और दुर्भाव निष्पन्न नहीं होने चाहिए। 
दूसरे मर्त्य बान्धवोकी तरह हमारी कसौटी भी हमारे अपने कार्य ही होगे। स्वराज्य- 
प्राप्त लिए अहिसात्मक कार्यक्रम बनानेका मतलब ही अपना काम अहिसात्मक 
रीतिसे चलानेकी योग्यता है। और इसका अर्थ है आज्ञा-पालनका भाव पैदा करना। 
श्रीयृत चचिकका,, जो कि केवल पशु-बलके हीं मन्त्रको जानते है, यह कहना बहुत 
ठीक है कि आयरलैडका प्रश्न भारतके प्रइनसे अलूग प्रकारका है। उनके कथनसे यही 


१, सर विन्ट्टन चचिल ( १८७४-१९६५ ) बिटिश राजनीतिश; भोर लेखक । 


अहिसा २७ 


आशय निकलता है कि आयरलैडवालो ने हिंसाके मार्गपर चलकर स्वराज्य प्राप्त किया 
है, अतएव यदि आवश्यकता पडी तो वे हिसा-बलके द्वारा उसकी रक्षा भी कर 
सकेंगे। इसके विपरीत यदि भारत वास्तवमे अहिसाके द्वारा स्वराज्य प्राप्त कर ले, 
तो उसे प्रधानतः अहिसात्मक उपायोके द्वारा ही उसकी रक्षा भी करनी होगी। और 
इसे श्री चचिल तभी सम्भव मानेगे जब भारत अपनी योग्यता इस सिद्धान्तको 
अपने उदाहरण द्वारा प्रत्यक्ष करके सिद्ध कर दे। और यह बात तबतक अशक्य है 
जबतक समाजमें अहिसाका इतना प्रवेश नहीं हो जाता कि जिससे लोग अपने सामु- 
दायिक अर्थात्‌ राजनीतिक जीवनमे अहिंसाकों अपना छे, दूसरे शब्दोंमे फौजी हुकूमतके 
बजाय, जैसा कि आज है, देशमे गैरफौजी हुकूमतकी प्रधानता हों जाये। 

अतएव अहिसात्मक साधनोंसे स्वराज्य प्राप्त करनेके दौरान अव्यवस्था और 
अराजकताको थोड़े समयके लिए भी कोई स्थान नहीं मिक्त सकता। अहिसाके वल्पर 
प्राप्त स्व॒राज्य तो एक उत्तरोत्तर शान्तिपूर्ण ऋान्ति होगी-- ऐसी विकासशील क्रान्ति 
कि सत्ता चन्द लोगोंके हाथोसे निकलकर सहज ही जनताके प्रतिनिधियोंके हाथोमे 
इस तरह जा पहुँचेगी जैसे किसी सुपोषित वृक्षकी डालसे पूरी तरह पका हुआ फल 
टपक पडता है। में फिर कहता हूँ कि सम्भव है वह घडी आये ही नहीं, फिर भी 
में जानता हूँ कि अहिंसाका इससे घटकर कोई अर्थ ही नहीं हो सकता। और यदि 
वर्तमान कार्यकर्त्तागण अपेक्षाकृत इससे अधिक शान्तिमय वातावरण तैयार हो जानेकी 
सम्भावनाकों न मानते हों, तो उन्हें चाहिए कि वे अहिंसात्मक कार्यक्रकों तिलाजलि 
दे दें और इससे बिलकुल भिन्न दूसरा कार्यक्रम तैयार कर ले। यदि इस खयालकों 
मनमें छिपाये हुए कि आखिरको तो हमें शस्त्रास्त्रोके बलपर ही अंग्रेजोसे अधिकार 
छीनना है, हम कार्यक्रमकों उठायेगे तो हम अपने अहिसाके दावेके प्रति झूठे ठहरेगे। 
यदि हमें अपने इस कार्यक्रमपर विश्वास है, तो हमें यह मानना ही पड़ेगा कि 
अंग्रेज छोग जितने शस्त्रवलसे निस्‍्सन्देह प्रभावित हो जाते है, उतने प्रेमबलसे नहीं 
होगे, ऐसी बात नही है। जो लोग इसके कायल नही है उनके लिए दो रास्ते है। 
एक तो है कौंसिले, जो निस्सन्देह उनके लिए अनुभवकी पाठशालाएं हूँ, जहाँ उन्हें 
पीढी-दर-पीढी अपमानित होते रहनेके बाद अक्ल आयेगी, दूसरा विकल्प है ऐसी 
भयानक और त्वरित घढित होनेवाली रक्तमयी क्रान्ति, जैसी संसारमे कभी देखी नहीं 
गई। ऐसी कऋ्रान्तिमे शरीक होनेकी मुझे जरा भी इच्छा नहीं है। और मे स्वेच्छापुवक 
उसे आगे बढानेका साधन बननेको तैयार नही हूँ। मेरी समझके अनुसार हमारे सामने 
दो ही विकल्‍प हैं“ या तो हम अहिंसाको और उसके आवश्यक अंगके रूपमें असह 
योगको अपनायें, या फिर अनुक्रियात्मक सहयोगकी नीति अपनाये अर्थात्‌ सहयोगके 
साथ-साथ रोडे अठकानेकी नीति अपनाये। 

| अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया; ९-३-१९२२ 


१४, चौरीचोराके बाद 


सम्पादक 

“घंग इंडिया 

महोदय, 

गोरखपुर जिला कांग्रेस कम्ेटीकी ओरसे हाता तहसीलसें छः व्यक्ति इस 
बातके लिए नियुक्त किये गये थे कि वे गाँवोंसे फिरसे सामान्य जीवनकी 
स्थापनामें सहायक हों। में उनसे से एक था। हाता तहसील चौरीचौरासे लगी 
हुई है। वहाँ थोड़े ही दिनोंके निवास-कालमें सेरे पास पुलिसके निरंकुश अत्या- 
चारोंकी खबरोंकी हर तरफसे भरमार रही। धनावटीसे यह खबर सिली (और 
मुझे उसे गलत साननेकी कोई वजह नजर नहीं आती) कि पुल्सने लोगोंसे 
चौरीचौराके मामलेमें फॉस लेनेका डर दिखाकर रिध्वतके तौरपर रुपये ऐंठे। 
मुझे गाँवोंका दौरा करते समय, उसरीमें अधिकृत रूपसे बताया गया कि देव- 
गॉवके तीन व्यक्ति --- छत्रधारी, राम खगीद और असमछसे पुलिसके घुड़सवारोंने 
भाले दिखाकर, ऋमदाः दस रुपये, दो रुपये और एक रुपयेकी रकमें ली हे। 
लोगोंको ऋरतापुर्वक मारने-पीटनेकी खबरें भी सिलीं। उभाँव गॉवके भगेलआ 
कोरीके दरीरपर बेरहसीसे बरसाये गये कोड़े था बेतोंके गहरे-गहरे निशान तो 
खुद मेने अपनी आँखों देखें। पीटनेके बाद उससे एक रुपया भी छीन लिया गया 
जो कांग्रेसके कोषका था। में ऐसे लोगोंकों जानता हूँ जो सचमृच लूट गये 
है। थदि सरकार इन खबरोंका खण्डन करती है तो जो आरोप मेने लगाये 
हैं उनकी सचाई सिद्ध करनेकी जिम्मेदारी मेरी होगी। 
यह निविवाद है कि पुलिसके बहुतसे कारनासे तो जनताके सामने कभी 

आते ही चहीं। बेचारे खालाबादियों (बस्ती तहसीलके लोगों )पर जो अगणित 
मुसीबतें ढाई गईं गौर वे उन्हें जिस असीम धेर्येके साथ सह रहे हे, यदि 
आपकी इसका पता लगे तो आप उनपर आशीर्वादोंकी वर्षा किये बिना नही 


रहेगे। 
सुबशेंव भवन आपका, 
इलाहाबाद, २८-२-१९२२ जंगबहादुर सिह 


चौरीचौरामे जन-समूहका अपराध कुछ भी क्यो न रहा हो, विभिन्न सवाद 
दाताओने पुलिसके जिन अत्याचारोकी खबरे भेजी है वे अत्याचार सर्वेथा अन्यायपूर्ण हे। 


टिप्पणियाँ २९ 


लोगोंके पास इनका यही इलाज है कि इन अत्याचारोंके बावजूद वे पुल्सिसे प्रेम करे 
और उसे गलत रास्तेसे हठाये। 

[ अग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, ९-३-१९२२ 


१५. टिप्पणियाँ 


किकत्तेव्य विमढ़ 

लाहोरसे एक सज्जनने ३ मार्चकों लिखा है 

बारडोलीके फंसलेके वारेमें जो भी तथ्य प्रकाश्षमे आये हे, उनसे ऐसा 
लगता है कि यह फेसलछा या तो पण्डित मालवीयके' प्रभावमें आकर या अहिसा- 
की किसी क्लिष्ट कल्पनाके कारण किया गया है। यदि पहली बात है तो 
यह बहुत ही अनुचित है, और यदि दूसरी हैँ तो अत्यन्त अविबेकपूर्ण हे। 
क्या यह ठीक नहीं है कि कांग्रेसका आदर्श स्वराज्य है, अहिता नहीं? लोगोंने 
अऑहिसाको आस तौरपर अपना लिया है, जो कांग्रेसके उद्देश्यके लिए नि३चय 
ही पर्याप्त होता चाहिए। बम्बई और गोरखपुर-जेसी अहिसा-भंगकी इक्की-दुक्‍्की 
घद्माओंके कारण पुरे आन्दोलनकों ठप कर देना मेरी समझमें नहीं जाता। 
और पदि एम० पॉल रिचर्डका यह फहना सच है कि आप अईहसाकी सार्फत 
एक विदव-नेता बननेकी सहत्वाकांक्षा रखते हे, चाहे इसके लिए भारतीय 
हितोंकी हानि ही क्यों न होती हो, तो यह निशुचय ही एक अशोभनीय और, 
भाफ कीजिए, बेईबानीकी बात भी है। 

ओर फिर क्या आपने आन्‍न्दोलनको! सहसा रोक देनेके परिणामोपर विचार 
कर लिया है? नतीजा श्री मॉन्टेग्यूडी ध्कीके रूपमें हमारे सामने हे। हलॉर्ड 
रीडिग और उनकी सरकारका रुख हमारे प्रति जितना कठोर आज है उतना 
पहले कमी नहीं था। उसने रूगभग घुटने टेक दिये थे। जहाँतक जनताका 
सवाल है, विभिन्न वर्गों ओर जन-साधारणमें भी आमतोरपर अविश्वासकी भावना 
व्याप्त है। लोगोंके साथ इस तरह खिलवाड़ करना खतरनाक बात हे। उनकी 
इस झुँझलाहट और निराशासे यह प्रकट होता है कि वे यह संघर्थ प्राण-पणसे 
चला रहे थे। क्या आपको यह दिखाई नही देता कि इससे लोगोंकों बड़ा धक्का 
लगा है और इत तरहके एक-दो आघात और हूगे कि लड़नेत्रालोंका हौसला 
पस्त हो जायेगा। 
१, पण्डित मदनमोहन मालवीय (१८६१-१९४६ ) । 


२. भारत-मन्त्री, १९१७-२२ । 
३. छोंढे रीडिंग (१८६०-१९३० ); भारतके वाइसराय और गवनेर जनरल, १९२१-२६ । 


३७ सम्पूर्ण गार्धी वाहमय 


इसके अलावा, मेने जिस्सेदार मुसलूमानोंकों हिल्‍्दुओंतक से सहयोग बरदे 
कर देनेकी बाते करते सुना है। उनके लिए यह रूड़ाई धामिक है, बल्कि कहना 
चाहिए कि जिहाद है। जिहाद खुदाका और पेगम्बरका फरमान है। इसे शुरू 
करना और जब जी चाहे रोक देना कोई मजाक नहीं है। वे कहते हे कि 
अगर हिन्दू अलग हुद जाते हे तो हमें खुद अपना रास्ता निकालना चाहिए। 
इसे लेकर मेरा सन बेचेन है। क्‍या आप मेरी बेचेनी दूर करनेका कष्ठ करेंगे? 


पत्र-लेखकके प्रति सहानुभूति हुए बिना नहीं रह सकती। यह पत्र उसी मनो- 
वृत्तिका द्योतक है जिसके दर्शन मुझे दिल्लीमें हुए थे। में यह तो पहले ही साफ-साफ 
बता चुका हूँ कि पण्डित मालवीयजीका बारडोलीके फैसलेसे कोई सम्बन्ध नही है; 
और न इसका अहिसाकी किसी क्लिष्ट कल्पनासे ही कोई सरोकार है। लेखकका 
पत्र इस निर्णयका पूर्ण औचित्य सिद्ध कर देता है। मेरे निकट बारडोलीका फैसला 
सीमित अहिसाकी राष्ट्रीय प्रतिज्ञाका युक्तियुक्त परिणाम है। में इस मतसे पूर्णतया 
सहमत हूँ कि राष्ट्रका लक्ष्य स्वराज्य है, अहिसा नहीं। और यह भी सच है कि 
मेरा लक्ष्य जितना स्वराज्य है, उतना ही अहिसा है, क्योंकि मेरी यह धारणा है कि 
जनता अहिसाके अछावा किसी और उपायसे स्वराज्य प्राप्त नहीं कर सकती। लेकिन 
क्या मैने यह बात इन स्तम्भोमे बार-बार नहीं कही कि भारत यदि हिसासे भी 
स्वतन्त्र होता है तो उसके पराधीन बने रहनेकी अपेक्षा में इसे अधिक पसन्द करूँगा? 
गुलामीमें रहते हुए उसे गुलाम बना रखनेवाले देशकी हिसामें साथी बनना पड़ता है। 
परन्तु, यह सच है कि मे मुक्ति प्राप्त करनेके किसी हिसात्मक प्रयासमे शामिल 
नहीं हो सकता, चाहे इसका कारण और कुछ न होकर मेरा यह विश्वास ही क्यो न 
हो कि हिंसा दवा रा सफरूता नहीं मिल्ल सकती। अपने बड़ेसे-बडे दृश्मनपर भी मैं गोली 
नहीं चला सकता। यदि में ससारकों यह विश्वास दिलानेमें सफल' हो जाता हूँ कि 
मानव-जातिकी प्रगतिके लिए अहिसाका नियम ही सर्वेश्रेष्ठ है और हिसा उसके लिए 
बेकार है, तो पत्र-लछेखक महोदय देखेंगे कि भारत अनायास ही अपना लक्ष्य प्राप्त 
कर लेगा, लेकिन में यह बात निस्सकोच भावसे स्वीकार करता हूँ कि में तबतक 
कदापि सफल नहीं हो सकता जबतक कि पहले भारतको यह विश्वास न दिला दूँ कि 
वह अहिंसा और सत्यके द्वारा ही स्वतन्त्र हो सकता है, और किसी साधनसे नही। 

मुझे यह बात भी स्वीकार कर छेनी चाहिए कि श्री मॉन्‍्टेग्यु था छॉर्ड रीडिग 
इस फैसलेके बारेमें क्या सोचेंगे, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है। इसलिए उनकी 
धमकियोसे में विचलित या प्रभावित नहीं होता, और न किसी अन्य असहयोगीको ही 
होना चाहिए। असहयोगीने अपना अनुष्ठान पीछे मुड़कर न देखनेके संकल्पके साथ 
आरम्भ किया था। परन्तु एक बात निश्चित है कि यदि भारत मन, वचन और 
कमसे अहिसक हो जाये, तो श्री मॉन्टेग्यू और छॉड रीडिगतक का हृदय परिवततेन हुए 
बिना नहीं रहेगा। इस समय स्थिति यह है कि यद्यपि कमंकी हदतक अहिसामे 
हमने आदचर्यजनक प्रगति की है, किन्तु मन और वचनसे हम अभी अहिसक नहीं हुए 
है। श्री मॉँन्टेग्यू और छॉडे रीडिगको हमारे कथनकी सचाईमें विश्वास नहीं है और 


टिप्पणियाँ 4१ 


न॑ उन्हें इस बातमें ही विश्वास है कि सच्चे कार्यकर्ता ऐसा वातावरण पैदा कर सकते 
है जो वस्तुत अहिसात्मक हों। इसलिए आवश्यकता इस बातकी है कि हम मन, वचन 
और कर्ममे अधिकाधिक अहिसावादी' बने। 

जहाँतक जनताका सवाल है, मुझे इसमें सनन्‍्देह नहीं कि वह इस शुद्धिकारक 
आधातको सहन कर ले जायेगी। आजके इस निरुत्साहकों मै क्रमश होनेवाली निदिचत 
प्रगतिकी भूमिका मानता हूँ। ओर यदि ऐसा न भी हो, तो भी बारडोछीके निर्णयके 
औचित्यसे इनकार नहीं किया जा सकता। यह औचित्य जनताकी स्वीक्ृतिपर निर्भर 
नही है। ईईवर है, चाहे सारी दुनिया उसे अस्वीकार करती रहे। सत्य कायम रहता 
है, भले ही उसे! जनताका समर्थन न मिल्ले। सत्य आत्मनिर्भर होता है। 

जिम्मेदार मुसलमान यदि अहिसाके सहज परिणामोको, जो स्पष्ट है, नहीं 
देखेगे तो मुझे निवचय ही दुःख होगा। मेरे विचारमे यह लड़ाई जिस हृदतक धार्मिक 
मुसलमानोके लिए है उसी हृदतक हिन्दुओके लिए भी है। में यह मानता हूँ कि 
हमारा जिहाद एक आध्यात्मिक जिहाद है। लेकिन दूसरे सब युद्धोकी भाँति जिहादकी 
भी अपनी कड़ी पाबन्दियाँ और सीमाएँ होती है। हिन्दू और मुसलमान एक ही ताव- 
पर सवार है। असन्तोष दोनोंको है, और दोनो एक-दूसरेके साथ भागीदारी खतम 
करनेके लिए स्वतन्त्र हैं। दोनों था उनमें से कोई एक मुझे सेनापतिके पदसे भी 
हुठा ध्कता है। यह पारस्परिक सहयोग सर्वथा स्वेच्छापर निर्भर है। अन्तमे, में पत्र- 
लेखककों यह विश्वास दिलाना चाहता हैं कि जिस दिन मुझे यह पता चल जायेगा 
कि मैं छोंगोके मतमें अपनी बात नहीं बैठा सकता, उसी दिन में अपने-आप नेतृत्व 
छोड़ दूँगा। 


अन्य उल्ससें 


पाठकोको अहिसापर इस सप्ताहका अग्रलेख'ँ पढना चाहिए। मुख्य सिद्धान्तोंके 
विवेचनने ही लेख काफी लम्बा हो गया है। इसीलिए मैने महत्त्वपूर्ण प्रासग्रिक विपयो- 
प्र यहाँ विचार न करके उन्हें टिप्पणियोके लिए छोड दिया था। 

उदाहरणके लिए हमारे आगे निम्नलिखित प्रदन है: 

१. व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा पुन कब शुरू की जा सकती है? 

२. किस तरहकी हिसासे सविनय अवज्ञा समाप्त हो जायेगी? 

३. अहिसाकी सीमित धारणामें क्‍या आत्म-रक्षाके छिए कोई स्थान है? 

४ भान लीजिए मुसलमान था हिन्दू आन्दोलनसे हाथ खीच छेते है, तो क्‍या 
एक ही सम्प्रदाय अहिसात्मक आन्दोलन चला सकता है? 

५. मान लीजिए हिन्दू और मुसलमान दोनों मुझे छोड़ देते है, तो अहिसाके भरे 
प्रचारका क्‍या होगा ! 

मैं इन प्रशनोकों क्रसे छेता हँ। सविनय अवज्ञाके लिए, यहाँतक कि व्यक्तिगत 
सविनय अवज्ञातक के लिए वातावरण शझ्ान्तिमय चाहिए। वह तबतक शुरू नहीं की 


१, देखिए “अहिसा ”, ९-३-१९२२ । 


३२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


जानी चाहिए जबतक कि कार्येकर्तता अहिसाकी भावनाकों आत्मसात्‌ न कर ले, और 
सहयोगियोसे, चाहे वे अग्रेज हो या हिन्दुस्तानी, मुक्त कण्ठसे यह न कहनेवाले कि उन 
लोगोके दिलोमे सहयोगियोके प्रति कोई दुर्भावना बाकी नहीं रह गई है। इसकी सबसे 
पक्‍की कसौटी यह होगी कि हमारी सभाओमे असहिष्णुता और हमारे लेखोमे कटुताका 
लेश भी न बचे। दूसरी आवश्यक कसौटी यह होगी कि हम रचनात्मक कार्य क्रमपर 
गम्भी रतासे अमर करें। यदि उसमे हम जमकर नहीं लग सकते, तो यह मेरे लिए 
इस बातका निश्चित प्रमाण होगा कि हम नहीं मानते कि अहिसासे हमारा उद्देश्य 
पूरा हो सकता है। 


अहिसात्मक वातावरण 


किसी भी प्रकारकी हिसा होते ही सविनय अवज्ञा बन्द कर दी जायेगी, सो 
बात नही है। पारिवारिक झगड़ोसे, चाहे उनमें रक्‍तपात ही क्यो न हो जाये, मैं नहीं 
डरूगा; और न डाकुओकी हिसासे ही घबराऊंगा। अलबत्ता वह मेरे लिए इस बातकी 
सूचक होगी कि अभी जन-साधारणका आम शुद्धीकरण नही हो पाया है। जिस प्रकारकी 
हिसा होनेंपर सविनय अवज्ञा आवश्यक रूपसे रोक देनी चाहिए वह है राजनीतिक 
हिसा। चौरी-चौरा-काण्ड राजनीतिक हिसाका एक उदाहरण था। वह हिंसा एक 
राजनीतिक प्रदर्शनसे उभरी थी; यदि हम उस प्रदर्शनका आयोजन पूर्ण शान्तिसे नहीं 
कर सकते थे तो हमें यह आयोजन करना ही नहीं चाहिए था। मैने मलाबार और 
मालेगाँवको' अपने मार्गमे बाधक नहीं बनने दिया, क्योकि मोपला विद्येष प्रकारके लोग 
है और वे उल्लेखनीय सीमातक अहिसासे प्रभावित नही हुए थे। मालेगाँवका मामला 
अपेक्षाकृत अधिक पेचीदा था, पर यह बात बिरूकुल साफ है कि प्रमुख असहयोगियोने 
वहाँ हत्याकों रोकनेंकी भरसक कोशिश की थी। इसके अछावा तब सामूहि कसविनय 
अवज्ञाके जल्दी शुरू होनेंकी बात भी नहीं थी। उससे व्यक्तिगत सविनय अवज्ञामें 
अन्यत्र कोई बाधा पड़ना सम्भव नहीं था। 


आत्म-रक्षा 


असहयोगीकी प्रतिज्ञामे ऐसा कुछ नही कहा गया है कि उसे वैयक्तिक आत्म-रक्षाका 
भी अधिकार नहीं है। असहयोगियोंके लिए राजनीतिक हिंसा निषिद्ध हे। इसलिए 
असहयोग जिनका अन्तिम धर्म नहीं है, उन्हे निश्चय ही आक्रमणकारियोसे अपनी या 
अपने आश्रितों और बाल-बच्चोकी रक्षा करनेकी पूरी स्वतन्त्रता है। परन्तु वे अपना 
बचाव पुलिससे न करे; चाहे वह अपने मनसे, चाहे अधिकृत रूपसे कत्तेंव्य पालन कर 
रही हो। इसलिए उस प्रतिज्ञाके अनुसार उन्हें लगान वसूल करनेवालोंसे, जिन्‍्होने में 
मानता हूँ कि स्वयसेवकोंको गैरकानूनी तौरपर मारा-पीठा था, अपना बचाव करनेका 
अधिकार नही था। 


१, देखिए खण्ड २१, पृष्ठ ३३०५-३७ । 
२. देखिए खण्ड २०, पृष्ठ ६९-७१ | 


टिप्पणिया ३३९ 


यदि मुसलमान या हिन्दू अलहूग हो जायें 


यदि हिन्दू और मुसलमान दो बद्ढे सम्प्रदायोमें से एक अहिसा सम्बन्धी इकरारको 
तोड दे तो मैं यह मानता हूँ कि अकेके एकके लिए सघर्षकों चलाना असम्भव तो 
नहीं, किल्‍नु बहुत ही कठिन अवश्य हो जायेगा। उसे अहिसाकी नीतिमे अटूट विश्वास 
रखना होगा। यदि किसी भी एक सम्प्रदायके मनमें यह वात बैठ जाये कि भारत 
हिसात्मक उपायोसे पीढियोतक भी स्वराज्य प्राप्त नहीं कर सकता, तो वह अपने 
अविचल अहिसात्मक, अर्थात्‌ प्रेमपूर्ण आचरणसे अन्य सभी विरोधी पक्षोकों अपनी ओर 
खीच सकता है। 


यदि दोनों मुझे छोड़ दें 
यदि दोनों पक्ष मुझे छोड़ देते है, तो में हमेशाकी तरह जान्त रहँगा और यह 
बिलकुल निश्चित है कि अहिसाका अपना प्रचार जारी रखूंगा। तव मुझपर प्रतिबन्ध 
नही रहेंगे, जैसे कि आज है। तब मैं अपने सिद्धान्तपर जोर दंगा; जब कि आज 
मैं उसे केवल नीतिके ही रूपमे चलाता प्रतीत होता हूँ। 
जुर्म गढ़े जा रहे हे 
एक सज्जनने तीचे लिखा नोटिस अनुवाद करके भेजा है, जो रावलरूपिण्डी 
छावनीके मजिस्ट्रेटकी ओरसे कुछ स्वयसेवकोक़े नाम जारी किया गया था 


मेरा ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि तुमने रावलपिण्डी छावनीमें 
हो रहे सरकार-विरोधी प्रचारमें भाग लिया था (या तुम वहाँ उपस्थित थे)। 
छावनीमें वही लोग रह सकते हे जो सरकारके खंरख्वाह हों। इसलिए तुम्हें 
चेतावनी दी जाती है कि यदि भविष्यमें तुम्हें किसी ऐसी सभाम उपस्थित पाया 
गया तो तुम्हें छावनीकी हदसे बाहर कर देनेका अनुरोध किया जायेंगा। 


इस तरह इस मजिस्ट्रेठने उत स्भाओमें उपस्थित होना तक जुर्म करार दे दिया 
है, जिनमें सरकार-विरोधी प्रचार होता है। सरकार-विरोधी प्रचार तो कभी-कभी 
सहयोगी तक करते है। इस तरहके आदेशोकी भरभारसे तो सरकार खुद अपने ही 
बोझने दवकर टूट जायेगी, जैसे कि मोठापेसे पीड़ित व्यक्ति अन्तमें चलने-फिरनेसे 
लाचार हो जाता है। 


निवासके अधिकारपर प्रतिबन्ध 


एक मित्रने नीचे लिखा नोटिस भेजा है, जो नोआखलछीके जिला मजिस्ट्रेटकी 
ओरसे १६ फरवरीको जारी किया गया था: 


सुझे विश्वस्त रूपसे यह सूचना सिली है कि नोआखलो नगरमें “स्वराज्य 
आश्रम ” नासकी एक इमारतका उपयोग तथाकथित स्वयसेवकोंकों शरण देनेंके 
लिए किया जा रहा है, और इन स्वयंसेवकोंका सस्बन्ध एक ऐसी संस्थासे है 
जो दण्डविधि संशोवन अधितियमके अघीत गेरकानूनी घोषित कर दी गई है। 


३४ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


मुझे विश्वस्त रूपसे यह भी सूचना मिली है कि जिस भूसिपर यह इसा- 
रत है उसके मालिक बाबू नल्िनीकान्त मुखर्जो हे और यह इमारत उनकी 
अनुमतिसे पहले बाब्‌ प्रसथनाथ सेनगुप्तके अधिकारमें थी, और बादमे उसे 
तथाकथित स्वयंसेवकोके निवासमें परिवर्तित कर दिया गया है। 

इस लिए में नोआाखलोका जिला सजिस्देट ओ० एस० नारायण बाब 
नलिनीकान्त मुखर्जी, बाबू प्रसयनाथ सेनगुप्त और स्वयसेवकों तथा उन्त अन्य 
लोगोंको, जो इस समय इस इमारतका या जिस भूमिपर वह है उसको उप- 
योगमें का रहे हे या उससें रहते हे, इस बातके लिए तलब करता हूँ कि वे 
१८ फरवरी, १९२२को दोपहर १२ बजे नोआखलीके जिला मजिस्द्रेठकी अदा- 
लतमें यह बतायें कि दण्ड प्रक्रिया संहिताकी धारा १४४ के अधीन इस आदशयका 
एक आदेश क्‍यों न जारी कर दिया जाये कि उक्त स्वयंसेवकगण इस इमारत 
या भूमिकों कितों भी प्रयोजनके लिए उपयोगमोे नहीं ला सकते। इस तरहके 
आदेशका आधार निम्नलिखित है: 

एक तो यह कि उक्त स्वयंसेवक्गण एक गेर-काननी संघसे सम्बन्ध रखते 
है ओर इसलिए यह इमारत एक गेर-कानूनी प्रयोजनके लिए उपयोगसें लाई 
जा रही है, और 

दूसरे यह कि इस इमाारतकों जो स्वयंसेवक उपयोगमें ला रहे हे उनका 
आचरण पड़ोसके लोगोके लिए क्षोभका कारण है और सार्वजनिक शान्तिके 
लिए एक खतरा है। 


मुझे नहीं मालूम कि इस नोटिसकी सुनवाईके दिन क्या हुआ। लेकिन यह बात 
ध्यान देनेकी है कि चूंकि स्वयसेवक इस इमारतकों किसी भी प्रयोजनके लिए” 
उपयोगमें नही ला सकते, इसलिए इससे यही अर्थ निकलता है कि वे उसे अपनी 
गति-विधियोके लिए ही नहीं, बल्कि निवासतक के लिए भी उपयोगमे नहीं ला सकते। 
यह नोटिस जिस आधारपर जारी किया गया है वह आधार भी नोटिसकी तरह ही 
विचित्र है। मजिस्ट्रेका तक है कि चूँकि स्ववसेवक एक गैर-कानूनी सघसे सम्बन्ध 
रखते हैं, इसलिए जिस मकानमे वे रह रहे है वह एक गैर-कानूनी प्रयोजनके लिए 
उपयोगमें छाया जा रहा है। इससे नतीजा यही निकलता है कि किसी भी व्यक्तिका 
अपने मकानकों किसी अन्य व्यक्तिको किरायेपर देना खतरेसे खाली नहीं है। भरता 
वह ॒ कैसे जान सकता है कि कोई व्यक्ति आगे-पीछे चोर या बाकायदा राजद्रोह 
फैलानेवाला निकलरू आयेगा। 

दूसरा कारण तो पहलेसे भी अधिक हास्थास्पद है। जिन स्वयसेवकोका अपराध 
केवल यह है कि वे दण्ड-विधि सशोधन अधिनियमकी खुली अवज्ञा करते है, उनका 
आचरण अपने पड़ोसके लछोगोंके लिए क्षोभका कारण कैसे' हो सकता है, और यदि वे 
उनके लिए क्षोभका कारण बनते हैं तो इस तरहके स्वयसेवकोको जेलमे बन्द क्यो 
नहीं कर दिया जाता? मजिस्ट्रेठकी कार्राई तो लगभग ऐसी ही है जैसे कि किसी 


टिप्पणियाँ ३५ 


चोरकों खुला छोड़ दिया जाये और सर्वसाधारणपर यह जिम्मेदारी छादी जाये कि 
वह उसे पताह न दे ताकि वह इस रूपमे दण्ड पा जाये। यह दरअसल छलोगोकों “लिच 
कानून की थजिक्षा देना है। 


हमलेके लिए भड़काना 


बंगाल चेम्वर ऑफ कॉमर्सके अवकाश-प्राप्त प्रधानने' ऐसी अन्चेरगर्दी (लिच 
कानून )के पक्षम एक बहुत ही धृष्ट घोषणा की है। उन्होने पाखण्डका नकाब उतार 
फेका है और जातीय श्रेष्ठताका राग अछापा है, उन्होंने नरमदलूवाछोको उनके कर्त्त॑व्यो- 
का निर्देश किया है और अग्रेजोसे कहा है कि उन्हें “हमला होनेपर उसका मुंह-तोड़ 
जवाब देना चाहिए।” हमने जिस प्रणालीकों स्वीकार किया है, उसे देखते हुए हम 
इस ढिठाईका उत्तर देनेमे असमर्थ है। विलकुल उत्तेजित न होना ही इसका उत्तर हो 
सकता है। फिलहाल मुझे वगाली ददोस्तोंसे ,मही कहना है कि वे स्वेच्छासे, सोच- 
समझकर, अपनी शक्तिका एहसास करते हुए ज्यान्त रहें, घबराये नहीं और प्रतिरोध 
न करें। कोवके वशीभूत होकर सविनय अवज्ञा शुरू करना केवक एक अन्तविरोधी 
आचरण ही नहीं होगा, वल्कि शत्रुके हाथोमे खेलना भी होगा। नोआखलीके जिला 
मजिस्ट्रेट और बगारू चेम्बरके अवकाश्-प्राप्त प्रधानके भड़कावेमे आनेवाले अग्रेजोको 
मनमानी करने दीजिए। हमारा कार्यक्रम यह है कि हमे प्रहारोको, प्रतिकार किये विना, 
शोभनीय ढगसे' झेलना है, और इस तरह जिला मजिस्ट्रेट और चेम्बरके प्रधान, दोनोको 
निरस्त्र कर देना है। प्रतिक्रियाके अभावमें यह रोप अपने आप ठण्डा पड़ जायेगा। 


शालियर राज्य और गांधी ढोपी 


एक सज्जनने मुझे ग्वालियर राज्य द्वारा जारी की गईं विज्ञप्तिकी प्रति भेजी 
है, जिसपर पेशी अफसरके हस्ताक्षर हैं। अखवारके रूगभग पाँच कॉलम इससे भरे 
हुए हैं। यह खादीके विपषयमें एक अच्छा-खासा लेख ही है। उसमे कहा गया है कि 
गालियरके बाशिन्दे खादी शौकसे पहने, वे तो उसे बरावर पहनते चले आ रहे हैं और 
कपडेंकी महँगाईकों देखते हुए लछोगोका खादी पहनना कुछ अजब भी नहीं है। पर 
लोगोको यह चेतावनी भी दी गई है कि वे खादीपर होनेवाले व्याख्यानोकों सुनने न 
जायें, अच्तमें 'गाधी टोपी” पहननेकी मनाही की गईं है। मूल हिन्दी लेखके शब्द इस 
प्रकार ह - 


यहाँ यह बता देना जरूरी है कि आजकल खादीकी एक खास किस्मकी 
टोपी चलनमें आ गई है। यह किद्तीनुमा है और इसकी तह की जा सकती 
है। हकीकत यह है कि ये टोपियाँ कपडेंकी बचतके खयालसे नही वल्कि एक 
खास पार्टीके निशानके रूप पहनी जाती हैं और खास किस्मके खयालातोके 
साथ उसका इतना गहरा ताललक हो गया है कि माना यह जाता है कि 


१. भीढ़ द्वारा नियुक्त अवैध अदालत जो संदिग्ध व्यक्तिपर आनन-फानन सुकदमा चछाकर सजा 
सुना देती दे । 
२. सर रॉबट वाट्सन स्मिथ । 


जैक 
कई 


सम्पूर्ण गाधी वादूमय 


उसके पडुतलेवाले उसी ख्रालके है। इस वजहसे इस टोपीका पहनना नासमुनासिब 
हैं। इस नियेबमे दूसरी क्रिसी क्रिस्मकी टोपियाँ ज्ञामिल नहीं हैँ --फिर चाहे 
वे खादीकी हो चाहे और किसी कंपईकी। 
बेचारी सीवो-सादी आर सस्ती खादीकी टोपीके खिलाफ इस खामख्वाहकी बद- 
गुमातीयर मुर्ले अफसोस हे। में व्वालियरके हाकिमोकों यह बना देता चाहता हूँ कि 
यद्यपि बहू सच है कि बहुतेरे असहवोगी छोग “ गाघी टोपी ” नामसे प्रसिद्ध ठोपी 
हनने है, पर हजारों आदमी ऐसे है जो उसे केवल सुविधाजनक और सस्ती होनेके 
कारण पहनते है, ओर असहयोगसे उनका उतना ही सम्बन्ध है जितना कि खुद 
पणी अफसर महोदयका । 
कुछ और लिखित समाचारपत्र 
छबमता है छिखितल समाचारपत्रोक्ती सस्यामे असम हर प्रान्तसे वाजी मार छे 
जे ये गोछाघारसे अब असमियासे एक्र लिखित साप्ताहिक झुरू हुआ है। इसमे आम 
समावर और बड़े जोरदार सम्पारक्षीय स्तम्भ रहने हूँ। मेरे पास उसका तीसरा अक 
अनुवाद करके मेजा गया है। दसका ताम वन्देमातरस ' है। आजादीकी हमारी इच्छा- 
पर किप्ी आर्ठ-नारतीयने बह फब्नी कसी थी कि आजादीकी इच्छा तो गेरो और 
चोरों सकने होतों हैं। सम्पादक अयनी दियभियोमे इसकी आकोचना करते हुए 
कहने है . 
हम नहीं चाहते कि दूसरे लोग हमें आजादीका अर्थ सिखायें। हिन्दुस्तान- 
का आग्रह हैं कि वह अपने घरका आप मालिक बन जायें। वह आजादीका पाठ 
पड़नेवाला महज एक विद्यार्यो नहीं बनना चाहता। इस नौकरशाही-व्यवस्थाके 
अबचोीन वहु काफी अरसेसे घोखा तक खाता रहा हैं। लेकिन अब उसे होश 
आ गप्रा है और उसको आँखें खुल गई हे। 


इस साप्ताहिक सम्पादक भोर व्यवस्थापकसे भी मैं वही आशा रखता हूँ, जो 
इस खिवबित समाचारात्रोरे सिद्सिलेसे व्यक्त की जा चुकी हूँ। अर्थात्‌ वे सचाईका 
खूब कटाईसे पहल करेंगे और इस नप्रे उपक्रममे हिंसात्मक या उत्तेजनात्मक भाषाका 
प्रयोग कदापि ने होते देंगे। 
/ आपत्तिजनक ” तार 
दमनतकी खबरोवाके तारोकों क्ापत्तिजनक बनाकर अस्वीकार कर देना आजकल 
एक फैंशन-सा हो गया है। यहां एक ऐसा ही तार है, जो सिनन्‍्व प्रान्तीय काग्रेस 
कुमेटीके मन्त्री हारा २> फरवरीकों हेदरावादस भेजा गया था 
सिन्धमें दनन तेजीसे चालू है। सहीती जिलेसें, जहाँ घारा १०८का 
बेंघड़क प्रयोग किया गया हे, श्री गोविन्दरामकों एक वर्ष कठोर कारावासका 
दण्ड दिया यया हैं और जिला कांग्रेस कमेटीके प्रधान तथा 'श्षक्िति ” पत्रके 
सम्पादक श्री खेमचन्दपर मुकदमा चलनेवाला है। सिन्ध प्रान्तके प्रचारक श्री 


टिप्पणियाँ ३७ 


ढालमलको उसी धाराके अधीन गिरफ्तार कर लिया गया है। धरपारकर जिलेके 
नगरारकरकी तरफ, जहाँ रसाई, बंगार और रूापकी' क्र प्रथाएँ प्रचलित 
थीं, उनके कार्यके फलस्वरूप बन्द हो गईं। यह बात स्थानीय अधिकारियोके 
लिए असह्य हो गई और सात कार्यकर्ताओंके नाम धारा १४४ के अधीन यह 
नोटिस जारी कर दिया गया है कि वे भुगलबीनके इ्ंगिदंके पाँच मीलके 
क्षेत्रमं किस्तो सभामें भाषण नहीं दे सकते। वहाँ एक मेला लगता है और यह्‌ 
कारंवाई मेला लगनेसे पहले की गई है, जिसका उद्देश्य प्रचारकों रोकना है। 
शिकारपुर जिला कांग्रेस कमेटीके संयुक्त मन्त्रियों, श्री सोभराज और वाचूमलू 
तथा सात अन्य व्यक्तियोकों रास्ता रोकनेके अपराधमें सौ-सो रुपया जुर्माना या 
तीन-तोन महीनेकी साधारण फंदकी सजा सुनाई गई है। इन नौ कार्यकर्त्ताओने 
नगरकीतेंन आयोजित क्विया था। उनका इरादा कोई जुलूस निकालनेका नहों 
था; और इसलिए उन्हें पुलिसके हस्तक्षेपती आशंका नहीं थी॥। लेकिन शिकार- 
पुरकी पुलिस वहाँ आ घप्तकी। इनमें से एकने जुर्माना अदा कर दिया, लेकिन 
औरोंने जेल जाना ही पसन्द किया। कराचीके सिटी मस्जिद्रेट्कों यह अतिरिक्‍त 
अधिकार दिया गया है कि वह राजद्रोह सम्बन्धी धारा १०८के अनुसार 
नेकचलनीके लिए जमानत माँग सकता है। इसका अर्थ यह है कि अधिकारों 
कराचीमें युवराजके आगसनसे पहले कार्यकर्ताओको रास्तेसे हटाकर मंदान 
साफ कर लेना चाहते हें। 
रघुनाथपुरसे बक्सर सव-डिवीजनल काग्रेस कमेटीके प्रधानने हकीमजीके' नाम 
एक तार भेजा है, जो इस प्रकार है: 

महात्माजीकों यह सुचना दे दें कि ब्रह्मपुर मेलेम पिछले दो दिनोंसे जो 
काँग्रेस कम्प लगे थे, आराके कठ्क्टर, सुर्पारिटेंडेंट, हथियारबन्द गोरखों और 
ब्रह्मुरके रेजीडंट व डिप्टी कलक्टर राभेश्वर्रसह द्वारा कल रात जबरदस्ती 
गिरा दिये गये हूं। स्वयंसेवकोंको ऋरतासे पीटा गया और उन्हें हाथो दौड़ा- 
कर भगा दिया गया। तम्बू, क्षण्डे तथा अन्य सामान छीन लिया गया। दाराब 
और गाँजेके ठेकोंपर घरना देनेवाले स्ववसेवकोकों बड़ी बेरहमीके साथ लावियोंसे 
पीटा गया। यहाँ पूर्ण शान्ति है। 
तीसरा तार बेलसडसे मिला है। थाना कांग्रेस कमेटीके मन्‍्त्री लिखते हैं: 

स्थानीय पुलिस सब-इंस्पेक्टर श्री नाथसहाय राय आजकल लोगोकों हिसाके 
लिए भड़कानेपर तुले हुए हे। २३ फरवरी, १९२२ को वे पचरा और अठकोनी 
गाँवोंमें गये और वहाँ उनके हुक्मसे पुलिसके सिपाही बाब्‌ सुसाफिरसिह, भुवनें- 
इवर्रासह और रामव॒क्ष महतो तामक तीन स्वयंसेवकोके जनानखानोंमे जबरदस्ती 


१ और २. एक प्रकारकी रिश्वत । 
३. इकीम अजमल्खों ( १८६७-१९२७ ); भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके अध्यक्ष, १९२१ । 


३८ सम्पूर्ण गाधी वाहइमय 


धुप्त गये। पहले दो स्वयमेवकोके घरोंसे वे १५ रुपयेकी कीमतके बरतन-भाँडे 
के गये, और तीसरेके घरसे मय पिजरेके एक पहाड़ी तोता जिसकी कीमत 
दस दपये होती है; छः ठपये कीमतकी एक रजाई, दो रुपये आठ आने कीमतको 
एक धोती, अठारह रुपये कीमतका साढ़े चार मन घाव, २० रुपये कीमतकी ७ 
समन सकई, ११ दुपब्रेका बूटूक (बढलोई), तोन बच्चोंके साथ एक बकरी 
जिनकी कीमत १० रुपये होती है, इस तरह कुछ ६७ रुपये, ८ आनेका माल 
उठा ले गये। २५ फरवरी, १९२२ को यही सब-इन्स्पेक्टर मुहम्मद जानसे, जो 
पहले ही जेंडमें है, जुर्माना वस्ुल करनेके लिए भतोलिया पहुँचे और वहाँ 
उसके भाई शेव ज्ञाब्‌ जानके सकानमें जबरदस्ती घुस गये। एक सालसे भी 
अधिक समयसे शाबूकी घर-गिरस्ती सुहम्मदकी घर-गरिरस्तीसे बिलकुल अलग 
है। वहाँते वे अनाजकी कोठी तोड़कर ४० रुपयेकी कीमतका १० सन घान, 
९ रुपये कीसमतका १ मन ५३६ पेंसेरी चावल और ५ रुपये कीमतका एक कलसा, 
इस तरह कुल ५४ रुपयेका सामान ले गये। 


ये तीनों तार महत्त्वपूर्ण हैं और इनमें दमनका ब्योरा दिया हुआ है। जब 
कांग्रेस कार्यात््य जलाये और छूटे जा रहे हों, कार्यकर्त्ताओको किसी-त-किसी बहाने 
जेलोमें वन्द्र किया जा रहा हो, तो सविनय अवज्ञा करनेका छोभ संवरण कर पाना 
मक्किल हो जाता है। लेकिन मै कार्यकर्ताओंको सविनय अवज्ञा न करनेकी चेतावनी 
देता हूँ। यदि वे एक पूर्णतया अद्विसात्मक वातावरण चाहते हूँ, तो उन्हें फिलहाल सभी 
नरह॒की उम्र कार्रवाई रोकती होगी। हर व्यक्तिको खुद ही अपना काग्रेस दफ्तर ओर 
खिलाफत दफ्तर बन जाना चाहिए और अपने कार्यको चरखे और खटद्दरके प्रचार 
तक सीमित कर देना चाहिए। और यदि कोई उसकी बात न सुने, तो उसे में यह 
विश्वास दिलाता हूँ कि यदि वह धुनाई, हाथ-कताई या हाथ-बुनाई --- इनमे से किसी 
भी एक काममें अपना पूरा समय लगायें तो वह उस दिनका सदुपयोग ही होगा। 
यहू एक बहुत ही उपयोगी और स्थायी काम है, जिसमें न तो पीछे हटनेका सवाल 
हैं और न गलतीकी ही कोई सम्भावना है। 

आामक प्रचार 

डब्न्यू० आई० एन० लिवरऊ एसोसिएगनकी प्रचार समितिकी ओरसे जो इश्तिहार 
बाँटे जा रहे हैं, चारों तरफले पाठकगण उन्हें मेरे पास भेजते जा रहे है। मुझे 
समितिका जोश और सरमभणर्मी अच्छी लगती है। इसका काम हमारे हितमें ही है; 
असहयोगियोको वह चुस्त बताये रखती है और उन्हें उनको वुराईसे आगाह करती रहती 
हैं। मैं प्रचार समितिकों केवल यह सुझाव दूँगा कि अतिरजनासे उसे कोई छाभ नहीं 
होगा। मुझे यकीन है कि वहू जान-चूझकर अतिरंजनासे काम नहीं लेगी। इसीलिए मैं 
उसके कुछ गलत वबयानोकों सुधारनेका साहस कर रहा हूँ। 

इसट्लिहार नम्बर ६ में कहा गया है: 


ग्राधा-राज आनेपर भारतका रूप कैसा होगा ? 


टिप्पणियाँ ३९ 


रेलें नहों होंगी, अस्पताल नहीं होंगे, मशीनें नहीं होंगी। सेना और नौ- 
सेनाकी भी जरूरत नहों होगी। कारण, गांधी अन्य राष्ट्रोंको यह विद्वास 
दिला देंगे कि भारत उनके मामलोंमें टाँग नहीं अड़ायेगा, और इसलिए वे भी 
भारतके मामलोंमें टाँग नहीं अड़ायेंगे। 

न कानून जरूरी होंगे, न न्‍्यायारूय जरूरी होगे, क्योंकि हरएक अपने 
लिए खुद ही कानून होगा। हर व्यक्तिको, जो वह चाहता है, करनेको 
स्वतन्त्रता होगी। जीवन बहुत ही सरल हो जायेगा, क्योंकि हर आदमीके लिए 
खहरकी ऊूगोटो ऊुगाकर घूमना और खुलेमें सोना छाजिमी होगा। 


में इसे अतिरजना नहीं कह सकता। यह तो एक चतुराईसे भरा हुआ विद्वूप है, 
जिसका प्रयोग पश्चिमी ढगके सघर्पमें जायज समझा जाता है। किन्तु इन शब्दोसे जो 
व्यजित होता है वह सही नही है। मैं बताता हूँ कि मेरा आजय क्या है। पहली बात 
तो यह है कि भारत गाघी-राज” कायम करनेकी कोशिश नहीं कर रहा है। वह 
स्व॒राज्य कायम करनेके लिए व्याकुल है, और स्वराज्यकी प्राप्तिके लिए गाधीको 
खुशीसे बलिदान कर देगा। और यह उचित ही होगा। “गाधी-राज” एक आद्ों 
स्थिति है, और उस स्थितिमे ये पाँचों नकार एक सही तस्वीर पेश करेंगे। लेकिन 
ऐसी कल्पना कोई कभी नहीं करता है--मैं तो निदिचत रूपसे नहीं करता --कि 
स्वराज्यमे रेले नहीं होंगी, अस्पताल नहीं होगे, मशीने नहीं होगी, सेना और नौसेना 
नहीं होगी, कानून और न्यायालय नहीं होगे। इसके विपरीत, रेलें होगी; फर्क इतना 
ही होगा कि उनका उद्देश्य भारतका सैनिक अथवा आर्थिक शोषण नही होगा, बल्कि 
वे आन्तरिक व्यापारकों बढ़ावा देनेके लिए प्रयुक्त की जायेगी और तीसरे दर्जके 
यात्रियोके लिए यात्रा काफी आरामदेह हो जायेगी। तीसरे दर्जेजी जनता जो किराया 
अदा करती है, उसके बदलेमे उसे कुछ मिलेगा। कोई भी यह आज्ञा नहीं करता कि 
स्व॒राज्यमें वीमारियाँ बिलकुल नहीं रहेगी; इसलिए अस्पताल भी निव्चय ही रहेंगे। 
लेकिन यह आज्ञा जरूर की जाती है कि अस्पताल तव भोग-विछासके कारण पीडित 
लोगोके लिए न होकर, संयोगवद्यात्‌ पीडित लोगोंके लिए होगे। चरखेके रूपमे मशीन 
भी निश्चितरूपसे होगी ही। वह भी आखिर एक नाजुक ढगकी मशीन ही है। पर मुझे 
इसमें सन्देह नहीं कि स्वराज्य होनेपर भारतमें कितने ही कारखाने भी खड़े होगे, 
लेकिन वे जनताकी भलाईके लिए खड़े होगे, आजकी तरह उसका खून चूसनेके लिए 
नही। नौसेनाकी बात मैं नहीं जानता, पर मैं यह जानता हूँ कि भावी भारतकी सेना 
किरायेके ट्ट्ूभोकी सेना नहीं होगी, जिसका प्रयोग भारतकों गुलाम बनाये रखने और 
अन्य राष्ट्रोकों उनकी स्वतन्त्रतासे वंचित करनेके लछिए किया जाता है। सेना बहुत कम 
कर दी जायेगी, उसमें ज्यादातर स्ववसेवक होंगे और उसका प्रयोग भारतकी सुरक्षा 
और रखवालीके लिए किया जायेगा। स्वराज्यमे कानून और न्यायाकर्र्य भी होंगे। 
पर वे छोगोंकी स्वतन्त्रताके सरक्षक होगे, आजकी तरह ये ऐसी नौकरशाहीके हाथोके 
औजार नहीं होंगे, जिसने समूचे राष्ट्रको नपुसक बना दिया है और जो उसे और भी 
नपुसंक बनानेपर तुल्ी हुई है। अन्तमे, जहाँ हर व्यक्तिकों-- अगर वह ऐसा चाहेगा 


४० सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


-- लेगोटी लगाकर घुमने और खुलछेमे सोनेकी स्वतन्त्रता होगी, किस्तु में यह आशा 
भी करता हूँ कि तत्र आजकी तरह करोडो लोग पर्याप्त वस्त्र खरीदनेकी असमर्थता- 
के कारण, एक गन्‍दा चिथदा पहनकर घूमनेपर बाध्य नहीं होगे। आज तो तन 
इकते लिए उनके पास बह लंगोटी ही है और अपने थके-हारे, भूखें-प्यासे शरीरको 
विवान देनेके छिए उनके नसीजमे खुछा मेदान ही है। इसलिए “हिन्द स्व॒राज्य 
में व्यक्त किये गये कुछ विचारोक्नो उनके उचित सन्दर्भसे अछूग करके विकृृत रूपमें 
कोगोके सामने इस तरह रखता, सानो से सभीकों उन विचारोके अनुसार चलनेका 
उपदेश दे रहा हैँ, ठीक नहीं है। 

एक और पुस्निका् गुण्डागर्दीकी इक्क्री-दुक्क्री कार्रवाइयोको, जो नि सनन्‍्देह 
असहयोगियों या उनसे सहानुभूति रखनेवालों द्वारा ही की गई है, इस तरह पेश 
किया गया है मानों वह असह्वोगियोका आम पेश्ा हो। उसके बाद उनसे यह 
विचित्र निचरोडइ निकाछा गया है 

अमहयोगका स्तलव हैं -- संहार, रकत-रंजित गृह-कलह और अव्यवस्थाके 

पुराने दुविनोंकी ओर लौटना। 

असहयोगका मतरत निव्चय ही आशिक रूपसे, जहाँतक आवश्यक हो, सहार है। 
केकिन वह वम्बईकी तरहका सहार नहीं हे, जैसा कि इस पुस्तिकामें कहा गया 
हैं। उसका मतझव दरअसऊ, दोपपूर्ण व्यवस्थाका शान्तिपूर्ण उपायोसे सहार है। और 
में बहू जानतेके लिए बहुत ही उत्सुक हूँ कि खूनी गृहकलह और अव्यवस्थाके वे 
पुराने दुदिन कौनसे थे। क्या इनिहासमे इस तरहके विश्वासके लिए कोई प्रमाण मिलता 
है मैंने तो छोगोको गुजरे हुए अच्छे दिनोकी प्रणसाके ही गीत गाते सुना है। देशी 
भाषाकी पाठ्य पुस्तकों मैंने कुछ ऐसे पद्य जरूर देखे हैं, जिनमें ब्रिटिश शासनकी 
प्रथा और उससे पहलेके ब्ासनकी बुराई क्री गई है। परन्तु मुझे नहीं माछूम कि 
कभी कोई ऐसा भी समय था जब भारतमें एक सिरेसे दूसरे सिरेतक “ रक्त-रजित 
मृहकेलक्ू और अव्यवस्था ” का साम्राज्य रहा हो। 

बिहारमें खहरकी प्रगति 


' विहार हेरॉल्ड' में निम्नलिखित समाचार छपा है: 
बिहार और उड़ीसा सरकारकी भूमिकर प्रशासन रिपोर्ट्में यह कहा गया 
है कि पठता, भागलपुर और तिरहुतमें र॑यतर्में अपने अधिकारोंकी समझ बढ़नेंसे 
अववाबको उगाहों बहुत कम हो गई है। भागलपुरमें असहयोग आन्दोलनके 
कारण इस तरहकी जबरन वसमूलियोंका विरोध कड़ा हो गया है। 
चरखा औौर हथकरघा उद्योगके पुनरत्यानमें असहयोगका योगदान उल्ले- 
खनोय है। सरकारी आकड़ोंके अनुसार, बिहारमसें पहने जानेवाले कुछ कपड़े- 
का है वाँ भाग हुयकरघेपर बुना जा रहा है। चरखेंसे बुनाईके धन्धेकों और 
१, रेखिर खण्ड १०, पृष्ठ ६-६९ । 
२. सिचाई-कर । 


टिप्पणियाँ ४१ 


प्रोत्ताहत सिछा है। पढता, तिरहुत, उड़ीसा और छोटा नागपुर डिवीजनोमें 
मोटियाकी कताई और बुनाई बहुत सफलतापूर्वक चल रही है। देशी करघोंपर 
तैयार किये गये मोटे कपड़ेका चलन बढ़ गया हे, यह साफ जाहिर है। . « « 
तवादारममें टसरकी बुनाई और ओऔरगाबादसें दरियों वर्गरहकी बुनाईका घन्धा 
बराबर तरक्की कर रहा है। 


इस उद्वरणसे जाहिर होता है कि बिहारमे रचनात्मक कार्य उत्तरोत्तर आगे बढ़ 
रहा है। तीन साल पहले वहाँ एक भी चरखा या घरके कते सूतसे तैयार एक गज 
खहर भी मुश्किलसे दिखाई देता था। बिहारकी गरीब जनता ही यह जानती है कि 
चरखा उसके लिए कसा वरदान पिद्ध हुआ है। 


विधान-परिषद्के एक सदस्यका इस्तीफा 


खीरीके एक वकील श्रीयुत सीतारामने संयुक्त प्रान्त विधान परिपद्की सदस्यतासे 
इस्तीफा दे दिया है, और मेरे पास उसकी एक नकल भेजी है। इस्तीफेका मजमून 
इस प्रकार है* 


बहुत ही खेंदके साथ में संयुक्त प्रान्त विधान परिषद्की अपनी सदस्यतासे 
इस्तीफा दे रहा हूँ। सुधारोंकी घोषणाके बाद ही मेने पहली बार परिषद्का 
चुनाव लड़ा था। मेरा यह विश्वास था कि सुधारोके बादकी सरकार सुधारोके 
पहलेक्ी सरकारसे भिन्न होगी; आतंक और डायरनभाहीका शासन अतोतकीो एक 
घटना बन जायेगी और अब इस वेहामें अनुचित और अकारण दमन नहीं 
होगा, बल्कि केवल अपराधी व्यक्षियोकों ही दण्ड दिया जाया करेगा; और 
परिषदोंमें निर्वाचित होकर लोग देशकी सच्ची सेवा कर सकेंगे। परन्तु एक 
सालके अनुभवने मेरी तमाम आज्ञाओंपर पानी फर दिया है। सेने देखा है कि 
परिबद्में दूसरोंके प्रति सम्मात और सदभावना तो कम, ग्वे और अकड़ ही 
अधिक है। वर्गोष और साम्प्रदाथिक स्वार्थ अब भी पूर्वदत्‌ बना हुआ है। मेरे 
अपने जिलेके अनुभवसे मुझे यह यकीन हो गया है कि शासनतन्त्रमं डायरशाहीके 
लिए अब भी जगह है। - . « राज्यके विशेष प्रबन्धक श्री यंगने ऐसी हरकतें 
की है, जिनसे शान्ति भंग हो सकती है, और वे . . . राज्यकी सारी आबादीपर 
जुल्म ढा रहे हे, पर सरकारतने इस मामलेम इन्साफके लिए कुछ नहीं किया। 
पण्डित हरकरणनाथ सिश्रको, जो लोगोंमें अहिसाका प्रचार कर रहे थे और 
रयतको यह समझा रहे थे कि वे जमीदारोंकों अपना लूगान अदा कर दें ओर 
आज ही परिस्थितियोंको देखते हुए सचिनय अवज्ञा शुरू न करें, तीन सालकी 
कइकी सजा दे दी गईं है। हालमें भारत-भरमें और खासकर इस प्रान्तमें जो 
गिरफ्तारियाँ हुई हे, उनसे मुझे यह विश्वास हो गया है कि सरकारने यह 
नोति निद्चिचत कर ली है कि जो भी व्यक्ति भारतके लिए सच्चा स्वशासन 
चाहता है उसे बन्द कर दिया जाये। दुःखके साथ कहना पड़ता है कि अपनी 


४२ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


प्रकतिवत से इत तरह॒क्ी सरकारका अंग नहीं रह सकता। इसलिए में अपनी 
सदत्यताते इत्तोका देता हूँ। 


उन्होने मुझे यह सूचना दी हे कि इस तरह जो जगह खाली हुई है उसके 
लिए पाँच उम्मीदवार द्वार हैं। उनकी उम्मीदवारीसे मुझे कुछ लेना-देना नही है। 
श्रीयुत सीताराम और वे, दोनों ही पक्ष ठीक हूँ। श्रीयुत सीतारामको इन सुधारोकी 
असलियत जाननेक्के छिए निजी अनुभवकी जरूरत थी। आशा है, अब जो व्यक्ति 
निर्वाचित होगा वहे भी अपने अनुभवसे सीखेगा, लेकिन यह सब हो चुकनेके बाद 
भी कुछ लोग ऐसे बच रहेंगे जो ईमानदारीसे ऐसा मानेगे कि, चाहे इन्हें अच्छी 
कहिए या बुरी, ब्रिटियथ गायक हमें जो विधान परिषद्‌ दे रहे है केवल उनके द्वारा 
ही हम कोई प्रगति कर सकते है। असहयोगियोके लिए विधान परिपर्दे और विधान 
सभाकरी कार्यवराहियाँ इस बातका साक्षात्‌ प्रमाण होती चाहिए कि उनसे उनका अरूग 
रहना बुद्धिमन्तापूर्ण था। 


शान्त रहनेकी अपोल 


सिलसिलेगे कक ७ 


मर रॉवर्ट वाव्सन स्मियके भापणके सिलमसिलेमे मेरे पास ऋ्रोव-भरे पत्रोंका ताँता 
लगा हुआ है। एक पत्रमे भुझे सल्गाह दी गई है कि में उस दु खद भाषणका पूरा- 
पूरा जवाब दूँ। एक और सज्जनने मुझे अखबारकी एक कतरन और उसके साथ 
पत्र भेजा है. जिसमें वे पूछने हैं 
क्या यह भारतके प्रति एक औसत अंग्रेजजी मनोवृत्तिका परिचायक नहों 
है? और यरि ऐसा है, तो क्‍या हमें बेघड़क उनसे यह नहीं कह देना चाहिए 
कि वे भारतसे तिकल जायें और देशको केवल इस घरतीकी सनन्‍्तानोंके हायमें 
छोड़ दें? क्या हमारा यह घोषणा करना बहुत गलत होगा कि हमारा 
तात्कालिक उद्देश्य अंग्रेजोंको भारतसे निकाल बाहर करना है? 


प्रलेखकका कहना है कि वे आन्दोलनके एक विनीत अनुगामी है। मैं उन्हें 
और उनकी तरह सोचनेवालों को सादर यह बताना चाहता हूँ कि उपर्युक्त पत्राश 
जिस मनोभातका सूचक्र है, वह एक असहयोगीके अनुरूप नहीं है। असहयोग हृदय- 
परिवर्तेनकी एक प्रक्रिया है और हमे अपने आदर्ण आचरणसे सर रॉबर्ट वाटसन स्मिथ- 
जसे अग्नजानक का हृदबन्यरिवर्तेत करना है। जहाँ में यह माननेको तैयार हूँ कि 
बंगाल चम्बर आफ कॉमसके अध्यक्ष अधिकांध अग्रेजोकी मनोवत्तिका प्रतिनिधित्व करते 
हूं, वा एक अच्छी खासी सख्यामें ऐसे भी लोग हैं जो निश्चित ही स्मिथकी-सी 
सतोवृत्ति नहीं रखते। और जबनक हमारे बीच एन्ड्रबूूज, स्टोक्स,' पियर्सनजैसे 
व्यक्ति हैँ, सवतक् हमारी यह इच्छा कि प्रत्येक अग्नेज भारतसे निकल जाये 
मद्रजनोचित नहीं होगी। यो भी यह जरूरी नहीं कि हम, जैसा पत्रलेखकने सुझाया 


१, भेभ्युछ स्टोगनस, समाज-सेवक और सी० एफ० एन्डथयजके साथी । 
२. विछियम विन्य्कटी पिपसेत, एक्र मिशनरी । 


टिप्पणियाँ ४३ 


है वैसा, अलगावका रुख अपनाये। अग्रेज कभी-त-कभी समझदारी और बुद्धिमानीका 
दृष्टिकोण अपनायेगे, इस बारेमें मैं निराश नही हूँ । आखिर वे व्यावहारिक छोग है। 
वे फिसल पडेकी हरगगा को भली-भाँति चरितार्थ करना जानते हैं। देखा तो 
यही गया है कि जिसे वे तकंसे नहीं मानते, उसे हालातसे मजबूर होकर मात 
जाते है। परन्तु प्रदेखक्से मेरा कहना है कि हमसे कुछ आत्मविश्वास भी होना 
चाहिए। हमे जो आज कूडा-करकट मान लिया जाता है, उसमें क्या हमारा अपना 
कुछ भी दोष नहीं है? यदि हम अबतक इतने कमजोर रहे कि अपने अधिकारोंका 
आग्रह नहीं कर सके, हममें इतनी फूट रही कि हम अपनी इच्छाओकी ओर किसीका 
ध्यान आकर्षित नहीं कर सके, इतने स्वार्थी रहे कि देशके लिए त्याग नहीं कर सके 
और इतने अज्ञानमे रहे कि देशके सच्चे हितोंको समझ नहीं सके, तो फिर यदि अग्रेज 
व्यापारी हमारी कमजोरियोका फायदा उठाकर हमारे मालिक बन बैठे और यह 
सोचने लगे कि उन्हें न केवल भारतमें रहनेका, बल्कि हमसे “छककडी काटनेवाले 
और पानी भरनेवाले ” मजदूरोकी तरह काम लेनेका भी परम्परागत अधिकार है, तो 
इसमें आइचर्यकी कौत-सी बात है? पत्रलेखकने जो रुख अपनाया है, उससे केवल 
क्रोध ही नहीं, हममे आत्मविद्वासका अभाव भी प्रकट होता है। इसलिए में यह 
सोचता हूँ कि काग्रेस द्वारा ग्रहण की हुई नीति ही शोभनीय और व्यावहारिक नीति 
है। यदि अंग्रेज और अन्य लोग मित्र और राष्ट्रके सेवकोकी तरह रहें, तो हमारे 
देशमे उनके लिए काफी जगह है। लेकिन यदि कोई, चाहे वह अग्रेज हो या कोई 
और, भारतमें शासक या मालिककी तरह रहना चाहता है तो यहाँ उसके लिए 
जगह नही है। हमें जातीय श्रेष्ठताके पिशाचसे लड़ना है, चाहें इसके लिए हमें 
प्राणोंकी बलि क्‍यों न देनी पडे। साथ हीं हममे यह समझते लायक नम्रता भी 
होनी चाहिए कि हम अपने ही पापका फल भोग रहे हैं। क्या हमने भारतके अछूतो- 
के साथ वही व्यवहार नहीं किया है जो स्मिथ जैसे अग्रेज हमारे साथ करते हैं। 
जेलसे रिहा 
पण्डित जवाहरलाल, मौलवी गृलामतुल्ला, शेख शौकत अली, श्रीयृत मोहनलाल 

सक्सेना, पण्डित बालमुकुन्द वाजपेयी, डा० शिवराज नारायण और डा० एल० सहाय 
मीयाद पूरी होनेसे पहले ही छखनऊ जेलसे रिहा कर दिये गये हैं।' जाहिर है कि संयुक्त 
प्रान्तकी धरकारने दुबारा जाँचके लिए जिन न्यायाधीश महोदयकों नियुक्त किया था, 
वे इस नतीजेपर पहुँचे हैँ कि सजाएँ गलत थीं। इन सजाओमें से कितनी विलकुछ 
गलत है, यह ईश्वर ही जानता हैं। छेकिन एक चीज आज साफ जाहिर है कि 
कैदी अपनी रिहाईपर वजाय खुश होनेके दरअसल दु खी हुए है। पण्डित जवाहरलाक 
और उनके साथियोके साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। अपजीकृत पत्र इडिपेडेट में' 
उनका निम्नलिखित सन्देश छपा है: 

१, जवाहरछाल नेदरू अन्य नेताओकि साथ २२ नवम्बर, १९२१ को गिरफ्तार क्रिये गये थे । 

२, थह फरवरी १९१९ में शुरू किया गया था; देखिए खण्ड १७, पृष्ठ ८३। मसद॒योग गान्दोल्‍नके 
दौरान सरकारने श्सकी जमानत जब्त कर ली थी । 


४४८ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


में क्या सन्देश दूँ? पता नहों मुझे क्‍यों रिहा कर दिया गया है। मेरे 
पिताजी, जो दमेके मरोज हे, और मेरे सेकड़ों साथी अब भी जेलमे हे। में 
ऐसा महतत करता हूँ कि मुझे बाहर आनेका कोई अधिकार नहीं था। में 
केवल यही फकहु सकता हूँ: लड़ाई जारी रखो, भारतकी आजादीके लिए काम 
करने रहो। आरामकी जरूरत नहों है, और किसी झूठे समझौतेके लिए अपने 
सिद्धान्तोंकों छोड़नेकी जरूरत नहीं है। अपने महान्‌ नेता महात्मा गांधीके पीछे 
चलो ओर कांग्रेमके वफादार रहों। कुशल बनो, संगठित होकर काम करो, 
और सबसे बड़ी बात यह है कि चरखे और अहिसाकों मत भूलों। 


उग्र पन्‍्यी नहीं है 


सयुकत प्रान्तके प्रचार आयुक्त छखनऊसे लिखते हैँ कि १५ फरवरीके अपने पत्नमे 
उन्होने देहरादूनसे निकलछनेवाले गड़्वाली को असाववबानीमें एक उम्र पन्‍्थी पत्र कह 
दिया था। अब उन्होंने छिखा है कि वह दरअसछ एक नरम विचारोवाला पत्र है। 
ओछा अत्याचार 
ढावाफे वात्र विमलानन्द दासगुप्कों एक सार्वजनिक सभाके सिलसिलेमे, जो 
इडाकामें गत २३ जनवनीकों हुई थी और जबरदस्ती तितर-वितर कर दी गई थी, 
गिरफ्तार कर लिया गया था। वादसे उनपर मुकदमा चलाया गया और उनके 
विस्द्ध कोई प्रमाण न मिलनेपर वे बरी कर दिये गये। परन्तु, अधिकारियोके लिए 
बहू पर्याप्त नहीं था। इसलिए अब उन्हें वकालत-सम्बन्धी अधिनियमकी धारा ४० 
के अधीन निम्नदिखित नोटिस मिलता है. 
ठाकाके जिला मजिस्ट्रेटने मुझे यह रिपोर्ट दी है कि इस अवालतके एक 
वकोलछ बाबू विभलानन्द दासगुप्त, एम० ए०, बी० एल०, ने जुलाई १९२१ में 
अपनी वकालन स्थगित कर दी और वे तथाकथित ढाका नेशनल कालेजमें 
अर्थज्ञास्त्रके प्रोसेसर नियुक्त हो गये। यह भी पता चला है कि उक्त विभला- 
ननन्‍्द दासगुप्तने इस नौकरीके लिए उच्च स्यायालयकी अनुमति नहीं लो। जिला 
मजिस्ट्रेकको रिपोर्ट यहु भी पता चलता है कि उक्त विमलानन्द दासगप्त 
उस सभामें उपस्यित थे और उन्होंने उसमें भाग भी लिया था जो २९ जन- 
वरी, १९२२को ढाकामें ढाकाके जिछा सजिस्ट्रेट द्वारा दण्ड-प्रक्रित संहिताकी 
घारा १४४के अवीन जारी किये गये आदेश्षोंके प्रतिकूल आयोजित की गईं थी। 
आगे यहू भी पता चलता है कि उक्त विसलानन्द दासगुप्तपर जब भारतीय 
दब्ड संहिताकी घारा १८८के अधीन मुकदसा चला, तो उन्होंने अदालतमें यह्‌ 
कहा कि ब्रिटिश सरकारके प्रति उनके मनमें कोई वफादारी नहीं है और 
जाँच करनेवाले मजिस्ट्रेके पदके लिए उनके हृदयमें कोई सम्मान नहीं है। 
इससे यह मालूम होता है कि उक्त विमलानन्द दासगुप्तने इस तरह चकौलोंके 
लिए बनाये गये नियमोंका झोचनीय उल्लंधन किया है । 


हु 


टिप्पणियाँ ४५ 


इसलिए इस नोटिस द्वारा उक्त विभलानन्द दासगृप्तकों यह आदेश 
दिया जाता है कि वे ७ माचको या उससे पहले यह बतायें कि उच्च न्याया- 
लयकों यह रिपोर्ट क्यों न दे दी जाये कि बहु उनका वकालत करनेका अधिकार 
समाप्त या स्थगित कर दे। 


इस तरह जो तमाशा श्री शोरवानीके साथ शुरू हुआ था, ढाकामे उसकी 
पुनरावृत्ति की जा रही है। लगता है इस नोटिसकों जारी करनेवाछा जज यह नहीं 
देख पाया कि कंफियत बिलकुल दूसरी है। जो छोग वकाकहत स्थगित कर चुके है, 
उनके स्वराज्यकी प्राप्तिसे पहले अदालतोमे लौटनेकी सम्भावना ही नहीं है। स्वराज्यकी 
प्राप्तकि बाद, साफ है कि ऐसे सभी वकील यदि चाहेंगे तो अपनी वकालत फिर शुरू 
कर देंगे। फिर इस नोंटिसका सिवाय इसके और क्‍या नतीजा निकल सकता है कि 
अदालतकी स्थिति हास्यास्पद हो जाती है और जनसाधारणकों अदालतोके वहिप्कारके 
लिए एक और कारण मिल जाता है, क्योंकि अदालतोके द्वारा वकीलोकों किसी ऐसे 
आचरणके लिए दण्ड नही दिया जा रहा है जो व्यावसायिक शविष्टाचारके प्रतिकूल हो, 
बल्कि इसलिए दिया जा रहा है कि वे अमुक ढगके राजनीतिक विचार रखते हूँ, विचार 
बहुत उम्र हैं या कट्टर यह एक अछग वात है। (दण्ड छव्दका प्रयोग मैने इसलिए 
किया है कि नोटिस जारी करनेवाला जज अपनें-आपको इस विश्वाससे भरमा रहा है 
कि जो वकील अपनी वकाछत स्थगित कर चुका है उसे वकाछतके अधिकारसे वचित 
करके वह उसे दण्ड दे रहा है।) वावू विमलानन्दपर तामील हुए इस नोटिसके 
फलस्वरूप यदि ढाकाके उनके बन्धु वकीलोके रुखमें सस्ती आ जाती है और उमनमें- 
से कमसे-कम कुछ अदालतोंको छोड़ देते हैँ, चाहे वे ऐसा इस बातके विरोधमे ही क्यों 
न करें कि अदालतोकों इस तरह राजनीतिक उत्पीड़नकी मशीनोंमे परिवर्तित किया जा 
रहा है, तो मुझे इससे तनिक भी आइचयें नहीं होगा। 


आशीर्वाद 


बड़ोदादा' (ह्विजेन्द्रनाथ ठाकुर)ने मुझे एक छोटा-सा सुन्दर पत्र भेजा है, जिसमें 
नीचे लिखी पक्तियाँ भी हैं. 
पोड़ासे छठपढठाती हुई हमारी इस घरतीपर सानव-जातिके लिए शान्ति 
और संदभावका एक नया युग आरम्भ करतेकी भारत-पाताकी सन्‍्तानोंकी 
हादिक प्रार्थनाओंको वहन करनेवाला जो विज्ञाल जहाज आज बढ़ रहा है, 
उसको तेज और धीमी गतिके सम्बन्धर्मे मेरे विचार इस प्रकार हे: 


१, तसदक अहमद खो शेखानीने, जो राष्ट्रीय सुस्लिम विश्वविद्याल्यके अध्यक्ष थे, वकालत छोड़ 
दी थी । अलीगढ़में उपद्र्वोके तुरन्त बाद वे गिरफ्तार किये गये ये और इलाद्ाबादके पास नेनो जेलमें 


रखे गये ये । देखिए खण्ड २२, पृष्ठ १३८-३९, ३७३ । 
२, रवीन्धनाथ ठाकुरके बढ़ें भाई, ये सिंद्धान्त-रूपमें गांधीजीकी असहपोग पोजनाके बहुत बढ़े 


प्रशंसक थे । 


४६ सम्पूण गाधों वादमर्य 


होशिपार कप्तान जब अपने जहाजको किसी ऐसे स्थानपर पाता है जहाँ 
बहुत सारी खतरनाक चद्टानें हों, तो वह उसे सही दिशासें चछाते हुए उसकी 
गति धघोमी कर देता है। पर जंसे ही वह खुले समुद्र पहुँचता है, जहाँ इस 
तरह॒की रुकावर्ट बिलकुल नहीं होतों, वह अपने जहाजकी गति तेज कर देता 
है! लेक्तिन बेबकुफ कप्तान, जहाँ समुद्र्मे जलमग्न चद्टानें न हो वहाँ भी, 
चद्वानोके भयसे अपने जहाजकों एक गलत दविश्ञार्में मोड़ देता है। इस प्रकार 
वह एक अनजान क्षेत्रकी ओर बढ़ जाता है, जहाँ पानीके नीचे चट्टान छिपी 
होतो हे। और जैसे ही उसका जहाज उनके पास पहुँचता है, वे उसे चकना- 
चर कर देती हे। 

महात्मा गांधी अपने जहाजकों पहुली रीतिसे चला रहे है, जब कि उनके 
सलाहकार चाहते हुँ कि वे दूसरी रीति अपनायें। 


मुझे आशा है कि आन्दोलनके अन्तम यह कहा जा सकेगा कि मैं एक “ होशियार 
कप्तान ” ही था। में यह वात सच्चाईके साथ कहू सकता हूँ कि तूफानके जैसे थपेडे 
में इस समय खा रहा हूँ वेसे मेने जीवनमे कभी नहीं खाग्रें। अभीतक मैने अपने- 
आपको इस विश्वाससे भरमाये रखा कि यदि मेरी कुछ सीमाएँ है, तो साथ ही मुझमें 
काफी क्षमता भी है। परन्तु इस समय ऐसा लगता है कि जितने गहरे पानीमे मुझे 
नहीं उतरता चाहिए था में उससे अधिक गहरेमें पहुँच गया हें। इसलिए बड़ोदादा- 
जैसे निर्मे् और साधु पृरुषकी प्रा्यंनाएँ और आज्ञीये इस समय मेरे लिए बहुत ही 
बभ है। 

यदि यह बात सच है तो भयानक है 

एक सज्जनने, जिन्होंने अपना नाम मेरे सूचनार्थ लिख भेजा है, अपने पत्रपर 
“ पजावका एक टाप्ट्रवादी” इस रूपमे ही हस्ताक्षर किये है, लिखते है: 

१६ तारीख़के अपने अंकर्मे आपने लिखा है: 

“सिलोंमं सचमुच गजबकी जागृति आ गई रूगती है। अकाली दल न 
केवल प्रभावशाली अहिसाका एक दल बन गया है, बल्कि वह एक सुन्दर 
आचार-पंहिता भी तेयार कर रहा है। गुरुद्वारा कमेटी अब एक गर-सिख पण्डित 
दोनानावयकी रिहाईपर जोर दे रही है, और जो चाबियोंवाले मामलेके' खसिल- 
सिलेमें गिरफ्तार किये गये हें।” 

ऐसा लगता है कि आपको तथ्य मालूम नहीं है, नहीं तो आप युद्धप्रिय 
अकालो दलको “ प्रभावज्चालो अहिसा ” का दल बताते हुए शायद कुछ हिचकते। 
होशियारपुर जिलेसे अकाली जत्थोंके उदृष्ड और उपद्रवी व्यवहारके कारण 
वहाँ फौजका एक दत्ता भेजना पड़ा है। अभी उस दिन होशियारपुरसे दो 


१, देखिए खण्ड २२, पृ४ ४३७। 


टिप्पणियाँ ७ 


मौलकी दूरीपर बिलासपुरमें एक सभा हुई थी, जिसमें कोई २,००० अकाली 
मौजूद थे। जिस जगह वक्ता बेठे हुए थे, उसके चारों ओर लोग कतारें बाँघे 
खड़े थे और सबके हाथोमें नंगी तलवारें थीं। वक्‍ताओंने बहादुरीके साथ यह 
घोषणा की कि आज कोई सरकार नहीं है। एक भविष्यवाणीके अनुसार काबुल्‍लसे 
एक अकालो आयेगा और वह तमाम विरोधी दशक्तियोंकों परास्त कर दिल्‍्लीके 
सिहासनपर बेठेगा; और हम इशारा पाते ही ऋान्तिकारी कार्यवाहियाँ शुरू कर 
देनेको बिलकुल तेयार हे। होशियारपुरमें अकालियोका अपना एक फौजी रसद 
विभाग और खुफिया विभाग है। इदंगि्दकी खबर रखनेके लिए उनके पास 
सॉड्नी-सवार हे। गौरोशंकरमें जब कुछ राजनीतिक कंदियोंपर मुकदसा चल 
रहा था, अदलतके बाहर एक भारी भीड़ जमा हो गई और दर्पंपुर्ण भावसे 
सजिस्ट्रेट्से कहा कि केदियोंकों हमारे हवाले कर दिया जाये। 

अकालियोंकी शपथरमें से अहिसाकी प्रतिज्ञा अब हटा दी गई है; और वे 
सेवाका जो ब्रत लेते हे वह केवल गुरुद्वारा-सुधारतक सीमित नहीं है। हर 
रोज सभाएँ होती हे, और मौजूदा सरकारकी जगह सिख-दासन स्थापित करनेकी 
बात खुल्लमखुल्ला कहो जाती है। लुधियानेसे ख़बरें सिल्ली हे कि जोशीले सिखोंके 
जत्ये तलवार, कुठार और हयौड़े लिये, बड़े ठाठसे परेड करते हुए, अपने 
“ दीवानों 'में जाते हें। वे बाकायदा जत्थे बनाकर बाजारोमें से गुजरते हे, भौर 
जब कभी भारी संख्यामें रेलसे सफर करते हें तो टिकट नहीं सरीदते। कभी- 
कभी वे यहाँतक दावा करते हे कि उन्हें मुफ्त सफर करनेका अधिकार है, क्योंकि 
वे मूर्खतापुर्वक यह मानते हे कि देश उनका है। समनालाममे ं अकाली वक्‍ताओंने यह 
घोषणा की “ बादशाह जॉर्ज पंचम हमारा बादशाह नहीं है। सरदार खड़कसिह 
हमारा बेताजका बादशाह है।” २३वें पायनियर्स दलके कुछ आदमसियोने, जो 
कसुर तहसीलमें अपनी छुट्टियाँ बिताकर लौटे हे, शिकायत की है कि अकालियोने 
उन्हें धमकी दी है कि यदि उन्होंने फौरन फौजकी नौकरी नहीं छोड़ दी और 
वे खालसा सेनासें शासिल नहीं हुए तो उनकी औरतोंके साथ बुरा व्यवहार 
किया जायेंगा। संक्षेपमें, ये कुछ ऐसे भयानक तथ्य हे जिनसे आपका यह विचार 
बदल जाना चाहिए कि पंजाबके केन्द्रीय जिलोंके सिखोर्मे जो जागृति जाई है, 
वह अहिसात्मक है। 


इस पत्रने मुझे चौंका दिया है। इस रिपोर्टपर सहसा विश्वास नहीं होता। 
परन्तु चूँकि पत्रलेखकका दावा है कि यह विवरण बिलकुल सही है, और चूँकि में 
सिखोंकी अहिसाकी भूरि-भूरि प्रशसा कर चुका हूँ, इसलिए इस रिपोर्टको प्रकाशित 
करते हुए भी मुझे झिझक महसूस नही हुई। तथापि में इसपर तवतक अपनी राय प्रकट 
नहीं कर सकता जबतक कि उन सिख मिनत्रोसे, जिन्हें मै इस विपयमे लिख चुका हूँ, 
पूरी बातका पता न चल जाये। 


४८ सम्पूर्ण गाधी वाहमय 
छानयीनके योग्य एक सामला 

अकाख्योके विम्द्ध पजातबके एक राष्ट्रवादी ” के आरोपोकी चचाके बाद जो पत्र 
मेरे सामने आया वह फेती, जिला नोआखलीके एक प्रसिद्ध नागरिकके पाससे आया है। 
उन्होंने भपतता नाम ओर पूरा पता दिया है, और मुझसे अपना नाम प्रकाशित न 
करनेके छिए भी नहीं कहा हें। लेकिन में जान-वूझकर उनका नाम नहीं दे रहा हूँ। 
क्योकि यदि उनके पत्रमे बताये गये तथ्य सही है, तो सम्भव है कि सच्ची बात 
कहनेकः साहस दिखानेके कारण उनके साथ दुव्यंबहार किया जाये। १६ फरवरीकों 
भेजा गया उनका पत्र इस प्रकार है 


में आपका ध्यान नोभाखली जिलेके फेनी सब-डिवीजनकी आजको स्थितिकी 
ओर खींवना चाहता हूेँ। यद्यपि में असहयोगी नहीं हूँ, पर आपके लिए मेरे 
हदपमें सम्माव है। आपदा यह आन्दोलन अहिसात्मक घोषित किया गया है। 
परन्नु आपके अवुवायियोंक्री हिसा सहनशीलताकी सीमासे बहुत आगे बढ़ गई 
है। उनमें न तो ज्यान्ति और व्यवस्था है और न बड़ोंके लिए कोई आदर। गाँवोके 
बदपाशोंकों अपना धन्धा जारी रखनेका एक सुनहरी मौका घिल गया है और 
वे स्ववसेवक दलोंमें शामिल हो गये हें। उन्हें रोकनेवाल्ा कोई नहीं हैं। देश 
इस समय इन लोगोंकी मुदठीसें है। हरएक हाटवाके दिन बेचारे माल बेचने- 
वालों और दुकानदारोसे दपया ऐंठा जाता है। जबकि गरीब दो वक्‍तका भोजन भी 
मुश्किलसे जुटा पाते हे, उन्हें हर रोज सुबह और शाम एक-एक मुदठी चावल देना 
पड़ता है, नहीं तो उन्हें सताया जाता है। जो अभागे, असहयोगी नहीं हे वे 
सामाजिक बहिष्कारके शिकार हो रहे हे, उनपर मेला फेंका जाता है, उनके 
घर जला दिये जाते है, उन्हें धमकी दी जातो है, उनपर हमले होते हे, पत्थर 
फेंके जाते हे और इसी तरह॒की दूसरी बातें होती हे। वे जबान नहीं खोल 
पाते। आपके सुचनार्थे से नीचे इस हिंसाके कुछ उदाहरण दे रहा हूँ: 


१. हाईकोर्टके वकोल मौलवी नृरझुल हक, श्री अली हैदर चौधरी और 
बाबू यजदाकुमार घोषपर मेला फेंका गया, क्‍योंकि वे कौंसिलके लिए उस्मीद- 
वार थे। 

२. मुंशी मुहम्भर वासिल और दीवानी अदालतके कलके मुंशी रियाजुद्ीन 
अहमदपर बाजारमें बेरहमोसे हमला कर दिया गया और उनकी बेइज्जती 
को गई, क्योंकि उन्होने अपनी ठोपियाँ स्वयंत्तेवकोको देनेंसे इनकार कर 
दिया था। 

३. बाजार रियाजुद्दीन मुंशी, बाजार पीर बकक्‍श सुंधी, बाजार दारोगा 
सोहम्भदर आमा और अन्य बहुतसे बाजार जबरदस्ती बन्द कर दिये गये और 
खरोदारों व बेचनेवालोंको बाजारमें इकट्ठा नहीं होने दिया गया, क्योंकि इन 
बाजारोंके मालिक असहयोगी नहीं है। 


टिप्पणियाँ ४९ 


४. स्थानीय सब-डिवीजनल आफिसर तथा अन्य प्रमुख व्यक्तियोंक साथ 
छेड़छाड़ की गई और कई जगह उनकी मोटरें जबरदत्ती रोक ली गहँ; कई 
जगह उनपर पत्थर और धूल फेंकी गई। 

५. गाँवके एक शरीफ आदमीके घरमें आग छूगा दी गई और उसे दूसरे 
तरीकोंसे धमकी दी गई, क्योकि जब एस० डी० ओ० की मोठदर जबरदस्तो 
रोक लो गई थी तो उतने उनको व उनके साथीकी सदद की थीं। 

६. खाब पाहबके घरको जलानेकी बार-बार कोशिश की गई और आखिर 
उतका घर जलाकर खाक कर दिया गया, और उसके बाद सजदूरोंको धमकी 
देकर उनके यहाँ काम करने और फिरसे सकान बनानेसे रोका गया। 

७. सहयोगियोकों गुमनाम पत्रों और पोस्टरों द्वारा और लोगोको उनके 
खिलाफ खुल्लमखुल्ला भड़काकर आतकित किया जाता है। 

८. खान साहबकों बाँसके पुलपर से नहर पार नहों करने दी गई और 
उनका सबके सामने अपमान किया गया। और सी अनेक उदाहरण हे। ये 
बिलकुल सच्ची घटनाएँ हे और मेरी यह चुनौती है कि कोई भो इन तथ्योंको 
गलत सिद्ध करके दिखायें। कांग्रेस और खिलाफतके स्थानीय कार्यकर्त्ता इस 
सिलसिलेसें कोई कदम नहों उठाते, बल्कि वे इसमें उलठा गर्च अनुभव करते 
है, क्योंकि उन्होंने तो मनमानी करनेका ठेका ले रखा है। मानवताके नामपर 
मेरी आपसे यह अपील है कि कृपया इसकी जाँच कराइए। मुझे पूरा विश्वास 
है कि आप इस स्थितिकों बेरोकटोक नहीं चलने देंगे और जो लोग आपके 
मतके अनुयायों नहीं हे, उन्हें भी जिन्दा रहने देंगे। 
मैने इस पत्रके अनावश्यक छंगनेके कारण केवल एक या दो ही अंश छोड़े है। 

अभीतक मेरे पास जब-तव असहयोगियोके खिलाफ शिकायते आती रही हैं और मैंने 
उनमें लगाये गये आरोपोंकी सचाई जाननेके लिए उन्हें प्रकाशित करने या उनके विषयमें 
अन्य कार्रवाई करनेमें सकोच नही किया है। प्राय' ये आरोप अतिरजित और कभी-कभी 
अनुचित भी सिद्ध हुए हैं। परन्तु यह काफी आइचर्यकी वात है कि मेरे पास अब ऐसे 
निरिचित आरोप आ रहे है जिनका भेजनेवाला उन्हें सिद्ध करनेकों भी तैयार है। 
दुर्भाग्यवश मुझे हफ्ता-दर-हफ्ता “इन कोल्ड बड़” (नृशस घटनाएँ) शीपषेक्से वगालछ, 
असम, सयुकत प्रान्त, पजाब, आन्ध्र और अन्यत्र हो रहे भीषण दमनके किस्से छापने 
पड़े हैं। इनमें से किसी-त-किसी स्थानसे सुनियोजित दमनकी खबरें बरावर मिलती 
रहती हैं। परन्तु मैं अपने-आपको इस विश्वाससे भरमाता रहा हूँ कि कुल मिलाकर 
असहयोंगियोका आचरण निर्दोष रहा है। इसलिए नोआखलीकी इस खबरसे मुझे 
गहरा धवका लगा है। में जानता हूँ लोग इसका प्रतिवाद करेगे किल्तू पत्रमे इतना 
तथ्यपूर्ण व्योरा दिया गया है कि ये आरोप साररूपमे सम्भवत सही निकलेगे। पत्र- 
लेखकने जाँचकी माँग की है। काग कि मेरे पास ऐसा करनेके लिए समय और 


१. ये यंग इंडिया के जनवरी-फरवरी १९२० के अकोमें प्रकाशित हुए थे । 
२३-४८ 


५० सम्पूर्ण गाधी वादुमय॑ 


अधिकार होता। छेकिन मैं काग्रेस और खिलाफत कमेटियोके सभी असहयोगी कार्ये- 
कर्ताओंको इस बातके लिए आमन्त्रित करता हूँ कि वे इन आरोपोका जवाब दे। 
मैं चाहँगा कि वे मेरे पास प्रकाशनार्थ पत्र भेजे, जो सक्षिप्त और युक्तियुक्त हो। 
जी आरोप सही है, उन्हें पत्रमे साफ-साफ और दृढतापूर्वक स्वीकार किया जाये। में 
प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीकों भी इस बातके लिए आमन्त्रित करता हूँ कि वह इस मामले- 
पर तुरन्त ध्यान दे, एक या दो आयुक्‍तोकों इस कामके लिए नियुक्त करे और एक 
पूर्ण व विस्तृत जांच करवायें। पत्र-लेखकका नाम जाननेंकी उन्हें जरूरत नहीं क्योकि 
उनके खबालसे जिन लोगोकों सताया गया है, उनके नाम उन्होने साफ-साफ दे ही 
दिये हैं। इसलिए जाँच बिलकुल आसान है। इस वींच जो लोग धमकी, जोर-जबर- 
दस्ती, हमलोी और सामाजिक वहिष्कारकी ऐसी कार्यवाहियोंके, जो काग्रेसी या खिला- 
फती असहयोगियों द्वास या उनकी ओरसे की गई हो, प्रामाणिक उदाहरण भेज सकते 
हो, उनका थग इबच़्या के स्तम्भमे स्वागत है, क्योंकि मे यह जानता हूँ कि बुराइयो- 
का प्रकाशन उनवा आधा इलाज ही है। वस्नुत' हर काग्रेसी खिलाफती है और हर 
खिलाफती काग्रेसी. लेकिन चूंकि देशमे हमारे ये दो सगठतन है, इसलिए मै दोनोसे 
यह अपील करता हूँ क्रि वे हमारें अपने कुकर्मोका निर्देयतासे परदा फाश करे। 
प्रमासकोे कुकर्मके लिए समझे हजारों बहाने मिल सकते है, और किसी कारण नही 
तो केवड इसीलिए कि हम उन्हें इसी छायक मानते है, किन्तु हम तो अहिंसा और 
ईमानदारीका पूरा आचरण करनेका दावा करते हैं। यदि हम अपने प्रति कठोर रहे तो 
इस संघर्षकों कही अधिक तेजीके साथ सफल बना सकते हें। धमकी देने, जोर-जबरदस्ती 
करने, हमला या सामाजिक बहिप्कार करनेके लिए हमारे पास कोई भी कारण नहीं है। 
जो छोग मुझे शिकायती पत्र भेजना चाहते हो, उनसे में यह जनुरोध करूँगा कि वे 
सक्षेपर्में विछकुल सही बाते लिखे और साफ लिखावटमे कागजके सिर्फ एक ओर लिखें। 
मेरे पास हर रोज जो भारी डक आती रहती है, उसे पूरा-पूरा देख पाना कोई आसान 
काम नहीं है। यदि वे मेरी इस मामूली-सी प्रार्थेनाको मान लेंगे तो उनके पत्रोपर जल्दी 
ध्यान दिया जा सकेगा। पत्र-लेखक अस्पणम्टसे सामान्य निष्कर्ष निकालनेसे भी बचनेकी 
कोशिन्न करें। निश्चित व्यौरे, जैसे कि नोआखलीवाके पत्रमें दिये गये है, बहुत ही 
आवश्यक है, क्योंकि तभी उनपर यकीन किया जा सकता है और तभी उनसे जाँचमे 
सहायता मिक्त सकती है। 


वचनका मूल्य 


श्री सुब्रह्मण्य शिवके माफीनामेकी खबरके वारेमें “यग इडिया में मैंने उन्हें 
अपनी स्थितिकों स्पष्ट करनेका जो निमस्त्रण दिया था, उसके उत्तरमे उन्होंने निम्न- 
लिखित स्पष्टीकरण भेजा है: 


मेरी रिहाईके बारेमें सरकारकी विज्ञप्तिसे बहुत-से देशवासियोंके मनमें 
मेरे और मेरी वर्तमान स्थितिके सम्बन्धम गलतफहमी पंदा हो सकती है। 


१२. देखिए खण्द २५, ५७ ३८३ । 


टिप्पणियाँ ५१ 


स्वयं महात्माजीने यंग्र इंडिया में यह इच्छा प्रकट की है कि में एक पूर्ण 
वक्‍तव्य देकर अपनी स्थिति स्पष्ठ कर दूँ। गत २० जनवरीके “हिन्दू में में 
अपनी स्थिति पहुले ही स्पण्ड कर चुका हूँ। मेरा स्पष्ठीकरण इस प्रकार है: 
विज्ञप्तिके शब्दोंसे यहु भाव निकछता हे कि सरकारकों मेने कोई वचन 
दिया है इसलिए उसने मुझे छोड़ा है। लेकित त्रिचनापल्‍लों सेंट्रल जेलके 
सुपरिन्ठेन्डेन्टकों जो आदेश दिया गया वह इस प्रकार था: 
# सपरिषद्‌ गवर्नेर, दण्ड प्रक्रिग संहिताकी (अमुक) धारा के अधीन, 
बन्दी सुब्रह्मण्य शिवकी बाकी सजा! बिना दा खुशीके साथ साफ करते है।” 
आदिशके “बिना दातं ' दब्दोसे यहु साफ हो जाता है कि किसी बचन या 
दर्तेका कोई जिक्र नहीं किया गया, और मेरी रस्िहाईका मुख्य कारण प्रधान 
सर्जद और जिला मेडिकल ऑफिसरकी सिफारिशें ही रही होंगी। सुझ्पर कोई 
शर्तें नहीं लगाई गई है; और में पहलेकी तरह अपनी इच्छानुसार किसी भी 
ढंगसे काम करनेके लिए स्वतंत्र हे; अपने देशवासियोंकों में यह बता देना 
चाहता हूँ। 
अब दो दाव्द अपने वचनके बारेमें। सजा हो जानेके बाद फौरन ही मे 
जेंलमें इतना सख्त बीसार पड़ गया कि तेज बुखारके अलावा मुझे हर रोज 
बेशुमार दस्त भी आने लगे। यहाँतक कि कभी-कभी से प्रद्प करने रूगता। 
मेरे जीवनकी कोई आशा नहीं बची थी। ऐसे ही समयमें मेने सरकारको यह 
वचन लिखकर दे दिया कि यदि मुझे रिहा कर दिया जाये तो से भविपष्यमें 
राजनीतिसे अलूग रहूँगा। कुछ लोग इसे मेरी कमजोरी समझ सकते हें । 
परन्तु यदि उन परिस्थितियों और उस समयको ध्यानमें रखा जायें जिससे 
कि मेने यह लिखा था, तो सेरा खयाल है कि मुझे निश्चय हो क्षमाका 
अधिकारी समझा जायेंगा। होमर तकने यह माना है कि इन्सानसे ग्रलती 
होती ही है; और में भगवान्‌ नहीं हेँ। अपने देशवासियोंसे, जो मेरे जीवनकों 
१९०५ से देख रहे हे, यह आशा रखतेका मुझे पुरा-पुरा अधिकार है कि वे 
मेरी इस छोटी-सी पिछली कमजोरीकों बहुत महत्त्व न देंगे। 
यचपि सभी यही चाहेंगे कि लोग यन्त्रणाएँ झेलते हुए भी माफी न माँगें, परन्तु 
जो व्यक्ति शारीरिक पीडासे कमजोर पड जाते हैं उनकी आलोचना करना बाहरवालों 
का काम नहीं है। इसलिए श्री शिवकी जनतासे यह अपील ठीक ही है कि माफीनामा 
देनेके कारण वह उनके बारेमें कोई कठोर राय कायम न करें। केकिन बात यह है 
कि एक बार माफीनामा दे देते और कोई वायदा कर लेनेके वाद उसे ईमानदारीसे 
पूरा किया जाता चाहिए था। माफीके आदेगमे जो “बिना शर्तें ” शब्द हैं, श्री सुब्रह्मण्य 
शिवको उनसे लाभ उठानेका कोई अधिकार नहीं है। वे इस बातके परिचायक हैं कि 
एक असहयोगीकी ईमानदारीपर भरोसा किया जा सकता है। निश्चय ही सरकार 
द्वारा यह विश्वास सर्ववा उचित था कि श्री शिव अपने लिखित वचनका पाहुन 


५० सम्पूर्ण गाधी वादूमय 


करेगे। में चाहता हूँ कि जहाँतक सत्य और अहिसाका सम्बन्ध है, असहयोगीकों इस 
योग्य बनना चाहिए क्रि उसकी जोर कोई अँगूली न उठा सके। इस सचर्पकी सफलता 
एकमात्र नैतिक प्रतिप्ठाके अजनपर ही निर्भर हे, और वह केवल तभी हो सकती है 
जब सभी तरहकी परिस्थितियों पूरी तरह सतर्कताके साथ ईमानदारी वरती जाये। 
बिना बर्त माफीकी वातसे श्री शिव जो लाभ उठाना चाहते है, उसे उठानेके बजाय 
वम्नुन. उन्हें यह चाहिए कि वे, कमसे-कम इस कार्यमे, सरकारकी इस उदारताकों 
स्व्रीकार करे कि उसने माफीनामेका उल्लेख करके उनको जलीरू नहीं किया है। इस 
दु खद प्रकरणकों समाप्त करनेसे पहले मुझे श्री सुन्रद्वण्य शिवसे यह निवेदन करना 
ही होगा कि वे अब भी इस आज्यकी एक खुली घोषणा कर दें कि वे राजनीतिमे 
कतई भाग नहीं लेगे, साथ ही दिये हुए वचनके भगके लिए क्षमा भी सॉँग लछेगे। 
मुझे यकीन हे कि उनके अपने वचनपर कडाईसे जमे रहनेसे उन्हें या जनताको 
कोई हानि नहीं होगी। उनके लिए सामाजिक और आशिक कार्यका व्यापक क्षेत्र खुला 
हुआ है। खटरके विजुद्ध आथिक और नैतिक पहलुओंको लेकर वे उसका बहुत-कुछ 
कार्य कर सकते है। 
पत्नीकीं बधाई 

छाब्रऊपुरके श्री अब्दुरंहमान गराजीने, जब उन्तपर मुक्रदमा चल रहा था, निम्न- 
लिखित पत्र लिखा था . 

स्व॒राज्य-मन्दिरमें पहुँचकर निद्चिन्तताके साथ बंठ जानेसे पहले, मे अपने 
एक दोस्तके पास आप तक पहुँचा देनेके लिए ये कुछ पंक्तियाँ छोड़े जा रहा 
हैँ। यह मुकदमा, जेसा कि आम तोरपर होता है, एक भारी ढकोसला है। मुझ- 
पर घारा १०८ लगाई गई हैं। सबके-सब गवाह ऐसे ही लोग हे, जिनका कुछ-त- 
कुछ अपना स्वार्य है। मौजूदा सरकारका पूर्णतया नेतिक पतन हो चुका हैं, 
यह बात इस सुकदसमेसे मेरे आगे बिलकुल साफ हो गई है। इस मुकदसेके 
सम्बन्धर्मे अखबारोंको भेजे गये तार रोक दिये हे। मेरी पत्नी इस मुकदमेके 
बारेमें क्या लिखती है, आपको जानकर खुशी होगी: 

“ अपनी गिरफ्तारीपर भेरी बधाई कबूल कीजिए। खुदाका शुक्त है 
कि जिस दिनका एक मुद्दतसे इन्तजार था वहु आ गया और खुदाने आपकी 
कुर्बानी संजूर कर लोी। हस सब बहुन खुश है। खुदा करे कि आप अपने 
मुल्क और मजहबके लिए खुशीसे तकलीफ सह सकें। खुदा हमें अपने सकसदके 
लिए मुसोबनें सहु सकनेकी ताकत दे। 

में आझा करता हूँ कि अब मेरी रिहाई राष्ट्रीय संसदके आदेशोंसे होगी। 


यह्र पत्र २६ जनवरीकों छिखा गया था। ४ माचचेकों इसे पढ़ते हुए दिलको 
कुछ ठेंस-सी लगती है, क्योंकि राष्ट्रीय संसद अब उतनी निकट नजर नहीं आ रही 
जितनी निकट वह, नि सन्देह, २६ जनत्ररीकों आ रही थी। लेकिन एक सिपाहीके 
लिए यह बात महत्त्रपूर्ण नहीं है कि लड़ाईमे जीत कब होती हे। उसके लिए तो 


टिप्पणियाँ ५३ 


केवल अपने मोचेंपर जमे रहना महत्त्वपूर्ण हे। गानदार रिहाई तो मैं उसे मानता 
है जो स्वराज्य ससद आते ही अधिनियम बनाकर करेंगी या फिर जो रिहाई समय 
पाकर अपने आप होगी। और नि सन्देह, मेने अभी यह आना नही छोड़ी है कि 
यदि बारहोलीका सभोधित रचनात्मक कार्यक्रम सफलतापूर्वक पुरा किया 'जा सका 
तो कैदियोकों राष्ट्रकी शक्तिसे रिहा कराया जा सकेगा। 


फलकत्ता अभी तेयार नहीं है 
कलकत्तासें एक सज्जन अपन पत्रमे लिखते हैं 
सेरा सन मुझे यह कहनंकों बाध्य करता है कि बंगाल, पड़ोसी-प्रान्त 
बिहारकी तुलतामें, स्वदेशीके लिए कुछ नहीं कर रहा है। वह अभी बहुत 
पीछे है। जो स्वयंसेवक होनेका दम भरते हे वे भी खहर नहीं पहनते। में इस 
महानगरके प्रायः सभी प्रमुख भागोंमें घुमा हूँ, पर मुझे एक भी आदमी ऐसा 
नहीं मिला जो खहर पहने हो। दूसरी ओर बिहारमें शायद ही कोई आदमी 
ऐसा मिलेगा जो विल्‍्ायती कपडे पहने हो। गाँवोंमे अभी लोगोंने खहरकी 
घोतियों पहननी शुरू नहीं की हें। पर सिलकी घोतियोकी जगह खद्दरकी 
घोतियाँ चाल करनेकी कोशिशें हो रही हे। 
मैने पत्रकें केबल कुछ अश हीं उद्धत किये है। आगे वे कहते हैँ कि यदि 
कलकत्ते-जैसी ही दमा वयालके गाँवोमे भी है, तो सत्याग्रहकी छडाई जीतना सम्भव 
नहीं है। इसका समर्थन अन्य कई पत्रोंसे भी होता है। पर में यह माननेकों तैयार 
नहीं हैँ कि खुद कलकत्तेमे भी खदरके आन्दोलनमें कोई प्रगति नहीं हुई है। साथ 
ही मुझे लगता है कि कलकत्तेके विरुद्ध यह आरोप अधिकाशतः सच है। खद्दरका 
पहनावा कलकत्तेमे आम वात नहीं वल्कि एक अपवाद है; और इस तथ्यसे इनकार 
नही किया जा सकता कि पूर्ण सत्याग्रह तवतक असम्भव है जबतक कि उसकी पू्ववर्ती 
शर्ते पूरी तरह अमलमे न लाई जाये। यदि हमें शान्तिपूर्ण स्वराज्यकी स्थापना 
करनी है-- और शान्तिपूर्ण उपायोसे प्राप्त स्वराज्य झान्तिपूर्ण ही होगा--तो हमें 
निर्माणके लिए उतना ही तैयार रहता चाहिए जितना कि हम विनाक्षके लिए तैयार 
लगते हैं। यदि संक्रान्ति कालमें हमे गड़वड, अराजकता और गृह-कलहसे बचना है, तो 
बहिष्कारके साथ-साथ निर्माण भी चलते रहना चाहिए। हटाई गईं चीजोकी जगह 
दूसरी चीजे लाते जाना चाहिए और एक ओर अवज्ञा तो दूसरी ओर अनुन्नासन 
भी चाहिए। निर्माणका सबसे वडा अग खहर-आन्दोलन है। यदि इस संघर्षको अन्त 
तक अहिसात्मक रखना है, तो हम उसकी उपेक्षा करनेकी हिम्मत नहीं कर सकते। 


एक विलचस्प सुचना 


सर्वेश्री प्रकाथम्‌, नाग्रेव्वरराव और नारायणरावने गुण्टूर जिला काग्रेस कमेटी 
द्वारा चुनें गये इलाकोकी सामूहिक सविनय अवज्ञाकी तेयारीके बारेमें जो रिपोर्ट 
जारी की थीं, यद्यपि वढ़ अब पुरानी पड गई है, पर फिर भी पढ़नेमे दिलचस्प है। 
आयुक्ततोने इलाकेके दो भाग किये है पेड्डानन्दीपाइ फिरका और उसके आसपासके 


५४ सम्पूर्ण गाघी वादमय 


तमाम गसाँवोक्ती एक सलग्त इकाई बनती है, और दूसरे भागसे पाछनाड, विनुकोडा 
और सेट्टनपल्ठीके बाकीके फिरके तथा ओंगोल, नरसारावपेट, तेन्ताडी और रिप्पलीके 
भाग आते हैं। उनकी बहू राय हैं कि चुनें गये इलाकेका दूसरा भाग खद्र-सम्बन्धी 
दतोंको तो सर्वथा पूरा करता है, पर अस्पृद्यता-सम्बन्धी शर्तोको नहीं करता, यद्यपि 
लोगोंकी मनोवलिसे बहुत सुधार हुआ है। अहिसाके बारेमे उन्होंने जहाँतक यह माना 
है कि छोग स्वभावसे अहिसात्मक हैं, वहाँ उनका कहना है कि “फिर भी हमे 
इसमें सन्देंह हैं कि घोरतम उत्तेजना और अपमानकी परिस्थितिस वे अडिग रह सकेंगे 
या नहीं।” वे इस निष्कर्पपर पहुंचे हैँ कि हिन्दू-मुसठमान एकताकी चर्ते अधिकतर 
पुरी कर ली गई है। 

इल्दकेके पहले भागके बारेसे तो उक्त तीनों सज्जन बहुत ही ज्यादा उत्साही 
हैं। उनका अच्दाजा है कि स्वयसेवकोकी कुल सख्या लगभग ४,००० है। 

वे खटरक्ती वर्दी पहनते हे और बज लगाते हैँ । सभी उम्रके आदमी भरती 

हुए हैं। हमें ६० और ६५ सालतक के सक्रिय कार्यकर्ता मिले हे। कुछ गाँवोमें 

पंचम स्व्रयंप्तेवक डटकर काम कर रहे हे और वे दूसरे छोगोंके साथ आजादीसे 

उठते-बेंठते हें। संगठनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि वे अपने करत्तंव्यमें पूरी 

निप्ठासे जुटें हुए हें और अहिंसाको अपने घर्मका अंग मानकर उसका पालन 

कर रहे हूँ। 

खटरके विषयमें उनकी राय यह है: 

अधिकतर गाँव आत्मनिर्भर हे। कुछ गाँवोंसें लगभग हर घरमें एक या 

एकसे अधिक चरखे चल रहे हें। हर गाँवमें जो सृत्त कतता है, उसे आम तौर- 

पर गाँवके पंचम लोग बुनते हे। कट्टर ब्राह्मणतक अपने कपड़े पंचम भाइयोंसे 

बुनवा रहे हैं। ज्यादातर याँवोर्में ५० प्रतिशतसे अधिक लोग खुद अपना तैयार 

किया हुआ खट्टर पहनते हे। कुछ गाँवों तो ऐसे लोगोंका अनुपात ९५ प्रतिशत 

तक है। 

अस्पृब्यताके बारेमें उनका कहना है: 


हमें यह देखकर आइचप्य हुआ कि इस इलाकेके कुछ गाँवोंने अस्पृश्यता- 
को मिटानेकी दिक्षार्में इतने थोड़े समयमें ही असाधारण प्रगति कर ली है। 
अपने इन देशवासियोंके विचारोंमें इस तरहकी ऋान्ति छाना सम्भव है, इसका 
हमें यक्नीत नहीं होता था। हमने देखा कि तथाकथित अछत पंचायत बोड्में 
लिये गये है। कुछ स्वानोॉवर कट्टर ब्राह्मणोंने पंचमोंको हाथसे पकड़कर खुद 
अपने बीच बंठाया और कहीं-कहीं वे ब्राह्मणोंके घरोमें वही सब काम कर रहे 
हैँ जो कि अन्य जातियोंके लोग करते बाये है। एक धनी ब्राह्मण सज्जनने 
हमें बताया कि वे ओर आसपासके गाँवोंके उनके कुछ मित्र अपनों सारी 
आमदनी अपने जरूरतमन्द पंचम भाइयोंके लिए खर्च करेंगे। 


टिप्पणियाँ ष्प 
परन्तु उनकी आखिरी राय यह है: 


कुछ गॉबोर्म अस्पृध्यता मिट गई है और कुछमें उसके श्ञीत्र ही मिट 
जातेकी सम्भावना है। हमारे विचारमें प्रगति सभी जगह समान और पर्याप्त 
नहीं है। 
अन्तिम रूपसे वे इस निष्कर्पपर पहुँचे हैं: 


बेशक यह प्रगति सराहनीय है, लेकिन यह सानना कठिन है कि यदि 
और भी उम्र और पाशविक तरीके अपनाये गये तो जनता कहाँतक पूर्णतया 
शान्त रह सकेगी। अनुशासन सीखनेके लिए उन्हें बहुत कम समय मिला है। 
वे अभी लड़ाईकी शुरूको स्थितिमें हें। अधिक उपयुक्त हम यह समझते हूं कि 
आन्दोलन तबतक के लिए स्थग्रित रखा जाये जबतक कि लोग दमन और अत्या- 
चारके सारे अस्त्रोंकों व्यर्थ करने योग्य मजबूत न बन जायें। 


इस महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट्स ये प्रामग्रिक उद्धरण मैने यह दिखानेके लिए दिये हैं 
कि (१) उक्त तीनो आयुक्तोंने अपना कार्य बिलकुल निष्पक्ष दृष्टिकोणसे किया है; 
(२) चुने गये इल्ककेने काग्रेसकी झर्तोंको पुरा करनेकी दिल्लार्में आइचर्येजनक प्रगति 
की है; (३) सविनय अवज्ञाके प्रश्नपर थोडे-बहुत विश्वामके साथ विचार करनेसे 
पहले अभी बहुत ज्यादा काम होना आवश्यक है। में जानता हूँ कि भारतके बहुत-से 
भागोमे कांग्रेस द्वारा निर्धारित शर्तोकों पूरा करनेके लिए असाधारण प्रयत्न हो रहें 
हैं, ताकि लोग सविनय अवज्ञाके अपने अधिकारका उपयोग कर सकें। यह नि३रचय ही 
अपने-आपमे अभिनन्‍्दनीय है। परन्तु रचनात्मक कार्य किसी वाहरी जोशपर आधारित 
नही होना चाहिए। उसे तो सविनय अवजन्ञाके जोशसे निरपेक्ष रहकर चलते रहना 
चाहिए। अस्पृश्यता-निवारण, खहर तैयार करना, हिन्दू-मुस्लिम एकता, अहिसाका पालन, 
ये कोई अस्थायी कार्यक्रम नहीं है। ये वे चार स्तम्भ हैं जो स्वराज्यके ढाँचेके 
सदा आधार रहेगे। इनमे से किसी एककों भी हटानेसे वह बिना गिरे न रहेगा। 
इसलिए इन चार बातोंमें जितनी तरक्की होगी, हम स्वराज्य और सविनय अवज्ञाकी 
योग्यताके उतने ही निकट पहुँचेंगे। यदि अवज्ञा सचमुच सविनय हो तो उसमें भी 
कोई जोशकी बात नहीं उठती। जब डेनियलने मीडो और फैरीसियोके कानूनकी 
अवज्ञापर अपने दरवाजे खोल दिये थे, जब जॉन वनियनने चर्च-समरथित रूढ़ियोंका 
त्याग किया, जब लैटिमरने अपना हाथ आममें दे दिया था, जब प्रद्धादने लोहेके 
दहकते खम्भेको अंकमें भर लिया था, तो पुराने जमानेके इन सत्याग्रहियोमें से किसीने 
भी कोई जोशमें आकर ऐसा नहीं किया था। इसके विपरीत यदि उनके विषयमें 
ऐसा कहना सम्भव हो तो कहा जा सकता है--वे उस समय सामान्य अवसरोकी 
अपेक्षा कहीं अधिक गान्त और आव्वस्त थें। जोशका न होना सविनय अवज्ञाकी 
एक अचूक कसौटी है। इसलिए में चुने गये इस इलाकेके समझदार लोगोसे यह 
आशा करूँगा कि अब सामूहिक सवितय अवजा रुक गई है, यह सोचकर वे शिथिलता 
नही दिखायेगे, बल्कि रचनात्मक कार्यक्रको और भी उत्साह और निष्ठासे जारी 
रखेगे। 


५६ सम्पूर्ण गाधी वादूमय 
एक पत्नीकी आस्या 
श्रीमती स्टोक्सने श्री एन्द्रयूजकों अपने पत्रमे लिखा है. 
में भली-सॉति जानती हूँ कि जेलमे मेरे पति अवध्य प्रसन्न रहते होंगे 
क्योंकि वे भारतके बहुत-से अन्य सपुतोके साथ एक पुनीत कार्यके लिए जेलमसें 
कष्ट सह रहे है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु पीड़ितोंकी पुफार 
सुर्तेगे और न्याय करेंगे। 
पाठकोकों यह जानकर खुणी होगी कि श्री स्टोक्स जेरमे प्रसन्न और स्वस्थ 
हैं। छाहौरमे मित्रगण उनसे कभी-कभी मिलते रहते है। 
[ अग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ९-३-१९२२ 


१६. ढीलका उदाहरण 


सम्पादक 
“यंग इंडिया 
महोदय, 

पिछले अंकमें “हमारी ढोल” * शीर्षकसे आपका जो लेख निकला है, में 
उसके सिलसिलेमें, आपकी अनुमतिसे, कुछ दाब्द कहना चाहता हूँ। 

कमसे-कम मध्यप्रान्तके अपने निजी अनुभवसे मेरा यह विश्वास है कि 
स्ववसेवकोंकी एक बहुत बड़ी संख्या काँग्रेसकी शर्तोकी पाबन्द इसलिए नहीं 
रहती कि भरत्री करनेवाले अधिकारी अहमदाबाद कांग्रेस हारा निर्धारित 
सिद्दान्तोंकी उपेक्षा करते हें। यह अत्यन्त खेदकी बात है कि जहाँ देशबन्धु दास, 
रछालाजी और नेहरूजी-जेसे पुजनीय लोग (जों इस समय जेलोंमें हे) पूरे 
जोरसे चिल्ला-चिल्लाकर यह कह रहे हे कि हिन्दुस्तानियोके लिए खद्दरके 
सिवा कोई दूसरा कपड़ा पहनना पाप है, वहाँ कितने ही स्थानोंके कांग्रेसी 
कार्यकर्ता मिलकी बनी या विदेशी घोतियोंके बजाय खहरकों छोटे पनहेकी 
घोतियाँ पहननेमं अभीतक रू्जाका अनुभव करते हे। मुझे यह कहते हुए 
दुःख होता हैं कि बहुत-से नेतातक, जो मंचपर भाषण देने जाते हें, अपने 
वहो पुराने विदेशी या मिलके बने वस्त्र पहने होते हे। 

मेरा खयाल हैं कि इन परिस्थितियोंमें जनताकों इस महस्त्वपर्ण सवाल« 
पर आपसे सलाह पानेका पूरा-पुरा अधिकार है कि कांग्रेसके आदेशका पालन 


१, देखिए खण्ड २२, पृष्ठ ४८८-६५०। 


ताण्डव ५७ 


न करनेवाले पदाधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियोंके मामलेमें (जेंसा कि 
ऊपर कहा गया है) क्‍या कारंबाई की जायें। 


आपका, 
हँसापुरी सनन्‍्चरशा उस्तमजी आवारी 
नागपुर, २ ९-२- १ ९२२ 


इस विपयमें दिल्लीका प्रस्ताव बिलकुल स्पष्ट है और सभी पदाधिकारियोसे यह 
अपेक्षा की जाती है कि वे हाथक्रे के और हाथके बुने खहरके सिवा कोई दूसरा 
कपड़ा नहीं पहनेगे। 
| अग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ९-३-१९२२ 


१७. ताण्डव 


नमक कर दूना किये जाने तथा जीवनकी दूसरी आवश्यक चीजोपर भी कर 
बढानेंके प्रस्तावकी चारो ओरसे एक स्वरमे निन्‍दा की जा रही है। यह किसलिए ? 
इस बातपर भी आइचर्य प्रकट किया जा रहा है कि इधर जो बासठ करोडका 
कमर-तोड फौजी खच्चे बढाया गया है, उसके लिए कोई सफाई तक नहीं दी गई है। 
जो बात की ही जानी है उसके लिए सफाई देना मुमकिन नही है। राष्ट्रमे ज्यो-ज्यो 
चेतना बढती जायेगी, त्यो-त्यों फौोजोका खर्च भी बढ़े बिना नहीं रह सकता। फौजकी 
जरूरत भारतकी रक्षाके लिए नही है। असलमें उसकी आवश्यकता तो अग्रेज ग्ोषकोको 
भारतके सिरपर जबरदस्ती बिठा रखनेके लिए हैं। नग्न सत्य तो यही है। श्री 
मॉन्‍्टेग्युने बात बिना-किसी लाग्र-लपेटके लेकिन ईमानदारीके साथ कही है। अपने 
कार्यकालकी समाप्तिपर 'बगार चेम्बर ऑफ कॉमर्स के सभापतिने भी यही कहा 
और वम्बईके गवर्नरने भी। वे हमारे साथ व्यापार तो करना चाहते है, पर हमारी 
शर्तोपर नहीं, अपनी ही शर्तोपर | 

लक्ष्य तो एक ही है। उसे डकेकी चोट हासिल किया जाये या घोखेकी टटठटी 
खड़ी करके --- इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता। कौसिले धोखेकी टटिटियाँ हैँ। इनका 
खर्च हमे ओढ़ना ही पड़ेगा। यह झासन-सुधार योजना हमारी छातीपर भूतकी तरह 
सवार है। इसने खून चूसनेवाले नमक-करकी तरहके कितने हीं दोपोपर पर्दा डाहू 
रखा है। 

अग्रेज हमसे कहते हँं--- तुम चाहो अथवा न चाहो, हम तो हिन्दुस्तानको 
छोड़नेवाले नहीं।” और हम भी यह माने बैठे है कि यह सव हमारे भलेके लिए ही 
है। हमारा यह खयाल बन गया है कि अग्नेजोके शस्त्र-सरक्षणके बिना हम आपसमसे 
मरे-कर्ट बिना रह ही नहीं सकते। इस तरह अपने भाइयोके हाथो प्राण गँवानेके 
भयसे, हम गुलामोकी तरह जिन्दा रहना गनीमत मानते है। 


ण्‌८ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


इन कौसिलो और सभाओकी ओठमे छिपी तानाश्ञाहीकी वनिस्वत तो फौजी 
तानायमाहीका घासन हजार बुना बेहतर है। इनसे गारीरिक कष्ट और खर्चका बोझ 
दोनो बढले हैं। यदि हमे जान इननी ही प्यारी है तो यह डीग हाँकनेकी अपेक्षा कि 
हम धीरे-चीरे आजाद हो रहे है यह अधिक अच्छा होगा कि हम असलियतका सामना 
करे और उन निर्लंज्ज तानाश्ाहोके सामने घुटने टेक दें। धीरे-धीरे आजादी ? ऐसी 
तो कोई चीज होती ही नहीं, स्वतन्त्रता तो प्रसव-जेसी चीज है। जबतक हम पूरी 
तरह आजाद नहीं हो जाते तबतक हम गुलाम ही हैँ। प्रसव जब होता है तब चुटकी 
बजाते ही होता है। 

काग्रेसका डर आती हुई आजादीके डरके सिवा और है ही क्‍या? काग्रेस उनके 
ल्छिए एक विकेट वस्नु बन चुकी है, और इसलिए वैध अथवा अवैध किसी भी 
प्रकारसे उसका अस्तित्व तो मिटाना ही है। यदि लोगोके मनमे काफी हदतक आतक 
वैठा दिया जाये, तो यह लूट अभी सौ बरस और जारी रखी जा सकेगी। यह दूसरी 
बात है कि इस वडइते हुए बोझके मारे भारत तबतक जीवित ही न रह सके, या 
लोग ही इस वीच कीट-पतगोकी तरह समाप्त कर दिये जाये। नारियल खानेवाला 
आदमी गिरीके साथ दया-माया नहीं दिखलाता। सारी गिरी निकाल चुकने पर वह 
नरेंलीकों फेंक देता है। हम इस कामको हृदयहीन कृत्य नहीं मानते। व्यापारी भी 
इस बातका खयाल नहीं करता कि में इस गरीब ख़रीदारसे क्‍या ऐंठ रहा हूँ। 
हृदयहीनता कसी, ऐसे मामलोमे हृदय होता ही नहीं। व्यापारी जितना ऐंठ पाता 
है, ऐड लेता है और फिर अपने काममें छम जाता है। यह तो व्यवसाय है, जब 
जैसा पट जाये। 

कौंसिलोके सभासदोको उनका किराया और भत्ता चाहिए, मन्त्रियोंको उनका 
वेतन चाहिए, वकीछोको मेहतताना, मुकदरमवाजोंको कुर्क़ीके आदेश | माता-पिता बच्चोके 
लिए हेसियत वनानेवाली शिक्षा और रूखपति लोग करोड़पति बननेमें सहायक होने- 
वाली सुविधाएँ, ओर बाकीके लोग पौरुषहीन शान्ति चाहते हैं। और ये सबके-सब 
सरकारके इदेंगिदे कठपुतठी बन मस्त होकर नाच रहे हैं। सभी अपनी सुध-बुध भूले 
हुए हैं और किसीको उससे मुक्त होनेकी चिन्ता नहीं है। ज्यो-ज्यों उसकी लय बढ़ती 
है, त्यों-त्यों हर्षोन्माद वढ़ता जाता है। मगर यह रास नही, ताण्डव नृत्य है। यहाँ जो 
स्फूति दिखाई पहइ रही है वह मरणासन्‍्न रोगीके हृदयकी तीत्र घड़कन है। 

जबनक यह ताण्डव जारी रहेगा तवतक यह खर्च बढ़े बिना रह ही नहीं सकता। 
यदि यह वृद्धि अस॒हयोग्रियोके मजबूत कंधोंगर भी लाद दी जाये तो मुझे आइचय्य 
नहीं होगा। उनके जानने योग्य तो एक ही बात है। यदि वे अपने सिद्धान्तपर 
दुढ रहना चाहने हैं, तो उन्हें इस बढ़े हुए बोझके प्रति उदासीन बने रहना चाहिए। 
वे इसको केवछ एक ही तरीके -- अहिसासे रोक सकते हैं, और जब कभी यह रुकेगा 
उसका साधन यही होगा। क्योंकि असहयोग अधिकाशत. तो उस संगठित हिसासे 
अलग हो जाना है जिसपर सरकार टिकी हुई है। यदि हम सरकारकी हिंसाका 
मकाबछा करनेके किए हिसात्मक संगठन करना चाहे, तो हमे इससे भी अधिक खर्च 
इठाने के लिए तैयार रहता चाहिए। हम उतने तमाम न्तकोकों यह भले न समझा पाये 


यदि में पकड लिया गया ५९ 


कि उनकी नाव डूबने ही वाली है, पर हम जनताकों तो यह बात समझा ही सकते है, 
जो आज उसमे शरीक है और नाममात्रकी शान्ति पानेके छालचमें अपनी आजादी दे 
डालनेके लिए तैयार है। और ऐसा करनेका एक ही उपाय है--उसे यह दिखला 
देना है कि आजादीका एकमात्र साधन अहिंसा है-- गुलामों द्वारा विवद्तासे अपनाई 
गई अहिसा नहीं, बल्कि वीर और आजाद पुरुषोंकी अपनी मर्जीसि स्वीकार की 
गई अहिसा। 

| अग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, ९-३-१९२२ 


१८. यदि में पकड़ लिया गया 


अफवाह फिर जोर पकड रही है कि मेरी गिरफ्तारी होनेवाली' है। कहा 
जाता है कि कुछ अधिकारियोकी भूलके कारण मुझे जब पकड लिया जाना चाहिए था 
तब, अर्थात्‌ ११ या १२ फरवरीको नहीं पकड़ा गया; और यह भी कहा जाता है 
कि सरकारके कार्यक्रमपर बारडोलीके निर्णयका कोई असर नही पड़ने देना चाहिए 
था। यह भी कहा जाता है कि लन्दनमें मेरी गिरफ्तारी और निष्कासनके लिए जो 
हो-हल्ला भचाया जा रहा है, अब सरकारको उसके भुकाबिलेमें खड़े रह सकना सम्भव 
नहीं वचा। मैं खुद भी नहीं समझ पाता कि अगर सरकार व्यक्तिगत अथवा सामूहिक 
सविनय अवज्ञा आन्दोलनको हमेशाके लिए बन्द करा देना चाहती है, तो वह मुझे 
गिरफ्तार किये बिना कैसे रह सकती है। 

मैंने कार्य-समितिको बारडोलीमें सामूहिक सविनय अवज्ञा बन्द करनेकी सलाह 
इसलिए दी थी कि वह अवज्ञा सविनय न हो पाती; और आज तमाम प्रान्तीय कार्य- 
कर्त्ताओंको व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा तक स्थग्रित करनेकी सलाह इसीलिए दे रहा 
हैँ कि में जानता हूँ कि आज जो परिस्थिति है उसमें अवज्ञा सविनय नहीं बल्कि अप- 
राषपूर्ण ही होगी। सविनय अवज्ञाके लिए ज्ान्तिमय वातावरणका होना अनिवार्य है। 
भारतमें आज जगह-जगह हिसाकी भावना फैली हुईं है और संयुक्त प्रान्तकी सरकारकों 
अतिरिक्त पुलिस भरती करनी पडी है ताकि कही भी चौरीचौरा-काण्डकी पुनरावत्ति 
न होने पाये। इन बातोकों देखकर मेरा सिर नीचे झुक जाता है। में यह नहीं 
कहता कि जिनके घटित होनेंकी बात कही जा रही है वे सभी बातें हुई ही हैं। पर 
उन सब प्रमाणोको ने मानना भी असम्भव है जो उस प्रान्तके कुछ हिस्सोमें हिंसाकी 
भावना बराबर बढती जानेकी बात सिद्ध करनेके लिए पेश किये जाते है। पण्डित 
हृदयनाथ कुँजरूसे' राजनैतिक बातोमें मेरा मतभेद है। तथापि में यह मानता हूँ कि 


१. गांधीजी अहमदाबादमें १० माचेकों रातके १० बजे भारतीय दण्ड संद्विताको वारा १२४ के 
अन्तगैत गिरफ्तार किये गये ये । 

२. डा० हृदयनाथ कुँजरू (जन्म १८८७), १९३६ से सर्वेट्स भोंफ इंडिया सोसाइटी भौर १९४८ से 
इंडिया कॉसिल ऑफ वल्डे एफेयसेके अध्यक्ष । 


४!) 


७ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


वे जान-वूझकर सत्यकी तोड़-मरोड़ करनेवाले आदमी नही है। में उन्हें एक अत्यन्त 
योग्य सार्वजनिक कार्यकर्ता मानता हूँ। वे ऐसे नहीं हैं कि आसानीसे किसीके कहनेमे 
आ जाये। इसलिए जब खुद वे किसी बातपर अपनी राय जाहिर करते है तो में 
उसपर तुरन्त ध्यान देता हूँ। उनके सरकार पक्षीय रुखका उनके निष्कर्षोपर कुछ- 
न-कुछ असर तो होगा ही, इतना जानते हुए भी रिपोर्ट ऐसी नहीं समझी जा सकती 
कि उसपर विचार ही ने क्रिया जाये। और न उन चिट्ठी-पत्रियोकी ही उपेक्षा की 
जा सकती है जो जमीदारो तथा दूसरे लोगोकी तरफसे मेरे पास भेजी गई हैं और 
जिनमें यह कहा गया है कि सयुक्त प्रान्तके लोगोके विचार हिंसापूर्ण हो रहे हैं तथा 
वे अज्ञानवश काननकी अवहेलना कर रहे हैं। इस समय मेरे सामने वरेलीकी रिपोर्ट 
है और उसपर वहांकी काग्रेसके मन्त्रीके हस्ताक्षर भी हैं। एक ओर जहाँ हाकिमोने 
क्रोधावेगमें अयनेको भूलकर पागलोका-सा वरताव किया है वहाँ हम भी, यदि रिपोर्टकी 
वाते सत्र मानी जाये, तो दोपसे मुक्त नहीं है। स्ववसेवकोका वह जुलूस सविनय- 
प्रदर्शन नहीं था। खुद हममें ही तीज मतभेद था और फिर भी जूलूस निकालनेकी 
जिद की गईं। यद्यपि जो लोग वहाँ एकत्र हुए थे उन्होने कोई हिसा-कार्य नहीं 
किया, तवापषि उस जुलूसकी भावना निम्सन्देह हिसापूर्ण थी। वह अपनी सासथ्येका 
एक पृसत्वहीन प्रदर्शन था, जिसकी हमारे उद्देग्यकी सिद्धिके छिए कोई आवश्यकता नहीं 
थी और जिसे सविनव अवज्ञाके समारम्भकी भूसिका भी नहीं कहा जा सकता था। 
हा, इसमें काफी सचाई है कि अधिकारी छोग जुलूसके साथ इससे अच्छी तरह 
पेश् आ सकने थे, उन्हें स्वराज्यक्रे झण्डसे छेड-छाड नहीं करनी चाहिए थी, उन्हें 
टाउन हाॉँलके उस्तेमालपर आपत्ति नहीं करनी चाहिए थी, क्योकि ठाउन हॉलमे 
काग्रेसकें दफ्तर थे और वह कस्वेकी जनताकी अपनी सम्पत्ति थी और टाउन कौसिलकी 
इजाजतसे महीनोसे वे दफ्तर उसीमें थे। लेकिन हमने तो अधिकारियोसे यह आज्ञा 
करना छोड दिया हैं कि वे सामान्य बुद्धि और विवेकका उपयोग करेंगे। बल्कि इसके 
प्रतिकूल हम तो उनसे विवेकहीनना और हिसाक्री ही आशा रखते हैं और इसीलिए 
हम उनकी सृखाछफनक्रे लिए खड़े हुए हैँ। सो हम तो यह जानते ही थे कि वे इससे 
अच्छा सलूक कर ही नहीं सकते; अतएव हमे इन जुलूसोके झगडेसे दूर ही रहता 
था। यह कोई आव्चर्वकी बात नहीं हैं कि सयुकक्‍त प्रान्तकी सरकार तिलका ताड 
वना रही है और अपने कृत्यो द्वारा तथा चौरीचौराके हत्या-काण्ड द्वारा उत्पन्न हुई 
उततेजनाकों कम करके गिन रही है। में इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस बातका 
हम दावा नहीं कर सकते कि हनने उन्हें किसी तरहका मौका ही नहीं दिया। अतएव 
सविनय अवज्ञाका स्थग्रिव किया जाता क्रेवल प्रायश्चित्तके रूपमें है। पर यदि वाता- 
वरण साफ हो जाये, छोग सवितय ' झब्दका पूरा-पूरा महत्त्व समझ जाये, और उनकी 
भावना तथा कार्य दोनों वास्तवमे अहिसात्मक हो जाये, और यदि मै देखूँ कि तब 
भी सरकार लोकमतके आगे झुकना नहीं चाहती तो अवश्य स्वयं मैं ही सबसे पहले 
व्यक्तिगत या सामूहिक संविनय अवज्ाकी, जैसी कि उस समय आवश्यकता होगी, 


हिमायत किये बिना न रहेँगा। इस कत्तेव्यसे छुट्टी तो तभी मिल सकती है जब 
लोग अपने जन्मसिद्ध अधिकारकों छोड देनेके लिए तैयार हो। 


यदि में पक्रह लिया गया ६१ 


अग्रेज लोग जन्मजात योद्धा है, इसलिए जब वे सविनय अवज्ञाके खिलाफ 
इस तरह आवाज उठाते हूँ मानों वहु कोई जघन्य अपराध हे और उसपर कडेसे- 
कडा दण्ड दिया जाना चाहिए, तब मुझे उनकी नेकनीयतीपर सन्देह होने छगता है। 
वे सशस्त्र विद्रोहका गृणगान करते रहे है और उन्होंने अवसर आतेपर उसका 
सहारा भी लिया है, तब फिर सविनय प्रतिरोधके विचार-मात्रसे उनमें से बहुतेरे 
लोग आपेसे बाहर क्‍यों हो जाते है? उनकी यह बात तो समझमे आती है कि 
भारतमे अहिसामय वातावरण पैदा होना असम्भव-सा है। मै इसे मानता तो नहीं हे, 
पर में ऐसे एतराजकी क॒द्र जरूर कर सकता हूँ। फिर भी जो वात मेरी समक्षम 
नहीं आती वह यह है कि सविनय अवज्ञाके सिद्धान्तके ही खिलाफ वे इस तरह मोर्चा 
लेनेपर तुल गये हैँ मानों वह कोई अनैतिक बात हो। मुझसे यह आज्ञा करना कि 
में सविनय अवज्ञाका प्रचार करना छोड दूँ, मुझसे यह कहनेके समान है कि में शास्तिका 
प्रचार करना छोड़ दूँ अर्थात्‌ आत्महत्या कर हूँ। 

और अब सुन रहा हूँ कि सरकार मेरे 'यग इडिया, 'नवजीवन” और “ हिन्दी 
नवजीवन --- इन तीनो साप्ताहिकोकों खत्म कर देनेकी घातमें है। में आना करता हूँ 
कि यह अफवाह झूठ निकलेगी। में दावेके साथ कहता हूँ कि मेरे इन तीन पत्रोने 
लगातार सिवा गान्ति और सद्भावनाके अन्य किसी वातका प्रचार नहीं किया। इस 
बातका अत्यधिक खयाल रखा जाता है कि सिवा सत्यके, जैसा कि में उसको समझ 
पाता हूँ, दूसरी कोई वात पाठकोतक न पहुँचाई जाये। जब कभी कोई गलत बात 
असावधानीसे छप जाती है तो वह फौरन भान ली जाती है और उसमें सुधार कर ,दिया 
जाता है। तीनो पत्रोकी ग्राहक-सख्या प्रतिदिन वढ रही है। उनके सचाकक स्वेच्छासे 
काम कर रहे है, कुछ लोग तो बिलकुल वेतन नहीं छेते और कुछ केवल अपने 
गुजारे लायक पैसा ले लेते हैँ। जो-कुछ मुनाफा होता है वह पाठकोकों किसी-न-किसी 
रूपमे लौटा दिया जाता है, या किसी-न-किसी सार्वजनिक रचनात्मक कार्यमे लगा 
दिया जाता है। में ऐसा नहीं कह सकता कि यदि ये तीनों पत्र बन्द हो गये तो 
मेरे हृदयको व्यथा न होगी। सरकारके लिए तो उनको समाप्त कर देता वायें हाथका 
खेल है। इनके प्रकाशक और मुद्रक सभी परस्पर मित्र और साथी हैं। हमने आपसमे 
यह तय कर रखा है कि जिस घडी सरकार जमानत माँगे उसी घड़ी ये पत्र बन्द 
कर दिये जाये। में उन्हें इसी धारणापर चला रहा हैँ कि सरकार मेरे कार्योको 
चाहे किसी दणप्टिसे देखती हो पर वह कमसे-कम मुझे इस वातका श्रेय तो अवश्य 


देगी कि इन पत्रोके द्वारा मैने अपनी समझके अनुसार शुद्धसे-शुद्ध अहिसा और सत्य- 
का ही प्रचार किया है। 


इतना होनेपर भी में आशा करता हूँ कि चाहे सरकार मुझें गिरफ्तार कर 
ले या चाहे वह मेरे इन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष साधनो --तीनो पत्रों --को बन्द 
कर दे, लोग इससे विचलित न होगे। सरकारका इस डरसे मुझे गिरफ्तार न करता 
कि इससे सारे देशमे हिसक कृत्य होने लग जायेगे, और उस अवस्थामें भीषण 
हत्याकाण्ड अवश्य मचेगा, मेरे लिए न तो अभिमानकी बात है, न खुभीकी; बल्कि यह 
तो छज्जाका विपय है। यदि मेरा कैद हो जाना सर्वेव्यापी उपद्रवोके लिए सकेत बन 


छा 
का 


सम्पूर्ण गाधी वाहुमंय 


ढर 


जाये तो मेरे अहिसाके उपदेश निन्‍दनीय ठहरेंगे और काग्रेस तथा खिलाफतने अहिसाकी 
जो प्रतिज्ञा ली है, उसकी हँसी उड जायेगी। निदपचय ही यह इस वात्तका प्रमाण 
होगा कि भारत ज्ान्तियूर्ण विद्रोहके लिए तैयार नहीं है। वह नौकरणाहीकी विजयका 
दिन होगा और इस बातका लगभग अकादय प्रमाण होगा कि तरम दलवाले मित्रोकी 
ही बात दीक है, अर्थात्‌ अहिसात्मक अवज्ञाक़े लिए भारत कभी तैयार नहीं किया जा 
सकता। इसलिए मैं आया करता हूँ कि काग्रेस तथा खिलाफतके कार्येकर्तागण यह 
स्पष्ठ करनेंमे कोई कसर न छोडेंगे कि सरकार तथा उसके सहायकोके दिलमे जो 
इर बैठा हुआ है वह बिलकुल वंबुनियाद है। में विष्वास दिलाता हूँ कि इस आत्म- 
सयमके द्वारा हम अपने त्रिविध लक्ष्यकी ओर कोसों आगे बढ जायेंगे। 

अतएव मेरे पके जानेपर ले तो हइताले हो, न जुलूस निकाले जाये न शोर- 
गुल्वाले प्रदर्शन क्रिये जायें। उस अवस्थाम देशवासियोके द्वारा पूर्ण शान्ति धारण 
किये रहनेको में अपनी बड़ीसे-वद्दी इज्जत समझूंगा। में देखना तो यह चाहता हूँ 
कि काग्रेसका रचनात्मक कार्य घड़ीकी तरह नियमित तथा पजाव एक्सप्रेसकी गतिसे 
चलता रहे। और में यह भी देखनेके लिए उत्सुक हैं कि जो लोग आजतक पीछे 
थे वे अब भागे बढ रहे है और स्वेच्छासे अपने सारे विदेशी कपड़े त्यागकर उनकी 
हीलियाँ जला रहे है। ज्यों ही उन्होने वारडोलीसे निश्चित किये गये सम्पूर्ण रचनात्मक 
कार्यक्रमको पूरा उतारा त्यों ही में नया दूसरे कंदी-भाई जेलके बाहर दीख पडेंगे। 
इनना ही नहीं दें स्वराज्यका महोत्मव मनायेगा और खिलाफत तथा पैँजाबके 
अन्यायोका भी प्रतिकार हो जायेगा। वे स्वराज्यके इन चार स्तम्भोकों न भूलें--- 
अहिसा, हिन्दू-मसलमान-सिख-पारसी-ईसाई-यहुदी-एकत्ता, छुआछुनका पूर्ण त्याग और इस 
प्रमाणमे हाथकती तथा हाथबुनी खादी तैयार करना कि विदेशी कपड़ेका पूर्ण बहिष्कार 
हो सके। 

ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि लोगोके वीचसे मुझे हटा लिये जानेके फल- 
स्वरूप लोगोकों लाभ ने होगा। “इससे एक तो लछोगोका यह अन्धविश्वास आमूल 
नष्ट हो जायेगा कि मुझमें कोई देवी शक्ति है; दूसरे यह धारणा निराधार सिद्ध हो 
जायेगी कि छोगोने असहयोगके कार्यक्रमककों महज मेरे प्रभावमे आकर मंजूर किया है, 
उन्हें खुद इसमें विव्वास नहीं है। तीसरे वर्तेमान कार्यक्रमके प्रणेताके गिरफ्तार हो 
जानेपर भी अपने कार्योकों योग्वताप्वक चछाकर वे यह सिद्ध कर देंगे कि हममें 
स्वराज्यकी क्षमना है। चौथे, अपने स्वार्थकी दृष्टिसि भी भेरें शरीरको आराम और 
चित्तकों ग्रान्ति मिलेगी, जो जायद मुझे अब मिलनी भी चाहिए। 

[ अग्नेजीसे | 
यंय इंडिया, ९-३-१९२२ 


१९, देशभक्‍तकी गिरफ्तारी 


सामग्रीकों छपनेके लिए भेजनेके जरा पहले तार द्वारा खबर मिली कि देशभक्त 

कोड वेकटप्पैेया गिरफ्तार कर लिये ग्रये है। वे आन्श्रकें छोगोंगे महानतम और श्रेष्द 
हैँ। उनका कसूर यह था कि उन्हें अपने सुख-चैनकी अपेक्षा भारत अधिक प्यारा 
है। में देशभक्त कोडा वेकटप्पया और आन्श्रके लोगोको बधाई देता हूँ। यह 
महान्‌ राष्ट्रसेवक जिस विश्वामका अधिकारी है अब वह उसे मिलनेवारा है। हमारे 
बीचसे उसके हट जानेपर भी हमारा ध्येय फलता-फूछता रहेगा, क्योंकि सरकार 
उसके शरीरकों कारावासम डाल सकती हे, उसकी आत्माकों हमसे विलग नहीं कर 
सकती । 

[ अग्नेजीसे | 

यंग इंडिया, ९-२-१९२२ 


२० विदेशोंमें प्रचार 


ऐ ५ छा 


में देखता हूँ कि कार्य-समितिने विदेशों प्रचार करनेका जो काम अपने हाथमे 
लिया है उसके सम्बन्धमं लोगोम॑ बहुत गलतफहमी फैली हुई है। इस सिलसिलेमें 
कार्य-समितिने जो रिपोर्ट स्वीकार को थी उसे प्रकाशित न करना एक भूल थी। 
रिपोर्ट इस प्रकार है. 


अध्यक्ष, कार्य-सम्तिति 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, दिल्‍ली 
महोदय, 
गत ३१ जनवरीकों सुरतमें कार्य-समितिकी जो बंठक हुई थी उससें 
निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया गया था: 


४ कार्य-सम्रिति अपना दृढ़ विश्वास व्यक्त करती हैं कि विदेशोंमें ध्ारतकी 
राजनीतिक परिस्थितिके बारेमें तथ्योंका सही रूपसें पेश क्रिया जाना नितान्त 
आवश्यक है और निवेदन करती है कि महात्मा गांधी द्वारा विदेश्षोंमें किये गये 
उस सारे पत्र-व्यवहारकों, जो इस समय कार्यकारी मन्त्रीके पास है, देखा 
जाये। चह गांधीजीसे यह भी अनुरोध करती है कि वे इस विषयमें एक निश्चित 
योजना यथाशीघ्र तैयार करें, जिससे उसपर कार्य-समितिकी अगली बंठकमें 
विचार किया जा सके। ” 


६८ 


सम्पूर्ण गाधी बादमय 


प्रस्तावपर और मन्त्री द्वारा भेजे गये कागजोपर विचार करनेके बाद 
में तिम्त रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूँ: 

मेरी रायमें तो वर्तमान अवस्थाम किसी भी दूसरे देशमें भारतकी राज- 
नीनिक परिस्थितिसे सम्बन्धित समाचारोंकों सही रूपसें वितरित करनेके लिए 
कोई अभिकरण (एजेन्मी) स्थापित करना अवांछनीय ही नहीं, बल्कि हानिकर 
भी सिद्ध हो सकता है। इसके कारण निम्न हे: 

पहला कारण यह है कि इससे जनताका ध्यान बेंद जायेगा। वह अपने 
परोपर खड़े होने, अपने ही बलपर निर्भर रहनेके बजाय यह सोचने लगेगी कि 
उसके कामका विदेशोम क्‍या प्रभाव पड़ रहा है और दूसरे देश उसे अपने 
राष्ट्रीय ध्येयको प्राप्तिमें कितनी सहायता दे सकते हें। इसका मतलब यह नहीं 
है कि हम संसारके समर्थनकों कुछ गरिनते ही नहीं; लेकिन संसारके लछोगोका 
समर्यन प्राप्त करनेका तरीका यही हैं कि हम अपने हर कदमके सही होनेका 
आग्रह रखें और इस बातपर भरोंसा रखें कि सत्य अपने प्रचार आप ही 
समर्थ है। 

दूसरे, मेरे देखनेमें यह आया है कि जब कोई अभिकरण किसी खास 
उद्देश्यमे स्थापित किया जाता हें तब उसमें कुछ हृदतक उसका निष्पक्ष भाव 
कम हों जाता है और लोग यह खाल करते हे कि यह बात तो हेतु-विद्ेष 
रखनेवाले लोगोको तरफसे आई है। अतएवं वे उसको उतना महत्व नहीं देते । 

तीसरे, कांग्रेस ऐसे अभिकरणोंपर कारगर ढंगसे निगरानी न रख पायेगी 
और इस बातका बड़ा डर है कि इस आन्दोलनके सम्बन्धर्में गलत खबरें और 
ग़लत खयालात अधिकृत रूपसे वितरित न होने रूगे। 

चौयें, इस बातको देखते हुए कि देशके अन्दर काम करनेके लिए 
विद्विष्ट व्यक्तियोंकी बड़ी कमी है, वर्तमान स्थितिमें उतसें से किसी भी 
व्यक्तिकों विदेशोर्में केवल प्रचार करनेके उद्देश्यसे भेजना सम्भव नहीं है। 

अतएव मेरो यह राय है कि यदि आवश्यक हो तो “कांग्रेस पत्रिका ' की 
प्रकाशन व्यवस्था ही ज्यादा अच्छी तरह संगठित कर ली जाये और इस 
कार्यके लिए एक विशेष सम्पादक रख लिया जाये और संसारके मुख्य समाचार 
अभिकरणोंको कांग्रेस पत्रिका नियम्रित रूपसे भेजी जाये। सम्पादककों यह 
हिदायत दे दी जाये कि दें भारतीय समस्याओंमें दिलचस्पी रखनेवाले समाचार- 
पत्रों या समाचार अभिकरणोंसे पत्र-व्यवहार करें। 

वक्षिण आफिकार्में और यहाँ भारतमें पत्न-पत्रिकाओंका सम्पादन करते हुए 
मुझे जो अनुभव प्राप्त हुआ है उसके आधारपर मेरा यह दृढ़ विद्वास हो गया 
हैं कि कांग्रेस जितता अधिक ठोस काम करेगी और देशके लोग जितना अधिक 
कृष्ट-सहन करेंगे, हमारे कामका प्रचार कोई खास प्रयत्न न करनेपर भी उतना 
ही अधिक होगा। मेरे यंग इंडिया के संचालनके सिलसिलेमें दुनियाके तमाम 


विदेशोमे प्रचार ६५ 


हिस्सोसे मेरा जो पत्र-व्यवहार होता रहता हे, उससे यह स्पष्ट होता है कि 
दुनिया-भरमें भारतके मामलोमें आज जितनी दिलचस्पी ली जाती है उतनी पहुले 
कभी नहीं ली गई। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारा कप्ट-सहन जितना 
अधिक होगा उनका ध्यान इस ओर उतना ही अधिक आह्ृप्ठ होगा। इसलिए 
यहाँकी राजनीतिक स्थितिके सम्बन्ध सच्ची खबरें प्रचारित करनेका सबसे 
बढ़िया तरीका तो यही हे कि दांग्रेसका कास अधिक शुद्ध, अधिक सुसंगठित 
रूपमें चलाया जाये और कप्ट-सहनकी भावना अधिक विकसित की जाये। 
इससे लोगोंकी जिज्ञासा हूं, नहीं बढ़ती; स्थितिकी असलियतकों तथा उसकी 
भीतरी बातोकों समझ लेनकी उत्क'ठा भी बढ़ती है। 


बारडोली, आपका विद्ववस्त, 
२२ फरवरी, १९२२ मो० क० गांधी 


मुझे इस सम्बन्ध जो कागज-पत्र दिये गये थे, तथा उसके पक्ष और विफपक्षमे 
जो-जो दछीले पेश को गई थी, मैने उत सवको पढ़ा और सुना; परन्तु फिर भी 
मेरी यह राय जहाँकी-नहा हे कि कमसे-क्म आज भारतके बाहर कोई समाचार- 
अभिकरण बनानेकी आवशध्यकता नहीं। हम यह जरूर चाहते हैं कि सारा ससार हमारे 
पक्षम हो, परनु विदेशोमें अभिकरणों द्वारा प्रचार-कार्य करते रहनेसे हम यह काम 
नही कर सकते। हम तो सिर्फ उन्हीं लोगोको सही खबरें भेज दिया करें जो जिज्ञासा 
रखते हैं। यदि कोई बाहरी मुल्क किसी देश विशेषक्री किसी खास हलूचलके हालात 
जाननेके लिए अपने खुदके साधन नहीं रखता, तो मेरी दृष्टिमि यह इस बातका 
सबृत है कि उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। कोई १५ महीनोसे हम लन्दनमे 
विना किसी अभिकरणके ही काम चला रहे है। परन्तु मैं कहता हूँ कि वहाँ १५ 
महीने पहले हमारी इस विपयमें जो स्विति थी आज उससे घटकर नहीं है। यहाँ 
खुद भारतमें हमने जो ठोस काम किया है उसीके फल्स्वरूप और उसी ह॒द- 
तक हमारी स्थिति विदेशों पहलेसे बेहतर है। भारतकें मामछोमे दिलचस्पी लेनेवाले 
लोगोकी सख्या आज जितनी कभी नहीं रही इसलिए उनके प्रति हमारा यह कत्तेंब्य 
हैं कि हम उनतक सही-सही खबरें पहुँचा दिया करे, बस इससे ज्यादा हमें कुछ 
नहीं करना है। मेरे सामने इठलीके एक समाचारपत्रके सम्पादकका पत्र है। वे 
लिखते हैं कि इटलीके लोग भारतके इस आतन्दोलनमें गहरी दिलचस्पी लेते हैं, और 
इसीलिए इटलीके समाचारपत्र भारतके मामलोका ज्ञान इटलीके कछोमोकों कराते हैं। 
जिसे में स्वाभाविक और अपने-आप विकसित होनेवाला आन्दोलन कहता हें वह यही 
है। परन्तु अगर हम इस खबरके बरूपर बहाँके लोगोकी दिलचस्पी बढ़ानेकी दृष्टिसे 
इटलीमें कोई भारतीय दफ्तर खोलकर बैठ जाये तो यह अतिरेक कहलायेंगा और 
उससे काम बननेके वजाय विगड़ेगा ही। इसलिए अपनी ही शक्तिके वारेमे यह मानते 
हुए कि वह अपना प्रभाव स्वय प्रकट करेंगी, अपने हित-साथनकी ओर दृष्टि रखना 
हमारे लिए अधिक अच्छा होगा। 

5२३०५ 


६६ सम्पूर्ण गाधी वाद॑मय 


इसके अलावा, यह असहयोंग आन्दोलन स्वावहूम्बनकी नीवपर खश है। इसका 
नो गर ही वह हे -- जितनी हमारी झक््ति उतनी हमारी सफलता । हमारी योग्यताके 
सम्बन्ध ससार द्वारा दिये गये किसी प्रमाण-पत्रसे काम नहीं चलनेका। सफलता तो 
अपनी एडी-चोटीका प्रसीना एक करनेपर ही मिलेगी। आन्दोलनकी कितनी ही 
निनन्‍दा क्यो न की जाने, उससे उसका अल्त तलवतक नहीं हो सकता जबतक हम खुद 
इलमुल्द-यकीन होकर निनन्‍्दासे घवराकर, अपना प्रयत्न छोड नहीं बेठते। इसलिए हमें 
अपने कामपर से ध्यान नहीं हठाना चाहिए। हम तो केवल अपने कामके प्रति सजग 
रहे और फिर विव्वास रखे कि ऐसा करनेसे संसार हमारा ध्यान अधिक रखेंगा। मुझे 
तो यह बाल भी दरअसल अखर रही हे कि कुछ नवयव॒वकोकों उनके कामोंसे हटाकर 
कांग्रेस पत्रिका के प्रदाथन और-वितरण आदिम लगाना पड रहा है। परन्तु हमारे 
घास तो इस बातका कोई विश्वसनीय लेखा भी नहीं रहता कि सप्ताह प्रति-सप्ताह 
हमारा काम कितना आये बढा है। इसलिए यह “काग्रेस पत्रिका” भारतमे हमारे 
कार्यकर्ताओोके लिए भी उपयोगी सिद्ध होगी और विदेश्ोम हमारे मित्रोंके लिए तो 
उपयोगी हागी ही। 
कार्य-समिलि इस कार्यकों चुरू कर दिये जानेके छिए प्राय जधीर हो उठी है 
और उसने इस पत्रिकाकी व्यवस्था पूरी तरकहू सुझपर छोड दी हे। में आशा करता 
टू कि पहली पत्रिका अगले हफ्ते प्रकाशित हो जायेगी, और फिर प्रति सप्ताह प्रका- 
घित होती रहेगी। पत्रिका बग इबछ्िया के प्रत्येक ग्राहकके पास भेजी जायेगी और 
बराय नाम उनसे कुछ लिया भी जायेगा ताकि उसकी छपाई और कागजका पूरा 
नहीं तो कुछ खर्च निकल आये। 'बय इचछिया की पजीकृत ग्राहक-सख्या २५,००० 
से अधिक है और वह दुनियाके प्राय. सभी भागों जाता है। उसकी विनिमय- 
सूची बहुत बडी है। क्रेवल पत्रिका केनेवालोके छिए उसका मूल्य वादमें सूचित 
किया जायेगा। जो तरीका मैने सुझाया है उससे काग्रेसके खेमे यथासम्भव बचत 
होगी और साथ ही पत्रिकाका प्रचार भी अधिकसे-अधिक होगा। 'यग इंडिया के 
सचालनम तो मेरे और मेरे अन्य सहयोगियोके विचार होते है, परन्तु पत्रिकामे 
किसी व्यक्तित विशेपके विचार ने सहेंगे। उसमें खासकर सारे देशमसे काग्रेसकी विविध 
गति-विधियोका उनके विभिन्न विभागोके अनुसार ब्योरा और काँग्रेसके समर्थक और 
विरोधी दोनों अखवारोने प्रकट मतोका साराश रहा करेंगा। खिलाफतके लिए अलग 
स्तम्म रहेगा, जिसमें गत सप्ताहके खिलाफत-सम्बन्धी कार्योका विवरण रहा करेगा। 
ऐसी पत्रिका तभी सफल हो सकती है जब इसके कार्यमे कांग्रेस तथा खिलाफतके तमाम 
कार्यकर्ता सहयोग दें। अवएवं जो सज्जन इस कार्यमे दिलचस्पी रखते हो वे अपने 
सुझाव और समाचार सम्पादक, “कांग्रेस पत्रिका, मार्फत यग इंडिया के पतेपर 
भेजनेकी कृपा करें। इस विपयकी तमाम चिट्ठी-पत्रियोपर “काग्रेस पत्रिकाके लिए 
गब्द जरूर लिखें जाये, ताकि यंग्र इडिया की और पत्रिकाकी चिद्ठियोंमे) गड़बड 
न हो। सबसे पहले में चाहता हूँ कि सभी प्रान्तीय कमेटियाँ अपने-अपने प्रान्तोके 
सदस्योंकी संख्या, गाँव और जिलेके संगठनोकी संख्या, राष्ट्रीय अखबारोके नाम 
और पते, राष्ट्रीय विज्ञा-मस्थाओकी सख्या और पिछले छ. महीनोकी उनकी औसत 


सरकार द्वारा प्रतिवाद ६७ 


हाजिरी, पचायतोकी तादाद तथा असहयोग आन्दोलन सम्बन्धी तमाम सूचनाएँ लिखकर 
भेज दे। 

| अग्रेजीसे 

यंग इंडिया, ९-३-१९२२ 


२५१. सरकार द्वारा प्रतिवाद 


१ 
अलीगढ़की घटना 
सम्पादक 
“धंग इंडिया 
प्रिय महोदय, 


आपने भारत सरकारके नाम प्रेषित अपने पत्रमें “गर-कानूनी दसन ” की 
सात मिसालें दी हे जिनमें से एक अलोगढ़में पुलिस द्वारा स्वयंसेवकोके साथ 
किये गये व्यवहारकी है। आपका कहना है कि स्वयंसेवकोन उसके योग्य कोई 
अपराध नहीं किया था और न ही कुछ और किया था। मेने सरकारकी 
ओरसे इस विषयमें अलीगढ़के कलेक्टरसे पुछताछ की । उन्होने जवाब दिया 
कि यह आरोप बिलकुल झूठा है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप उनके निम्न 
वक्‍तव्यको प्रकाशित कर दें: 

“यह सच है कि [लाठी | प्रहार हुए और उनके निश्ञान भी उछल 
आये। लेकिन यह सब गेर-काननी भीड़को तितर-बितर करते समय ही किया 
गया और सो भी असाधारण रूपसे कसम। किसी भी घायल व्यक्तिने मुझसे 
शिकायत नहीं की और यदि लोगोंको वाकई कोई शिकायत होती तो 
अलीगढ़के असहयोगी भी ऐसी शिकायत करनेके लिए सदा तत्पर रहते हे। 

“पर किसी भी उपद्रवी भीड़की उदृष्डताकी भावनापर विनम्नतासे काब्‌ 
नहीं पाया जा सकता। सच तो यह है कि अलीगढ़में अभीतक सख्ती की ही 
नहीं गई और उपद्रवोकों ज्यादासे-ज्यादा नरमोके साथ ज्ञान्त किया गया है। 
शुरू-शुरूमें जब स्वयंसेवकोंने गड़बड़ी करने और आतंक फेलानंकी कोशिश की 
थी, तब थोड़ा बल-प्रयोग जरूर करना पड़ा था। तबसे उसके बाद हशहरसें 
किसी तरह॒की भी कोई मुठभेड़ हुई हो, सो सुझे नहीं मालूसम। यदि यह कहा 
जा सकता है कि कहीं सदभावना है तो में कहेँगा कि वह यहाँ अलीगढ़में 
है। पुलिसवाले और यूरोपीय लोग अब शहरमें बेखटके आजादीसे घम-फिर 


६८ सम्पूर्ण गाधी वादूमय 


सकते हैं। अलीगढ़ दमनका झिकार है या हो चुका है, यह कहना भाषा और 
तथ्यका उपहास करना है)” 


भवदीय, 
लखनऊ, जें० ई० गोन्डगे 
१६ फरवरी, १९२२ 


यह कोई प्रतिवाद नहीं है। यह तो एक माने हुए बल-प्रयोगकों न्‍्यायोचित 
ठहरानेका प्रयास है। हर जालिम अपने गर-कानूनी व्यवदह्वारकों न्‍्यायोचित बताता है। 
असहयोगी अपनी चोटोकी शिकायत केकर कलेक्टरके पास नहीं गये, यह स्वाभाविक 
ही था। यदि प्रहार" करता और चोटोके निभ्ञान उछल आना” इस बातका 
प्रमाण हैं कि सख्ती नहीं की गई, तो में यह जाननेकों उत्सुक हूँ कि अलीगढमे 
जब सख्ती की जायेगी तव क्‍या होगा। यदि श्री गेरवानीकी गिरफ्तारी एक बडी 
नरमी थी और श्री ख्वाजाकी गिरफ्तारी और भी वडी नरमी तो प्रहार और चोटोके 

नियान निश्चय ही सबसे बड़ी नरमीके सूचक है। 


कुखक- 


र्‌ 
बनारस जेलमें 

सम्पादक 

“दंग इंडिया 

प्रिय महोदय, 


१८ फरवरी, १९२२ के अपने अद्धं-सरकारी पत्र संख्या ४०४-सी के 
सिलसिलेसें, में आपका ध्यान बनारसके विष्णदतिया नामक व्यक्तिके ५ फर- 
बरीके उस तारकी और खींचना चाहता हूँ जो महात्मा गांधीके नाम भेजा 
यया था और जो आपके पत्रमें ९ तारीखको प्रकाशित हुआ है। उसमें कही 
गई बातोंकी छानबीन कर ली गई है, ओर में आपसे यह प्रार्थना करता हैं 
कि आप उस तारका यह स्पष्टीकरण और प्रतिवाद प्रकाशित कर दें। जाँचका 
यह विवरण कुछ रूम्बा है। इसके लिए में क्षमा चाहता हूँ। तारमें कुछ 
अनमेल बातें, असंगतियाँ थों और इससे लोगों बहुत बेचेनी फेल गई है, 
इसलिए आरोपोंका उत्तर काफी विस्तारसे देना पड़ रहा है। बनारस केन्द्रीय 
जेलके सुपरिटेंडेट, मेजर एन० एस० हावें द्वारा मेरे पास भेजा गया विवरण 
में उद्धत करता हूँ: 

इस सामलेके सिलसिलेमें तथ्य इस प्रकार हे। संयुक्‍त मजिस्ट्रेटने २१ 
जनवरी, १९२२कों भारतीय दण्ड संहिताकी घारा १४३क्रे अन्तर्गत आठ नव- 


सरकार द्वारा प्रतिवाद ६९ 


युवक्नोंफों कठोर कारावासका दण्ड दिया था और “गंर-राजनीतिक कंदियों ' की 
श्रेणीमं रखा था। चूंकि उस समय जेंचमे राजनोतिक कंदी बहुत ज्यादा थे, 
अतः उनको देखरेख करना और उन्हें काबूमे रखना बहुत मुदिकिल था। जेलर 
उन आठ कंदियोंकों अछग रखनेकी व्यवस्था नहीं कर सका और वे अपने दूसरे 
सग्री-ताथियोके बीच फेल गये और फिर हमारे हाय हो नहों छूगें इसलिए 
हम उन्हें सल्त कामपर नहों लगा सके। 

३ फरवरोको संयुक्त मजिस्ट्रेट और मेने इन  गर-राजनोतिक ” केदियोंकों 
दूसरे कृदियोसे अलग क रनेका मिश्चय किया। कुछ थोड़ी परेश्ानीके बाद उनसें से 
रामताय, कपतलापति, भगवानदास और सत्यनारायण, चार कंदी पकड़में आ 
गये। उन्हें नियमित किशोर कंदियोके अहातेमें भेज दिया गया। इस जिला जेंलमें 
बहुत दिनोंसे किशोर कंदियोके लिए एक अलग जेल है। इसलिए इन लड़कोंको 
वहाँ भेजना चलनके मुताबिक ही था। जहाँतक मुझे याद है पिछले सात सालो- 
में ५० लड़के तो मेरी ही निगरातनीम रह चुके हें। इस बेरकर्मे अलग-अलरूग 
कोठरियाँ रखनेका उद्देशय स्पष्ट है। रातमें लड़के हमेशा अलग-अरूग कोठरियोंमें 
बन्द किये जाते हैं । इसलिए इस चारों लड़कोंकों अलग-अलूग कोठरियो्में रखना 
कोई सजा नहीं थी, बल्कि जेलका एक सामान्य नियम था। यह स्पष्ट है कि 
उनको अपने राजनोतिक साथियोंसे अलग हो जाना अच्छा नहीं रूगा; इसलिए 
४ फरवरीकी शामकों भगवानदासने बेहोंशी का स्वॉँग रचा। यह बात शामके 
लगभग ७-३० बजें की है। में उस वक्‍त जेल ही था; खबर पाते ही वहाँ 
गया और लड़केको देखा। बहुत ध्यानसे उसकी परीक्षा की और इस नतीजेपर 
पहुँचा कि उसे कुछ नहीं हुआ है और उसने जान-बूसकर बेहोशीका ढोंग रच 
रखा है। यह जरूर है कि दो दिनसे उसने खाना-पीना बन्द कर रला था; 
यह बात भी उसकी हालतका एक कारण हो सकती है। उसने शायद यह 
सोचा हो कि यदि वह झूठमठ बेहोश हो जायेगा तो उसे अस्पताल भेज दिया 
जायेगा और उसे वहाँ कुछ पोष्टिक खुराक मिल सकेगं।। दरअसल यही 
हुआ भी। उसे कुछ दूध दिया गया और वह सुबहतक बिलकुल ठीक हो 
गया। 

दूसरे राजनीतिक कंदियोंने ३ से ५ तारीखतक जो भूल हड़ताल की, 
उसका इस सामलेसे कोई सम्बन्ध नहीं था। वह बाहरसे मिठाई और खाना 
मेंगानेकी इजाजत न देनेपर शुरू की गई थी। साथ ही, वह एक प्रकारका 
प्रचार था। 

२ फरवरोकी रातकों कृपछानी' और उनके साथी युवकोने बन्द किये 
जाते वक्‍त बहुत ही परेचानों पंदा की। वे अपनी बेरकर्म हुल्लड़बाजोंकी तरह 


१. आाचाय॑ जीवतराम दी० कृपचानी (जन्म १८८८ )। 


सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


बरताव करते रहे और जेल-कर्मंचारी रातके ११-३० बजेतक, उन्हें गिनने 
या बन्द करनेस असमर्थ रहे। उन्होंने अगले दिन सुबह भूख हड़ताल शुरू कर 
दी और किसी भी जेल-अधिकारीसे बोलने या उसके सवालोका जवाब देनसे 
इनकार कर दिया। जिन कोठरियोंम इन लड़कोंको बन्द किया गया था वे 
साफ नहीं हैँ, यह कहना बेकारकी बात हैं। वे निवचय ही इस जेलके सबसे 
स्वच्छ और साफ कमरे हे । इसका प्रसाण यह है कि हाल हो में केन्द्रीय जेलसे 
जो विदिष्ट कंदी भेजें गये हे उन्होंने रहनेके लिए इन्हींको पसन्द किया है। 
वहाँ पानी न होनेकी बात भी सरासर झूठ है। उन्तको दिनमें इसी अहातेमें 
एक साथ रखा गया था। वहाँ नगरपालिकाके साफ पानीका एक नल बराबर 
चलता रहता है और यदि उन्हें रातमें पानीकी जरूरत होती थी तो वहां 
एक वाईर और दो केदी-पहरेदार जो बराबर तेनात रहते हे, उन्हें पानी 
दे देते थे। 

५ फरवरी (रविवार)को राजनीतिक केदियोंने अपने दोस्तोसे मुलाकात 
लेनेसे इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि वे भूख हड़ताल कर रहे हे। 
बहरके दो-तीन सौ लोगोके समहको यह बता दिया गया कि मित्रगणोने सिलनेसे 
इनकार कर दिया है। इसलिए उनसे वापस जानेके लिए कहा। परन्तु वे 
इस बातपर तेयार नहीं हुए और सदर दरवाजेके सामने कुछ गजकी दूरीपर 
इकट्ठ होकर चीखने-चिल्लाने और गाने रूगे। जेलरकों इस बातकी आशंका 
हुई कि छोग कहीं फाटक तोड़कर भीतर न घुस आयें। इसलिए उससे मुझे 
फोन किया और मेने पुलिस सुर्पारिटेंडंटटों फोन हारा उस शोर मचानेवाली 
उदृण्ड भीड़को जेलकी हृदसे बाहर कर देनेके लिए कहा। 


लखनऊ, भवदीय, 
२० फरवरी जे० ई० गोन्‍्डगे 


यंग इडिया' (९-२-१९२२) में' छपे जिस तारका यहाँ उल्लेख किया गया है, 


मेने उसे दोबारा पढ़ा है। जो तथ्य सरकारकी बदनामीके सबसे बड़े कारण थे वे तो 


लगता है मान ही लिये गये है। अन्तर केवल यह है कि सुपरिटेडेंटने इन स्वीकृत 
तथ्योको कुछ भिन्न रूप दे दिया है, पर निय्पक्ष जाँच किये बिना यह निर्णय कौन 
कर सकता है कि इन दोनों विरोधी विवरणोमे से कौन-सा ठीक है? जो लोग आचार्य 
कृपछानीसे परिचित हैं वे उनके और उनके विष्योके विरुद्ध लगायें गये हुल्लडवाजीके 
आरोपको कभी स्वीकार नहीं करेगे। जहाँतक गन्दगी और पानींकी कमीका प्रश्न है, 


कक ००. ७>-* बी 


मुझे खुजी है कि सुर्पारटेडेंट इस आरोपका प्रतिवाद कर सके हैं। 


१, देखिए खण्ड २२, पृष्ठ ३३८ | 


सरकार द्वारा प्रतिवाद ७९ 
शोचनीय गलत बयानी 


सम्पादक 
“यंग इंडिया 
महोदय, 

मध्य प्रान्तकी सरकारका ध्यान आपकी उस  घारमिक स्वतन्त्रतामें हस्तक्षेप ' 
शीर्षक सम्पादकीय टिप्पणीकी ओर आकर्षित किया गया है, जो आपके पत्रके गत 
२ फरवरी, १९२२ के अंकों प्रकाशित हुई थी। सागर जेलके सुर्पारिटेश्टसे पुछताछ 
करनेपर पता चला है कि आपकी टिप्पणियाँ जिस सूचनापर आधारित हे उनमें 
निविवाद साफ दीख पड़तेवाली अनेक गलत बयानियाँ हे। क्योकि इन गलत 
बयानियोंसे जनतामें बड़ी बेचेनी पेदा हो रही है, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि 
आप निम्न प्रतिवादकों अपने पत्रके निकट भविष्यके किसी अंकर्में प्रमुख स्थान- 
पर छापनेकी कृपा करें: 

१. पण्डित अर्जुनलाल सेठी सागर जेलमें १९ मई, १९२१ को लाये गये 
थे। उन्हें १३ जूनकों सुतलो बढनेका काम दिया गया, जो उन्होंने २४ सितस्वर 
तक किया। उसी दिन मलेरिया (न्यूमोनिया नहीं) हो जानेके कारण वे 
जेलके अस्पतालमें दाखिल किये गये। वे अस्पतालमें कोई एक महीने रहे। 
वहाँ उनका वजन बीमारीके कारण ११ पोंड घठ गया था। इस बीच उनका 
७ पौंड वजन तो पूरा हो गया है। अस्पतालसे छुट्टी मिलनेकी घड़ीसे वे सुतली 
बटनेका [ हल्का ] तीसरे दर्जा काम कर रहे है। इस तरह में पक्के तोौरपर 
कह सकता हूँ कि उनसे बीमारीके विनोंमें अनाज पीसने या रस्सी बटनेका 
काम कभी नहीं करवाया गया। यह कहना कि “इस तरह मजबूर किये जाने- 
पर हो उन्होने माफीनामा दिया, जिसे उन्होंने होशर्में आनेके बाद फौरन हो 
वापस ले लिया” शरारतसे भरा झूठ है और वास्तव नितान्त आधारहीन 
है। हकोकत यह है कि सरकारने प्रान्तोय विधान परिषद्मे २ बगस्त, 
१९२१ को यह आइवासन दिया था कि राजद्रोहात्मक भाषणों या इसी तरहके 
अपराधोंके लिए जिन लोगोंपर मुकदमे चलाये जा रहे हे या जो जेंलमें सजा 
पा रहे है, वे यदि कोई माफोतासा देंगे तो उसपर सहानुभूतिके साथ विचार 
किया जायेगा। इस आइवासनको ध्यानमें रखते हुए जेलोंके सुर्पारिटेंडंटॉंकी यह 
लिखा गया था कि उनके संरक्षणमें जो राजनोतिक कंदी हे वे उन्हें सरकारके 
इस विचारसे अवगत कर दें। तदनुसार सितम्बर १९२१ के मध्यमें या उसके 
आसपास सागर जेलके सुर्पारिटेंडंटने पंडित अर्जुनलाल सेठीको सरकारके इस 
विचारकी सूचना दी। उन्होंने २ नवम्बर, १९२१ को सुर्परिटेंडेंटके आगे माफो 


१, देखिए खण्ड २२, पृष्ठ ३२४-३२० । 


झ२ सम्पूर्ण गाबी वादमय 


माँगनेफों इच्छा जबानी बनाई। एक हफ्ते बाद जब जिलेके डिप्टी कमिश्तर 
जे में उनसे मिलने अ ये तो उन्होंने उतसे भी वही दात कही। डिप्टी कसिइतर- 
ने उनसे कहा कि यदि वे सचमुच माफ़ी मॉगना चाहते हे तो लिखित प्रार्थनापन्न 
दे दें। उस कंदोने अगले दित यानी १० नवम्बर, १९२१कों साफीनामा लिख 
भेजा, जो प्रचछित सरकारी रीतिके अनुसार स्थानीय सरकारको भेज दिया 
गया। उनके माफोनासेकी बात सबको सालम थी और आस लोग उनकी 
सेहतके बारेमें बहुत चिन्तित थे। २१ नवम्बर, १९२१कों उनका लड़का उनसे 
मिला और उसने उनपर माफीनासा वापस छेनेके लिए जोर डाला। वे अपने 
लड़केके सामने इसके लिए तंयार हो गये। तब सुर्पारिठेंडेंटने उनसे कहा कि 
यदि वे वाकई उसे वापस लेना चाहते हे तो उसके लिए लिखित प्रार्यत्ापन्न 
दें। दो दित बाद यानी २३ नवम्बर, १९२१को कंदीने अपना साफीनामा 
वायस छेनेका प्रार्थनापत्र दिया, जो सुर्पारिटेंडंट हारा स्थानीय सरकारके पास 
भेज दिया गया। से आपका ध्यान खास तौरपर इस तथ्यकी ओर खींचना चाहता 
हैं कि उन्हें अस्पतालसे १७ अक्तूबर, १९२१ को छुट्टों मिल गई थी और उन्होने 
अयता साफोनासा १० नवस्व॒र, १९२१कों यानी अस्पतालसे छट्टी मिलनेके कोई 
एक महीने बाद दिया था। इस तरह यह साफ हो जाता है कि माफीनामा 
उन्हें चकृम्ता देकर या कुछ खिलाकर नहीं लिखवाया गया था; बल्कि 
उत्तके वापय किये जानेके लिए उनके मिन्नोंको उदपर नेतिक दबाव डालना 
पड़ा था। 

२- यह आरोप कि “उन्हें अंडे और शराब लेनेके लिए बाध्य किया जा 
रहा हैं” सचाईसे बिलकुल विपरीत है। तथ्य यह है कि कैदीकों इनमें से कोई 
भी चोज नहों दी जा रहो है। उन्होंने सुर्पारिटेंडेंट्से यह प्रार्थना की थी कि 
उन्हें अंडे दिये जायें और इस बारेमें अपने सम्बन्धियोंको लिखा था कि वे 
इस बातको गुप्त ही रखें ताकि वे जातिच्युत न कर दिये जायें। उन्होंने इसका 
जिक्र अपने सित्र सागरके रूक्मीनारायण और पन्नालालसे भी किया था, जो 
१६ जनवरी, १६२०को उनसे मिले थे। सुर्पारेटेंडेंट कंदीकी अंडोंकी माँग मंजर 
नहीं कर सके, क्योंकि अड्डे सवर्ण हिन्हुओके लिए निषिद्ध हे। 

भवदीय, 
एन० आर० चान्दोरकर 
प्रचाराधिकारी मध्य प्रान्त सरकार 


इस अयथार्थ कथनका पता मुझे प्रचाराधिकारीका पत्र मिलनेसे पहले ही छग 
गया था और पिछले सप्ताहके 'यगर इंडिया” में वदस्तुर उसका उल्लेख” किया जा चुका 


२. देखिए छुण्ड २०, पृष्ठ ड्ज्दू 


सन्देश जनताको ७३ 


है। मेरी नजरमे अबतक जितने अयथार्थ कथन आये है, पण्डित सेठी के प्रति व्यवहारसे 
सम्बन्धित यह अयथार्थ कथन उनमे प्राय सबसे निकृप्ट है। में आगा करता हूँ कि 
आगे ऐसी कोई अयथार्थ बात नहीं कही जायेगी। पण्डित अर्जुनछालके प्रति सरकार 
द्वारा किये गये व्यवहारकी सनसनीखेज खबरके प्रचारमे सहायक बननेका मुझे वहुत 
खेद है। 

[ अग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, ९-३-१९२२ 


२२. सन्देश : जनताको' 


[ अजमेर 
९ मार्च, १९२२ |] 
(१) मेरी गिरफ्तारीपर कोई प्रदर्शन या हड़ताल नहीं होनी चाहिए। 
(२) सामूहिक सवितय अवज्ञा आन्दोलन शुरू न किया जाये और अहिसाका 
पालन दुढ़तासे हो। 
(३) अस्पृदयता और मद्यपानके निवारणपर पूरा ध्यान दिया जाये और खटहरके 
इस्तेमालको अधिक व्यापक बनाया जाये। 
(४) मेरी गिरफ्तारीके बाद, लोग अपनी आद्याओंके फलित होनेके लिए हकीम 
अजमलखाँकी ओर ही निहारें। 
[ अग्रेजीसे | 
स्चल|इट, १९-३-१९२२ 


२. गांधीजी ९ माचेकों अजमेरमें अब्दुल वारीसे मिल ये और उन्हें प्रकाशनक्े लिए जनताके नाम 
यह सन्देश दिया था। यह लखनऊसे १५ मार्चकों समाचारपत्रोके लिंए भेज दिया गया था । यांघीजी 
१० माचकों गिरफ्तार हुए थे । 


२३. पन्न : सहादेव देसाईको 


अजमेर 
बृहस्पतिवार [९ मार्च, १९२२ | 
चि० महादेव, 
छोटानी मियांके बुलावेषर एक दिनके किए में यहाँ आ गया हँ। आज रातको 
वापस जाऊंगा। बण्व और परमराम साथ है 
तुम्हारा पत्र मिला। में नहीं जानता कि दुर्गानें ऐसा कैसे मान लिया कि मुझे 
दुख हुआ है। तुमने पत्र लिखा, यह ठीक ही किया। तुम अगर अपने विचार मुझे 
न बताओ तो मुझे अवब्य दुख होगा। तुम अपने विचार प्रकट न करो तो में उनमे 
सुधार नहीं कर सकता और नुम्हारे विचारोके अनुरूप सुधरना चाहँ तो सुधर भी 
नहीं सकता। दर्गा अथवा मबरादासने अथवा जिस किसीने भी तुमसे कहा है उससे 
भूल की है। किन इतना सच्र हे कि कंदीकों इस तरहकी माथापच्ची करनेका अधि- 
कार नहीं है। उसे उससे दु खीं तो कभी नहीं होना चाहिए। में तुम सबको, तुम 
सब जैसे हो वेसे ही देखता चाहता हँ। तुम जेसा वनना चाहते हो वसा नहीं, क्योंकि 
में स्वव भी तूम सबके सम्मुख वसा ही दिखना चाहता हूँ जेसा में हूँ। में जो हूँ 
उससे अधिक बननेक्री मेरी उन्‍्क्रट इच्छा है लेकिन अगर में जो हूँ अपनेको वैसा ने 
दिखाऊँ तो में जो बनना चाहता हें वह नहीं वन सकता। 
अत इसके लिए तुम्हे क्षमा मॉगनेकी कोई जरूरत न थी। 
सब कागजोके सिलने और उनपर मनन करनेके बाद में अपने सब विचारोपर 
और भी दृद हो गया हें। मैने दिललीसे अपनी भाषा वदछकर अपनी समझौतेकी 
वृत्ति सिद्ध की हैं। यग इडिया ' से अपने निजी विचारोको व्यक्त करके अपनी दुढ़ता 
और स्वतन्त्र वुन्तिकों प्रकट कर रहा हूँ। यह बात तुम निरचयपूर्वक जान लछो कि चौरी- 
चौराकी घटताने हमे दावानछसे उबारा है और स्वराज्यको कितने ही मील समीप 
ला खड़ा किया है। पहला स्वराज्य तो [ जिसे हम प्राप्त करनेकी चेष्टा कर रहे थे | 
मृगम रीचिका था। साधन और साध्यके बीच इतना निकट सम्बन्ध है कि दोनोमे 
से कोन अधिक महत्तयूर्ण है, यह कहना कठिन है. अथवा ऐसा कहना चाहिए कि 
साधन शरीर है और साध्य आत्मा। साध्य अदृष्य है और साधन दुदय, इस गम्भीर 
सत्वकों बतानेक्रा अवसर तो हमें अब मिलनेवाला है। 


१ महादेव देसाई (१८९२-१९४२) । 
मियाँ मुहम्मद हाजी जान मुहम्मद छोटानो, वम्बई्के एक राष्टीय मुस्लिम नेता जिन्होंने गांधीजोको 
बम्बईमें होनेवाडे मुस्लिम उछ्ेमा्मोकि सम्मेलनमें आमन्त्रित किया था । 
३. महादेव भाईकी पत्नी । 
४. उस समप भहददेव देसाई इंडिपेर्डटमें छित्रे अपने केखेंकि कारण झलाहाबादके समीप नेनी 
ऊेलमें सजा काट रहे ये । 


हजारीबाग जेलमें ७५ 


जिस तरह सुधन्वा खौलते हुए तेलके कडाहमे आनन्दसे नाचता रहा उसी तरह 
में भी, आसपास जो आग धधक रही है, उसके बीच परम आनन्दका उपभोग कर 
रहा हूँ। अहिसाका स्वरूप अब प्रकट हो सकेगा। 

तुम्हें जो लिखना हो, सो [ मुक्त भावसे | लिखना। तनिक भी क्षोम न करना। 
अपने आसपासके वातावरणको शुद्ध करते रहना। मेरी कामना है कि तुम्हारा उर्दूका 
लेखन अत्यन्त तेजस्वी हो | तुम्हारी जरूरत वाहर वहुत है। तथापि तुम अपनी जेंछकी 
अवधिको पूरा कर सको, मेरी यही कामना है। 

बाहरकी दुनियामें क्या होता है इसके लिए तुम अपने-आपको तनिक भी 
चिन्तामें न डाछो। अमेरिकामें अनेक्त लोग दुखी हैं, उनके छिए हम क्या कर 
सकते है? इसी तरह तुम भी, जेलफ़े वाहर क्या होता है, इसके बारेसे क्या कर 
सकते हो ? 


बापूके आशीर्वाद 


मूल गुजराती पत्र (एस० एन० ७९८१) की फोंठो-नकलसे। 


२४. हजारीबाग जेलमें 
[१० मार्च, १९२२ या उसके पूर्व [' 

सम्पादक 
“यंग इंडिया! 
महोदय 

१७-२-२२ को जेल सुर्परिटेंडेंट सेजर कुक और स्थानोय केन्द्रीय जेलके 
जेलर श्री मेक, हाईकोर्टके वकील शाह अबुतोराब वाजी अहमद बी० ए०, 
बी० एल०को देखने गये थे। वे एक राजनीतिक (असहयोगी) कंदी हे और बवसर 
केन्द्रीय जेलसे यहाँ लाये गये हे । शाह साहब उस वक्‍त कुरान शरीफ पढ़ रहे थे। 
उनसे सुपरिटेडंट्न खड़े होनेको कहा, लेकिन कुरान शरीफ पढनेमें मशगूल होनेसे 
वे खड़े नहीं हुए और हाथके इशारेसे जरा ठहरनंको कहा। इसपर जेलरने 
चिल्हाकर अंग्रेजी्मं उनसे कुछ कहा और कुरान शरीफको पेरोसे ठकराकर, 
उनको पकड़कर जबरदस्ती खड़ा कर दिया, झकझोरा और कुरान शरीफ लेकर 
चला गया। इससे जेलके दूसरे राजनीतिक केदियोंमें बड़ी सनसनी और बेचेनी 
फेंड गईं और उन्होंने इसके खिलाफ कुछ विरोध भो प्रदर्शत किया। इन सब 
घटनाओंकी खबरसे इस शहरके लोगोमें बहुत भय उत्पन्न हो गया है और उन्हें 


१. गांवीजोने यह और इसके बादका शीषक १० मार्चक्रो अपनी गिरफ्तारीके पहछे ही प्रकाशनंके 
छिए दिंधा होगा । 


सम्पूर्ण गाधी वादइमय 


फ 
९ 


यहरी ठेस भी लूगो है। बहांतक कि इस जगहके मुसलूमानोने पिछले शुक्रवारकों 
मत्मिद्म एक सभा भी की और उसमें कुरान शरीफकों पेरसे ठकराकर और 
वबामिक स्वाध्यायमें लोन मौलवी साहवके साथ पादविक व्यवहार करके जेलरने 
जो धर्मविरोधी कार्य किया है उसके प्रति विरोध प्रकट किया। 

१८-२-२२कों हजारीबागके डिप्टी मजिस्ट्रेट श्री ए० डब्ल्य० जोन्स, 
सुर्गरिटंडेंट और जेलरके साथ, जेलके अस्पतालमें गये, और वहाँ उन्होने उक्त 
मौलवी साहव, असहयोगी राजनीतिक कंदी बाब रामनारायणसिह, बी० एल० 
और बाबू चित्तरंजन गुहा ठाकुरता और भौ० मुहम्मद फर्सीउद्दीन नामक कंदियो- 
से पुछाछ को। उन सबने इस बातकी पुष्टि की कि जेलरने कुरान शरीफ 
पेरसे डुकराई थी। उसके बाद डाक्टर, वावू और हेडवार्डरसे पूछताछ की गई। 
उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारेमें कुछ माल्म नही है। इसके बाद सुपररिटेडेंदने 
उक्त मौलवी अबुतोरात्, बी० एल०, बाबू चित्तरंजन गृहा ठाकुरता और मुहम्मद 
फत्तोउद्दीनकों १५-१५ बेत लगानेका हुक्‍्स दिया। उन लोगोंकों बेंते लूगानेकी 
जगह ले जाथा गया और उक्त सौलवों अवुतोराब, बी० एल० को टिफटीसे 
बाँध दिया गया। पर डिप्टी मजिस्ट्रेट श्री वार्डो जोन्सने कुछ देर रुकनेकों 
कहा, क्योकि उन्होंने अदंलीसे तहकीकात नहीं की थी। तब अर्दली वार्डर रास- 
सागर रामसे पुछा गया। उत्तने इस बातकी पुष्ठि की कि जेलरने कुरान- 
धरोऊफ पेरसे ठुकराई थी। इसपर डिप्टी मजिस्ट्रेदने बेतें लगाना रोक दिया। 

२३-२-१९२२कों हजारीबागके डिप्टी कमिद्नर केन्द्रीय जेलमें गये और 
उन्होंने उक्‍त्र वार्डरकों बर्सास्त कर दिया। 


भवदीय, 
रामेश्वर प्रसाद 
हमारोबाग, सनन्‍्त्री, 
२७०२०१९२२ जिला कांग्रेस कमेटी 


यदि सवाददाताने जो-कुछ लिखा है वह सही है तो यह इस बातका सूचक है 
कि डोगोंकी अति महत्वपूर्ण घामिक भावनाओतक की झोचनीय अवहेलना की जा 
रही है। 
[अंग्रेजीसे | 


यंग इंडिया, १६-३-१९२२ 


२५, टिप्पणियाँ 


[१० मार्चे, १९२२ या उसके पूर्व] 
निरात्ा 


सविनय अवज्ञा बन्द होनेसे लोग बहुत निराश हुए दिखाई देते है। इसके दो 
अर्थ हो सकते है। एक तो यह कि लोग तत्काल स्वराज्य मिलनेकी जो आशा किये 
हुए थे उनकी वह आशा भग हो गई और दूसरा यह कि छोग शान्ति-रक्षाकी 
आवद्यकताके बारेमे बेखबर थे। 

यदि पहला कारण ठीक हो तो इससे यह प्रकट होता है कि लोग स्वराज्यका अर्थ 
ही नहीं समझे। स्वराज्य तो [हमारे मनकी ] एक स्थिति है जिसका हमें स्वयं अनुभव 
करना है। उसे तो हम अपने बलसे ही प्राप्त करेंगें। यदि यह ठीक हो तो लोगोके 
निराश होनेका कोई कारण ही नही है। स्वराज्य हमारे प्रयत्नमे ही निहित है। यह 
अगर एक बार प्रयत्न करनेसे न मिले तो हम दो बार प्रयत्न करें, तीन बार करे 
और बार-बार करे। हम जैसे-जैसे प्रयत्न करते जायेगे वसे-वेसे आगे बढ़ते जायेंगे। 
हम सवा व्षसे इस तरह जो प्रयत्न करते आ रहे है क्‍या वह व्यर्थ गया है? 

निराशा उस मनुष्यको घेरती है जिसे अपनी दिशा नही सूझती। यदि हम जानते 
हो कि हमें शान्तिके मार्गसे ही स्वराज्य मिलेगा और हमें मालूम हो कि जहाँ हमने 
शान्ति समझी थी वहाँ तो अशान्ति निकली तो हमें स्पष्ट हो जाना चाहिए कि 
सविनय अवज्ञाकों स्थग्रित करनेमें ही हमारी प्रगति है। कोई सेना रास्ता साफ मानकर 
चले और आगे खाई आ जानेपर उसमें छलॉग मारकर कूद पडे तो इसमें प्रगति 
है अथवा इसमें कि वह गलत रास्तेको छोडकर सही रास्ता ढूँढे या खाईपर पुर 
बाँधनेके लिए रुक जाये ? इतिहास उस सेनाके बारेमें क्या कहेगा जो रास्तेमें खाई 
आ पडनेपर उसके पास खडी हो जाये और निराश होकर उसे अपने आसुओसे 
भरने लगे? 


असहयोगके बारेमसें भ्रम 


इस तरह निराश होना असहयोगकों न समझतेके बराबर हैं। जब असहयोग 
आन्दोलन शुरू किया गया तब स्वराज्यकी! नीव रखी गईं। सरदारकों स्ल्ममी देना 
बन्द करनेवाला गुलाम क्या उसी दिन मुक्त नहीं हो गया ” सरदार उसे लाते मारे, 
गालियाँ दे अथवा फाँसीयर चढाये, इससे क्या ? उसने तो सलामी देना बन्द कर हीं 
दिया। उसे अपनी परतन्त्रताका भाव हो गया हे। अगर सरदार उसकी स्वतन्व॒ताकों 
स्वीकार नहीं करता तो इसमें गृुलामका क्‍या जाता हैं? जैसे-जैसे सरदार उसका 
विरोध करता है वैसे-वैसे गुलामका वलछ बढ़ता है क्योकि सरदारके विरोध करनेसे 
गुलामकी कसौटी होती है। 


'9८ सम्पूर्ण गाधी वादमय 


जबनक हम अपने इस निष्चयपर दड़ हू कि हमें पजावके वारेमे न्याय प्राप्त 
करना ह?, हमे खिलाफतके जस्मकों भरना है ओर स्वराज्य लेना है तथा जबतक वह 
नहीं मिल जाता तबतक हमें असहवोगपर कायम रहना है, तवतक हमारे लिए निराश 
होनेका कारण ही क्या हे * 

जब जमंनीसे बुद्ध झभुरू हुआ तब अग्रेजोने अपने मनमे यह सोचा था कि दो 
मासमे युद्ध समाप्त हो जायेगा। छाँई कर्जनने बड़े दिनकी दावत बलिनमे खानेकी 
उम्मीद की थी। १९१४ का दिसस्वर मास वीत गया ओर १९२० के दिसम्बर महीते 
तक यद्ध चकछा। किन इससे क्या अग्रेज छोग ह्ञार गये ? छीज खोया, नेमूपर खोया 
और जन सेना फ़ासमें पेसरिसतक जा पहुँची। इससे क्या फ्रासने पराजय स्वीकार 
कर की? योद्धा जबतक यद्ध करता रहता है तवतक वह हारा हुआ माना ही केसे 
जा सकता हे” टस वीच अनेक ब्यूद् रचे जाते है, अभिमन्युके लिए जैसा वना था 
वैसे चक्रव्यूह बनाये जाते है, अनेक पहाड कार्ट जाते है और अनेक खाइयोपर पुल 
बनाये जाते हूँ। मनृष्यका और टाप्ट्रोका निर्माण इसी तरह होता है। “ क्‍या जो भक्त 
प्रयत्न करनेपर भी निप्क होता हे उसकी आत्मा नाजको प्राप्त नहीं होती ? ”” अर्जुनके 
इस प्रब्नके उन्तरमे श्रीकृष्णने अत्यन्त प्रेम-भरे छब्दोका प्रयोग करके उसे उत्तर दिया 
है,  प्रवलनवानकी दुर्गति तो होती ही नहीं हे। “संशयात्माका ही ना होता है।' 
यदि हमारा असहयोगसे विद्वास ने हो तो उसे आरम्भ करनेके समय ही हम हार चुके । 

बहू नाटक नहीं था 

हमने १९२० में कलकनेम जो युद्ध आरम्भ किया था वह नाटक नहीं था।* वह 
राष्ट्रका अदिग निदवय था। अहमदाबादके मजदूरोके जैसी ही एक टेक थी।' फिर 
भले ही तेरहू दिन लगे अथवा तेईस, क्‍या ऐसी प्रतिज्ञा करनेवाला कोई भी मनुष्य 
ईदवरसे छार्तें लगा सकता है? 

एक वर्ष की बातका अनथ 

कुछ लछोंग कहते हैँ, " हम अब अपने वच्चोको राष्ट्रीय स्कूलोम किसलिए भेजें ? 
हमने तो एक वर्षकी आज्ासे ही अपने बच्चोकों स्कूलों से निकाला था? ” अगर 
बहुत सारे लोग इस विचारके हो तो यह ठीक ही हुआ कि एक वर्षमे हमारा काम 
पूरा नहीं हुआ अन्यथा उनका और भारतका क्‍या हाल होता? 

यदि हम एक वर्पम अपने हाथमे सत्ता नहीं ले पाये तो जो स्कूल तब हमे 
पापरूप लगते अब हमारे लिए किस न्यायसे अपने वच्चोकों भेजने योग्य 


१. गीता, बध्याव ६, ३७-३८ । 

२. गीता, अध्याय ६, ४० | 

३. गीता, बध्याय ४, ४० । 

४. सितम्बर १९२० को कलकतामें हुए कांग्रेसके विशेष अधिवेशनमें असहयोग आन्दोलनका प्रस्ताव 
पास क्या गया था। 

७५, फरवरी १९१८ में; देखिए खण्ड १४ । 


टिप्पणियाँ ७९ 


वन गये ? अथवा क्‍या माँ-बापने मेरी बातसे श्रान्त होकर अपने वच्चोकों स्कलोसे 
निकाला था? यदि ऐसा कहें तो में क्षमा माँगता हूँ और उन मॉ-बापोकों अवश्य 
ही यह सलाह देता हूँ कि वे अपने बच्चोकों सरकारी स्कूलोंमे भेजें। मेरे लिए और 
जो असहयोगके तत्त्वकों समझ गये हैँ उनके लिए तो एक वर्ष लगे अथवा कई वर्ष 
लगे, जबतक सरकार पद्चात्ताप करके लोकमतका अनुमरण नहीं करती तबतक भरे 
ही सरकारी स्कूलोमे सोनेकी मुहरे बटती हो, वे त्याज्य ही है। 
द्राविड़ी प्राणायाम 

कुछ लोग कहते है कि स्कूछोके लिए विद्यापीठको पैसा देना चाहिए। यदि 
पैसा देनेंका काम विद्यापीठका है तो विद्यापीठ कहांसे पैसा लायेगा ? विद्यापीठ बाहरसे 
पैसा लाकर तो गुजरातके बच्चोकों नहीं पढायेगा ? हम उसे पैसा दें और उससे फिर 
वापस ले, इसकी अपेक्षा हम स्वय ही प्रत्येक गाँवसे स्कूल चलाने योग्य पैसा इकट्ठा 
करके शुद्ध ग्रामीण स्कूल क्यो न चलाये ? 


यह सहाराका मरुस्थल 

में तो अवव्य मानता हूँ कि हमारे रास्तेमे यह जो सहाराका मस्स्थल आ पडा है, 
सो ठीक ही हुआ है। हम तपेंगे और तपकर मजबूत बनेगे। अब हमे अच्छे और 
बुरेकी पहचान हो जायेगी। अब हम जान जायेगे कि कौन शूरवीर है और कौन 
कायर हे; यह भी कि इस युद्धमे कौन भली-भॉति सोच-समझकर श्ञामिल हुए हे और 
कौन बिना सोचे-समझे ? कौन पात्र है और कौन दर्शक ? इस वातकी नि.सन्देह हमे 
आवश्यकता थी। 

स्कूल हमारी बहुत बडी कसौटी है। जहाँ राष्ट्रीय स्कूल चलते है वहांके लोगोकों 
उन्हें अपने ही बलपर चलानेकी प्रतिज्ञाका पालन करना उचित है। स्कूलके लिए मकान 
न मिले तो वे पेडोके नीचे स्कूल लगाये, अध्यापकोको वेतन न मिले तो वे अनाजकी 


७४ अं, 


भिक्षा माँगे, तपदचर्या करें और बच्चोकों पढाये। राष्ट्रकी उन्नति इसी तरह होगी । 


स्व॒राज्य घाँघलीसे न मिलेगा 


कानूनकी कोरी अवहेलना तो अविनय और घाँधघली है। अगर स्वराज्य धाँधलीसे 
मिला तो क्‍या ऐसे लोग ही राज्य चलायेगे? हमारी मान्यता तो थह हैं कि हम 
स्वराज्य प्राप्त करेंगे और उसका उपभोग करेगे। स्वराज्यके कारीगरकी परीक्षा उसकी 
घ्वसात्मक कलासे नहीं बल्कि उसके निर्माणके कौशलसे होगी। जो निर्माण करता जानता 
हैं उसे व्वस करना तो आता ही है। केकिन प्रत्येक ध्वस करनेवाला मनुष्य निर्माता 
नही होता। विध्वसक मजदूर कहा जाता है जब कि निर्माता शिल्‍पी। हम वारडोलीमे' 
निर्माण करना सीलनेसे पहले ही घ्वसात्मक काम शुरू करनेवाले थे, इसलिए कृपालु 
ईदवरने हमारा हाथ पकड लिया और हमें खतरेसे बचा लिया। 


१, गांधीजीके प्रस्तावपर २९ जनवरी, १९२२ को बारडोछी ताब्लुका सम्मेल्नमें सर्विनय अवज्ञा करनेका 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया था, उन्होंने श्सकों सूचना १ फरवरीको वाइसरायकों भी दे दी थी; किन्तु 
दादमें चौरोचौराकी घरनासे गांधीजीने उसको स्थगित रखनेका निंगैष किया ! 


८० सम्पूर्ण गार्धी वादूमय 
स्वराज्यके शिल्पी 


अब हमें सावधान हो जाना चाहिए। अब हमें जिल्‍्पी बननेका प्रयत्न करना 
ब्राहिए। यदि हम निर्माण-कार्य-सम्बन्धी विभागकों गौरवान्वित नहीं कर सकते तो 
हमे सविनय अवज्ञा करनेका अधिकार ही नहीं हे। 


शान्तिके सम्बन्धर्में लापरवाही 


मैने निराभाका दूसरा कारण झान्तिक्रे सम्बन्ध लापरवाही बताया है। यह तो 
स्व॒राज्य के सम्बन्ध गलतफहमी होनेसे भी अधिक भयकर है क्योंकि पहले कारणमे तो 
निदान ने जाननेका ही दोप आता है और वैद्यकों निदानके सम्बन्धमे शका हो तो 
वह हलकी दवा देता जाता है; छेकिन दूसरे कारणमे तो वह दवा तय करनेमे 
लापरवाही करता है। एक वेचने मेरे एक मित्रकों मेग्नेशियम सल्फेटकी जगह जस्तेका 
फूला (सफेंदा) दे दिया। उसे दस्तोके बजाय के शुरू हो गई और वह अत्यन्त 
प्रयत्नपूर्वक उचित उपचार करने तथा असह्य कप्ट भोगनेक्रे वाद ही बचाया जा सका। 
पिसा हुआ संखिया और ज्ीनी दोनों देखनेमे एक समान जान पड़ते हैं। चीनीके बदले 
सखिया खानेवाले रोगीका क्या हाल होगा” एक मित्रने नमकको चीनी समझकर 
अपनी चायमे तीन चम्मच डाले | वादम जब उन्होंने प्यालिको मुँहसे लगाया तव उनकी 
आकृति क्रिसी हास्य-पत्रिका्े भेजे जाने योग्य थी। 

'उपर्यक्त उदाहरण मैने अज्ञानी ओर अनुभवहीन वैद्योके दिये है। लेकिन जो वेच् 
जान-वबूझकर इस बातकी परवाह नहीं करता कि वह सखिप्रेक़ी भस्म दे रहा है अथवा 
चीनीका चूर्ण, उसके बारेमे क्‍या कहा जाये ” जो लोग यह मानते हूँ कि चान्तिसे 
स्व॒राज्य नहीं मिलता उनकी वात समझी जा सकेती है, लेकिन जो मनुष्य, शान्तिका 
प्रयोग चला रहा हो उसी समय अजान्तिका प्रयोग करनेकी हृदतक, लछापरवाह बन 
जाता है, वह असह्य है। ऐसा लापरवाह मनृपष्य न तो स्वराज्यके वारेमे कुछ जानता 
है और न उसके साधनोके वारेमे। उसे तो साधन वन्यनरूप ही जान पडते है। 
मेरी मान्यता है कि वारडोडीमे सविनय अवज्ञाकों स्थगित रखकर हम भयकर आपत्तिसे 
बच गये है। यदि हमें विश्वास हो कि हम हिन्दुस्तानकी जनतापर कुछ मिलाकर 
घान्तिका कोई प्रभाव नहीं डाल सकते और हिन्दुस्तानके उपद्रवी तत्त्व भी हमारी विनयके 
वचमें नहीं होगे तो हमारे लिए समझदारी इसीमे होगी कि हम आान्तिसे स्वराज्य 
प्राप्त करनेकी बात ही भूछ जाये। यदि हम इनपर जान्तिसे काबू न पा सके तो 
हमें समझ जाना चाहिए कि हम इस सरकारकों झआन्तिसे कभी नहीं जीत सकते। 
यदि वे हमारें प्रेमके वश नहीं होते तो वे अवश्यमेव सरकारकी बन्दूकके वश हो कर 
उसकी मदद करेगे अथवा वे स्वयं ही गासक बन जायेगे। हमारे लिए ये दोनों ही 
स्थितियाँ त्याज्य हैं। 

में तो मानता हूँ कि उपद्रवी वर्गोपर काबू पाना मुश्किल भले हो, परन्तु असम्भव 
नहीं हैं। हमें अपने ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए। हममे धैर्य होना चाहिए। हममें 
घामिक वृत्ति होनी चाहिए। 


टिप्पणियाँ ८१ 


यदि हम असहयोगके समस्त अग्रोका विकास करनेमे छग जाये तो हम झान्तिका 
पाठ खुद-ब-खुद सीख सकते हैँ, क्योंकि उन अग्रोमे तीन वडी रचनात्मक प्रवृत्तियाँ 
हैं -- खादी, अस्पृश्यता-निवारण और समस्त कौमोंकी एकता। क्‍या कोई स्वप्नमें 
भी यह सोच सकता है कि हिन्दू और मुसलमान दोनों बान्तिके महत्त्वकों पुरी तरह 
पहचाने बिना भी सचमुच एकदिल हो सकते हूँ ? यदि ये दोनों परस्पर एक दूसरेकी 
सहायताके लिये शान्ति रख सके तो दोनो मिलकर हिन्दुस्तानके उपद्रवी वर्गोकों भी 
प्रेमसे जीत सकते हँ। जो यह मानते हूँ कि उपद्रवी वर्गोकों प्रेमसे वक्ममे नहीं किया जा 
सकता, वे यह भी नहीं मान सकते कि हिन्दुओं और मुसलमानों सच्ची मित्रता 
हो सक्रतो है। यदि ये दोनों बड़ी कौमे परस्पर एक दूसरेके प्रेमके वद्यमे नहीं होती 
तो में भविष्यवाणी करता हूँ कि एक समय ऐसा आयेगा जब ये दोनों एक दूसरेसे 
अवश्य ही जी-भरकर छडेगी, और छडनेके बाद जब इन दोनोका गर्व दूर हो जायेगा 
तभी ये दोनों मिलकर किसी तीसरेकों हरायेगी। यदि दोनोकी छडाईमे एक हार गई 
तो उसके नसीब में गुलामी ही लिखी है। इस प्रकारकें विचारोंसे हमे सारी समस्याओंकी 
कुजी हाथ लग जाती है। 
हिन्दुओ और मुसलछमानोंका इतनी बड़ी सब्यामे हिल्दुस्तानमे मिलता, उनका 
किसी तीसरी सत्ताका गुलाम बनना और दौनोका जाग्नत होना --- इस सब बातोमे जो 
अर्थ निहित है अगर कोई उसे समझता चाहे तो बडी आसानीसे समझ सकता है। 
में तो इसमें प्रतिक्षण ईश्वरीय आदेश देखता हें। शान्तिम दोनोकी जय है और 
अश्ञान्तिम दोनोका क्षय। 


खादो-प्रचार 


भाई रामजी हसराज अमरेलीसे पत्र लिखकर बताते हैं कि एक समय ऐसा था 
जब हाथकते सूतकी खादी नहीं मिलली थी। अब समय ऐसा आ गया है जब खादी 
तो बहुत है लेकिन उसे पहननेवाला कोई नहीं मिल्नता और फिर सबसे अधिक दु.खद 
बात यह है कि सूत कातनेवाली बहने, पूनियाँ वनातेवाले पिजारे और हथकता सूत 
बुननेवाले जुलाहे स्वयं खादी नहीं पहनते। 

ऐसी स्थितिके बावजूद हमें स्वराज्य चाहिए; वह कैसे मिल सकता है? 
काठियावाड-जैसे प्रदेशमें खादी पहननेवाले न मिले, यह बात कसी लगती है? में 
अपनी पकायी हुई रोटी स्वय न खाकर बच दूं और बाजारसे रोटी लाकर खाऊं इससे 
उलछटा न्याय और क्या हो सकता है?” क्या स्वय मुझे अपने कार्यकी कौमत नहीं 
आकनी चाहिए ! 

काठियावाड़के सेवक इस बारेमे क्या कर रहे हैँ? क्‍या उनके लिए केवल यही 
एक प्रशइत काफी नहीं है कि वे खादी तैयार करें और पहने ? यदि वे अन्य कार्योको 
छोड दे और यही एक कार्य करे तो सब बाते खुद-ब-खुद ठीक हो जायेगी | छब्बीस 
लाखकी आवादी यद्दि प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति दस रुपयेकी आय देने योग्य कातने, पीजने 
और बुननेका काम करे तो भी दो करोड साठ लाख रुपयेका काम हुआ। यह काम 
प्रतिदिन प्रनिव्यक्तिके हिसावसे दो पैसेसे भी कमका होता है। लेकिन जिस तरह 


#%«, हो ..... के 
२३-५६ 


८२ सम्पूर्ण गाबी वादमय' 


बूँद-बूंदसे सरोवर भरता है उसी तरह यदि प्रत्येक व्यक्तिकी आमदनीमें दो पेसेकी 
वृद्धि हो जाये तो उसका क्‍या परिणाम होगा, यह तो अनुभवसे पता चलेगा। एक 
पैसेका पोस्टकार्ईड, एक रुपपेंकें नमकपर दो पाईका कर, रेलकी मुसाफिरीमे प्रति मील 
तीन अथवा चार पाई भाश --इसमें सरकारका डाक-विभाग मुनाफा कमाता है 
और पोस्टमास्टर जनरलकों हजारों रुपये वापिक वेतत मिलता है, नमकके करसे 
करोडोकी आय होती है और रेलसे प्रति मील मिलनेवाली पाइयोसे रेल-कम्पनी लाखो 
कमाती है। 

यह हिसाब खादीके सम्बन्धर्म नो छागू होता है। फर्क केवछ इतना है कि सरकार 
दो-दो पाई कर केकर हमपर हुकूमत चलाती है। वाइसरायको प्रतिमास २०,००० 
रुपये वेतन दिया जाता है और रेलकी आयमे से विदेश्ियोको काफी बडी रकम 
ब्याजम मिलली है, किल्‍नु खादीकी आमदनी गरीबोके घरमे ही रहेगी और उन्हें तेजस्वी 
बनायेगी। ऐसे सहज धर्मका थोड़ा भी पाऊकन अनेक दु ख़ोका नाश कर सकता है। 

मेरी सब छोगोकों सलाह है कि वे जहाँ खादी बहुत जमा हो गई है वहाँ 
उसको तुरन्त खप़ानेंम और जहाँ खादीका उत्पादन नहीं होता वहाँ उसका उत्पादन 
करानेमे जुट जाये। यदि अमरेलीके सब छोंग एक एक कुरता बनाने योग्य खादी 
स्थानीय कार्याल्यसे खरीद के तो भी सारी खादी बिक जायेगी। 

खादीका उपयोग क्या कम है” खादीके तौलिये बनते हैँ, खादीके खोल, चादरे, 
बसते और थैले बनते हूँ, खादीका उपयोग बच्चोके पालनोमे होता है, उसकी जाजमे 
बनती हूँ। खादीकी विक्री नहीं होती, जब में यह बात सुनता हूँ तब मुझे घीके वजाय 
चरवी खरीदनेवाले लोगोका उदाहरण याद बा जाता है। हिन्दुस्तानमे यदि घीका 
व्यवहार बन्द हो जाये तभी खादीका व्यवहार भी बन्द हो सकता है। खादीका उपयोग 
जबतक मुद्राके समान ले हो तबतक यह कहा जा सकता है कि हम स्वराज्यका अथ्थे 
नहीं समसे हूँ। 

कपासके दिन 


ये कतमामके दिन आ गये हैं। इसक्ति" एक पाठक स्मरण दिलाते है कि प्रत्येक 
व्यक्तिकों, विशेषकर किसानोकों अपनी जरूरतकी कपास अवश्य इकट्ठी कर छेनी 
चाहिए। दूसरोकों खरीद लेनी चाहिए। प्रति व्यक्ति कमसे-क्रम चार सेर कपास रखी 
जानी चाहिए। उसका प्रत्येक व्यक्तिको या तो सूत कात लेना चाहिए अथवा कतवा 
लेना चाहिए, यह उसके संग्रहका सबसे अच्छा मार्ग है। श्रीमन्‍्त लोग होशियार 
बहनोंकी बुठाकर अपती पसन्दका महीन और बटदार सूत कतवा सकते हैँ। हम 
इस तरह, अपने ही कनेये और बुनकर रखनेकी प्राचीन प्रथाकों फिर आरम्भ कर 
सकते हैं। 


पंच-पंचायत 
गूजरातम प्रो और परचायतोका रिवाज अभी चालू नहीं हुआ है। हम पंचों 
और पचायनोकी मार्फेत अपने झग्ड़ोको तय करानेके फायदोकों भूल गये है; मानों 


पत्र : देवदास गाधीकों ८३ 


न्याय तभी मिलता हो जब उसे अनजान व्यक्तिकी मार्फत और पैसा खर्चे करके पाया 
जाये न्याय इस तरह पैसे देकर खरीदा नहीं जाता। जो बेचा जा सके वह न्याय 
नहीं वल्कि अन्याय है। पच्र अथवा पचायतके सम्मुख धुृतेता नहीं चल सकती, और 
झूठी गवाही नहीं दी जा सकती । पच दोनों पक्षोके झ्गडेका निपटारा करवाता है और 
उन्हें मिलाता है। अदालतकी मार्फत झगड़े तय करानेमें दुश्मनी बढती है; पचकी 
मार्फत तय करानेमे कम होती है। यह बात सच है कि आजकल अच्छे पंचोके अभावयें 
लोग अदालतोमें जानेके छिए उत्सुक रहते है ओर फिर जिन्हें झगड़ा करना ही प्रिय 
है वे पचोके पास जायेंगे ही क्‍यों? लेकिन यदि प्रत्येक गाँवमें लोग प्रयत्न करें तो 
पचो और पचायतोसे निर्णय प्राप्त करनेके रिवाजका पुनरुद्धार किया जा सकता है। 


केसरकी अपवित्रता 


मुझे आजतक इस वातकी जानकारी न थी कि जिस केसरका उपयोग पकवानों 
और पूजामें किया जाता है वह बाहरसे आती है और उसमे चरबी मिली होती है। 
श्री मूलचन्द उत्तमचन्द पारेख लिखने हैं .' 
ऐसी दयनीय स्थितिमें पूजा अथवा पकवानोमे केंसरका उपयोग करना तो पृण्यके 
नामपर पाप बटोरनेके समान है। 
[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, १२-२-१९२२ 


२६. पत्न : देवदास गांधीकों 


साबरमती 
[१० मार्च, १९२२ या उसके पूर्व | 


चि० देवदास, 

तुम अपने विछोहकों मेरे लिए दिन-प्रतिदित अधिक कठिन बनाते जाते हो। 
तुम्हारा विछोह्ट मुझे, में न चाहें तब भी, सताता है, तथापि ऐसे समयमें वियोग ही 
उचित है। में तुम्हे जो भी उपदेश देना चाहता था मो दे चुका हूें। अच्छा यही है कि 
तुम अब सर्वथा निर्दोष विधिसे जेलमे पहुँच जाओ, अर्थात्‌ अपने बचनेका कुछ भी 
विचार किये बिना, जो खतरे सामने आयें उनमें कूद पडो और कही भी कोई उपद्रव 
हो तो तुम पल-मरके लिए भी अपने शरीरकी चिन्ता किये बिना उसे श्ान्त करनेमें 
जुट जाओ। मेरी कामना है और में तुम्हें आज्ञीर्वाद देता हें कि तुमम्रे ऐसा करनेंकी 
हिम्मत आये। 


१. इस पत्रमें, जो यश नहीं दिपा गया दे, बताया गया या कि केसर मुख्यतः स्पेनसे भाती है 
तथा उसमें रक्त भौर चरबीका मिश्रण द्वोता है । 


८४ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 
रामदास अभी नहीं आया। प्रभ्दास आज यकायक विनोबाके लिखनेपर यहाँ 
आ गया है। छगनलाल भी आ गया है। 


बापूके आशीर्वाद 


मूठ गुजराती पत्र (एस० एन० 3८४८) की फोटो-नकलसे । 


२७. तार: कांग्रेस कार्यालय, बम्बईको 


अहमदाबाद 
१० मार्च, १९२२ 
मौसम! अनुकूल हुआ तो इतवारकों बारहोंली जाऊंगा। 
गांघी 
[ अग्रेजीस | 
सेवन सनन्‍्ब्स विद महात्मा गांघी 


२८. तार: जमनालाल बजाजको 


अहमदाबाद 
2० मार्च, १९२२ 
गिरक्तारीकी अक्वाह जोरोपर, वहाँ जरूरत ने हो तो तुम और रामदास 
यहाँ चले आजओं। 
गांधी 
[ अग्रेजीसे 
सेवन सन्ण्स विद महात्मा गायों 


२९, पत्र: सगनरूाल गांधीकों 


शुक्रवार [ १० मार्च, १९२२] 

चि० मगनलाल, 
अमी-अभी अजमेरसे आया हूँ। आज ही मेरे पकड़े जानेंकी सम्भावना है। 
जगन्नाय अब मुक्त हो गये हैं। उन्हें जलगाँव भेजनेका विचार है। दास्तानें इसी 
उद्देशयसे यहाँ आये हैं। यदि एक त्रदमीको वहाँ भेज दें तो काम चल सकता है। 


१. आशय सम्भवतः राजनेतिक मौसमसे हैं । 
२. इस तारीखको गांधीजी भनमेरसे अहमदाबाद पहुँचे थे । 


पत्र पॉल रिचर्डको ८५ 


तुम्हें इसमे कुछ कठिनाई न छगे तो मुझे तार देना। यदि में ग्रिर्फ्तार न हुआ तो 
रविवारकों सबेरे पहुंच जाऊँगा। सुरेन्रका पत्र मिल गया है। मैं उसे अलग उत्तर नहीं 
दे रहा हूँ। 


बापूके आशीर्वाद 
मूल गुजराती पत्र (सी० उब्ल्यू० ५९८८)से। 
सोजन्य राबाबहन चौधरी 
३०. पत्र: पॉल रिचर्डकों' 
सत्याग्रहमश्रम 
सावरमती 


१० माचें, १०२२ 
प्रिय मित्र, 
आपका पत्र मिलछा। 
यदि गिरफ्तार न हुआ तो वारहोली जाते हुए इतवारकी सुबह मैं सूरत उतरूगा | 
कृपया उस दिल वारहोली जरूर आइए। में आपसे लम्बी बातचीत करना चाहेँगा। 
आपका वक्‍तव्य प्रकाशित कर रहा हूँ। 


हृरयसे आपका, 


श्री पॉल रिचई 
भारतीय बेगला 
अठवा लाइन्स 
सूरत 


अग्रेजी प्रति (एस० एन० ७९८२) की फोटो-तकल तथा (जी० एन० ८६९)से । 


१. इस पत्रपर भी पिछके शीषककी तरह गांधीजीके इस्ताक्षर नहीं ये और पिरिफ्तारीसे पहछे 
१० भाचेकी रातको उन्होंने इसे कृष्णासकों बोलकर छिंखा दिया था। १२ मा्चेको यह पत्र फ्रान्सीसी 
रेखक पॉछ रिचिंडेंकी भेजा गया था । 
२. “यंग इंडिया”, १६-३-१९२२ में “दविज्ञ सॉरो इज् माई सॉते” (उनका दुख मेरा दुःख है) 
श्ीषकसे प्रकाशित। यह यंग इंडिया, २३-२-१९२२ में पॉछ रिचिढेकी छोकमान्य तिल्कसे मेटके सम्बस्धमें 
प्रकाशित गांधीजीके एक वुखका प्त्युत्तर या । 


३१, पत्र; न० चि० केलकरको 


सत्याग्रहाश्रम 
सावरमती 
१० मार्च, १९२२ 
प्रिय श्री केलकर, 
आपका पत्र मिला। 
आप जानते ही है कि मेरी गिरफ्तारीके बारेमे अफवाहे जोरोपर है, लेकिन 
यदि में गिरफ्तार न हुआ तो आपकी सूचना पाते ही में बम्बई आ जाऊँगा। यदि 
सरकार मुझे आराम करनेपर मजबूर करती है, जिसका में हकदार भी हो गया हूं, 
तो में जानता हूँ कि आय आन्दोलनकों आगे वडानेके लिए जो-कुछ भी कर सकते 
हैं. करेंगे। यों मेने यग इंडिया में अपने लेख “यदि में पकड़ लिया गया” में 
जो-कुछ कहा है, उससे अधिक्र मुर्म कुछ भी नहीं कहना है। में कल अजमेरमे 
था, वहां मैने खिलाफनके बारेसे कुछ सछाहू दी थी। उसे में ज्ञायद लिख भी 
इलू। नही तो आय श्री छोटानी और अन्य छोगोसे जात ही लेंगे 


हृदयसे आपका, 


क्षीयुतत न० चि० केलकर 
पूना 


दफ़्तरी अग्नेजी प्रति (एस० एन० 3९८४) की फोटो-नकछसे | 


३२. पत्र : गोपाल सेननकों 


सत्याग्रहाश्रम 
साबरमती 
१० मार्च, १९२२ 
प्रिय गोपाल मेनन, 

में तुम्हारी धारणाओंसे पूरी तरह अवगन हूँ। 
मैं तुम्हारे नवीन प्रयासकी सफलता चाहता हेँ। काममे अत्यधिक व्यस्त होनेके 
कारण में तो हिन्दुओं और मोपठाओ दोनोकों यही एक सन्देश दे सकता हूँ कि वे 
अपनी आगेकी जिम्मेदारी समझे, गडे मुर्दोको उखाइ़नेमे न लगें रहे। तुम अपने 


१. यह सन्देश गोपाऊ मेनन द्वारा कालीकस्से प्रकाशित एक नये पत्र नवीन केरठूमके लिए था 
ओर समाचारफतरोंमें प्रकाशित किया गया था । 


२. अगस्त १९२१ के मोपछा-विद्रोहके लिए देखिए खण्ड, २१ पृष्ठ ४८-५० । 


पत्र हा० भगवानदासकों ८७ 


पत्रके जरिये मोपलाओतक और जिस हिन्दू वर्गतक पहुचना चाहते हों उनतक कँसे 
पहुचा जाये, यह तो में नहीं बतला सकता; में इतना ही जानता हें कि हिन्द्रओोको 
कायरता और मोपलाओको करता छोड देनी चाहिए। दूसरे अदच्दोमे, प्रत्येक पक्षकों 
सच्चे अर्थ धामिक बन जाना चाहिए। ज्ञास्त्रोकें अनुसार हिन्दूवर्म निव्चय हीं 
कायराका शर्म नहीं है। उसी तरह इस्लाम निरचय ही कऋरोका धर्म नहीं है । आपके 
सामने जो जटिल समस्या है, वह केवल इसी ढगसे सुलझाई जा सकती है कि कुछ चुने 
हुए हिन्दू और मुसलमान अपने उद्दे्यमे पूर्ण विध्वास रखते हुए बिलकुल एकताकी 
भावनासे काम करते जाये। प्रारम्भिक अवस्थामे परिणाम ने निकलते देखकर उन्हें 
हताश नही हो जाना चाहिए। यदि तुम अपने पाठकोमे से मुट्ठी-मर भी ऐसे स्त्री-पुस्ष 
आगे ला सके, तो तुम्हारा पत्र एक महान्‌ उद्देश्की पुति कर देगा। 

हृदयसे तुम्हारा, 
श्रीयत एन० गोयाल मेनन 
सम्पादक, नवीन केरलम्‌ 
६, वेल्लाल स्ट्रीट, वेपरी 
मद्रास 


[ अग्रेजीसे | 
सेवन मन्थ्स विद महात्मा गाघी 


३३. पत्र: डा० भगवानदासको 


सन्याग्रह्मश्रम 
सावरमती 
१० मार्च, १९२२ 
प्रिय बावू भगवानदास,' 
आपका विज्ञाखापट्टनमसे भेजा हुआ पत्र पाकर हे हुआ। 
आपके भाईकी ख़बरसे अफसोस हुआ। 
कहा जाता है कि में जल्दी गिरफ्तार होनेवाला हें। में यह पत्र रातमें लिखवा 
रहा हूँ। किन्तु में वादा करता हूँ कि यदि पकड़ा नहीं गया तो आपकी पुस्तिकाके' बारेमें 
लिखूंगा। कोई ऐसा सप्ताह नहीं गुजरा जिसमे उसका खयाल न आया हो। छेकिन 
आप यह तो देखेंगे ही कि 'यग इंडिया का आकार दूना कर देनेके बाद भी उसमे 
एक भी पक्ति ऐसी नहीं दी गई है जो उसी अकमे जानी जरूरी न रही हो। ऐसी 
बातें जिनमर तुरत्त ध्यान देता जरूरी होता है, आजकल इतनी अधिक हो रही हैं 


१, १८६९-१९०६६ छेखक, दाशैनिक; एनी बेसेंटक सहयोगी मोर काशी विद्यापी5, बनारसके आाचायें। 
२, गई पुस्तिका स्वराज्यकी परिभाषा मौर उसको विधय-वस्तुके बारेमें थी । 


८८ सम्पूर्ण गाधी वादमय 


कि से अभी आपकी योजनापर विज्ञार प्रकट करनेकी बात स्थगित रखनी पड़ी है। 
पर इसका बर्य बह नहीं है कि में किसी लम्बे अस्सेसक्र इसे पड़ा रखेंगा। आपने 
मझे उद्यास्तापूर्वक काफी लम्बा समय दिया है, परन्तु मैं आपकी उदारताका दुरुपयोग 
नही करन्‍गा। बदि मुजे विश्राम मिल गया, जिसका में अधिकारी हो चुका हूँ, और 
'बग इंडिया! मेरी गिरफ्तारीके बाद नी निकलना रहा तो मेरी यह इच्छा है कि 
आय स्वय उसके स्वम्भोंमे इस विश्यक्री परिचर्चा शुरू करें। 

हृदयसे आपका, 


बाबू भगवानदास 
सेव:श्षम 
सिगरा [| बनान्स | 


अग्रेजी प्रति (एस० एन० ३९८६ )की माइकोफिल्मसे | 


३४. पत्र: सु० रा० जयकरको' 


सत्याग्रहाश्रम 
सावस्मती 
१० मार्च, १९२२ 
प्रिव श्री जमकर, 

मेरी हादिक कामनः है कि आप [जीत्र ही|' पूर्णण स्वस्थ हो जाये। 
आपकः लम्बा पत्रों मिल्ा। उसके लिए धपन्यवाद स्वीकार करें। लेकिन में 
जबवबी दठीठ देकर आपको परेशान नहीं करूँगा। जैसा क्रि आप जानते हैं, मेरे 
शीत मिरफ्तार हो जानेकी खबर है। पर यदि में गिरफ्तार नहीं होता तो में आपसे 
मुठाझातके छिए उत्सुक रहेँगा। मुझे लगता है एक गलतफहमी हो गई है; उसे 


२. गांषजीक निजी सचिव कृष्णदासने पत्रको निम्नलिखित अग्रिम टिप्पणीके स्वाथ भेजा था: “साय 
व पत्र मुझ महात्मा गांधीने पिछली रातको [१० माचें, १९२२ ] अपनी गिरफ्तारीके लूमभग डेढ 
घंटे पूर्व विखाया या । वास्तवर्मे यह पत्र मैंने आाज सबेरे ठाश्प किया और आपके पास महात्माजीके 
इस्ताक्षरक बिना परन्तु उनके निरदेशानुसार दी भेजा जा रहा हैं |?” 

२ सुकन्दराव रामराव जयझर (१८७३-१९०९ ); प्रसिद्ध वकील, राजनयिक ओर भहद्राष्दके उदार- 
दलोध नेता । 

३. ये शब्द मु० रा० जयकरकी “दि स्टोरी ऑफ माई छाइफ” भाग १, पृष्ठ ५८५-६ में दिये 
गये पाठ्में हैं । 

४. ७ मा्चेका । यह गांपीजीके २ मार्च के पत्रके जवाबमें दिया गया था । देखिए खण्ड २२ । 
इसमें वुछ विंत्तारमे कांग्रेसक्ती मसहृथोग योंजनापर और विंपान परिंवदोंमें प्रवेशके प्रश्षपर विचार किया 
यया था तथा जपकरने गांधीजीसे मेंट करनी चाह्दी थी । देखिए “द्‌ स्टोरी ऑफ साई छाहफ? भाग १, 
पृष्ठ ५८३-५ । 


सन्देश आश्रमवासियोका ८९ 


सुधारनेके लिए में केवल दो घब्द कहना चाहूँगा। यदि मेरे किसी लेख आदिसे आप 
इस निष्कर्पपर पहुँचे हैं कि मेरे इस दष्टिकोणमे कि देशकी आजादीके लिए जेल 
जाना बहुत कारगर उपाय है किसी भी तरहका कोई परिवर्तन हो गया है तो 
मुझे दुख होगा। 
अभीतक मेरा यद विश्वास कायम है दि आत्मत्यागकी, छोटे-बडे सभी सर- 
कारी कर्मचारियोपर अनुकूल प्रतिक्रिया हुए बिना नहीं रहेगी। वात यह है कि जेल 
जानेवालो में सभी तो जैसे चाहिए वैसे नहीं थे। जिनके मनमें हिंसा भरी हुईंहो 
उनकी गिरफ्तारीसे अनुकूल प्रतिक्रियाकी में कदापि आज्षा नहीं रखता। और सविनय 
अवज्ञाकों फिलहाल मुल्तवी करनेके पीछे भी मेरा हेतु यही देखना है कि अहिसाका 
वास्तविक वानावरण तैयार कर सकना सम्भव है भी या नहीं। इस तरह मैंने आज 
जो विचार स्थिर किया है वह इसलिए नहीं किया कि प्रभासकोमे अधिक सख्ती दीख 
पडी है बल्कि उसका कारण यह दु खजनक बात है कि छोगोमे जितनी अद्विसाकी 
मैने आबा कर रखी थी में आज उससे बहुत कम पाता है। 
हृदयमे आपका, 


श्रीयुत मु० रा० जयकर 
१९, ठाकुरद्वार 
वम्बई 
सेवन भन्व्स बिर महात्मा गांधी 


३५. सन्देश : आश्रमवासियोंको 


अहमदाबाद 
१० सार्च, १९२२ 
उन्होंने विदा लेते हुए आश्रमवासियोंसे कहा कि जिनमें देशभक्ति है और 
जिन्हें भारतसे प्यार है, उन सबको सारे भारतमें और सभी समुदायोंमें शान्ति और 
सदभावनाका प्रचार करनेसें ही अपनी पुरी शक्ति लूगानों चाहिए। 
[अग्रेजीसे | 
हिन्दू, १३-३-१९२२ 


१, जयकरने इसका जवाब १७ मा्चक्रों दिया था । बीमारीके कारण अगछे दिन अर्थात्‌ मुकदमेकी 
सुनवाईके दिन वे आशाके अनुसार गांवीजों से मेंट नहीं कर सके । 
२, गांधीजोने । 


३६ सन्‍्देदा' 


अहमदावाद 
१० माचे, १९२२ 
मुझे आपसे भी बहुत बंदी आजा है और चाहता हूँ कि आप इस कामको 
उसी स्झूृति और साहसके साथ आगे बढ़ाये जैसे में अवतक करता रहा हूँ। 
[ अग्ने जीसे | 
हिन्दू, १३-३-१९२२ 


३७. मृकदमा और अदालतमें बयान 


| अहमदाबाद 
११ मार्च, १९२२ | 
शनिवारकी दोपहरकों सर्वश्षी गांधी और बेकरकों असिस्टेंट मजिस्ट्रेट श्री ब्राउनके 
सामने पेश किया गया। शाहीबाग स्थित डिविजनल कमिदनरके दफ्तरमें अदालत बेठी। 
सरकारी वकील राव बहादुर गिरघारीलालने अभियोक्‍ता पक्षकी ओरसे पेरवी की। 
पहुले गवाह अहमदाबादके पुलिस सुर्पारिटेंडेंटने यंग इंडिया में प्रकाशित चार 
लेखोंके विरुद्ध शिकायत दर्ज करनेके लिए बम्बई सरकारका प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया। 
ये लेख १५ जून, १९२१कों  अराजभक्िति एक सदगुण” शीषेक, २९ सितम्बरकों 
/ रामभक्तिमे भ्रष्ट करनेका आरोप ” शीर्षक, १५ दिसम्बरकों “एक उलझन और 
उसका हल ” श्लीषंक और २३ फरवरी १९२२को “< गर्जन-तर्जन ” शीषकसे प्रकाशित 
हुए थे। उन्होंने कहा कि अहमदाबावके जिला मजिस्ट्रेटने ६ तारीखको वारंट जारी 
किया था और मसासरा भरी ब्राउनकी अदालतर्मं भेज दिया गया था। इसी बीच 
सुरत और अजमेरके पुलिस सुर्पारिटेंडंटके पास भी वारद भेज दिये गये थे, क्योकि 
श्री भांधीके उन स्थानोंमें जानेकी आशा थी। मूल हस्ताक्षरित लेखों तथा जिन अंकों 
में ये लेख प्रकाशित हुए थे, वे अंक भी सबतके तौरपर पेश किये गये। 
दूसरे गवाह बम्बई उच्च न्‍्यायारूयर्स अपील-विभागके रजिस्ट्रार श्री घरडाने 
“यंग इंडिया के सम्पादरककी हैसियतसे श्री गांधी और अहमदाबादके जिला सजिस्ट्रेंट 
१. साबरमती जेल जानेके ठोक पहले गांधीजीने ये शब्द हिन्दूसे सम्बन्धित किसी पक व्यक्तिसे 
कहे, जिन्होंने गांधीजीकी गिरफ्तारीका विवरण हिन्दूमें दिया । 
२. गांवीनीने पहके मोौहाना इसरत मोहानीके प्रति अपना पूणे विश्वास अकट किया था । 


३. धन छेखों के लिए देखिए ऋमश : (१) खण्ड २०, पृष्ठ २२११-२२, (२) खण्ड २१, पृष्ठ ३१३०-३१ 
तथा (३-४) झण्ड २२, पृष्ठ ३०-३१ और ४८१-८२। 


मुकदमा और अदालतमे बयान ९१ 


श्री कंनडीके बीच हुआ पत्र-व्यवहार प्रस्तुत किया। अहमदाबादके मजिस्ट्रेट श्री चेंढ- 
फोल्ड अगले गवाह थें। उन्होंने श्री गाघी द्वारा जमा की हुई जमानत और “यंग 
इंडिया के मुद्रकी हेसियतसे श्री शंकरलाल बंकर द्वारा दर्ज कराये गये घोषणापत्रको 
प्रसाणित किया। 

इसके बाद पुलिसके दो औपचारिक गवाह पेश किये गये। 

अभियुक्तोने गवाहोंसे जिरह करनेसे इनकार कर दिया। 

साबरमती सत्याग्रह आश्रमके निवासों और पेशेंसे किसान और बुनकर, तिरेपन 
वर्बोय श्री मो० क० गांघीने कहा: 

में केवल इतना कहना चाहता हैं कि जहाँतक सरकारके प्रति राजनीतिक 
असन्तोषका सवार है, उपयुक्त समयपर मैं अपराध स्वीकार करूँगा। यह विलकुल 
सच है कि में 'यग इंडिया का सम्पादक हूँ और मेरे सामने जो लछेख पढ़े गये है वे 
मेरे ही लिखें हुए है, और मालिकों तथा प्रकाचकोने पत्रकी पुरी नीतिपर नियन्त्रण 
रखनेकी मुझे अनुमति दे रखी थी। वस इतना ही। 

दूसरे अभियुक्त, बम्बईके एक जर्मीदार श्री शंकरलाल बेकरने कहा कि उपयुक्त 
समय आनेपर वे शिकायत दर्ज लेखोंकों प्रकाशित करनेका अपराध स्वीकार करेंगे। 

घारा १२४-कके अधघोन तोन अभियोग लरूगाये गये थे। अभियुक्‍तोंकीं सेद्ान सुपुर्द 
कर दिया गया। मुकंदमेकी सुनवाई १८ तारीखको होगी। 

श्री गांधीने अदालतमें सोजूद अपने साथियोसे कहा कि वे उनके द्वारा सम्पादित 
पत्रोंका प्रकाशन जारी रखें। 

[ अंग्रेजीसे | 
हिन्दू, १३-३-१९२२ 


३८. भेंट: इन्दुलाल याज्षिकसे' 


साबरमती जेल 
११ सा, १९२२ 
मेरे साथ बात करते हुए गांधोजीने कहा: 
अजमेरमें तो काफी बडा काम हुआ है।'* वहाँ मोलाना अब्दुल बारी साहबने' बहुत 
ही जोगीला भापण दिया जिससे वहाँ इकट्छे हुए हजारों मुसलमानोके मनपर गहरा 


१, गुजरातके एक राजनीतिक नेता; व्धोतक गांधीजीके साथी; सन्‌ १६२२-२४ में गांवीजीके कारा- 
वासकी अवधिमें नवज्जीवनके सम्पादक, छोक-सभाके सदस्य । 

२. गांधीजीने मजमेरमें ९ मा्चक्रों आयोजित मुस्लिम उल्ेमाके सम्मेलनमें भाग लिया था । 

३. १८३८-१९२६; खिलाफत आन्दोल्नमें सक्रिय भाग लिया; मुसंल्मानेंसि गोवध बन्द करनेकों 
कदते ये । 


क 
भर 


डाई 


सम्पूर्ण याधी वादमय 


अमर दआ। वारी साहब जरा तैगमे भा यये थे। में वहाँ गया तब कई छोगोने 
ऐसा समझा था क्रि अब इन दोनोके बीच अच्छी ठनेंगी और हिन्दू-मुसलूमानोकी 
एकता भग हो जायेगी। किलतु मौलाना साहब तो अन्यस्त निर्मे्न मनुप्य हैं। मैने 
उनसे कहा भातथ आज जो भी क'गे वह नाराजीसे ही किया कहा जायेगा। उससे 
दायद और पॉाँच-पच्चीस मुसलमान पागल हो जाये किलु उससे कोई लाभ नहीं 
होंगा। में भी यह चाहता हूँ कि हम दोनों फॉसीपर चढ़े किन्तु पुरी तरह निष्कलक 
ह्रकर ही चढे।” मौलाना साहब मेरी बात बराबर समझ गये और अब उनकी 
ओर्से मुझे कोई चिन्ता नहीं रह गई है। मौलाना हसरत मोहानी भी वहाँ थे और 
मेरे साथ यहां आये हैं। उन्होंने मुझे वचन दिया है कि “वे हिसाकी जरा भी 
द्विमायत करके काग्रेसक्रे कार्यके सीबे-सरल रास्तेमे रोडा लहीं अठकायेगे।” अत. मैं 
निद्चिन्त हूँ। 

भेने सन्देश माँगा तो उन्होंने कहा: 

मेरा तो एक ही सन्देश है और वह है खादी। तुम मेरे हाथर्मं खादी दो और 
में नुम्हारें हाथमे स्वराज्य रख दंगा। अन्यजोका उद्घधार भी इसीमे आता हैं और 
हिन्द-मुसमानोकी एकता 'भी खादीके ही बलपर टिकी स्ट्रेगी। झान्तिकी रक्षाका भी 
बढ़ एक प्रवल साधन है। इसका यह अर्थ नहीं है कि में अब धारा समाओका या 
अहलतोंका बह्िप्कार नही चाहता। किल्‍तु उनसे जानेवालोके खिलाफ लोग कोई 
भाव ने रखे इसलि! बह कहता हें कि वे धारा सभाके सदस्यों और वकीलोकी मददसे 
भी खादीका काम चलाग्रे। नरम दठवालोकों अच्छी तरह खग रखना, उनके साथ प्रेस 
और दोस्ती बढाना। उनके मनसे हमारा भय ज्यों ही दूर होगा कि फिर वे हमारे 
दी हो जायेंगे। अग्रेजोके बारेंमे भी यही समझना चाहिए। 

पण्डित मालवीयजोके विधयमें बात करते हुए गांधोजीने कहा: 

वे अब बहुत काम करनेवाले है। उन्होंने मुझसे कहा है कि जेल जानेपर तुम 
देख केता में कितना काम करता हूँ 

- » चलने हुए मेने कहा कि आपको तो अच्छा नप्तिग होम मिल गया। 

वे खिल खाकर हँस पड़े और बोले 

हाँ, यह नो है। 

[ गजरातोसे | 
नवजीवन, १९-३-१९२ 


३९. सन्देश: बम्बईकों' 


सावरमती जेल 
११ मार्च, १९२२ 
में नहीं चाहता कि वम्बई अपने मूक मन्‍्त्री' और मेरी गिरफ्तारीपर दुख 
मताये, बल्कि उसे तो इस बातकी खुणी मनानी चाहिए कि हम लोगोकों आराम 
मिल रहा है। यो तो में चाहँगा कि असहयोगके सभी कार्सक्रमोमें लोग स्वत भाग 
लेते लगे, पर मैं वम्बईमें तो यही चाहेगा कि वह अपना सारा ध्यान चरखे और खद्ृरपर 
ही लगाये। बम्वईके धनाढ्य लोग भारत-भरमे तैयार होनेवाली सारी हाथकती, ह्ाथ- 
वुनी खादी खरीद सकते हैं। यदि वम्बईकी स्त्रियाँ वास्तव अपने हिस्सेका काम करना 
चाहे तो वे देशके लिए निष्ठापर्वक प्रतिदिन कुछ समय कताईमें छगा सकती है। में 
चाहता हूँ कि कोई भी हमारे पीछे जेल जानेकी बात ने सोचे। जबतक पूरी तरहसे 
अहिसामय वातावरण नहीं बन जाता, तबलक गिरफ्तार होना अपराधपूर्ण होगा। ऐसे 
वातावरणकी एक कसौटी यह होगी कि हम अग्रेजो और नरमदलीय लोगोकों महसूस 
करा दे कि उनको हमसे कोई खतरा नहीं है। यह तभी हो सकता है जब मतभेंदोके 
बावजूद हमारी उनके प्रति सदभावना हो। 


मो० क० गांधी 


अग्नेजी प्रति (एस० एन० ८०५९ )की फोटो-तकल तथा हिन्दू , १४-३-१९२२ से | 


४०० पत्र: हकीस अजमल खाँको 


सावरमती जेल 
१२ मार्च, १९२२ 
प्रिय हकीमजी, 

इस बातका विलकुल ठीक-ठीक पता लगा छेनेके बाद कि जेलके नियमोके मुता- 
बिक में एक हवालाती कैदीकी हैसियतसे जितने भी चाहेँ पत्र लिख सकता हूँ, में 
अपनी गिरफ्तारीके बाद यह पहला पत्र लिखने वैठा हँँ। आप बह तो जानते ही 
होगे कि श्री अकरलाल बैंकर मेरे साथ है। मुझे इस बातकी खुशी है। सव लोग 
जानते हैं कि मेरा उनका कितना निकटका सम्बन्ध हो गया है, इसक्िए स्वाभाविक 

ही है कि एक साथ पकडे जानेसे हम दोनों खुझ हो। 


१. यद सन्देश सरोजिती नापड्के जरिये भेजा गया था; वे गांधीजीसे साबरमती जेलमें मिली थीं। 
२. शंकरछाल बेंकर । 


९४ सम्पूर्ण गाधी वादमय 


यह पत्र में आपको काग्रेसकी कार्य-समितिके सभापतिके नाते अर्थात्‌ हिन्दू-मुसल- 
मान दोनोके और सच पूछिए तो मारे भारतका नेता होनेके नाने लिखा रहा हूँ। 

आपको लिखनेका एक कारण यह भी है कि आप मुसलमानोके एक चोटीके 
नेता हैं, किसतु इसका सबसे बडा कारण तो यह है कि में मित्रके रूपमें आपकी 
बड़ी इज्जत करता हूँ। मुझे १९१५से आपसे परिचयका सौभाग्य प्राप्त है। हमारे 
नित्य प्रति बढनेवाले सम्पर्कके फलस्वरूप में आपकी मैत्नीकों एक निधि मानने लगा 
हैँ । निष्ठावान मुसलमान रहते हुए भी आपने अपने जीवनके द्वारा यह दिखला विया 
कि हिन्दू-मुसलमानोंकी एकता क्‍या चीज है? 

बिना हिन्दू-मुस्लिम एकताके हम अपनी आजादी प्राप्त नहीं कर सकते। यह 
बात आज हम इतवी अच्छी तरह जानते है, जितनी कि इससे पहले कभी नहीं जान 
पाये थे। और में तो यहाँतक कहता हूँ कि बिना इस भित्रताके भारतके मुसलमान 
खिलाफतकी वह सेवा नहीं कर सकते जो वे करना चाहते है। फूटसे तो हम हमेशा 
गुलाम बने रहेगे। हिन्दू-मुस्लिम एकताकों केवल किसी ऐसी सुविधापूर्ण नीतिके रूपमें 
नहीं अपनाया जा सकता जिसे अनुपयुक्त पानेपर चाहे जब छोडा जा सके। स्वराज्यके 
प्रति अदृचि उत्पन्न होनेपर ही इस एकताकों तिलांजलि दी जा सकती है। हिन्दू-मुस्लिम 
एकताको हमें ऐसी तीतिके रूपसे ग्रहण कर लेना चाहिए जो किसी भी कार अथवा 
परिस्थितिमें त्यागी न जा सके । साथ ही ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि यह एकता 
पारसी, ईसाई, यहूदी अथवा बलशाली सिख-जैसी दूसरी अल्पसख्यक जातियोके लिए 
त्रासदायक बन जाये। यदि हम इनमें से किसी एककों भी कुचलनेका विचार करेगे 
तो किसी दिन हम आपसमें ही लंड मरना चाहेगे। 

आपके प्रति मेरे घनिष्ठ होते जानेंका खास कारण ही यह है कि में जानता 
हैं कि आपका हिन्दू-मुस्लिम एकताके व्यापक अर्थंमे विश्वास है। 

मेरी रायमें तो हम लोग जवतक अहिसाकों दढ़ व्यवहार-नीतिके रूपमें नहीं 
स्वीकारेगे, तबतक हिन्दू-मुस्लिम एकता स्थापित होता अशक्य है। में व्यवहार-नीति 
इसल्छिए कहता हूँ कि अहिसा-बर्मको हम हिन्दू-मुस्लिम एकताकी रक्षाके लिए स्वीकार 
कर रहे हैं। पर इसका मतलब तो यही होता हैं कि एक खास समयतक नही, परन्तु 
सदाके लिए सगे भाईकी तरह रहनेवाले तीस करोड़ हिन्दू-मुसलमानोकी एकता सारी 
दुनियाकी शक्तिके साथ टक्कर के सकती है और फिर उचित है कि वे अग्रेज झासकों- 
से अपना निप्रटारा करानेके लिए हिसाके मार्गकों ग्रहण करना केवल कायरताकी 
बात समझे। आजतक तो हम अपने भोलेपनके कारण उनसे और उनकी बन्‍्दृकोसे 
डरते रहे हें। पर जिस घड़ी हम अपनी एकतलाका बल समझ लेंगे उसी घडी उनसे 
डरना और डरकर उनपर हाथ उठानेका विचार करना हमें बिलकुल नामर्दी रूगने 
लगेगा। इसीलिए में इस बातके लिए आतुर और अधीोर हूं कि में अपने देशभाइयोको 
जल्दीसे-जल्दी, कमजोरी नहीं बल्कि शक्तिके आधारपर, खुदकों अहिसक माननेके लिए 
प्रेरित कर सकू। पर में और आप दोनों जानते हैं कि अभी हम जक्तिशालियोकी 
अहिसाको विकसित नहीं कर पायें है। और इसका कारण यही है कि अभी हम 
हिन्दू-मुल्किम एकताकों व्यवहार-तीति ही मानते रहे हैं---इससे आगे नहीं बढे। 


पत्र हकीम अजमर खाँको ९५ 


आज भी हमारे वीच एक-दूसरेके प्रति बड़ा अविश्वास और फलस्वरूप डर बना हुआ 
है। पर में निराश नही हूँ। हमने इस दिद्यामे जो प्रगति की है वह निस्सन्देह अद्भुत 
है। एक पूरी पीढीका काम हमने डेढ़ वरसमें कर डाला है। पर अभी बहुत काम 
करनेकी जरूरत है। क्या जनता और क्या शिक्षित समाज दोमे से किसीको भी अनायास 
ऐसा अनुभव नहीं हो पाता कि यह एकता हमारे लिए उतनी ही जरूरी है जितनी 
कि हमारे फंफड़ोके लिए साँस। 

पर में समझता हूँ कि उद्देश्यकी पूर्तिक छिए हमे सख्याकी अपेक्षा गृणपर निर्भर 
करना चाहिए। भारतके हिन्दू-मुसलमानोकी एकतापर दीवानोकी तरह विश्वास रखनें- 
वाले यदि थोड़ेसे भी हिन्दू और मुसलमान हो तो उससे सारी जनतामे ऐक्यकी भावना 
फंलते देर नहीं लगेगी। हममे से कुछ लोगोको प्रारम्भम ही यह स्पष्ट रूपसे समझ 
लेना चाहिए कि मन, वचन और कमंसे पूर्ण अहिसाकों अपलताये बिना हम अपनी 
राजनीतिक महत्त्वाकाक्षाओकी पूतिकी दिज्ञामे एक कदम भी आगे नहीं वढ सकते। 
इसलिए में आपसे और कार्य-समिति तथा अ० भा० का० कमेटीके सदस्योसे सादर 
अनुरोध करना हें कि आप क#पा करके अपने बीच ऐसे कार्यकर्ताओकों न रहने दे 
जो पूरी तरह उक्त सारभूत सत्यकों नहीं समझते। कही वहुमतके निर्णय-मात्रसे 
जीवन्त विध्वासका निर्माण सम्भव है” 

मेरी दृष्टिमे तो सारे हिन्दुस्तानकी ऐसी एकताका साक्षात्‌ प्रतीक और इसलिए 
राजनैतिक महत्त्वाकाक्षाकी सिद्धिके लिए अहिसाको अनिवाय्यं साधन माननेका साक्षात्‌ 
प्रतीक भी निस्सन्देह चरखा अर्थात्‌ खादी ही है। केवल वही लोग जो अहिसावृत्तिके 
विकास तथा हिन्दू-मुसलमानोमे चिरस्थायी एकता कायम करनेके कायलर होगे, नियम 
और, निष्ठाके साथ चरखा कातेंगे। व्यापक कताई-बुनाई और खदहरका उपयोग सच्ची 
एकता तथा अहिसाका अकाट्य नहीं तो काफी ठोस सबूत तो होगा ही और साथ ही 
इससे हमारे आचरणमें भारतके करोड़ो मृक देशवासियोके प्रति भाईचारेकी भावना 
दृष्टिगोचर होगी। यदि समूचे भारतवर्षके निवासी नित्यकर्म मानकर चरखा चलाने 
और सौभाग्य तथा ककत्तंव्यके रूपमें खादी पहननेके सिद्धान्तकों अगीकार कर के तो 
देशमें एकता स्थापित करने तथा उसमे नवजीवन सचरित करनेका इससे बढ़कर कोई 
दूसरा उपाय ही नहीं है। 

यह चाहते हुए भी कि जिन छोगोंने अभी अपने खिताब नहीं छोडे है वे खिताब 
छोड़ दें, वकील वकालत छोड़ दें, विद्यार्थी सरकारी स्कूल-काेज छोड दें, परिषदोके 
सदस्य परिषदें छोड दें, फौजी और गैर-फोजी सरकारी नौकर अपनी नौकरियाँ छोड़ 
दें फिर भी राष्ट्से विशेष जोर देकर कहना चाहता हूँ कि इस दिज्वामे अवतक जितना 
हो चुका है उसीकों पक्का करने तक अपने प्रयास सीमित रखें, और देशसे मेरा यह 
भी आग्रह हैं कि जिस शासन-तत्वकों सुधारतें या मिटानेका यत्न हम कर रहे हैँ 
उसके साथ सहयोग करनेसे अपना हाथ खीचनेमें और अधिक शक्ति छगाये। 

फिर काम करनेवाले लोग तो इने-गिने है। अतएव ऐसे समय जब कि ढेर सारे 
रचनात्मक काम हमारे सामने पडे हुए है, में नहीं चाहता कि विव्वसात्मक कामयेमें 
हमारे एक भी आदमीका समय जाया हो। पर विध्वसात्मक प्रचारमे समय और शक्ति 


९६ सम्पूर्ण गाधी वादमय 


लगानेके खिलाफ सबसे अकादय दठीछ तो यह हे कि देशमे आज असहिष्णुताकी भावना 
इतनी फैल गई है जितनी पहले कभी नहीं फैठी थी। असहिष्णता हिसाका ही एक रूप 
है। सहयोगी भाई हमसे अलग हो गये हेै। वे हमसे डरते हैँ और कहने हूं कि 
हम तो वर्न॑मात नौकरनाहीसे भी बदतर नौकरभाही [के लिए जमीन ] तैयार कर 
रहें हैं। हमें चाहिर कि हम ऐसी चिस्ताक्ा कोई कारण न रहने दे। उनको अपने 
पर्षमे करनेके दिए हमे अतिरिक्त प्रयास तक करना चाहिए। हमे अग्रेज भाव्योंकों 
अपनी औओरसे भय-मक्तन कर देता चाहिए। अहिसाकी प्रतिज्ञा ग्रहण करनेके कारण 
हम अरउने कट स्से-कट्टर विरोबीके प्रलि भी विनश्लनता और सदभाव रखनंके लिए बाध्य 
बाल जितनी अप्कों और मुझ स्पष्ट दिखाई देती है उतनी यदि सब लछोगोको 
दे वो मुझे इसने विस्तारफ साथ इसकी चर्चा ही न करती पढे। यदि देग 
तापे रचनास्मक काममे अयना प्रा क्यान छगा दे तो यह आवश्यक भावना 
आए पैदा हो जायगी। 
में यट मातकर थोदईे दका अनुभव करता हें कि मेरी गिरफ्तारीके बाद अभी 
बहत समयतक और रिसीक्के गिरफ्तार होतेकी जरूरत नहीं पद़ेंगी। मेरी यहू विनम्र 
धारणा हूं कि मेरे मनसे किसीऊे प्रति वैरभाव नहीं है। जिस हृदतक में अहिसा- 
धर्मका पाठन करता हैं उस ऋबइलझ स्वय उसको पालन कितने ही मित्रोको पसन्द 
तहीं है! पर हमारा ती बहीं इरादा था कि केबद वही मनप्य जेल जाये जो बिल 
कुछ निदोष्त हा। और यदि में विजकुदठ निर्दोष होनेक्रा दावा कर सकता हूँ तो यह 
स्पाद ही है कि मेरे पीछे किसी भी दूसरेकों जेल जानेकी जरूरत नहीं। हाँ, हम 
इस सरकारके तन्त्रको छझाय तो हुरूए करना चाहने हूँ पर घमकीके द्वारा नहीं बल्कि 
अपनी निर्दोषिताकी जदम्य सामर्व्यके द्वारा। मनमाने ठससे जेलोकों भरता तो मेरी 
रायमें धमकी ही है। और ज्वतक यह ने मालम हो जाये कि जो घब्म सबसे अधिक 
निर्दोत मना जाता है उसका जे जाता काफी नहीं है, तबतक दूसरे निर्दोष छोगोकों 
जेल जनेको क्ाशिय हो क्यों करतो चाहिए 

मेरे इस कयतका कि अब और उोगोको जेल नहीं जाना चाहिए, बह अर्थ नहीं 
है कि जेल जानेसे मेँह चुराबवा जावे। बदि सरकार खुद ही प्रत्येक अहिसक असहयोगीकों 
गिरफ्तार कर ले तो में इसका स्वागत ही करूँगा। मेरा अभिप्राय सिर्फ इनना ही है 
कि प्रतिरभात्मक अवबा आक्रामक किसी भी प्रजारक्रा सत्याग्रह करके हमें जेल नहीं 
जाना चाहिए। उसी प्रकार में बद आशा करता हें कि जो छोग इस समय सजा काट 
कहे हूँ उनके जेलमें रवे जानेसे देशवासी आपा न खोबे। उनका अपनी पूरी मीयाद- 
तक सजा भोग लेना उनके तथा देश दोनो के हिलमें होगा। शोभा तो इसी बातमे है 
कि बदि वे मीयाद खत्म होनेके पहले छूटते हैँ तो स्वराज्यकी ससदके हाथो छूटे। 
मुझे इसमें कोई ग़क ही नही है कि खदरका सार्वदेशिक रूपसे अपनाया जाना स्वराज्य है। 

छआछनके विषयमे में यहाँ कुछ कहनेकी आवश्यकता नहीं समझता। मुझे निईचय 
है कि सभी सदाणयी हिन्दू इसका मिटना जरूरी मानते हे। छतञ्नाछतकों दर करनेकी 


बात भी इतनो ही जरूरी है जितनी हिन्दू-मुस्लिम एक्ता। 


ण्र ॥जपुर 
>। 
७४१ /श 


टी | 
हम 





866--3, 9,000-०4/-%--(४:)--र. 
2 


है, है? म (, 


(886 अ90- तँ राह एजलजायंओं फिड्ड ४० 97 43 


धारा 85४7 ऐड 2728 ४.६ ७.) 


प्‌ ॥/४+8 85 0]70 भा ६-> 


भें प्रऋाफह # कक पं ॥8 


१5 बिडिए7 ह 08090 # #क 7 88"2२.% ४ ६७४40 ६ ६ 


(. छाए इ+ रएए। १5 उर्काइड 
| हर हए आह... अंत 9 सीक्ाउछ 
शप्जचा हद! भा) अंशर 7७३ 


१० 0८९छुफध7)5 48 


[| बड़ खार वरभवॉपषिछाई ता ६ सह लचंडा 29% 98228 * 


हर #नउटेंड0क छह एसडशा &2॥१88 ६70 205७5 :७४३४३॥६, 095 ४9५ 


चाह) ६0 खाकर 87.7 उशा्श्रप ढक 8797४ 
है. सायंए ब्ऋ)ह ऐ॥० हा इंशाडत कोड) ऐ्ै2 


' ॥73%27 एछकछऋत0 *ट944]9* ४09 (85% &5 


3६.. 
पड 6 मकर एच्यारूफ « 


सं चल १%८ ६500 शक" 8 


90% 27675 #ह ठ07ए- 20 ** इश एैल्पक इन्आए 4 आता 90% 
€040903< 6 ठफ्राह ॥775598 ६५8४ [९ €& #&7. ८६९६४ इछऋ-? ६5 
पक इर्श्हहा:26 सकडह ज7्40का; ऐड गन ढआएे प्रटआ, धाक एए0ए7 ६0075 


बडन्द एप03 3 शा 6 82:5४ दाल ६0 उधप्ा576) फाछ अफरें0..क (7१ 056 


903:09 ई प्रौर फु##क?, .. इक 38 ४३१. 
+ १४४ 0७........ 
६.4 
१4, 3/22 299५) 7, +.. हा 


छाल 


पत्र * क्ृष्णासको 9 ५ 


रच 
मैंने आपके सामने ऐसा ही कार्यक्रम रखा हे जो मेरी रायमे स्वोत्तिम है और 
जिसे जल्दीसे-जल्दी पूरा किया जा सकता हैं। अधीरसे-जथीर खिलाफती सार्द भी 
इससे अच्छा कार्यक्रम तैयार नहीं कर सकते। इंव्वर आपको एऐसा स्वास्थ्य और 
विवेक प्रदान करे कि आप देशकों अपने निश्चित ध्येयतक पहुँचानेमे समर्थ हो । 


हंदयसे आपका, 
मो० क० गाघों 
अग्रेजी पत्र (एस० एन० ७९९१) की फोटो-तकलसे। 


४१. पत्र : कृष्णदासको 


प्रिय क्रिस्टोदास,, 


सभी पत्र और रिपोर्ट आदि तुम्हारे पास भेजी जाती चाहिए। तुम्ही उनकी 
व्यवस्था करोगे। 
अगर यह काम नुम्हारे लिए बहुत ज्यादा न हो तो सारे लेख भी अन्तिम 
रूपमे तुम्हारे हाथोनें ही गुजरने चाहिए। 
मेरे पास सम्पादकके लिए कई नाम हैं -- सत्तीअवाब्‌, राजयोपाछाचारी', तृम, 
शुएवं, काका तथा देवदासी। 
अच्छा होगा कि अब सतीबवाब तुम्हें लेखोपर हस्ताक्षर करनेक्री अनमति 
दे दे। 
कमरा पूरी तरह तुम्हारे पाम रहना चाहिए। वरामदेका दरवाजा तुम्हे अन्दस्स 
बन्द करके ताला लगा लेना चाहिए। पूरा दफ्तर वही जमाओ। ह्राईकर ओर 
“बुलेटिन ' के कर्मचारी यदि वहाँ रहे था काम करे ता तुम्हारी अनमनिसे। 
१, हकीम अजमल खाने इसका उत्तर १७ मा्चकों दिया था; देखिः परिशिष्ट १ । 
२, कृष्णदास, गांधीजी उन्हें इसी नामसे पुकारते ये; सेवन मन्थ्स विद महात्मा गांचीके लेखक । 
३, सतीशवचन्द्र मुखर्जी; कष्णदासके गुरु; बगारू नेशनल कारेजके भूतपूर्व भ्रिसिप्द देव फुल्कने 
की डॉल पत्रिकाके सम्पाइक ! 
४. चक्रवर्ती राजगोपालांचारी (जन्म १८७९ ) । 
५. शुएब कुरेशी, न्यू एराके सम्पादक । 
६. दत्तात्रेम बालकृंष्ण काढेकर ( जन्म १८८७); काका साइबके नामसे विख्यात । 
७, देवदास गांधी । 
८, डा० एन० एस० द्वार्दकर, कतांठकके कंग्रेसी नेता और हिन्दुस्तानी सेवा-दलके प्रधान । 


बज 
४८“ 


ब च्छै 
५, 


सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


निःचय ही मेरे आधजीर्वाद तुम्हारे साथ है। इस कामके लिए तुम्हें जितनी 
दविति और विवेककी आवश्यकता होगी वह सब तुम्हें उव्वर देगा। 


बापू 
[ अग्नेज़ीस | 
संवत भसन्ण्स विद महात्मा गांधी 


४२. पन्न: मौलाना अब्दुल बारोको 


सावरमती जेल 
[१२ मार्च, १९२२ के परचात्‌ | 
प्रित्र मो छझता साहब, 

आजकल तो में आने स्पतन्त्रता-सवनम मौज कर रहा हूँ। हकीमजी तथा अन्य 
सज्जन यही हे। जापकी भनतस्विति मुझ खत रही है, परन्तु मुझे उसके कारण कोई 
वबिसता नहीं हे सवा हम लोग अजमन्भ काफ़ी बातचीत कर चुके थे। मुझे मालूम 
है कि आप लब्चप ही अपने उन सिद्दाल्योपर जिनके सम्बन्ध्म वहाँ हम लोगोके 
सीच वबतचीत हुई थी, मजबूतोंने इंटे रहेगे। मेरी आपसे हादिक विनती है कि आप 
सार्वजनिक सभाओमे भाषण न दे। ने खुद तो वहल गहूराईसे सोचनेपर इस नतीजें- 
पर पहुँचा हूँ कि ऐसी एक ही चीज है जिसे हिन्दू-मुस्लिम एकताका स्पष्ट और प्रभाव- 
कारो प्रतीक मातः जा सकता हैं और वह है इन दोनो जातियोके सामान्य वर्गोमे 
चर्खेका जोर हाथके के सूससे हाथ-करबंगर बुनी शुद्ध खादीका प्रचार। जब सभी 
छप्म इस सिद्धान्ततें कायल हो जायेगे तभी हममें विचारकी एकता हो सकती है 

घोर हमे कामका रक्त सबकत आधार मिझ सकता है। 
खटरका चार सबसछ व्यायक्र नहीं हो सकता जबतक उसे दोनों जातियाँ न 
जग्ना के) ससंदिए चरवले शोर खद़रके व्यापक प्रचारसे भारतमे जागति पैदा होगी। 
उससे बढ़ भी सिद्ध हो जायेगा कि हम लोग अपनी सभी आवशधश्यकताओकी पूति 
बननेकी नवित रखने है। जबसे यह संचर्प झुरू हुआ है तभीसे हम विल्शायती कपडेके 
वहिःफपरकों आवश्यकताका अनुभव कर रे है। में नम्नतापूर्वक कहता हूँ कि जब सभी 
लोग खरा! व्यवहार करने छग जायेगे तब विछायती कपडदेका बहिप्कार अपने आप 
ही जायगा। जहाँतचऋ मेरा सवाल है मेरे छिए तो चरखा और खट्दर विजेष धामिक 
महन्‍्व रखते हूँ क्योकि वे उस भाईचारेकी भावनाके प्रतीक है जो दोनो जातियोके 
दिलोम भुख भोर रोगमे पीड़ित गरीब छोगोंके प्रति होनी चाहिए। इसी कारण तो 
आज हमारा सर्प राजनीनिक ही नहीं, नैतिक और आर्थिक भी कहा जा सकता 
हैं। जबतक हम इस छोटी-सी चीजको द्वासिल नहीं कर सकते, तबतक मेरा पक्‍का 
विचार हूं कि हमसे कामयावी नहीं मि्ठ सकती । फ़िर, खहरका आन्दोलन उसी हालत- 
में समझ हो सकता है जब हम स्वराज्य-प्राप्सि तथा खिलाफत सम्बन्धी अन्यायके 
निराकरणक दिए अहिसाकोीं अनिवार्य छर्ते मान के। लिहाजा में आज देशके सामने 


पत्र सी० एफ० एन्ड्रयूजको 248: 


जो एकमात्र प्रवावक्री और सकल कार्यक्रम रख सकता हूँ वह खद्रका वार्यक्रम 
है। जत्र आपने मुझसे बह कहां था कि आप मेरी गिरफ्तारीके वाद नियमित रूपसे 
कालने लगेंगे, तब मझे बहुत खुनी हुई थी। में तो सिर्फ यही बहँँगा कि जबतक 
विलायती कपदेका बहिष्कार पूर्णरूणसे और हमेश्ाके छिए नहीं हो जाता, दवतक 
पेजाब ओर खिलाफत सम्बन्धी जन्यायोका निराकरण नहीं हो जाता ओर जद्धतक् 
स्वराज्य हासिल नहीं हो जाता लबतक हरारक मर्द, औरत ओर वच्चेंदों अपना 
मजहवी फर्ज समझकर रोज चरखा चलाना चाहिए। इसछिः आये मरी प्रार्थना हे 
कि आप अपने तमाम असरका इस्लेमाल्न करके अपने मुसलमान बिरादरानके बीच 
चरखेका प्रचार करे। 

[अग्रेजीसे | 

स्पीचेत्र ऐड राइटिग्स ऑफ एस० के० गांधी 


४३. पत्र: सी० एफ ० एन्ड्रयूजको 


प्रिय चार्ली, 

आखिर मुझे जान्ति मिल रही है। वह तो मिलती ही थी। आज भारतमे 
स्वत्र जो बान्ति है वह निवचय ही अहिसाकी भारी जीत है। 

में चाहता हें कि तुम 'यग इब्विया के स्तरकों बनाये रखो। मैंने पहले तुम्झे 
ऐसा तार देनेका विचार किया था कि तुम  बग इंडिया के सम्पादनका कार्य सभाललों । 
परल्तु हम दोनोके बीच जो बातचीत हुईं थी वह मुझे याद आ गई और मैने सोचा 
कि सम्पादककी जगह नाम तो किसी भारतीयका ही होना चाधहेश परन्तु क्या तृम 
नियमित रूपसे लिखोंगे और यथावक्रान कभी-कभी सावस्मती जाओगे ” तुम क्रिस्टोदास 
तथा शुएवकों अवश्य जानते होगे। तुम्हारा दोनोंसे तुरल्त प्रेम हो जायेगा। 

आता है तुम्हारी जो पेटी खो गई हे, उसमें ऐसा कुछ अधिक न रहा होगा 
जिसे तुम स्मरण ने कर सको। 


सस्ते ह, 
तुम्हारा, 
मोहन 
सी० एफ» एन्ड्रयूज 
शान्तिनिकेतन 
बोलपुर 


अग्नेजी पत्र (जी० एन० २६१०)की फोटो-नकलसे | 


१. शायद गांधीनोका आशय यह है कि उस पेटीके खो जानेते श्री एन्‍्द्रयूजंक जो व्ख बाद खो 
हैं उन्हें वे याद करके फिरसे लिख सकते है । 


४४. पत्र: उभिलादेबीकों' 


सावरमती जेल 
१३ मां, १९२२ 
प्रिय बहन, 
तुमने तो मेरी बिलकुछ ही उपेक्षा कर दी। पर में जानता हूँ कि तुमने मेरा 
ममय बवानेके खबालसे ही ऐसा किया है। 
में चाहता हूँ क्रि लुम अपना सारा समय बस चरखे और खद्दरमे ही रूग्राओं। 
शान्ति, अखिल भारतीय एकता ओर अछुन कहलानेवाले छोगो समेत समूची जनताके 
साथ हमारे एकात्मक होनेका यही एकमात्र स्पष्ट प्रनीक है। 
इस पत्रको कृपया बासन्‍्तीदेवी और देशबन्धुकों दिखला देना। आशा है 
देशवन्त्रु नीरोग ओर स्वन्य हैं। बन्दी लोग बीमार पइनता गवारा नहीं कर सकते। 
तुम तो जानती ही हो कि चकरलाल वैँकर मरे साथ ही हैं। 
नुम सभीकों प्यार 
श्रीमती उमिलादेवी, 
नारी कर्म मदिर 
कूलकता 
[ अग्ने जीसे | 
स्पीचेज ऐंड राइटिग्स ऑफ एम० के० भांवी 


४५. पत्र : सथुरादास त्रिकमजीको 


[ मावरमती जेल ] 
मोौनवार, १३ मार्च, १९२२ 


अब तुमपर भाई बकरबालका बोझ आ गया है। तुम इसे उठा सकते हो। 
लेकिन एक घर्न है तुम्हे कसरत अवश्य करनी चाहिए और हफ्तेमे दो दिन 
प्रायेरान अवध्य जाना चाहिए। तुम्हे बीमार अबवा कमजोर नहीं रहना चाहिए। 

मेने झान्तिका पार नहीं है। यह तो घर ही है। अभीतक तो जेर-जैसा कुछ 
रूयता ही नहीं है। लेकिन विद्वास करो, जब मिलनेके लिए आनेवाले लोगोका 
आना बन्द हो जायेगा और जब जेलकी कुछ पावन्दियाँ लग जायेगी तब मैं और भी 
अधिक जात्तिका उपभोग कहूँगा। इसलिए मेरे लिए दुखी होनेका तो कोई कारण 
ही नही। 

१. चिंतर॑जन दासकी बहन । 


भेट * जेलमें १०१ 
जो लोग [जेलसे | बाहर है उनकी भान्ति उनके कार्यमे निहित है। और वह 
काम है खादीका प्रचार और उत्पादन। खास बम्बईमे भे ही इसक्रा उत्पादन कम 
हो, लेकिन वहाँ चारो ओरसे खादी इक्ट्ठी की जाये, यह वाछित हैं। 
यदि हम वम्बईके स्थानयर अहमदाबादकों खादी इकंट्ठी करनेका केन्द्र बना के 
तो वहाँ खर्चे कम होनेकी सम्भावना हं । 
| गुजरातीसे | 
बापुनी प्रसादो 


रेबाह्वंकर है 
४६. पन्न: रेवाशंकर झवेरीकों 
जल 
मौनवार, १३ मार्च, ११२०२ 
मैं तो परम आान्तिका उपभोग कर रहा हूँ। जब में कोबकों निर्मूद्न कर चुका, 
| अयनी भूलोका | प्रायब्चित्त कर चुका और बुद्ध हो गया, में तभी पक्डा गया। मेरे 
दिए अथवबा भारतके लिए इससे अधिक अच्छी दूसरी वात क्‍या हो सकती है। आप 
मेरी तनिक भी चिस्ता न करें 
| गजरातीसे | 
बापुनी प्रपादी 


४७. भेंट : जेलमें* 


सावरमती जेल 

१४ मार्च, १९२२ 

अहमदाबादकी मिलोंसे चन्देके रूपसे तिकूक स्वराज्य-कोषके लिए लगभग तीन 

लाख रुपयेंका जो चन्‍्दा प्राप्त हुआ है उसके सम्बन्ध रूम्बी बातचीत हुई। श्री 
गांधीने आग्रह किया कि यह सारीकी-सारी रकम गजरात प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीकों 
यह कहकर वी जाये कि वह इस पूरी रकमकों या उसके कुछ अंश राष्ट्रीय 
शिक्षापर व्यय करे। . -. . यह बातचीत देश्तक चली। उसके बाद सर्वंसम्मतिसे 
यह निश्चित किया गया कि कोष-समसिति अहमदाबादके सजदूर संघोकों प्रतिवर्ष 


१, रेवाशंकर जगजीवन झइवेरी, गांवीजीके मित्र और डा० आणजोवन मेहताके भाई । 

२, साथत-सूत्रमें भागेके शब्द छोड़ दिये गये हैं । 

3. अहमदावादकी मिलों द्वारा संगठित तितक स्वराज्य-कोष समितिके सदस्य भी गोरधनदास पटेल 
और सार्वजनिक कार्योमें दिलचस्पी छेनेवाले अहमदाबाइके प्रमुख नागरिंकॉने गांवीजीसे साबरमती जेलमें 
मेंट की थी । उस समय श्री पटेलने निजी तौरतसे गांधीनीसे कुछ प्रश्न किये ये । इस भेंटका पद सार 
एसीसिपंटेड प्रेस द्वारा प्रसारित किया गया था । 


उतत्ता रुपया दे जितना प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी मजदूरोके मदरसोंके लिए मंजूर करे। 
सजदर वघ सिल-सालिकोकी कोष-समितिकों खर्चका पुरा ब्योरा भेजते रहेगे और 
कोष-ममिलिसे रकम लेते रहेंगें। 

यह सामकझा तथ हो जानेके बाद श्री गोरधनदास पटेलने गांधीजीसे कुछ प्रइन 
किये। 

प्रश्न यदि आपको सजा हो जाती है तो क्या इससे असहयोग आन्दोलनको 
धक्का पहुँचेगा ? 

उ० 'बदि” बन्द अनुप्पुक्ष हैं। दण्द जितना ही कठोर होगा असहयोग 
आन्दीलन उतता ही मजबूत होगा। मेरा यह दढ विश्वास है। 

यदि जापको सजा हो जानेके बाद सरकार दमनकी कड़ी कारंवाई करे तो क्‍या 
कोई जिला या यरगना सामूहिक सविनय अवज्ञा शुरू कर सकता है? 

कदापि नहीं। में यह निव्चित सलाह देता हूँ क्रि सरकार दमनकी चाहे जितनी 
की कार्रवाई करे छोगोको किसी भी अवस्थाम किसी भी तरहकी सामूहिक सविनय 
अवबता न करती चाहिए। 

अब देशसका अगला कदम क्या होना चाहिए! 

देशका सबसे पहला कर्तव्य अहिसाका पूर्ण रूपसे पालन करना है। लोगोके 
विभिन्न वर्गोने आपसी दुर्भाव और घ॒ुणाकी जड़े इतती मजबूत हो गई है कि उन्हें 
नष्ट कस्नेक्री दिश्ामे निरन्तर प्रयत्त करना निहायत जरूरी है। इस काममे असह- 
पोगियोक्नों अग्गे आना चाहिए, क्योंकि वे लोग खासी बडी सख्यामे हैं। असहयोगियों- 
में सहिस्णता, सोजन्य भीर क्षमायीलताकी बहत कमी है। मेरा यह दे विव्वास हैं कि 
विजप-प्राप्लिमे जो विलम्ब हो रहा है उसका एकमात्र कारण यही है। मेरा यह भी 
दुड मंत्र है क्रि बंछित झान्ति, सौजन्च और अन्य गुणोको प्राप्त करनेका अन्यन्त 
सडायल घझम्त्र चरखा है। इसलिर छोमोसे मेरा कहना केवल इतना ही है कि वे 
तुस्न्त ही चरखा चलाने और उसके कते सूतसे खटर तैयार करनेसे जुट जाये। हम 
ज्यों ही विलायती कपड़ेका पूरा बह्निकार कर छेगे और हावके कते सूतसे हाथकरघे- 
पर बने खहरका व्यवत्ञार करने लछंगेगे त्यो ही स्वराज्य प्राप्त हो जायेगा। उसके 
परिणामस्वरूप जेलोके फाटक अपने-आप खुछ जायेगे और में तथा मेरे सहयोगी रिहा 
केर दिये जावेगे। में उन्सुकतासे उस झूम अवसरकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। 

अली-भाइयोके खिदाफ सर विलिपम विस्सेटनें जो विचार व्यक्त किये हे उनके 
चारेसें आपकी क्‍या राय है? 

उनमें कोई नई बात तो हे नहीं। अली-भाई जिस बातको सत्य मानते है 
उसे उन्होंने स्पष्ट बब्दोंगे कहा है और उनका सबसे बड़ा अपराध यही माना जाता 
है। में भी तो उसी प्रकारके अपराध कर रहा हूँ। मैं इसी कारण इन दोनो भाइयोको 
अपना सगा भाई मानता हूँ। 


१, वाइतरायकी कार्यकारिणी कॉसिलके सदस्य 


पत्र जमसालछाल बजाजकों १०२ 


क्या श्री मांन्टेग्युके इस्तीफेके फलस्वरूप भारतकों कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा? 

मरा विब्वास है कि नुकसान कदापि नहीं होगा। परन्तु श्री मान्ठेग्वने जो-कुछ 
किया हे वे निव्चम ही उसके लिए हमारी प्रद्साके पात्र है। 

क्या वर्तमान समयमे इंग्लेड तथा भारतको राजनंतिक स्थिनियोंसे कोई त्- 
सिद्ध सम्बन्ध हे ? 

हाँ, ऐसा सम्बन्ध जरूर है। यदि मैने भारतओ छिए जो कार्यक्रण लिर्धास्ति 
किया है उसे सफझतायवेक निभावा बया तो न सिर्फ इस्लैंडकी राज्तैतिक स्थितिपर 
ही उसका अच्छा प्रभाव पदेगा, बल्कि समस्त ससारकी राजनैतिक सिविलिपर -च्छा 
प्रभाव पड़ेंगा। 

पेश्सिस जो उत्मेलन होने जा रहा हे, उसके घारेसे आपका वया खयाल ह? 

इस समय तो मुझे इस सन्मेलनसे कोई विशेष आजा नहीं ह, क्‍योंकि मेन बह 
दृढ़ विश्वास है कि जबतक भारत चरखेके लमन्कारकों पूर्ण नप्से प्रदर्शित नहीं पर 
देवा तवतक खिलाजतका मसल्या मुनासिव छम्से हल नहीं हो सफत्ग। 

आपको अनुपस्थितिस यहाँके सिलू-भालिको तथा मिल-मजदूरोके बंधच सौह:<ंपुर्ण 
सम्बन्ध कायम रखनेके सम्बन्ध आप क्या निर्देध् देने हें? 

अनसूयावहनपर पूरा भरोसा करो। 

आप अहमदाबादके निवास्तियोके लिए क्‍या सन्देश देना चाहते हे ? 

अहमदाबादके लछोगोको चाहिए कि वे खदर अगनाये, आपसे पूर्ण गकता स्सखे 
और वर्तमान आन्दोलनका समर्थन करे। 

[अग्रेजीसे | 
बॉम्बे कॉनिकल, १८-३-१००२ 


४८. पत्र: जमनालाल बजाजको 

गुरुवार शात्रि [१६ मार्च, १९०२ | 

चि० जमनालाछ, 
जैसे-जैसे में सत्यकी झोध करता हूँ, मुझे प्रतीत होता जाता ह त्ि सब-कुछ 
उसीम आ जाता है। प्राय यह प्रत्नीव होता रहता हे कि भहिस्गमे वह नहीं हे परन्तु 
उसमें अहिसा है। निर्मल अन्त करणकों जिस समय जो प्रतीत हो वह सत्य है। उस- 
पर दुढ रहनेसे शुद्ध सन्‍्यकी प्राप्ति हो जाती है। इससे मुझे कही धर्म-सक्ट भी मालम 
नहीं होता। लेकिन अहिसा किसे कहे इसका निर्णय करनेमे प्रायः कठिनाईका अनभव 
होता हैं। जल्तुनागक पानीका उपयोग भी हिसा हें, पर हमें हिसामव जगतमे अत्िसामय 
बनकर रहना है और एेपा तो सत्यपर दुद रहनेसे ही हो सकता है। इसलिए सै तो 


१. अहमदाबादकी सामाजिक के येकर्मी तथा बहाँके मज्यूरोंकों नेता । 


१०४ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


सन्‍्पमे से अहिसाको फलित कर सकता हूँ। सत्यम से प्रेमकी प्राप्ति होती है। सत्यमे से 
सुदुता मिलती आन है । सत्यवादी सत्याग्रहीकों एकदम नम्न होना चाहिए। जंसे-जेसे उसका 
सत्य बढ़ता है वैसे-त्रेसे वह तम्र बनता जायेगा। प्रतिक्षण में इसका अनुभव कर रहा 
हूँ। इस समय सत्यका मुझे जितना खबाल है, उतना एक वर्ष पहले ने था, और 
इस समय में अपनी अल्यताकों जितना अनुभव कर रहा हैँ, उतना एक सार पहले 
नहीं कर पाता था। 

मुझे “ ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या के चमत्क्रारका दिनोंदित अधिकाधिक दर्शन होता 
जा रहा है। इसलिए हमे हमेशा धीरज रखना चाहिए। धर्य-पालनसे हमारे भीतरकी 
कठोरता समाप्त हो जायेगी। कठोरताके ने रहनेपर हममे सहिप्णुता वढेगी। अपने 
दोप पह़ाइ जिलने बडे प्रतीत होगे, और ससारके राई-जैसे । शरीरकी स्थिति अहकारके 
आवारपर ही सम्तव होती है। मरीरका आत्यन्तिक नाथ मोक्ष है। जिसके अहकारका 
सर्ववा लाभ हुआ दे वहू मृतिमल्त सत्य बन जाता है। उसे ब्रह्म कहनेमे भी कोई 
बाबा नहों हो सक्ती। इसीलिए परमेब्वरका प्यारा नाम तो दासानुदास है। 

स्त्री, पुत्र, थित्र, परिग्रह्न सब-कुछ सत्यके अधीन रहना चाहिए। सत्यकी भोध 
करने हुए इन सबका त्याग करनेको तत्यर रहे तभी सतन्‍्याग्रही बना जा सकता 
है। इस धर्मका पालन अपेक्षाकृत सहज हो जाये, इस हेतु में इस प्रवृत्तिमे पडा हूँ, 
और तुम्हारे समान लोगोको होमनेमे भी नहीं झिझकता। इसका वाह्य स्वरूप हिन्द 
स्वराज्य हैं। और हिन्द स्वराज्यका सच्चा स्वरूप तो व्यक्ति-व्यक्तिका स्वराज्य है। 
अभीतक एक भी ऐसा च॒द्ध सन्याग्रही उत्पन्न नहीं हुआ है, इसी कारण यह देर हो 
रही है। किन्नर इसमें घबरानंकी कोई वात नहीं है। इससे इतना ही सिद्ध होता है 
कि हने और भी अधिक प्रयन्न करता चाहिए। 

तुम पाँचवें पुत्र तो बने ही हो। किन्तू में योग्य पिता वननेका प्रयत्न कर 
रहा हैँ। दसक लेनेवालेका दायित्व कोई साधारण नहीं है। ईश्वर मेरी सहायता करे 
और में इसी जन्मसे उसके योग्य वने। 


बा 


बापूके आशीर्वाद 


मूल गूजराती पत्र (जी० एन० २८४३)की फोटो-नकलसे। 


१. पत्रपर जेल अधिकारी की सदी और १७ माचकी तारीख पढ़ी है। गांधीणीने यह पत्र विचाराधीन 
( अन्ढर दापल ) केदोकीं द्ाक्तमें साबरमती जेलसे लिखा था। 


४९. पन्न: सी० एफ० एन्ड्रयूजको' 


सावरमती जेल 
१७ मार्च, १९२२ 


प्रिय चार्ली, 
तुम्हारा पत्र मुझे अभी-अभी मिला। तुम अपना काम छोडकर यहाँ नहीं आये, 
यह ठीक ही किया। गुरुदेवके पास तो तुम जरूर जाना ओर जबनक उन्हें तुम्हारी 
आवश्यकता हो उनके पास बने रहना। समय मिलनेपर यदि तुम आश्रम (सावर्मती) 
जाकर कुछ दिन रहो, तो मुझे सचमुच अच्छा छग्रेगा। में यह नहीं चाहता कि 
तुम जेलमे मुझसे मिलने आओ। मैं यहाँ बहुत ही भजेमे हैँ। जेछ-जीवनका मेरा 
आदर्ण, और खासकर सत्याग्रहीकी हैसियतसे तो यही है कि में बाहरी ससारसे किसी 
तरहका सम्बन्ध न रख। वाहरी आदमियोसे मिलनेकी इजाजन होना एक्र प्रकारकी 
रियायत है। इन रियायतोका त्याग करनेसे तो जेल-जीवनका धाभमिक महत्व और 
भी बढ़ जाता है। मुझे जो सजा मिलनेवाली है, वह मेरी नजरमे राजनीतिक वर्भ 
की बजाय धारभिक लाभ ही अधिक है। और अगर इसे छाभ न कहकर त्याग कहा 
जाये तो में चाहता हूँ कि वह शुद्धसे-शुद्ध ही हो। 
सस्नेंह, 
तुम्हारा, 


मोहन 


अंग्रेजी पत्र (जी० एन० १३०७) की फोटो-नकलसे | 


१. यह पत्र सो० एफ० एन्डयूजके उस प्रके उत्तरमें भेजा गया था जिसमें उन्होंन रेलवे इड़तालके 
कारण अपना काम छोड़कर मुकदमेके फैसलेमे पहले गाधीजीके पास्त न पहुँच पानेक्री अपनी असम्थंतापर 
खेद प्रकट किया था । 


५०. पतन्न; एक बालिका-सित्रको' 


सावस्मती जेल 
१७ मार्च, १९२२ 


रानी बिटिया. 

मेरा खयाल है कि तुम सब सेरी गिरफ्तारीकी खबर पाकर प्रसन्न हुए होगे। 
इससे मुझे भी बहुत उनसक्नता हुई हे. कस्योक्ति गिरफ्तारी उस समय हुई जब मैं वारडोलीकी 
तेपथ्चर्या बरी करके बुद्ध हो चुका था और खादी-उत्पादन अर्थात्‌ सुन कताईके गौरव- 
पूर्ण क्रार्यकों छोडकूर किसी अन्य प्रयोगरर अयना ध्यान केन्द्रित नहीं कर रहा था। 
में चाहता हैँ कि तुन चरखेक्रे अन्दर छिप्रे रहस्यक्रों समझो। मानव-समाजके कल्याणकी 
आत्न न्कि भावनात्री बाह्य देव्य अभिव्यक्ति केवद् चरखा ही है। यदि क्षधापीडित 
लाखा भारतवामिप्रोोते दिए हमारे दिलोगे सहानुभूति है, तो हमें अवश्य ही उनके 
घरोंमे चरखा चलाता चाहिए। इसलिए हमे चरखेसे सूत कातनेसे विशेषज्ञ बनना 
चाहिश और छोएको सूत कालनेछी आवध्यकता समझानेके उद्देष्यसे स्वय नित्य एक 
धरा निक बुत्य समझकर चरखा चलाना चाहिए। बदि नुम चरखेके रहस्य और सत्यको 
समन गई हो और यदि तुम्हारे दिलमे बढ़ बात वैठ गई है कि चरखा मानवजातिके 
प्रति प्रेमक्षा प्रतीक है तो तुम क्रिसी अन्य बाहरी प्रवृत्तिम हाव ने डाकोगी। यदि 
वहतसे छोग तुम्हार अनुकरण ने करे, तो तुम्हें सूत कालने, रई धुनने और कपड़े 
व्रुननेके छिएर अधिक अवकाश मिलेगा। 

तुम सब मेने प्यार छो। 


वापू 
अग्रजीसे | 
स्पीचेज ऐंड राईटिग्त ऑफ एम० के० गांधी 


१. साधन-सतमें पत्र जिसे लिखा गया था उसके नामका कोई उत्छेख नहीं है। अग्रजी पत्रमें “माई 
+टयर, चाइटड ” सम्बोधनका प्रयोग हुआ है; श्स सम्बोपनका प्रयोग एस्थर मेननको लिखे गये पत्रोंमें प्राप्त 
हांता है। अतः सम्भव है कि यद पत्र भी उन्हें दो छिखा गया हो । 


५१. पत्र : महादेव देसाईको 
सावस्मती जेल 


चि० महादेव, 


शायद बहुत दिनोतक मेरा यह पत्र आखिरी पत्र ही रहे। तुम यही समझना 
कि तुम वहाँ सेवा कर रहे हो और मेरी सच्ची सेवा यहाँ गुरू हो रही हे। मन्र, वचन 
और कमंसे नियमोके पालनका आग्रह रखूँगा और रागर-द्रेप आदिको दूर करनेका 
भारी प्रयत्न करूँगा। और यदि मैं जेलमे सचमुच अधिक निर्मल होता गया तो उसका 
प्रभाव बाहर भी पडे विना न रहेगा। मेरी श्ान्तिकी तो आज भी सीमा नहीं रह 
गई है। पर जब सजा हो जायेगी और छोगोंका आता-जाना बन्द हो जाग्रेगा तव 
आन्तिकी मात्रा और भी बढ जायेगी। 

एक सवाल यहाँ उठ सकता है। यदि इस प्रकार अधिक सेवा हो सकती हो तो 
कही जगलमे जाकर क्‍यों न बैठ जाना चाहिए” उसका जवाब सीधा है। जगलमे 
जाकर बैठना एक प्रकारका मोह है, क्योकि इसके मूलमे इच्छा है। क्षत्रियके छिए 
तो वही धर्म है जो अपने-आप सहज प्राप्त हो जाये। जेहमे सहज ही प्राप्त होनेवाली 
गान्तिसे फायदा हो सकता है। ईव्वरका कैसा चमत्कार है ? बारडोलीमे पूरी तरह अपनी 
शुद्धि की, दिल्लीमें किसी प्रकारका मैंठ न चढने दिया और फिर उसी बातकों लोगोकों 
पसन्द आने लायक भाषामे प्रकट करके अपनी और अधिक थ॒ृद्धि की। क्योकि दुड़ताके 
साथ-साथ उसमे मैने कोमलछताका परिचय दिया। उसके बाद भी “यंग इंडिया” और 
“ नवजीवन ” द्वारा बुद्धि ही की। अहिसा” और ' ताण्डव ” ज्ञीपंक लेख लिखे। इस 
प्रकार अधिकाधिक जुद्धिके समय, वैष्णव जन गाते हुए गिरफ्तार होतेंके लिए चरा 
गया। यदि इसमें अच्छाई नहीं हे तो किसमें हो सकती है” 

अब तो मैं यह चाह रहा हूँ कि अब कोई जान-बुझकर जंलमें न आप। 

अपने शिक्षक ख्ाजा साहव और मित्र जोजेफोँ तथा अन्य छोगोके लिए इस 
पत्रका अनुवाद कर देना। 

यह तो सपनेमें भी नहीं सोचा था कि शकरन्ाल मेरे साथ पकडे जायेगे। परस्तु 
ईश्वर सव-कुछ कर सकता है। 

बापुके आशीर्वाद 


मूल गुजराती पत्र (एस० एन० ७९९७) की फोटो-नकछसे। 


१. पत्रपर यह तारीख महादेव देसाई द्वारा ढाली गईं है । 

२ व ३. देखिए पृष्ठ २३-०७ और ०७-७९ । 

४ ख्वाजा अन्दुछ मजीद मद्ददेव देसाईके साथ नैनी जेलमें थे और उन्हें उ्दूँ पढ़ाते थे । 

७, मद॒रांक जॉजे जोजेफ, महादेव देसाईके साथ इंडिपेंडंट पत्रमें काम करते थे और इ्स समय 
उन्हींकि साथ नेनी जेलमें थे । 


५२. पत्र : मणिलाल गांधीको 


सावरमती जेल 
१७ मार्च, १९२२ 
चि० मशिलाल', 
कछ सजा दे दी जायेगी। उसके बाद पत्र लिखनेकी मेरी बहुत कम इच्छा होगी। 
तुम अपने अरीरकी तरफसे सावधान रहकर कही भी अच्छा काम करो तो 
मुले ससतोत ही रहेगा। मेरे जेलमे रहते हुए तुम्हारा यहाँ आना जरूरी नहीं हे। 
अब चंफ़ि तुमने आई० जो० को अपना ही बना लिया है, इसलिए उसके अच्छी तरह 
चठ तिकठनेयर ही तुम यहाँ आ सकते हो, ऐसा मेरा खयाल है। यहाँसे तुम्हारे पास 
क्रिसीकों भेजना सम्भव दिखाई नहीं पड़ता । अच्छे आदमियोकी ज्यादातर यहाँ जरूरत है। 
जान उहता हें कि तुमने अभीतक वहाँका हिसाव नहीं भेजा। न भेजा हो तो 
नेज देतए। 
इमाम सदवकोी पत्नी हाजी साहितरा पोरबन्दर पहुँचते-पहुंचते एकाएक दिलका 
दौरा होतेसे नहीं रही। इमाम साहव दु खमे इव गये है। कल वे मुझसे मिलकर गये। 
अब तुम्हारी अबनी बात । तायइ और रामदास' दोनोका कहना है कि में तुम्हारी 
गादीकी बावत तुम्हे छिखे। उसका खयाल है कि भीतर-ही-भीतर तुम विवाहकी इच्छा 
करते हो किन्तु जबतक में नुम्हें बच्धन-मुक्त नहीं करता, लुम विवाह नहीं करोंगे। 
में तुम्हे अउने बने मानता ही नहीं। यही ठीक जान पता हे कि सभीकी आत्मा 
अपने-अपने बन्चनमे रहे। हम हो अपने मित्र या अत्रु है। 
वन्धन *नुम्हीन स्वीकार किया है ओर उससे मुक्ति भी नुम्ही पा सकते हो। 
मेरी ऐसी धारणा हे कि हमे जो झात्ति सिल सकती है, वह हमारे अपने द्वारा 
लगाये गये बन्धनोके माच्यमसे ही मिल सकती है। यही मानना चाहिए। तुम जबतक 
विवाहक्री बाल नहीं सोचते, तबतक तुम स्वयक्ृंत पापोसे मुक्त हो। तुम्हारा यह 
प्रायक्चित तुम्हें पत्रित्र बनाये हुए है। तुम दुनियाके सामने मनृप्यके रूपमे खड़े रह 
सकते हो। जिस रोज तुम जादी कर लोगे, उसी दिन तुम्हारा तेज घट जायेगा। 
उसमें तो सुख हैं ही नहीं. यह मुझसे जान लछो। इसमें सन्देह नहीं कि जिस हृदतक 
बा मेरी सुहृद है, उस हृदतक मुझे सुख है। किल्तु ऐसा सुख तो मुझे तुम सभी 
लोगो और उन बहुत-से स्त्री तथा पुरुपोसे मिल जाता है जो मुझसे स्नेह करते हैं या 
मेरी सेवा करते है। मुझे अधिक सुख तो उन स्त्रियो या पुस्पोंसे होता है जो मुझे 


२. गांवीजीक मँझछे पुत्र जो उस समय दक्षिण आकफ्िकामें थे। 

२ इंडियन ओपिनियन, दक्षिण आफ्रिकास प्रकाशित दोनेवाला यांधीजीका साप्ताहिक पत्र। 
३. इमाम इसन । 

४. गांपीनोंके तीसरे पुत्र । 


पत्र मणिलाल गाधीको १०९ 


अच्छी तरह समझते है। यदि में आज भी वाके प्रति मोहित होकर विपय-सुखमे 
पड जाऊं तो तत्काल गिर जाऊंगा। मेरा काम अधूरा रह जायेगा और एक व्यक्ति 
द्वारा स्वराज्य प्राप्त करनेकी अपनी शक्ति में एक क्षणमे खो बैदँगा। बाके साथ मेरा 
आजका सम्बन्ध भाई और बहनका सम्बन्ध है और उसीके कारण मेरी शोभा है। 

तुम्हे ऐसा बिलकुल नहीं सोचना चाहिए कि जब मैं भरपूर विल्ञास कर चुका, 
तब यह विचार मुझे मिला। में तो केवक ससारकों जिस रूपमे मैंने देखा है, उसी 
रूपमे तुम्हारे सामने चित्रित कर रहा हूँ। स्त्री-पुर्ष सभोगसे अधिक घिनौनी किसी 
क्रियाकी में कल्पना भी नहीं कर सकता। वह सन्‍्तानोत्पत्तिका कारण बन जाती है, 
यह तो ईहवरकी लीला है। किन्तु सन्‍्तानोत्पत्ति कोई कत्तंव्य है अथवा यदि पन्‍लानोत्पत्ति 
न हो तो जगत॒की कोई हानि हो जायेगी, ऐसा में विलकुल नहीं मानता। क्षण-भरके 
लिए मान हे कि उत्पत्ति-मात्र बन्द हो गई, तो फिर सारा विनाज् भी समाप्न हो 
जायेगा। जन्म-मरणके चक्‍करसे मुक्त हो जाना ही तो मोक्ष हैं। यही परम सुख 
माना गया है और यह बिलकुल उचिन ही है। 

यह तो मुझ दृष्टिगोचर होता ही रहता है कि झरीरके सारे सुख मल्न हैं। 
हमने इस मल्िनताकों ही सुख मान लिया है। ऐसी ही है ईश्वरकी गहन गति। 
किन्तु इस मोहसे निकल आनेमे ही हमारा पुरुपा्थ है। 

यह सब लिख चुकनेके बाद में तुम्हें स्वतन्त्र ही मानता हेँ। मैंने मित्र-भावसे 
सलाह ही दी है। मैने तुम्हे पिताकी हैसियतसे आज्ञा नहीं दी। में आदेश तो इतना 
ही देता हें कि अच्छे बनो | किननु करना तुम अपने विचारके अनुसार, मेरी इच्छाके 
अनुसार नहीं। यदि तुम बिना विवाहके नहीं रह सकते तो अवध्य विवाह करनेके 
विपयम सोचना | 

तुम अपने हृदयके उदगार विस्तारके साथ ल्खि भेजो। 


बापूके आश्ोर्वाद 


[पुनरच | 

वहाँ मेरे लिखे हुए कागज, चिट्ठियाँ और कतरने तथा कितावें आदि जो हो, वे 
सब यहाँ भेज दोगे तो अच्छा रहेगा। ऐसी कितावे भी जो तुम्हें वहाँ उपयोगी 
लगे, भेज देना । 


मुल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० १११६) से। 
सीजन्य * सुशीलावहन गाधी 


५३. पत्र: किज्ञोरहाल मद्रूबालाकों 


सावरमती जेल 
बक्रवार [१७ मार्च, १९२२ [' 
भाईश्री किश्ोरत्यूल, 
तुम्हारी याद हमेझा करता था। मिल सका होता तो अच्छा होता। किन्तु 
तुम्हारा पत्र भी पर्याप्त हे। तुमने मुझसे मिल्नेके लिए आनेका विचार छोड दिया, 
यही ठीक हे। आनेसे कोई विशेष छाम न हाता और उसके कारण तुम्हारी साधनामे 
जो वाघा पइनी, वह एक स्पष्ट नकसान था। 
तुम्हारा प्रथतन झुरु है इसलिण सफल होगा ही। कोई भी जुभ प्रयत्न व्यर्थ तो 
जाता ही नहीं। 
मुझे अभी सजा नहीं हुई हे। उसका निर्णय तो सम्भवत- कल होगा। अभी 
तो कच्ची जेल है। मेरा मन बिलकुल जानत है। साथमे शकरलछाल बंकर भी हें। 
मेरे आज्ीर्वाद तो तुम सवकों है ही। वहाँसे जानेकी उतावरी न करना। किन्तु 
अन्तरात्मा जिस समय के कि चनच्छ द्ी देना चाहिए उस समय जरूर चले जाना। 


बापूके आश्ीर्वाद 
[ गूजरातीसे | 
श्रेयार्योती साधना 


५४. पतन्न;: बी० एफ० भरूचाकों 


[ सावरमती जेल 

८ मार्च, १९०० के पृ | 

भा में आपको पत्र लिखना कैसे भूल सकता हूँ * कृपया मेरे पारसी भाई- 
बहनोने कहिए कि वे इस आचन्दोलनके प्रति अपनी आस्था कदापि डिगने ने दे। 
मुझे उनपर जो भरोसा है, मेरे छिए उसे त्यागना असम्भव है। मेरे सामने खादी 
ओर चरखा, चरखा और खादी --- इसके सिवा कोई कार्यक्रम नहीं है। हाथके सूतका 
चलन हमारे बीच पसे-बेलेकी तरह हो जाना चाहिए। इस उद्देघ्यकी पूर्तिके रिए 


१. ग्रांधीजीकों झनिवार, १८ भाचे, १९२२ को सजा सुनाई गई थी। यह उसके एक दिन पहले 
ल्खिः गया था। 


किश्लोरछाल मश्नरूवाला चिन्तनके लिए पक झोंपढीमें रहने लगे थे। 


के ३ गवीजीने श्री बी० एफ० भरूचाके नाम यह पत्र मुकदमेकी सुनवाई दोनेसे पूवे १८ मार्चकों 
या 


भेट . 'मैनचेस्टर गाजियन ' के प्रतिनिधिसे १११ 


हम हाथ-कती और हाथ-बुनी खादीके सिवा कोई दूसरा कपडा पहन ही नहीं सकते । 
जबतक भारत इतना नहीं कर लेता, सविनय अवज्ञा व्यर्थ और स्वराज्य अप्राप्य 
हो जायेगा तथा खिलाफत व पजाबवके प्रति अन्यायोका प्रतिकार कराना असम्भव 
होगा। यदि यह विश्वास आपके हृदयमे बैठ गया है, तो सृत कातते रहे और खद्दरका 
प्रयोग जारी रखे। कताईमे खूब क्रुणछ बनें। 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 
| अग्नेजीसे | 
यंग इंडिया, ३०-३-१९२२ 


५५. भेंट: 'मेनचेस्टर गाजियन ' के प्रतिनिधिसे 


सावरमती जेल 
[१८ मार्च, १९२१२ के पूर्व | 
» » “अब हम दोनोंके बीच असहयोगके विषयमें बातचीत चली। मेने गांधीजीसे 
पूछा कि करके पैसेकी घटनाके सम्बन्ध ईसा मसीहने जो उत्तर दिया था उसको 
ध्यानमें रखते हुए क्या आपका खयाल यह नहीं है कि असहयोगकी नीति ईसा 
मसीहके उपवदेश्षोके प्रतिकूल है! 
उन्होंने उत्तर दिया: 
चूंकि में ईसाई नहीं हूँ इसलिए ईसाई धर्मकें सिद्धात्तोके आधारपर अपने कामोंका 
औचित्य ऑकनेको वाघ्य नहीं हैँ। परन्तु वस्तुत मेरे खयालसे इस मामलेंके सम्बन्ध 
कही भी ऐसा सकेत नहीं मिलता कि ईसा मसीह असहयोगके सिद्धान्तके विरुद्ध थे। 
भेरे खयालम तो उनके जब्दोसे यही प्रकट होता है कि वे उसके पक्षमे थे। 
मेने इसवर आपत्ति करते हुए कहा, “आपकी बात मेरी समझसे नहीं आई। “ 
निश्चय हो इसका अर्थ तो बिलकुल स्पष्ट है। “जो चीजें सीजरकी हे उन्हें सीजरकों 
दो ” इस वाक्यका अर्थ यही तो है कि जो-कुछ सरकारी अधिकारियोंकों देय हों वह 
उनको देना हमारा कत्तेव्य है। यदि इसका अर्थ यह नहीं है तो और क्‍या है! 
श्री गांवीने कहा: 
ईसा मसीह कभी किसी प्रइनका उत्तर सीधे झब्दोमे या सीधे-सादे ढगसे नहीं 
देते थें, उनके धब्दोका अभिधार्थ इप्ट नहीं है। उनके उत्तर आज्ासे अधिक व्यापक 
होते थे, उनमें बहुत गहराई होती थी, और उनके पीछे कोई व्यापक सिद्धाल्त रहता 
था। प्रस्तुत उत्तरमे भी ऐसी ही बात है। यहाँ उनका आभ्य यह कद्ापि नहीं है 


१. यह भेंट १८ मार्च, १९२२ से पहले हुईं दोगी। १८ भाचकों उनके मुकदमेकी सुनवाई हुई थी 
और उनको पस्तजा घुनाई गई थी; देखिए “ ऐतिहासिक मुकदमा”, १८-३-१९५२३ । 


4 चिय 


श्र सम्पूर्ण गाची वादमय 


ञै 


कि आप कर जरूर अदा करे या न करे। उनके कथनका अभिप्राय इससे कही विद्येप 
। जब वे यह कहते हैं कि “जो चीजें सीजरकी हे उन्हें वापस सीजरको दे दो 
तब वे एक विधिकी व्याख्या करते है। 

इत्तना कहकर महात्माजीन अपना हाथ कुछ इस तरह हिलाया मानो वे कुछ 
अपनी ओरमसे कह रहे हें। उन्होंने कहा: 
इसका मतलव तो यही हे कि 'जो-कुछ सीजरका है वह उसे वापस दे दो अर्थात्‌ 
मेरा उससे कोई सरोकार नहीं है। ईसा मसीहने इस घटनामे उसी महान नियमको 
प्रतिधादित किया हे जिसयर उन्होंने जीवन-भर आचरण किया था और वह था 
बुराईसे अमहयोग करना। जब झतानने उनसे कहा “मेरे सामने झुको और मुझे पूजो ” 
अर्थात्‌ मुझसे सह्योग करो, तब उन्होंने कहा, “शैतान ! मेरी आँखोके सामनेसे हट 
जा। जब ईसाकों लोगोकी उस भीड़ने जो उन्हें घेर रहती थी, जवरदस्ती ले जाना 
चाहा और अपना सैनिक शासक बनाना चाहा तब उन्होने उन लछोगोसे सहयोग करनेसे 
इनकार कर दिया क्योंक्रि उनका तरीका बुराईका था और वे चाहने थे कि ईसा 
मसीह बल-प्रयोगका आश्रय छे। अधिकारियोके प्रति ईसाका रख अवज्ञापूर्ण था। 
जब पिछेटने ईसासे पूछा, क्या आप राजा हैँ. तब उन्होंने कहा था, “यह तो तुम 
कहते हो। क्या उनके इस व्यवद्रार्से अधिकरारियोके प्रति ज्वज्ा व्यक्त नहीं होती ? 
उन्होंने हैरोदके सम्वन्धम कहा था-- वह लोसडी ” | क्‍या इससे अधिक्रारियोके प्रति 

हयोग झछकता है? उन्होंने हैरोदके सामने उत्तरमे एक झब्द भी नहीं कहा। सक्षेपसे 

यही कहा जा सकता है कि उन्होंने हैरोंदके साथ सहयोग करनेसे इनकार कर दिया 
था। उसी प्रकार में भी ब्रिटिय सरकारसे सहयोग करनेसे इनकार करता हूँ। 

मेने कहा, “ परन्तु इस सदोष संसारमें हमारा यह कर्तंव्य है कि हम व्यक्तियों 
तथा संस्थाओं जो-कुछ भी अच्छाई हो उससे सहयोग करें।” भमहात्माजीने कहा: 

में व्यक्तिके रूपमे लाई रीडिगसे अवध्य सहयोग करूँगा। परन्तु में वाइसरायके 
रूपमे उनसे सहयोग नहीं कर सकता क्योंकि बे हुस रूयसें एक अ्रप्ट सरकारके अंग है। 

मंते फिर आपत्ति करते हुए कहा: “यदि यह सान भी ले कि सरकारने 
गलतियाँ को हे, फिर भी आप निश्चय ही यह नहीं कह सकते कि यह सरकार बिलकुल 
बुरी है। यदि जहॉ-तहाँ अन्याय हुआ भी हो तो भी यह तो एक सोटा तथ्य है कि 
उसने ३० करोड़ भारतवासियोंकों कानून और व्यवस्थाकी स्थितिमें रखा, है। क्‍या 
आप सामान्यतः सभो शासन टन्त्रोके खिलाफ हे? क्या आप इस भमष्डलूपर ऐसा 
एक भी झासन-तन्त्र बता सकते हुँ जो दोषोसे मुक्त हो और जो आपको सन्‍्तोष दे 
सके || 5 । 

हाँ, हां, जरूर! डन्मार्कके भासन-तन्त्रकों ही देखे। मुझे ऐसी सरकारसे सन्तोष 
मिझ सकता है। वह लोसोका प्रतिनिधित्व करता है। वह किसी पराजित राष्ट्रका 
शोषण नहीं करता। उसमे कार्य-कुआअछता है, उसमें छोग सुसस्कृत, बुद्धिमान, वीर, 
सल्तुप्ट और सुखी है। उसे दूसरोकों अपने साम्राज्यमे बनाये रखनेके लिए कोई 
बड़ी सेना और नौसेना नहीं रखती पड़ती। 


8 


जिक्र 


भेट मैनचेस्टर गाजियन ' के प्रतिनिधिस ४१३ 


मेंनें कहा, परन्तु कया आपका खबाल है कि साम्राज्योमं स्वभावतः खराबी 
ही होती है। निश्चय ही रोम-साम्राज्यसे सम्यताको लाभ पहुँचा है। जहाँतक हमें 
मालम है, ईमा मसतोहने उसके खिलाफ कभी एक भी शब्द नहीं कहा। * 

गावीजोने उत्तर दिया: 

आप बिलकुछ ठीक कहते है। परल्तु साम्राज्यवादकी निन्दरा करता ईना मसीह 
का काम ही नहीं था। प्रत्येक महान्‌ सुधारकको अपने युगके दोप-विदयके विरूद्ध सघर्प 
करना होता है। ईसा, मुहम्मद, बुद्ध और कुछ हृदतक छूघथर, सभीको अपने-अपने 
युगकी बुराइबों और कठिताइयोसे जूझना पडा था। हमें भी वही करना पड रहा 
है। हमारे जमानेका जबरदस्त शेतान साम्राज्यवाद है। 

मेत्रे पुछा, “इसका मतलब यह हुआ कि आप साम्राज्यकों सम्राप्त करनेपर 
तुले हे ऐे 7 

उन्होंने उत्तर दिया: 

में इस बातकों इस ऋूपमें नहीं कहना चाहता। में तो साम्राज्यका अन्त राष्ट्र- 
मण्डलकी स्थापनाके द्वारा करना चाहता हें। मेरी इच्छा इस्लैडसे भारतका पूर्ण सम्वन्ध- 
विच्छेद करनेक्री नहीं हे और हमें ऐसी इच्छा करनेका हक भी नहीं है। 

भारत जिस राष्टुू-मण्डलका अंग होंगा आप उसकी क्‍या व्याख्या करते हे और 
उत्तकी रचना कसी होगी? “” 

वह राष्ट्र-मण्डल स्वतन्त्र राप्ट्रीको बना एक भाईचारा (च्रातृ-सघ) होगा और 
उसके सदस्य “प्रेमकी रजत-रज्ज़ुओं से बँधे होगे। (मेरा खयाल है कि रजत-रज्ज 
दब्द लॉ सेलिसवरीके हू।) साम्राज्यके कई अगोमे ऐसा भाईचारा इस समय भी 
मौजद है। दक्षिण आफ़िकाको ही देखे। वहाँ कैसे वढिया लोग रहते हैं! आस्ट्रेलियाके 
लोग भी ऐसे ही बढ़िया है। न्यूजीलेड एक भव्य देश है और उसमें भी बढ़िया लोग 
रहते हैं। में यही चाहता हूँ कि भारत इसी प्रकारके श्रातृ-सघमें अपनी मर्जीमिी झ्रीक 
हो और जैसे वरावरीके अधिकार राष्ट्र-मण्डलके दूसरे सदस्योकों मिले हुए हैं वैसे ही 
भारतीयोको भी मिले । 

“परन्तु निवचय ही सरकारने भारतके लिए ठीक ऐसा ही उद्देश्य अपने सामने 
रखा है और वह यह है कि भारतको उत्तरवायित्व सेंभालने योग्य होते हो साम्राज्यके 
अन्तर्गत स्वशासित राज्य बना दिया जाये। क्या मॉन्ठेग्यु सुधारोंका कुल मतलब यही 
नहीं है १ / 

गांधीजोने अपना सिर हिलाते हुए कहा: 

इन सुधारोम मेरा विश्वास नहीं है। जव वे शुरू-मुरूमे लागू किये गये 
थे तब मुझे प्रसन्नता हुई थी और मैने सोचा था, आख़िर इस अँधेरेमे प्रकाशकी एक 
किरण दीख पडी। जिस रन्प्रसे वह प्रवेश कर रही है वह बहुत छोटा है सही, 
प्रल्तु मैं आगे बढ़कर उसका स्वागत करूँगा। मैंने सुधारोका स्वागत किया और अपने 
देश वासियोंसे इस बातके लिए बहुत संघर्ष किया कि वे इतपर उचित समयतक 

२३-८ 


श्श्ढ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


अमऊ करऊे देखे। मैने कहा कि ये सुधार इस वातके चिह्न हैं कि सरकार अपनी 
पिछडठी भूछोके लिए सचमुच दुखी है। जब महायुद्ध जुरू हुआ तब में सैनिकोकी 
भरतीके लिए सभाओमे जगह-जगह जाकर भाषण देता था, क्योकि मेरा खयाल था 
कि सरकारने हमे जो देनेका वचन दिया है उसे वह सचमुच देना चाहती है। मैने 
सोचा कि यह झुझआत छोटी जरूर है, परन्तु में प्रतीक्षा करूँगा और देखूँगा। में 
इस सकीर्ण द्वारके अन्दर घुस सकनेके लिए कुछ दब जाऊँंगा, झुक जाऊँगा। परन्तु 
बादकी घटनताओसे मेरे विचार बदल गये। उसके बाद ही पजाबमे अत्याचार किये 
गये और खिलाफतका मसला उठा, और अन्तम सरकारने दमनकी कार्रवाइयाँ की, 
और अब तो मैं इन सुधारोपर विव्वास ही नहीं कर सकता। ये सुधार एक धोखेकी 
टूटी थे, ये हमारे कप्टोको लम्बे समयतक बनाये रखनेके अ्रामक साधन-मात्र थे। 
इसीलिए तो में इस सरकारको राक्षसी कहता हूँ और उससे किसी भी प्रकार सहयोग 
करनेके लिए तैयार नहीं हूँ। 

असहयोगसे बात चलते-चलते बहुत स्वाभाविक ढंगसे विलायती चीजोके बहिष्कार 
तथा महान खादी आन्दोलनपर होने लगी। इस समय महात्माजोका चेहरा चमक 
उठा, उनकी आँखें उत्साहसे दमकने लगों। 

गांघीजीने कहा : 

मेरी जो भी योजनाएँ हैं, कमजोरियाँ या जिद हैं ---आप उन्हें चाहे किसी 
भी नामसे पुकारे -- उनमें खादी मुझे सबसे अधिक प्रिय है। 

उन्होंने अपने कन्घेपर पड़े, घरके कते सुृतके बने मोदें श्ालकों छते हुए कहा: 


यह पवित्र वस्तु है। आप सोचिए कि खादीका अर्थ क्‍या है। आम अकाल- 
पीहित क्षेत्रोमे हजारों, छाखो परिवारोकी कल्पना करें। जब अकाल पछता है तब 
वे मुसीबनमे फेस जाते है, वे लाचार हो जाते हैं। वे अपने घरोमे कुछ नही करते 
--- कुछ कर भी नहीं सकते --वे प्रतीक्षा करते रहते है और मर जाते हैं। यदि 
मैं संकटसे घिरे हुए इन घरोमे चरखेका प्रवेश करा सकूं तो उन्हें अपने प्राणोसे हाथ 
न धोने यड़ेंगें। तब वे खादी तैयार करके उसकी विक्रीसे इतना धन कमा सकेंगे 
जिससे उनके दुर्भिक्षक दित कट जाये। 

सांघीजीने अपने शारूपर पुनः स्नेहपूर्वक घीमे-धीमे हाथ फेरते हुए कहा: 

यह खुरदरा कपडा मुझे जापानके नरमसे-तरम रेशमी कपडोसे भी ज्यादा प्यारा 
और बढ़िया लगता है। इसके द्वारा में अवच्य ही अपने करोड़ो गरीब और भूखे 
देशवासियोके अधिक समीप पहुँचा हूँ। आप जो वस्त्र पहने हुए हैं उन्हें देखे। जब 
आप यह कपदा खरीदते हूँ तव आप कारीगरोकों एक या दो आने देते हैं परन्तु छः 
या सात आने पूंजीपतियोकी जेबमे डालते हैं। अब आप जरा मेरे कपडोकी ओर 
ध्यान दें। इस कपड़ेपर में जो भी पैसा खर्च करता हूँ वह सीधा गरीबोकों, वुनकरोको, 
कृतैयोको और धुनियोंकों मिलता है। इसमे से एक पैसा भी अमीरोके हाथमे नहीं 
पहुँचता । इस बातकी अनुभूतिसे मुझे स्वर्गीय आनन्दका अनुभव होता है। यदि में ऐसा 
कर सके कि भारतके प्रत्येक घरमें चरखा चलवा सकू, तों इस जीवनकी मेरी साध 


भेट ' मैनचस्टर गाजियन ' के प्रतिनिधिसे ११५ 


पूरी हो जायेगी; और अपनी दूसरी योजनाएँ, यदि भगवान्‌की कृपा रही तो, मैं अगले 
जन्ममे पूरी करूँगा। 

महात्माजीकी इस अन्तिम बातका अर्य भेरी समझमें ठीक-ठीक नहीं आया 
था, इसलिए मेने उनसे पूछा, “क्‍या आपका मतलब यह है कि हम लोग मृत्यके 
पहचात्‌ इसी भूतछूपर फिर जन्म लिंगे? ” 

उन्होंने उत्तर दिया: 

हाँ, मेरा खयाल है कि अगर हम इतने पवित्र नहीं होते कि स्वगेंमे जा सके 
तो हम नि सन्‍्देह यहां वापस आते हैँ। (गांघीजीने सुस्कराते हुए आगे कहा) यह 
वही सिद्धान्त है जिसके वारेमे हम पहले बातचीत कर रहे थे, अर्थात्‌ 'सीजरकों वे 
सब चीजे लछौठा दो जो सीजरकी है।” आत्मा परमात्मामे पूरी तरह छीन हो इससे 
पूर्व शरीरने पृथ्वीसे जिन चीजोकों लिया है, उन्हें पृथ्वीकों वापस दे देना चाहिए 
अथवा यह कहें कि आत्माकों पृथ्वीकी चीजोसे सहयोग करनेसे इनकार कर देना 
चाहिए एवं उसे भौतिक इच्छाओं और झजझ्टोंसे मुक्‍त्र हो जाना चाहिए। 

“क्या आपका विश्वास है कि पशु-पक्षियोंमें भी आत्मा होती है? ” 

निरुचय ही उनमें भी आत्मा होती है। उन्हें भी सीजरकी चीजें सीजरकों 
वापस देना सीख लेता चाहिए। यही कारण है कि हम हिन्दू लोग जीवोकी हत्या 
नही करते, हम उन्हें अपने भाग्यका निर्माण करनेके लिए स्वतन्त्र छोड़ देते हैं। 

“तब तो आपका खयाल यह माल्म होता है कि सपा, बिच्छुओं ओर कन- 
खज्रोंकों मारता भी अनुचित है? ” 

उन्होंने कहा: 

हाँ, हमारे आश्रमम तो उनकी हत्या कोई कभी नहीं करता। समस्त मानवोके 
प्रति प्रेमकी अनुभूति आत्माके विकासकी एक ऊँची अवस्था है, परन्तु प्रत्येक जीव- 
धारीके प्रति प्रेमकी अनुभूति इससे भी अधिक ऊँची अवस्था है। में स्वीकार करता 
हैँ कि अभी में उस स्थितितक नहीं पहुँच पाया हूँ। अभी में जब इन जीवधारियोको 
अपने समीप आता देखता हूँ तब डर जाता हूँ। यदि हम भयसे सर्वथा मुक्त हो 
जायें तो मेरा खयाल है कि वे हमे नुकसान नही पहुँचायेगे। | 

(गांधीजीके एक अनुयायीने मुझे एक घटना सुनाई थी; में यहाँ उसका उल्लेख 
कर दूं। यह उनके आश्रमकी बात है। एक दिन श्ञामकीो प्रार्यनाके वक्‍त अधघेरेसे एक 
साँप निकल आया और सीधा ग्राधीजीके पास जाकर उनके सामने अपना फन 
उठाकर खड़ा हो गया। आश्रमवासी उसे पकड़ने जा रहे थे परन्तु गांधीजीने उन्हें 
इशारेसे रोककर कहा कि वे किसी तरहकी हलचल न करें। गांधीजी स्वयं निशचचल 
बेठे रहे और साँप उनके घुटनोंपर से सरकता हुआ बगीचेमे चला गया।) 

महात्मा यांधी अभी उसी विषयकी चर्चा कर रहे थे कि पशुओंसे हमारे सम्बन्ध 
कसे होँं। उन्होंने कहा: 
एक बार मेरी मुलाकात एक अग्रेजसे हुई थी। वह अग्रेज पशुओका झल्यचिकित्सक 
था और पणुओसे उसका व्यवहार अदभुत था। हम दोनों किसीके मकानपर गये 


११६ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


थे। एकाएक एक वियालकाय खूँखार कुत्ता हम छोगोकी ओर झपटा। वह ऐसा 
लगता था मानों भर हों। वह रूगभग आदमीकी ऊँचाईतक उछका और हम 
लछोगोयर टूट पडा। में डरके मारे सकपका गया, परल्तु वह अग्नेज कुत्तेके झपटनेके 
साथ ही उसकी ओर बढा और उसे किसी प्रकारके भयके बिना छातीसे लगा लिया। 
कुत्तेका क्रोव काफूर हो गया ओर वह दुम हिलाने छगा। मेरे मतपर इस घटनाका 
बहुत प्रभाव पड़ा। पश्ुओके साथ अनाक्रामक रीतिसे व्यवहार करनेका ठीक तरीका 
यही है। 

“ परस्तु क्या आप यह नहीं मानते कि मनुष्योंका जीवन पशुओंके जीवनसे अधिक 
मृन्यतान हे? अब आप अपनी ही बात लें। आप एक ऐसे बड़े आन्दोलनके नेता 
है जिसे आप अपने देशके लिए हितकर समझ रहे हे। मान लोजिए कि आपका 
सामना एक मगरसे हो जाता हैं और उससे आप तभी बच सकते हे जब आप उसको 
मारें। तब क्या आप यह न सोचेंगे कि एक नंताकी हैसियतसे आपके कत्तंव्य और 
दायित्व मगरकी जानसे अधिक महत्त्वपूर्ण हे? 

गांधीजी ने कहा: 

नहीं, में तो उस मगरसे यह कहुँगा अथवा मुझे उससे यह कहना चाहिए कि 
“ तेरी जरूरत, मेरी जरूरतसे बडी है” और उसका भक््य बन जाऊँगा। आप जानते 
हैं कि हमारे जीवनका अन्त हमारे शरीरके अवसानके साथ नहीं होता। इस सम्बन्धर्म 
सब-कुछ तो ईव्वर ही जानता हैं। हममें से कोई भी यह नहीं जानता कि मृत्युके 
बाद क्या होता है। यदि में मगरसे बच जाऊँ तो सम्भव हे, दूसरे ही क्षण विजली 
गिरे और उससे में न बचू। 

मेने जोर देकर कहा, “परन्तु मगरकी आत्मा हो, तो भी यह तो मानना ही 
होगा कि मनुष्यकी आत्मा निःसन्देह उससे भिन्न है। आपको याद होगा, चेस्टर- 
टनने इस सम्बन्धर्मे क्या कहा है, जब कोई मनुष्य सोडेके साथ दशराबका अपना छठा 
जाम पी रहा हो और अपने होश-हवास खो रहा हो तो आप उसके पास जतते हैं 
उप्तके करबेपर हलके हाथसे थपथपाते और कहते हे, इन्सान बनो।” परन्तु जब 
कोई मगर छठे घमम-प्रचारककों निगल रहा हो तब आप उसके पास जाकर उसकी 
पीठपर थपकी देकर उससे यह तो नहीं कहते, "मगर बतो।” क्‍या इससे यह नहीं 
प्रगद होता कि मनुष्यके सामने एक आददों रहता है जिसतक उसे पहुँचना है किन्तु 
इस प्रकारका आदर्श अन्य किसी जीवधारीके सम्मुख नहीं होता? ” 

“  गांधीजीने हंसते हुए कहा: 

मनुष्यों और पश्ुओंकी आत्माओमे अन्तर है। पशु एक सतत मूर्च्छाकी अवस्थामे 
रहते है। परन्तु मानव जाग्रत हो सकता है और ईव्वरके अस्तित्वका अनुभव कर सकता 
है। ईश्वर मनुप्योसे मानों यह कहता है, चेतो और मेरी अर्चना करो, तुम मेरी 
ही प्रतिमृति हो। 


भेट * मंनवेस्टर गाजियन के प्रतिनिधिसे ११७ 


मेने प्रशन क्रिया, पशुओंकी आत्मा कहाँसे आती है? क्या आपका खयाल है 
कि मनुष्यक्री आत्मा पशुओकी आत्मा बन सकती हें? ” 

उन्होंने कहा: 

हाँ, मेरा खयाल है कि कुटिल-मति, छाकची और क्रूर, निर्देव मनुष्योंकी 
आत्माएँ इन भयकर और बुरे जीवोके घरीरोमे वास करती है। 

“आप उन असलस्य जीवों, उन लाखों करोड़ों की डे-सकोड़ोंकी ओर नज़र डार्ले --- 
जीवधारियोंके किसो एक ही समहको लें; क्या इन मच्छरों, सविल्लययों और 
जोबाणुओं -- सभीके आत्मा होतो है? ” 

गांधीजीने उत्तर दिया: 

हमे परमात्माके कार्वक्षेत्रों सीमित करनेका क्‍या अधिकार है? क्या इस 
ब्रह्माण्डमें असच्य सूर्य और ग्रह नहीं हैं ? 

अब वहाँसे मेरी रवानगीका वक्‍त हों चुका चा, क्योकि मुझे दूसरी जगह 
जाना बा। इसलिए में उनसे विदा लेनेके लिए उठा। वे बरामरेसे जिस छोटी-सी 
दरीपर बंठे हुए थे में उसके सिरेतक गया और अपने जूते पहनते लगा। (में एक 
प्रकारसे उनका अतिथि था, अतः पूर्वी देशोकी प्रथाके अनुसार मेने अपने जूते वहाँ 
उतार दिये थे।) 

मेने ज्यों ही एक जूता उठाया, त्यों हो मुझे उसमें एक मकड़ी दीख पड़ो। 
मेने उस घुणित सकड़ीकों झाड़ दिया और कुचल देनेकी भावनाकों रोकते हुए उसे 
दूर भगा दिया। इसके साथ ही मेने हँसते हुए कहा, “ यह देखिए, यह मकड़ी मेरे 
पास प्रलोभनके रूपमें इस बातकी जाँच करनेंके लिए भेजी गईं है कि मेने आपके 
उपदेशते लाभ उठाया है या नहीं।” 

गांधीजी खिलखिलाकर हेसे -- उनकी हँसी ऐसी उन्मुक्त होतो है कि उसे 
सुनकर दूमरे लोग बिता हँसे नहीं रह सकते -- और उन्होंने कहा: 

हाँ, मकही भी बहुत वद्दी चीज हो सकती है। क्‍या आपको मुहम्मद साहब 
और मकड़ीकी वात माहूम है! 

मेंनें कहा, नहों, मुझे नहीं सालम। मुझे सन्देह हो रहा था कि गांघीजीने 
भूलसे मकड़ोक्ो बात रॉबर्ट बूंतकी बजाय मुहम्मद साहबसे तो नहीं जोड़ दी है। 

गांवीजीने कहा: 

एक दिन मुहम्मद साहब अपने दुशमनोंसे भारी खतरा महसूस करके भागे जा 
रहे थे। जब बचावकी दूसरी सूरत न दिखी तो चट्भरानमें एक गुफा-सी बनी देखकर 
वे उसमें घुस गये। इसके कुछ घटे बाद उनके दुश्मन उनका पीछा करते हुए वहाँ 
आये। उनमे से एकतें कहा आओ इस गएामे देखे, वे यहाँ छिपे हो सकते है।” 
दूसरेने कहा, “नहीं, वे इस गुफामे नहीं हो सकते, क्योकि देखो न, इसके मंहपर तो 
मकडीका जाला नना है।” उनके दृष्मन यह नहीं समझे कि मकड़ीने यह जाला अभी 


११८ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


ताना है, और वहाँसे चले गये। इस प्रकार अल्लाहकी मर्जी और मकडीकी मददसे 
मुहम्मद साहब बच गये।' 

[ अग्रेजीसे | 

हिन्दू, १५-८-१९२२ 


७५६, पत्र : जमनालाल बजाजकों 


सावरमती जेल 
१८ मार्च, १९२२ 
भाई जमनालाल, 
केवल आर्थिक दृष्टिसे में कह सकता हुँ कि यदि विदेशी सुत और कपडोका 
व्यापार करनेवाले अपना व्यापारको नह छोडेंगे और जनवा विदेशी कपड़ाका मोहकों 
नहिं छोड़ंग तो मुज्ककी महा बिमारी भूख हरगीज हट नहीं सकती है। मेरी उसेद-... 
है सब वेपारी खदर और चरखा प्रचारमें पूरा हिस्सा देगे। 


आपका, 
मोहनदास गांधी 
मूछ पत्र (जी० एन० २१९८ तया २८४४)की फोटो-नकलसे। 


१. संबाददाताने अपना विवरण समाप्त करते हुए लिखा था: 

गांधीजी उक्त बात कह द्वी रहे थे कि उनके मित्र और जेल्के साथी श्री शकरलाल बँंकरने उनका 
चरखः छाकर उनके सामने रख दिया। मेने जब गांधीजीसे विदा ठी तभी वे अपना यद्द रोजका काम शुरू 
करने जा रहे थे । गांधीजी प्रतिदिन एक निश्चित मात्रामें सूत कातते या कपड़ा बुनते हैं मौर इस 
कार्यमें उनके अनुषण्यी (व्यवद्ारमें नहीं तो सिद्धान्त रूपमें अनुपायी) भी भाग छ्ते हैं । 

जब में बरामदेंके छोरपर पहुँचा तब मेंने मुढकर उनकी भोर आपिरी बार देखा । यदद सरल- 
स्वभाव मनुष्य वेंसी दी सादो पोशाक पदने हुए था जैसी कि कोई गरीबसे-गरीब कुछी पहनता है । वह 
पालवी मारे जमीनपर सीधा बेठा था; साभने चरखा या और वह उससे बढ़े इत्मीनानसे वैसे दी चूत 
कात रहा था नेसे मुदम्मद साहबकों गुफापर मकड़ीने जाछा ताना था। मेरे मनमें यह खथाल भाषा कि 
यह मनुष्य इंसाई नेतिकतासे स्वेदा शुन्ध मौ्योगिक प्रणालेके खतरेसे भारतके किंसानोंकी रक्षा करनेके 
लिए जाल बुन रहा है; था वद्द अपने असाधारण मस्तिष्क्में बने मद्यान्‌ मतिश्रमरूपी जालमें स्वय फँस 
गया है और उसमें मपने सैकड़ोंद्रजारों भावुद और भोके-भाछे देशवासियोंको मी फँसा छिया है? 


५७. ऐतिहासिक मुकदमा" 
अहमदाबाद 
१८ मार्च, १९०२ 
इशनिवारकी दोपहरको शाहीबागके सकिट हाउसमें श्री गांधी और श्री बेकरका 
मुकदमा शुरू हुआ। 
राय बहादुर गिरधारीलालके साथ अभियोक्‍ता पक्षकी ओरसे सर जें० टी० 
स्ट्रेमेन भी थे। अभियुक्‍तोंकी ओरसे कोई वकीरहू नहीं था। न्यायाधोद्ने दोपहर 
१२ बजे आसन ग्रहण किया और बताया कि अभियोग-पत्रमें एक छोटी-सी त्रुटि रह 
गई है। उन्होंने उस त्रुटिको सुधार दिया है। इसके बाद रजिस्ट्रारने वह संज्योधित 
अभियोग-पत्र पढ़कर सुनाया। अभियोगका आधार यंग इडिया के २९ सितम्बर 
और १५ दिसम्बर, १९२१ तथा २३ फरवरी, १९२२ के अंकोर्मे छपे हुए तोन लेख 
थे। फिर ये तीनों आपत्तिजनक लेख पढ़कर सुनाये गये। पहला था “ राजभवितसे 
अष्ट फरनेका आरोप”; दूसरा था एक उलझन और उसका हल” और 
आखिरी था “गजेन-तर्जन। 
तदुपरान्‍्त न्यायाघोशरनें कहा, कानूचका तकाजा है कि आरोप केवल पढ़कर ही 
न सुनाये जायें, बल्कि उतका आद्यय भी समझा दिया जाये। किन्तु इस मामलेमें 
उनका आहदाय ज्यादा खोलकर समझाना जरूरी नहीं हैं। दोनों अभियुक्तोपर यहीं 
आरोप है कि उन्होने ब्रिटिश भारतमें कानून द्वारा स्थापित सम्राटकी सरकारके प्रति 
अनादर या घ॒गाकी भावना पेंदा की या पैदा करनेकी कोशिश की, अथवा अप्रीतिकी 
भावना भड़काई या भड़कानेकी कोशिश की है। दोनों अभियुकक्‍तोपर घारा १२४ क ' के 
अघीन तोन अपराध छूगाये गये हे। ये आरोप श्री गांधी द्वारा लिखित और श्री 
बेकर द्वारा मुद्रित उन तीन लेखों कहे गये शब्दोंके कारण लगाये गये हे, जो अभो 
पढ़कर सुनायें गये। 'अनादर ” और “घृणा” ये दो तो ऐसे शब्द हे जिनका अर्थ 
काफी साफ है। “ अप्रीति ” दाब्दकी परिभाषा स्वयं इस घारामें ही की गई है। उसके 
अनुसार “अप्रीति ”सें राजद्रोह और राज्यके प्रति विद्ेषकी भावनाएँ शामिल हे। 
धारामें प्रयुक्त इस हशब्दकी व्याख्या बम्बई उच्च न्‍्यायालयने भी की है, जिसके 
अनुसार इसका अर्य राजनीतिक अलगाव या असन्तोष -- सरकारके प्रति या वर्तमान 


१. यंग इंडियामें प्रकाशित मुकइमेझः यह विवरण दायकछ ऑँफ गांचीजो, (४ १९७-२१२ में 
उपलब्ध पूरे ब्यौरेस मिला ल्या ग्या है । 

२. न्यायवूति आर० एस० आमफील्ड । 

३. देखिर खण्ड २१, पूछ २३०-३३। 

४ वे ७५, देखिए खण्ड २२, पृष्ठ ३०-३१ तथा इंटर-८२। 


१०० सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


सत्ताके प्रति गर-वफादारीकों भावना--हे। आरोप पढ़कर सुना देनेके बाद न्याया- 
घीशने अभियुकतोंसे कहा कि अब इनके सम्बन्धर्में आप जो-कुछ कहना चाहते हों, 
कहें। उन्होंने श्री गांधीसे पूछा कि वे अपना अपराध स्वीकार करते हें या कि 
मुकदमेकी कार्रवाई की जाये? 

श्री गाधी * में सभी आरोपोके सम्बन्धमे अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। 
मेने यह लक्ष्य किया है कि आरोपोर्म सम्रादका नाम छोड दिया गया है। यह ठीक 
ही किया गया है। 

न्‍्यायाधोश : श्री बेकर, आप अपना अपराध स्वोकार करते हे यथा चाहते हु 
कि मुकदसेकी सुनवाई हो? 

श्री बेकर: में अपराध स्वीकार करता हूँ। 

इसके बाद सर जे० ठी> स्ट्रेगमैनने न्‍्यायाधीशसे अनुरोध किया कि मुकदमेकी कारें- 
वाई बाजाब्ता की जायें; किन्तु न्‍्यायाधीश उनसे सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा कि 
मुझे जबसे मालूम हुआ है कि इस सुकदमेकी सुनवाई मुझे हो करनो है, तभोसे से इस 
विषयपर विचार करता रहा हूँ कि यदि अपराध सिद्ध हुआ तो कंसी सजा दी जाये; 
और आपको तथा श्री गांधीकों जो-कुछ भी कहना हो, में सब सुननेको तेयार हूं, 
फिर भी में पुरों ईम्रानदारीसे ऐसा समानता हूँ कि सभी सबतोंकों दर्ज करने और 
बाजाब्ता मुकदसेकी पूरी सुनवाई करनेसे परिणामर्मे कोई अन्तर नहीं पड़ेंगा। इसलिए 
में अभियुक्‍तोंकी अपराध-स्वीकृतिको मंजर करता हूँ।' 

श्री गांधी इस फंसलेपर मुस्करायें। 

न्यायाधीदने आगे कहा कि अब इसके बाद यही शेष रह जाता है कि से 
सजा सुना दूँ, लेकित उससे पहले में सुनना चाहूँगा कि सर जें० दी० स्ट्रेगमेनको 
इसके बारेसें क्या कहना है। वे अभियुकतोंपर लगाये गये आरोपों और अभियुवतोंकी 
अपराघ-स्वीकृतिके बारेमें अपनी बात कह सकते हें। 

सर जें० ढी० स्ट्रेगमेन: यह तो मुश्किल होगा। मेरा तो न्‍्यायालयसे यही 
अनुरोध है कि सारे मामरेपर बाकायदा विचार किया जाये। प्रारम्भिक (कमिटिंग) 
न्‍्यायाधीशञकी अदालतर्मं जो-कुछ हुआ, वह सब बतानेके बाद ही में यह दिखा सकता 
हैं कि कई ऐसी चीजें हें जिनका सजाके सवालपर काफी असर पड़ता है। 

न्यायाधीज्ञके यह पुछनेपर कि आप क्या कहना चाहते हे, चवकीलने कहा कि से 
सबसे पहले तो यही कहना चाहता हूँ कि जिन बातोंपर वर्तमान आरोप आधारित 
है वे उत्त बड़े प्रचार-आन्दोलनके अंग हुँ जो खुल्लम-खुल्ला और काफी सुनियोजित 
ढंगसे सरकारके प्रति अप्रीतिकी भावना फेलाने, शासन-तन्त्रकों ठप कर देने तथा 
सरकारका तख्ता उलट देनेके उहेब्यसे चलाया जा रहा है। “यंग इंडिया में प्रकाशित 
जो सबसे पहला लेख पेश किया गया बहु २५ मई, १९२१ का है। उसमें कहा गया 


१, न्यायाधीक्षकी सम्मतिके पूरे ब्योरेके लिए देखिए दृषयझछ ऑफ गांधीजी, पृष्ठ १६७ । 


20 >80 ॥9४५ ५ 


डक 


20802 ४)8 *)४) ७)२५४)४ 











ऐतिहासिक मुकदमा १२१ 


है कि सरकारके प्रति अप्रीतिकी भावना फैलाना असहयोगीका फर्ज हैं। इसके बाद 
उन्होंने यंग इंडिया ' में प्रकाशित श्री गांधीके लेखोके कुछ अंश पढ़कर सुनाये। 

न्यायाधीशने कहा कि फिर भी, सुझें तो यह बात बिलकुल स्पष्ट लगती है 
कि जब अदालतने एक बार अभियुक्‍तोकी अपराध-स्वीकृति मंजूर कर ली तो जिस 
सामग्रीके आधारपर सजा तथ की जानी है, वह है रूगाये गये आरोप और उनपर 
अभियुक्तोंका कथन। 

सर जे० ठटी० स्ट्रेगमनने कहा कि सजा देना तो अदालतके -हाथकी बात है। 
अदालतकों यह अधिकार है कि वह चाहे तो दण्डके निर्धारणमें उन खास बातों तक 
ही मह॒दृव न रहे जिनके सम्बन्ध्में अपराध सिद्ध हुआ है, बल्कि इस प्रइनपर ज्यादा 
व्यापक ढंगसे विचार करे। में चाहता हूँ कि अदालत भुझे उन लेखोंका हवाला देकर 
यह दिखानेकी इजाजत दे कि यदि इस मामलेकी सुनवाई तथ्योंका पता छलूगानेके 
लिए की जाती तो उस्तका परिणाम क्या होंता। में आपके समक्ष कोई भी विवादपग्रस्त 
बात पेश नहीं करूँगा। 

न्‍्यायाधोशने कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सर जे० टी० स्ट्रेगमनने 
कहा कि में यह दिखलाना चाहता हूँ कि ये लेख सन्दर्भ-विहीन चीजें नहीं हे; बल्कि 
इनके पीछे बहुत-सी बातें हे। ये असलमें एक सुसंगठित प्रचार-आलन्दोलनके अंग हें, 
किन्तु जहाँतक यंग इंडिया 'का सम्बन्ध है, यह सिलसिला १९२१ से प्रारम्भ हुआ है। 
इसके बाद वकीलने ८ जून, १९२१ के अंकसे असहयोगीके कत्तेंव्योपर प्रकाशित एक 
लेखके' कुछ अंश पढ़कर सुनायें, जिसमें कहा गया था कि चर्तेमान सरकारके प्रति अप्रीति- 
की भावनाका प्रचार करना और देशकों सविनय अवज्ञाके लिए तैयार करता असह- 
योगीका कत्तंव्य है। उसी अंकर्मं सविनय अवज्ञापर भो एक लेख था।' किसी और 
अंकमें “अराजभक्ति एक सदगुण ” या ऐसे ही किसी शीबंकसे एक लेख था। फिर 
२८ जुलाई, १९२१ के अंकके लेखमें' यहु कहा गया था कि “हमें इस प्रणालीकों 
नष्द करना है।” फिर वकीलने ३० सितम्बर, १९२१ के “पंजाबके मुकदमे ” शीर्षक 
लेखका' हवाला दिया, जिसमें कहा गधा था कि हर सच्चे असहयोगीकों अप्रीति का 
प्रचार करना चाहिए। इन लेखोंका हवाला देनेंके बाद वकौलने कहा कि यंग 
इंडिया में छपे लेव्ोंके बारेमें मुझे इतना ही बताना था। ये छेख “ राजमक्तिसे भ्रष्ट 
करनेका आरोप” शीवेक लेखसे पहलेके हे। इस लेखकी ओर बम्बईके गयनेरका 


१. देखिए खण्ड २०, पृष्ठ १३८-३९ । 

२, देखिए खण्ड २०, एृ४ १७८-१८७ । 

३. देखिए खण्ड २०, पृष्ठ २१३१-३२ । 

४, देखिए खण्ड २०, पृष्ठ २१२१-२२ । 

७५, देखिए कण २०, १४ ४४५६ । 

६. वस्तुतः यह छेख १ सितम्बर, १९२१ को प्रकाशित हुआ थे । देखिए खण्ड २१, पृष्ठ 3४ | 


१२२ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


घ्याव आकर्बित किया गया था। वकरीलने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि 
अभियुक्त बहुत ही ऊँची शक्षणिक योग्यताओसे सम्पन्न है और उसके लेखोसे स्पष्ट 
है कि वह एक जाना-माना नेता है। इसलिए इन लेखोंसे बहुत बड़ी हानि होनेकी 
सम्भावना है। ये लेख किसी ऐरे-गरेके नहीं, एक सुशिक्षित व्यक्तिके लिखे हे और 
अदालुतको इस बातपर गौर करना चाहिए कि इन लेखोंमें जिस प्रचार-आन्दोलनकी 
झलक मिलती है उत्तका लाजिमी नतीजा क्‍या होगा। पिछले कुछ महीनोंमें इसके 
उदाहरण हमारे सामने आये हे। पिछले नवम्बरमें हुई बम्बईकी घटनाओं और इसके 
वाद चौरोचौरा काण्डकों देखिएं। उनमें जान-सालका भारी नुकसान हुआ ओर बहुतसे 
लोगोंकों बड़ी मुत्तीबर्ते उठानी पड़ों। यह ठीक है कि इन लेखोंमें अहिसाको इस 
आन्दोलनका एक अनिवाये तत्व और सिद्धान्तकी चीज बताते हुए उसपर बहुत जोर 
दिया गया है। पर अहिताके उपदेशसे फायदा क्‍या, जब उन्होंने साथ-ही-साथ सरकारके 
खिलाफ राजनीतिक द्रोहका भी प्रचार किया या खुले तौरपर लोगोंकों सरकारका 
तह्ता पलटनेके लिए उकसाया ? इस प्रदतका उत्तर चौरीचौरा, मद्रास और बस्बईकी 
घटनाओंपे मिल जाता है। अदालतकों अभियुकतके लिए सजाका फंसला करते समय 
इन सभी परिस्यितियोंका खयाल रखना चाहिए, और यह तो अदालत हो तय करेगी 
कि इन परित्थितियोंकों देखते हुए क्या बहुत सख्त सजा नहीं देनी चाहिए। 

दूतरे अभिवक्तका अपराध उतना बड़ा नहीं है। उसने इन लेखोका प्रकाशन- 
भर किया है, लेख लिखे नहीं हे; फिर भी उसका अपराध गम्भीर तो है ही। मुझे 
बतलाया गया है कि यह अभियुक्त काफी सम्पन्न व्यक्ति है और इसलिए सें अदालतसे 
निवेदन करता हूँ कि जेलकी सजाके अलावा उसपर काफी जुर्माना भी किया जाता 
चाहिए। वकीलने जुर्मानेके बारेमें प्रेस ऐक्ट ' की धारा १० पढ़कर सुनाई, और कहा 
कि नये समाचारपतन्नका “डिक्लेरेशन' देते समय कई मामलोंमें एक हजारसे दस 
हजार रययेतक की जमानत भी माँगो है। 

न्यायालय: श्री गांधो, क्‍या आप सजाके सवालके बारेमें कोई बयान देना 
चाहते हूं ? 

श्री गाधी . हाँ, व्यायाठ्यकी अनुमतिसे में एक लिखित बयान देना चाहता हूँ। 

न्यायालय : क्या आप लिखित बधान रेकार्ड्में रखनेके लिए मुझे दे सकते हें? 

श्री याधी: पढ़ चुकनेके बाद में तुरन्त यह बयान आपको दे दूँगा। 

अपना लिखित बयान पढ़नेके पहले श्री गांधीने कुछ शब्द उस पूरे बयानकी 
भूसिकाके रूपसें कहे। उन्होंने कहा: 

इस बयानकों पढनेसे पहले में यह कहना चाहूँगा कि विद्वात्‌ एडवोकेट-जनरलने 
मुझ ताचीजके बारेमें जो-कुछ कहा है, में उससे पूर्णतया सहमत हूँ। में समझता हूँ 
कि उन्होंने जितनी भी बातें कही है, उन सवमे उन्होने मेरे साथ पूरी तरह न्याय 
किया है, क्योकि यहू बिककुल सच है और मेरी इच्छा इस न्यायालयसे इस तथ्यकों 


ऐतिहासिक मुकदभा १२३ 


छिपानेकी कतई नहीं है कि मौजूदा शझासन-व्यवस्थाके प्रति अप्रीतिकी भावनाका 
प्रचार करतेकी मुझे एक धुन-सवार हो गई है। और विद्वान एडबोकेट-जनरलका 
यह कहना भी बिलकुल सही है कि अप्रीतिका प्रचार मैने 'यग इडिया ' को हाथमे लेनेके 
बहुत पहले शुरू कर दिया था। अभी मैं बयान पढनेवाला हूँ उसमें इस न्‍्यायालयके 
सम्मुख यह स्वीकार करना मेरा दुखद कत्तंव्य हो जाता है कि एडवोकेट-जनरलते 
जो समय बताया है, यह प्रचार मैंने उससे भी बहुत पहले शुरू कर दिया था। 
यह बहुत ही दु खद कत्तेव्य है, पर मेरे कन्धोपर जो जिम्मेदारी है उसे देखते हुए 
मुझे इसे पूरा करना ही होगा । विद्वान्‌ एडवोकेट-जनरलने वम्बईकी घटनाओ, मद्रासकी 
धटनाओ और चौरीचौराकी घटनाओके सिलसिल्ेमें मेरे सिर जो दोष मभढ़ा है, 
में उस सबको स्वीकार करता हँ। रात-दिन, सोते-जागते मैने इसपर गरम्भीरतासे 
विचार किया है और इसके बाद इसी निष्कपेपर पहुँचा हूँ कि चौरीचौराके नृभ्स 
अपराधोकी या वम्बईके पागरूपत-भरे कारनामोकी जिम्मेदारीसे अपनें-आपको अलग 
रखता मेरे लिए असम्भव है। उनका यह कहता बिलकुल सही है कि एक जिम्मेदार 
व्यक्तिकी हैसियतसें, जिसे अच्छी शिक्षा मिली है और जिसे इस दुनियाका अच्छा अनुभव 
. है, मुझे अपनी हर फारंबाईके नतीजोकों जानना चाहिए था। मैं यह जानता था कि 
में आगसे खेल रहा हूँ। फिर भी मैने खतरा मोल लिया और यदि मुझे छोड दिया 
गया तो में फिर वही करूँगा ।' आज सुबह मुझे ऐसा लगा कि जो-कुछ मैं इस समय 
कह रहा हूँ यदि वह मेने नहीं कहा तो मैं अपने ककत्तंव्यसे च्यूत हो जाऊँगा। 

में हिसासे बचता चाहता था और बचना चाहता हूँ। अहिंसा मेरे जीवनका 
प्रथम सिद्धान्त है ओर यही मेरा अन्तिम सिद्धान्त भी है। मुझे दोमें से एक चीज 
चुननी थी। में या तो एक ऐसी व्यवस्थाकों स्वीकार कर लेता, जिसने मेरी समझसे 
देशको अपूरणीय क्षति पहुँचाई है या फिर मैं यह खतरा मोल लेता कि मेरे देशवासी 
जब मेरे मुंहसे सचाईकों समझेगे तो उनमें रोषका उत्माद उमड़ सकता है। में जानता हूँ 
कि मेरे देशवासी कभी-कभी उन्मत्त हो उठते हैं। मुझे इसका बहुत दु.ख है और 
इसलिए में यहाँ किसी हलकी नहीं, वल्कि वडीसें-बडी सजाकों स्वीकार करनेके लिए 
तैयार हैं। में दयाकी प्रार्थता नहीं कर रहा हूँ, जुर्मको हलका करनेवाली किसी कारं- 
वाईको अपने बचावके लिए पेश नहीं कर रहा हूँ। अत कानूनकी दृष्टिसे जो एक 
सोच-समझकर किया गया अपराध है किल्तु जो मुझे एक नागरिकका सर्वोच्च कर्तव्य 
लगता है, उसके लिए मुझे जो वडीसेडी सजा दी जा सकती है, में वही देनेको 
कहता हूँ और उसे खुभीसे स्वीकार करूँग्रा। स्यायाधीग महोदय, आपके सामने इस 
समय जैसा कि में अभी अपने बयानमें कहनेवाल्य हूँ, सिर्फ यही एक रास्ता है कि 
या तो आप अपने पदसे इस्तीफा दे दें, या फिर यदि आपको यह विव्वास हो कि जिस 
व्यवस्थाकों और जिस कानूनके अमलमे आप भहायता पहुँचा रहे हैं वे लोगोके लिए 
अच्छे हैं तो मुझे कडीसे-कडी सजा दें। ऐसे मत-परिवर्ततकी मुझे आजा नहीं हैं, 


१ वे २, मुकदमेकी सरकारी रिपोटमें थे वाक्य नहीं है । 
३- मुकदमेक्ी सरकारी रिपोर्टर्म यह वानय नहीं है । 


श्रड सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


लेकिन मेरा पूरा बयान सुनकर आपको शायद इस बातका अन्दाज हो जायेगा कि मेरे 
भीनर ऐसा क्या-क्रुछ उमड़ रहा है जिसके कारण एक अच्छा भला आदमी बड़ेसे-बड़ा 
खतरा मोल केनेकों तैयार हो सकता है। 


इसके बाद उन्होंने अपना बयान पढ़कर सुनाया। 
बयान 


भारतीय जनताके प्रति और इंग्लेंडकी जनताके प्रति भी, जिसे सन्तुष्ट करनेके 
लिए यह मुकदमा मुख्य रूपसे चलाया गया है, शायद मेरी यह जिम्मेदारी है कि मैं 
इस चीजपर प्रकाश डालूँ कि एक कट्टर राजभकक्‍त और सहयोगीसे में राजनीतिक 
अमन्तोपका हटी प्रचारक और असहयोगी कैसे वन गया। न्‍्यायालयकों भी में यह 
बताना चाहता हूँ कि भारतमे कानून द्वारा स्थापित सरकारके प्रति असन्तोष फैलानेके 
अपरावको में क्‍यों स्वीकार कर रहा हूँ। 

मेरे सार्वजनिक जीवनका आरम्भ १८९३ में दक्षिण आफ़रिकामें संकटपूर्ण स्थितिमे 
हुआ था। उस देशमें ब्रिटिग सत्तासे मेरा पहला सम्पर्क कदापि सुखद नहीं था। 
मुझे यह पता चला कि एक मनृष्यके नाते और एक भारतीयके नाते मेरे अपने कोई 
अधिकार हीं नहीं हैं। वल्कि ज्यादा सही यही है कि एक मनृध्यके नाते मेरे अधिकार 
इसलिए नहीं है, क्योंकि मैं एक भारतीय हूँ। 

लेकिन मैं घबराया नहीं। मैने अपने मनको समझाया कि भारतीयोके साथ आज 
जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उसका कारण यह नहीं है कि यह गासनतनन्‍त्र बुरा है। 
वहू मूलत. और मुख्यत तो अच्छा ही है, किन्‍नु इसपर कुछ मेल जरूर चढ़ गया 
है। इसलिए में स्वेच्छाले और सच्चे दिलसे उस तन्‍त्रके साथ सहयोग करता रहा हूँ। 
जहाँ-कही उसमें कोई दोप दिखाई दिये, उनकी मेने खुलकर आलोचना भी की, किन्तु 
उसका नाथ कभी नहीं चाहा। यही कारण है कि जब १८९९में बोअर युद्धके समय 
साम्राज्यका अस्तित्व खनरेमे पड़ गया, तब मैने उसे अपनी सेवाएँ अपित की ।* मेने एक 
आहत सहायक दल खड़ा किया और लेडीस्मियकी रक्षाके लिए जो अनेक लडाइयाँ 
हुई, मैने उन सबमे काम किया। इसी प्रकार १९०६ में जुलू-विद्रोहके समय मैनें एक 
डोली वाहक दर खड़ा किया और विद्रोहके गान्त होनेतक काम करता रहा। 
दोनो अवसरोंपर अपनी सेवाओके लिए मुझे पदक सिले और सरकारी खरीतोमे भी 
मेरे कामका खास उल्लेख किया गया। दक्षिण आफ़िकामें मेरे कामकी सराहनामें 
ऊाँईड हाडिगककी तरफसे मुझे कैसरे-हिन्द स्त्रण पदक मिला । जब १९१४में इग्लेड और 
जमेनीके वीच युद्ध छिदझा तब मैने लन्दनमें स्ववसेवकोका एक आहत सहायक दल 
खडा किया।' उस दलमे वहाँ रहनेवाले भारतीय और मुख्यत्त: विद्यार्थीगयण शामिल 


१, देखिंस खण्ड ३, पृष्ठ १९०२-२३ । 

२, देशखिए खण्ड ३, पृष्ठ १४७-७२ । 

3. देखिए खण्ड ५, पृष्ठ ३८०-८३ । 

४. देखिए खण्ड १३, पएृछ १७३ और १७७ । 
७, देखिए खण्ड १२, पृष्ठ "२०-२६ । 


ऐतिहासिक मुकदमा १२५ 


| 


थे। अधिकारियोने इस दलके कामको मूल्यवान करार दिया। में इतता और कहूँगा कि 
जब १९१८ में दिल्लीमें युद्धपपरिषद्‌ हुई और ढॉड्ड चैम्सफोर्डने वहां सैनिक भरतीके 
लिए विशेष रूपसे अनुरोव किया, तब अपने स्वास्थ्ययी कोई परवाह न करके मैने 
खेड़ा जिलेमे सेनिक-भरतीके लिए घोर प्रयत्न किया।' और भरे प्रयत्तोका फल आना 
शुरू हुआ था कि लड़ाई बन्द हो गई और इस आशयके आदेश निकाल दिये गये कि 
अब और रगहछँंटोकी जरूरत नहीं है। साम्राज्यकी सेवाके ये सारे प्रयत्न में इसी 
विश्वाससे प्रेरित होकर कर रहा था कि ऐसी सेवाके जरिये मैं अपने देश-भाइयोकों 
साम्राज्यमे समानताका दर्जा दिला सकता हूँ। 

मेरे विश्वासकों पहला आघात रौठट अधिनियमसे छूगा, जिसका उद्देश्य जनताकों 
सभी प्रकारकी सच्ची स्वतत्रतासे वचित कर देता था। उस अधिनियमके विस्द्ध मुझे 
कतंव्यवश एक तीज आन्दोलन छेड़ना पडा। उसके बाद पजाबका काण्ड हुआ, जिसका 
आरंभ जलियाँवाल! बागके हत्याकाण्डसे हुआ और अन्त पेटके बल रगनेंके आदेजगोमे, 
सावेजनिक रूपसे लोगोकों कोड़े लगानेमें तथा अन्य अकथनीय अपमानपूर्ण कृत्योमें 
हुआ। मेने यह भी देखा कि भारतीय मुसहूमानोंकी टर्कीकी अखण्डता तथा इस्ल्ामके 
पवित्र स्थानोंकी सुरक्षाके बारेमें प्रधान मन्त्रीने गम्भीरतापूर्वक जो वचन दिये थे उनके 
पूरे किये जानेकी सम्भावना नहीं वची। अनिष्टके इन लक्षणों और मित्रोकी ग्रम्भीर 
चेतावनियोके बावजूद, में १९१९ की अमृतसर काग्रेसमे सरकारके साथ सहयोग करने 
तथा मॉन्‍्टेग्यु-चैम्सफोर्ड सुधारोको अमलमें छानेके लिए लड़ा।' तब भी में यही आया 
कर रहा था कि अन्‍्तमें प्रधान मन्त्री भारतीय मुसलमानोकों दिये गये वचनका पालन 
करेंगे, पजाबके जरुमोका इलाज होगा और ये सुधार अपर्याप्त और असन्तोषजनक होते 
हुए भी भारतके जीवनमें आशाके एक नये युगके सन्देशवाहक सिद्ध होगे। 

लेकिन सारी आशाओपर तुपारपात हो गया। शीघ्र ही यह स्पष्ट हो गया कि 
खिलाफत सम्बन्धी वचनका पालन होनेवाला नहीं है। पजावके काण्डपर लीपा-पोती 
कर दी गई। अधिकाश अपराधियोकों सजा नहीं दी गई, वे जहँके-तहाँ डटे रहे। 
कुछकों भारतीय खजानेसे पेंशने मिलती चलछी गई। इतता ही नहीं उनमें से कुछकों 
इनाम-अकराम तक दिये गये। मैंने यह भी समझ लिया कि ये सुधार किसी प्रकारके 
हृदयपरिवर्ततके सूचक नहीं हैं, ये तो भारतकों और अधिक लूटने तथा ज्यादा 
दिनोतक गुलाम बनाये रखनेकी तरकीब-भर है। 

मुझे अनिच्छापूर्वक इस निष्कर्षपर पहुंचना पड़ा कि अंग्रेंजी हुकूमतने शजनीतिक 
तया आथिक दोनों दृष्टियोंसे भारतकों इतना असहाय बना दिया है जितना वहू पहले 
कभी नहीं था। नि.भस्त्र भारत आज यदि किसी आक्रमणकारीका सभस्त्र विरोध करना 
चाहे तो उसमें ऐसा करनेकी शक्ति ही नहीं है। और उसकी यह छाचारी इस हृदतक 
पहुँच गई हैं कि हमारे कुछ अच्छेसे-अच्छे लोग भी आज यह मानते है कि भारतकों 
औपनिवेशिक स्वराज्य पानेंमें ही अभी पीढ़ियाँ लग जायेगी। वह इतना गरीब हो 


4 9 देखिए खम्ड ९4 ४, पृष्ठ इनिन्-गद््‌ | 
२ देखिए खण्ड १६, पृष्ठ ३७४ ! 


१२६ सम्पूर्ण गाधी वादमय 


गया हू कि उसमें अकालका मुकाबला करनेकी क्षमता नहीं वची है। अग्रेजोके आगमनसे 
पूर्व भारतके छाखो घरोसे कताई और बुनाईका काम हुआ करता था और इस तरह 
खेतीसे होनेवाली अपर्याप्त आयमे कुछ जुड जाता था और कमी की पूर्ति हो जाती 
थी। किसतु भारतके अस्तित्वके लिए इतने महत्त्वके इस कुटीर उद्योगकों अकल्पनीय 
निष्ठुरतापूर्ण अमानुपिक उपायोका सहारा छेकर किस तरह नष्ट कर दिया गया, 
स्वय अग्रेज लेखक इसके गवाह है। आधा पेट खाकर रहनेवाली भारतकी आम जनता 
किस तरह धीरे-धीरे मृतप्राय होती जा रही है, शहरमे रहनेवाले इसे क्या जाने ? 
उन्हें इसकी कोई खबर नहीं है कि वे भारतके झोषणकर्त्ता विदेशियोके घर भरनेके 
लिए की गई मेहनतके बदलेमे जों-कुछ पाते हैं और जिसके वरूपर अपनी समझमे 
मौज उडाते है वह उनके मुनाफेके मुकावलेमें दलाली ही बैठती है और उन्हें इस बातका 
भी भान नहीं है कि यह सारा मुताफा और सारी दलछाली गरीब जनताका खून 
चूसकर ही प्राप्त की जाती है। उन्हें यह सूझता ही नहीं कि ब्रिटिश भारतमे कानून 
द्वारा स्थापित सरकार उस गरीब आम जनताको इस प्रकार चूसनेके लिए ही चलाई 
जा रहो है। किसी भी तरहके वितडावाद अथवा थोथी आँकड़ेवाजीसे उस साक्ष्यको 
झुठलाया नहीं जा सकता, जो भारतके लाखो गाँवोम करोंडो अस्थि-पजर हमारी खुली 
आँखोके सामने प्रस्तुत करते है । मुझे तो इस बातसे तनिक भी सन्देह नहीं कि यदि हम 
सवके ऊपर ईव्वर है तो उसके दरबारमे इस्लैडवालो को और भारतके गहरी लछोगोको 
इस घोर अपराधके लिए जवाब देना पड़ेगा। मेरें खयालसे तो मानव-जातिके विरुद्ध 
किये जा रहे इस अपराघ-जैसी इतिहासमें जायद ही कोई मिसाल मिले। इस देशमे 
कानूनका उपयोग भी विदेशी झोषकोकी सेवा करनेंके लिए ही किया जाता रहा है। 
पजाव माल लांके अन्तर्गत चलाये गये मुकदमोकी निष्पक्ष जाँचके वाद मेरी यही 
धारणा बनी है कि कमसे-कम पचानवे प्रतिशत सजाएँ सर्वथा अन्यायपूर्ण थी।' और 
भारनमे राजनीतिक मुकदमोके वारेसे मेरा अनुभव यही कहता है कि हर दस सजायाफ्ता 
लोगोमे नो तो सर्वथा निर्दोष होने हैं। उनका अपराध यही है कि उन्हें अपने देशसे 
प्रेम है। भारतीय अदालतोमे सौमे से निन्‍्यानवे मामलोमे यूरोपीयोंके मुकाबले भार- 
तीयोके साथ न्याय नहीं किया गया। इसमें कही कोई अतिभयोक्ति नहीं है। जिन 
भारतीयोका ऐसे मामलोसे थोड़ा भी सम्बन्ध रहा है, उन सबका अनुभव प्राय यही 
रहा है। मेरे विचारसे तो विदेशी ओपकोके लाभके लिए जाने-अनजाने प्रद्मासनमे 
कानूनका दुरुपयोग ही किया गया है। 

सबसे बडा दुर्भाग्य तो यह है कि अग्रेज लोग और देशका शासन चलानेमें शरीक 
उनके भारतीय सहयोगी यह समझते ही नहीं कि वे उपर्यक्त अपराध करनेमे लिप्त हैँ। 
मुझे बखूबी मालूम है कि बहुतसे अग्रेज और भारतीय अधिकारी ईमानदारीसे यह 
मानते हूँ कि वे जिस शासन-तन्त्रको चला रहे हैँ वह दुनियाके सर्वोत्तम तन्‍्त्रोमे से है और 
उसके अधीन भारत धीरे-धीरे ही सही किन्तु निश्चित प्रगति कर रहा है। उन्हें नही 
मालूम कि एक ओर आत्ंककी इस सुक्ष्म किन्तु प्रभावकारी प्रणाली तथा पशुबलके 


१, देखिए खण्ड १७, पृष्ठ ३१३७-२२ । 


ऐतिहासिक मुकदमा १२७ 


संगठित प्रदर्गन और दूसरी ओर जनताको प्रतिशोध अथवा आत्मरक्षाकी समस्त शक्तिसे 
वचित रखतेका परिणाम यह हुआ है कि भारतके लोग निर्जीव बनकर रहे गये हैं और 
उन्हें ढोंग तथा पाखलण्डकी आदत पड गईं है। और इस भयकर आदतके कारण प्रश्मासको- 
का अज्ञान और आत्म-वचना और भी बढ़ गई है। जिस धारा १२४ क के अधीन 
सोभाग्यवञ मुझपर आरोप लरूमगाया गया है, वह भारतीय नाग्रिकोकी स्वतन्त्रताका 
गला घोटनेंके लिए रची गई राजनीतिक धाराओमे कदाचित सर्वोपरि है। लोगोके मनमे 
कानूनके बलपर राजभक्ति उत्पन्न नहीं की जा सकती। न कानूनके सहारे उसका 
नियमन ही किया जा सकता है। यदि किसीके मनमें किसी व्यवित या प्रणालीके 
प्रति भक्ति नहीं है, तो जबतक वह हिसाका इरादा न रखता हो अथवा उसे प्रोत्सा- 
हन या उत्तेजन न देता हो तबतक उसे अपनी अभक्तिकों व्यक्त करनेकी पूरी स्वतन्त्रता 
होनी चाहिए। किन्तु जिस धाराके अधीन श्री वैकर और मुझपर आरोप लगाये गये 
है, वह घारा तो ऐसी है जिसके अनुसार अप्रीतिकी भावनाका प्रचार करना ही 
अपराबव है। मैने इसके अधीन चलाये गये कुछ मुकदमोका अध्ययन किया है और मैं 
जानता हूँ कि भारतके कुछ बडसे-बड़े छोकप्रिय देशभकतोकों इसके अनुमार दण्डित 
किया गया है। इसलिए इस धाराके अधीन मुझपर जो आरोप छगाया गया है, उसे 
में अपना सौभाग्य मानता हूँ। मैने अपनी अप्रीतिकी भावनाके कारणोकों यथासम्भव 
कमसे-कम शब्दोमे पेश करनेंकी कोशिश की है। किसी भी अधिकारीके विरुद्ध मेरे 
मनमें कोई वेर-भाव नहीं है और व्यक्तिके रूपमे सम्राढके प्रति ऐसा कोई भाव 
रखनेका तो सवाल ही नहीं उठता! किनन्‍नु जिस सरकारने कुल मिलाकर भारतका 
इतना अहित किया है जितना कि पहलेके किसी भी तन्‍्त्रनें नहीं किया, उसके प्रति 
अप्रीतिकी भावना रखना में एक श्रेयकी वात मानता हूँ । इस अंग्रेजी हुकूमतके अधीन 
भारत जितना निर्वीयें हो गया है, उतना पहले कभी नहीं था। ओर चूंकि मेरी 
मान्यता ऐसी है, इसलिए इस तलन्‍्त्रके प्रति मनमे भक्ति रखना में पाप समझता हूँ। 
अतएवं अपने खिलाफ सवृतमे पेम किये गये लेखोमे मेने जो-कुछ लिखा है उसे 
लिखना में अपना बहुत बडा सौभाग्य मानता हूँ। 

असलमें तो में यह मानता हूँ कि जिस अस्वाभाविक स्थितिमे आज इग्लैड और 
भारत दोनों आ पहुँचे है, उससे वच निकलनेके लिए असहयोगका रास्ता दिखाकर 
मैंने दोनोकी सेवा ही की है। मेरी नम्न रायमें बुराईसे असहयोग करना भी उतना ही 
आवश्यक कत्तेव्य है जितना आवश्यक कत्तंग्य अच्छाईसे सहयोग करना है। किन्तु 
असहयोगके ऐसे प्रयोगोंमें अभीतक बुराई करनेवालों के विरुद्ध जान-वूझ्कर हिसाका 
रास्ता अपनाया जाता रहा है। में अपने देश-भाइयोकों यह दिखानेंकी कोशिश कर रहा 
हैँ कि हिसावृत्तिसे किया गया असहयोग अन्तमें बुराईकों बढ़ानेमे ही सहायक होता है; 
और चूँकि बुराई हिसासे ही पोषित हो सकती है इसलिए यदि बुराईके साथ सहयोग 
बन्द करना हो तो हिसावृत्तिको तिलांजलि देनी चाहिए। अहिसाका मतलब है, वराईसे 
असहयोग करनेके फलस्वरूप मिलनेवाले दण्डकों स्वेच्छासे स्वीकार कर लेना। इसलिए 
जो चीज कानूनकी नजरमे जान-बूझकर किया गया अपराध है, वह मेरी दृष्टिमे 


१२८ सम्पूर्ण गाधी वाटमय 


नागरिकके नाते मनृष्यक्रा सर्वोपरि कर्त्तव्य हे, और उसके किए कडीसे-कड़ी सजा मॉगने 
ओर उसे भिरोत्रार्य करनेक्ते लिए में यहाँ खड़ा हूँ। इसकछिएर न्‍्यायाधीग महोदय, अब 
आपके सामने यही एक रास्ता है कि जिस कानूनपर अमल करनेका काम आपको 
सोपा गया हे, उसे यदि आप अन्यायपूर्ण मानते हो और मुझे सचमुच निर्दोप समझते 
हों तो आप अपना पद त्याग दे और इस प्रकार अन्यायमे शरीक होनेसे बचे। इसके 
विपरीत यदि आपका यह मत हो कि जिस तनन्‍त्र और जिस कानूनको चलानेमे आप 
मदद कर रहे हैँ वे इस देशकी जनताके लिए हितकर हैँ और इसलिए मेरी प्रवृत्तियाँ 
सार्वजनिक कल्याणके लिए हानिकर हैँ तो आप मुझे कइीसे-कड़ी सजा दे।' 

न्यायाघोश : श्रो बेकर, कया आप सजाके सम्बन्धर्म कुछ कहना चाहते हें? 

श्री वेकर : में सिर्फ इतना कहना चाहता हेँ कि इन लेखोंकों छापनेका सौभाग्य 
मुझे ही प्राप्त हुआ था और में अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। सजाके सम्बन्ध 
भुझे कुछ भी नहीं कहना है। 

न्यायाधीदने जो निर्णय दिया उसका पुरा पाठ इस प्रकार था: 

श्री गांधी, आपने अपना अपराध स्वीकार करके एक तरहसे मेरा कार्य सरल कर 
दिया हे। फिर भी जो शेष रह जाता है, अर्थात्‌ उचित दण्डका निर्णय करना, वह 
कोई साधारण समस्या नहीं है। इस देदमं किसी भी न्‍्यायाधीशकों कठिनसे-कठिन 
जिस समस्याक्रा सामना करना पड़ सकता है, यह समस्या शायद उतनी ही कठिन 
है। कानून किसी भरी व्यक्तिका लिहाज नहीं करता। फिर भी इस तथ्यकी उपेक्षा 
नहीं की जा सकती कि मेरे सामने अबतक विचारके लिए जितने लोगोके मुकदमे 
आये हैँ या भविय्यमें आ सकते हे, आप उन सबसे भिन्न श्रेणीके व्यक्ति हे। इस 
तथ्यकी उपेक्षा नहीं की जा सकती कि अपने लाखों देशवासियोंकी नजरोमें आप एक 
महान्‌ देशभक्त और महान्‌ नेता हें। जो लोग आपसे राजनीतिक मतभेद रखते हे 
वे भी आपको उच्च आदशेवादी और एक ऐसा व्यक्ति मानते हे जिसका जीवन 
महान्‌ और यहाँतक कि सन्‍्तों-जंसा है। मुझे आपके बारेमें केवछ एक दृष्टिसे विचार 
करना है। किसी अन्य दृष्टिसि आपके बारेसें निर्णय या आलोचना करना मेरा कत्तंव्य 
नहीं है और में वेंसा करनेकी धुष्टता भी नहीं कर रहा हूँ। मेरा कत्तंव्य यह है कि 
में आपको एक ऐसा सनुष्य सानकर आपके बारेमें निर्णय दूं जो काननके अधीन है, 
जो स्वयं यह स्वीकार कर चुका है कि उसने कानूनकों तोड़ा है और जिसने वह 
सब किया है जो एक साधारण मनुष्यको दृष्टिसं निए्चय ही राज्यके विरुद्ध गम्भीर 
अपराघ है। में यह जानता हूँ कि आप हिसाके विरुद्ध निरन्तर प्रचार करते रहे हूं 
और में यह चिद्वास करनेकों भी तेयार हें कि आपने कई बार हिंसाकों रोकनेके 
लिए बहुत-कुछ किया भी है। लेकिन एक बात मेरी समझसें नहीं आती कि अपने 


१. गांधीजी द्वारा इस्ताक्षरित इस्तलिखित बपषानकी फोटो-नकल दृगयकू ऑफ गांचीजी, पृष्ठ १६८- 
९२ में दी कई है । 


ऐतिहासिक मुकदमा १२९ 


राजनीतिक उपदेशके स्वरूपको देखते हुए और जिन लोगोंको वह उपदेश दिया गया 
था उनमें से बहुतोके स्वभावकों देखते हुए, आप यह कंसे मानते रहे कि उसका 
अनिवार्य परिणाम हिसा नहीं होगा। 

भारतमें ऐसे व्यक्ति इनें-गिने ही होगे जिन्हें इस बातका हादिक खेद न हो 
कि आपने ऐसो स्थिति उत्पन्न कर दी है कि कोई भी सरकार आपको जेंलके बाहर 
नहीं रहने दे सकती। परन्तु स्थिति है यही। मेरी कोशिश यह है कि आप जिस 
दण्डके अधिकारी हे और जो-कुछ सार्वजनिक हितके लिए मुझ्न आवद्यक लगता हैं, 
उन दोनोंमें सन्तुलन रखूँ। वण्डका निर्णय करनेंमें में एक ऐसे उदाहरणका अनुसरण 
करना चाहता हूँ जो बहुत-ती बातोममों इसी मुकदमेकी तरह था और जिसका फंसला 
आजसे कोई वारह साल पहले किया गया था। मेरा अभिप्राय बाल गंगाघर तिलकके 
विरुद्ध इसी घाराके अधोन चलाये गये मुकदमेसे है। उन्हें जो दण्ड दिया गया और 
जो अन्तमें कायम रहा वहु छः सालका साधारण कारावास था। में समझता हूँ कि 
यदि आपको श्री तिलककी श्रेणीमें रखा जाये, अर्यात्‌ आरोपके हर मुहेंपर दो सालका 
साधारण कारावास और कुल मिलाकर छः साहककी सजा दी जायें, जिसे देना में 
अपना कत्तंव्य समझना हूँ, तो आप इसे अनुचित नहीं समझेंगे। तो, यह सजा सुनाते 
हुए में यह कहना चाहता हें कि यदि भारतमें घटनाक्रम सरकारके लिए यहु सम्भव 
कर दे कि वह इस अवधिकों घटा सके और आपको छोड़ सके, तो मुझसे ज्यादा 
खुदी और किसीकों नहीं होंगी। 

न्यायाघीशने श्री बेकरसे कहा: में मानता हूँ कि आपने जो-कुछ भी किया, 
वहु एक बड़ी हृदतक अपने नेंताके प्रभाव आकर किया। इसलिए में आपको जो 
दण्ड देना चाहता हूँ वह है: पहले दो अपराधों से प्रत्येकके लिए छः मासका साधा- 
रण कारावास, अर्थात्‌ एक वर्बषका साधारण कारावास और तीसरे अपराधके लिए एक 
हुजार रुपया जुर्माता, जिसे अदा न करनेपर छः मासका अतिरिक्त साधारण कारावास 
भोगना पड़ेंगा। 

श्री गांधीने कहा: 

में दो शब्द कहना चाहता हूँ। चूंकि आपने स्वर्गीय लोकमान्य बाल गगाघर 
लिलकके मुकरमेक्ी याद दिखाकर मुझे गौरव प्रदान किया है, इसलिए में यह कहना 
चाहता हूँ क्रि उनके नामके साथ सयकत होना मेरी दृष्टिमें बहुत ही सौभाग्य और 
सम्मानकी बात है। जहाँतक खूद सजाका सवाह है, निश्चय ही यह मेरी दृष्टिमें 
हलकीसे-हकी सजा है और जहाँतक इस मुकदमेकी पूरी कार्यवराहीका सवाल है में 
यहू कह़ें बिना नहीं रह सकता कि इससे अधिक सौजन्यकी आशा नहीं की जा 
सकती थी। 

न्यायाधीशके अदालतसे उठते ही भरी गांधीके मित्र उनके चारों ओर सिमट आय 
और उनके पेर छूने छग। बहुत-से स्त्री-पुरुष सिसकियाँ भर रहे थे। पर श्री गांधी 


१३० सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


इस तमाम वक्‍त मुस्कराते रहे और ज्ञान्तचित्त रहे और जो भी उनके पास पहुँचा 
उत्तको हिस्मत बँचाते रहे। श्री बेंकर भी सुस्करा रहे थे और इस सबको बड़े ही 
सहज भावते देख रहे थे। सारे मित्रोंके विदा हो जानेके बाद, श्री गांधीको अदालतसे 
बाहर लाकर सावरमतो जेल भेज दिया गया। इस प्रकार इस शानवार भुकदमेका 
पटाक्षेप हुआ। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, २३-३-१९२२ 


५८. सन्देश : देशके नाम" 


[ अहमदाबाद 
१८ मार्च, १९२२ | 
गांवीजीने सजा सुतनेके पच्चात्‌ अपने पास खड़े कांग्रेसके महामंत्रीकों देशा- 
वासियोंके लिए यह सन्देश दिया: 
मुझे यह देखकर प्रसन्नता होती है कि छः: दिलोंमें देशभरमें स्वर्गकी-सी शान्ति 
रही है। अगर यह वातावरण इस संवर्षके अन्ततक बना रहा तो संघर्ष अवश्य ही 
छोटा और प्रकाशप्रद होगा।' 
अवालतसे दिदा होते समय महात्माजीने कहा: 
मुझे अब सन्देश देनेकी आवश्यकता नहीं। मेरा सन्देश तो लोग जानते ही हैं। 
लोगोंसे कहिए कि हरएक हिन्दुस्तानी बान्ति रखें। हर प्रयत्नसे शान्तिकी रक्षा करे। 
केवल खादी पहने और चरखा काते। लोग यदि मुझे छड़ाना चाहते हों तो जझान्ति- 
के द्वारा ही छड़ायें। यदि छोग थान्ति छोड़ देंगे तो याद रखिये मैं जेलमें रहना 
पसन्द कहूँगा। 
स्पीचेज ऐंड राइटिग्ज ऑफ एस० के० गांधी 
हिन्दी नवजीवन, १९-३-१९२ 


१, अदाल्तसे विदा होनेके पूवे गांवीजी द्वारा दिये गये दो सन्देश विभिन्‍न सूत्रोंसे प्राप्त हुए हैं। 
यहाँ उन्हें एक साथ दिया जा रहा है । 

२. शत अनुच्छेदका अनुवाद स्पीचेज ऐंड राइटिग्ज ऑफ एम० के० गाँधीमें उपलब्ध पाग्से 
किया गया है 


५९, साबरमती जेलसे अन्यत्र भेजें जानपर टिप्पणी 


मो० क्ष० गांधीने कहा, मेरी गिरफ्तारीकें सममसे आजतक जिस एक बातमे 
मेरे साहुत ओर होमलेकों बनायें रखा वह यह हे कि देशने मेरे सन्देशपर अमल 
किया और क्विसी प्रकारका हिसात्मक विस्फोट नहीं हुआ। 
[ अग्रेजीसे | 


बॉम्त सीक्रेट रच्सनक्ट्स 
# बौँ श् 


६०. भेंट : चक्रवर्तों राजगोपालाचारीसे' 


गाघी जीने अपने भोजनके बारेमें पुछे जानेपर कहा: मुझे डबल रोटी और बकरीका 
दूध दिया जाता है; दूध दिन-भरका एक ही समय दे दिया जाता है। मेने भोजन 
तीन बार करनेके बजाय दो बार करना शुरू कर दिया है। फलोके बारेमें पुछनेपर 
उन्होंवे कहा, मुझे दिनमें २ संतरे दिये जाते हैँ। मेने अपनी रोजकी खुराकम मुनक्‍्के 
भी लिपे थे; परन्तु अभी मुझे मनक्‍्के देनेका आदेश नहीं दिया गया है। . . 
« » महात्माजीने मुझसे कहा है, वे यह नहीं चाहते कि उनके जेल-जीवनके 
बारेमें कोई शिकायत की जाये। 
| अग्रेजीसे ] 
हिन्दू, ३-४-१९०२ 


१. गांधीजी और शंकरछाल बकर नबरमती मेलसे २० मार्चक्रो भद्व राजिके समय स्पेशल <नते 
पद जेल छे जाये गये ये । 

२. यद्द मुलाकात पूनाके पास परवदा जेछमें हुईं यो । इस अवत्तपर देवदस यांवी भी उपस्थित 
थे । विस्तृत विवर॒ण्के छिए दाज:८ परिश्विष्ट २ । 


६१. बालपोथी 


शुक्रवार, चैत्र कृष्ण ३ [ १४ अप्रैल, १९२२] 
शिक्षकोंसे' 


इस बालूपोथीकों प्रयोग-रूप समझा जायें। 

नरहरि', काका ओर दूसरे शिक्षक इसे पढ जायें, और उन्हें पसन्द आनेपर 
ही आचायें गिडवानीकों' तथा बलभाई और दीवान मास्टरको" यह दिखाई जाये। वे 
पास करे तो अन्तमें आनन्दशकरभाईके* पास भेजी जायें, ओर वे भी पसन्द करे तो 
छपाई जाये। 

आनन्दानन्दा', वालजी देसाई", छगनलाल, मगनलाल, देवदास, जमनादास वगैरा 
भले इसे देख जायें। महादेवको भी इसकी नकल भेजी जा सके तो भेजी जाये। 

यह तो स्वप्नमें भी न सोचा जाये कि यह मैने लिखी है, इसलिए इसे छपाना 
चाहिए। मेरी मेहनतका खयाल भी न किया जाये, क्योकि मुझे तो इसके लिखनेमे 
आनन्द ही आया था। जिस ढंगसे टाल्स्टाव फार्म आदिम मैने बच्चोकों सिखाया था, 
उसी ढगपर इसे लिखा है। वहाँ मे माँ” बना था। 

पहले तो तीस पाठ लिखनेका विचार था। केक्रिन अधिक विचार करनेपर 
यह प्रतीत हुआ कि पोथीका छोटा होना ही अच्छा है। फिर चाहे बालक एक वर्षमे 
दो या तीन पोथियाँ पढें। 

नरहरि और काकाकों उचित लगें, वैसे फेरफार करनेमे हर्ज नहीं। 


१, हृकीम अजमल्खके नाम अपन १४ अप्रैल, १९२२ के पत्रमें गाधीजीन श्स “बारूपोथी ! के 
रेखनकी समाप्तिका उल्लेख किया है । शिक्षकके नाम इस पत्रमें और “ यचना ” में छेखन-तिथि चेत्र 
कृष्ण ३ दी हुईं है । यद्द तिथि १४ मप्रैठ, १९२२ को द्वी थी । पुस्तक वर्षोतक भग्रकाशित पढ़ी रही 
और पहली बार नवजीवन टरुट द्वारा १९०१ में प्रकाशित की गई । 

7. गांधीनीने बालपोथीके साथ इसे पत्रके रूपमें भेजा था । 

३. नरद्रिं द्वारकादास परीख । 

४. काका काछेल्कर । 

७. प्रो० आयदोमल टेकचन्द गिदवानी, इल्ाद्वावादके म्योर सन्दर काछेजमें प्रोफेतर थे और बादमें 
शुनरात वियापव्के आचाय रहे ! 

६ और ७, बलभाई ठाकोर ओर जीवनलाल दीवान । 

८. आनन्दशकर बापुभाई भव (१८६९-१९४२ ); संस्कृतश्ब, शिक्षाविद्‌ ओर विद्वान , बनारस हिन्दू 
विश्वविद्याल्यके प्रो-वाइस-चाॉसछलर (१९२०-३७ ) । 

४, स्वामी आनन्द, सन्‌ १९१९ में नचजीवलके प्रथम प्रकाशनके समपसे कई वर्षोतक नवजीवन 
मुद्रणालयंक व्यवस्थापक रहे । 

१०. वाछुजी गोविन्दजी देसाई, गुनरात काढेज, अदमदाबादमें भंग्रेजीक अध्यापक ये; अपने पदसे 
इस्तीफा देकर वे गांधीजीके साथ हो गये भौर गांधीजीकी कई गुजराती पुस्तकोंका भंग्रेजीमें अनुवाद किया। 


बालपोबी १३३ 


इस पोथीकों छपानेक्रा विचार किया गया है या नहीं, इस सम्वन्धमे अथवा 
पोथीके विषयमें कुछ विखना हो तो वहू अग्नेजीमें लिखा जाये। में मानता हूँ कि 
उस दगामे (जेलका) सुपस्टिडेट उसे आने देगा। 

अगर छपानेका विचार हो तो इसमें चरखे आदिफ्े चित्र देना ठीक होगा। 
कागज अच्छा लगाना चाहिए और अक्षर तो बड़ होने द्वी चाहिए। 

हिन्दू धर्मके बारेमें लिखूंगा हो। 

मोहनदास गांधी 

[ पुनव्च ] 


मेरे विचारमें इस बाल्मोथीके लेखकके ताते मेरा नाम प्रकानित न करना ही 
ठीक होगा।' 


सुचना 

इस बालपोथीके पीछे कल्पना बह है कि विद्यार्थीनी एक साठ या इससे कम 
समय कातना सीखनेसे ओर बारहखडी, देवनागरी और प्राक्ुत तथा साधारण अर्क 
सीखनेमे विताया है। 

'लछघुणका ! और अयमान, इन दो चब्दीकों छात्ारीसे बालपोयीमे जगह दे 
है। बालक पेश्षाव ' के बदले लघबका -जैंसे सुन्दर चब्दका प्रयोग करें तो ठीक 
हो, यह समझकर ही उसे जगह दी है। अपमान से अधिक आसान अनच्द न मिलनेंसे 
उसे रहने दिया है। 

बारहवें पाठमे जो थोई कठिन भब्द आये है, वे जान-बूझकर रखे गये दे। 

इस पोथीकी रचनामें धारणा यह रहीं है कि बालक जो-कुछ सीखें, उसपर अमल 
क्रें। ऐसी कोई चीज इसमें नहीं दी है, जिसका उन्हें रोज अनुभव न होता हो। 

यह पोयी मात्रा और बाल्कके बीच सवादके रूपमे छिखी गई है। वेशक इसमें 
कृत्रिमता है, क्योकि आज भारतवर्षकी माताएँ बालककों झिक्ष्य देनेके अपने धर्मका 
पालन बहुबा नहीं करती और उसके छिए तैयार भी नहीं होती। इस आगासे कि 
आगे जाकर कुछ माताएँ तो बालकोके प्रति अपने धर्मका पालन करेंगी. आदर्शके 
रूपमें इतनी कृंत्रिमताकों यहाँ स्थान दिया गया है। कल्पना यह है कि वाल्पोथी 
तीनसे छ महीनेंमें पूरी हो जाये। 

शिक्षककों चाहिए कि वह बालकोसे हराएक पाठ सुन्दर अक्षरोंमे छिखवा छे। 

पाठोकी रचना यह मानकर की गई है कि झिक्षक इन्हें आधार मानकर अपने 
उत्साहके अनुसार इनको सजायेंगा। 


चैत्र ददी, ३ लूेसक 
शक्रवार 


२. सन्‌ १९२२ में गांधीजो जब जे गये तो काकासाइबने उसमे जेझमें रहते हुए हिन्दू पर्मेको 
एक बालपोयी तैयार कर देनेका अनुरोध किया था। 
२, देखिए “ पत्र: यरवंदा जेलक सुपर्रिशंडंटकों ”, १२-८-१९२२ | 


१३४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


पाठ पहुला 


सवेरा 
बेटा, उछो सबेरा हुआ। 
'मुझे नींद आ रही है, माँ! 
, वेहन उठ गई है; तुम भी उठो, दतौन करो; प्रभुका नाम लछो। 
“भ्रॉ, कितने बजे होंगे? ' 
“चार तो बज चुके, पक्षी बोलने छगे हैं; तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता ? 
'शान्‍्ता दीदी भजन गाने छगी है। 


| 


4 


छा 


हि 


रे 
3, 
जप 


पाठ दूसरा 
दतोन 


। 
अं 
- 4; 


' ज्ञोमकी क्यों नहीं की ? 
'नीमकी कड़वी छगती है।' 
“इससे क्या? बादमें अच्छा लगना है।' 
आदत पइलनेपर कड्वायन भी अच्छा लगता है।' 
पाठ तीसरा 
भजनकी तेयारी 
साक-रुबरे हुए बिना भजनमें जाता ठीक नहीं। आँखमें कीचका होना गन्दगीकी 
निश्ञानी है। भगवानका भजन करते समय हमें शरीर और मन साफ रखना चाहिए। 
प्रार्थनामें पालभी मारकर, हाथ जोड़कर और तनकर बंठना चाहिए; न किसीके 
साथ बात करनी चाहिए; न किसीके सामने देखना चाहिए। भगवान्‌को हम नहीं 
देखते, केकिन वह तो हमें देखता है। 
जब तुम सोते हो तब भी में तो जागती रहती हूँ। इस कारण में तुम्हें देखती 
हूँ; तुम मुझे नहीं देखते। इसी तरह हम ईइवरकों चाहे न देखते हों, पर वह हमें 
क्यों नहीं देख सकता ? 
पाठ चौथा 


भजन 

सुझे प्यारा, प्यारा, प्यारा दादा रामजीका नाम; 

मुझे दूसरी किसी विद्यासे नहीं कुछ काम। 
मुझे प्यारा, प्यारा, प्यारा दादा रामजीका नाम। 


बालपोंगी १३५ 


पिताजी, बरसाकर मुझपर अपनी ममता और प्रीत, 
मेरी यट्टीपर लिखाओं सीठे योविन्दजीके गीत। 
मुझे प्यारा, प्यारा, प्यारा दादा रामजीका नाम। 
मुझे सुनना है रामजी, श्री रामजीका गान; 
मुझे करना है श्री रामजीका स्मरण ओर ध्यान। 
मुझे प्यारा, प्यारा, प्यारा दादा रामजीका नाम। 


कालिदास वसावड़ा 


पाठ पाँचवाँ 
कसरत 
भजन करनेक्े वाद तुमने आज कौन-सी कसरत की? 
आज तो मेने इण्ड पेले थे, भर हम सब एक साथ दौई भी थे। 
इते समय तुम मुंह बन्द रखते हो न? हमें साँस हमेशा नाकसे ही लेनी 
चाहिए। 
क्या कोई दूसरी कसरत भी करते हो? 
हाँ कभी बेठक लवबाते हैं; कभी कुद्ती लड़ते हैं 
खेल समझते हैं। दूसरे खेंलोंम हम ादापादा सें 
खो-खो, गिहली-इण्डा आदि जो भाता है, हम हमेता खे 
जैसे सवेरे भजनके बाद कसरत करने हैं, उसी 
तो होता ही है। 


हम अपनी कसरतकों भी 
लका-छिपी, कबइडी, 


हद! का 
हा] शििः पे 


शामकोी भी कुछ-न-कुछ 


पाठ छठां 


चरखा 

 साबव, तुमने आज कितता काला ? 

“माँ, आज तो मेने केवल छः: लछब्छियाँ काती हैं।' 

“भला इतनी ही क्‍यों? हमेशा तो तुम कमसे-कम आठ लरच्छियाँ कातते हों 

“हाँ, माँ, आज मुझे थोड़ा आलस आ गया, और पूनियाँ भी कुछ खराब रही 
होंगी, जिससे सूत टटता था। 

“तुम चरखेपर किसने घंटे बैठे थे? 

तीव घंटे बैठा था। तुम मुझसे कहोंगी कि यह तो कम हुआ। बात भी सच 
है। मैंने तुमसे कहा है कि आज जी अलसा गया था। बन सका तो कल ही यह 
एक घंटा पूरा कर दूँगा। मुझे रोज कमसे-कम चार घंदे तो कातना ही है।' 

बेटा, तुम देखोंगे कि यह एक घंटा बीते हुए घंटेके जितना काम कभी नहीं 
देगा। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। 

आलस तो हमारा बरी है 


१३६ सम्पूर्ण गाधी वाहुमय 
पाठ सातवों 
कातनेका आनन्द 

'नुम्हें कातनना जच्छा लगता है? 

“जब तक्रुआ टेढा नहीं होता, माल वरावर बेठती हे, पहिया विना आवाजके 
घूमता है और तार नहीं टूढता, तब तो कातनेमे मुझे खेलनें-जैसा मजा आता है। 
जब में चरखेको खूब चलाता हूँ, तो उसमें से भौरेकी जैसी मीठी गूंज निकलती है, 
जो आनन्द देती है।' 

साथ ही, इस विचारसे भी कालनेमे उत्साह माहूम होता है कि अपने ही 
काते हुए सूतसे मेरे कयई बुले जायेगे। 


पाठ आठवाँ 
स्वच्छता 

“तुम्हारे नाखूनोने आज मैं मैल देख रही हूँ। कानोमे भी मैल भरा है। तुमने 
आज नहा तो था न? 

'हा, माँ, नहाये बिना तो में कभी रहता नहीं।' 

' क्या सिरपर पाती डा लेने या नदीमे इंबकी लगा लेनेसे नहानेका मतलब 
पूरा हो जाता है? 

' नहानेका मतलब है, गरीरके सब अगोकों खूब साफ करना। शरीरकों भिगो- 
कर मलना चाहिए। कान, बगल वगगेरा जगोकों मकर मैल छुडाना चाहिए। नाखून 
देखने चाहिए। जिसके नाखूनमे मेल होता है, उसे मैलवाले हाथसे खाना अच्छा कैसे 
लग सकता है? 

' झरगीरकी तरह ही हमारे कपडे, विछोना वगैरा भी साफ होने चाहिए। 

' मुघडता उद्यमकी निभातवी है। मेल अहृदीपनकी निशानी है।' 


पाठ नोौबाँ 


बुरी आवतें 

' हमारे गाँवमें बदबू बहुत आती है। इसका कारण क्‍या होगा ? * 

'बेंठा, हमारी कुछ पुरानी कुटेवे ही इसका कारण है। लोग दूर जयलमे जानेंके 
बदले बच्चोकों गलियों टट्ठी बैठने देते है, और खुद गांवकी हृदमे ही बैठ जाते है। 
सवेरेके समय तो बदबूके मारे गाँवोके पासले निकलना कठिन हो जाता है।' 

' छघुणका ' तो जहाँ जी चाहा वही करनेमे हम हिचकिचाते नहीं। इस तरह हम 
घरती माताका अपमान करते हैं।' 

हर सन्दगीकों तुरन्त ही जमीनमें गाड़ देना चाहिए।' 

_ब्िल्दी जमीन खोदकर भौर उसमें अपना काम करके मैलेको घूलसे ढेंक देती 
है। हरएक मनृप्यक्ो ऐसा ही करना चाहिए।' 


बालपोथी १३७ 
पाठ दसवाँ 


खेत और बाड़ी 

क्या तुम जानते हो कि हमारे गाँवके खेतोम क्या-क्या पैदा होता है? * 

हाँ, माँ, मौसमके अनुसार गेहूँ, चना, वाजरा, अरहर, ज्वार वगैरा अनाज पैदा 
होते है। गाँवके पास कोई वाडी नहीं है, यह कमी बहुत खटकती है। पासके गाँवमें 
तो बहुतमें पेड है, वहाँ घूमनेमे मजा आता है। वहाँ नीम है, इमली है कुछ आमके 
पेड़ हैं। कही-कही बेरके पेड भी है। 

' उस वाडीमे साग-सब्जी भी बहुत होती है। सेम, वैंगल, मेथी, सेगर, भिण्डी, 
मूली वगेरा सत होता है।' 

' क्या ही अच्छा हो, अगर हमारे गाँवके लोग भी इस तरहके पेड-पौधे रूगाये। 

“हमारा गाँव गरीब है। छोगोमे एका नहीं है। इसलिए हमारे गावके खेतोमे 
जो अनाज पैदा होता है, लोग उसीसे सनन्‍्तोप मानकर बैठे रहते हैँ। 

“माँ जब में बडा हो जाऊँगा, तब फलोके पेड़ तो जरूर ही लगाऊँगा। 

'बेठा ईश्वर तुम्हारे मनोरय पूरे करें। ! 


पाठ ग्यारह॒वां 


घरका काम 


ब्ब.. हे, 


“देखो, त्रेंटाि, जिस तरह शान्ता दोदी घरके काममे मदद करती है, उसी तरह 
तुम्हें भी करनी चाहिए।' 

' छकिन माँ भानता दीदी तो छड॒की है, लडकेका काम है खेलना और पढना। 

शान्ता बोल उठी क्या हमें खेलना और पढना नहीं होता ? * 

' में इनकार कब करता हूँ ? लेकिन तुम्हें साथ-साथ घरकाम भी करना होता है। 

माँ वोली : तो क्‍या लड़का घरकाम न करे? * 

माधवने चटसे जवाब दिया. “लडकेको तो बढ़ा होनेपर कमाना होता है, 
इसलिए यह जरूरी है कि वह पढनेमें ज्यादा ध्यान दे।' 

माँने कहा: बेटा, यह विचार ही गलन है। घरका काम करनेने भी बहुत-कुछ 
सीखनेको मिलता है। तुम्हें अभी पता नहीं कि अगर तुम घर साफ रखो, रसोईमें मदद 
करो, कपड़े घोओ, बरतन माँजों, तो उससे तुम्हें क्रिलना साया सीखनेकों मिल सकता है। 

' घरके काममे आँखका, हाथका, दिमागका उपयोग कुछ कम नहीं करना पइलता। 
लेकिन यह उपयोग सहज ही हो जाता है, इसलिए हमे उसका पता नहीं चलना । इस 
तरह घीरे-घीरे हमारा विकास होता रहता है और यही हमारी सच्ची पढ़ाई है।' 

“साथ ही, अगर तुम घरका काम करते रहो, तो उससे तुम्हारी योग्यता और 
कुगलता बढ़ती हैं, घरीर कसजाता है जौर काम करनेका आदी बनता है और फिर 
बड़े होनेपर तुम किसीके मुहताज नहीं रहते। में तो कहती हें कि घरका काम सीखने 
और करनेकी जितनी जरूरत जानता दादीकों है, उतनी ही तुम्हें भी है।' 


१३८ सम्पूर्ण गांधी बाह्मय 
पाठ बारहवाँ 
प्रभ्की महिमा 
'शान्ता और मावत्र, क्‍या तुम भाई-बहन कभी आकाशकी ओर देखते हो? ' 
शान्‍ता बोली: माँ, तुमने ही तो हमें सूरजका दर्शन करना सिखाया हैं। 
आकादयकी ओर देखे बिना सूरजके दर्शन कंसे हो सकते हैं 
माववने कहा: और क्‍या तुम यह भूल गई कि चाँदकों छोटा-बड़ा होते तुम ही 
दिखाती हो? दूजका चाँद बहुत छोटा और पूत्ोंका इतता बड़ा होता है। क्या उसे 
बिना देखें रहा जा सकता है? 
मां बोली: अच्छी वात है, तो फिर बताओं कि आकाझमें तुम और क्‍या 
देखते हो ? ' 
दान्ता : ये इनने सारे तारे ! इनमें से कुछ मेरे पास हों, तो कितना मजा आये ! 
मावव: विनमें और राज़में कितनी ही वार वादक आकर सूरज, ज्ञाद और 
तारोंकी इक देते हें और फिर चले जाते हैं! माँ, कितनी ही वार यह सब देखनेमें 
बड़ा मजा आता है 
माँ: जानते हो, इन सबको किसने बनाया है ? और जिस पृथ्वीपर हम चलते 
हैं, उसे बनानेव्ाला दर क्‍ 
मावत्र : “माँ, तमने ही तो हमें सिखाया है कि इन्हें बनानेवाला ईश्वर है।' 
दानता: और माँ तुम ही तो हमसे वह गीत बार-बार गवाती हों। आओ, 
हम किर उसे गायें: 
“रा प्रभु तुने यह ब्रह्माण्ड सारा; 
प्राणोंसे प्यारा, तु ही सबसे न्‍्यारा-- रचा० 
तू ही भाई-बन्धु, तु ही जनक-जननी; 
सकल जगत्‌में एक तेरा पसारा -- रचा० ” 
[ गुजरातीसे | 


बालयोथों, तथा (एस० एन० ८०८१) से। 


६२. पत्र: हकीम अजमलखाँकों" 


प्रिय हकीमजी 


कंदियोको इस वातकी इजाजत है कि वे तीन महीनेसे एक बार बाहर के 
लांगाक याथ मुछाकात कर सकते हु और एक पत्र लिख सकते है तथा एक्र प्राप्त 
कर सकते हैं। देवदास ओर राजगोपाछाचारी मुझसे मुखकात कर चके है, और 
पत्र आपको लिख रहा हेँ। 

आपको याद होगा क्रि श्री वैकरकों और मुझे १८ मार्चकों गनित्रारके दिन सजा 
सुनाई गई थी। सोमवारकी रातकों कोई १० बजें हमें बढ़ नोटिस मिला कि हमें 
क्रिमी अज्ञान स्थानपर ले जाया जायेगा। साढ़े स्थारह बजे पुछिस सुपस्टिदेद हमे 
उस स्पेश्नल ट्रेलपर के गये जो हमारे छिए सावर्मती स्टेशनपर तैयार खड़ी थी। 
रास्तेके छिए एक टोकरी फल रख दिये गये और सफर-भर हमारा पूरा खाल 
रुखा गया। सावसर्मती जेलके डाकटरनें, मेरे स्शस्थ्य और वर्मका खबाल रखते डुए 
मुझ उसी भोजनकी अनुमति दे दी थी जिसका में अभ्यस्त हूँ। श्री वैकरकों चिति- 
त्याकी दृष्टिसे रोटी, दूध और फलोक्की अनुमति भी दे दी गई थी। अत डिप्टी 
सुतस्टिइटने, जो हमे ले जा रहे थे, रास्तेमे श्री वेकरक्रे छिए गायके और मेरे लिए 
वकरीके दूधकी व्यवस्था कर दी। 

खडकी स्टेशनपर हमसे उतार लिया गया। वहाँ जेलकी गाठी हमें जेलनक 
दुँचानेके लिए तैयार खड़ी थी। यह पत्र जेल पहुचनेके बाद लिख रहा हँ। 

जो कंदी इस जेलमे रह चुके थे उनसे मैं इस जेलकी बराइयाँ सुत चका था 
इसकछिए अपने मार्गमे आनेवाली कठिनाइयोका सामना करनेकों तैयार था। श्री वैकरसे 
मेने कह दिया था कि यदि मरते कातलनेक्री इजाजन नहीं मिली तो मुझे अनशन 
करना पड़ेगा, क्‍योंकि में हिन्दू नववर्ष-दिवसपर दम्रल ले चुका था वि बीमारी या 
सफरके दिन छोडकर प्रतिद्षित कमसे-क्स आब घंटे जरूर कासंगा। मैने उससे यह 
भी कहा कि इसलिए यदि मझे अनशन करना पढे तो वे दे खी न हो और किसी भी 
अवस्था मिथ्या सहानुभूनिके कारण मेरे साथ उसमें झामिल न हो!। जे मेरी बात 
समझ गये थे। 

इसलिए जेल पहुंचनेपर भामकों कोई साई पाँच बजे जब सुपस्टिद्रेठ्ने मुझे यह 
बताया कि हमारे साथ जो चर्खा है उसे और हृसारे घास जो फल हे उन्हें 
के जानेकी इजाजत नहीं दी जा सकती तो इससे हमें कोई आहचर्य नहीं हुआ। मैने 


१. नेऊ-अधिकारियोने इसे रोक लिया था । उग्विए अगला शीषेक । 


१४० सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


बताया कि चरखा कातना मेगा ब्रत हे और हम दोनोको सावरमती जेलमें प्रतिदिन ऐसा 
करनेकी अनुमति भी थी। इसपर हमें जवाब मिला कि यरवदा सावरमती नही है। 
मैने सुर्पास्टेडेटकों यह भी बताया कि स्वास्थ्यका खयाल रखते हुए हम दोनोकों 
सावरमती जेलमे बाहर सोनेकी अनुमति मिली हुई थी, लेकिन इस जेलसे इसकी भी 
आगा नहीं की जा सकती थी। 
इस तरह हमपर जो पहली छाप पड़ी वह अच्छी नहीं थी। पर में इससे 
ततिक भी उद्धविग्त नहीं हुआ। सोमवारके पूरे दिनके उपवास और फिर मगलवारके 
आधे उपवाससे मुझे कोई हानि नहीं हुई। पर में जानता हूँ कि श्री वेकरको यह वात 
खली। वे रातमें चौकते और इरने रहते हैं और उनके पास किसीका रहना आवश्यक 
है। गायद जीवनमें उनका यह पहला कड़वा अनुभव था। में तो जेंलका पुराना 
पछी ठहरा। 
अगले दिन सुबह सुपरिटठेडेट हमसे पुछताछ करने आये । मैने देखा कि सुपरिटेडेटके 
बारेमें मेरा पहठा खाल उचित नहीं था। जाहिर है, पिछली भामको तो थे जल्‍्दीमे 
थे। हम छोग नियमित समयक्रे बाद जेल पहुँचे थे और उन्हें इस बातका कोई अनुमान 
ही था कि में कोई ऐसी माँग पेश कर दँगा जो उनके लिए नि सन्देह एक विचित्र 
माँग थी। परल्तु अब यह बात उनकी समझमे आ गई कि चरखा रखनेकी मेरी प्रार्थनाके 
पीछे उन्हे तग करनेका खयाऊझ नहीं था, बल्कि वस्तुत. सही कहिए या गलत, मेरे 
लिए वह एक बामिक आवश्यकता थी। उन्होंने यह भी जान लिया कि यह कोई 
भव-हुइतालका सत्रा् नहीं हैं। उत्होंते हक्म दे दिया कि हम दोनोकों चरखे वापस 
दे दिये जायपे। वे यह भी समझ गये कि जिस भोजनके लिए हमने कहा था वह 
हम दोतोके लिए जरूरी है। 
हातक में देख पाया हें, शारीरिक सुख-सुविधाका इस जेलमें ठीक खयालहू 
रखा जाता है। सुपस्टिडेंट और जेलर दोनों मुझे होशियार लगते हे और उनका 
बरताव अच्छा है। पहले दिनका अनुभव अब मेरे छिए कोई महत्त्व नहीं रखता। 
सुर्परिटेडेंट और जेडरके साथ भेरें सम्बन्ध इतने मंत्रीपूर्ण हें जितने कि बन्दी और उसके 
प्रहरियोर्में परस्पर हो सकते है। 
पर यह चीज भी मेरे आगे स्पष्ट हो गई है कि मानवीय तत्त्वका इस जेल- 
व्यवस्थामं यदि पूर्ण नहीं तो अधिकतर अभाव है। सुपरिटेडेंटने मुझे बताया है कि 
सभो कैदियोके साथ इसी तरहका व्यवहार होता है जैसा कि मेरे साथ हो रहा है। 
यदि ऐसा है तो जीववारियोंकी हैसियलसे कैदियोकी नायद ही इससे बेहतर देखभाल 
की जा सके, पर मानवीय भावनाके लिए जेलके नियमों कोई गुजाइश नही। 
अगले दिन सुबह जेल-समितिने जो-कुछ किया वह सुनिए। इस समितिमे 
कलक्टर, एक पादरी और कुछ अन्य लोग हैं। सघोगकी वात है कि इस समितिकी बैठक 
हमारे जेलमें दाखिल होनेके अगले ही दिन हुईं। सदस्य हमारी जरूरते जाननेके लिए 
आये। मैंनें इस वातका जिक्र किया कि श्री बैंकरकों हौलदिलीकी बीमारी 
मेरे साथ रखा जाये तथा उनकी कोठरी खली रहने दी जाये। इस प्रार्थनाके प्रति 
कैसी निरस्कारपुूर्ण और हृदयहीन उपेक्षा दिखाई गई, में बता नही सकता। सदस्यामे 


पंत्र हकीम अजमलखाँकों १४१ 


से जाते-जाते एक बोल उठा, बकवास । उन्हें श्री बैंकरके पिछले जीवन, उनकी स्थिति 
या उनके हालन-पालनके बारेमें कुछ पता नहीं था। इस सबका पता लगाने और जो 
मेरी दृष्टिमें एक बहुत ही स्वाभाविक प्रार्थना थी उसका कारण मालूम करनेसे, जैसे 
उन्हें कोई सरोकार ही नहों था। श्री बैकरके लिए भोजनसे भी ज्यादा जरूरी चीज 
यह थी क्रि वे रातमें आरामसे सो सके। 

इस भेटके बाद एक घटेके अन्दर ही एक वार्डर यह हुक्म लेकर आया कि 
श्री बेकरकों किप्ती और जगह रखा जायेगा। मेरी स्थिति उस माँकी तरह हो गई 
जिससे अचानक उसकी इकलछौती सन्‍्तान छिन रही हो। इसे एक शुभ सयोग ही 
समझना चाहिए कि श्री बेकर मेरे साथ गिरफ्तार हुए और हम दोनोपर एक साथ 
मुकदमा चला। सावरमतीमे मेत्े जिला मजिस्ट्रेको यह लिखा था कि यदि सरकार 
श्री बेकरकों मुझसे अलग न करे तो में इसे एक कृपा मानूंगा और यदि श्री बैकर 
मेरे साथ ही रहें तो हमे एक दूसरेका सहारा रहेगा। वे मेरे पास “गीता' पढते 
थे और मेरे दुबंल शरीरकी देखभाल रखने थे। श्री बैंकरकी माताका कुछ महीने 
पहले ही देहान्त हुआ था। मृत्युके कुछ दिन पहले जब में उनसे मिला था तो उन्होंने 
मुझसे कहा था, में अब शान्तिसे मरूंगी, क्योंकि मेरा बेटा आपकी देखरेखमे पूर्णतया 
सुरक्षित है। उस देवीको इस बातका क्‍या पता था कि जरूरतके वक्‍त में उसके 
बेटेकी रक्षा करनेमें बिछकुल असहाय सिद्ध हो जाऊंगा। श्री बैकर जब मेरे पाससे 
जाने लगे तो मैने उन्हें ईश्वरके हाथोमें सौप दिया और यह आश्वासन दिया कि 
ईइवर उनकी देखभाल और रक्षा करेगा। 

उसके बाद उन्हें आध घटेके लिए मेरे पास आकर धुनाई सिखानेकी इजाजत 
मिल गई है। उन्हें घुनाई आती है। वे यह काम वार्डरकी उपस्थितिमें करते हैँ 
ताकि जिस मकसदके लिए उन्हें मेरे पास छाया जाता है उसके अछावा हम किसी 
ओर विषयपर बातचीत न करें। 

इन्स्पेक्टर जनरक और सुपरिटेडेटकोी मैं इस बातके लिए राजी करनेकी कोशिश 
कर रहा हूँ कि श्री वेकरको जितनी देर मेरे पास रहनेक्री इजाजत है उसमें मुझे 
उनके साथ गीता पढने दी जाये। यह प्रार्थना अभी विचाराधीन है। 

अधिकारियोके साथ न्याय करनेके लिए यह कहना आवश्यक है कि श्री वैंकरके 
शारीरिक सुस्त व आरामका पूरी तरह खबाल रखा जाता है और वे अस्वस्थ तो 
नहीं दिखते। उनकी होौलदिलीकी बीमारी भी धीरे-धीरे कम हो रही हैं। 

सात पुस्तकें अपने पास रखनेके लिए मुझे अपनी सारी चनुराई काममे ल्यनी 
पडी। इनमें से पाँच बिलकुल धारमिक हैं और बाकी दोमे से एक पुराना शब्दकोश 
है जो मेरे लिए अमूल्य है और एक उईकी किताब है; वह मुझे मौलाना अबुछ कलाम 
आजादने' भेंट की थी। सुपरिटेडेटकों इस बातके कई आदेश थे कि कैदियोको जेंल- 
पुस्तकालयकी पुस्तकोके अछावा और कोई पुस्तक न दी जाये। मेरे आगे यह सुझाव 
रखा गया कि मैं उपरोक्त सातो पुस्तकें जेल-लाइब्रेरीको भेंट कर दूं और फिर उन्हें 


१. १८८९-१९५७८; सुप्रसिद्ध कांग्रेसी नेता । 


१४२ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


काममें छाता रहूँ। सुपरिटेंडेंटसे मैंने बड़ी नम्रतासे कहा कि में अपनी अन्य पुस्तकोंकों 
तो भेंट कर सकता हूँ, लेकित जिन धामिक पुस्तकोंकों में बरावर काममें लाता हूँ या 
जो पुस्तकें उपहारमें मिली हैं और जिनका अपना एक इतिहास है, उन्हें भेंट करनेके 
लिए कहना तो ऐसा ही है जैसे कि मुझसे मेरा दायाँ हाथ माँगना। पता नहीं 
सुर्परिटेंडेंटक्ों अपने अकसरोंकों इस बातके लिए राजी करनेमें कि वे मेरे पास ये 
पुस्तकें रहने दें, कितनी चनुराई काममें छानी पड़ी होगी। 

मुझे अब यह बताया गया है कि में अबने खर्चपर पत्रिंकाएँ मेगा सकता हूँ। 
मैंने यह कहा था कि समाचारपत्र भी एक तरहसे पत्रिका ही है। वे मेरी इस 
बातसे सहमत लगते थे, फिर भी समाचारसत्रकी इजाजत सिल सकेगी, उन्हें इसमें 
सन्देह था। 'कांनिकल के रविवासरीब अंकका नाम लेनेंकी मेरी हिम्मत नहीं हुई। 
लेकिन मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया के साप्ताहिक अंकके छिए कहा। सुपररटेंडेंटकीं वह 
बहुत अधिक राजनीतिक ऊूगा। पुलिस न्यूज , टिट-विट्स या 'ब्ेकबुडस्‌ के लिए 
मैं कह सकता था। परन्तु यह मामला सुपरिटेडटके अधिकारसे बिलकुल वाहरका है। 
पत्रिका किसे समझा जाये, यह अन्तिम रूपसे शायद सपरिषद्‌ परमश्रेष्ठ गवर्तर महोदय 
ही निश्चित करेंगे । 

इसके बाद चाकके उपयोगका सवार उठा। अपनी रोटी सेकनेके लिए (विना सेके 
मुझे रोटी हजम नहीं होती) मेरे छिए उसके पतले-पतछे टुकड़े काट छेना जरूरी होता 
है और नींबू का्टतेंके लिए भी चाकू जरूरी था। लेकिन चाकू एक घातक हथियार !' 
माना गया, जिसका कंदीके हाथोंमें होना बहुत ही खतरनाक है। मैंने सुर्पारिटेंडट्से 
कह दिया कि या तो वे रोटी और नींवू देना बन्द कर दें, या मुझे चाकू इस्तेमाल 
करने दें। आखिर मुझे अपना कलूमतराश्ष चाकू इस्तेमाल करनेकी इजाजत मिल गई। 
वह मेरे कैदी-वार्डरके कब्जेमें रहता है और जब मुझे जरूरत होती है तो दे दिया 
जाता है। हर रोज जामकों वह जेरूरके पास भेज दिया जाता हैं और सुबह फिर 
कैदी-बाइई रके पास वापस आ जाता है। 

आप झद्यायद कंदी-वार्डर नामके इस जीवकों नहीं जानते। कैदी-वार्डर लम्बी 
सजाएँ भुगतनेवाले ऐसे कदी होते हैं जिन्हें उनके अच्छे बरतावके कारण एक वार्डरकी 
पोशाक पहननेकों दे दी जाती है और उन्हें मामूली जिम्मेदारियाँ सौंप दी जाती हैं। इस 
तरहका एक वार्डर, जो हत्याके जुर्ममें सजा काट रहा है, दिनमें मेरी निगरानी करता है 
और दूसरा, जिसे देखकर मुझे ग्ोकत अछीके डील-डौलकी याद आ जाती है, रातमें 
मेरी निगरानी करता है। यह दूसरा वार्डर तब रखा गया जब इन्स्पेक्टर-जनरलने 
आखिरकार मेरी कोठरीकों खुला रहने देनेंका फैसला किया। इन दोनोंसे ही मुझे 
कोई कष्ट नहीं हैं। वे मेरी बातोंमें कभी टाँग नहीं अड़ाते। में भी उनसे कभी कोई 
बातचीत नहीं करता। दिनवाले वार्डरसे मुझे अपनी कुछ जरूरतोंके लिए कहना होता 
है। लेकिन इसके अछावा मेरी उनसे और कोई बातचीत नहीं होती। 

में एक त्रिभुजाकार खण्डर्मं रहता हूँ। इस त्रिभुजकी सबसे लम्बी भूुजामें, जो 
पृदिचमकी ओर है, ग्यारह कोठरियाँ हैं। आँगनमें मेरे साथ एक अरब राजबन्दी 
रहते हैं (मेरा ऐसा ही अनुमान है)। वे हिन्दुस्तानी नहीं बोल. सकते और मुझे 


पत्र ; हकीम अजमलखाँको १४३ 


दुर्भाग्यसे अरबी नहीं आती। इसलिए हमारा मेलजोल सुबरहके अभिवादत तक ही 
सीमित है। इस त्रिभुजका आधार एक ठोस दीवार है और सबसे छोटी भुजा कँटीले 
तारकी एक बाड़ है, जिसमें छगा दरवाजा एक खुले, विशाल मैदानमें खुलता है। 
यह त्रिभुज चूनेकी एक रेखासे विभाजित है; पहले मेरे छिए उसका उल्लंघन वर्जित 
था। तब घूमने-फिरनेके लिए मेरे पास कोई सत्तर फूट लम्बी पटुटी ही थी। छावनी 
मजिस्ट्रेट श्री खम्बातासे, जो जेंढका मुआइना करनेवाले मजिस्ट्रंटोंमं से हैं, उस सफेद 
रेखाका जिक्र करते हुए मेने कहा कि यह मानवीयताके अभावका एक उदाहरण है। 
उन्हें भी यह पावन्दी पसन्द्र नहीं आई और उन्होंने ऐसी ही रिपोर्ट दें दी। अब इस 
त्रिभुजकी पूरी छम्बाई मेरे लिए खुल गई है, जिससे घृमने-फिरनेकों लगभग १४० 
फूट लम्बी जगह मिल गई है। मेरी आँखें उस खुले मैदानपर छगीं हैं जिसका अभी 
जिक्र किया गया है। पर उसमें घुमने-फिरनेकी इजाज्जत देना झायद इतना अधिक 
मानवीय है कि मसश्ले उसका मिलना मुश्किल है। मेने उन्हें यह सझाया है कि यह 
देखते हुए कि सफेद रेखा गायब हो गई है, मेरे घुमने-फिरनंके सामलेमें कंदीले तारकी 
बराड़की भी उपेक्षा की जा सकती है; पर सुपरिटेडेटके छिए यह एक जटिल समस्या 
है और वे अभी इसपर विचार कर रहे हैं। 

हकीकत यह है कि में सबसे अकूग रखा गया हूँ और किसीसे भी वासचीत 
नहीं कर सकता। धारवाइके कुछ कंदी इस जेलमें हैं। इसी तरह बेलगांवकी महान 
विभूति गंगाधरराव, सकखरके सुधारक वेख्मल बेगराज और वम्बईके एक सम्पादक 
ललित भी इसी जेलमें हैं। पर मैं इनमें से क्रिसीसे भी नहीं मिल सकता। यदि में 
इन लोगोंके साथ रहें तो इन्हें क्या नुकसान पहुँचा सकता हूँ, में नहीं जानता। ये 
भी निरुचय ही मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। हम छोग यहाँसि निकल भागनेका 
पड़यन्त्र तो रखेंगे -नहीं। यदि हम ऐसा पद्यन्त्र रचें तो अधिकारियोंको दिलचस्पीका 
कुछ मसाका मिलेगा। यदि सवाल यह हो कि में उन्हें अपने विचारोंसे प्रभावित न 
करने पाऊँ तो वे सब पहलेसे ही इन विचारोंमें रंगे हुए हैं। यहाँ जेलमें में इनमें 
चरखेके लिए और ज्यादा उत्साह जरूर पद कर सकता था। 

लेकिन मैंने आपसे अपने अक्रेकेघनका जो जिक्र किया वह लिकायतके तौरपर 
नहीं है। में इसमें खुघ हूँ। स्वभावत: में एकान्त-प्रिय हूँ। खामोंग्ी मुझे अच्छी लगती 
है। और मैं अध्ययनमें जुट सकता हूँ, जो मेरे लिए अमूल्य है पर जिसकी मुझे बाहर 
उपेक्षा करनी पड़ती थी। 

लेकिन सभी कंदी तो अकरेकेपनमें रस ले नहीं सकते। यह एक वहत ही अना- 
वश्यक और अमानवीय वात है। दोप झूठे वर्गीकरणका है। सभी कैदियोंकों एक तरहसे 
एक वर्गमें रख दिया जाता है और कोई भी सुर्परिटेंडेंट चाहे वह कितना ही दयाल 
क्यों न हो, अलग-अलग तरहके उन नर-तारियोंके साथ, जो उसकी निगरानी और 
देखरेखमें होते हैँ, तवतक न्याय नहीं कर सकता जबतक कि उसे पूरी स्वतन्त्रता 
न हो। इसलिए वह सिर्फ यही करता है कि उनकी ज्ञारीरिक सुविधाका ध्यान तो 
रखता है, लेकिन भीतरके इन्सानकी बिलकुल अवहेलना कर देता है। 


१४४ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


इसके साथ यह तथ्य भी जुडा हुआ हैं कि राजनीतिक उद्देश्योके छिए जेलोका 
द्प्रयोग हो रहा है, जिससे राजनीतिक कीदीपर जेलकी दीवारोके भीतर भी राज- 
तीतिक अत्याचार होता रहता है। 

अपने जेल-जीवनकी यहू तसवीर मुझे अपनी दिनचर्या बताकर पूरी करती 
चाहिए । मेरी कोठरी उम्दा -- बिलकुल साऊ-सुथरी --- और हवादार है। वाहर सोनेकी 
इजाजत मेरे लिए एक वरदान है, क्योकि में खुलेमे सोनेका आदी हूँ। में प्रात काल ४ 
बज प्रार्वनाकें किए उठ जाता हूँ। आश्षमवासियोकों यह जानकर प्रसन्नता होगी कि 
में सवेरेकी प्रार्थनाकें इछोकोका बिता नागा पाठ करता हूं और जो भजन मुझे याद हूँ 
उनमें से एकाथ भजन गा भी छेता हूँ। साढ़े छः बजे में अपना अध्ययन आरम्भ कर 
देता हँ। रोशनो जलानेकी इजाजत नहीं है। इसलिए जैसे ही पढने छायक उजाला 
होता है में काम शुरू कर देता हैँ जो गरामकों सात बजे जाकर रुकता है, क्योकि 
उसके बाद कृत्रिम प्रकाणके बत्िना लिखा-पढा नहीं जा सकता। आश्रममे होनेवाली 
झामकी प्रार्थना कर चुकनेंके बाद आठ बजे में विस्तरपर लेट जाता हूँ। मेरे 
अव्ययनर्मे कुरान गरीफ, तुलसीकृत रामायण, श्री स्टेंडिग द्वारा दी गई ईसाई 
धर्मकी पुस्तक और उईक्ी पढ़ाई शामिल है। छ घटे अध्ययनमे और चार घटे 
कृताई और धुनाईमे लगाता हूँ। पहले में कताईपर तीस मिनट ही लगाता था 
क्योकि मेरे पास पूनियाँ बहुत कम थी। अधिकारियोने अब कपापूर्वक मुझे कुछ रुई 
दे दो है। रुई बेहद गन्दी है। लेकिन धुनाई शुरू करनेवाले को झायद इससे अच्छी 
ट्रेनिंग मिठर जाती है। में एक घटा बुनाईमे और तीन घटे कताईमे लगाता हूँ। 
अनसूयावाईने और अब मगनलछाछ गाघीने कुछ पूनियाँ भेज दी है। मैं चाहेंगा कि वे 
अब और पुनिर्या त भेजे । उनमे से कोई एक अच्छी साफ रुई भेज सकता हैं, पर वह 
भी एक वारमे दो पौइसे ज्यादा न हों। में खुद अपनी पूनियाँ बनाना चाहता हूँ। 
मेरा खयाल है कि हर कातनेवाले को घुनाई सीखनी चाहिए। पहले सबकके बाद ही 
में धुनाई करने लग गया था। कताईकी तुलनामे धुताई बहुत आसानीसे सीखी जा 
सकती है, पर उसे करते रहना कठिन है 

कताई मुझपर हावी होती जा रही है। ऐसा लगता है कि दिन-प्रतिदिन में 
दरिद्रमम व्यक्ति होता जा रहा हूँ और उसी हिनावसे ईश्वरके अधिक निकट होता 
जा रहा हूँ । इन चार घटोकों में दिनमें सबसे अधिक कीमती मानता हूँ । अपनी मेहनत- 
का फल सामने नजर आने लगा है। इन चार घटोमें एक भी अपवित्र विचार मेरे 
मनमें नहीं आता। जब में गीता, ' कुरान घरीफ', रामायण पढता हूँ तो मन 
इध्र-उवर भटकता है। परन्तु चरखा या धुनकी चलाते हुए मन एकाग्न हो जाता 
है। में जानता हें कि हरएकके लिए यह बात छागू नहीं होगी ओर न हो सकती है। 
मेरे मनमें निर्धभे भारतकी आ्थिक मक्तिके साथ चरखेका ऐसा तादात्म्य स्थापित हो 
गया है कि मुझपर उसका जादू निराला हीः है। कताई-धुनाई और अध्ययन सम्बन्धी 
मेरी प्रवृत्तियोंके बीच मनमें एक जबरदस्त खीचतान जारी है। इसलिए वहुत सम्भव 
है कि अपने अगछे पत्रमें आपको यह पढ़नेको मिले कि कताई और धुनाईके घटे 
बढ़ गये हैं। 


कु 


पत्र हेकीम अजमलखाँको १४५ 


कृपया मौलाना अब्दुल बारी साहबसे कहिए कि में चाहता हूँ कि वे कताईमें 
जिसे अभी-अभी शुरू करनेकी उन्होंने मुझे खबर दी है, मेरे साथ होड करे। उनकी 
मिसालसे बहुतसें लोग इस महान्‌ कार्यकों अपना कर्तव्य समझकर अपना छेगे। 

आश्रमवासियोक्रों यह सूचना दी जा सकती हूँ कि मेने जिस पहली पोथीको 
लिखनेका वायदा किया था वह पूरी हो गई है। में समझता हें कि उसे उनके पास 
भेजनेकी मुझे अनुमति मिल जायेगी।' उम्मीद है कि धर्मकी पहली पोयी भी में पूरी कर 
ही लँगा। मैने दक्षिण आफ्रिकाके सघर्षका इतिहास ल्खिनेंका भी वायदा किया था। 

तीन बारके बजाय में यहाँ केवल दो वार भोजन करता हूँ, क्योकि उसमे 
सुविधा है। परन्तु में काफी खा लेता हूँ। भोजनके मामलेमे सुर्पास्टेडेट हर तरहकी 
सुविधा दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनोसे उन्होंने मेरे लिए बकरीके दूध और मक्खनकी 
व्यवस्था कर दी है और एक-दो दिनमें, आगा है, में खद अपनी चपातियां बनाने 
लगूंगा । 

मुझे दो बिलकुल नये भारी गर्म कम्बल, नारियलठकी चटाई और दो चादरे 
मिली हुई है। अब एक तकिया भी दे दिया गया है। वसे तो उसकी कोई खास 
जरूरत नहीं थी। में किताबोंका या अपने फाजिल कपडोका तकिया बना लेता था। 
तकिया मझे राजगोपालाचारीके साथ हुई बातचीतके फलस्वरूप दिया गया है। नहानेके 
लिए एकान्त स्थान है और प्रतिदिन नहानंकी इजाजन है। एक और कोठरी है. जब 
वह किसी और काम न आ रही हो तो में वहाँ काम कर सकता हूैँ। सफरार्ट वर्गैसकी 
व्यवस्था बिलकुल ठीक कर दी गई है। 

इसलिए मित्रोकों मेरे बारेमे किसी तरहकी चिन्ता करनेकी जरूसत नहीं है। में 
एक मुक्त पक्षीकी तरह खुश हूँ। और न में यही समझता हूं कि में यहा वाहरसे 
कम उपयोगी काम कर रहा हूँ। यहाँ रहना मेरे छिए एक तरहका अनुकासन है। 
साथी कार्यकर्ताओंसे बिछोह होनेंकी जरूरत थी ताकि यह जाना जा सके कि हमारा 
कोई जीवन्त संगठन है या इसका दारमदार केवल एक आदमीपर है और यह चार 
दिनोकी चाँदनी-भर है? मेरे मनमें तो कोई सप्यय नहीं है, इसलिए मुझे यह जाननेकी 
भी उत्सुकता तहीं है कि बाहर क्‍या हो रहा है। यदि भेरी प्रार्यना सच्ची है और 
वह अहकाररहित हृदयसे निकलती है तो में जानता हूँ कि वह निरचय ही किसी 
भी प्रपंचसे कही अधिक फल प्रदायिनी होगी। 

मुझे दासके स्वास्थ्यकी चिन्ता हैं। उनकी सहघर्भिणीसे मुझे सदा यह शिकायत 
रहेगी कि वे मुझे उनके स्वास्थ्यके बारेमे नियमित ख़बर नहीं देती। आश्षा है, 
मोतीलालजीका दमा अब ठीक हो गया होगा। 

श्रीमती गाधीकों कृपया समझाइए कि वे मुझसे मुलाकात करनेका विचार न 
करें। देवदासने, जब वह मुझसे मिलने आया, एक तमाझा-सा खड़ा कर दिया था। उसे 
जब सुर्पारिटेंडेंके दफ्तरमें लाया गया तो वहाँ मेरा ख़डा रहना उसे बर्दाब्त वही हुआ। 


१, जेल-मधिकारियोंने गांधीजीकों श्त गुजराती बाल्पोथीकी पाण्डुलिप माअम भेजनेको अनुमति 
नहीं दो थी; देखिए “ पत्र: परवदा जेलके सुपरिय्डेंट्को ”, १२-८-१९२२ । 


53 


१४६ सम्पूर्ण गाधी वादमय 


हु स्वाभिमानी ओर भावुक कुडका फूट-फूटकर रोने रूगा। में उसे बडी मुदिकलसे 
चुप करा पाया। उसे यह समझना चाहिए था कि मैं एक कैदी हूँ और इसलिए मुझे 
सुर्पारटेडेटके सामने वैठनेकरा कोई अधिकार नहीं है। राजगोपाछाचारी और देवदासकों 
कुसियाँ दी जा सकती थी और देनी चाहिए थी, पर निरचय ही इसमें किसी तरहकी 
अधिष्टता दिखातेका उद्देग्य नही था। मेरा खयाल है कि सुपरिटेडेंट आम तौरपर 
मुछाकातोके समय उपस्थित नहीं रहता। लेकिन मेरे मामकेमे, जाहिर है, वे कोई खतरा 
सोल लेना नहीं चाहते थे। में नहीं चाहता कि श्रीमती गाधी आये और फिर वैसा 
ही कुछ हो, और न मैं यह चाहता हूँ कि कुर्सी देकर मुझपर विशेष कृपा की जाये। 
मेरी समझमे प्रतिष्ठा मेरे खडे रहनेमे ही है, अभी हमे कुछ दिनतक उस समयका 
इन्तजार करना होगा जब अग्रेज खुद-व-खुद और सच्चे दिलसे जीवनके हर क्षेत्रमें 
हमारे प्रति उचित शिष्टतासे पेश आने छंगेगे। छोग मुझसे मिलने आये इसकी मुझे 
भी इच्छा नहीं है ओर में चाहूँगा कि सित्र ओर सम्बन्धी अपने सनको कावमें रखे।' 
कामकाजकी दृष्टिसे आवश्यक मुखाकाते हमेशा की जा सकती हैँ, चाहे परिस्थितियाँ 
प्रतिकूल हो या अनुकूल । 

आशा है कि छोटानी मियॉने जो चरखे दानमे दिये थे वे पचमहाल, पूर्वी 
खानदेश और आगरेकी गरीब मुसलमान औरतोमे बॉट दिये गये होगे। आगरेसे जिस 
मिशनरी महिलाने मुझे पत्र लिखा था, उसका नाम मैं मूल गया हूँ। कृष्टोदासको 
बायद याद हो। 

उर्दकी किताव में जल्दी ही खत्म करनेवाल्ा हूँ। उर्दृका एक अच्छा धब्दकोंग और 
कोई एक किताब, जो आप या डा० अन्सारी सुझा सके, पाकर मुझे बड़ी खची होगी। 

डुएवसे कृपया यह कह दीजिए क्रि में उनके बारेमे निव्चिन्त हूँ। 

आज्या है आप अच्छी तरह होगे। आपसे यह आशा करना कि आप अपनी 
गक्तिसे अधिक काम नहीं करेंगे, एक असम्भव चींजकी आजा करना है। इसलिए 
में शेववरसे केत्रद यही प्रानना कर सकता हूँ क्रि वह आपको इस तमाम बोझके 
प्ावजूद स्वस्थ रन्‍्चे। | 

प्रत्येक कार्यकर्ताकोी मेरा स्तेहाशिवादन । 

हृदयसे आपका, 


मो० क० गांधी 


हल्तलिखित अग्रेजी प्रति (एस० एन० ८०११) तथा यंग इंडिया, २८-२-१९२४ से । 


१. मित्र और सम्बन्धी तो गाधीजीसे यदा-कदा मिलने आते ही थे, मगनलाऊ गांधीकी ऐसी ही 
एक मुछाकानके लिए देखिए परिशिष्ट ३ । 


६३. पतन्न : बच्बई सरकारकों 


प्रेपक, कंदी स० ८६७७ 
सेवा 
वम्बई सरकार 

कैदीने आउने एक मित्र हकीम अजमछखाके नाम जो पत्र लिखा था उसपर 
सरकारके आदेशके सम्बन्ध और उक्न पत्रके छीटाले समय उसके सम्बन्ध यरवदा 
जेलके सुपरिन्टेन्डेन्टने उस आदेशके कुछ अन्न कंदीकों पढकर सुनाये, कैदी स० ८६७७ 
का निवेदन हे कि सुपरिस्टेन्डन्टने उक्त आदेशकी एक नकछ पानेकी प्रार्थना करनेपर 
उन्होंने यह कहा कि कैदीकों उसकी नकल देनतेका अधिकार उन्हें नहीं है। 

कदी उक्त आदेशकी एक नकछ प्राप्त करना चाहता है और मित्रोंके पास 
भेजना चाहता हे ताकि वे यह जान सके कि कैदी किन परिस्थितियोक्रे कारण मित्रोको 
अपनी कुझनल-क्षेमका पत्र नहीं भेज सका। कंदीकी प्रार्थना हे कि सुपरिल्‍्टेन्डस्टकों उक्त 
आदेशकी एक नकछ कीदीको देनेकी हिदायत दे दी जाये। 

आदेशमे, जहातक कीदीको याद है और वह उसे समझा है, सरकारने कंदीके पत्रको 
उसमें लिखे पतेपर भेजना इस आधारपर अस्वीकार किया है कि (१) पत्रमे कैदीने 
अपने अलावा दूसरे कैदियोका उल्लेख किया है और |?) पत्रसे राजनीतिक विवाद 
खडा हो सकता है। 

हले कारगके बारेमे कंदीका निवेदन है कि पत्रमे ऐसा कोई उल्लेख नहीं है 
जिसका कंदीकी अपनी दशा और कुशछ-क्षेमसे सम्बन्ध ने हो। 

दूसरे कारणके बारेमे कंदीका निवेदन यह है कि एक सार्वजतिक विवादकी 
सम्भावना किसी कंदीकों हर तीसरे महीने मित्रों और सम्बन्धियोकी अपनी कुशझछ- 
क्षेमका एक पत्र भेजनेके अधिकारसे वचित करनेका कोई न्‍्यायोचित करण नहीं माती 
जा सकती। उक्त आधारकी ध्वनि कैदीकी रायमें बहुत ही खतरनाक है अर्थात्‌ इससे 
यह घ्वनित हुआ कि भारतीय जेल कोई गृप्त विभाग है। कदीका कहना यह है कि 
भारतीय जेल-विभाग एक खुछा सरकारी विभाग है, जिसकी आलोचना कसी भी अन्य 
विभायक्री तरह, सर्वसाधारण छढारा की जा सकती है। 

कंदीका कहना यह है कि उसका उक्त पत्र सही अथोंमे एक ऐसा पत्र है, 
जिसमें उसकी अपनी क्रुधछ-लेमके बारेमे सूचना हैं। दूसरे कैदिवोका उल्लेख उस 
सूचनाकी पूतिके छिए आवश्यक था। यदि पत्रमे उसे कोई मिथ्या कश्नन या अतिरजना 
दिखाई जाये तो वह उसे सहर्य सुधार देगा। छेकिन उस पत्रकों, सरकार द्वारा सकाये 
गये ढससे काइ-छाटकर मेंजनेका अर्थ तो अपने मित्रोके सामने अपनी दलाके वारेमे 
एक गलत तसवीर प्रेथ करना होगा। 


१४७ सम्पूर्ण गाधी वाहमय 


इसलिए जो सुधार आवश्यक प्रतीत हो सकते है, वह सब करवाकर जबतक 
सरकार कंदीके पत्रको भेज नहीं देती तबतक कैदीके अपने मित्रोको अपनी कुशल-क्षेमका 
पत्र भेजनेके अपने अधिकारका उपयोग करनेकी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि सरकारने 
उक्त जादेशके अधीन जो प्रतिवन्ध छगाये हूँ, उनसे उक्त अधिकार व्यर्थ ही हो जाता है। 


मो० क० गांधी 


कदी स० ८ ६९७७ 


हस्तलिखित अग्रेजी प्रति (एस० एन० ८०१३) तथा यंग इंडिया, २८-२-१९२४ से । 


६४. पत्र : हकीस अजमलखाँकों" 


यरवदा जेरूू 
१२ मई, १९२२ 
प्रिय हकीमजी, 

१४ अग्रेलको मेने आपको एक लम्बा पत्र लिखा था, जिसमे मेरे बारेमें सभी 
बाने आ गई थी। औरोके अलावा, उसमे श्रीमती गांधी और देवदासके लिए भी सन्देश 
थे। सरकारने अभी-अभी यह आदेश दिया है कि जबनक मै उसके मुख्य अश न हटा 
दूँ वह पत्र आपके पास नहीं भेजा जायेगा। अपने इस फैसलेके उसने कारण भी बताये 
हैं। पर चूंकि मुझे उस आदेशकी नकरः देनेसे इनकार कर दिया गया है, इसलिए 
में उसे न तो हृवहु आपके पास सेज सकता हूँ और न स्मृतिसे ही उसका आशय 
व्यक्त कर सकता हूँ। 

मेने सरकारकों एक पत्र लिखा है जिसमें उक्त कारणोके औचित्यपर आपत्ति 
उठाई है और यह कहा है कि यदि वह मेरे पत्रमे कोई मिथ्या कथन या अतिरजना 
दिखाये तो में उसे सुधारनेकों तैयार हूँ। मैने उसे यह भी वता दिया है कि यदि मैं 
अपना पत्र बिना काट-छांट किये नहीं भेज सकता, तो फिर मित्रोकों नियमित पत्र 
लिखनेकी भी मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि तब उसका कोई मूल्य नहीं रहता। 
इसलिए यदि सरकारतें अपना फैसला नहीं बदला तो जेलसे आपको या अन्य मित्रोको 
यह मेरा प्रथम और अन्तिम पत्र होगा। 

आशा है आप अच्छी तरह होगे, 


हकीम अजमलखों हृदयसे आपका, 
दिल्ली मो० क० गांधों 
कदी स० ८६७७ 


हस्तलिखिन अग्रेजी प्रति (एस० एन० ८०१२) तथा यंग इंडिया, २८-२-१९२४ से । 
१, जेल-अभिकारियोंनि शस पत्रको भी रोक ल्था था । 


६५. पत्र : यरवदा जेंलके सुपरिटेंडेंटको 


यरवदा जेल 
१२ अगस्त, १९२२ 
सुपरिटेडेट 
यरवदा सेट्रल जेल 
महोदय, 


कुछ समयसे मेरे तीन मामले विचाराधीन है। 

(१) गते मईमे मेने अपने मित्र दिल्लीके हकीसम अजमलखाँकों अपना नियमित 
तिमाही पत्र छिखा था। सरकार उसे तबतक भेजनेकों तैयार नहीं हुई जबतेक कि 
में उसके उन अज्ोक्नों जिनपर उसे आपन्ति है, काट न दूँ। चूंकि में उन अद्योका 
जेलकी अपनी दशासे घनिष्ठ सम्बन्ध मानता हें, इसलिए मैने उन्हें हेठाना उचित 
नहीं समझा। अत मैने सरकारकों सादर यह सूचना दीं कि यदि में अपने मित्रोकों 
अपनी दक्षाका पूरा विवरण नहीं दे सकता तो से उन्हें नियमित पत्र भेज सकतेकी 
छूट या अधिकारका उपयोग नहीं करना चाहता। साथ ही, मैंने अपने मित्रको एक 
संक्षिप्त पत्र लिखकर यह बताया कि मैने उन्हें जो पत्र लिखा था उसे भेजनेकी 
अनुमति नहीं मिली है, और सरकार जबतक उन पावन्दियोकों जो उसने लगाई है 
हटा नही लेती, मैं अपनी कुझल-क्षेमसे सम्बन्धित कोई पत्र नहीं लिखंगा। इस दूसरे 
पत्रकों भी सरकारने भेजना स्वीकार नहीं किया और मेने यह माँग की कि जिस तरह 
पहला पत्र मुझे लौटा दिया गया है, उसी तरह यह दूसरा पत्र भी लौटा दिया जायें। 

(२) कर्नेल डेलजीलसे गृजराती भाषाक्री एक बाल्पोथी ' लिखनेकी अनुमति 
मिल जाने और यह आइवासन प्राप्त हो जानेपर कि मैं अपने मित्रोके पास उसे 
प्रकाशनार्थ भेज तो कोई आपत्ति नहीं होगी, मैने वह 'वालपोथी लिखी और कर्नेल 
डेलजीलकों दे दी कि वे उसे सायके पत्रमे बताये गये पतेपर भेज दें। सरकारने इस 
पोथीकों उक्त पतेपर भेजना इस कारण अस्वीकार कर दिया कि कैदियोकों उनकी 
सजाकी भीयादके दौरान पुस्तकें प्रकादित करनेकी इजाजत नहीं दी जा सकती। 
मेरी इच्छा यह कदापि नहीं है कि उस पोयीपर प्रकाशक या लेखकके रूपसे मेरा 
नाम रहे। उसके साथ किसी भी रूपसे मेरा नाम जुझ ने होनेपर भी, वह पोथी 
यदि प्रकाशित न की जा सकती हो तो मैं चाहेँगा कि वह मुझे छोटा दी जाये। 

(३) मरकारने मुझे स्वय ही यह सूचना देनेकी कृपा की थी कि में पत्रिकाएँ 
मेंगरा सकता हूँ। इसलिए मैने टाइम्स ऑफ इंडिया का साप्ताहिक अक, कलकतेसे 
निकलनेवाला एक उच्च कोटिका मासिक “माँदर्न रिव्यू, और हिन्दीकी एक पत्रिका 
“सरस्वती ” मेंगानेकी अनुमति साँगी। इनमें से अन्तिमकी अनुमति दे दी गई है। 


१, देखिए “ बालपोथी ”, १४-८-१९२१। 


१५० सम्पूर्ण गाधी वादमय 


लेकित वाकी दोके वारेमे अभीतक मुझे किसी फैसलेकी सूचता नहीं मिली हैं। उसके 
बारेमे सरकारके फैपेकी में उत्सुकतासे बाट देख रहा हूँ। 


आपका आज्ाकारी, 


मो० क० गांधी 


हस्वेलिखित अग्नेजी प्रति (एस० एन० ८०१४) से। 


६६. पत्र: जमनाहाल बजाजकों” 


[ यरवदा जेल | 
५ अक्तूबर, १९२२ 
चि० जमनान्यल, 
यह पत्र सुर्पर्टिडेटकी अनुमति लेकर भेज रहा हूँ। 


कूल तो में मोहके वीभूत होकर रामदासके विपयमे अपने विचार बहुत 
उतावलीमे व्यक्त कर गया। जब हम अलग हुए तो में पछताया और म॑ने देखा कि 
अपनेको सावधान समझनेवाला आदमी भी किस तरह मोहमे आकर बिना विचारे 
बोल जाता है। 

कल मैंने पिताका धर्म नहीं निभाया।॥ 

मुझे लगता है कि चि० रामदास जवतक अपने जीवनका आदर्श निश्चित नहीं 
कर लेता और अपनी इच्छानुसार कही जम नहीं जाता तबतक उसका शादी करना 
पाप होगा। उसकी इच्छा है कि वह ज्ञादी मेरी मान-पअ्रतिप्ठाके बलपर नहीं, बल्कि 
अपने गुणोके आधारपर करे। हम सब ऐसा ही चाहते है। इसलिए रामदासको कोई 
घन्धा चुन लेना चाहिए। उसीपर लड़कीके मा-वाप भी विचार करेगे और लडकी 
खुद भी समझ सकेगी कि मुझे कहाँ जावा है। इसलिए हम सबका और अब आप 
लोगोका, जो वाहर हैं, पहला काम यह है कि रामदासको कही ठिकानेसे लग जानेमें 
मदद दे। 

उसे पढनेका लोभ हो तो वह झौकसे पढे। जब उसका बूढा बाप ही अभी 
बालकोंकी तरह अभ्यास कर रहा है तो उसकी नो जवानी अभी जशुरू ही हो रही 
हैं। अगर उसे व्यापारम लगना हो तो लग जाये, और अगर आश्रममे या राष्ट्रीय 
शालामं उसका मन छगे तो वैसा करे। हरिलालके साथ रहना हो तो उसके साथ 


१. यह पत्र गुजरातो और मंग्रेजी दोनों भाषाओंमें उपलब्ध हैं। अंग्रेजीमें ल्खि पत्र भी गांधीजीके 
स्वाक्षरेमिं है । किन्तु अनुवाद गुजराती पत्रसे द्वी दिया जा रद्दा है, क्योंकि गांधीजी जमनाछालजीको 
गुजराती भववा हिन्दीमें दी पत्र लिखा करते ये। अंग्रेजी मसविंदा, स्पष्टटः जेल-अधिकार्रियोंकी सुविधाके 
लिए तैयार किया गया होगा। 


पत्र जमनालाल वबजाजकों 


| 
रा 


+ चिे 
#» कि 


रहे। मेरी तो सलाह यह है कि वह किसी काममे छग जाये और एक वर्धका अनभव 
प्राप्त करनेके बाद ही सगाईका विचार करें। हु 

धनी मॉ-बापकी लडकी जीलवती हो तो भी जवतक वह अपनी इच्छासे गरीबी 
पसन्द न करें तबतक रामदासकों उससे शादी नहीं करती चाहिए। यदि करता है 
तो यह खुदकों दु खी बनाने जैसा होगा और साथ ही लडकी तथा उसके मा-वापकों 
भी। सही और निरापद रास्ता तो मुझे यही लगता है कि किसी गरीबसे-गरीब परि- 
वारकी कोई गुणवती छडकी ढूँढी जाये। इसमे समय भी छरूसे तो कोई परवाह नहीं। 

बाके प्रति में गत मोहमें पड गया था। में समझता हूँ कि उनके प्रति [इस 
बातमें | कठोर रहना ही मेरा धर्म है। मॉ-बापकों अपने स्वार्थक्षी खातिर अपनी 
सन्‍्तानकी प्रवत्ति और इच्छामे रुकावट नहीं डालनी चाहिए। लेकिन कल तो मैंने उल्टे 
घडी-भर बाकी हॉमे-हाँ भरी । मेरी सलाह है कि वाकों कड़वा घूंट पीकर रामदासका 
वियोग भी सन्तोपके साथ बरदाश्त कर छेना चाहिए। रामदास राजगोपालाचारी- 
जैसे चरित्रवान्‌ व्यक्तिके पास जाये और वहाँ सुखी रहे, इसके लिए बाकों आधीर्वाद 
देना चाहिए। इसीमें वाका परम श्रेय है। उसका पुत्र सदगुणी है, इसीमे वह सन्तोष 
मानें। रामदासको उनका साहचर्य प्राप्त हों, यही उचित है। 

तुम अपनी इच्छासे मेरे दूसरे देवदास बने हो। अब सोचो तुमने कितनी वह़ी 
जिम्मेदारी ओढी है। अब सभी लडकोकी इच्छाएँ तुम्हीकों पूरी करनी पढेंगी। ईदेवर 
तुम्हारी महायता करे। में तो तुम्हारे प्रेमका योग्य पात्र बननेक्री कोशिश करता ही 
रहता है। * 

अब तुम्हारी धार्मिक समस्याके बारेमे। जो अपवित्र विचारोंसे मुक्त हो गया, 
उसे मोक्ष प्राप्त हो गया समझो। मनसे अपवित्र विचारोका सर्वेथा नाश बडी तपहचयसे 
सम्भव होता हैं। उसका एक ही उपाय है। मनमें जेसे ही कोई अपवित्र विचार 
आये, उसके मुकाबले पवित्र विचार छाकर खड्ाा कर दो। यह ईश्वरकी कृपासे ही 
सम्भव है। यह कृपा तभी प्राप्त होगी जब चौवीसों घंटे ईव्वरका नाम जपने रहोगे 
और यह समझ लोगे कि वह अन्‍न्तर्यामी है। भले ही [आरम्भमे ]) रामताम जीमपर 
हो और मनमें दूसरे विचार आते रहें, किलु रामनाम इतने प्रयत्नपुर्वके लेना चाहिए 
कि जो जीभपर है, अन्तमं वही हृदयमे प्रथम स्थान प्राप्त कर के। इसके सिवा मन 
चाहे जितने हाथ-पैर मारे किन्तु एक भी इन्द्रियको उसके वशमे नहीं होते देता 
चाहिए। जो लोग इन्द्रियोकों मन जहाँ चाहता है वहाँ जाने देते है, उनका नाग ही 
हो जाता है। किन्तु यदि आदमी इन्द्रियोंकी बान्‌ ही सही अपने काबृमे रखे तो 
वह किसी-न-किसी दिन अपवित्र विचारोपर भी काबू पा ही लेगा। में तो जानता 


हक 


हैं कि यदि आज भी मैं अपने मनके अनुसार इन्द्रियोकों चलने दूं तो आज ही मेरा 
नाव हो जाये | अपवित्र विचार आनेसे विचलित नहीं होता चाहिए । प्रयन्नका सारा 
क्षेत्र हमारे लिए खुला पड़ा है। परिणाम ईवरके हाथमे है. इसलिए उसकी चिन्ता 
नही करनी चाहिए। जब मनमे अपवितन्र विचार आये तो समझो कि तुम जानकीबाईके 
साथ बेवफाई कर रहे हो। और कोई भी साधु पति अपनी पत्लीके साथ बेवफाई 
नहीं कर सकता। तुम साथ पुरुष हो। सामान्य उपाय जानते ही हो। अल्याहार है 


१५२ सम्पूर्ण गाधी वाहुमय 


करो। नजरकों सिर्फ अपने सामनेकी जमीनपर रखकर चलो। आँखोमें मालिन्य आने 
लगे तो उनपर इतना क्रोघ करो, मानों उन्हें फोड डालोगें। बराबर पवित्र पुस्तकोको 
ही साय रखो। ईश्वर तुम्हारी सब प्रकारसे रक्षा करे। 


शुभेच्छ, 
बापूके आशीर्वाद 
[ गुजरातीसे | 
पाँचवे पुत्रकों बापुके आशीर्वाद 
६७. पत्र: यरवदा जेलके सुपरिटेडेंटकों' 
यरवदा जेल 
१४ अक्तूबर, १९२२ 
सुपरिटेडेंट 
बरवहा सेन्ट्रल जेल 
महोदय, 


सरकारने मुझे मॉइने रिव्यू" मंगानेकी अनुमति नहीं दी, उस सिलसिलेमें मेरा 
यह नित्रेदन है कि पिछले सप्ताह तिमाही मुलाकातमें मेरी पत्नीके साथ जो मित्रगण 
आये थे, उन्होंने मुझे बताया था कि सरकारने यह घोषणा की है कि कैदी पत्रिकाएँ 
मेंगा सकते हे। यदि यह सूचना सही है तो मे पुनः प्रार्थना करता हूँ कि मुझे 
मद्राससे प्रकाशित व श्री नटेसन द्वारा सम्पादित मासिक पत्रिका इंडियन रिव्यू! 
मंगानेकी इजाजत दी जाये। 
आपका आज्ञाकारी, 
मो० क० गांधी 
[ पुनरच . | 
( इंडियन रिव्यू की अनुमति नहीं दी गई।--मो० क० गांधी) 


अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ८०१५) की फोटो-नकल तथा यंग इंडिया, 
६-३-१९२४ से । 


१. पत्र यंग इंडियामें गांवीजीके जेल्से किये गग्रे पत्र-व्यवद्वारकी दूसरी किस्तके रूपमें, टिव्यणीके 
साथ अकाशित किया गया था | 


६८. पत्र : यरवदा जेलके सुपरिटेंडेंटको 


यरवदा जेल 
२० दिसम्बर, १९२२ 
सुपरिटेडेंट 
यरवदा सेन्ट्रल जेल 
महोदय, 


आपने मुझे कृपापूर्वक यह बताया था कि जिन छोगोने हालमें मुझसे मिलनेकी 
अनुमति माँगी थी, उनमें से पण्डित मोतीलाक नेहरू और हकीम अजमलखाँ तथा श्री 
मगनलछाल ग्राधीको अनुमति नहीं दी गई। 
श्री मगनलाल गाधी मेरे बहुत ही निकटके सम्बन्धी है। उन्हें मेरी ओरसे मुह्ति- 
यारीके अधिकार प्राप्त हूँ। वे मेरे करपि तथा बुनाई और कताई-सम्बन्धी प्रयोगोकी 
देख-रेख करते है, और दलितवर्गंसि सम्बन्धित मेरे कार्यके घनिष्ठ सम्पकंमें हैं। 
पण्डितजी और हकीमजी, राजनीतिक सहकर्मी होनेके अलावा, मेरे निजी मित्र 
भी हैं, जिन्हे मेरे स्वास्थ्य आदिकी चिन्ता रहती है। 
यदि आप कृपा करके सरकारसे यह पता लगाये कि पण्डित मोतीलार नेहरू, 
हकीम अजमलखाँ और श्री मगनढाल गाधीको अनुमति न देनेके क्या कारण है तो 
में आपका आभारी होऊेंगा। 
कैदियोसे मुलाकातके सम्बन्ध जेलके जों नियम हैं, उनके अनुसार तो उपर्युक्त 
तीनो सज्जन अपने कैदी मित्रोंसे मुलाकात करनेके अधिकारी जान पड़ते हूँ। 
यदि सम्भव हो तो में यह भी जानना चाहूगा कि छोगोोके मुझसे मुलाकात 
करनेके सम्बन्धर्में सरकारकी इच्छा क्‍या है। में किनसे मिल्ल सकता हूँ और किनसे नहीं * 
अनुमति लेकर आये मुल्कातियोसे मैं उन गैर-राजनीतिक विषयों या गति-विधियोके 
बारेमें, जिनमें मेरा सम्बन्ध है, कोई जानकारी प्राप्त कर सकता हूँ या नहीं ? 
आपका आज्नाकारी, 
मो० क० गाघी 
कैदी स० ८ ६७9७ 


अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ८०१६)की फोटो-नकल तथा यंग इंडिया, 
६-३-१९२४ से। 


६९. पत्र: यरवदा जेलके सुपरिटर्डेटको 


यरवदा जेल 
२० दिसम्बर, १९२२ 
सुपरिटेडेट 
यरवदा मेन्ट्रल जेल 
महोदय, 


आपने मुझ वह वानेकी कृपा की है कि इस्पेक्टर-जनरलने मुझे गुजरातीकी 
दो मासिक पत्रिकाओं, 'वसनन्‍त' और समालोचक” के उपयोगकी अनुमति देना 
अस्वीकार कर द्विया हे और इसका कोई कारण नहीं बताया है। 

कैदियों द्वारा पत्रिकाओके उपयोगके सम्बन्धर्म सरकारका जो आदेश्ष है, उसे देखते 
हुए उपयुक्त फैसला आश्चर्यजनक लगता है। सरकारी आदेश, जैसा कि मैने उसे 
समझा है, यह है कि कैदी ऐसी पत्रिकाएँ मंगा सकते है, जिनमें मौजूदा राजनीतिक 
समाचार न हो। ' समालोचक से में बहुत परिचित नहीं हूँ, पर “ वसन्‍्त से हँ। वह 
एक उच्च कोटिका गूजरानी साहित्यिक मासिक है, जिसके सम्पादक सुप्रसिद्ध समाज- 
सुधारक राव बहादुर रमणभाई है और उसमें अधिकतर ऐसे लोगोकी रचनाएँ रहती 
है जो किसी-न-किसी तरह सरकारसे सम्बद्ध है। मैने उसमे कभी राजनीतिक समस्याओ- 
की चर्चा और राजनीतिक समाचार नहीं पाये। यह हो सकता है कि इन पत्रिकाओंकी 
अनुमति न देनेके अन्य कारण इस्पेक्टर-जनरकके पास रहे हों, या वसनन्‍्त' और 
'समालोचक ये दोनो पत्रिकाएँ अब राजनीतिक हो गई हो। इसलिए क्‍या आप कृपा 
करके इस्पेक्टर-जनरलसे उनके इस फैसलेके कारणोंका पता लछगायेगे? में यह भी 
निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि वह फैसला बदला नहीं गया तो मै गुजराती 
साहित्यसे सम्प्क रखनेके अवसरसे वचित हो जाऊेंगा। 


आपका आज्ञाकारी, 


मो० क० गांघी 


अग्रेजी मसबिदे (एस० एन० ८०१७) की फोटो-नकल तथा यंग इंडिया, 
६-३-१९२ ४ से। 


७०. जेल डायरी, १९२२ 
२१ अप्रेल, शुक्रतार 
आजतक निम्नलिखित पुस्तके पढ़ चुका हूँ। 


१ मास्टर ऐड हिज टीचिग 

२. आर्म ऑफ गॉड 

३. क्रिश्चियनिटी इन प्रैक्टिस 

४. बाई एन अननोन डिसाइपल ' 

५. सत्याग्रह और असहयोग 

६. कुरान ' 

७. दि वे टु विगिन लाइफ 

८ ट्रिप्स दु दि मून 

९. दि इडियन एडमिनिस्ट्रेनन” (ठाकोर) 
१०. रामायण ” तुलसीदास 


कलसे मैने रोटियाँ पकानी शुरू कर दी हें। 
२२ अप्रेल, शनिवार 
' नेचुरल हिस्द्री ऑफ बर्डस समाप्त की। 


१, गुजरातीमें लिखित यद डायरी गांधीनीके यर्वदा सेन्टरछ जेलमें व्यतीत मारे १९२२ से जनवरी 
१९२४ तकके जेल-जीवनका विवरण है। मूछ डायरी एक छोटे आकारकी कापीपर तारीख व दिन 
आदिकि अनुसार पेन्सिक भौर स्थाहीसे लिखी गईं थी। सभी दिलनेंका ब्योरा श्समें नहीं है, स्वान-स्थानपर 
कुछ दिनोंकों छोड़ दिया गया है । गांधीनीने इस बीच जो पुस्तकें पढ़ीं उनके नामोंकों, जो उन्होंन गुजराती 
ढिपिमें दिये हैं, सामान्यतः यंग इंडिया अथवा अन्य उपलब्ध जानकारीके माधारपर नाच लिया गया है। 
मूल डायरीमें गांवीजीके स्वराक्षरोंमें अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषामोंकी पुस्तकोंकी एक सूची दे, जिन्हे 
निश्चय दी गांधीजीने जेल्में पढ़ा था। इस बचीकों यहां जेल ढाबरी, १६२३ के साथ अन्तर्मे दिया ना 
रहा है । जेल डायरी, १९२३ भी उस वर्षक अन्तिम झीष॑कके रूपमें दी जा रही दे । 

२. डायरीमें कहीं-कहीं अंग्रेजी तारीखोंके साथ-साथ विक्रम संकतकों तियिषा भी दी गडं है । यहाँ 
इम मूलमें दी गई अंग्रेमी तारीखें डी दे रहे हैं । 

३. गांधीजी २१ मार्च, १९२२ को यरवदा सेन्ट्छ जेल के जाये गये थे। अपने करावासके दिलेमिं 
उन्दोंने परम, साहित्य, समाज-विज्ञान और भौतिक विद्वान सम्बन्धी लगभग १७० पुस्तकें पर्ढी | अग्रेंल 
१९२४ से अवसूबर १९२४ तक यंग हंडियामें पधारावादिक रूपने प्रकाशित माई जल एकक्‍्सपीरिएन्सल 
शीर्षक छेखमाछामें गांधीजीने श्न पुस्तक्रोमे मं कुछका विश्वर विवेचन किया है। यह झेखमाटा नवजीवनम 
भी मकाशझित हुईं थी । 


१५६ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


आज सुपरिटेंडेटने' सभी राजनीतिक कैदियोंको मिलनेके लिए वुलाया। 
मेरी देशपाण्डेसें' बातचीत हुई 


२३ अप्रेल, रविवार 
“दि यग क्रमेडर”' समाप्त की। 
आजसे नीवू और चीनी खाना छोश। 


२६ अप्रेंड, बुधवार 


कूल (ए हिस्द्री ऑफ स्कॉटलेड) स्कॉटलैडका इतिहास, प्रथम भाग समाप्त किया । 
रेवरेंड हॉरेन्सने बाइबिल व्यू ऑफ दि वल्ड” पुस्तक भेजी है। 


७ 


२९ अप्रेल, शनिवार 
रेवरेंइ लॉरेन्स द्वारा भेजी पुस्तक समाप्त की। 
मार्टिजर्म' (भहीदो) सम्बन्धी पुस्तककों ऊपर-ऊपरसे देख गया। 
१ सई, सोसवार 
स्कॉटलैडका इतिहास (ए हिस्द्री ऑफ स्कॉटलेड), दूसरा भाग समाप्त किया। 
आज मुझे एक साथ दस सेर आठा दिया गया। 


५ मई, शुक्रवार 
फेरर द्वारा छिखित पुस्तक सीकर्य अफ्टर गॉड' समाप्त की। कलसे सन्तरे 
खाना वन्द्र किया। 


६ में ईं, शनिवार 


' स्कॉटलैडका इतिहास समाप्त किया। आज एक सरकारी पत्र मिला जिसमें 
बताया गया है कि हकीमजीको लिखा मेरा पत्र उन्हें नहीं भेजा जा सकता। 
“ मित्र कुमारी ” समाप्त की। 


१२ मई, शुक्रवार 


“ स्टोरीज फ्रॉम दि हिस्द्री ऑफ रोम समाप्त की। आज सुपरिल्टेन्डेटने हकीम- 
जीको लिखे मेरे पत्रकों न भेजनेसे सम्बन्धित सरकारी निषेधाज्ञाकी नकल देनेसे 
इनकार कर दिया। इसलिए मैने एक पत्र' सरकारको और एक" हकीमजीको 
लिखा। हकीमजीके पत्रमें केवल इतना ही लिखा कि आपके पास मेरा पत्र 


१. कनेक डेल्जील । 

2. गंगाथरराव बालक्ृष्ण देशपाण्डे, कर्मावकके जाँग्रेसी नेता। 

३. सम्भवतः “ जेल ढापरी, १९२३ ” के अन्तमें दी गईं यचीमें उल्छिखित “ छाइब्ज ऑफ फाद्स 
ऐंण्ड मार्टिअ्स ? नामक पुस्तक । 

४. देखिए “ पत्र : इकीसम मजमलख।कों ”?, १४-४-१९२२ । 

७, देखिए “पत्र: बम्बई सरकारकों ”, १२-७५-१९२२ । 

६. देखिए “ पत्र: इकीम मजमछ्खोको ”,*१२-५-१९२२ | 


जेल डायरी, १९२२ १५७ 


जैसा कि मैंने लिखा वैसा नही भेजा जा सकता, इसलिए मैनें आपको अपना 
तिमाही पत्र' भेजनेका विचार त्याग दिया है। 


१५ मई, सोमवार 
बेंकर' आज इस वॉडंमे छाये गये। सुपरिल्टेन्डेंटटी एक व्यक्तिगत पत्र लिखा 
कि मेरी नारगियोमे फिरसे वृद्धि करना मुझे अच्छा नहीं लगा तथा उनसे 
कहा कि वे नारंगी, रोटी तथा अतिरिक्त दूध देता बन्द कर दे। 


१६ मई, मंगलवार 
श्री प्रिफिथकी ओरसे उनके हेड क्लर्क, श्री जैकब मुझेसे मिलने और बातचीत 
करने आये। सुपरिटेडेटने नारग्ियोकी सख्या कम करनेसे मना कर दिया और 
बताया कि मुझे तो आपको नौ नारमगी देनेके आदेश है। 


“जो द्वेष, उपहास और गालियोंको पसन्द करनेंके कारण सत्यसे पीछे हट जाते 
हैं वे गलाम हैं। दो या तीन आदमियोके साथमे भी जो सत्यकी हिमायत 
क्रनेका साहस न करें वही गुलाम है। 
-- लावेल 
(टॉम ब्राउन्स स्कूल डेज ” से) 
१७ मई, बुधवार 
“टॉम ब्राउन्स स्कूल डेज” समाप्त की। उसके बहुतसे भाग बढ़े सुन्दर हैँ। 


४ ईसाके पवित्र भोजनकी क्रिया करनेका अर्थ यह नहीं कि जो तगीमें हो उसे 
केवल कुछ दे दिया जाये, उसका अर्थ यह है कि हमारे पास जो हो उसमें से 
उसे हिस्सा दिया जायें। दाताकी भावनाके बिना दान व्यर्थ है। दानके साथ 
जो अपना तन-मन भी देता है वह तीन आदमियोका पोषण करता है --- अपना, 
भूखे पडोसीका और मेरा। 

-- छावेरू 


२० सई, शनिवार 
बेकनकी (दि विजडम आफ दि ऐंशेन्टस्‌' समाप्त की। बुघवारसे रोटी खाना 
छोड़ दिया। चार [कच्चा ] सेर दूध, दो ऑंस मुनतकका, चार नारगी और 
दो नींबू छेनेका प्रयोग कर रहा हूँ। 
हाजीको करू कालकोठरीमें भेज दिया गया। 

२८ भई, रविवार 
मुगल वशतक ' हिन्दुस्तानका इतिहास ” पढा। मॉरिसका व्याकरण देख ग्या। 


१, गांबीजीकों जेल्से साढ-भरमें केवल चार पत्र ल्खिनिकी श्जाजत थी । 
२. शंकरछार बेंकर । 
३. पुछिस सुपरिटढेंट । 


चित 


(७, 


सम्पूर्ण गाधी बाहुमय् 
२९ मई, सोमवार 
/ चन्द्रकान्न, भाग-० ' तथा प्तजलिका योगदर्णन समाप्त किया। 


लगभग चार सप्ताह बीत गये। 
वाल्मीकि ' रामायणका  गृजराती अनुवाद पढना शुरू किया। 


३१ मई, बुधवार 
किय्छियकी फाइव नेश्वन्स' समाप्त की। 
४ जून, रविवार 
एडबई बैलमीकी 'इक्त्रल्लिटी समाप्त की। 
६ जन, मंगलवार 
सुपरिटंडेटने आकर खबर दी कि सरकारते वालपोथी ” छापनेकी इजाजत' देनेसे 
इनकार कर दिया है। सूचीकी पुस्तक मँगानेकों दे दी है। 
७ जून, बुधवार 
इंविसकी सेंट पॉल इन ग्रीस” समाप्त की। 
९ जून, शुक्रवार 
डा० जेकिल एण्ड मि० हाइड' समाप्त की। 
१४ जून, बुधवार 
लॉ रोजबरीकी पिट' समाप्त की। 


सत्य असत्य 
सोना पीतल 
चांदी जस्ना 
प्रकाश अन्धकार 
स्व नरक 
आकाश पाताल 
दिवस रात्रि 
हीरा कंकर 
सती वेश्या 
ब्रह्मचर्य व्यभिचार 
खुदा जतान 
अहुरमज्द अहरमन 


१. देखिए * बालपोथों ”, १८-४-१९२२ । 
इमंिंए * पत्र " यरवदा मेन्ट्रक जेलके सुपरिटडेंटकों ?, १२-८-१९२० । 


है) पु 


ञ्े 
है 


३ संम्भवतः जेल डापरी, १९२३ के अन्तमें दी गईं चूची । 


जेल डायरी, १९२२ १५९ 


ब्रह्म अममें पडा जीव 
सजीव निर्जीव 

पुसत्व नपुसकत्व 

वीरता कायरता 

राम रावण 

मोक्ष बन्धन 

अमृत हलाहहरू 

जीवन मृत्यु 

सत्‌ असत्‌ 

अस्तित्व अनस्तित्व 

सत्य एक है असत्य अनेक 
सत्य सरल रेखा है असत्य वक्त रेखा है 
समकोण शा 

सागर सहारा मरुस्थलू 
सयम स्वच्छदता 

प्रेम वर 


१७ जून, दानिवार 
किपल्िगकी 'सेकन्‍्ड जंगल बुक समाप्त की। 


२१ जून, बुधवार 
' फॉस्ट ” समाप्त किया। 
श४ जून, शनिवार 
जॉन हाँवैडेंकी जीवनी समाष्य की। पाँच [कच्चा | सेर मृतककोकी एक पेटी 
कल आई। 
२५ जून, रविवार 
वाल्मीकि रामायण समाप्त की। जान्तिपर्वे, भाग-? पढ़ना झुरू किया। 
२८ जून, बंधवार 
जूल्स वर्नकी ड्रॉप्ड फ्रॉम दि क्लाउड्स” समाप्त की। 
१ जुलाई, शनिवार 
इर्रावग कृत कोलम्बसकी जीवनी समाप्त की। अनसूयावहन, कानजी ओर 
धीरजलाल शकरलालसे मिलने आये। वा, हरिलाल, रामदास, मगनकछाल मथुरादास 
और मन्‌ मुझसे मिलने आये। 
१, मृलमें यहां कुछ नहीं दिया गया । 


२, “महाभारत ? के १८ पर्वोर्मे से एक । 
३. इरिलाल गाधीकी कन्या । 


१६० 


सम्पूर्ण गाधी वाइमय 
५ जुलाई, बुधवार 


कूल वानंर एक सन्दूक और कुछ पुस्तक दे गया। 
गिरघर कृत “रामायण और क्रसेइस पढना शुरू किया। 
विलबरफोसंकी “फाइव एम्पायसें' समाप्त की। 


१० जुलाई, सोमवार 
' छलेज ऑफ एन्येन्ट रोम” समाप्त की। 
१२ जुलाई, बुधवार 
आज साढ़े पाँच [कच्चा | सेर मुनक्के और आये। 
१३ जुलाई, गुरुवार 
'क्रमेइस समाप्त की। गिवतका रोम” पढ़ना शुरू किया। 
१६ जुलाई, रविवार 
' दान्तियर्व ं” भाग-१ समाप्त किया। भाग-२ पढ़ना शुरू किया। 
१८ जुलाई, मंगलवार 
ईकी पहली पुस्तक समाप्त की। 
२२ जुलाई, शनिवार 
गिरबरक्त रामायण ' समाप्त की। “ श्रीमद्भागवत ” पढना शुरू किया। 
२३ जुलाई, रविवार 
झवेरी द्वारा लिखित 'कृष्णचरित्र ' पढ़ता शुरू किया। 
२९ जुलाई, शनिवार 
कृष्णठाल झवबेरी कृत क्रंपष्णचरित्र ' समाप्त किया। 
४ अगस्त, शुक्रवार 
वेचक्ृत ' कृष्णचरित्र ” समाप्त किया। 
७ अगस्त, सोमवार 
गिबन [कृत रोम | का पहला भाग समाप्त किया तथा दूसरा भाग शुरू किया। 
१० अगस्त, गुरुवार 


तिरूककी गीता, “झान्तिपर्वे ' भाग-२*, भागवत, भाग-१* समाप्त की। 
भागवत, भाग-२ पढना गुरू किया। 


२२ अगस्त, मंगलवार 
कल राजेनीसिक कैदियोको वार्ड बदलकर यूरोपीय कैंदियोके वार्डमें छे जाया 


हि 


गया। आज उन्हें फिर पहलेवाले वार्डमें ही लाया गया। 


जेल डायरी, १९२२ 


बच्चे 
न 
# की 


२४ अगस्त, गृरुवार 
' आदिपव *, समाप्त किया। 
२३ अगस्त, रविवार 
भागवत ” का दूसरा भाग समाप्त किया। शुक्रवारकों सभापत ' घुरू क्या। 
 सरस्वतीचन्द्र ' शुरू किया। 
२८ अगस्त, सोमवार 
 मनुस्मुति ” समाप्त की। ईकोपनियद्‌ ' शुरू किया। 
३० अगस्त, बुधवार 
सभापतें  समाप्स किया, वनपर्व दारू छकिया। 


१ सितम्बर, शुक्रवार 
गिवन, भाग-२ समाप्त किया। 'ईशोपनियद्‌ समाप्त किया। 


२ सितम्बर, शनिवार 
गिवन, भाग - ३ शुरू किया। 
३ सितस्वर, रविवार 
' सरस्वतीचद्ध, भाग - १ समाप्त किया। भाग -२ झरू किया। 


६ सितम्बर, बुधवार 
“सरस्वतीचन्र, भाग - २ समाप्त किया। भाग - ३ सूरू क्या। 


९ सितस्व॒र, शनिवार 
' सरस्वतीचन्द्र, माग-३ समाप्त क्रिया। भाग- ४ चुरू किया। 


१३ सितम्बर, बुधवार 

मेजर जोन्सकी सहमतिसे आज ३ बजेसे मंगलवार हे ब्जेतकका सौन छिया है। 
इसमें निम्न अपवाद रहेंगे 

१ किसी अन्यकों अथवा मुझे दुख हो। 

२. कोई स्नेही बाहरसे मिलने आये। 

३. इस बीच यदि मुझे धारवाइक्रे अपने मिन्रोके वाईमे के जाया गया। 

४. श्री हेवई -जैसा कोई अधिकारी आये। 

५. मेजर जोन्स | कोई | वात करना चाहे। 
आज . . . के लिए खादे आईं। 


१. इन्होंने कनेल डेल्जील्की जगह, जब वे इन्‍्सपेकटर-जनरलू ऑफ प्रिजन्सके रूपमें काम कर रहे ये, 
परवदा सेन्ट्ठ जेलके सुपरिस्डेंटका कार्यभार सँमाला या । 
२. सर मॉरिंस हेवड, बम्बई प्ररेशके तत्कालीन गृह-सदस्थ । 


२३-११ 


१६२ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


२० सितम्बर, बुधवार 
मौन कल समाप्त किया। मोनमे परमानन्द प्राप्त हुआ। सरस्वतीचन्ध, भाग-हें 


आज समाप्त किया। कवीरका काव्य” समाप्त किया। जेकब बोहमन पढना शुरू 
किया। झकराला [ल | को मॉफी माँगते हुए पत्र लिखा। फिर दोबारा मौनतन्नत लिया 


जो मगलवारकों सायंकाल ३ वर्ज समाप्न होगा। 


२३ सितम्बर, शनिवार 
वोहमनकी सुपरसेन्स्युठ् छाइफ समाप्त की। 


“तेरी अपनी श्रवर्णन्द्रियदि और नेरी इच्छा ही प्रभुके श्रवण और दर्शनमे 
तेरे लिए बाधक होती है।' 

“यदि तु प्राणियोपर अपने आतरिक स्वभावकी गहराईसे नहीं, केवल बाहरसे 
ही राज्य करता है, तो तेरा ज्ञामन और तेरी शक्ति पाणविकवृत्तिकी है।' 
“न्‌ वस्तु-मात्र जैसा है और ऐसी एक भी वस्नु नहीं जो तेरे जैसी न हो।' 
“यदि तुझे वस्तु-मात्र जैसा बनना हो तो तुझे तमाम बस्तुओका त्याग करना 
चाहिए। 

'तेरे हाथ और तेरी वृद्धि भले ही काममें छूगे रहे, परन्तु तेरा हृदय तो 
ईव्वरमे ही तल्लीन रहना चाहिए। 

'स्वर्गका अर्थ है हमारी इच्छागक्तिको भगवान्‌के प्रेमकी प्राप्तिमें नियोजित 
करना। 

“नरकका अर्थ है भगवान्‌का कोप मोल लेना।* 


' मुपरसेन्युअल लाइफ '. बोहमन 
“प्रो क्रिस्टो एट एक्लेशिया शुरू की। 
२४ सितम्बर, रविवार 
“ क्रठवल्ली उपनिपद्‌ ' समाप्त किया। 
२५ सितम्बर, सोमवार 


'थ्रो क्रिस्टों एट एक्लेशिया' समाप्त की। सत्यार्थप्रकाश ” पढना शुरू किया। 
' बनपर्व ” समाप्त किया। 


२६ सितम्बर, मंगलवार 
“विराटपर्व ध और गेलिल्ठियन  पढना शुरू किया! 
२७ सितम्बर, बुधवार 
' ज्ञानेश्वरी ' पढ़ना शुरू किया। 


३० सितसस्‍्वर, शनिवार 
“विराटपवे ' तथा गिवन , भाग-३* समाप्त किया। 


$. 
जल डायरी, १९२० १६१३ 
१ अक्लुबर, रविवार 
' गिवन ', भाग - ४” तथा उद्योगप्वे ” शुरू किया। 
३ अक्तुबर, मंगलवार 
' गेलिलियन ” समाप्त की। 


६ अवनुबर, शुक्रवार 
वा, जमनालालजी, रामदास, पजाभाई तथा क्चोरलाल बबवारकों मिलने आगे । 
रामदासके विय्रमे कछ जमनालाछजीकों एक पत्र लिखा। आज सुपरस्टिदेटक 
गती और अखबारोके सम्बन्ध पत्र लिखा। फाइलो क्रिस्टस' लथा उदकी 
चोथी' पुस्तक पढ़नी शुरू की। 

१५ अक्तूबर, रविवार 
 उद्योगपत्र ” समाप्त किया। 

१६ अक्तूबर, सोमवार 
' भीष्मपर्व ' गुर किया। 

१८ अक्तूबर, बुधवार 
' सत्याधप्रकाश ' समाप्त किया। 

२१२ अकनृबर, रविवार 
“भीष्मपर्व " और फाइलों क्रिस्ट्स' समाप्त किया। 

२३ अकनुबर, सोमवार 
“गिवन समाप्त क्या। द्वोणपर्व ” तथा प्रेम मित्र” पढ़ना शुरू कया। 
'ज्ञानेंब्वरी ' समाप्त की । 

२४ अक्तूबर, मंगलवार 
प्रेम मित्र समाप्त किया। 

२५ अक्तूबर, बुधवार 
'पड़दर्शन समुच्चय” तथा दि गोस्पेल एन्ड दि प्लॉउ' पढ़ना झुरू किया। 
नाथुराम जर्मा कृत गीता की टीका पढनी शुरू की। 


१. देखिए “ पत्र: जमतालाऊक बजानको ”, ५-१०-१९२२ | 

२. अब्दुल गनी, बरवदा जेलमें गांधीजीके शक साथी पीदी । 

३. राजनैतिक कैदेयेंकों अख़बार और पत्रिकर्७ँ मेगनेदी मनाई कर दी गई थी । गांधीनोने 
टाइम्स ऑफ इंडिया चीकछी, इंडियन सोशर रिफॉमेर, सर्वेट ऑफ इंडिया, मॉडल रिव्यू 
इंडियन रिन्यू आदि पत्रेमि से कोई पक पत्र मेंगानेकी श्राथना को थी । 

४. उपलब्ध नहीं | 

७५, पद दूसरी होनी चाहिए । 


१६४ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


२८ अक्तूबर, दानिवार 
“दि गोस्पेल एन्ड दि प्लॉउ समाप्त की। 
६ नवम्बर, सोमवार 
*द्रोणपर्व ” समाप्त किया। 
७ नवम्बर, मंगलवार 
'कर्णपर्व ” गुरू किया। शकरलाल कलर बीमार हो गए। उल्टी आदि हुई। 


११ नवम्बर, दानिवार 
“कर्णपर्व ” समाप्त किया। 


१२ नवस्वर, रविवार 
'झल्यपवे पढ़ना जुरू किया। 

१७ नवम्बर, शुक्रवार 
“शल्यपर्व ” समाप्त किया। प्रयोगके तौरपर आजसे नारंगी छोड़ दी। 
 अनुक्यासनप्व  पढना शुरू किया। 


२२ नवम्बर, बुधवार 
' पड़दर्शनन सम॒ुज्चय समाप्त किया। 
२७ नवम्बर, सोमवार 
तीसरी उर्दू रीडर समाप्त की। चौथी शुरू की। 
२८ नवम्बर, संगलूवार 
' अनुशासनपत्व / समाप्त किया। आइवमेधिक पवे पढना चुरू किया। 
२ दिसम्बर, शनिवार 
'आदवमेधिक ” समाप्त किया। आश्रमवासिक ” पढना शुरू किया। 
४ दिसम्बर, सोमवार 
' महाभारत ” समाप्त किया। राजचन्द्र कविकी रचनाओका अध्ययन शुरू किया | 
' महाभारत ' २५ वी जूनकों शुरू किया था। 
५ दिसम्बर, मंगलवार 
कल पेटम तीतन्र दर्द हुआ इसलिए आज अरडीका तेल लिया और नारगी 
खाना गुरू किया। लगभग एक महीने बाद किशमित्र लेना शुरू किया। 
६ दिसम्बर, बुधवार 
जें० ब्रायरलीकी 'अवरसेल्वज ऐन्‍्ड दि यूनिवर्स ' पढ़ना शुरू किया। 
९ विप्तसम्वर, शनिवार 
शुक्रवारसे किशमिश और नारगी खाना छोड दिया। 


भैंठ : जेंलमें १६५ 


“क्िसीके भी प्रति दुर्भाव रखना, किसीके बारेसे वरा बोलना या बुरा सीचना 
या बुरा व्यवहार करना, ये सव समान रूपसे निषिद्ध है।' 
“-जें० वबी० की अवस्सेल्वज एन्द दि यूनिवर्स ' पुस्सकसे । 
१५ दिसम्बर, शुक्रवार 
जे० वी० की “अवस्सेल्वज ऐन्द्र दि यूनिवर्स ' समाप्त की। 


१६ दिसम्बर, शनिवार 

लिमन एबॉटकी व्हाठ क्रिश्चिवनिदी मीन्स टु मी पठना छुखू किया। 
वा आज आनेवाली थी परन्त नहीं आाई। 

२१ दिससस्‍्वर 
मगनछाल आदि [के मिलने आने ] पर बन्दिय लगानेके सम्बन्ध उत्द मेजरको 
एक पत्र छिखा। आज वार्नरकों दिया। 

२५ दिसम्बर 
' ब्हाट क्रिव्चियनि्टी मीन्‍्स टु मी समाप्त की। अनसूवावहनकी भेजी शिथमिय 
और अजीर खाये | 


मूल गुजराती प्रति (एम० एन० ८०३९ एम)से। 


७१. भेंट: जेलमें 

[२७ जनवरी, १९२३] 
महात्मा गांधीका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। हमने जेंलमें सुना था कि उनके 
स्वास्थ्य बिगड़ने और उन्हें विषाद रोग होनेको कहानियाँ विदेशोंमें फेल रहो हे। 

उन्हें यह सुनकर पीड़ा हुई। 
उन्होंने कहा, विवाद रोगका हो जाना तो मेरे लिए रूज्जाकी बात होगो।' 
जिस सत्याप्रहीकों जेल जानेपर उदासी आए घेरे, उसे जेल जानेकी या जेल जानेके 
लिए कोई कदम उठानेकी कतई जरूरत नहीं है। यदि उसे अपने देशकों स्वतन्त्रता 
सबसे अधिक प्यारी है तो उमे जेलकों अपना घर समझना चाहिए। उन्होंने आगे 


१. यह मोतीझाल नेहरू, इकीम अनमन्खों तथा मगनहालकों गांधीजोसे मिलनेकी अनुमति देनेक 
सम्बन्धमें जेल सुपर्रिटेंडेंट मेजर जोन्सकों लिखा गया या । देखिए “ पत्र : यरवदा जेलके सुपरेटढेटकों ”, 
२०-१२-१९२२ ॥ 

२. कस्तूरवा गांधी, गांपीजीते जेलमें २७ जनवरी, १९२३ को मिली थीं । 

३. २-२-१९२३ के यंग इंडियामें छपे एक संक्षिप्त समाचारमें का गया था: ४ . , . उन्दोंति 
उत्तर दिया, जो मनुग्य मुझे जानता है वह इस बातकी करपना भी नहीं कर सकता कि सुझे कमी विदाद 
रोग भी हो सकता द। मुझे भाश्यं है कि ऐसी अफवाहपर कोई जरा भी विश्वास केसे कर सकता है।”” 


१६६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


कहा, यदि में कभी बीमार पड़ा तो उत्तका कारण जेल अधिकारियोंकी असावधानी 
नहीं मेरी अपनों लापरवाही, शरीरकी सहज दुर्बहता अथवा जलवाय होगी। अपने 
स्वास्थ्यकयों ठीक रखनेकी जितनी सावधानी रखनी चाहिए, उतनी में रखता हूँ। 

[ अग्रेजीसे, | 

यंग इंडिया, १९-४-१९२३ 


७२. पत्र: यरवदा जेलके सुर्परिटेंडेंटको 


यरवदा सेन्ट्रल जेल 
४ फरवरी, १९२३ 

सुपरिटेडेट 
यरवदा सेन्‍्ट्रल जेल 
महोदय, 

आपने कल मुझे यह बतानेकी कृपा की थी कि इंस्पेक्टर-जनरलने मेरे २० 
दिसम्बरके पत्रका जवाब दे दिया है और उसमें यह कहा है कि मुछाकात सम्बन्धी 
जेलके विनियमोके अनुसार मित्रो और रि्तेदारोकी मुलाकातोके विषपयमे आपको पूरा 
अख्नियार है। 

इस जवाबसे मुझे आइचर्य हुआ है। मेरी पत्नी तथा श्रीमती वसुमती धीमतराम 
पिछले मासकी २७ तारीखकों मुझसे मिली थी। उन्होंने इस सम्बन्धम मुझे जो-कुछ 
बताया था, यह उत्तर उससे मेल नहीं खाता। 

मेरी पत्नीने बनाया कि कोई २० रोजसे ज्यादा इन्तजार करनेपर उन्हें 
मुझसे मुलाकातके छिए अपनी दरख्वास्तका जवाब मिला। मेरी वीमारीकी अफवाह 
सुनकर के इस आजासे पूना आई कि उन्हें मुझसे मिलनेक्री इजाजत मिल जायेगी। 
फलत पिछले सजाह श्रीमती वसुमती धीमतराम, श्री समगनलाल गावी, उनकी लड़की 
रावा, जिसकी उम्र कोई १४ सालकी होगी, ओर प्रभुदास, श्री छगनराल गाधीका 
कोई ?८ वरसका छड़का, जों अपने पिताके स्थानपर आया था क्योकि उसके पिता 
वीमार पद जानेके कारण नहीं आ सके थे, किन्तु उनका नाम प्रार्थियोंमे था। इन 
सबके साथ जेलकें फाटकपर आकर मेरी पत्नीने अन्दर जानेकी इजाजत चाही। आपने 
उनको उत्तर दिया, “मुझे कोई अख्नियार नहीं है, में आपको इजाजत नही दे 
सकता। मैं सरकारके जवाबकी राह देख रहा हँ। आपकी दरख्वास्त वहाँ भेज दी 
है।” श्री मगतनछाल भाईके आग्रह करनेपर आपने इन्स्पेक्टर-जनरलकों ठेलीफोन 
करना कुवूछ किया। मालूम होता है कि वे भी मुलाकातकी इजाजत न दे सके और 
मेरी पत्नी तथा उतके साथियोकों निराश होकर वापस लौट जाना पडा। 

मेरी पत्नीनें कहा कि २७ जनवरीको आपने उन्हे टीफोन द्वारा खबर दी कि 
सरकारका जवाब मिल गया है, कि वह तथा दूसरे तीन शख्स जिनके नाम पहली 


पत्र * मेजर जोन्सको १६७ 


दरखास्तम दज हूँ, मिल्ल सकते हैं। इसके अनसार दोनो बच्चे, राधा और प्रभदास, 
वचिन रह गये। 

यदि इस विपयमें सव बाते आपपर ही छोड दी गई थी नो पृ्वोक्ति सारी 
बातोपर फिरसे विचार करतेकी जररत हे। मझें यकीन हे कि मैने अपनी पत्नीके 
आशयकी गलन नहीं समझा हे। 

इसके अछावा यदि आप ही के वसकी बात होती तो राघा जोर प्रभुदास वचित 
से किये गये होते। 

इसलिए यदि आप मेरी पत्नीके कथन और सरफारी जब्ाजके अन्तरकों समझा 
सके तथा मुझे निम्नलिखित बातोंके बारेसे सूचित कर सऊँ तो मैं आपका बडा दृतज्ञ 
होऊगा * 

(१) पिछले साल प० मोतीलाल नेहरू, हकीस अजमलला साहब और श्री 
मगनलछाल गाधीको किस विनापर नहीं मिले दिया गया था 

(२) भविष्यमे क्रिन-क्रिन छोगोको सझसे मिलने दिया जायेगा और क्निसे नहीं 

(३) इन मुछाकातामे में राजनीतिसे सम्बन्ध ले रखनेबाले उत विषयों तथा 
गति-विधियोके बारेमे सत सकता हें था नहीं, जिन्हें मैंने शुरू किया था और जिनका 
संचालन अब मेरे विभिन्न प्रतिनिधि कर ूद्रे हें। 

यह तो में नहों कहंगा कि अपमान इराइतन क्रिया गया हैं फिर नी मझ 

जरूर महसूस हुआ कि उनके साथ क्रिया गया बरताव अपमानजनक तो था। एसी 

दुखद घटनाकी पुनरावृत्ति नहीं होनों चाहिए। 


आपका आज्ञाकारी, 


अग्रेजी मसविदे (एस० एन० ८०१८) की फोटो-लकल तथा यंग इंडिया, 
६-३-१९२४ में । 


७३. पत्र: मेजर जोन्सको 


१० फरवरी [१०९२३ | 
प्रिय मेजर जोन्‍्स, 
में आपको यह पत्र लिजी तौरपर छिखे रहा हाँ, क्योकि एक तो इसमें 
भावनाओका पृट है और दूसरे कदीकी टैसियलसे में ऐेसा पत्र लिखनेका अधिकारी नहीं 
हैं। आप अपने पदके कारण जाब्तेक्ी कारंबाई करनेतर मजबूर हो तो खुझीसे आप 
वैंसः कर सकते है। 
मैने कल सुबह चीखने और चिल्लानेक्री आवाज सुनी और पासके कुछ छोगोने 
चिल्लाकर कहा कि उबर कोई लगाये जा रहे है। में सोचम पड गया। मेने थोड़ी 


१, झंकरकाल बंकरने यंग इंडिया, १९-४-१९२३ में प्रकाशित अपने वक्‍तव्यमें श्स घटनाका उल्हेख 
क्या है। 


१६८ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


ही देरके बाद देखा कि टाठके कपड़े पहले हुए चार या पाँच युवक ले जाये जा रहे 
है। एककी पीठ खुली थी। वे बहुत धीरे-बीरे चल रहे थे। उनकी कमर झुकी 
हुई थी। मैने देखा कि उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। उन्होंने मुझें प्रणाम किया। 
मैने भी जवाबमे नमस्कार किया। मैने अन्दाज लगाया कि हो न हो इन्हीको कोडें 
लगाये गये है। उसी दिन वादमे मैने एक प्रतिष्ठित पुरुषको बेडियाँ तथा टाटके कपडे 
पहने हुए गुजरते देखा। उन्होने भी मुझे प्रणाम किया। मैं सामान्यतया ऐसा नहीं 
करता, फिर भी मैने पूछा, आप कौन हैं? उन्होने जवाबर्म कहा, में मूलजीपेटाका हूँ। 
मेने पूछा, क्या आय जानते है, कोड किनको छग़ाये गये थे? उन्होने कहा, हाँ, 
में उन सबको जानता हूँ, क्योकि वे सब मूलझीपेटाके ही लोग है। 

मेरा पत्र लिखनेका उद्देश्य यह जानना है कि क्‍या में उन छोगोसे मिरू सकता 
हैँ, जो काम करनेसे इनकार कर रहे है? यदि मुझे मालम हुआ कि वे मू्खंतावश 
या बिता सोचे-समझे ऐसा कर रहे है तो सम्भव है कि में उन्हें अपनी स्थितिपर 
फिर विचार करनेके लिए राजी कर सकू। सत्याग्रहमे तो विहित है कि हर कैदी 
जेलके तमाम उचित कानूनोका पालन करे और जो काम दिया जाये उसे अवश्य करे। 
सच पूछा जाये तो नसत्याग्रहीके जेलके अन्दर आते ही उसका प्रतिरोध समाप्त हो 
जाता है। असाधारण कारण होनेपर जैसे --- जान-बूझ्कर अपमान किये जानेपर 
उसका फिर उपयोग किया जा सकता है। यदि ये कोंग अपनेको सत्याग्रही कहते है 
तो में चाहेँगा कि में उन्हें ये सब बातें समझा दूँ। 

में जानता हूँ कि आम तौरपर किसी कंदीको जेलके प्रशासनमे मदद करने या 
दखल देनेका हक नहीं है। में केवल साधारण मनुष्यताके नामपर इस सुझावका 
अनुकूछ उत्तर पानेकी आजा रखता हूँ। मुझे भरोसा है कि यदि थोडी भी गृजाइश 
हुई तो आप कोडेका दण्ड न दिये जानेके बारेमें पुरी कोभिन्न करेंगे। मेने अत्यन्त 
संम्र भात्रसे एक सम्भावनाकी ओर इबारा किया है, आजा करता हूँ कि आपका हृदय 
मेरे सुझावकों उचित मानेगा और आप उसपर अमल करनेकी कृपा करेंगे। 


आपका सच्चा, 


मो० क० गांघी 


अग्रेजी मसविदें ( एस० एन० ८०१९ ) की फोटो-नकल तथा यंग इंडिया, 
६-३-१ श्जड से | 


१. उन्हें अनाज पीसनेका काम दिया गया था, छेकिन उन्होंने उसे राजनीतिक बंदियोकि थोग्य काम 
नहीं माना । 

२. मेजर जोन्सने जवाबमें मांवीजीकों पन्‍्यवाद देते हुए लिखा कि सुझावकों स्वीकार करना सम्भव 
नहीं हैं । 


७४. पत्र: यरवदा जेलके सुपरिदेंडेंटको 


सुर्परिटेडेंट 
यरवदा सेन्ट्रल जेंल 
महोदय, 

मुझे अभी-अभी यह खबर मिली ढ़ कि मूच्यीवेटके कुछ आदमियोसे बातचीत 
करनेके कारण भाई जयरामदासकों सजा दी गई है।' में यह पत्र उस सजाके विरुद्ध 
शिकायत करनेके छिए नहीं, वल्कि इसलिए छिख रहा हूँ क्रि उतनी ही अथवा उससे 
भी अधिक सजा मुझे दी जाये। इस मॉँगमे भावना खिल्नताकी नहीं, बल्कि कहना 
चाहिए धर्म-मूलक है। क्योकि नियम नगका उनकी अपेक्षा में अधिक अपराधी हूँ। 
मैने ही उनसे कहा था कि यदि उन्हें मूल्भीपेठावाला कोई कैदी दिखे तो वे उससे 
कहें कि यदि वह सत्याग्रही होनेका दावा करता हैं तो काम करनेसे इनकार ने करे। 
भाई जयरामदास मेरे इस अनुरोधको अस्वीकार नहीं कर सके। मैने उनसे यह भी 
कहा था कि आपके आज वहाँ पहुँचनेपर वे आपको सारी बात सुना दें। हम दोनोके 
बीच जो-कुछ हुआ वह में आपको कल बता देता। केछ इसलिए कि सोमवार मेरा 
मोन-दिवस होनेंके कारण आप आज मुझसे मिलने नहीं आयेगे। में आपको विश्वास 
दिलाता हूँ कि यददि मुझे सजा होगी तो में उसका उलठा अर्थ नहीं छगराऊंगा। यदि में 
छूट जाऊँ और मुझसे कम अपराध करनेवाले को, यदि वह वस्तुतः अपराधी है, सजा 
दी जाये तो मुझे दुख होगा ।* 

आपवा आजाकारी, 


मो० क० गांधी 


अग्रेजी मसविदे (एसम० एन० ८०२०) की फोटो-नकेल तथा यंग इंडिया, 
६-३- १ भर रद से | 


१. जपरामदास दौस्तराम (जन्म १८९२); सिन्ध आन्‍्तीय कग्रिस कमेटके तर्काडीन मंत्री, बादमें 
खाद्य एवं कृषि भन्‍त्री भात सरकार; गसमके राज्यपाल। 

२. जयरामदासजीने अपनी बेरकसे मूल्शीपेटके कैदियोंकी बैरकमें जाकर यह समझानेकी कोशिश की 
थी कि जेलके अनुशासनके रूपमें जो भी काम उन्हें सौंपा जाये वे उसे करें। जब वाड्डरने इसकी सूचना 
उच्च अविकारियोंको दी तो उन्हें नदानेके कुछ मिनटोंकों छोड़कर शेष समय अपनी कोठरीमें दी बन्द रहनेका 
हुक्स दिया गया । 

३. यंग इंडिया, ६-३-१९२४ में यह पत्र छापने हुए गांघोजीने निम्नलिखित टिप्पणी दी थी; 

उपयुक्त पत्रके उत्तरमें मुपर्रिस्डेंट मेरी कोठरीमें भाये भौर उन्होंने मुझसे कटा कि उनके मनमें 
नपरामदासके प्रति जरा भी रोष नहीं है । उन्होंने (श्री जयरामदासने ) जो-कुछ किस्मा है वह तो खुछे 


७५. पत्र: यरवदा जेलके सुपरिटेडेंटको 


यरवदा सेन्‍्ट्रल जेल 
१२ फरवरी, १९२३ 


सुपरिटेडेट 
यरवदा सेक्‍्ट्रल जेल 
महोदय, 


मुझ मालूम हुआ है कि मूलजीपेटाके कुछ कैदियोक्ों कोंडे लगाये गये है, 
क्योकि कड़ा जाता है, उन्होंने काम करनेसे इनकार किया और जान-वृूझकर कम 
काम किया। 

यदि ये करी समन्‍्याग्रही होनेका दावा करते है तो जबतक जेलके नियम 
अपमानजनक अथवा अनावन ने हो तबनके वे सब नियमोका पालत करनेके छिए 
बाब्य है। उन्हें जो काम साथ गया हैं। उसे यथाअकिति अवश्य किया जाना चाहिए। 
इस ठार बदि उत्होंते कमर करनेसे इतकार किया है अथवा ने अपनी भारीरिक जक्तिके 
अनुमार काम नहों करते, तो वे जेलके तिबमोकों भंग करनेके अलावा अपने आचार- 
नियमोकी भी तोइ रहे है। 

मझ विश्वास है कि जबतक किसी और ढगसे काम लिया जा सकता हो, 
जेलके अधिकारी उन्हें कोड़े नहीं लगाना चाहते। वे यह भी चाहेंगे कि कंदी सजाके 
डरके बजाय विवेकके सामने झर्के। मेरा खयाल है कि वे लोग मेरा कहना मान 
छगें। इसलिए में प्रार्थना करता हें कि मलशीपेटाके जो लोग जान-बझकर जेलके 
नियम भग करते हैं उत सबसे आपके सामने मुलाकात करनेकी मुझे अनुमति दी 
जायें, ताकि यदि वे स्याग्रही होनेंका दावा करते हो तो में उन्हें सत्याग्रहीका धर्म 
समझा सके। 





७-०+०3०3म-क+फलनकऊ नबी 3मीनन७तणी-न न ननानिनणता 7००५० पट 


तौरपर द्वी किया है, परन्तु निधमका जो नग हुआ उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती थी । उन्होंने कहा 
कि सुझे दूसरे कैियोंकी उकम्तानेंके अपराधमें सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि सत्याग्रहियोंकि साथ बातचीत 
करनेके लिए में हृदक उस पार नहीं गया । सत्याग्रद्दियोंसे भाई जयरामदासकी बातचीतके फलरवरूप एक 
विषम स्थिति टऊछ गई । इस घटनाके बारेमें जपरामदास दौलतराम कइ्वते हैं कि “मेरे जरिये गांधीजीके 
इस्तक्षेपक्त परिणामस्वरूप मूलशीपेटाके कैदिपोंपर सही प्रतिक्रिया हुईं और जो काम उन्हें दिया गया उसे उन्होंने 
किया। कामसे छमातार इनकार करनेपर अधिकारियोंका श्यादा उन्हें कोढ़ोंकी सजा देनेका था! श्ससे बात 
और भी बढ़ती और मेरा खाक है कि गांधीजीको और भी सक्रिय रूपसे दस्तक्षेप करना पढ़ता तथा 
मामला मौर भी बियढ़ नाता |” 


पत्र : यवरदा जेलके सुर्पारिटेंडेंटको १७१ 


में जानता हूँ कि आम तौरपर कैदियोकों जेलके प्रवस्थमे मदद करने या दखठ 
देनेकी इजाजत नहीं है। परल्तु मुझे आजा है कि उपर्यक्त मामलेमें प्रशासनिक 
पद्धतिकी अपेक्षा मनृष्यताके विचारकों प्रधानता दी जायेगी।' 


आपवा आनजन्नाकारी, 


भो० क० गांधी 


अग्रेजी मसविदे ( एस० एन० ८०२१) की फोटो-नकल तथा यग इंडिया, 
६-३-१९२४ से । 


७६. पत्र: यरवदा जैलके सुपरिटडेंटको 


यरवदा सेन्टर जेल 
२३ फरवरी, १०२३ 

सुर्पारिटेडट 
यरवदा सेन्द्रल जेल 
[ महोदय, | 

आपने कृपा करके आज मुझे बताया कि आपको सरकारसे मेरे इस सासके 
४ तारीखके पत्रका उत्तर मिल गया है। मेरी पत्नीको जो असुविधा हुई थी उसके 
लिए सरकारने खेद प्रकट किया है, और मेरे पत्रके अन्य अज्ोके जवाबमे सरकारने 
बताया है कि सरकार एक कैदीके साथ जेलके सामान्य विनियमोपर चर्चा नहीं 
कर सकती। में सरकार द्वारा, मेरी पत्नीकी असुविधापर अफसोस जाहिर करनेकी 
भावनाकी कदर करता हूँ। 

सरकारके उत्तरके दूसरे अबके बारेमें निवेदन है कि में इस बातको भली-भॉनि 
जानता हूँ कि एक कंदीके नाते जेलके सामान्य विनियमोके बारेगे मझे चर्चा करनेका 
अधिकार नहीं है। यदि सरकार मेरा ४ तारीखका पत्र दुबारा पढ़ें तो माल्म ही 
जायेगा कि मैने उक्त विनियमोपर सामान्य चर्चाकी मांग नहीं की है. वल्कि वरति- 
पय विनियमोके वारेमे यह जानना चाहा है कि उनका व्यावह्ञारिक रूप क्‍या होगा 
और सो भी उसी हृदतक जहाँतक उतका मेरे रहन-सक्ृृत और सूख-सृविधासे सम्बन्ध 
हैं। मेरा खयाल है कि किसी भी कंदीकों ऐसी जानकारी मॉंगले और प्राप्त करनेका 
हक है। यदि मुझ भविष्यर्मं अपनी पत्नी या मित्रोसे मछाक्रात करनी हें, तो 
मुझे यह बान बता देनी चाहिए कि में किससे भेंट कर सकता हैं और किससे नहीं, 
ताकि निराआसे बचा जा सके और अपमानकी सम्भावनाकों भी टाछा जा सके । 

में अपनी स्थिति स्पष्ट करता चाहता हूँ। सौसाग्यसे मेरे रेसे बहलसे मित्र 
है, जो मुझे अपने सम्बन्धियोके समान प्रिय हैं। और मेरी देखरेखमे पलनेवाल कुछ 
ऐसे बच्चे भी है. जो मेरे अपने बच्चों-जैसे ही हें। फिर भेरे ऐसे सहयोगी भी है 


३, सरकारने गांवीनीका सुझाव नहीं माना। देखिए पिछले शीष॑ककी अन्तिम पाद-टिप्पणी। 


१७२ सम्पूर्ण गाधी वाडःमय 


जो मेरे साथ ही निवास करते है और मेरी विभिन्न अराजनीतिक प्रवृत्तियों और 
प्रयोगोमे मदद देते हैं। इसलिए यदि में समय-समयपर अपने इन मित्रों, साथियों 
और बच्चोसे मुलाकात नहीं कर सकता, तो में अपनी अत्यन्त प्रिय भावनाओको ठेस 
पहुँचाए बिना अपनी पत्नीसे भी मुछाकात नहीं कर सकता। में अपनी पत्नीसे केवल 
इसलिए मुलाकात नहीं करता कि वे मेरी पत्नी है, वल्कि खास तौरपर इसलिए 
करता हूँ कि वे मेरी गति-विधियोमे मेरी सहयोगिनी हैँ। 

यदि मुझे, जिनसे में मिलना चाहता हूँ उनसे अपनी अराजनीतिक प्रवृत्तियोके 
बारेमे बातचीत नहीं करने दी जाती तो उनसे मिलनेमे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। 

इसके अलावा यह बात जानतनेकी मेरी इच्छा स्वाभाविक ही है कि पण्डित 
मोतीलाल नेहरू, हकीम अजमलखाँ तथा श्री मगनलछाल ग्राधीको मिलनेकी इजाजत 
क्यों नहीं दी गई। हॉ, यदि उन्होने कोई अभद्र व्यवहार किया होता अथवा वे कोई 
राजनीतिक चर्चा करनेके लिए मुझसे मुलाकात करना चाहते हो तो में इसका कारण 
समझ सकता था। परन्तु यदि इनकार किसी अनुल्लेखनीय राजनीतिक कारणसे किया 
गया हो, तो में कमसे-कम इतना तो कर सकता हूँ कि अपनी पत्नीसे मिलनेका लोभ 
भी छोड द॑ँ। प्रतिप्ठा और स्वाभिमानके विपयमे मेरे अपने कुछ विचार है, मै चाहूँगा 
कि यदि हो सके तो सरकार उन्हें भी समझ ले और उनकी क॒द्र करे। 

राजनीतिक सन्देश भेजनेकी बात तो दूर रही, मुझे किसीसे राजनीतिक चर्चा 
तक करनेकी इच्छा नहीं है, इन मुलाकातोंके समय सरकार चाहे जिसे तैनात कर 
सक्रती है; और सरकार यदि जरूरी समझे तो उसका कोई प्रतिनिधि ज्ीघ्रलिपिमे 
विवरण छिखता जा सकता है। परलन्नु जेलके विनियमोके सिवा किन्‍्ही और कारणोसे 
यदि मुन्नसे मेरे मित्रों और सम्बन्धियोकों मिल्लने नहीं दिया जाता तो उसके प्रति 
मेरे सचत रहनेकी इच्छा उचित ही मानी जायगी। मैंने आज अपनी स्थिति 
नि सकोच भावसे पूरी तरह बता दी है। इस पत्र-व्यवहारका आरम्भ गत दिसम्बर 
मासकी २० तारीखको हुआ था; इसलिए मेरा आग्रह है कि सरकार इस पत्रका 
जल्दी, सीचा-सादा और कपटरहिन उत्तर दे। है 


आपका अआज्ञाकारी, 
मो० क० गांधी 


न० ८२७ 


अग्रेजी पत्र (एस० एन० ८०२२) की फोटो-नकल तथा यंग इंडिया, ६-३-१९२४ से । 


७७. पत्र : यरवदा जेलके सुर्पारिटेंडेंटको 


यरबदा सेन्‍्ट्रल जेल 
र्‌ ढ्‌ फरवरी, रै * ््‌ रे 


सुपरिटेडेट 
यरवदा सेन्द्रल जेल 
महोदय, 

आपने मुझे यह सूचित करनेकी कृपा की है कि पिछले मासकी ४ तारीखके मेरे 
पत्रके उत्तरमे इन्स्पेक्टर-जनरलने वसन्‍्त” और  समालोचक ” पत्रिकाओके उपयोगकी 
मजूरी देनेमे असमर्थता प्रकट की है। क्‍या निर्णय लिया जायेगा सो तो में पहलेसे 
ही जानता था। यदि इन्स्पेक्टर-जनरल क्रपया उक्त पत्र फिरसे पढकर देखे, तो वे समझ 
जायेगे कि में निर्णयसे अवगत था। और पत्र लछिखनेका कारण, अस्वीकृतिका कारण 
जानना-भर था। मैने अपने पत्रमें यह पूछनेंका साहस किया है कि इन पत्रिकाओके 
उपयोगकी मत्ताही क्या इसलिए की गई है कि उनमे वर्तेमान राजनीतिक समाचार 
होते है अथवा इसका कोई अन्य कारण है। में अपनी प्रार्थनाको दोहराना चाहता हूं 
और आशा करता हें कि आप तुरन्त उत्तर देकर मुझ अनुगृहीत करेगे। 


आपका आज्ञाकारी, 


भो० क० गांधी 


अग्नेजी मसबिदे (एस० एन० ८०२३) की फोटो-नकल तथा यंग इंडिया, 
६-३-१९२४ से। 


७८, पत्न : यरवदा जेलके सुपरिटेरडेंटको 


बरवदा सेन्‍्ट्रल जेल 
२५ मार्च, १९२३ 


सुपरिटेडेंट 
यरवदा सेन्‍्द्रल जेल 
महोदय, 

आपने यह सूचित करनेकी मेहरवानी की है कि मेरे २३ तारीखके पत्रके 
उत्तर इन्स्पेक्टर-जनरलने कहा है कि वसनन्‍्त और “समालोचक ' के बारेगे निर्णय 
योग्य अधिकारीके द्वारा दिया गया है, और मुलाकात सम्बन्धी कुछ प्रार्यतासत्रोके 


१७४ सम्पूर्ण गांधी वादमंय 


बारेमे मैने जो पूछताछ की थी उसके उत्तरमें उन्होने मुझे सरकारके पत्रका अन्तिम 
अश पढ़ लेनेंको लिखा है। 

इन्स्पेक्टर-जनरलने जिस तत्परतासे जवाब दिया, उसके लिए उन्हे बधाई है। 
किन्तु उन्होंने जो रुख अपना रखा है उसपर मुझे बडा अफसोस होता है। पत्रि- 
काओके बारेमे निर्णय देनेके उनके अधिकारपर मैने कभी शका नहीं उठाई। उन्होने 
सरक्ारके पत्रका जो अनुच्छेद मुझसे पढनेके लिए कहा है, उससे मुझे तनिक भी 
सन्‍्तोप नहीं हुआ। उसमें कहा गया है कि सुपरिटेडेट कैदियोसे जेलके सामान्य विनि- 
यमोके बारेमे चर्चा नहीं कर सकता। मैने इन्स्पेक्टर-जनरलसे अपने प्रति ऐसी किसी 
चर्चाकी प्रार्थना नही की। मैने तो केवल उनके निर्णयके कारण जानने चाहे है। में 
उन्हें याद दिलाता हूँ कि जब वे स्वय सुर्परिटेडेंट थे और मेरी तरफसे उन्होंने सरकार 
से 'मॉडने रिव्यू ' की माँग की थी, तब सरकारने उसे अस्वीकृत करनेके कारण दिये 
थे। मै कहना चाहता हूँ कि यह मामला उस मामलेंसे तनिक भी भिन्न नही है। 

इसके सिवा इन्स्पेक्टर-जनरलकी मेरे साथ जो बाते हुई है, उनसे वे जान गये 
हैँ कि पत्रिकाओके उपयोगकी मनाहीको में न्यायाधीश द्वारा दी गई सजाके अतिरिक्त 
एक सजा मानता हूँ। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोगोकों हर मामलेमे 
समर्थ अविकारियो दारा दी जानेवाली सजाओका कारण जाननेका हक है। 

में इन्स्पेक्टर-जनरलकी शानको ध्यानमे रखते हुए निवेदन करना चाहता हूँ कि 
सरकार कंदियोके प्रति जैसी उपेक्षाकी दर्पपूर्ण मनोवृत्ति अपना सकती है, वैसी मनों- 
वृत्ति वे नहीं अपना सकते। जिन दिनो वे सुपरिटेडेंट थे उन दिनो उन्होने मुझपर 
यह छाप छोडी थी कि जेलके किसी भी सुपस्टिडेटका जेलके अनुगासनका निरिचित 
रूपसे पालन कराते हुए यह भी कत्तंव्य है कि वह उसी दुृढताके साथ कंदियोके 
स्वत्वोकी रक्षा भी करें। फलस्वरूप में मानने लछगा था कि जेलका सुपरिटेडेट 
अपनी देखभालमे रखे गये कैदियोका वास्तव अभिभावक है। यदि यह बात सही हो 
तो में मान छेता हूँ कि इन्स्पेक्टर-जनरल कैदियोके बड़े अभिभावक हैं और इसलिए 
कैदी उनसे यह आजा रखते हैँ कि यदि सरकार उनके उचित अधिकारोकी उपेक्षा या 
अवहेलना करे, तो वे सरकारपर जोर डालकर उन्हें उनके उचित अधिकार दिलाये और 
कैदी उनसे यह भी अपेक्षा रखता है कि वे उसकी उचित पूछताछको टालनेके बजाय 
उसको यथा सम्भव युक्ति-सगत रूपसे सन्‍्तुष्ट करनेका प्रयत्न करे। 

इस पत्र-व्यवहारकों चलाते जानेका मुझे खेद है। परन्तु सही हो या गलत मेरी 
यह मान्यता है कि कंदीके नाते मेरे भी कुछ अधिकार है, उदाहरणार्थ, जुद्ध जल, 
वायु, आहार और वस्त्र प्राप्त करनेका अधिकार। इसी प्रकार मैं जिस मानसिक 
भोजनका आदी हूँ उसे पानेका भी मेरा हक है। में कोई मेहरवानी नहीं चाहता, 
और यदि इन्स्पेक्टर-जनरलूकों यह खयाछ हो कि मुझे कोई भी चीज या सुविधा 
मेहरबानीके तौरपर दी गई है तो में चाहता हूँ कि वह वापस ले ली जाये। परन्तु 
पत्रिकाएँ पानेके अधविकारकों में उपयुक्त भोजन पानेके बराबर महत्त्वपूर्ण मानता हूँ। 
इसलिए में उनसे नम्नतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि उनके निर्णयके कारण जाननेके 


पत्र यरवदा जेलके सुर्पारिटेडेटको १७५ 


लिए मेने जो प्रा्थतापत्र दिया है उसकी वे वैसी अवहेलना न करे जैसी कि दर्भाग्यवण 
उनके अबतक के पत्रोसे प्रकट होती रही है। 


आपका आज्ञाकारी, 


मो० क० गांधी 


अग्नेजी मसविदे (एस० एन० ८०२४) की फोटो-नकछ तथा यग इंडिया, 
६-३-१९२४ से। 


७९, पत्र: यरवदा जेलके सुपरिटेडेंटको 


यरवदा सेन्ट्रल जेल 
१६ अप्रैल, १९१२३ 
सुपरिटेडेट 
यरवदा सेन्ट्रल जेल 
महोदय, 
मेरा सबसे छोटा छडका' आज मुझसे मुछाकात करने आया है। इसलिए यदि 
सम्भव हो तो में गत २३ फरवरीके अपने उस पत्रका सरकारी उत्तर देखना चाहूंगा 
जो कि मैने अपनी मुलाकातसे सम्बन्धित विनियमोके वारेंमे भेजा था। उस उत्तरसे में 
यह मालूम कर सकेगा कि में अपने उक्त पत्रके अनुसार अपने पुत्रसे भेंट कर सकता 


हूँ या नहीं। क्योंकि आप जानते है, आज मेरा मौनवार है। मौन दोपहरकों २ बजे 
छ्टता है। 


आपका आजाकारी, 


मो० क० गांधी 


अंग्रेजी पत्र ( एस० एन० ८०२५) की फोटो-तकल तथा यंग्र इंडिया, 
६-२-१९२४ से। 


१. यह पत्र गांधीनोकी निम्नलिखित टिप्पणीके साथ प्रकाशित हुआ था: “ इन्स्पक्टर्‌ जनरल कनेल 
ढेल्जील्ने अन्तमें उत्तर देनेकी कृपा की कि निंणेष ऊपरके अभिकारियोंकी तरफ दिया गया था ।”” 

२. देवदास गांवी । 

३, इस पत्रके सिलसिकेमें मुछाकातंकि बारेमें सरकारकी नीतिपर गांवीबीकी टिप्यणिषेकि लिए 
देखि ए “ पत्र-व्यवहारपर टिप्पणी *, ६-३-१९२४ । 


८०, पत्र: यरवदा जेलके सुर्परिटेंडेंटको 


१६ अप्रैल, १९२३ 


सुपरिटेडेट 
यरवदा सेन्‍्द्रल जेल 
महोदय, 

छ महीनेसे भी अधिक समय पूर्व मेरे लिए यहाँ लाइफ ऐंड टीचिग्स ऑफ 
बुद्ध नामकी पुस्तक भेजी गई थी। गत जनवरीके लूगरभग अन्तमे मेरी पत्नी मेरे 
लिए एक धामिक मासिक पत्रिका लाई थी। यह मासिक पत्रिका आपके कार्यालयमें 
दे दी गई थी। पिछले चार महीनेंसे यहाँ हिन्दीका एक पाक्षिक पत्र भेजा जा रहा 
है, जिसमें, हिन्दी, तमिल और नेल॒गूके पाठ होते हैँ। इस पत्रके चार अक मुझे दिये 
जा चुके हैं। 

सरकारने सरस्वती” नामकी हिन्दी मासिक पत्रिका देनेकी भी स्वीकृति दी 
है। किन्‍नु मेरे यहाँ आनेके बाद मुझे इसके पहले तीन अक ही मिले है। उसके बादके 
अक मुझे नहीं दिये गये। पिछली भेटके समय मैंने अपनी पत्नीसे कहा था कि मुझे 
कुछ किताबे चाहिए। मुझे उतका पार्सल कबका मिल जाना चाहिए था। 

क्या आप मुझे बतानेकी कृपा करेगे 


(क) “लाइफ ऐड टीचिग्स ऑफ बुद्ध ' नामक पुस्तकका क्‍या हुआ ? 

(ख) मेरी पत्नी जो धामिक मासिक पत्र लाई थी, उसका क्‍या हुआ ? 

(ग) हिन्दी, तमिल और तेलुगू पाक्षिक पत्रके शेप अंक आपको मिले है या 
नहीं। यदि मिले है तो क्‍या में उन्हें प्राप्त कर सकता हूँ? 

(घ) क्या सरस्वती” आई है? यदि नहीं आई है तो क्या सत्याग्रह आश्रम, 
सावरमतीके व्यवस्थापककों पत्र लिखकर यह कहा जा सकता है कि 
इस पत्रिकाके पिछले जूनके बादके अक, जो यहाँ नहीं आये, वे भिजवा 
दिये जाये ? 

(उ) मेरी पत्नी द्वारा भेजा हुआ जो पासेल आनेवाछा था, क्या वह आ 
चुका है ? 

(च) क्‍या कुछ दूसरी पुस्तक अथवा मासिक पत्रिकाएँ ऐसी हैं जो आपको 
मिली तो हैं किन्तु मुझे नहीं दी गईं ? 

मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए यहाँ भेजी गई पुस्तकों अथवा पत्रिकाओमे से 

कोई पुस्तक या पत्रिका गुम न हो जाये। इसलिए यदि उनमे से मुझे कुछ न भी 
दी जानी हों तो में चाहेगा कि ऐसी निषिद्ध पुस्तकों और पत्रिकाओके नाम मुझ 


सपस्टिवेटक 


पत्र यरवदा जलके भुपासिटि हु ४935 


बता दिये जाये और मुझे यह आश्वासन दे दिया जाये क्रि वे मेरी ओर्से आपे 
कार्यात्यमें सुरक्षित हैं । 


आपरा, 
अप्रेजी मसत्रिदे (एस० एन० ८०२६ )की फोटो-नकछसे । 
हक. सुर्पारिठेंडेंटको 
८१. पत्र: यरवदा जेलके टे 
२६ अप्रैझ, १२०२३ 


सुपरिटेडेट 
यरवदा सेन्द्रल जेल 
महादय, 

गत सल्ताढ़ सोमवारकों मेरा सबसे छोटा छदका देवदास गाधी अनमति लेकर 
मुझसे मिलने आया था। उसने मन्ने बतावा कि उसने पण्डित जवाहरलाल नेहरू 
श्री मद्रादेव देसाई और अपनी ओरसे मजझसे भेटक्की अनमति मांगी थी। किन्तु यह 
अनुमति केवल उसीको दी गई। सरकारने आपको लिखे मेरे गत २३ फरवरीके पत्रका 
जो उत्तर दिया है उसके बारेमे आपने कृपया मुझे सूचित कर दिया है। इन दोनोंको 
मिलाकर मेने कुछ हृदतक यह तो समझ ही छिया है कि जो लछोग मझसे मिलना 
चाहे, उनके सम्बन्धमे सरकारका क्‍या रुख हैं। इस मामलेमे यथासम्भव निराभासे 
बचनेके लिए मैने अपने लडकेसे कहा कि न हुआ तो कुछ समयके लिए बाहरसे 
मित्रों द्वारा भेटकी अनुमति माँगे जानेकी अपेक्षा में स्वयं भेटकी आवश्यक अनुमति 
पानेके लिए किखूँगा। इसलिए सरकारके उक्त उत्तरके अनुसार में नीचे लिखे किन्‍्ही 
भी पाँच व्यक्तियोकों भेटकी अनुमति देंनेकी प्रार्थता करता हूँ। उन्हें रूक्ष्मी दृदाभाईके 
साथ मुझसे भेटकी सुविधा दी जाये। मैने इस सात वर्पकी दलित वर्मीय कन्याका 
पालन-पोपण किया है और उसे गोद छिया है। दूसरे नाम इस प्रकार है: 


(१) मेरे भतीजे श्री छगमतकाल गावी, जो मुझसे पिछली जनवरीमें मिलनेवाले 
थे किन्तु बीमारीके कारण नहीं मिल सके। 
(२) श्री जमतादास गाधी, संख्या (१) 
(३) क्री नारणदास गांधी, संख्या (१) 
(इक) मेरा लड़का रामदास गाघी। 
(४) राघा मगनलछालड गाषी, सख्या (१) की भतीजी, एक १४ वर्षकी छड़की। 
(४क) रुखी म० गाघी, सख्या (४) को छोटी बहन | 
(५) मोती लक्ष्मीदास, रूगभग १७ वर्षकी एक छड़की। 
(६) चऋक्ष्मी लक्ष्मीदास, सख्या [ ५की बहत |, तेरह वर्षकी एक छड़की। 
(3) अमीना बावजीर, १७ वर्षकी एक लड़की । 
२२-१२ 


भाई। 


के 
के भाई। 


१७८ सम्पूण गाधी वाइमय 


(८) कंप्णदास छगनलाल गाधी, संख्या (१) का पुत्र, आयु रूगभग १२ वर्ष। 
(९) श्रीमती गाधी। 


ये सव मेरे साथ सत्याग्रह आश्रममें रहते है। इनमें से सख्या ५, ६ और ७ 
को छोडकर शेप मेरे सम्बन्धी है। 

में ५से अधिक नाम इसलिए दे रहा हूँ कि लक्ष्मीके साथ ५ व्यक्तियोका आना 
निश्चित हो जाग्रे। सादर निवेदन है कि मुझे इसका उत्तर जल्दी दे दिया जाये, क्योंकि 
में श्री छमतलछाल गाधी, उनकी पत्नी और मोती नामक लडकीसे मिलनेके लिए उत्सुक 
हू। ये सभी कुछ समयसे बीमार हैं। 


आपका आज्ञाकारी 
अग्नेजी मसविदे (एस० एन० ८०२७)की फोटो-नकलसे | 


८२. पतन्न: यरवदा जेलके सुपरिटेडेंटको 


यरवदा सेन्ट्रल जेल 
१ मई, १९२३ 
सुपरिटेडेट 
यरवदा सेन्द्रल जेल 
महोदय, 
आपने मुझे वह विनियम दिखानेकी कृपा की है जिसके अनुसार कुछ सादी सजा- 
वाले कैदी विशेष वर्गमे रखे गये है और बताया है कि में भी उसीमे रखा गया हूँ। 
मेरा खयाल है कि यहां सर्वक्षी कौजलगी, जयरामदास और भणसाली' जैसे सख्त 
सजा प्राप्त कैदी है, जिनका अपराध मेरे ही जितना है और जिनका दर्जा बाहर शायद 
मुझसे भी ऊँचा रहा है तथा अवश्य ही जिन्होंने बरसोतक मेरी अपेक्षा अधिक 
आरामकी जिन्दगी बसर की है। इसलिए जब ऐसे कंदियोको विद्येप वर्गके बाहर रखा 
गया है, तब में ल्वाभ उठानेकी इच्छा रखते हुए भी उक्त कुछ विनियमोका उपभोग 
नहीं कर सकता | इसलिए थदि इस विशेष वर्गेसे मेरा नाम निकाल दिया जाये तो 
मुझे बड़ी खुजी होगी। 
भवदीय, 
मो० क० गांधी 


त० ८२७ 
अग्रेजी मसविदें (एस० एन० ८०२८) की फोटो-नकल तथा यंग इंडिया, 
६-२-१९२४ से 


१. जमकृष्ण मणसाली; भाचे १९२२ में गराघीजोकी गिरफ्तारोंके बाद यंग इंडियाके मुद्रक; उसके 
बाद झीप्र दी गिरफ्तार और यरवदा जेल्में यांघीजोके साथ बन्दी । 


८३. पत्र: यरवदा जेलके सुर्पारिटेडेंटकों 


सुपरिटेडेट 
यरवदा सेन्द्रल जेल 
महोदय, 
आज सुबह मेने सुता कि मूल्मीपेटाके छ केदियोकों कम कम करनेपर कोड 
लगाये गये हँ। कुछ दिन पहले मैने ऐसे ही एक कैदीकों इसी अपराधारर का 
लगाये जानेकी बात सुनी थी। आजके समाचास्से मुझे अत्यल क्षोम हुआ हे, और में 
महसूस करता हूँ कि इस सम्बन्धमें मुझे कुछ करना ही चाहिए। परन्तु में जल्द- 
बाजीसे भरा हुआ कोई कदम नहीं उठाता चाहता। आपके प्रति मेरा कर्तव्य है कि 
कुछ भी करनेसे पहले में उन लोगोकों दी गईं सजाके वारेसे सच्ची हकीकत भी 
मालूम कर हू। यह पत्र इसीकिए है। 
में जानता हूँ कि कंदीके नाते मुझे आपसे इस प्रकारकी हकीकत जानतेका कोई 
अधिकार नहीं है, परल्तु मनुप्यके नाते और एक जनसेवककी हैसियतसे में यह पृछनेकी 
घृष्टता कर रहा हूं। 
आपका आज्ञावारी, 
मो० क० गांधी 
त० ८२०७ 


अग्रेती मसतरिदे (एस० एन० ८०२९) की फोटो-सक्रद तथा यंग इंडिया, 
६-३-१९%२ ४ सम। 


८४. पत्र: यरवदा जेलके सुर्पारिटंडेंटको 


यरवदा मेल्टूल जेल 
२९ जून, १०२३ 
मुर्पारटे डेट 
यरवदा सेन्द्रल जेल 
महोदय, 
मैंने मूलणीपेटाके कुछ केदियोकों कोंड़े छग्राये जानेंके सम्बन्धसे कल जो पत्र 
लिखा था उसके उत्तरमे सजाके कारणका पूरा ब्योरा देनेके छिए में आपको तथा 
इन्स्पेक्टर-जनरलको पन्यवाद देता हूँ। 
आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले जब इसी तरहवी सजा कुछ दुसरे 
मूलजीपेटाके कैदियोको दी गई थी तो मैने सरकारसे अनुरोध किया था कि मझ 


५ 


१८० सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


तमाम कैदियोसे मिलने दिया जाये जिससे में उन्हें जेलका अनुशासन माननेके लिए 
प्रेरित कर सकू। सरकारने सुझावके लिए धन्यवाद तो दिया, पर उसे स्वीकार नही 
किया। मैने अपनी प्रार्थनापर आगे जोर नहीं दिया, क्योकि में इतनी आशा तो 
लगा ही वैठा था कि अब ऐसे कैदियोको कोड़े लगानेकी नौबत नहीं आयेगी। लेकिन 
मेरी आजा पूरी नहीं हुई ओर तबसे अनेक बार कोड़े लगाये जा चुके है। 

मुझे विश्वास है कि यदि में उन केदियोसे मिल पाऊंँ तो में उनको यह समझा 
सकूगा कि उनके कंद होनेका वास्तविक अर्थ क्या है, और बता सकगा कि उत्हें न 
तो कामसे जी चुराना चाहिए, न हुक्म उदली और गुस्ताखी करनी चाहिए --जैसा 
कि कहा जाता है, उन्होंने की है। मेरा यह भी अनुरोध है कि उनके पास मेरे रहनेकी 
व्यवस्था कर दी जाये जिससे में समय-समयपर उन्हें समझा-वुझा सकूँ। यदि यह सम्भव 
न हो तो मेरा सादर निवेदन है कि जितनी बार उनसे मिलना जरूरी हो उतनी बार 
मिलनेकी मुझे इजाजत दी जाये। 

में जानता हुँ कि एक कैदीकी हैसियतसे में न तो ऐसी इजाजत माँग सकता 
हैं और न उसमे पानेका मुझे हक हे, परन्तु में आपसे विनयपूर्वक एक मनुष्यके नाते 
एक मानवीय उद्देश्यकी पूतिके लिए यह प्रार्बता कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि यदि 
किसी सूरतसे कोई छगानेकी सजा टाली जा सके तो सरकार यह सजा हरगिज नही 
देता चाहेगी, खास तौरपर उन लोंगोकों जो सही था गलत तौरपर, अपनी अन्‍न्त- 
रात्माकी प्रेरणासे स्त्रय जेल आये हैं। जब में ऐसा कहता हूँ कि इस प्रकारके दण्डसे 
मेरे हृदयकों बडी ही व्यवा होती है तो सरकार उसे उचित ही समझेगी --- विशेषकर 
जब मुझे विच्वास है कि मेरे उनके साथ रख दिये जानेपर ऐसे अवसरोको टालछा 
जा सकता है। आजा है कि सरकार मेरें इस कथनकी कद्र करेंगी। 

मेने जिस भावनासे पत्र लिखा है, भरोसा है कि सरकार उसी भावनाके अनुरूप 
उत्तर देंगी और सेवा सम्बन्धी मेरे प्रस्तावकों ठुकराकर मुझे अत्यन्त विषम परिस्थितिमे 
नही का पटकेगी। क्योंकि उस अवस्थामें मुझे कुछ-न-कुछ करनेपर मजबूर होना 
पदेगा जिसके फलस्वरूप, मेरी इच्छा न होते हुए भी, सरकार उलझनमे पड जा सकती 
है। जबतक में जेलमे हूँ तबतक में यह नहीं चाहता कि मेरे किसी भी कामसे, जिसे 
में सम्भवत टाल सकता हूँ, सरकारकों उलझन हो। 

यह देखते हुए कि इस मामलेको लेकर कुछ कंदी अनशन कर रहे हैं, प्रार्थना 
है कि उत्तर बयासम्भव जीत दिया जाये। 


आपका भआज्ञाकारी, 
मो० क० गांधी 


नं, ८२७ 


अग्रेजी मसविदे (एस० एन० ८०३०) की फोटो-नकल तथा यंग इंडिया, 
६-३-१९२३ से। 


१. गांबोजीका आज्षय उपवास शुरू करनेते है; देखिए अगला शीषैक । 


८५, पत्र : यरवदा जेलके सुर्परिटेडंटकों 


बरवदा सेल्ट्रल जेल 
2 जुलाई, १९०३ 
सुर्परिटंडट न्‍ 
यरवदा सेन्‍्ट्रल जेल 
महोदय, 


आपको याद होगा कि अभी हाल ही में मुलमीपेटाके कुछ कदियाकी कोई लगाये 
गये थे और मैंने उसके बारेसे आपको गले मासकी २९ तारीखकों एक पत्र ल्खि 
था। इस दण्डके विरोधम मूलणीपेटाके कुछ केदी तभीसे अनग्नन वर रहे है। दनमें 
से कुछने कमजोर हो जानेके कारण अनच्यन छोड दिया है। 

मैने यह आशा की थी कि सरकार मेरी प्रार्थनाके कारण न सही उनके अनशनकों 
ध्यानमें रखकर ही मेरे पत्रम सुझाये गये प्रस्तावका उत्तर जल्दी ही दे देगी। इस 
बातकों दस दिन हो गये है, किल्‍तु अभीतक सरकारसे कोई उत्तर नहीं मिला है। 

ज्यो-ज्यों समय बीतता जाता है. त्योन्‍्यों मेरा मानसिक उठ्ेंग बढ़ता जाता है। 
मैने अपने मनको बार-बार समझानेका प्रयत्न किया है क्रि में आखिरकार एक क्दी ही 
हैं, इसलिए मुझ यह नहीं सोचना चाहिए कि दूसरे कैदियोके साथ कैसा व्यवहार क्या जा 
रहा है। किन्तु में स्वीकार करता हूं कि में इसमे असफल हो गया हू। में यह नहीं 
भूल सकता क्रि में एक मनृप्य अबबा सार्वजनिक कार्यकर्ता और सुधारक भी हैं। सही 
कहिए या गछत, में यह अनभव करना हूँ क्रि यदि में अनय्नकारियोंसे मिक्तठ सक्‌ तो 
उनका अनशन, जिसे जाप अनचित मसालते है, और में भी ऐसा ही विद्वास करता हूँ 
समाप्त हो जाग्गा। यदि इस जेडमे उपवास करतेंवाला व्यक्ति अजनत्री ने होंकर 
मेरा भाई हो ओर फिर मुझसे यह आधा की जाये कि में उसके अनचनके प्रति 
उसी प्रकार उदासीन रहें जिस प्रकार कि कीदियोसे अपने साथियों प्रति रहतेकी 
अपेक्षा जाती है तो यह आध्चर्यक्री वाल होगी। में इन अनशनकारी कैदियोंत्रे बारेसे 
ठीक वैसा ही अनुभव करता हूँ जैसा कि में अपने सगे भाईके बारेमे करता। यद्यपि 
ऐसा कहना यहाँ असंगत होगा, फिर भी में बता देता हैं कि इलमें से दो मेरे 
सुपरिचित है और अपने-अनने क्षेत्रके समाजसे उन्हें काफी ऊंचा स्थान प्राप्त है। 

यह स्थिति मेरे छिए लगभग असझा हो गई है। इस! यदि आज झामतक 
मेरे प्रस्तावका कोई सन्तोपप्रद उत्तर नहीं आता तो में क्रिसी अन्य वारणसे नहीं 
बल्कि विशुद्ध रूपसे अपती आत्माकों सान्त्वना देतेंकी खातिर कलसे अनशन आरम्म 
कर दूँगा। में पानी या नमक लेता रहँगा। इस समस्याका कोई सन्तोयप्रद समाधान 
होने तक, अर्थात्‌ इन कैदियोका अनन्नन ससाप्त होने और मेरे पिछले मासकी २०, 
तारीखके पत्रमे दिये गये प्रस्तावपर पुरी तरह अमल किये जाने तक में अनशन 
जारी रखूंगा। 


१८२ सम्पूर्ण गाधी वादमय 


में जानता हूँ कि मेरे इस निर्णयसे आपको दुख होगा। आप मुझपर असाधारण 
रूपसे क्ृपाल रहे हैं और मेरा बहुत अधिक खयार करते रहे है। में यह भी जानता 
हूँ कि इससे सम्भवत' सरकारकों भी कुछ परेशानी हो। किन्तु मुझे आशा है कि आप 
और सरकार दोनो ही इसमें मेरी नैतिक कठिनाईका विचार करेगे। 

सरकार मेरे प्रस्तावकों मानकर चाहे जब इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थितिका अन्त कर 
सकती है। 

मेरा अन्न इसलिए नहीं होगा कि मूलक्षीपेटाके कैदी अनगन कर रहे है, 
बल्कि यह इसलिए होगा कि वर्तमान अनगनको समाप्त कराने और जिन घटनाओका 
परिणाम यह अनजन है उनकी पुनरावृत्ति रोकनेसे सहायता देनेके लिए मुझपर प्रतिवन्ध 
लगाया गया हैं, और जव कि मैं यह विश्वास करता हूँ कि मैं इस कार्यमे सहायता 
कर सकता हूँ। 

में जेलकी व्यवस्थामे कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। किन्तु मेरी विनम्र 
सम्मतिमं जहाँ मानवताका ग्रइन आता है वहाँ जेलके प्रशासकोकी प्रतिष्ठाका प्रश्न 
गौण हो जाता है। मेरा अनुमान है कि यदि एक भी कंदीके ऐच्छिक सहयोगसे 
मानवताका हिल संधता है तो कोई भी सभ्य सरकार उसे सहर्ष स्वीकार कर छेगी। 


आपका आज्ञाकारी, 
अग्नेनी मसविदे (एस० एन० ८०३१) की फोटो-तकलसे। 


८६. पत्र : एफ० सी० ग्रिफिथको 


यरवदा सेन्‍्ट्रलू जेल 
१७ जुलाई, १९२३ 
प्रिय श्री प्रिफिथ, 
मेरे मन्देशका आपने जो उत्तर दिया है कल सुपरिटेडेटने उससे मुझे अवगत 
किया । 
में उसका जवाब दे रहा हूँ। 
आपने गत सप्तनाहकी भेटके समय मुझे बताया था कि परमश्रेष्ठ मुझे मूलणी- 
पेटाके अन्न करनेवाले सत्याग्रहियोसे मिलनेकी अनुमति देनेके लिए तेयार है और 
अधिकारियोके साथ मारपीट करनेवालों को छोडकर अन्य सत्याग्रही कैदियोकों बेत न 
लछगानेके उचित निर्देश भी देना चाहते है, किन्तु लगता है, वे सरकार द्वारा स्वीकृति 
दे देनेके बाद भी मेरे इसी मासकी ९ तारीखके पत्रके कारण मेरे प्रस्तावोपर विचार 
तक नहीं करना चाहते। उनका खयाल है कि मेने अपने इस पत्रमे अनशनकी बात 
कही है, वह एक धमकी है। मैने पिछले गुरुवारकी बातचीतमे आपसे जो-कुछ कहा 
था उसे में यहाँ फिर दुहराता हँ। सरकारकों धमकी देनेकी मेरी इच्छा कदापि नही 
थी। जैसा में उक्त पत्रमे पहले ही बता चुका हूँ कि मेरा अपेक्षित अनशन मेरे 


पत्र एफ० सी० ग्रिफियकों १८३ 


लिए एक विशुद्ध नैतिक कदम है। अनद्यनकारियोंसे भेट करनेकी अनमति ने मिलतेकी 
अवस्थामें एक कंदीकी हैसियतसे मेरा यह कर्तव्य था कि मैं अपनी अन्न करतनेकी 
इच्छाके वारेमें सुपस्टिडेंटकों सूचित कर दूँ। में यह जानता था कि मेरे अनदनसे 
सरकारको, जिसका मेरे घरीरपर नियन्त्रण है, परेशानी हो सकती है. किन्‍्तू मे 
अनुभव हुआ कि मेरा अपने इस स्पप्ट कर्तव्यक्रा त्याग करना अपनी अस्तरात्मापर 
बलात्कार करना होगा । और यदि मसरकारते मानवीयताका स्पष्ट मार्स ग्रहण न क्या 
तो मम्भव है मेरी इच्छा न होते हुए भी सरकारकों मेरे अनन्नक्रे कारण परेंमानी 
उठानी पडें। फिर भी अपने उक्त पत्र और नवसे छेकर अवतक तथा उससे पहने 
इस अनशनके सम्बन्धमे की गई अपनी सारी कारंवाईका मेने जो अर्थ लगया हैं उसपर 
जोर देनेके लिए मेने आपसे यह कहा था कि में इस वातको स्वीकार किये विना त्रि 
मैने वह पत्र सरकारकों कोई धमकी देनेके इरादेसे लिखा था, में उसे रद करने तथा 
परमश्रेष्ठके इस आवज्वासनपर विज्वास करनतेके लिए नैयार हँ कि यदि उनको मेरे 
अनभन करनेके विचारकी बात मालूम न होती तो वे मेरी प्रार्थनाकों उसके ओवचित्यके 
आधारपर भी स्वीकार कर छेते। अपने पत्रके सम्बन्धम दिया गया मेरा स्पष्टीकरण 
स्वीकार करते और उन अनश्ननकारी दो सन्याग्रहियोसे, जिनके लाम मैंने आपको 
बताये है, मुझे मिलनेकी अनमति देनेका आपको अधिकार दिया गया है, इसके छिए 
में आभारी हूं। 
आजा है बेतकी सजाके सम्वन्धर्म निर्देश दे दिये गये होंगे। 
यदि इसमें कोई बात छूट गई हो या कोई भूल रह गई हो तो आप कृपा 
करके मुझे बतानेमें सकोच न करे। 
हेदयसे आपका, 


अग्नेजी मसविदें (एम० एन० ८०३२) की फोटो-सलकलसे । 


८७. पत्र ; एफ० सी० ग्रिफिथको 


प्रिय श्री ग्रिफिय, 

इस मासकी १२ तारीखको मुझसे मिलतेत्र आपने यह बताया था कि परनश्रेष्ठ 
गवर्नरकों मेरे इस मासकी ९ तारीखके पत्रमें धघमकीका आभास मित्ण हैं। मुझे 
इसपर आइचये हुआ है। मैंनें उस समय आपसे जो-कुछ कहा था, में अब भी उसे 
दहराना चाहेँगा कि उस पत्रके द्वारा सरकारकों किसी प्रवारकी धमक्री देनका मेरा 
कोई इरादा नहीं था और यदि इस आध्वासनके बावजूद परमश्रष्ठक्ता उस पत्र अब 
भी धमकी दी गई जान पहली है तो मान किया जाये कि मैने उस प्त्रकों विलकुछ रद 
कर दिया है या वापस ले लिया है। 


१८४ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


यह जानकर कि पर्मश्रेप्ठ मेरी प्रार्थाको उसके औचित्यके आधारपर स्वीकार 

कर सकते है, मुझे दरअसल और भी ज्यादा खजी होती है। आपने मुझे बताया कि 
परमश्रेप्ठने हमारी वानचीतके प्राय तुरन्त वाद ही आगे बेत न छगानेकी आज्ञा दे 
दी थी। इसके किए कृपया उन्हें मेरी ओरसे धन्यवाद दें दे। भुझे यह देखकर खुशी 
होती है कि उस आन्नाका क्षेत्र, जितना में चाहता था वस्तुत उससे भी कही अधिक 
विस्तृत है।' 

आपका सच्चा, 

मो० क० गां० 
एक० सी० ग्रिफिय, सी० रस० के०, ओ० बी० ६० 


अग्रेजी ममवत्रिदे (एस० एन० ८०३३) की फोटो-सकलसे । 


८८. पतन्न : यरवदा जेंलके सुर्पारिटेंडेंटको 


यरवदा सेन्ट्रल जेल 
९४ अगस्त, १९२३ 


कूद गवनेर महोदय और मेरे वीच हुई वातचीतके सन्दर्भमे में यह निवेदन 
करना चाहता हू 

मैं मानता हूँ कि सरकार द्वारा बनाये गये विज्लेष वर्ग विनियमोके विपयमे मुझे 
सर्देव यह लगा है कि सरकारने सच्चे हृदयसे किसी ऐसे वर्गके उपवन्धकी आवशध्यकताकों 
स्वीकार नहीं किया है, बल्कि अनिच्छापृ्वक और कुछ लोकमतके दवावमे महज 
कागजी रियायत दी है। कल जब परमश्नंप्ठ कृपापूर्वक मेरे पास पूछताछके लिए आये 
तब यदि उन्होंने मुझे अपने मनकी सभी बातें कहनेके लिए न कहा होता तो मै 
किसी विवादास्पद विपयको ने छेडता और ने उसपर चर्चा करता। किन्तु मेरे विशेष 
वर्गसे सम्बन्धित प्रव्नका उल्लेख करनेपर परमश्रेप्ठनते जों-कुछ कहा, में उसके लिए 
विलकुल नैयार नहीं था। सरकारकी नीयतके सम्बन्धम मुझे जो सन्देह है उसे यदि 
सम्भव हो तो में मनसे निकाल देना चाहता हँ। और अब यह जाननेके बाद कि 


१. उपत पत्रमें २० तारीबकों संशोधन करके उसके स्थानपर यह रखा गया: 

“ मुझे यह कइनेडी शायर द्वी जल्रत हो छि पस्मश्रेष्ठक्नो मेरे पत्रमें कोई धमकी दिखाई दी इसका 
मुझे खेद है।? 

२. आस्य गवनेर सर जोजे ल्ॉयडस है जो १३ अगस्तको जेलका निरीक्षण करने आये थे। 


पत्र . यरवदा जेलके मुपरिटेडेटको १८५ 


परमश्रेप्ठने ही स्वय इन विनियमोकों तैयार किया है, मेरी यह इच्छा और भी नीत्र 
हो गई है। 

परम्प्ठन कल जिस विव्वाससे कहा उसके वावजुद मैं यह अनुभव करता हैँ 
कि कंडी सजाके भागी विशिष्ट कैदियोकों विद्येप वर्गमे रखनेसे कोई काननी रक्रावट 
नहीं है। यदि ऐसी कोई कानूनी रुकावट है तो मैं उस काननकों देखना चाहँगा। 

में आदरपूर्वक यह भी बताना चाहता हूँ कि परमश्रेप्ठके मनमे यह गन धारणा 
घर कर गई है कि सजाओमे फेरफार सिर्फ अदालते ही कर सकती है। यद्यपि मैं 
इस जेलमे थोई ही दिनसे हूँ फिर भी मैंने देखा है कि प्रशासनिक आदेशक्े अन्तर्गत 
कितने ही केदी वक्‍तसें पहले छोड़ दिये गये है। मैने जो मद्ा उठाया था सो वेब 
यही था कि यदि इस प्रकार कही सजा पाये हुए कँदियोंको विशेष वर्गमे स्खनेमे 
कोई तकनीकी ओर कानूनी कठिनाई हो तो उनकी कड़ी सजा [ प्रणासनिक आदेशमे ] 
सादी सजामें वदल दी जाये। 

इन मुद्दोके उल्लेखके द्वारा मेरा उद्देष्य यह खयाल पैदा करना नहीं है कि 
मुझे ऐसे किसी खास कंदीकी कड़ी सजाके बारेमे शिकायत है. या कि कड्ठी सजा पाणे 
हुए कुछ केदियोका खास खयाल करके मैं उन्हें विशेष वर्गम ही रखवाना चाहना हूँ। 

किन्तु में आदरपुर्वक यह जरूर कहना चाहता हूँ ) मेरे उठाये हुए 
मुहोंके बारेमे मुझे जानकारी दी जाये जिससे मेरा उपर्यक्नत सन्देह दर हो जाये और 
(२) नहीं तो न्यायकी दृष्टिसे, कद्ी सजा पानेवाले उन कैदियोकों भी विश्येय वर्गमे 
सम्मिलित किया जाये जिन्हें अच्छे रहन-सहनकी आदत है और जिनका खयाल करके 
विजेप वर्ग विनियम बनाये गये हैं; या मेरा नाम और मेरे दोनों साथियोके ताम 
विज्येप बर्गसे निकाल दिये जाये। 

हमारी हादिक इच्छा है कि जिन लोगोकों हम अपने ही समान सुख-सुविबराे 
योग्य समझते है, उन्हें छोडकर केवन्ड हमपर ही अनुग्रह न किया जाये। मुझे विव्वास 
है कि परमश्रेप्ठ हमारी इस इच्छाकों समझेगे। इस सम्बन्ध में पर्मश्रेष्टसे प्रार्थना 
करता हूँ कि वे इसी विषयपर लिखें मेरे गत मईकी पहली तारीखके पत्रको' मँगा- 
क्र पढ़े। 

मुझे यह कहनेंकी गायद ही जरूरत है कि यह पत्र मैने एक कैदीकी हैसियतसे 
हरगिज नहीं लिखा है, बल्कि परमश्रेप्ठवे कल मेरे साथ जो कृपापृर्ण और मैत्रीपूर्ण 
वातचीत की थी यह उसीके सिलसिलेम है। 


आपका विच्वस्न 
मो० क० गांधों 


अग्रेजी मसविदे (एस० एन० ८०३४) की फोटो-नकलसे । 


बम 


१. देखिए “ पत्र : यरवदा जेलके मुररेटटेंटक्ी ”, १-५-१६२३ । 


८९. पत्र: बम्बईके गवर्नेरकों' 


यरवदा सेन्‍्ट्रल जेल 
१५ अगस्त, १९२३ 

परमश्रेष्ठ गवर्नर 
वम्बई 
महोदय, 

आजा है परमश्रेप्ठ पिछले सोमवारकों हमारे बीच हुई बातचीतके उल्लेखके लिए 
मुझे क्षमा करेगे। विनियम बनाने और सजा घटानेकी सरकारकी सत्ताके विषयमे 
आपने मुझसे जो कहा था, उसपर में जितना ही अधिक विचार करता हूँ, उतना ही 
अधिक मुझे महसूस होता है कि इसमें आप गलतीपर है। मैं स्वीकार करता हूँ कि 
विद्येप वर्ग विनियमोके बनानेमे मुझे तो उन्तके आवश्यक होनेंकी हादिक स्वीक्ृतिके 
बजाय सदा यही दिखाई दिया है कि लोकमतके दबावके आगे अनिच्छापूर्वक कुछ 
रियायते दे दी गई हैं, इसलिए ये रियायतें केवछ कागजी होकर रह जाती है। 
यदि आपकी यह बात सही हो कि कानून आपको कठोर कारावास प्राप्त कंदियोकों 
विज्ञेप वर्गमे रखने अथवा किसी कैदीकी सजा घटानेकी कोई सत्ता नही देता, तो 
मुझे सरकारकी कार्रवाईके बारेमें अपना विचार बदल देना चाहिए और उसकी नीयतके 
सम्बन्धमें अपनी भंकाओंकों मनसे हटा देता चाहिए। और चूंकि आप कहते है कि 
वे विवादास्पर विनियम स्वय आपने ही तेयार किये हैं, इसलिए इस मामलेमें मुझे 
अपना विचार बदल इहालनेका अतिरिक्त कारण उपस्थित हो जाता है। मेरा आपके 
बारेमे हमेशा यही विचार रहा है कि आप कोई काम कभी किसी कमजोरीमे 
आकर अथवा अपनी इच्छाके विरुद्ध छोकमतके सामने झुकनेका दिखावा करनेके लिए 
कदापि नहीं करते। इसलिए यदि आप यह कहे कि आपने सख्त कैदवालोको विशेष 
वर्गके विनियमोके छाभसे केवल इसलिए वचित रखा कि कानूनसे आपके हाथ वँधे 
हुए थे, तो मझे सन्‍्तोपष हो जायेगा। 

परन्तु यदि आपके कानून अधिकारी आपके विचारके प्रतिकूल यह कहे कि कानून 
आपके इस काममे वाघक नहीं है तो मुझे आशा है कि आप नीचे लिखी दो बातोमे 
से एक तो करेंगे ही: 

(१) या तो मुझे और मेरे उन साथियोको, जिनके नाम मैने आपको दिये है, 
विशेष वर्गसे अछय कर दीजिए, अथवा (२) इसी तककके अनुसार जो हमारे जैसे 
ही जीवनके आदी हैं उन सख्त कैदकी सजावाले कैदियोकों भी विद्येष वर्गेमें रखिए। 


१. यंग इंडियामें १५ जुलाई, १९२३ हैं, जो खष्टतः भूल दे। 


पत्र यरवदा जेलके सुपस्टिडेटकों १८७ 


में परमश्रेष्ठसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस पत्रकें साथ सुपस्टिइेटको लिखा 
गया मेरा १ मईका पत्र भी मंगवाकर पढतेकी अनुकम्पा करे। 


आपका विश्वस्त सेवक, 


मो० क० भांधी 


अग्रेजी मसविदे (एस० एन० ८०३५)की फोटो-नकठ तथा यंग इंडिया, 
६-३-१९२४ से । 


९०. पत्र: यरवदा जलके सुर्पारिटेंडंटको 


यरवदा सेन्ट्रल जेल 
६ सिनम्बर, १९०३ 

सुपरिटेडेट 
यरवदा सेन्‍्ट्रल जेल 
महोदय, 

मुझसे मिलनेकी इच्छा रखनेवाले कुछ सज्जनोंके नाम सरकारके पास सेजे गये 
थे।* उनके बारेमे आपने मुझे सूचता दी है कि सरकारने मुझसे मुखाकात कर सकतें- 
वाले व्यक्तियोकी सख्या घटाकर दो कर देनेका निशुचय किया है, और जो नाम भेजे 
गये है उनमें से केवल श्री नारणदास और देवदास गाधीकों ही इस बारकी तिमाही 
मुझसे मिलनेकी अनुमति मिल सकती है। 

सरकारने अवतक मुझे पाँच मुलाकातियोसे मिलनेकी इजाजत दे रखीं थी इस- 
लिए इस निर्णयसे में अवश्य ही आव्चर्यमे पद्र गया हूँ। परललू से इस दप्टिसे टस 
निशचयका स्वागत करता हूँ कि सरकारने मेरे ही खण्डमे रखे गये श्री बानिकको यह 
सुविधा देनेसे इनकार कर दिया था। यदि सौजन्यक्रे विपरीत न जान यइता तो में 
स्वय इन विशेष सुविधाओकों छोड देता, किननु यह मुझे वबादम मालूम पथ कि वे 
केवल मुझे ही दी जा रही है। 

किन्तु अनुमतिको केवल सर्व श्री नारणदास और देवदास गाधीतक सीमित करनेकी 
बात अलग है। यदि इसका यह अर्थ है कि भविष्यमे निकटके सम्बन्धियोंसे से भी 
में केवल उन्हीसे मिल सकता हूँ जिन्हे सरकार स्वीक्रत कहे, तो हर तीसरे मदीने 
दी बार मुत्यकात करनेके इस सावारण अधिकारकी छाद देना मेरा क्लब्य हो जाता 
है। मेरा खयाल था कि मैं किस तरहके लोगोंसे मिल सकता हूँ इस बानका फैस्ल्टा 
अन्तिम रूपसे हो चुका है। इस विषयमे किये गये पत्र-व्यवहारकी दीकोकों दृह्गकर 


१. यंग इंडियामें पत-व्यवद्वार अकाझित करते समय सांधीजीने बदमें जो टिप्पणी दी उसके लिए 
देखिए “लेलके विनियम्मोपर टिप्पणी”, ६-३-१६२४ । 

२, देखिए “पत्र: बरवदा जेलके सुपरिट्डेंट्को ”, २६-४-१९२३ । 

३, इन्दुलाल याद्िक । 


सरकारको कप्ट देनेकी मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि 
सरकारकों जिन तीन भिनत्रोके नाम दिये गये थे, वे उस वर्गमे आते है जिन्हें पत्र- 
व्यवहारके बाद मिलतेकी स्वीकृति दे दी गई थी। और यदि में इन भिन्रोसे, जिन्हे 
में अपने कुटुम्बियोके समान ही मानता हूँ, न मिल सकूँ तो सभी व्यक्तियोसे न 
मिलता ही मेरे लिए एकमात्र रास्ता है। 

आपने जो निर्णय मेरे पास भेजा है, में देखता हँ कि सरकारको उसपर 
पहुँचनेमें एक पखवाड़ेसे भी अधिक लग गया। क्‍या में इस पत्रके सम्बन्धमें शीक्र 
ही कोई उत्तर पानेकी आशा कर सकता हूँ, ताकि न तो वे लोग जो मुझसे मिलनेके 
लिए उत्पुक हे, अतावश्यक रझरूपसे असमजसमें पडे रहे और न स्वय में ही। 


आपका विश्वस्त, 
मो० क० गांधी 


स० ८२७ 


अग्रेजी मसविदे (एस० एन० ८०३१६)की फोटो-तकेल तथा यंग इंडिया, 
६-२३-१९२४ से। 


९१. सन्‍्देदा : मुहम्मद अलीको' 


[ यरवदा जेल, 
१० सितम्बर, १९२३ | 


जेलमे होनेके कारण में आपको कोई सन्देश नहीं भेज सकता। लोगोका जेलसे 
सन्देश भेजना मैने हमेथा नापसन्द किया है। किल्तु अपने प्रति आपके प्रेमको देखकर 


थे 


में गदगद हो गया हँ। किल्‍नु मेरा आपसे यह कहना है कि मेरे प्रति आपका जो 


ञ्ध 


म्‌ हे उमे देशके प्रति अरनी निष्ठासे कम महत्व दे। मेरे विचार तो सर्वविदित 


शक 


7 


| में जेंडने आनेसे पहले उन्हें व्यक्त कर चुका हूँ, और तवसे उनमें कोई परिवर्तन 
नहीं हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आपका मुझसे मतभंद हो जाये 
तो भो आतयके और मेरे सम्बन्पोक्तों मिठास रक्ती-मभर कम नहीं होंगी। 

[ अग्नेंजीस | 

यंग इंडिया, ४८-१०-१९२३ 


7 


१, एसा लगता है कि गावीजीन व्यक्तिगत रूपले यद सन्देश देवदास गाधीकों उस प्मथ्‌ दिया था 
जब वे बरवदा जेलमें गाधीजीन मिलने जाये थे। देवदासने उस मद्ददेव देशाईकों दिया ओर महदिव देसाईने 
बादमें इम ४-१०-१९२३ के यंग इंडियामें “दिल्ली कारेस ” छेखमें उद्धुत किया । महादेव देसाईका कहना 
है कि १३ सितम्बरको मुहम्मझ गलीने देवदासमे पूछा, “क्या बापूने मेरे लिए कुछ कह्दा है?” 
इसपर देवदासन मुहम्मर अलीको यद सन्देश दिया जिसका उल्छेख उन्होंने विनोद करते हुए अपन 
भाषजर्म “वेनारके तारका सन्देश कहकर किया । किन्तु मुदृम्मद अछोन बम्बई कार््रेसमें १९५ सितम्बरको 
अधक्षके रूपमें परिषद्‌अत्रेश सम्बन्धी अस्तावका समर्थन करते हुए इस सन्देशकों मिन्‍न रूपमें उद्ध त 


९२. पत्र : यरवदा जेलके सुपरिटेडेंटको 


सुपरिटेडेट 
यरवदा सेन्ट्रल जेल 
महोदय, 

मेरे साथी अब्दुल गनीसे आपके यह कहनेपर कि जेलके नियमोके अनुसार 
उन्हें अधिकृत मात्रासें अधिक मूल्यकी खुराक लेनेकी अनुमति नहीं दी जा सकती, 
मेने आपको बताया था कि आपके पूवेवर्ती सुपस्टिडेंडने मेरे सव साथियोकी और 
मुझे आवश्यकताके अनुसार खुराक दिये जानेकी अनुमति दे रखी थी। मैंने आपको 
यह भी बताया था कि जो सुविधा श्री अब्दुल गनीकों नहीं मिल्ल सकती, उसका 
उपयोग करना मुझे ठीक नहीं लगता। इसलिए मेरी खुराक भी कम करके विनियमाके 
अनुसार श्री अब्दुल गनीको दी जानेवाली खुराकके बराबर कर दी जाये। आपने क्ृपा- 
पूर्वक कहा था कि फिलहाल यही क्रम चलने दीजिए और यह भी कहा था कि 
इस्पेक्टर-जनरल जल्दी ही आनेवाले हैं तब उनसे इस वारेमे बात कर देखिएगा। 
अब मुझे प्रतीक्षा करते हुए १० दिनसे अधिक हो गये हैं। में महसूस करता हूँ कि 
यदि मुझे अपने मनकी जान्ति बनाये रखती है, तो अब और राह नहीं देखी जा 
सकती । इन्स्पेक्टर-जनरलसे चर्चा करतेके लिए मेरे पास कुछ है भी नहीं। श्री अछुल 
ग़नीके सम्वन्धमे किये गये आपके निर्णयक्रे विरुद्ध मुझे उनसे कोई भी क्षिकायत नहीं 
करनी है। मेरे साथीकी सहायता करनेकी इच्छा होते हुए भी आपको ऐसा करनेका 
अधिकार नहीं है, यह वात में समझता हूँ। मेरा यह भी इरादा नहीं ह॑ कि जेलके 


ये छः 


खुराक सम्बन्धी विनियमोमें में कोई परिवर्तन करानेकी कोशिन करू। में केवल यह 





किया । उन्होंने उप्तका अर्ये यह मिकाला कि उसके अनुसार कार्गसके असहयाग सम्बन्धी कार्यक्रममें 
फेरफार किया जा सकता है । १७-९-१९२३ के हिन्दूमें यह सन्देश सार-रूपमें इस प्रकार छपा था; 
“में नहीं चाइता कि आप मेरे कार्यक्रपपर कायम रहें । में समृचे कार्यक्रमके पक्षर्म हूँ । किन्तु याद 
देशकी अवस्थाकों देखते हुए आप बहिष्कार सम्बन्धी करार्यक्रमकी एक था दो बातोंकी इशके प्रति अपने 
प्रेमके नामपर रद करना, या बदलना था उनमें कुछ जोड़ना उचित समझें तो में आपको मदिेश देता हूँ 
कि आप मेरे कार्यक्रमके उन भागोंकों छोड़ दें अबवा उनमें बेखा फेरफ़ार कर छें ।” किन्तु ग्राधीबीने 
ऐसा कोई सन्देश भेजा था, इसका कोई प्रमाण नहीं है। इसके विपरीत महादेव देसाईने यंग इंडियाऊे 
४ दिल्‍्ही कांग्रेस * छेखमें, चक्रवर्तों राजगोपालाचारीने २०-९-१९०३ के यंग इंडियाको अपनो “ श्प्पिणियों 'में, 
प्रष्ठित सुन्दरछाक्ने मपने १-११-१९२३ के यंग हंडियामे छिखे गये “हमारा तात्काल्कि कर्तव्य! 
केखमें, और भन्तमें श्री वी० एस० श्रीनिवास शास्त्री ममाचारपत्रोकी दिये गये अपन वबतव्यमें, जो 
१७-१-१९२४ के यंग इंडियार्मे उद्धत किया गया है, इसका ख़ण्डन विद्या था 


१९० सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


चाहता हूँ कि मुझे जो विशेष सुविधाएँ मिली है, में उन्हे छोड़ दूँ। आपने इस ओर 
सकेत करनेकी मेहरबानी की है कि ज्ञायद आपके पूर्ववर्ती सुपरिटेडेटने मेरे आहारके 
वर्तमान अनुपातकों स्वास्थ्यके छिए आवश्यक समझा हो। किन्तु मैं जानता हूँ कि 
वस्तुत यह बात नहीं है, क्योकि मेरा आहार तो जबसे मै जेलमे आया हूँ तबसे 
लगभग यही रहा है। अधिक सही बात तो यह है कि अबतक मेरे साथियोको और 
मुझे, जैसा कि में पहले कह चुका हूँ, मूल्यका विचार किये बिना अपने भोजनको 
इच्छानुमार व्यवस्थित कर छेनेंकी अनुमति थी। 

इसलिए में अगले बुधवारसे सन्‍्तरे ओर किशमित्न लेना बन्द करना चाहता 
हूँ। उसके बाद भी मेरी खुराक अधिकृत मूल्यसे अधिककी ही बैठेगी। मझे नहीं मालम 
कि दो सेर बकरीके दूधकी भी मुझ जरूरत है या नही; परन्त जबतक आप खराकको 
अधिकृत मूल्यवतक घटा ले जानेमे मेरी सहायता नहीं करते, तबतक मैं चार पौड 
दूध अनिच्छापूर्वक लेता रहूँगा और नींबू भी, मगर दोसे अधिक नहीं। 

आपको यह विश्वास दिलानंकी जरूरत नहीं है कि अपनी खराकमे कमी करनेका 
यह विचार किसी खिन्नताके कारण नहीं है। श्री अब्दुल गनीके बारेमे आपके निर्णयके 
साथ मेरी पूरी सहमति है। खुराकमे यह परिवर्तन में केवल अपने चित्तकी शान्तिके 
लिए करना चाहता हूँ, और इसमें आपकी सहानुभूति और सहमतिका इच्छुक हूँ। 


आपका आज्नाकारी, 
मो० क० गांधी 


स०ए० ८२७ 
अग्रेजी मसविदें (एस० एन० ८०३८)की फोटो-नकल तथा यंग इडिया, 
४ 


९३. पन्न : इन्दुलाल याज्ञिकको 
१२ नवम्बर, १९२३ 
भाईल्री इन्दुलाल, 
इसे ध्यानपूर्वक पढ़ जाये और अब्दुल गनीकों भी पढा दे। भाषा आदिके 
सम्बन्ध कुछ सुझाव देता चाहे तो दे। मुझे नारगी और किशमिज छोडनेके अतिरिक्त 
अन्य कोई चारा ही दिखाई नहीं देता। मुझे ऐसा बिलकुल नहीं लगता कि इनको 
छकेनेकी जरूरत है। मान ले कि कुछ सेर वजन कम ही हो गया, लेकिन आत्मसन्तोष- 
के आगे उसकी कुछ भी कीमत नहीं। में देखता हूँ कि में अपने स्वभावके अनसार 
इससे भिन्न कुछ कर ही नहीं सकता। मेने ज० की बहुत प्रतीक्षा की है। 


मोहनदास 
हस्तलिखित गुजराती मसविदे (एस० एन० ८०३८) से। 


१, यद सम्मवतः पिंछके शीर्षक मसविदा था । 


९४. जेल डायरी, १९२३ 


३ जनवरी, बुधवार 
स्टेप्स टु क्रिश्चियनिटी” कल समाप्त की। द्राइनकी "माई झिदासफी ऐड 
रिलीजन ' पढना गुरू किया। आज मेजरने' मुझे इस वातका एक नोटिस दिया 
कि मेरा नाम वैरिस्टरोकी सूची (इनर टेम्पछ)से हटा दिया गया हे। 

७ जनवरी, रविवार 
“माई फिलासफी ऐंड रिलीजन  कझे समाप्न की तथा सवीद्धनाथ रचित 
सावना ! पढ़ता झुरू किया। उपनिपद्‌ [प्रकाश |, पढ़ना गुरू किया। 

१४ जनवरी, रविवार 
' साधना ' कलर समाप्न की। 


४ फरवरी, रविवार 
राजचन्द्रभाईकी रचनाएँ समाप्त की। सटीक इईद्योपनिषद्‌ ” समाप्त किया। 
' केनोपनिषद्‌ ' पढ़ रहा हूँ। उ्दंकी तीसरी पुस्तक दूसरी बार समाप्न की। 
'ऑटो-सजेशन ” समाप्त की। २७ जनवरीकों वा मुझसे मिलते आई। २८ 
तारीखको शकरलाछूको ब्रतसे मुक्त किया। 

५ फरवरी, सोमवार 
' हैल्प टु बाइबिछ स्टडीज समाप्त की। मेक्समुलछूरका उन्‍निषदोक्ा अनताद 
तथा वेल्म-लिखित इतिहास पहना घुरू क्रिया । 

२२ फरवरी, गरवार 
मेकक्‍्समूलरका उपनियदोक्ा अनुवाद समाप्त किया।  उननियद अकाल, भाग-३ ' 
समाप्त किया, चौथा भाग तथा वेल्सक्रा इतिहास पढ़ रहा हें। 

२५ फरवरी, रविवार 
' उपनियद्‌ [ प्रका ), भाग ४ समाप्त किया। भाग ५, ' क्ठवल्ली [ उपनिषद | 
पढ़ना शुरू किया। 

२ मार्च, शुक्रवार 

२८ जनवरीको वेल्मके इतिहासका दूसरा भाग समाप्त क्रिया। कर बाइबिल 
पढ़ना शुरू किया। विष्णु-यूजाकी पुस्तिका समाप्त की। आज वेल्सके इनिहासका 
पहला भाग पढ़ना शुरू किया। 


१. मेजर डब्ल्यू० जोन्स; नोश्सिके लिए रखिए परिशिष्ट ४ 


शै 


सम्पूर्ण गाधी वादमय 


११ साचें, रविवार 
बुअवारकों आँखकी गुहरीपर कास्टिक लगाया। गृुरुवारको 'उपनिपद [ प्रकाश | * 
भाग-५ समाप्त किया और भाग-६ पढना शुरू किया। उस दिन चरखा नही 
चला सका। उदकी चौथी पुस्तक समाप्त की तथा पाँचब्री शुरू की। 


१६ सा, शुक्रवार 
कल वेल्सके इतिहासका पहला भाग समाप्त किया । आज भगवानदासका “साइन्स 
ऑफ पीस देख गया। 
१९ सा, सोमवार 
किपलिगकी बेरक-रूम वैलेड्स” समाप्त की। झनिवारसे गेडीजकी “एवोल्यू- 
शान आऑँक सिटीज” पढ़ रहा हूं। वेदिक धर्म सम्बन्धी पुस्तिका समाप्त की। 
२१ सा, बुधवार 
कल गेडीजकी एवोल्यूजन ऑफ सिटीज समाप्त की। आज रामानुजका जीवन- 
वृत्तान्त पढ़ना घुरू किया। आज दस [कच्चा | सेर किशमिश मिली। 
२२ सा, गुरुवार 
रामानुजाचार्यका जीवन-वृत्तान्त समाप्त किया; सिख इतिहास पढना शुरू किया । 


२६ मार्च, सोमवार 
कल मिर्जाकी इस्लाम नीति” पढना शुरू किया। 

३१ मार्च, शनिवार 
कुछ सिख-इतिहास और मिर्जाकी इस्लाम नीति” समाप्त की तथा बेंजामिन 
किडकी सोम एवोल्यूजन” पढ़ना शुरू किया। आज बूलरका ' मनुस्मृति ' का 
अनृवाद पढ़ना शुरू किया। 

४ अप्रेल, बुधवार 
कल किडकी सोझ्क एवोल्मूगन” समाप्त को। आज बूलरकी मनुस्मृति की 
प्रस्तावता समाप्त की। गोकुलचन्दकी 'सिखोका उत्थान ' [ राइज ऑफ दि सिख 
पावर | पढ़ना शुरू किया। 

९ अप्रेल, सोमवार 
कल गोकुलचन्दकी सिखोका उत्थान” तथा कविक्री' कबीरके पद” समाप्त 
की । आज जेंम्सकी अवर हेलेनिक हेरीटंज” पढना शुरू किया। दादा चानजी 
की “अवेस्ता' तथा पुराणी' द्वारा किये गये अरविन्दके गीता निष्कर्ष ' का 
अनुवाद पढना झुरू किया। 


१, रवीचद्ूनाथ ठाकुर । 


२. अम्बालाल पुराणी, गुणरातक मुप्रसिद्ध वक्‍ता और छेख्क, श्री अरविन्द आश्रमके अन्वैवासी । 


जेल डायरी, १९२३ १९३ 


१७ अप्रेछझ, मंगलवार 
जेम्मकी अवर हेलेनिक हेस्टिज” समाप्त की। के देवदास मिलने आया 
था। शकरलठाल आज रिहा कर दिये गये। 


१९ अप्रेल, गुरुवार 

जब थाहजहाँके कोबसे बचनेके छिए सूफी मुल्ठा झाहको भाग जानेकी सतह 
दी गई तो उन्होंने कहा 

में कोई पाखण्डी नहीं हें जो भागकर अपनी जान बचाऊँ। से एक 
सत्यवक्ता हूँ। मृत्यु और जीवन मेरे लिए समान हुँ। में तो चाहेंगा कि अगले 
जन्मसें भी में अपने खूनसे सुलीकों रंगूं। में अमर और अनद्वर हूँ; मृत्यु 
मुझसे भय खाती है, क्योंकि मेरे ज्ञानने मृत्यको जोत लिया है। में उस घामका 
निवासी हें जहाँ सब रंग मिटकर एक हो जाते हूँ। 
मन्सूरी हलाजने कहा है: 

बंध हुए व्यक्तिके हाथ काट देता आसान है परन्तु मुप्त भगवानूसे 
जोड़नेवाले बन्धनकों काटना बड़ा ही कठिन काम है। 

“--क्लाँड फील्ड रचित 'मिस्टिक ऐड सेन्ट्स ऑफ इस्लाम । 

आज पाँच [कच्चा] सेर किश्ममित्न प्राप्त हुई। 


२६ अप्रेल, गृरुवार 
' उपनिषद्‌ प्रकाश , भाग ७-१० (करठोपनिषद्‌ ) समाप्त किया। प्रदतोपनिषद ' 
से प्रारम्भ होनेवाले ११वें मागयक्रो आज पढ़ता घुरू किया। शनिवारकों उर्दू 
रीडर-१ का दूमरा वाचन समाप्त किया। झनिवारको पेटमें जोरका द्दे हुआ। 
सोमवारकों शान्त हुआ। मेजरने मेरी भली-भाँति देखभाल की। बहुत तकलीफ 
हुईं। कप्टके बावजूद शनिवारकों कार्य और अध्ययन नियमित रूपसे चलता रहा। 
रविवारसे मंगलवारतक सब काम बन्द रहे। दर्देक कारण मौन नहीं रखा। 
में समझता हूँ दर्देका कारण यह था कि गनिवारकों सवेरे मेने अण्डीका जो तेल 
लिया, उसका असर होनेसे पहले हीं सदाको तरह 3 बजे दूध-गोंटी खा छी। 
ऐसा मैंने पहले भी किया हैं। परन्तु तब उससे कुछ नहीं हुआ था, पर इस बार दरें 
हो गया। इससे में दो परिणाम निकालता हूँ। एक तो यह कि दर्द घीरे-घीरे 
जड पकड़ रहा है तथा दूसरा यह कि जुलाबका असर होनेसे पहले कुछ भी 
खानेका प्रयोग मेरे लिए ठीक नहीं है। ये परिणाम सुखद और दु खद दोनो ही 
हैं। ईश्वर सब प्रकारसे मेरी परीक्षा ले रहा है -- अपनी पुस्तकमें उसने क्‍या 
लिख रखा है वह मुझे नहीं देखने देता। उसकी बुद्धिमानीका पार नही। 
२८ अप्रैल, शनिवार 
कल दादा चानजीका “अवेस्ता ' पुरा किया। तथा स्पेन्सरकी एलीमेन्ट्स ऑफ 
सोशियोलाॉजी ' पढ़ना शुरू किया। आज मेकॉलिफका सिख घर्मका इतिहास ' 
पढ़ना शुरू किया। 
२३-१३ 


१९४ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


९ मई, बधवार 
पिछले दनिवारकों कर्नेल मेडॉकने! मेरी जाँच-पड़ताल करके बताया कि 
सम्भवत मुझे पेचिशकी शुरुआत है। रविवारसे मेजरने मुझे ऐमेटीनका इन्जेक्शन 
देना शुरू किया। मजर अलीको आये एक सप्ताह हो गया है। आज खबर 
मिली है कि इन्दुलाल' भी यही आ रहे हैं। आज मेजरनें मुझे एन्ड्रयूजका 
पत्र दिया। 
कल “गीता निष्कर्ष ” समाप्त किया । 


१६ मई, बुधवार 
कल इन्दुलारू आये। कर्नल मैडॉक मुझे एक बार फिर देख गये। 
आज हरबर्ट स्पेनस्सरकी सोशियोलॉजी”' समाप्त की। जिवराम फेरवानीकी 
“सोशल ऐफीशिएन्सी ' देख गया। 


१९ मई, दानिवार 
कर मुझे यूरोपीयोकी जेलमें के जाया गया। कल बा, राधा, मणि, लक्ष्मी 
(छोटी) और जमनालाल मुझसे मिलने आये। कल वाडियाकी मैसेज ऑफ 
मुहम्मद ' समाप्त की तथा मैसेज ऑफ क्राइस्ट” पढ़ना शुरू किया।  प्रदनो- 
पतिपद्‌ ” समाप्त किया। 


२० मई, रविवार 
' मुण्डकोपनिषद्‌ ” पढ़ना झुरू किया। 


२१ मई, सोमवार 
हसनकी  सेन्ट्स ऑफ इस्लाम ' समाप्त की। मोल्टनकी जर्ली जोरोस्ट्रियनिज्म ' 
पढना शुरू किया। 

२७ भसई, रविवार 
कलछ काकाका  हिमालय-प्रवास ' ओर सिख धर्मका इतिहास, भाग-३ ' समाप्त 
किया तथा चौथा भाग पढ़ना शुरू किया। चन्द्रभकरका सीताहरण ” पढ़ना 
झुरू किया। रॉलफ एल्विनकी बार॒स एड शैडोज पढ गया। 


३१ मई, गुरुवार 
मंगलवारको, छोड़े हुए चरखेको तेरह दिन बाद फिर हाथमे लिया। कल चन्द्र- 
जंकरका सीताहरण समाप्त किया। आज मोल्टनकी अर्ली जोरोस्ट्रियनिज्म 
समाप्त की। 


१. सेचून अस्पताल, पूनाके मुख्य चिकित्सक, लिन्दोंने बादमें १५ जनवरी, १९२४ को गांधीजोका 
अपेन्डिक्सका गॉपरेशन किया । 


२. इन्दुलाल पराड़िक । 


जल डायरी, १९२३ ०५ 


१ जून, शुक्रवार 
किशोरत्शालछकी “बुद्ध और महावीर समाप्त की। 
“सिख बर्मका इतिहास, भाग-५” समाप्न किया। 


३ जून, रविवार 
क्रियोर्लालकी राम और क्रृष्ण” समाप्न की। 
“सिख बर्मका इतिहास, भाग-६” समाप्न किया। 


६ जून, बुधवार 
अरविन्दकी' कारावासकी कहानी तथा “ मुण्डकोपनियद्‌ ” समाप्न किये। 


१६ जन, शनिवार 
कल “मैन ऐड सुपरमेन समाप्त की। आज भाग्यनों वारस' समाप्त की। 
' मार्कण्डंय पुराण का अग्रेजी अनुवाद पढ़ना झृरू किया। 


३० जून, शनिवार 
इस संप्ताहके आरम्भसे काका और नरहरिका ढउपृर्वरण ' समाप्त किया तथा 
पुरातन्व मन्दिरमे दिये गये भाषणोकों पढ़ता शुरू क्या। करू उर्दम हजरनके 
जीवनका एक किस्सा समाप्त किया तथा पैगम्बरके साथियोका वृन्तान्त [ उस्बा- 
ए-सहाबा | पढ़ना शुरू किया। 
कल डेलजील और मेजरमसे मूलशीपेटाके क॑दियोको कोड़े मारनेके सम्बन्ध 
चर्चा की। 


२ जुलाई, सोमवार 
कल “माककण्डेय पुराण” समाप्त किया तथा ढ“माण्ड्कयोपनियद्‌ ', अक १५-१६ 
और गौंडपादाचार्यकी कारिका ', अक १७ पढना शुरू किया। 
आज बकलकी “इग्लैंडकी सभ्यतासे सम्बन्धित पहली पुस्तक! (हिस्दी आफ 
मिविलाइजेगन ) पढ़ती शुरू को। 


७ जुलाई, शनिवार 
पुरातत्व मन्दिरकी व्याख्यानमाला' समाप्त की तथा “जया-जयन्त ' पढ़ना झुरू 
किया। सोमवारकी रातकों अत्यधिक कष्ट भोगा। दोष मेरा ही था। अनमूया- 
बहन द्वारा भेजे अजीरोमें से में आवश्यकतासे अधिक खा गया । ईव्वरकी कृपाका 
अन्त नहीं है। किये गये पापके तात्कालिक दण्डसे ज्यादा अच्छा और क्या हो 
सकता है? 


१. अरविन्द घोष (१८७२-१९७० ); रहस्ववादी, कवि और दाशैनिक; १९१० से पा£ण्विकेरीमें 
रहते ये, जहों उन्होंने एक आम्रम स्थापित किया । 
२, अगली प्रविशेते पता चलता है कि यंद ५ जुलाईकों समाप्त की वी ॥ 


१९६ सम्पूर्ण गांधी वाइडमय 
१० जुलाई, मंगलवार 


कल पुरातत्व मन्दिर व्याख्यानमाला समाप्त की तथा रवीद्धनाथकी प्राचीन 
साहित्य” पढ़नी शुरू की। कल ही आजसे उपवास शुरू करनेके सम्बन्ध 
सुपरिटेंडेटकों पत्र' लिखा। इसपर वे मुझसे मिलने आये और उपवास स्थगित 
करनेको कहा | आज सवेरे वे फिर आये और ४८ घढेके लिए उपवास स्थगित 
करनेको कहा। मैने उनका कहना मान लिया। आज दो बजे श्री ग्रिफिथ 
आये और दो घटे बात करके चले गये। 


१२ जुलाई, गुरुवार 


श्री प्रफिय कछ फिर आये और गवर्नेरका' सन्देश लाये। कर प्राचीन 
साहित्य” समाप्त की। “युगधर्म” पढ़ना शुरू किया। दास्ताने और देवसे 
सुपरिटेंडेंट और श्री ग्रिफिथके सामने मुछाकात की। नैतिक मुद्देपर चर्चा करनेके 
बाद उन्होंने उपवास समाप्त करनेके अपने निर्चयकी घोषणा कर दी। 


१३ जुलाई, शुक्रवार 
छगनलाल,' काशी" तथा अन्य छोग आनेवाले थे परत्तु नहीं आये। 


२२ जुलाई, रविवार 


पिछले सोमवारकों वा, छगनलाल, अमीना, रामदास और मनु मुझसे मिल गये। 
इस सप्ताह काउन्ठेस टॉल्स्टॉयकी जीवनी तथा बकलका [इतिहास, | भाग-१ 
समाप्त किया। दूसरा भाग तथा ' काछापानीनी कथा * पढ़ रहा हूँ। मगछूवारकों 
दास्ताने तथा अन्य [ कैदियों | के विषयमे भी श्री ग्रिफिथको पत्र लछिखा। 


३० जुलाई, सोमवार 
पिछले सप्ताह 'कालापानीनी कथा” समाप्त की। सम्पत्तिशास्त्, भाग-१ 
समाप्त किया। भाग-२ पढ़ रहा हूँ। कछ जूतों करार " समाप्त किया। 
“नवों करार!“ आज पढ़ना शुरू किया। 


८ अगस्त, बुधवार 
बकल' कृत इतिहास, भाग-२ तथा गीतगोविन्द ' समाप्त किया। 


१. देखिए “ पत्र: यरवदा जेल्के मुपरिट टटको , ९-७-१९२३ । 

२. सर जॉजे लॉयड, बम्बईंके मवनेर । 

३. मूलझीपेयके कैदियोंके नेता जो कुछ कैदियोंको कोड़े मारनेकी जाके विरोधमें ३० जूनसे 
उपवासपर थे । 

४. छगनकाछ गांधी, गांधीजीके भतीजे । 

७. छगनलाल गांधीकी पत्नी । 

६. देखिए “ पत्र : ग्रेफियको ”, १७-७-१९२३ । 

७ व ८. बरमझः ओढढ टेस्टामेस्ट ओर न्यू टेस्टामेन्टके गुजराती अनुवाद । 


जेल डायरी, १९२३ १९७ 


१२ अगल्त, रविवार 
' उपनियद [ प्रकाश | का अन्तिम भाग समाप्त किया लथा उसके साथ ही 
'ऐसरेय ” और “तैनिरीय उपनिषद्‌ ' समाप्त हो गये। छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
पढना शुरू किया। गुरुवारकों प्रो० जेम्सकी ऋँराइटीज ऑफ रिल्ीजस ऐक्स- 
पीरियेन्स ” पढ़ना शुरू किया। सम्पत्तिश्षास्त्र  समास्त किया। 
१५ अगस्त, बुधवार 
गवर्नर सोमवारकों आ गये। विशेष वर्गेके सम्बन्धभे आज एक पत्र छिखा। 
 उस्बा-ए-सहावा ” आज समाप्त की। [ रोमके | इलिहासकी कहानियाँ पढ़ रहा हूं । 
१९ अगस्त, रविवार 
बकलके उर्तिद्ामका भाग-३ समाप्त किया। हॉयकिस्सकी  ओरिजिन ऐड ऐवो- 
ल्यूजन ऑफ रिलीगन पढ़ना शुर् किया। 
२३ अगस्त, गुरुवार 
हॉपकिन्सकी पुस्तक समाप्त की। लैकीकी यूरोपियन मॉरल्स ' पढ़ना शुरू किया। 
२६ अगस्त, रविवार 
जेम्मकी व्ह॑राइटीज आफ रिलीजस ऐक्सपीरियेन्स” समाप्त की। विनोबाक़े 
' भहाराष्ट्र-धर्म ' का पहला अंक चार दित पहले समाप्त क्रिया तथा दूसरा समाप्त 
होनेवाला है। कल सुपरिटेंदंटने बताया कि कच्चा दूध पीनेवाले को फठोकी जरूरत 
नहीं इसलिए उसने मजर अलीकों फल देनेसे इनकार कर दिया। उसने यह भी 
कहा कि मेरे लिए भी सचमृच उनकी जरूरत नहीं है इसलिए मेले नारंगी, सीबू 
आदि मेँगाना बन्द कर दिया। आज मजर अलीके खानमें से केले खाये तथा 
दूध कच्चा ही पिया। 
२८ अगस्त, मंगलवार 
आज गीता झद्दकोश ' लिखना समाप्त किया। कल होम्सकी फ्रीडम ऐंड 
ग्रोथ” पढ़ना शुरू किया। आजसे केवल कच्चे दूषपर रहना शुरू किया। ईश्वर 
मेरी सहायता करें। 
३१ अगस्त, शुक्रवार 
आज होम्सकी “फ्रीडम ऐंड ग्रोथ” समाप्त की। हेकलकी ऐवोल्यूश्नून ऑफ 
मैन पढ़ना भुरू किया। आज मेजरने आँखकी गुड़ेरीपर कास्टिक लगाया। 
२ सितम्बर, रविवार 
कल वाइबिल समाप्त की। आज जीससका चित्रमय वृत्तान्त पढ़ना शुरू किया। 
पिछले सप्नाहमें तीन सेर वजन घट गया। 
१. देखिए “ पत्र: बस्दाके गवनेरको ”, १५-७-१९२३ । 
२. गांधीजीने बादमें उसमें संशोधन किया था; इसे नवजीवन प्रकाशनने “गोता पदाय-कोष ” के 
त्रामसे १९३६ में प्रकाशित किया । 


१९८ सम्पूर्ण गांधी वादुमय 
९ सितम्बर, रविवार 


जीससका चित्रमय वृत्तान्त और कविकी' मुक्तथारा तथा डूबतु बहाण' 
समाप्त किये। एक रतल वजन बढ़ा और अब १०१ हो गया है। 


१६ सितस्‍म्वबर, रविवार 


सोमवारकों देवदास, नारणदास,' केश" तथा कचो" मुझसे मिलने आये।' आज 
मौलाना शिवलीका पैगम्बरकी जीवनी, भाग-१ समाप्त किया। 
डा० मुहम्मद अलीकी कुरान की प्रस्तावना समाप्त की। 


२८ सितस्बर, शुक्रवार 


इस सप्ताहमें विवेकानन्दका राजयोग तथा चपकराय जैनकी “धर्मोनी एकता 
समाप्त की। आज पैगम्बरकी जीवनी (मोलाना शिवली रचित) समाप्त की। 


३० सितम्बर, रविवार 


कृठ निकल्सन रचित “मिस्टिक्स ऑफ इस्लाम पढना शुरू किया और आज 
समाप्त कर दिया। आज “गीता-कोश 'की पक्‍की पाण्डलिपि तैयार करनी शुरू 
की । कल  सहाबा इकराम, भाग-२ * पढना शुरू किया तथा उदू वाचनमाला भाग- 
५के अवशिष्ट भागकों पढना शुरू किया। पॉल कैरसकी “गोस्पेंल ऑफ बुद्ध ' 
पढना शुरू किया। आज मेजर जोन्स आखिरी नमस्कार करने आाये। 


७ अक्तूबर, रविवार 


इस सप्ताह पॉल करसकी गोस्पेंडल ऑफ बुद्ध समाप्त की। बुठ्धपर राइस 
डेविड्सके हिबर्ट भाषण पढ़ रहा हूँ । आज अमीर अछीकी “स्पिरिट ऑफ इस्लाम 
पढ़ना शुरू किया। गीता-कोझ ' की पक्की पाण्डुलिपि तैयार करनेका काम आज 
चल रहा है। आज जमनालालजीसे फलोकी टोकरी प्राप्त हुईे। “छान्दोग्यो- 
पनिषद्‌ ” समाप्त हो गया। “बृहदारण्यक” उपनिषद्‌ पढना शुरू किया। 


१४ अक्तूबर, रविवार 


बुधवारकों वा, अवन्तिकावाई, जमनाछालजी तथा सवदीबाई मिलने आये। 
[ राइस | डेविड्सके बुद्ध सम्बन्धी हि भाषण पूरे किये। 
सर ऑलिवर लॉजकी “मॉर्ड्न प्रावलम्स  पढ रहा हूँ। 


२. रवीन्द्रनाथ ठाकुर । 

२. नारणदास गाधी । 

३, केशवलाल, मगनलाल गाघीके पुत्र । 

४. कृष्णदास । 

७, इमका संक्षिप्त विवरण यंग इंडियामें प्रकाशित हुआ था । देखिए परिशिष्ट ५ | 


जेल डायरी, १९२३ १९९ 


२१ अक्तूबर, रविवार 
सर ऑलिवर छॉजकी माँडर्न प्रावछम्स ” समाप्न की। 
' पुरातत्व ' का वर्तमान अक पढना शुरू किया। 
२५ अक्तूबर, गृरुवार 
आज मजर अछीको प्रयाग ले जाया गया। मगलवारकों अमीर अलछीकी पृस्तक 
समाप्त की। कल वाशिंगटन इरविगकी महम्मद ' पढ़ता शुरू किया। 
आज 'सस्थादवादमजरी ' पढना भुरू किया। 
२६ अक्तुबर, शुक्रवार 
अब्दुल गनीका आज इस वाईमें छाया गया। 
४ नवम्बर, रविवार 
बुधवारसे अब्दुल गनीने कातनां सुर क्रिया। इरविगकी मुहम्मद ' समाप्त की । 
अमीर अलीका हिस्द्री ऑफ द सेरेसत्स पड़ना शुरू किया। 
११ नवस्चर, रविवार 
मगल्वारको वबृहदारण्यक उपनियद समाप्त किया। गुरेवारकों गीजोकी 
' हिम्द्ी ऑफ सिविलिजेगन इन यूरोप ' पढना शुरू किया। आज “सहाबा ', भाग-२ 
समाप्त की। कलछसे मौलाना शिवलीकी रखी हुई उमरकों जीवनी शुरू करूँगा। 
१२ नवम्बर, सोसवार 
आज सुपरिटेडेटको पत्र लिखा कि बुधवारसे मुझे तारगी और किल्षमिश छोड़ने 
पड़ेंगे, क्योकि अब्दुल गनीको मैं उनकी मर्जीके मुताबिक खुराक नहीं दे सकता । 
१८ नवम्बर, रविवार 
पिछले बुधवारसे तारगी और किशमिश खाना छोड दिया। आज वजन तो तीन 
रतल कम हो गया है परन्तु ताकतमें किसी प्रकारकी कमी अनुभव नहीं होती है। 
२४ नवम्बर, शनिवार 
आज अमीर अलछीका अरबोका इतिहास (हिस्द्री ऑफ द सेरेसन्स) तथा “'भगवदु- 
गीता ' के क्षब्दकोश्की स्वच्छ पाण्डुलिपि समाप्त की। कछ गीजोकृत यूरोपीय 
समभ्यताका इनिहास [ हिस्द्री ऑफ सिविल्िजेशन इन घूरोप ) समाप्त किया। 
आज गीजोका टहिस्द्री ऑफ सिविलिजेशन इन फ्रास, भाग-२ पढ़ना शुरू 
किया । 
२६ नवम्बर, सोमवार 
कल मोटलेकी राइज ऑफ द डच रिपब्लिक  पढना झुरू किया ? आज दक्षिण 
आफ़िकाके सत्याग्रहका इतिहास” लिखना शुरू किया। रीसकी आन्मकथा' 
समाप्त की तथा राजम्‌ अव्यरकी वेदान्त-विषयक पुस्तक पढ़नी शुरू को। 


१. देखिए “ पत्र: यखदा जेल्क मुपरिश्ढेंज्की “, १२-११-१९२३ । 


२०० 


सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 
९ दिसम्बर, रचिवार 


आज मोटलेका पहला भाग समाप्त किया तथा दूसरा पढ़ना शुरू किया। 
राजम्‌ अथ्यरका वेदान्त-भ्रमण ' वृधवारकों समाप्त किया। 

बुधवारकोी गीजोका हिस्टी ऑफ सिविडिजेशन इन फ्रास, भाग-२* समाप्त 
किया तथा तीसरा भाग पढ़ना झुरू किया। 

आज ' स्थादवादमजरी ' समाप्त की। उत्तराध्ययन' सूत्र” पढ़ना शुरू किया। 
फल ने खानेका प्रयोग चल रहा है। मगलवारसे दूधके साथ थोड़ी रोटी खानी 
शुरू की। दो रतल वजन वढ़ गया है आज ९९ रतल हो गया है। 


१५ दिसम्बर, शनिवार 
गीजो समाप्त किया तथा ढरोजीक्रूणियन भिस्द्रीज” पढ़ना शुरू किया। 


१६ दिसम्बर, रविवार 
आज भोटलेका दूसरा भाग समाप्त किया तथा तीसरा पढ़ना शुरू किया। 


२३ दिसम्बर, रविवार 


मंगलवारको मथुरादास और रामदास मिलने आये। 

बुधवारकों रमावाई रानडे' आईं। 

सुपरिटेडेटके कहनेपर मिलने आनेके लिए हरिछालकों पत्र लिखा! 

मगलवारकी शामसे फिरसे फल खाने शुरू कर दिये। पिछले रविवारको मेरा 
वजन कम होकर ९६ रतल ही रह गया था, इससे सुपरिटेडेट भी घबड़ा गया। 
मुरुवारसे शहद लेना शुरू कर दिया तथा रोटीकी मात्रा बढाकर आठ औस 
कर दी। 

आज वजन ९९ रतक हो गया। 

बुधवारको रोजीक्ुणियन मिस्ट्रीज” समाप्त की तथा प्लेटो पढ़ना शुरू किया। 
आज हजरत उमरकी जीवनी समाप्त की तथा मौलाना शिवलीका अलरू-कलाम 
तेथा बुद्सक्रा'  ज्ाक्त और जक्ति” पढ़ना शुरू किया। मोटले समाप्त 
किया । 


३० दिसम्बर, रविवार 


: उत्तराध्ययन यूत्र ' समाप्त किया। भगवतीसूत्र ' पढ़ना शुरू किया। 
वुदुफ़का थाक्‍कत और शक्ति” समाप्त की। 

गूढवारकों प्छेटोके संवादका पहला भाग समाप्त किया तथा दूसरा पढ़ना शुरू 
किया । 


गुजराती अ्रति (एस० एन० ८०३९) से। 
१, रमाबाई रानढे, जस्टिस महादेव गोविन्द रानडेकी पत्नी । 


*. यह उपलब्ध नहीं हे । 
हे. सर जॉन बुडस्फ, कल्कता द्ाईकोटके मुख्य न्यावाधीक्ष, तन्त-साहित्यपर उसकी रचनाएँ अख्तिद्ध हें। 


जेल डायरी, १९२३ २०१ 
पुस्तकींकी सूची' 
&* १५०७. नैचुरल हिस्‍्ट्री 
* १५७८, विजड्म ऑफ दि ऐन्नन्द्रस 
5 १५९ नैचरल फीचर्स ऑफ इउद्रिया 
“४ १७८ स्टोरीज फ्रॉम दि हिस्द्री ऑफ रोम 
२३-४-१९२०२ की डायरी देखना 
“४ २०५ द यग क्सेटर 
& २१२ लाटव्ज ऑफ फादर्स ऐड मा्टिअर्स 
के २१५ द्वास्द फ्रॉम द क्लाउडज 
२६४ आइवनहों 
२८२ जोल्ड क्यूरिनसिटी माप 
४ २९५० द फाइब एम्पायर्स 
३०५ वेस्टवर्ड हो 
३३६, टाँम ब्राउन्स स्कूल डेज 
# ३५६. सीकर्स आपटर गाँड 
इकक्‍्वालिटी -- बेलामी 
# ४१, दे फाइव नेशन्स: किपलिंग 
# ४९, डाक्टर जेंकिल ऐड मिस्टर हाइइ 
१०. द सेकंड जंगल बुक 
# १०७. जे हाँवईे 
१०९. सेटायर्स ऐड इपीसल्ज जाऊू होरेस 
* १११, गेटेज फाउस्ट 
११६ ट्रॉपिकल ऐग्रिक्ल्चर 
# १२७ लेज आफ ऐन्द्रोन्ट रोम 
१२९. प्राइमर आफ मराठी छेग्वेज 
+* १३२. नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बईज्‌ 
१४४. इनॉक आईन 
» १४८. हिस्टॉरिवल इग्लिश ग्रामर 
१४९. ओब्विर दिवस्ट 
१५१. स्काटज पोएटिकल वर्क्स 
+ १५२. लाइफ ऐड वायजेज ऑफ कोल्म्वस 
मुक्तिविवेक -- विद्यारण्य स्वामीकी पुस्तकका भाषालर 
कान्ता* 


१. इस सूची पुस्तकोक्ों चिंद्रित क्यों किया गया है यह स्पष्ट न्ीं है; क्रिलू स्थार्ण समन: 
जेल-पुस्तकाल्यकी पुललक-सूचीकी है। 
२, वे ३. ये दोनो पुस्तकें सरठतकों है तथा ग्नके बादकी सब गुजरातीकी हैं । 


२०२ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


मालतीमाघव 
सिद्धान्तमार 
पचणती 
गृलावसिह 
श्रीवृत्तिप्रभाकर 
चनतु सूत्री 
भोजप्रवन्ध 
विक्रमचरित्र 
अनुभव-प्रदी पिका 
वस्तुपाल-चरित्र 
योगबिन्दु 
कुमारपाल-चरित्र 
विवादताण्डव 

[ गृजरानीसे | 


अग्रेजी प्रति (एसम० एव० ८०३९) से। 


९५. भेंट: वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीसे 


[ सैसून अस्पताल 

पूना 

१२ जनवरी, १९२४ |] 

» » » फमरेमें घुसनेपर हमने परस्पर अभिवादन किया और सेने पुछा कि आपरे- 

शनके बारेमें उनका क्या खयाल है। उन्होंने दुढ़तापुवंक उत्तर दिया कि डाक्टरोंने 
निदिचत रूपसे एक फेसला कर लिया है और में उसीको माननेकों तैयार हूँ। दूसरे 
प्रन्‍नके उत्तरमें उन्होंने कहा, जो डाक्टर मेरी देखरेख कर रहे है, मुझे उनपर पुरा 
भरोसा है। उन्होने मेरे प्रति बहुत दयालता और सावधानों दिखाई है। उन्होंने यह 
भी कहा, यदि इस बातकों लेकर कोई आन्दोलन उठ खड़ा हो तो लोगोंसे कह दिया 
जाये कि मुझे अधिकारियोंसे कोई भी शिकायत नहीं है और जहाँतक मेरे शरौरकी 
देखभालका सम्बन्ध है, उनके व्यवहारमें कोई त्रुटि नहीं है। इसके बाद मेने पुछा, 
क्या श्रीमती गांधीकों आपकी इस हालतकी खबर दे दी गई है? उन्होंने कहा, उन्हें 
[ श्रीमती गांधीको | इस लये निर्णयकी बात मालूम नहीं है; किन्तु वे यह जानती हे 
कि पिछले कुछ दिनोंसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है। में उनके पत्नकी प्रतीक्षा कर रहा 
हैँं। फिर उन्होंने मेरी पत्नी और भारत सेवक समाज (सर्वेद्स ऑफ इंडिया सोसा- 
इटी ) के सदस्यों अर्थात्‌ सर्वेश्री देववर, जोशी, पटवर्धन और कुजरूकी कुशल-क्षेतर पुछी। 


भेंट वी० एस० श्रीनिवास ज्ास्त्रीसे २०३ 


उन्होंने पूछा : 
आप जो इतनी बार विदेश हो आगे है, इससे क्‍या आपके स्वास्थ्यमे कुछ 
सुधार हुआ है” 
इसके बाद डाक्टर फाटकने गांधीजीकों उत्त वक्‍तव्यका ससविदा पदकर सुनाया 
जिसपर अपने आपरेशनकी मंजूरी देनेके लिए उन्हें हस्ताक्षर करने थे। गांधीजीने 
उसे एक बार सुना और फिर चश्मा लगाकर उसे स्वयं पढ़ा। तब उन्होंने कहा, में 
इसके धाब्दोम थोड़ा परिवर्तेन करना चाहेँगा। फिर कर्नल मंडॉकसे, जो उस समय 
कमरेमें ही थे, पुछा, आपका क्‍या खथबाल हे? कर्नल मेडॉकर्न कहा, इसके लिए 'उप- 
युक्त भाषा क्या हो, यह तो ठीक-ठीक आप ही जानते हें। इस सम्बन्धर्में मेरी सलाह 
अधिक महत्त्वकी न होंगी। 
इसके बाद गांधोजोने एक लम्बा वक्‍लव्य लिखवाया जो सेने पेंसिलसे लिम् 
लिया।' 
जब यह पुरा हो गया तब मेने उसे उन्हें पढ़कर सुनाया। तब उन्‍होंने कनेल 
मेडॉकको अपने पास बुलाया और मेने उनके कहनेसे उसे फिर पढ़कर सुनाया। कर्तऊ 
मेडॉक पूर्णतः सन्तुष्ट थे और बोले: “ निःसन्देह उपयुक्त भाषामें कहना आपको ही 
आता है।” तब गांधीजी उस कागज़पर हस्ताक्षर करनेके लिए सोधे होकर बेठ 
गये और उन्होंने उसपर पेन्सिलसे हस्ताक्षर कर दिये। हस्ताक्षर करते समय उनका 
हाथ बहुत काँपा और मेने देखा कि उन्होंने गांधी शब्दमें अंग्रेजी अक्षर “आई ' पर 
बिन्दु भी नहों लगाया हैं। उन्होंने अन्तर्में डाकटरसे कहा: 
देखिए, मेरा हाथ कसा कॉपता है। इसे भी आप ही टीक करेगे। 
कनेल मडॉकने उत्तर दिया, “जो हाँ, हम आपको खूब तगड़ा बना देंगे।” 
चूँकि आपरेशनका कमरा तेयार किया जा रहा था डाक्टर चले गये और में 
महात्माजीके पास रूगभग अकेला रह गया। एक-दो बिलकुल व्यक्तिगत बातोंके 
बाद मेने उनसे पुछा कि क्या वे कोई खास बात कहना चाहते हें। जब उन्होने 
इसका उत्तर दिया तो मेंने देखा कि वे कुछ कहनेके लिए उत्सुक ही थे। 
में नहीं चाहता कि आपरेशनके बाद मेरी रिहाईके लिए कोई आन्दोलन क्या 
जाये। यदि किया ही जाता है तो वह उचित इगसे किया जाना चाद्विग। सरकारसे 
मेरा झगड़ा तो चल ही रहा है और वह तबलक चलता रहेगा जबवलेक उसका मृत 
कारण मौजूद है। नि सन्देह रिहाईके बारेमें कोई थतं नहीं मानी जा सकती। यदि 
सरकारका खयाल हो कि वह मसझे काफी अस्सेतक जेलसे रख चुकी है तो वह मुझे 
छोड सकती हैं। और अगर वह यह खयाल करे कि से निरफ्राध हैं और मेरा हेतु 
अच्छा रहा है तो मेरी रिहाई [ उनके लिए | सम्मानजनक होगी। यद्यपि सरकारसे मेरा 
सख्त झगड़ा हैं, फिर भी मुझे अग्रेजोसे प्रेम है और कितने ही अग्रेज मेरे मित्र है। 
१. गांधीनीने आपरेशन सम्बन्धी यह वक्तव्य कनैल मेहरोंक्र नाम पत्रके रूपम व्खिवाथा था। 
देखिए अगला शीषक । 


२०४ सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 


शायद वह मुझे छोड ही दे। किन्तु हमारा आन्दोलन झूठे मुद्दोकों लेकर नहीं किया 
जाना चाहिए। जो भी आन्दोलन हो, ठीक अहिसात्मक ढंगका हो। शायद में अपनी 
बात बहुत अच्छी तरह नहीं कह पाया हूँ, किन्तु यदि आप इसे अपने अनोखे ढंगसे 
लिख लेगे तो ठीक रहेगा। 

इसके बाद मेने उनसे कार्यकर्ताओं, अनुयायियों अथवा देशके लिए कोई सनन्‍देद्ा 
देनेका फिर अनुरोध किया। इस सम्बन्ध्मं उनकी दृढ़ता आइचर्यजनक थी। उन्होंने 
कहा, में सरकारका कैदी हूँ और मुझे कंदियोंके सदाचार सम्बन्धी नियमका पुरी 
सचाईसे पालन करना चाहिए। में तो नागरिककी हैसियतसे मृतवत्‌ हूँ। मुझे 
बाहरकी घटनाओंका कोई ज्ञान नहीं है और से जनतासे किसी तरहका सम्पर्क रखनेका 
अधिकारों नहीं हूँ। मुझे कोई सन्देश नहीं देना है। 

“तलब कुछ दिन पहले श्री मुहम्मद अलोने आपका सन्देश कंसे दिया था? ” 
से शब्द मेरे मुहसे निकलते ही मुझे खेद हुआ; किन्तु अब क्या हो सकता था। 

स्पष्ट ही उन्हें मेरे प्रदनसे आइचरय्य हुआ और वे बोल उठे: 

श्री मुहम्मद अलीने मेरा सन्देश दिया ?' 

[ अंग्रेजीसे ] 

हिन्दू, १४-१-१९२४ 


९६. पत्र: कनेंल मेडॉकको'" 


सैसून अस्पताल 
पूना 
पौने दस बजे रात, १९ जनवरी, १९२४ 
प्रिय कर्नल मैडाँक, 


मुझे मालूम है कि पिछले छ महीनोंमें मेरी बीमारी किस-किस दौरसे गुजरी 
है सो आप जानते है। आपकी मुझपर असाधारण कृपा रही है। आप, प्रधान सर्जन 
और चिकित्सासे सम्बन्धित अन्य सज्जनोंका यह मत है कि मेरे लिए जिस आपरेशनको 
आपने जरूरी बताया है उसमें विरूम्ब करना बहुत खतरनाक है। आपने मुझे कृपा- 
पृवेक यह भी बताया है कि सरकारने मेरे विशेष चिकित्सक मित्रोको बुलानेकी 


१. देखिए “ सन्देश : मुहम्मद अलीकों”, १०-९-१९२३ | श्सी समय न्के भा जानेसे भेंट समाप्त 
हो गईं गौर गांधीजीको आपरेशनके कमरेमें के जाया यया। 

२. यह पत्र श्री वी० एस० श्रीनिवास शासत्रीको बोलकर ल्खिया गया था और उन्होंने इसे पंसिल्से 
लिखा था | यद २०-१-१९२४ के हिन्दू और २०-१-१९२४ के स्चेछाइटमें भी छपा था । 

३. साधन-सत्रमें तारीख १९ जनवरी.दी गईं है जो स्पष्ट भूल है। गांवीजीक!*अपेन्डिक्सका आपरेशन 
१२ जनवरोकों किया गया था । 


ऋष्क 


भेंट: बॉम्बे कॉनिकल ' के प्रतितिधिसे ण्ग्५ 


| 


अनुमति दे दी है, इसलिए मैने डाक्टर दलाल और डाक्टर जीवराज मेक्ताके नाम 
सुझाये थे। आपने उनको बुलानेका भरसक प्रयत्न किया, किन्तु फिर भी उनमे से 
कोई उपस्थित नही हो सका। मेरा आपमे पूरा विव्वास हे और दीमारीकी गम्भीरताको 
देखते हुए में आपसे प्रार्थना करता हूँ कि अविलम्ब आपरेशन कर दिया जाये। 


हृदयसे आपका, 
अग्रेजी प्रति (एस० एन० ८१२१)की फोटो-नकलसे | 


९७, सन्देश : देवशके नाम 


१४ जनवरी, १५२४ 
जब मेरा स्वास्थ्य बहुत नाजुक दोरसे गुजर रहा था, उस समय मरे देशवासियाने 
मेरे प्रति जिस उत्कट प्रेमका परिचय दिया उसका मेरे मनपर बड़ा असर हुआ। अब 
चिन्ताकी कोई बात नहीं रह गई है क्योंकि यहाँ, जो लोग चिकित्साके छिए जिम्मेदार 
हैं, वें अधिकसे-अधिक सावधानी बरत रहे हैं। 
[ अग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १७-१-१९२४ 


९८. भेंट: बॉस्‍्बे क्रॉनिकल के प्रतिनिधिसे 


पुना 
2० जनवरी, १९२४ 
जेल-अधिकारियोंकोी दोष देना ठीक नहीं है। हमारी लड़ाई प्रामाणिक्ताके साथ 
चलाई जानी चाहिए। अपेन्डिक्सके रोगका निदान कठिन होता है। कर्नेल मरे-जेसे 
सज्जन मैने कम ही देखें हैं। वे मुझपर बहुन कृपालु रहे हैं। वे प्रामाणिक, सहानु- 
भूतिशील ओर नेक व्यक्ति हैं। उनके वारेमें मेरी राय बहुत ऊँची है। 
[ अग्रेजीसे | 
सर्चल्ाइट, २७-२१-१९२४ 


१. पूनामें गाधीजीके आपरेश्ननकी ख़बर छुल्कर देशके कोन-कोनेल उनके स्वास्थ्यक्े बारेंम पृछताछ 
की जा रही थी; उस सबका उत्तर गाधीजीने छा० फाय्कके नाम भेजा। यह उत्तर सबसे पहछ १५-१-१९२४ के 
बॉम्बे क्ॉनिकलमें प्रकाशित हुमा । धंध इंडियान एक सक्षिप्त सम्पादकीय टिप्पणीके साथ “ राष्सका 
सनन्‍्ताप ” झीषकसे इसे पुनः प्रकाशित किया था । 

२५ सैधून अस्पताल, पूना । 


९९. भेंट: दिलीपकुमार रायसे' 


२ फरवरी, १९२४ 


» » » हमारी बातचोत संगीतको लेकर होती रही। महात्माजीने प्रसंगवद्न मुझसे 
कहा, यद्यपि में संगीतके विशेषज्ञ अथवा पारखीके रूपमें संगीतको समझनेका गर्व 
नहीं कर सकता फिर भी में सचमुच संगीतका प्रेमी हें। उन्होंने कहा: 

मुझे सगीतसे इतना प्रेम हैं कि एक बार जब में दक्षिण आफ्रिकाके एक अस्प- 
तालमे था और ऊपरके आओठमें लगी चोंटसे पीडित था तब मेरे एक मित्रकी पुत्रीने 
मेरे कहने पर छीड काइडली छाइट गीत गराकर सुनाया और मुझे उसे सुनकर बडी 
सानत्वता मिली थी। 

सेने उनसे पुछा, मीराबाईके गीत बहुत सुन्दर हे। क्या आपने उनका कोई गीत 
सुना है? उन्होंने कहा: 

हाँ, मैंने मीराके कई गीत सुने है। वे गीत बहुत सुन्दर है। इसका कारण 
यह है कि वे मीराके हृदयसे निकले है और गीत रचनेकी इच्छासे या छोगोंको खुश 
करनेंकी इच्छासे नहीं लिखें गये हैं। 

में उनको इच्छानुसार उसी दिन शामकों उनके पास गया। गानेके बाद मेने 
देखा कि उतपर संगोतका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है। मेरा खयाल है कि अस्पतालके 
सामान्य प्रकाहमें भी उनकी आँखें चमक उठी थीं। 

मेने थोडा उककर कहा, “में यह अनुभव करता हूँ कि हमारे स्कूलों और 
कालेजोंमें हमारे सुन्दर संगीतकी बहुत उपेक्षा की गई है। ” महात्माजीने उत्तर दिया : 

हाँ, उपेक्षा की गई है, में तो यह हमेजासे कहता आया हूँ। 

श्रीयुत महादेव देसाई हमारी बातचीतके समय बराबर वहाँ मौजूद थे। उन्होंने 
इस बातका समर्येन किया। मुझे आपकी यह बात सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई है। 
क्योंकि अबतक मेरा यह खाल रहा है कि आप संगोत-जेसी समस्त कलाओंके 
विरोधी हे।” 

में और सगीतके विरुद्ध ! मेरे बारेमे इतनी भ्रान्तियाँ फैली हुई हैं कि अब उन्हे 
फैलानेबालों से पार पाना मेरे लिए प्राय असम्भव हो गया है। फलत जब में अपने 
मित्रोके सम्मुख स्वयं कछाकार होनेका कोई दावा करता हूँ तो वे मेरी बातपर 
मुस्कुरा उठते है। 


१. बँंगढाके भसिद्ध नाटककार दिजेद्धलाल रापके पुत्र और श्रीअरविद आश्रम, पाण्डिचेरीके सदस्य । 
गांधीजोले उनकी यह मेंठ सैयून अस्पतालमें हुई थी । इस भेंटका जो भंश यहाँ दिया गबा है उसका 
विवरण ७-२-१९२४के हिन्दूमें भी प्रकाशित हुआ था । वह्दी विवरण बादकों रायकी अमंग दो ग्रेट 
नामक पुस्तकमें प्रकाशित हुआ था ) 


भेंट : दिलीपकुमार रायसे २०५ 


“मुझे इस बातकों सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि मुझे यह बताया गया है 
कि आपके जोवन-दर्शनमें, जो पूर्ण वेराग्यका दर्शन है, संगीत-जेसीं कलाओकों मुश्किलसे 
ही कोई स्थान मिल सकता है।” भहात्माजीने जोर देकर कहा: 

मेरा कहना यह है कि वेराग्य जीवनकी सवसे बडी कला है। 

“किन्तु इस समय कलासे मेरा मतहूब कुछ भिन्न प्रकारकी त्रियासे है जंमे 
संगीत अथवा चित्रकारी अथवा मूतिकला। मेरा खयाल यहु था कि आप उसके 
समर्येक होनेके बजाय कुछ विरोधी ही होंगे।” भहान्माजीने कहा: 

में सगीत-जैसी कलाओका विरोधी कदापि नहीं हूँ। में तो संग्रीनकें बिना 
भारतके धामिक जीवनके विकासकी कल्पना भी नहीं कर सकता। में तो कहता हैँ 
कि में सगीतका और दूसरी कछाभोका प्रेमी हँ। अन्तर कवि इसना ही हे कि 
कलाओका जो महत्त्व माना जाता है उससे, कछाओंको जो महत्व में देता हँ, वह़ 
कुछ भिन्न है। आजकल जिसे कलाके नामसे पुकारा जाता हे नि सन्देह में उसका 
विरोधी हूँ। उद्ाहरणके लिए यह माना जाता है कि कछाको समझनेंके लिए 'उसके 
शास्त्रका अच्छा ज्ञान होना चाहिए, किलतु में तो उस केछाको कला नहीं कहता । 
यदि आप सत्याग्रह आश्रमर्म जाये तो आप देखेंगे कि वहाँकी दीवारे चित्रोंसे रहिल 
हैँ। मेरे मित्रोकों इसपर आपत्ति है। में मानता हूँ कि मेरे भाश्षमकी दीवारोपर 
चित्र आदि नहीं है। किन्तु इसका कारण यह् है कि में दीवारोंकों आउबचावकी त्रीज 
मानता हूँ, यहू नहीं कि मैं कलछा-मात्रका हीं विरोधी हूं। क्‍या मेने अनेक बार 
तारिकाओसे भरे आकानके दिव्य मण्डपकों एकटक घंटों नहीं निहारा है में तो ऐसे 
किसी चित्रकी कल्पना ही नहीं कर सकता जो मनको तृप्ति देनेमे तारो-जडे आवाझमे 
बढकर हो। उसके सौन्दर्यकों देखकर में अचरजमे पद जाता हैँ, आत्म-विभोर हो 
उठता हैं और रोमाचकारी आनन्दके सागरमे निमग्न हो जाता हूँ। कहाँ ईब्वरकी 
यह आदचर्यजनक रहस्यमयी रचता और कहाँ आदमीकी वनाई नतसवीर ! 

मेने कहा : “ में आपके इस कथनसे सहमत हूँ कि प्रकृति महान कलाकार है। आज 
कलाके नामपर सर्वत्र जो विकृति दिखाई पड़ रही है और जिसे दुर्भाग्यवद्ष लोग प्रायः 
कला ही मान बेठते हे उसके सम्बन्ध्मं आपके तिरस्कारपूर्ण झब्दोसे मे सहमत हूँ। ओर 
उन कलाकारोंसे भी मेरा सतभेद है जो कहाको जीवनसे भी बड़ी माना करते हें। ” 

यह बिलकुल ठीक है। सब कलाएँ एक तरफ, जीवन एक नरफ -- बही है और 
यही सदा रहेगा। में तो इससे भी आगे जाता हैँ। में कहता हूँ कि जो सर्वोत्तम 
जीवन जीता है वहीं सवसे बड़ा कलाकार है। क्योंकि जिस कलाके पीछे उदात्त 
जीवन न हो वह कला कैसी ? कला मृल्यवान तभी हे जब वह जीवनको ऊपर उठाये। 
मुझे तीन्र आपत्ति तभी होती है जब छोग यह कहने हूगते हैं कि कला ही सब-कुछ 
है और कलछाकी वेदीपर जीवनकी बलि दे दी जाये तो भी कोई बान नहीं। ऐसेमे 
में यही सोच लेता हें कि मेरे कला-मूल्य लछोगोके कला-मूल्यसे भिन्न है। किन्तु मेरी 
इसी बातपर लोग मुझे समस्त कछाओका विरोधी मानने लगते हैँ । 

| अंग्रेजीसे | 
बॉम्बें कॉनिकल, ५-२-१९२४६ 


१००. भेंट: युग धर्म ' के प्रतिनिधिसे 


[५ फरवरी, १९२४ के पृ | 


डावडर मुमस्तने महात्माजीसे पुछा, आप जेसा संयसी मनुष्य रोग-प्रस्त क्यों 
हो जाता है? महात्माजीने उत्तर दिया: 

यद्यपि में बहत बरसोसे सानप्रानमे संयम रखता आया हूँ किन्तु अभीतक 
जितना संयम होना चाहिए उतना नहीं हो पाया है” 

फिर उन्होंने कहा: 

निवल्रय ही मेरे बरीरकों अधिक भोजनकी आवध्यकता नहीं है। वास्तवमें बात 
ऐसी है कि जो मनुष्य मानसिक कार्य करता है और जिसे बहुत एकाग्रचित्त होकर 
काम करना होता है उसे बहुत कम भोजनकी आवर्यकता होती है। मिताहार करनेसे 
क्दाचित्‌ मेरा वजन कस हो जाता बकिल्तु स्वास्थ्यमें सुघार ही होता। 

महात्माजीने यह सत्र प्रकट किया कि जो लोग मानसिक कार्य करनेके अभ्यस्त 
हैं उनको सोजनमें दालकों कोई जरूरत नहीं है। अन्त्यजोंकी वा सुधारनेके बारेमें 
उन्होंने कहा कि हमें गाँवोर्में डेरा जमाकर बेठ जानेंकी जरूरत है। गुजरातके 
कार्यकर्ताओंमं निराशा छा जानेकी बात सें बिलकुल नहीं मानता। 

महात्माजीने आगे चलकर कहा: 

में केवल सत्यक्री खोज करने-करते राजनीतिमे आ गया हूँ। जब मैं जेंल गया 
था तो मैंने पूरे छ सालठका वार्यक्रम बनाया था। मैने इन्दुछाछकों दक्षिण आफ्रिकाके 
सम्बन्ध्मं थोझ-ला लिखा दिया है, किन्तु मुझे अपने गीता” सम्बन्धी विचार अभी 
खिखाने हैं। में यह भी बताना चाहता हें कि “महाभारत ' का संक्षेप कैसे किया 
जाये। अपनी आत्मकथा लिखनेका भी मेशा विचार है। मुझे अभी वहुत-कुछ काम 
करना है। 

जब डा० सुमन्तने इंग्लेडडी नई सजदूर सरकारकों आलोचना करते हुए यह 
कहा कि अब भी ऐसे लोग मौजूद हे जो सजदूर सरकारसे लड्ढ सिलनेकी आजा 
करते हे; तब महात्माजीने कुछ गम्भीर वाणीमें उत्तर दिया: 

लोग बाइरसे सहायनाकी आशा नहीं छोडते। स्वराज्य कौन दे सकता है? वह 
तो हमे ही लेना है। दलित-वर्यों और हिन्दू-मुस्लिम एकनाकी समस्याओकों हल करनेके 


१. उस समय आमदामादस प्रकाशित होनवाला एक शुजराती पत्र । 
हुक, के जि की 
२. युग बमक उम्पारक | यह भेंट संभून भरपतालमें हुई थी । 


डू पियर्सनके प्रश्नोके उत्तर २०९ 


सम्बन्धभे मजदूर सरकार हमें क्या सहायता दे सकती है? आपका भविष्य आपके 
हाथोमे है। बाहरसे मिलनेवाले लड॒डू पत्थर ही साबित होगे। 

| अग्रेजीसे | 

हिन्दू, १८-२-१९२४ 


१०१. डु पियसंनके प्रदनोंके उत्तर" 


द्व्त. 


[५ फरवरी, १९२४के पदचात | 

श्री गांधी पुनाकी पहाड़ी जलवायुमें | आपरेद्नके बाद | पुनः स्वस्थ होनेके लिए 
विश्वाम कर रहे हैं। यह स्थान यरवदा जेलसे कुछ ही मीलकी दूरीपर स्थित है। 
यरवदा जेंलमें दो वर्ष कंद रहनेके बाद उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया था और इसलिए 
ब्रिटिश सरकारने उन्हें बिना द्र्त रिहा कर दिया था। 

यह वक्‍षतव्य रिहाईके बाद उनका सबसे पहला वक्‍तव्य है: 

में पूर्ण स्वास्थ्य-लाभ करते ही स्वराज्य-प्राप्तिके छिए अपना कार्य फिर आरम्भ 
कर दूँगा। 

आप कोन-सा मार्ग ग्रहण करेंगे? उन्होने शान्त भावसे उत्तर दिया: 

मेरा अब भी यह विश्वास है कि भारतके लिए ब्रिठिश मसाम्राज्यके भीतर रहना 
सम्भव है। अहिसामे मेरा दृढ विश्वास ज्योका-्यों है। में मानता हूँ कि यदि भारत 
अहिसाका पूर्ण पाछन करेंगा तो उससे अग्रेज जातिके सर्वाधिक उदात्त भाव जाग्रत 
होगे। अहिसासे स्वराज्य-प्राप्तिकी मेरी आजाका आधार मनुप्य-मात्रके अन्तस्तलमें 
रहनेवाली भलमनमाहतमें मेरा अट्ट विश्वास है। 

मैने हमेशा ही यह माना है कि भारतका अग्रेजोमे कोई झगड़ा नहीं है। 
ईसाने स्क्राईव और फैरीसियोकी' दुप्टताकी निन्‍्दा तो की थी किन्तु उन्हें उनसे घृणा 
नहीं थी। इसी प्रकार हमे भी अग्रेजोसे घृणा करनेकी आवश्यकता नहीं है, यद्यपि 
हम उनकी स्थापित की हुई शझासन-प्रणालीसे घृणा करते है। उन्होंने भारतमें ऐसी 
शासन-प्रणालीकी स्थापना की है जिसका आधार वल-प्रयोग है। इस शासन-प्रणालीमें 


१, ड्‌ पिबसेनने २६ मारे, १९२४ को न्यूथाकसे देवदास गांधीको एक पत्र लिखा था। उससे प्रकट 
होता है कि प्रश्नके उत्तर देवदासने उन्हें समुद्री तारते भेजे थे और उन्होंने उस संक्षिप्त तारकों थोड़ा 
विस्तार देकर, जिस तारीखको यह सारतसे भेजा गया था उसी दिन, पत्रोमें प्रकाशनाये भेज दिया था। 
यह विवरण अमेरिकाके ५० पत्रेंके अतिरिक्त आस्ट्रेल्या, न्यूजीलेंड, जापान, चीन और कनाडके पत्रोमें 
सी छपा था । 

ढ्‌ पिंपलेनने इससे पूर्वे भी गाधीजीसे जेलमें मेंटके लिए सर लाथड्‌ जाजे से इजाजत माँगी थी, 
जो नहीं मिली। इस सम्बन्धमें वे गवनेरसे मिले भी थे। उनकी भेंटके विवरणके लिए देखिए परिश्विप्ट ६। 

२. ऐसा प्रतीत दोता है कि गांधीजीने इन प्रश्नेकि उत्तर ५ फरवरी, १९२४ को जेल्से छुटनेपर 
दी दिये होंगे । 

३. ईसाके समयक्री दो यहूदी जातियां । 


जाल 


२१० सम्पूर्ण गांधी वाटमय 


नो वे अपने किलो और अपनी तोपोकी बदौलत ही अपने-आपको सुरक्षित समझ पाते 
है। इसके विपरीत हम भारतीय लोग यह आज्ञा करते हैं कि हम अपने आचरणसे 
हर अग्रेजकों यह दिखा देंगे कि वह मज्नीनगनके आश्रयमें बैठकर अपने-आपको जितना 
सुरक्षित मानता है. उसना ही सुरक्षित वह भारतके खुदूरतम प्रदेणमे भी है। 

स्वराज्यमे आपका अभिप्राय क्‍या है? 

जैसे कनाइ दक्षिण आफ्रिका और आमस्ट्रेलिया साम्राज्यमे पूरी हिस्सेदारीका 
उपभोग करने है वैसे ही भारत साम्राज्यक्रे दूसरे समस्त भागोके साथ पूरी साझेदारीका 
उपभोग करें। जबलक हेमे समस्ल अग्रेजी उपनिवेधोमे जाति, वर्ण अथवा धर्मका 
भेदभाव किये बिना, सम्रादके समस्त प्रजाजनोके पूर्ण नागरिकताके अधिकार नहीं 
मिल जाते तवतक् हमे कृदापि सन्‍्तोष ने होगा। 

मंत्र श्री मांधीसे पूछा कि क्या कौंसिलोके बहिष्कारसें उनका विश्वास अब 
भी हे! 

हा में जब भी विब्वास करता हूँ कि जबतक ब्रिटेनका हृदय परिवर्तन नहीं 
होता और वह हमाओे साथ च्यायोचित व्यवहार नहीं करता तबतक हमे कौसिलोमें 
भाग नहीं लेना च्राह्निए। किल्‍्नू शाप्ट्रवादी दल इस सम्बन्ध जो-कुछ कर रहा है उस- 
पर ने सबतक्र कोई मत प्रकट नहीं करना चाहता जबतक उसके नेताओंसे बातचीत 
ने कर हू। मेते उनसे बातचीत आरम्भ भी कर दी है। 


जब मेने श्री गांधीसे यडु पूछा कि क्‍या जेलमें उनके राजनीति और घ्मे« 
सम्बन्धी विचार बदल गये हें, उन्होंने उत्तर दिया: 

उनमें क्षोई पर्वत नहीं हा है, बल्कि उक्त विचार दो वर्षके एकान्तवास और 
आत्मनिरीक्षमके फस्वरूप पृष्ठ ही हार है। में राजनीतिस धर्मको दाखिल करके अपने 
लित्रोकें सहयोगमे प्रयोग करता आ रहा हूँ और मुझे विध्वास हो गया है कि इन 
दोनोकी हक दूसरेसे विछग नहीं क्या जा सकता। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ 
कि बर्मसे मेरा आागब क्या हें। यद्यपि में हिन्दू धर्मकी सबसे ज्यादा कद्र करता हूँ 
किन्तु घर्मसे मेरा अभिप्राय हिन्दू धर्मसे नहीं है, वल्कि उस धर्मसे है जो उससे भी 
बढ़कर है अर्थात्‌ वह है मूलभूत सत्य, जो ससारके समस्त धर्मोका आधार-स्वरूप है 
और यह धर्म है --सत्यके लिए, आत्माभिव्यवितके रिए सघर्प। में इसे सत्यवल कहता 
हैँ। यह धर्म मनृप्यके स्वभावका स्थायी तत्त्व है और यह अपने-आपको खोजनेका और 
अपने सिरजनद्वारकों जाननेका सतत उद्योग करता रहना है। इसीका नाम घर्म है। 

में विश्वास करता हूँ कि यजनीलिकों धर्मसे अलग नहीं किया जा सकता । अहिसा- 
नमक असहयोस -- इन दो अब्दोमे मेरी राजनीति व्यक्त की जा सकती है। और 
असहयोगकी जड़े ससारके सभी घधर्मोम्े समाई हुई हैं। ईसाने स्क्राइब और फैरीसियोके 
साथ सहयोग करनेसे इसकार कर दिया था। बुद्धने निर्भयतापूर्वक अपने युगके 
घमण्डी पुजारिप्रोफे साथ सहयोग करनेसे इनकार कर दिया था। मुहम्मद, कनफ्यूशियस 
ओर हमारे अधिकतर महान्‌ धर्म-शिक्षक असहृयोगी हुए है। में तो केवल विनम्र 
भावसे उल्होंके पदर-चिह्नोपर चडतेसरा प्रयास कर रहा हूँ। 


डर पियप्तनके प्रश्नोके उत्तर २११ 


असहयोगका दूसरा नाम आत्मत्यागका प्रशिक्षण है। ससारके महान्‌ धर्म- 
शिक्षकोनें इसका आचरण किया था। शक्ति शारीरिक सामर्थ्यसे उत्पन्न नहीं होती। 
वह तो अजेय सकलल्‍्पसे उदभूत होती है मेने भारतके सम्मुख आत्मत्यागके प्राचीन 
धर्म अर्थात्‌ अपने अन्तरकी आवाजकों सुननेकी वात रखनी चाही है। 

अहिसासे मेरा आजय कायरता नही है। मेरा निव्चित मत है कि यदि विकल्प 
केवल कायरता और हिसाके बीच हो तो हिंसा चुनी जानी चाहिए, तथापि में 
क्षमाशीलताकों वीरका भूषण मानता हूँ। भारतकों अहिसापर चलनेकी सलाह देनेंका 
मेरा कारण यह नहीं है कि वह निर्वल है बल्कि यह है कि उसे अपनी झक्ति और 
अपने सामथ्यंका भान है। जिन ऋषियोने अहिसा धर्मकी खोज की थी वे न्यूटनसे 
अधिक प्रतिभासम्पन्न थे। वे शस्त्रोका प्रयोग करना जानते हुए भी उनकी व्यर्थता 
जान गये थे और इसी कारण उन्होंने त्रसम्त ससारकों यह शिक्षा दी थीं कि उसे 
मुक्ति हिसासे नहीं, अहिसासे मिल सकती है। 

इसलिए में अमेरिकी छोगोसे आदरपूर्वक निवेदन करता हैँ कि वे भारतके 
राष्ट्रीय आन्दोलनका सावधानीसे अध्ययन करे। मुझे विव्वास है कि इसमे उन्हें युद्धका 
कारगर विकल्प मिल जायेगा। 


जेल जानेसे पुर्वे श्री गांधी आधुनिक सम्यताके अति तीढ़ आलोचक थे; अतः 
मेने पुछा कि क्या आपके तत्सम्बन्धी विद्यारोम कोई परिवर्तन हुआ है। 
.... उन्होंने कहा: 

उनमें कोई परिवर्तेन नही हुआ। आधुनिक सभ्यताके सम्बन्ध मेरा मत यह है 
कि वह भौतिकवादकी पूजा है और फल यह हुआ है कि शक्तित्ञाली भक्तिहीनोका 
शोपण कर रहे है। छोगोने अमेरिकाकी सम्पत्तताकों मापदण्ड बना रखा है। अन्य 
सभी राष्ट्र उसीके जैसा होना चाहते है। इस बीच नैतिक विकासकी गति अवरुद्ध हो 
गई है और प्रगतिका मापदण्ड रुपये-आने-पाई ही हो गया है। 

लोग कहते हैं कि हमारे इस देशम कभी देवतागण निवास करते थे, किन्तु 
जिस देशकों कारखानोकी चिमनियोके धुएँने कुरूप बना रखा हो, जिसकी सडकोपर 
तीव्रगति इजिन तथा ऐसे लोगोसे भरी मोटर गाडियाँ दौडइती रहती हो, जो प्राय: 
न तो अपने लक्ष्यको जानते है, न उसे जानना चाहते है और उनमें भेड-बकरियोंकी 
तरह भरे जानेपर भी नहीं चेनते। भ्ता ऐसे देशमे आज देवताओके निवासकी 
कल्पना करना कैसे सम्भव है? ये कल कारखाने तो स्टत्री-पुसषो और बालकोंकी 
लागोपर कथित समभ्यताका निर्माण करनेके लिए खड़े किये गये हैं। 


अमेरिकाके सर्वोच्च न्यायाल्यने अभी हालमें भारतीयोंपर रोक लूगाई है कि 
वे अमेरिकाके नागरिक नहीं बन सकते। इस सम्बन्धमें प्रन्‍त किये जातेपर श्री गाधीने 
कहा कि अमेरिकाके सर्वोच्च न्यायालूयका यह निर्णय खेदजनक है। मेरे खथालसे इसका 
कारण यह है कि अमेरिकाको भारतीय सभ्यता और उसके विकासकी सम्भावनाओके 
बारेमें कुछ माल्म नहीं है। 


सम्पूर्ण गाधी वाहुमय 


कि 
* शत 
लक 


अन्तमें जब श्री गांधीकों यह बताया गया कि आज समस्त भारत उनको पुजा 
सन्त ' के झूपमें करता हे, हजारो भारतीय बच्चोंका नाम “गाधीदास” रखा जा रहा 
हे ओर छात्रों लोग अपने घरोंमें गांधोजीके चित्र रखकर उनपर नित्य फूलोंकी ताजी 
मालाएँ चइते है, तो उन्होने केवल इतना ही कहा: 

मेरे खयालसे सन्त  घब्दका प्रयोग वर्तमान युगमे निपिद्ध माना जाना चाहिए। 
मनचाहे इगसे, हर क्रिसीके लिए इस पवित्र शब्दका प्रयोग सर्वधा अनुचित है -- 
ओर मेरे लछिए तो और भी अनुचित है। में तो केवछ एक विनीत सत्यगोधक हूँ।' 


अंग्रेजी समाचारपत्रकों कतरत (एस० एन० ८९५६) से। 


१०२. सन्देश : गुजरात विद्यापीठको 


[६ फरवरी, १९२४ या उसके पूर्व |' 
जेलमे मुज्नित प्रशन्नताका विषय नहीं है; उससे तो हमें और भी अधिक विनम्र 
बनना चाहिए। आप लोगोंकों पहलेसे अधिक उत्तरदायित्व सेंसालना होगा; इसलिए 
जापकों उनको तेबारों करती चाहिए और इतना सजबत बन जाना चाहिए कि 
समय आनेपर आप उसे वहन कर सके। 
| अनेडीसे | 
बॉम्बे कॉलनिकल, २-२-१९२४ 


१०३, वार: लाला 


| पृना 
६ फरवरी, १९२४ या उसके पदचात्‌ ] 


घतन्यवाद: जवतब बीमार हैं कष्ट न दुँगा। पत्र लिख रहा हूँ। 


अग्रेजी प्रति ।एस० एन० ८२६४) की फोटो-नकछूसे | 


१. देखिए खण्ड १२७, पृष्ठ ४४००-८८ । 

२. सन्देश पन्ड्यूजड़ी मात बुधवारकों प्रमस्त हुआ था। ९-२-१९२४ से पूर्व जुधवार ६ फरवरीकों 
पड़ा था । गांधीडीकी रिंाडपर एल्ड्यूजके गयानके लिए देलित परिश्चिष्ट ७ । 

39. यह लाला छाजफ्तरापक ६ फरवरी, १९२४ के तारके उत्तरमें भेजा गया था, जो इस प्रकार 
या; “ आज आतः छाट्रोंर वृष, तबोष्त ठीक नहीं, प्रकाशमका तार कि आप मुझे पूना बुला रहे हैं। 
नार द्वारा इच्छा सूचित करें ।! 

८. देखिए “पत्र: ला लाजपनराथरओं ?, <-२-१०९२४८ | 


१०४. भेंट: बॉम्बे क्रॉनिकल के प्रतिनिधिसे 


| पूना 
७ फरवरी, १९२४ के पूर्व | 
महात्मा गांधीने बॉस्‍्वे कॉनिकल के संयुक्त सम्पादक श्री एस० ए० ब्रेलबीसे 
एक भेंठमें कहा कि रिहाईके बाद अब में देशवासियोंके लिए अपने मनमें सन्देशकी 
एक रुपरेखा बना रहा हूँ। सन्देश एक पत्रके रूपमें होगा और वह पत्र काग्रेसके 
सभापति मौलाना मुहम्मद अलीके नाम होगा। सजा मिल जानेके बाद भो में अपने 
देशवासियोंकी पत्रके जरिये सन्देश भेजना चाहता था। वह पत्र तत्कालीन कांग्रेस- 
सभापति हकीम अजमलखांके नाम लिखा गया था। परन्तु वह उनततक न पहुँच 
सका क्योंकि बम्बई सरकारने मुझसे उसके कुछ अश्ञोंक्रों बदलने और सुधारनेंके लिए 
कहा ओर जिसके लिए मे राजी नहीं हुआ। मे उस पतन्नकों भी शीघ्र ही प्रकाशित 
करूँगा। 
सहात्मा गांबीन कहा, मुझे यह जानकर दुःख हुआ कि रिहा करनेके 
निरचयका आधार मेरा वृबेल स्वास्थ्य माना गया। में तो यह विध्वास करना चाहता 
हैं कि मेरी रिहाईसे मेरे और मेरे कार्योंके प्रति सरकारके रखमे परिवर्तन व्यक्त होता 
है और वहु अनुभव करती हैं कि मेरे अहिसाके उपदेशोमें हिसा नहीं छिपी है जंसा 
कि सेरे बहके हुए समालोचकोने प्रचारित किया है। इस बातके किसी भी संकेतका 
में हृदयसे स्वागत कहेँगा कि सरकारकी समझमें यह बात आ गई है कि असहयोग 
आन्दोलनका मूल तत्त्व अहिसा है। 
| अग्नेजीसे | 
हिन्दू, ८-२-१९२४ 


१, इसमें मुहम्मद अन्ीलो लिखें गये जिश्ष पत्रका उल्ेख है वह ७ फरवरीकों ल्खा गया था। 
देखिए अगला शीषक | 


१०५. पत्र: मुहम्मद अलोको' 


सेसून अस्पताल 
पूना 
७ फरवरी, १९२४ 
प्यारे दोस्त और भाई, 
आपके काग्रेस अध्यक्ष होनेके ताते मैं आपको कुछ झब्द लिख रहा हूँ। में 
जानता हूँ कि मेरी इस अचानक रिहाईके सम्बन्धमे मेरे देझभाई मुझसे कुछ सुननेकी 
आया रखते है। मुझे खेद है कि सरकारने मुझे वीमारीके कारण अवविसे पहले छोड 
दिया है। ऐसी रिहाई मेरी प्रसन्ननाक्रा कारण नहीं वन सकती क्योंकि में मानता हूँ 
क्रि कोई कैदी वीमारीके आधारपर रिहा नहीं क्या जा सकता। 
वीमारीके दिनोमे जेल और अस्पतालके अधिकारियोने मेरी पूरी देखभाल की है, 
यदि यह बात में आपसे और आपके द्वारा सर्वसाधघारणसे न कहूँ तो यह अइतज्ञता 
होगी। यरवदा जेलके यसुपस्टिडेट कर्नेद्र मरेंको ज्यों ही मेरी वीमारीके जरा भी गम्भीर 
होनेका शक हुआ, तयो ही उन्होंने कर्नल मेंडॉककों अपनी मददके लिए बुदाया और 
इसमें सन्देहह नहीं कि मेरे लिए जल्दीसे-जल्दी अच्छेसे-अच्छे इलाजकी व्यवस्था की 
गई। मुझे डेविड अस्पताल और सैसून अस्थतालमे जल्दीसे-जल्दी पहुँचाया गया। कनेंछ 
मैडॉक तया उनके अमलेने बडी चिन्ता और भमताके साथ मेरी झुश्रूपा की है। में 
उन नर्सोका उल्लेख करना भी केसे भूल सकता हैँ जिन्होंने मेरी स्नेहपर्ण परिचर्या 
की हैं। यद्यपि अब अस्पतालम रहना न रहना मेरी मर्जीकी बात है पर में जानता 
हैं कि इससे अच्छा इल्णज दूसरी जगह नहीं हो सकता। मैने कर्नल मैडाॉककी क्ृपापूर्ण 
अनुमतिसे यह तय किया हैं कि जबतक घाव बिलकुल अच्छा न हो जायें और फिर 
किसी इलाजकी जरूरत न रहे, तवनक में उन्हींकी देखरेखम रहे। 
इससे जनता आसानीसे यह समझ सकती है कि अभी कुछ समयतक में सक्रिय 
कार्यके सर्वथा अथोग्य रहँगा। जो लोग वह चाहने है कि मैं जीघ्र ही सार्वजनिक 
कार्वेक्षेत्रमे उत्तर पड़, यदि वे मझसे मिलने आनेकी अपनी स्वाभाविक इच्छाकों रोके 
रहे तो यह जल्दी सम्भव हो सकेगा। से अभी इस योग्य नही हूँ कि बहुतसे लोगोंसे 
मिल-जुल सके और शायद कुछ सप्ताहोतक यही हाल रहेगा। मित्रमण, आज अपना 
जितना समय राष्ट्रीय कार्यों और खासकर चरखा कानलनेमे लगा रहे है, यवि वे 
उससे अधिक समय छगाने छगे तो में उनके प्रेमको अधिक मूल्यवान मालूँगा। 
अपनी इस रिहाईसे मुझे कोई राहत नहीं मिली। तब तो मैं जिम्मेदारियोसे 
मुकत्र था. उन दितो मेरा सिर्फ इतना ही काम था कि मैं अपनेकी जेंल-जीवनके अनु- 
आसनमें रखे और अधिक कार्यक्षम बतूँ। पर ऐसी जिम्मेदास्योके खयाल मुझे घेरे 


१. यद पत्र ८२-१९०४के ऑस्‍्बे क्रॉनिकल और हिन्दूर्मे भो प्रकाशित किया गया था । 


पत्र : मुहम्मद अछीकों ११५ 


हुए हैं जिन्हें उठानेमे में इस समय असमर्थ हैं। मरे पास वधाईके तोरपर तार आ 
रहे है। मेरे प्रति मेरे देश-भाइयोके प्रेमके जो बहुतसे सबत मिलते रहे है इनसे 
उनकी सख्यामे इजाफा हो गया है। इससे मझे स्वभावत खणी और तसलल्‍ली तो 
होती है, पर कितने ही तार ऐसे भी आये है जिनसे यह जाहिर होता है कि देश 
मेरी सेवाओसे बड़े-वड्े परिणामोकी आज्ञा छगाये बैठा है ओर यह बात मुझे विकल 
वनाय हुए हूं। यह खयाल कि में अपने सामने पड़े हुए कामोकों निभानेमे बिलकुल 
असमथ हूं, मेरे गवंको चूर-चर कर देता है। 
यद्यपि में देशकी मोजूदा हालतक्े बारेमे बहुत कम जानता हूँ, फिर भी मेरे 
पास यह समझ सकतनेके लिए पर्याप्त जानकारी हे कि देशकी समस्याएँ बारडोलीके 
प्रस्तावोके समय जितनी जटिल थीं, आज उससे भी अधिक जटिल हो गई है। यह 
बिलकुल स्पष्ट है कि हिन्दू, मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई तथा दूसरी जातियोकी 
एकताके विना स्व॒राज्यकी वात करना ही व्यर्थ है। जिस एकताकों मैं १९२२ में गलती- 
से देशमे लगभग पूर्णत स्थापित समझता था, देखता हूँ क्रि जहाँतक हिन्दू-मुसलमानोका 
ताललक है, उसमे वडा व्यवधान उपस्थित हो गया है। परस्पर विध्वासकी जगह 
अविश्वासने ले ली है। यदि हमे आजादी हासिल करनी है तो विभिन्न जानियोकों 
मित्रताके अटूट बन्धनमे बाँधना ही होगा। मेरी रिहाईपर राष्ट्र जिस सदभावनाका 
प्रदशन कर रहा है, क्‍या वह विभिन्न जातियोंकी पक्‍क्री एकताके रूपमे परिणत 
हो सकेगी? किसी भी उपचार, या विश्रामकी अपेक्षा मैं इस नरह कही जल्दी 
स्वास्थ्य लाभ कर सकूंगा। जब जेलमे मेने सुना कि कुछ स्थानोम हिन्दुओ और 
मुसलमानोके वीच तनातनीकी हालत है तब मेरे मनमे उदासी छा गई। मुझे 
डाक्टरोने आराम करनेकी सछाह दी है। किन्तु जबतक आपसी फूटका घुन मेरे मनको 
खा रहा है तवतक डाक्टरोके बताये हुए विश्वामसे मुझे आराम नहीं मिलनेका। जो 
लोग मेरे प्रति प्रेम-भाव रखते है उन सबसे मेरा अनुरोध है कि वे इस प्रेमका उपयोग 
उस एकताको बढानेमें करे जो हम सबको प्रिय है। मै जानता हूँ कि यह काम कठिन 
है किन्तु हमारे अन्दर ईश्वरके प्रति जीवन्त श्रद्धा हो तों कोई भी काम कठिन नहीं। 
आइए, हम अपनी कमजोरियोकों समझे और ईइवरकी गरणमे जाये, वह अवध्य मदद 
करेगा । कमजोरीसे डर और डरसे अविश्वास पैदा होता है। आइए, हम दोनो डरको 


कर 


अपने दिलसे निकाल दें। में जानता हेँ कि यदि हमसे से एक भी अपने इरकों दूर 
कर दे तो हमारे लडाई-झगड़े वन्‍्द हो जाये। में तो बहाँतक कहता हूँ कि आपके 
कार्य-कालका महत्त्व केवल इस बातसे आऑका जायेगा कि आप एकलाके छिए क्‍या 
कर सके हैं। में जातता हूँ कि हम एक-दूसरेसे भाईकी तरह प्रेम करते है। इसच्िए 
मैं आपसे प्रार्थता करता हूँ कि मेरी चिल्ताओमे हाथ वेंटाइए और मेरी नदद कीजिए, 
जिससे में अपनी वीमारीके दिन हलके मनसे विता सके। 


पक 


यदि हम सिर्फ देशकी बढती हुई दरिद्रताका चित्र अपनी आँखोके सामने वा 
सके और यह समझे कि चरखा ही इस रोगकी एकमात्र दवा है तो वही एक काम 
हमें लडनेके लिए फूरसत नहीं मिलने देगा। मुझे पिछले दो वर्षोके दौरान गहराईके 


साथ सोचनेके लिए काफी समय और एकान्त मिला है। उसने मेरे विध्वासकों 


२१६ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


बारडोली कार्यक्रकी क्षमतामें और इसलिए भिन्न-भिन्न जातियोकी एकता, चरखे, 
अस्पव्यता-तिवारण ओर स्वराज्यके लिए कायिक, वाचिक, मानसिक अहिसाकी अनि- 
वार्यतामे और भी अधिक दुृढ वना दिया है। यदि हम ईमानदारीके साथ इस कार्य- 
क्रमकों पुरा-पूरा चलाये तो हमे सविनय अवज्ञाका सहारा लेनेकी जरा भी आवश्यकता 
नहीं है और मेरा खयाल है कि उसकी कभी आवश्यकता भी नहीं होगी। तथापि 
में यह जरूर कहँगा कि एकान्तमे प्रार्थनापूर्वंक चिन्तन और मनन करनेपर भी सविनय 
अवज्ञाकी क्षमता तथा उसके औचित्यपर मेरा विश्वास जरा भी कम नहीं हुआ है। 
में इस वानकों पहलेसे भी अधिक दुढ़ताके साथ मानता हूँ कि जब किसी व्यक्ति या 
राष्ट्रकी आत्मापर ही आघात हो रहा हो तब सविनय अवज्ञा करता उसका अधिकार 
और कर्न॑व्य है। मुझे इस बातका विव्वास हो चुका है कि युद्धकी अपेक्षा सविनय 
अवज्ञाम कम खतरा हे। युद्धूंके अन्तमे जहाँ विजेता और विजित--दोनोको हानि 
पहुंचती है वहाँ संविनय अवज्ञा दोनोका मगल करती है। 

आप मुझसे इस बातकी उम्मीद नहीं रखेंगे कि मैं यहाँ काग्रेसियोकें विधान 
परियदों तथा सभाआओमे प्रवेशके जटिल प्रश्नपर अपनी राय जाहिर करूँ। यद्यपि मैने 
परियदो, अदालतों और सरकारी शिक्षाल्योके वहिप्कारके सम्बन्धर्मे अपनी राय किसी 
भी जुप्म नहीं बदली हे, तथापि दिल्लीमे जो परिवर्तेन किये गये उनके सम्वन्धमे 
राय कायम करने योग्य सामग्री अभी मेरे पास नहीं है और इसपर तबतक अपनी 
राय जाहिर करनेका मेरा इरादा नहीं है जवतक कि मुझे उन प्रसिद्ध देश-भाइयोंसे 
इस प्रदनपर विचार करनेका अवसर नहीं मिलता, जिन्होंने देशहितके खयालसे विधान 
सभाओके वहिष्कारकों हटा लेना जरूरी माना है। 

अन्न, में आपकी मार्फत बबाई भेजनेवाले तमाम सज्जनोकों धन्यवाद देता हूँ। 
हर दाख्यकों अलह्दा उत्तर देता मेरे छिए असम्भव है। कितने ही पत्र नरम दलके 
अपने मित्रोकी ओरसे भी मजे मिले है, यह देखकर मुझे बड़ी खणी हुई। मेरा 
उनसे कोई झगड़ा नहीं हैं और न अनह्थोगियोक्ा ही हो सकता है। नरम दलवाले 
की देशके हिनेघी है और प्रामाणिक रूपसे अपनी मसान्यताओके अनुसार देशकी सेवा 
करने हैं। यदि हम समझते हो कि वे गलतीपर हैं तो हम मित्र-भाव और धीरजके 
साथ उनसे दलील करके ही उन्हें अपने पक्षम लानेकी आजा कर सकते है, उन्हें 
गालियाँ देकर हरमगिज नहीं। वस्तुत हम अग्रेजोकों भी अपना मित्र समझना चाहते 
हैं. उन्‍हें अपना झत्र्‌ समझकर उसके सम्बन्ध्मे कोई गलत खयाल नहीं बनाता चाहते। 
यदि आज ब्रिटिश सरकारके साथ हमारी छदई चल रही है तो वह उनके खिलाफ 
नहीं बल्कि उनकी शासन प्रणाल्लीक खिलाफ है। मझे सालम है कि हममे से वहतोने 
इस बालकों नहीं समझा है और हमेशा इस भेदकों ध्यानमे नहीं रखा है, और जिस 
हदलक हमने इसमे ग्रफलल की हैँ उस हृदतक खुद अपना ही नुकसान किया हैं। 


आपका सच्चा मित्र और भाई, 
[ अग्रेजोसे | मो० क० गांधी 
यंग इंडिया, १४-२-१९२४ 


१०६. पत्र: प्राणजीवन मेहताको 


सेंसून अस्पताल 
पूना 
माघ सुदी २ [७ फरवरी, १९२४ |! 
भाईश्री प्राणजीवन, 
मेरा मन तो हमेशा आपकी ही यादमे लीन रहा। जेलमें जायद ही कोई दिन 
ऐसा गया होगा कि जब आपकी याद न आई हो। सरकारसे पत्रोके सम्बन्ध विवाद 
हो जानेके कारण मैने पत्र लिखना बन्द ही कर दिया था। इसलिए आपको अपवाद 
मानकर केसे पत्र लिखता? मुझे रिहा हुए आज तीसरा दिन है। आज हाथमे कुछ 
शक्ति आई है, इसलिए यह पहला पत्र आपको ही लिख रहा हूँ। 
इस समय तो हम दोनों ही बीमार है, इसलिए कौन किसका समाचार पूछे ? 
मेरी तबीयत सुधरती जा रही है। अभी घाव है। इस समय डाक्टर ऐसा मानते है 
कि इस घावकों भरनेमें लगभग आठ दिन हलगेगे। मुझे ऐसा छगता है कि यह 
महीना तो यही निकलेगा, उसके बाद में क्‍या करूँगा यह बात तभी सोचूगा। 
रेवाशकरभाई और आपसे मिलकर आनेवाले दूसरे छोगोनें बताया है कि 
आपका स्वास्थ्य पहलेसे अच्छा है। यदि आप हाथसे पत्र लिखते हो तो हायसे लिख 
दें, अन्यथा किसी दूसरेसे लिखा दे। में स्वस्थ होनेपर आपको देखना तो चाहता ही 
हैँ। क्या आपकी स्थिति ऐसी है कि आप मुझसे मिलनेके लिए आ सके ? 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


मूल गुजराती पत्र (जी० एन० १३१) की फोटो-नकलसे। 


१०७. पत्र: लाला लाजपतरायको 


सैसून अस्पताल 
८ फरवरी, [ १९२४ | 
प्रिय लालाजी, 
मैंने आपको पत्र लिखनेका वचन दिया था; पर अबतक में उसका पालन न 
कर सका। मेरा हाथ अभी कमजोर है। में पत्र लिखवाना चाहता था; पर जब 
में लिखवानेकों तैयार हुआ तब सहायक लोग नजदीक नही थे। 


१ यह पत्र ५ फरवरीको गांवीजीकी रिंहाईके बाद तीसरे दिन लिखा गया था । 
२. इस पत्रका एक भाग, जो सम्मवत्तः अंग्रेजीमें लिखा गया था, १९-२-१९२४ के हिन्दुर्में प्रकाशित 
हुआ था | 


२१८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


मुझे याद नहीं पढ़ता कि मैने श्री प्रकाशमसे यह कहा हो कि आप मुझसे पूना 
आकर मिल जाये। पर हाँ, में जितती जल्दी हो सके आपसे मिलकर हिन्दू-मुसलमान- 
एकता, हिन्दू-सिख-एकता, धारासभा, अन्त्यज आदि सवालोपर खूब बाते करना चाहता 
हैँ। पर यह तो तभी हो सकता हैं जब आप विलकुल चंगे हो जाये और मेरी 
तवीयत इस लायक हो जाये कि देरतक बातचीत करनेकी मेहनत वबरदाश्त कर सकूँ। 
यदि आपका स्वास्थ्य ठीक न हो, अथवा रेल द्वारा इतनी हरूम्बी यात्रा करनेसे तबीयत 
खराब हो जानेका अन्देशा हो तो में आपको यहाँ आनेका कप्ट दे ही कैसे सकता हूँ। 
और में चाहता हूँ कि जब आप आये तब पूरे ३ दिनकी फुरसतसे आये। शायद 
हमे जुदा-जुदा हिस्सोमे बाते करनी पड़े। में तो ज्ञायद अगले बुधवारतक बाते करने- 
के छायक हो जाऊँ--पर यदि घावमे कुछ और टाँक़े छिप रहे हो या कोई और 
चीज भर रही हो तो परमात्मा जाने। 


आपका, 


मो० क० गांघी 
हिन्दी नवजीवन, १७-२-१९२४ 


१०८. तार: छाला लाजपतरायको”" 
पूना 
१२ फरवरी, १९२४ 
धन्यवाद । मुझे अठारह बहुत अनकूल होगी। 
गांधी 


अग्रेजी प्रति (एस० एन० ८३२५) की फोटो-नकलसे । 


२. लाडा व्यजपत्तापन गावीजीकों १२ फरवरी, १९२८ को यद तार भेजा था: “घन्यवाद। चौदहको 
चलकर अठारहको उुंच सकता हूँ, क्या चाहते है तार दें ।" देखिए “पत्र: छाढा छाजपतरायको ”, 
८-२-१६२४। चदज्य लाज्यतरायन भी तारस १७ फरवरीको पूना पहुँचकर १८ को गाधीजीसे मिल्नेकी 
घूचता दे दी थी । (शस० प्न० ८3०६ )। 


१०९. पतन्न: मुहम्मर याकूबकों 
[१२ फरवरी, १९२४|' 


महात्मा गांधीने श्री सुहम्भद याकूबको एक पत्र लिखा है। उन्होने इस पत्रमें 

उनसे प्रार्थना की है, आप असेम्बलीमें' मुझे नोबेल शान्ति पुरस्कार देनेकी सिफारिश 
का प्रस्ताव प्रस्तुत न करें, क्योकि मेरे विदव-शान्तिके निमित्त किये गये प्रयत्न मेरे 
लेखे पुरस्कार ही हे। यदि यूरोप मेरे अहिसाके सिद्धान्तकों कोई मान्यता देता है तो 
में उसका स्वागत करूँगा। किन्तु यदि यह पुरस्कार अपने-आप नहीं दिया जाता बल्कि 
बाहरी सिफारिशसे दिया जाता है तो उससे ऐसी मान्यताका मूल्य नहीं रह जायेगा। 
इसके अतिरिक्त मेरा नाम मेरे देशके किसी दूसरे मनृष्यके मुकाबलेमें प्रस्तुत करनेका 
विचार मुझे जरा भो पतन्द नहीं।' 

[ अग्रेजीसे ] 

हिन्दू, १४-२-१९२४ 


११०. पत्र: नरहरि परीखको 


पूना 
बुधवार [ १३ फरवरी, १९२४] 


भाईश्री नरहरि, 

तुम्हारा चित्त शान्त है, यह समाचार मुझे आज महादेवभाईने दिया। तार 
करनेका लोभ बहुत बार होता है किन्तु में अपने मनकों रोक छेता हूँ। में अधीर 
नहीं बनना चाहता। तुम और मैं --हम सब ईश्वरके अधीन है। हमें तो जो-कुछ 
करनेके लिए हमारी अन्तरात्मा कहे, वह काम कर डालना चाहिए। इसके बाद परि- 
णाम क्‍या होगा, इसकी चिन्ता हम क्यों करें? में यह जानना चाहता हैँ कि मणिवहन' 


१. मुहम्मद याकूबके १७ फरवरीके पत्रमें इसी तारीखका उल्ल्ख है | 

२, केन्धीय विधान सभा, दिल्ली; मुहम्मद याकूब उसके सदस्य ये ॥ 

३. मुहम्मद याकूबने गाधीजीकी इस इच्छाको ध्यानमें रखना स्वीकार करते हुए उत्तरमें उन्हें लिखा 
था * “आपने पत्रमें जो-कुछ लिखा है वह इतनी ऊँची चीज है कि में उसे अमेम्बनीके रेकाईमें सम्मिल्ति 
कराना चाहता हूँ ।7 (एस० एन० ८३३४) । 

४, श्री परीखने उपवास किया उसके बाद बुधवार इसी तारीखकों पढ़ता था । 

७, परीखकी पत्नी । 


कि 
की 


२० सम्पूर्ण गाथी वाइमय 


तनिक भी घवराती तो नहीं है. और वह तुम्हारी तपरचर्या [उपवास |का रहस्य 
समझती हे या नहीं। 


बापूके आशीर्वाद 


मूल गुजराती पत्र (एस० एन० १९०४८) की फोटो-तकलसे। 


११९. दक्षिण आफ़िकामोें भारत विरोधी आन्दोलन" 


[ पूना 
१४ फरवरी, १९२४] 


एक तो दलिय आफरिकाम इस दिनों एक्षियावासियोके खिलाफ आन्दोलन चल 
गहरा हे सवीब संसद [बूनिश्न परालियामेट)मे वर्ग क्षेत्र विवेवक (क्लास एरिया 
ऊे॥ वियनाप झापसे विचारके लिए रख्य गया है, इसलिए इस सम्बन्धर्में अपनी राय 
सन रखता में अपना कर्चव्य मानता हूँ क्योंकि मुझसे ऐसी आज्ञा की जाती 
बहजी स्थिनिसो समनसता हूँ। 
लिये आककाके बसोपीपोझा एलियाबासियोके खिल्यफ आन्दोलन करना कोई 
बात नहीं ॥े। पह आलोदन हगभग उतना ही पुराना है जितना कि गैर-गिरमिटिया 
नारतीवाऊा दज्ञय-आफ़िकास परले-नहट जाफर बसना आर इसका मख्य कारण है 
'फुटकर गोरे व्यत्रसायियोकी व्यायार-सम्बन्धी आह । दुनिया दूसरे हिस्सोकी तरह दक्षिण 
आफकरकाम भी स्वार्बश्रस्त लोग बदि उगातार अयनी वाच ऋहने रहे तो बिना कठिनाईके 
उन छोगोक्ी सहायता प्राप्त कर डेते है जिनका उसमें उनके बराबर स्वार्थ तो नहीं 
होता, परन्तु छिर भी जो स्वयं विचार करनेरा साहा नहीं रखते। मुझे याद है, मौजूदा 
आतन्दाठत १९०१ मे झुरू हुआ था ओर यह वर्ग क्षेत्र विधेयक (क्लास एरिया बिल) 
नि.सन्देह् उसी आन्दोलनका एक फल है। 
इस विवेयकके स्वरूप और प्रभावपर कुछ ल्िखिनेके पहले इस बातकी ओर 
ध्यान दिलाना जरूरी है कि यढ़ १९१४ में दक्षिण आफ्रिकी सघ सरकार तथा भारतीयों- 
के बीच हुए समझौतेके खिलाफ है। किल्तु इस समझौतेमे भारत सरकार और 
साम्राज्य सरकारका भी उतना ही हिस्सा है जितना कि सघ सरकार और भारतीय 
समाजका; क्योकि यह समझौता भारत सरकार और साम्राज्य सरकारकी जानकारीमें 
तथा उनकी रजामन्दीसे किया गया था। भारत सरकारते तो बाकायदा सर बेजामिन 
रॉवर्ट्ससनकी अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा था ताकि वे आयोगके काम-काजपर 


'फ |] 


जल्‍्चाऊँे 
क्ति 


$। हे ४ 


। 


$ 


क़्् 


पल 
| 


१. देखिए “पत्र: न्रइरि परोखकों ”, २१-२-१९२४ । 

२. कह वक्‍तव्य मायः समी समाचार पत्रेमिं प्रकाशित हुआ था । 
३. देखिए खण्ड १९, पृष्ठ ७३०-३६। 

४. देखिए खण्ड २२, पृष्ठ ४३९-४२। 


दक्षिण आफ्रिकामे भारत विरोधी आन्दोलन २२१ 


नजर रखे। इस आयोगको सघ सरकारने कहनेकों तो भारतोयोकी स्थितिकी जाँच 
करनेके लिए नियुक्त किया था, किन्तु वास्तवमे उसका उद्देश्य बातचीत द्वारा समझौता 
करना था। समझौतेकी मुख्य शर्तें भारत सरकारके प्रतिनिधि सर वेजामिन रावर्ट्सनके 
भारत लौटनेके पहले ही तय हो गई थी। 

उस समझौतेके अनुसार सघ सरकार भविष्यमे एशियावासियोके खिलाफ कोई 
कानून नहीं पास कर सकती। उस समय यह बताया गया था कि भारतीयोकी कानूनी 
हालत धीरे-धीरे सुधारी जायेगी और एथजियावासियोके खिलाफ जो कानून उस समय 
विद्यमान थे उन्हें भविष्यमे रह कर दिया जायेगा। पर वात इसकी ठीक उलटी हुई। 
सर्वंसाधारणकों याद रहे कि इस समझौतेकी भावनाकों तोडनेका पहला प्रयत्न उस समय 
हुआ जब कि ट्राल्सवालमे मौजूदा कानूनको अमलमे छानेकी कोशिश की गई, जो कि 
भारतीयोके खिलाफ था और जो समझौतेके समय जेसा चलन था उसके भी प्रतिकूछ 
था। यह वर्ग क्षेत्र विधेयक (क्लास एरिया बिल) तो भारतीयोकी आजादीकों और 
भी कम कर देता है। 

इस समझौतेके अन्य छिपे हुए और चाहे जो अर्थ हो, पर इस बातमें कोई 
विवाद नहीं हो सकता कि १९१४ के निपटारेके! अनुसार सघ सरकार भारतीयोंकी 
आजादीपर भविष्यमे प्रतिवन्‍्ध न छग़ानके लिए वचनबद्ध है। दक्षिण आफ्रिकाके गवरनर- 
जनरलके नाम भेजें हिदायतनामेके अनुसार महामहिम सम्राट्कों नामजूरीका अधिकार 
अवश्य है पर यदि साम्राज्य सरकार सोप गये कामके प्रति ईमानदार रहना चाहती 
है तो उसका फज्े है कि वह हर हालतमे मेरे द्वारा उल्लिखित समझौतेकी शर्तोके 
पालन करनेंपर जोर दे। 

भारतमे रहनेवाले हम लोग संघ सरकारकी कठिनाइयोको भी नजर-अन्दाज 
न करें, क्योंकि वह तो दक्षिण आफ्रिकाके यूरोपीयोकी मर्जीपर ही टिकी है। और 
उनकी मर्जीका अर्थ हैं उनके चुने हुए प्रतिनिधियोकी राय, जिनमें भारतीय और वहाँके 
मूल निवासी होते ही नहीं। उन्हें इस प्रकार अवाछित रूपसे वचित रखनेका यह दोप 
दक्षिण आफ्रिकाके सविधानमें शुरूसे ही है। यही दोप उन अधिकाश् स्वराज्य-प्राप्त 
उपनिवेशोके सविधानमे भी है, जिनमें भारतीय या वहाँके मूल निवासी बसते है। चकि 
साम्राज्य सरकारने इस दोषकों रहते दिया है इसलिए वह इस वातके लिए बाध्य है 
कि उससे निकलवाले बुरे नतीजोको रोके। दक्षिण आफ्रिका और केनियाकी परिस्थितिसे 
अभी कुछ ही दिनोमे यह बात साफ हो जायेगी कि साम्राज्य प्रणालीम नैतिकताकी 
कीमत कितनी है। लोकमतके दवावसे सम्भवत दोनों जगहोका कप्ट अस्थायी रूपसे 
दूर हो जायें किन्तु वह अस्थायी ही होगा। जबतक इग्लेंड या भारतम कोई अकल्पित 
ऋ्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं होता तबतक इस दु खान्त नाटकका आखिरी अक आगंकों ही 
टलता चला जायेया। 

अब स्वय विधेयकके सम्वन्धमे सुनिए। नेटाल नगरपालिका मताधिकार विधेयक 
सिर्फ नेंटाछपर ही लगाया जानेवाछा था। खुशीकी बात है कि उसे सघके गवर्नेर- 


१. देखिए खण्ड २१, पृष्ठ ४३६ । 


२२२ सम्पूर्ण गाधी वाह्म्मय 


जनरलने अपने विश्येप अधिकारका प्रयोग करके नामजूर कर दिया है। लेकिन यह 
वर्ग क्षेत्र विधेयक (क्छास एरिया बिल) तो तमाम गरीब प्रान्तोपर रूगाया जानेवाला 
है। यह सरकारकों इस वातके लिए समर्थ बना देता है कि वह वहाँ बसे हुए तमाम 
भारतीयोको अलग बसा दे और दूसरे एशियावासियोकों भी अहूग बंसाकर उनका 
व्यापार क्षेत्र भी अलग कर दे। इस तरह दूसरे रूपमे यह १८८५ में भूतपुर्वे द्रान्सवालूू 
सरकार द्वारा तजबीज की गई बस्ती प्रणाली है। 

अब में सन्लेपमे यह बताता हूँ कि इस तरह अलग रखे जानेका क्‍या अर्थ हो 
सकता है? प्रिदोरियामे, जहाँसे १८८५ के कानूनके होते हुए भी अभीतक किसी 
भारतीयकों हटनेपर मजबूर नहीं किया गया है, भारतीय बस्ती कस्बेंसे बहुत दूर 
है, और अग्रेज, इच या नीग्ो कोई खरीदार वहाँतक नहीं जा सकता। ऐसी 
वस्तियोम व्यापार आपसमे ही हे। ऐसी हालतमें अल्गावचपर पूरी तरह अमलका 
अर्थ है बिना क्षतिपू्तिक उनको अपने देश चल्के जानेपर मजबूर करना। यह सच 
है कि विवेबक कुछ अज्ञोमे मौजूदा हकोकी रक्षाका आभास अवश्य देता है। पर 
भारतीय बाथिन्दोके लिए ऐसे सरक्षणकी कुछ कीमत नहीं है। किस तरह अमलल्‍के 
वक्‍त ये सरक्षण लगभग निरथेक हुए है, में इस बातके कितने ही उदाहरण अपने 
दक्षिण आफ्रिकाके अनुभवोसे दे सकता हूँ, लेकिन में इस लेखकों और बढाना नही 
चाहता। 

अन्तर्म यह बात याद रखनी चाहिए कि जब दक्षिण आफ्रिकाके लिए भारतीय 
प्रवासपर कोई प्रतिबन्ध नहीं था, तब यूरोपीयोन यह डर प्रकट किया था कि लाखों 
भारतीय आ-आकर दक्षिण आफ्रिकापर छा जायेगे। उस समय दक्षिण आफ़्रिकाके 
तमाम राजनीतिज्न कहा करते थे कि कुछ भारतीयोंकों तो दक्षिण आफिका आसानीसे 
हेजम कर सकेगा और उनके साथ बर्ताव भी उदारतापूर्ण किया जा सकेगा, छेकिन 
यूरोपीय छोग तबतक दम नहीं के सकते जबतक कि उनके दक्षिण आफ्रिकापर छा 
जातेकी सम्भावना बनी हुई है। पर अब चूँकि १८९७ से यह छा जानेकी सम्भावना 
दूर हो गईं है, उन्हें अंग हटा देनेंका ओर मचाया जा रहा है। यदि यह बात 
घटित हो गई तो अगछा कदम यह होगा कि उनका निष्कासन अनिवार्य बना दिया 
जायेगा। यदि अलग वसाये गये भारतीय अपनी खुभीसे नहीं चले जाते तो होगा यह 
कि दक्षिण आफ्रिकाके यूरोपीय प्रवासी साम्राज्यके स्यासियोकों जितना अधिक नरम 
पायेगे उतना ही अधिक एशियाइयोके खिलाफ अपनी माँगोकों तेज करते जायेगे। 

[ अग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २१-7-१९२५ 


२. दक्षिण आफिकार्मे भारतीयोंको कुछ निश्चित क्ेत्नॉमिं रइनेपर बाध्य विधा जाता था | इन क्षेत्रों 
बस्ती ( लॉकदशान ) कहा जाता था | देखिए खण्ड ०, पृष्ठ १९। 


११९२. तार: लाला लाजपतरायको" 


[ पूना 

१५ फरवरी, १९२४ या उसके पर्चात | 

खेद है आपको फिर ज्वर हो आया। आशा है जल्दी निरोग होगे। 
आनेकी जल्दी नहीं। पूना आरामके लिए जाये। 


अग्रेजी प्रति (एस० एन० ८३३३) की फोठो-तकलसे। 


१९३. तार: चित्तरंजन दासको" 


[ पूना 

१९ फरवरी, १९२४ या उसके परचात्‌ ] 

उल्लिखित मित्रोसे भेंट करके प्रसन्नता होगी। भेंट होनेतक समझौतेके 
बारेमे चुप रहूँगा। 


गांधी 
अग्रेजी प्रति (एस० एन० ८३५३) की फोटो-नतकलसे । 


११४. पत्र : नरहरि परीखकों 


गुरुवार [२१ फरवरी, १९२४ |' 

भाईश्री नरहरि, 
आपका उपवास समाप्त हो गया यह जानकर मुझे प्रसन्नता हुईैं। जिस समय 
यह पत्र लिख रहा हूँ उस समय भाई लक्ष्मीदास, रामजी और गगाबहन पास बैठे 
हैं। उपवासका नशा हमे मजबूत रखता है किन्तु उसके बाद उसके उतारकी अवस्था 


१. यह लाछा छाजपतरायके १५ फरवरी, १९२४ के इस तारके उत्तरमें भेजा गया था : “ कल बुखार 
आ गधा । रवाना न हो सका । फिर तार दूँगा ।” 

२. यह चित्तरंजन दासके १९ फरवरी १९२४ के इस तारके उत्तरमें दिया गया था, “ मोतीलाऊ 
और में साथ-साथ आ रहे दें । उनको तारीख तय करनेके बारेमें तार दिया है। इच्छा है हिन्दू-मुस्लिमि 
समझौतेके बारेमें मेरी बात सुनकर सलाइ दें । सुझाव है मोतीलाल, में, छाजपत और भालवीय आपकी 
उपस्थितिमें बात करें 7 

३. गांघीजीने इससे पहला पत्र १३ फरवरीको, जब परीखका उपवास चल रहा था, छिखा था । 
स्पष्ट है कि यह गुरुवार उसके बाद आनेवाछे सप्ताहका है । 


२३४ सम्पूर्ण गाधी वाइँमर्य 


कठिन होती है। आप खाने-पीनेमे सावधानी तो रखना ही। अभी तो तरल आहार ही 
के। रोटी और अन्य ठोस भोजन धीरे-धीरे आरम्भ करे। मुझे यह विश्वास है ही कि 
आप छोयाोसे व्यवहार करनेमें धीरजसे काम छेगे। फिर भी पहले कठिनाइयाँ आयी 
हैं इसलिए फिर चेतावनी देता हूँ। उपवास समाप्त होनेपर मत चचल हो जाता 
है, इसलिए उसे वश रखनेमे कठिनाई होती है। अधिक, आनेपर। 


बापूके आशीर्वाद 


पूल गुजराती पत्र ( एस० एन० ९०४५ ) की फोटो-नकलसे । 


११५. तार: डा० सत्यपालको"' 


[२३ फरवरी, १९२४ या उसके पदचात्‌ ] 


डा० सत्यपाल' 
खबरसे परेंजान। बीमारीके कारण पूरी जाँच करनेमे लाचार और इसके 


बच. श्ः 


बिना सलाह देनेंसे असमर्थ होनेसे और भी ज्यादा परेशान। 


अग्रेजी प्रति (एस० एन० ९९१६) की फोटो-नकलसे | 


११६- तार: मुहम्मद अलीको” 


| पृतता 
२४ फरवरी, १९२४ या उसके पश्चात | 


समितिक्रे मार्गदर्मगनके किए पर्याप्त जानकारी अथवा योग्यता नहीं। 
गांधी 
अग्रेजी प्रति (एस० एन० ८३७१) की फोटो-नकलसे । 


१, यह डा० सत्यपालके २३ फरवरी, १९२४ को प्राप्त निम्न तारके उत्तर्में भेजा गया था: 
« ज्लेतोमिं स्विति गम्भीर। नत्वेपर गोल्याँ। किचद, और गिढवानी गिरफ्तार। कईं मरें। बहुतसे घायल। 
ठीक संख्या भज्ञात । संवाददाताओंको अनुमति नहीं दी गई । कांग्रेस कमेटी द्वारा घायल सद्दायता-दल 
प्रेढ्षित । उन्हें काम नहीं करने दिया गया। काय-समितिका दूसरा जत्या भेजनेका प्रस्ताव स्वीकृत। 
नामाके अ्रधान प्रश्ाउक्क्रों तार भेजा कि पोढ़ितोंकी सह्दायतार्थ दलको जाने दें । शिरोमणि समितिको 
ययासम्भव सदायताका आश्वासन । तार द्वारा निर्देश दें ।” इसी तारीखकों एक पत्र भी भेजा गया 
था; देखिए परिश्रिष्ट ८! 

२. पंजाबके कॉ्रेस-नेता | वे १० अप्रैल, १९१६ को निर्वासित किये गये थे । 

३ यह मुइम्मर अछोके २४ फरवरी, १९२४के श्स तारके उत्तरमें भेजा गया था: “ मावश्यक 
समझे तो ह्वाऊमें उत्पन्न स्थितिपर दिल्‍्लीमें २६ को होनेवाली कार्थ-समितिको तारसे सन्देश तथा भादेश 
व ।7? (एसु० एन० ८३७१) | 


११७. खुली चिट॒ठो : अकालियोंके नाम 


[पूना 
२५ फरवरी, १९२४ | 


प्रिय देशवन्धुओ, 

मुझे यह जानकर अत्यन्त दुख हुआ हे कि नाभाके प्रच्मामकके हक्‍्मसे एक 
अकाली जत्येपर गोलियाँ चकछाई गई, जिसमे बहुतसे लोग मारे गये और घायल 
इससे भी अधिक हुए। अपने पास आये तारोके जवाबमे हमदर्दी प्रदर्शित करनेके 
अतिरिक्त में और कुछ कहना या करना नहीं चाहता था। क्योकि कनेल मैडांकने 
मेरी बीमारीमे मेरे साथ हर तरहसे सहानभूति दिखाई है और मैं देशकी प्रिम्थिनिसे 
जानकारी रखनेके लिए जो थोडा-बहुत परिश्रम करता हँ वह उनकी इच्छाके विरुद्ध 
है। अभी जीरासे मुझे निम्नलिखित तार मिलता है--- “ स्वास्थ्यका खयाल्ड किये बिना 
तुरत्त आकर अकाली जत्वा रोके ”। इसलिए इस दु खद घटनापर कुछ कहे बिना मुझसे 
नहीं रहा जा सकता। तार भेजनेवालेकों में नही जानता। पर अगर मेरी हालत जाने 
लायक होती तो में जरूर पहुँच जाता। मेरा घाव अभी भरा नहीं है इसलिए ऐसी 
यात्रा करना मेरे लिए शारीरिक दृष्टिसे असम्भव है। इसलिए उसके अलावा मुझसे जो 
बन सकता है, वह कर रहा हूँ। मुझे अकाली सिखोको इस बातका विश्वास दिलानेकी 
शायद ही जरूरत होगी कि जो वीर मारे गये हैं और जो बहुतसे घायल हुए है उनके 
बारेमे मेरी हमदर्दी है। मेरे सामने इस समय पूरा व्योरा नहीं है। इसलिए मैं यह 
नहीं कह सकता कि गगसरके गुरुद्वारेमे दर्शन करनेके लिए जत्थावन्द छोगोका जैतोसे 
कूच करके जाना उचित था या अनुचित। परन्तु अकाली सिखोंसे मेरा यह कहना 
है कि वे उन नेताओसे सलाह-मशविरा किये बिना, जों सिख नहीं है, पर जिनकी 
सलाहसे वे अवतक काम करते आये हैं, आगे कोई जत्था न भेजे। इस बातकी राह 
देख लेना भी उचित है कि यह दुखद घटना कया रग लाती है। मुझे एक ऐसा भी 
तार मिला है जिसमे कहा गया है कि जत्था अन्ततक पूर्णरूपसे अहिसक बना रहा। 
आप आरम्भसे ही यह दावा करते रहे हैं कि आपका आन्दोलन पूरी तरह अहिंसात्मक 
और घधाभिक है। में चाहँगा कि हममें से हर व्यक्ति अहिसाके सभी अभिप्रायोको 
समझ ले। 


१. यद प्रायः समो पत्रेमिं प्रकाशित किया गया था । 

२. २१ फरवरी, १९३४ को जेतोंमें सिद्धोकि एक जद्सपर गोली चलाई गई । जदूसमें ५०० 
अकाल्यिंका एक जत्या भी शामिल था जो अमृतसरसे ३ हफ्ते चलकर १९२१ की ननकाना घटनाडी 
वाषिक तिथि मनाने भाया था । इताइतोंकी नत्या अधिकृत अनुमानसे २१ झूत और ३३ घायल थी। 
देखिए इंडिया इन १९२३०२४ । 


दल 


सम्पूर्ण गाधी वाहुमय 


ल्‍प 
। 
र्डि 


में इस बातसे अनभिन्न नहीं हैं कि अहिसाको आप अपना मूल सिद्धान्त नहीं 
मानते। और इसीलिए आपको इस वातकी दूनी सावधानी रखनी होगी कि आपके 
आन्दोलनमे विचार अथवा वाणीके द्वारा भी हिंसाका प्रवेण न हो। मैने २५ सालसे 
अधिक समयसे राजनीतिक क्षेत्रम अहिसासे काम लिया है। इसलिए मुझे यह बात 
दिनके प्रकाशके सदुण स्पप्ट दिखाई देती है कि हम जिस आन्दोलनमे व्यस्त है उससे 
सम्बन्धित अपने विचार, वाणी और व्यवहारमे खूब सावधान रहे । अत्यन्त नम्रता और 

सत्यपरायणनाके बिना अहिंसा असम्भव है ओर जब कि ऐसी अहिसा उन आन्दो- 

लनोमे भी सफल हुई है जो धाभिक नहीं कहे जा सकते, तो फिर जाप लोगोके लिए, 
जो कि सुद्ध घरामिक आन्दोछनका संचालन कर रहे है, उसका पालन सचमुच बायें 
हाथका खेल होना चाहिए। 

कारावासके पहले अहिसाके सम्वन्धमे में जों-कुछ कहा करता था उसे दोहरानेकी 
मुर्भे जरूरत मालूम होती हे, क्योकि इन पिछले वर्षोकी घटनाओका जो थोडा-बहुत 
अध्ययन में कर पाया हूँ, उससे मालूम होता है कि हम जहिसात्मक आन्दोलनके 
सचालनका दावा तो करने हें पर जिस प्रकार हमने प्रारम्भिक वर्षोमे अहिसाका पालन 
नहीं किया था उसी प्रकार इन दो वर्षसि भी हमने विचार और वाणी द्वारा अहिंसाका 
पुरा-पूरा पालन नहीं किया है। मुझे खेदकें साथ कहना पड़ता है कि मेरे पकड़े जानेके 
तीन महीने पहले मेने अपने बारेमे '"यग इंडिया” में जो-कुछ लिखा था वह मुझे 
आज उन दिनोसे भी अधिक यथार्थ मालम होता है। 

इस बातमे मुझे जरा भी सनन्‍्देह नहीं कि यदि हमने इन ५ वर्षोम, मेरे अर्थके 
अनुसार अहिसाका प्रालन किया होता तो हम अपनी मजिलपर पहुँच चुके होते। यही 
नहीं हमे आज हिन्दू-मुसहमानोमे झगड़े और मतभेद भी नहीं दिखाई देते। इसलिए जब 
में आपका ध्यान गुर्द्वारा सम्बन्धी आपके इस विशिष्ट सघर्षमे अहिसाकी आवश्यकताकी 
ओर खीचता हूँ, तव उससे मेरा यह अभिप्राय समझा जाये कि अहिंसाके अनिवार्य 
तन्‍्वोके प्रति आपने दूसरी जातियोकी अपेक्षा अधिक लापरवाही दिखाई है। 

आपको थोड़ा सावधान कर देवा इसलिए और ज्यादा जरूरी है कि आप लोगोंने 

! हिम्मत नहीं हारो। अपने खास घ्येयकों प्राप्त करनेसे आप सतत प्रयत्नणील 
है इसलिए में चाहता हूँ कि आप अपने दिकूकों टटोलिए। यदि आपको यह 
मालूम हो कि हम अपने अहिसावनके प्रति सच्च नहीं रहे तो आप भी कुछ समयके 
लिए आन्दोलन बन्द कर दें और उसे फिरसे आरम्भ करनेंसे पहले आवश्यक रूपसे 
हो जायें। मुझे सन्देह नहीं है क्रि आप सफल-मनोरथ होगे। 


में हू आपका मित्र और सेवक, 


मो० क० गांधी 


अंग्रेजी प्रति (एस> एन० १००५५)की फोटो-लकल तथा यंग इंडिया, 
२८-२-१९२४ से। 


0 


है| 
| 


+ पं 


क्रन्र 


| 


| 


११८, तार: दासको' 


[ पूना 
र५ फरवरी, १९२४ या उसके परचात ] 


आना असम्भव। धाव भरा नहीं। कुंपया तार द्वारा स्थिति वताये। 


गांधो 
अग्रेजी प्रति (एस० एन० ८३७६) की फोटो-नकलसे | 
११९. जेलके अनुभव” 
पूना 


२६ फरवरी, १९२४ 

अपने कारावासके दिनोमे सरकारी अधिकारियोके साथ मेरा जो पत्र-व्यवहार हुआ 

था, उसके महत्त्वपूर्ण भागकों अपने जेलके अनुभवोके रूपमें प्रकाशित करनेकी मेरी 
इच्छा थी। यदि स्वास्थ्य ठीक रहा और अनुकूल समय मिला तो मेरा इरादा इन 
अनुभवोंको लिख डालनेका है। परन्तु अभी कुछ समयतक तो यह सम्भव नहीं है। 
इस बीच मित्रोंने मुझपर जोर दिया कि पत्र-व्यवहार अविलम्ब प्रकाशित कर दिया 
जाना चाहिए। उनकी दलील मुझे ठीक रूगती है और इसलिए “यग इडिया के 
पाठकोके सामने में इस सप्ताह उस पत्र-व्यवहारका एक अझ्ञ प्रस्तुत कर रहा हूँ। 
हकीमजीके पत्रमे' जो बात मैने उठाई थी वह वात बादके अनुभवोके बावजूद आज 
भी ज्यादातर तो ज्योकी-त्यों कायम है। परल्तु जेलके अधिकारियोके साथ न्याय करते 
हुए मुझे यह कहना होगा कि मेरी शारीरिक सुख-सुविधाके मामलेमें मुझे उत्तरोत्तर 
अधिक सुविधाएँ मिलती गईं। श्री वैकरकों भी पुन मेरे पास भेज दिया गया था, जिससे 
मुझे बहुत खुगी हुई थी। हकीमजीकों लिखें गये पहले पत्रमे जिस सीमा-रेखाकी बात 


२, यह २० फरवरी, १९२४ के णीरासे प्राप्त इस तारके उत्तरमें भेजा गया था: “ स्वास्प्यकी दशा 
न देखें तुरन्त जायें । अकाछी जत्वा ।” तार किसने दिया, इसका ठीक-डठीक पता नहीं चलता। किन्तु 
ये दास शायद अकाली आन्दोलनसे सम्बन्धित कोई सज्जन हों। देखिए “ वक्तव्य: समाचार पत्रोंको 
अकाड्यिकि नाम खुली चिटह्रीपर ”, २८-२-१९२४ । 

२, गांधीनीने जेलमें रहते द्ुुए अप्रैल १९२२ से छेकर परवदा जेल्के अधिकारियेसि जो पत्र-व्यवद्दार 
किया, यद झेख उसकी प्रस्तावताके रूपमें लिखा गया था। फरवरी, १९२४ में अपती रिद्वाईकि बाद उन्होंने 
इसे यंग इंडियामें प्रकाशित किया । 

३. देखिए “ पत्र: इकीम गजमल्खांको ”, १४-४-१९२२ । 


२२८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


कही गई है वहू समाप्त कर दी गई थी और हम दोनों सारे अहातेमें आजादीसे धूम-फिर 
सकते थे। भाई बेंकरके छूट जानेके बाद बिना मेरें कहे ही तत्कालीन समयके सुर्परि- 
टेडेंट मेजर जोन्‍्सने श्री मजर अली सोझताकों साथीके रूपमे मेरे पास भेजनेकी सरकारसे 
अनमति ले छी। यह मुझ बहुत ही अच्छा छलगा। क्‍योंकि श्री मजर अली सोख्ता 
बहुत अच्छे साथी होनेके अछावा मेरे लिए एक आदर्ण उर्दू शिक्षक भी थे। थोडे ही 
समय वाद श्री इन्दुलाल याजिक आ गये और हमारे आनन्दमे वृद्धि हो गई। उसके 
बाद मेजर जोस्सने हम तीनोकों यूरोपीय वार्डम भेज दिया। वहाँ रहनेकी जगह बेहतर 
थी और हमारी कोठरियोके सामने एक छोटा-सा वगीचा भी था। भाई मजर अलीके 
छूटनेके बाद मेजर जोन्सके स्थानपर सुपरिटेडेट कर्नल मरे आये। उन्होने श्री अव्दुल 
गनीको मेरें साथीके तौरपर रखनेकी इजाजत ले छी। श्री गनीने इन्दुलाल याज्ञिकको 
ओर मुझे आनन्द नो दिया ही, साथ ही भाई मजर अली सोख्ताका उर्दू सिखानेका 
काम भी ले लिया और मेरी उर्दु लिखावट सुधारनेके लिए खूब परिश्रम किया, यहाँ- 
नक्र कि बदि मेरी बीमारी बाधक न हुई होती तो मुझे उर्द अच्छी-खासी आ गई होती। 
इसलिए जहातक मेरी भारीरिक सुख-सुविधाका सम्बन्ध है सरकार और जेलके अधिकारी 
दोनोने मुझे आराम देनेंके छिए वह सब-कुछ किया था, जिसकी कि उनसे आशा की 
जा सकती थी और मेरी दृढ़ मान्यता है कि समय-समयपर मुझे जो बीमारियाँ हुईं 
उनके लिए सरकार या जेलके अधिकारी, किसीकी भी कोई दोष नहीं दिया जा सकता । 
मुझ्ल अपनी खुराक पसन्द करनेकी छूट थी और मेजर जोन्स और कनेर मरे दोनो 
तथा साथ ही मेजर जोल्ससे पहलेके कर्नल डेलजील भी खुराक सम्बन्धी मेरे तमाम 
आग्रहोका पूरा खयाल रखते थे। यूरोपीय जेलर भी मेरा बहुत ध्यान रखते थे और 


छ् 


सौजन्यपूर्ण व्यवहार करते थे। मुझे ऐसा एक भी प्रसंग याद नहीं आता जिसमें यह 
कहा जा सके कि उन्होनें मेरे कार्योमे अनुचित रूपसे दखल दिया हो। जब जेलके 
साधारण नियमके अनुसार मेरी तलाज्री ली जाती और मैं यह तलाशी खुशीसे छेने 
देता था, तव भी वे सौजन्य बरतते और यहाँ तक कि मुझसे क्षमा-याचना भी करते। 
भनृष्यके रूपमे मेजर जोन्स और कनेंल मरे दोनोके प्रति मेरा बडा आदर है। उन्होने 
मुझे कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि में कैदी हूँ। 

जेलके अधिकारी वर्गकी मेहरवानीके बारेमे भैने जो-कुछ कहा है यदि उसे छोड़ 
दे तो में सरकारकी राजनीतिक कैदियोके प्रति हृदयहीन नीतिके बारेमे हकीमजीके पत्रमे 
प्रकट किये गये अपने मनमे परिवर्तत नहीं कर सकता। मैने उस पत्नमे जो-जों बातें 
कही हैँ वे सब बादमें मही साबित हुईं हैं। अपने जेलके अनुभवोको मेरे लिख डालने 
तक पाठकको इस कथनके प्रमाणके छिए रुकना पड़ेगा। इस समय तो मेरा उद्देश्य 
इतना ही है कि इस पत्र-व्यवहारका यह अर्थ कदापि न निकाला जा सके कि मैं अपनी 
शारीरिक सुख-मुविधाके मामलेमे जेलके अधिकारियों अथवा इसीलिए सरकारको किसी 
प्रकारसे दोषी ठहराना चाहता हैं। 

जित कंदी पहरेदारोंके सुपुर्दे हमें किया गया था, उनके प्रति गहरी कृतज्ञता 
प्रकट किये बिना मुझे यह टिप्पणी समाप्त नहीं करती चाहिए। वे चौकसी करनेंकी 
बजाय मुझे और मेरे साथियोकों भी हर तरहकी मदद देते थे। कोंठरियाँ साफ करने 


वक्तव्य समाचारपत्रोंकों अकाल्यियोक्रे नाम खुल्ली चिट्ठीपर २२९ 


आदि मेहनतके काम वे हमें नहीं करने देते थे। अपने अनुभवोमे मुझे उनके वारेमे 
अधिक कहना पडेगा, फिर भी गगप्पाके नामका उल्लेख किये बिना मैं नहीं रह सकता। 
वह मेरे लिए एक अति कुशल नर्मका काम देता था। वह मेरे बारेमे हर तरहकी 
सावधानी रखता था और उसमे मेरी प्रत्येक जरूरतकों पहलेसे ही जान छेनेकी क्षमता 
थी। रातको किसी भी समय वह मेरी सेवा करतेके लिए तत्पर रहता था। अपने 
प्रेमपूर्ण स्वभाव, पूरी ईमानदारी और साधारणतया जेलके अनुबरासन और नियमोके 
पाकन इत्यादि गुणोक्रे कारण वह मेरी प्रशसाका पात्र बन गया था। इतना उद्यात्त 
चरित्र प्रकट करनेकी क्षमता रखनेवाले व्यक्तिकों समाज किस प्रकार दण्ड दे सकता है 
और सरकार उसे किस प्रकार कैदमे रख सकती है, इसपर मुझे अचम्भा होता है। 
गगप्पा निरक्षर है। वह राजनीतिक कैदी नहीं है। उसे हत्या अथवा ऐसे ही किसी 
अपराधके लिए सजा हुई थी। परन्तु इस विपयको में फिलहाल छोडता हूँ। इसपर 
विचार करता मुझे भविष्यके लिए स्थगित करता होगा। मैने गगप्पाका जो उल्लेख 
किया है सो केवल उमस-जैसे अपने कैदी साथियोके प्रति प्रणसाके दो बब्द कहनेके 
लिए ही किया है। 


मो० क० गांधी 
[ अग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २८-२-१९२४ 


है 


१२०. वक्तव्य: समाचारपत्रोंको अकालियोंके नाम 
खुली चिट॒ठीपर 


[ पूना 

२८ फरवरी, १९२४ | 

मैंने २८ फरवरीके बॉम्बे कॉनिकल ' में प्रकाशित जेतोकी दुखद घटनाके वारेमे 

कुछ पक्तियाँ अभी-अभी पढी। उनमे कहा गया है कि मेरी अकाल्योके नाम लिखी गई 
खुली चिट्ठी गलत जानकारीपर आधारित है और लोगोकों सन्देह है कि यह गलत 
जानकारी बहुत करके लाछा छाजपतरायने दी है। लाछाजीके साथ न्यायकी दृष्टि- 
से में कहना चाहता हूँ कि लछालाजीके मुझसे मिलनेके पहले ही में इस दु खद घटनाके 
सम्बन्धरमें सब-कुछ पढ़ चुका था। मुझे तार द्वारा पजाब आनेका निमन्‍्त्रण मिला। 
मैंनें यह तार छालाजीको दिखानेके पहले ही अपनी यह राय बनता ली थी और क्या 
कहना है यह सोच लिया था। जो सोचा था, वक्‍तव्य उसीके अनुसार दिया गया। 
जीरासे मुझे तार मिला कि आप आकर अकाली जत्थेकों रोके। में वहाँ किसीको नहीं 
जानता था और चाहता जरूर था कि मेरी सलाह यथासम्भव ज्ीत्र ही अकाली 
सिखोतक पहुँच जाये। इसलिए मैने वह खुली चिट्ठी भेजी। वह केवल समाचार- 
पत्रोसे उपलब्ध जानकारी तथा अपनी रिहाईके बाद मैने देशमे मन, वचन, और कमंसे 


२३० सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


| 


अहिसाके पालन करनेकी जो स्थिति देखी उसपर आधारित थी। छाछाजीने मेरा पत्र 
देखा अवश्य था, वल्कि उन्हीके आग्रहसे मैने उस पत्रमें से बहुत-से अश निकाल 
दिये थे। ये अझ कहीं अधिक सख्त थे और अगर लछालाजी जोर न देते तो में इन 
अगोको पत्रम बना रहने देता। छाछाजीने यह भी सलाह दी थी कि पत्र इस वाक्य 
पर खत्म कर दिया जाये कि गैरसिल तेताओकी सलाह लिये बिना वे दूसरा जत्था 
न मेंजे, लेकित चूंकि मैते अहिसाके अभिप्रायोके सम्वन्धमें सामान्य उल्लेख कर देना 
बहुत जरूरी समझा, इसलिए मुझे छालाजीकी यह सलाह विनम्र भावसे अस्वीकार 
करनी पद्दी ऑर मैने अहिसासे सम्बन्धित अंशोकों जैसाका-तैसा रहने दिया। 


मो० क० गांधी 
अग्रेजी प्रति (एस० एन० ५२१२)की फोटो-तकरछ तथा हिन्दू २९-२-१९२४ से। 


१२१. भेंट: सिनन्‍्धी शिष्टसण्डलसे 


पूना 
२८ फरवरी, १९२४ 
सिन्धका एक शिष्टसण्डल आज सवेरे महात्मा गांधीसे मिला जिसमें श्री जय- 
रामदास दौलतराम, काजी अब्दुल रहमान, सेठ ईदवरदास और श्री आर० के० सिधवा 
शामिल थे। शिष्टमण्डलने उनसे स्वास्थ्य-सुधारकी दृष्टिसें कराची चलनेकी प्रार्थना 
की। महात्माजी बिस्तरपर लेटे हुए थे और उन्होंने शिष्टमण्डलसे प्रसन्न मुद्रार्मे 
बातें कीं। 
श्री सिधवाने शिष्ड-मण्डलके प्रवकक्‍ताकी हैसियतसे कहा: “कराचीके समुद्र-तटपर 
आपका स्वास्थ्य बहुत जल्दी सुधर जायेगा। वहाँका सौसम बहुत अच्छा है।” 
महात्माजीने उत्तर दिया: 
स्वास्थ्य-छामके लिए कराची जा सकना मुझे पसन्द तो आता, क्योकि में 
जानता हूँ क्लिफ्टन बहुत अच्छी जगह है। किन्तु में किसी ऐसे केन्द्रीय स्थानमे रहना 
चाहता हूं जहाँ दूर-दूरसे आनेवाले मित्रोकों मुझसे मिलनेमें असुविधा न हो। इसी 
कारण मैंने समुद्रकें समीप, अन्घेरीमे रहनेका निर्णय किया है। 
की सिघवा: आपके स्वास्थ्यका ध्यान प्रमुख बात है। जो लोग आपसे मिलना 
चाहते हैँ वे तो हजारों भील दूरते भी आ सकते हैँ। इसलिए आप कराची चलें। 
लोगोंको और बातोंकी बजाय आपके स्वास्थ्यकी चिन्ता अधिक है। 
यह सच है कि मित्र मुझसे मिलनेके लिए वहुन दूरसे भी आ सकते हैं; किन्तु 
में उनको कष्ट नहीं देना चाहता। मुझे श्रीककासे भी बुलावा मिला है। में कभी 


२, बम्बईका उपनेंगर । 


पत्र . ग० न० कानिटकरकों २३१ 


श्रीकका गया नही हूँ, किन्तु लोग कहते हैँ कि वह सुन्दर और सुद्रावनी जगह है। 
फिर भी इन आगस्तुकोकी सुविधाका खयाल करके मैने वम्बईके पास रहतेका ही 
निश्चय किया है, जिनसे मुझे अकसर सलाह करनी पछती है। मैने एक वार दादा- 
भाई नौरोजीके मकानमें रहनेका निर्णय किया था, और मनमे इस बातकी खुशी 
थी कि मैने जिनसे राजनीति सीखी है, में उन्हींके मकानमे रहँँगा। 

[ अग्रेजीसे ] 

अमृतबाजार पत्रिका, ४-३-१९२४ 


१२२. पत्र: ग० न० कानिदकरकों 


पृना 
२९ फरवरी, १९०५४ 
प्रिय कानिटकर, 
आप तो सूत न कपास जुलाहेसे छट्ठम्‌-लट्ठ वाली बात कर रहे हैं। मझे 
कोई अन्दाज नहीं है कि आत्मकथाका लिखना कंव झुरू होगा। यदि वह कभी 
प्रकागित हुईं, तो जहाँतक मेरा सम्बन्ध है, आपको उसके अनुवादका अधिकार होगा । 
परन्तु बात ऐसी है कि अन्तिम निर्णय तो काका या आननन्‍्दस्वामीके' ही हाथमे है। 
इसलिए यदि आप पहलेसे ही सावधानी बरतना चाहे तो कृपया इनमें से किसीको या 
दोनोंकों लिख दीजिए। 


हृदयसे आपका, 


मो० क० गांधी 


गजानन न० कानिटकर 
प्रबन्धक न्‍्यासी, एस० आर० पाठशाला 
चिचवड़ 


मूल अग्रेजी पत्र (सी० डब्ल्यू० ९५६) से। 
सौजन्य : ग० न० कानिटकर 


१, काका काछेलकर और आनन्दस्वामी यंग इंडिया और नवज्ञोवनसे सम्बन्धित थे । 


१२३. पत्र; डी० वी० गोखलुंको 


सैसून अस्पताल 
पूना 
२९ फरवरी, १९२४ 
प्रिय श्री गोखले 

मुसलमान न्यासिदों और सम्बन्धित हिन्दुओके झगडेको सुलझानेका में जो थोडा- 
बटत प्रयत्न कर रहा हँ उसका उल्लेख केसरी के एक अनुच्छेद देखकर मुझे दुख 
हुआ। में चाहता हँँ कि यदि हों सके तो आइन्दा आप इस सम्बन्धमें भेरे कामका 
उल्देख न कर। मुझे छगता हू कि एसे प्रचारसे सुलह करानेके सम्बन्धमें मेरी उप- 

योगिता घट जाती है 

हृदयसे आपका, 


मो० क० गांधों 
श्री डी० वी० गोखसे 
पुना 
अग्रेजी पत्र ;जी० ग्न० ०२१३)की फोटो-नक लसे | 
१२४. सन्देश : पुनाकी सभाकों' 
पूना 


१ साचे, १९२४ 

में इस सभाकी पुर्ण सफलताकी कामना करता हूँ। यदि हमने पर्याप्त शक्ति 

जूटठा लो होती, तो हम बहुत पहले ही श्री हॉनिमैनकी वापसी करानेमे समर्थ हो गये 

होते। सरकारने दोहरा अन्याय किया है, पहले उन्हें निर्वासित करके और दूसरे उन्हें 

वापस आनका इजाजत ने देकर। छेकिन यह अन्याय वह इसीलिए कर पाई है कि 
हम कमजोर हैं 


[ अग्रेजीसे | 
हिन्दू, २-३-१०९०४ 


२, मराठा सम्पदक । 

२, यह सभा प्रेफिलर र० पु० परांजपेक्ी अध्यक्षतामें बिटिंश सरकार द्वारा बी० जी० हॉनिमैनको 
पारपत्र दैनेसे इनकार करनेके विरोबमें को गई यो। हॉनिमेन १९१९ में निर्वासित किये गये ये। देखिए 
खुम्ड १० । सम/में गबीजोफा- सन्देश सी० एक० परडणनते पढ़कर सुनापा था 


१२५. वक्तव्य: अकाली आन्दोलनके सम्बन्धमें 


[ पूना ] 

४ मार्च, १९२४ 

मौजूदा अकाली आन्दोलनके स्वरूप और फल्तार्थों तथा उद्देश्य प्राप्तिके लिए 

अपनाये जानेवाले तरीकोके बारेमे यदि मैं पूरी तरह आश्वस्त हो जाऊँ तो में तन- 

मनसे आन्दोलनमे भाग लेने और यदि आन्दोलनके मार्गदर्शनके लिए जरूरी हो तो 

पजाबमे जमकर बैठनेके लिए भी तैयार हूँ। मैं जिन बातोंके वारेमे आश्वासन चाहता 
हूँ वे ये है. 

१. अकालियोकी शक्ति। 

२ (क) एक स्पष्ट जआापन-पत्र जिसमें अपनी कमसे-क्रम मॉगकी घोषणा 
कर दी जाये। मुझे मालूम हुआ है कि यह माँग गगसर गुरुद्वारेमे अख़ण्ड 
पाठकी है। सिख खुले तौरपर और सच्चे दिलसे घोषणा करें कि अखण्ड पाठ 
आन्दोलनका कोई राजनीतिक उद्देश्य नही है और वे उसके द्वारा नाभाके महा- 
राजको फिर गद्दी दिलानेका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष किसी भी ढगका आन्दोलन 
नही करना चाहते। महाराजको फिर गद्दी दिलानेके सिलसिलेमे अकाली जो 
आन्दोलन करना चाहते हैं वह स्वतस्त्र आधारपर चलाया जायेगा और वह 
सर्वधा एक अलग आन्दोलन होगा। 

(ख) गुरुद्वारा नियन्त्रण आन्दोलनके अन्तर्गत विवादास्पद गरुरुद्वारोके 
नियन्त्रण या अधिकारके मामले पचोंके सुपुर्द किये जाने चाहिए। जहाँतक 
ऐतिहासिक गुरुद्वारोका सवाल है यह माना जायेगा कि ऐसे सभी गुरुद्वारे शि० 
गु० प्र० समितिके' नियन्त्रणमें ही रहने चाहिए। किल्तु वास्तवमें कोई गुरुद्वारा 
ऐतिहासिक है या नही, इस बातका फैसला पंचोपर छोड दिया जायेगा और 
इसे सिद्ध करनेकी जिम्मेदारी शि० गु० प्र० समितिकी होगी। 

अन्य सभी मुरुद्वारोके सम्बन्धर्में विवादास्पद तथ्य पंच फैसलेसे तय होगे। 

ऐसे गुरुद्वारोपर जिस पक्षका कब्जा हो वह यदि थि० गु० प्र० समितिकों 
नियन्त्रण सौंपनेसे या विवादास्पद विपयको पच-फैसलछेके लिए देनेसे इनकार करे 
तो अकालियोकों इस बातकी आजादी होगी कि वे अहिसाका सही अ्थोे पूरा 
पालन करते हुए सीधी कारंवाई करें। 


२. १९२३ के आरम्ममें नाभाके महाराज द्वारा गद्दों छोड़ देनेपर भारत सरकारने राज्यका प्रशासन 
अपने द्वाथमें के लिया था। मदहाराजाने गदी पड़ोसी राज्य पश्यिलाके साथ हुए झगढ़ेंक कारण छोड़ी यी। 
शिं० गु० प्र० समितिका कइना था कि महाराजाने ऐसा इच्छापूर्वक नहीं किया और उसकी यह मांग 
थी कि महाराजाकरों फिर गद्दीपर बिंठाया जाये । देखिए इंडिया इन १९२३०२४ | 

२ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति; सिद्धोके घामिक मामलोंकी देखभाल करनेवाली मधिक्ृठत उंस्था। 


ल्‍प्जँ 
न्प्णं 
० 


सम्पूर्ण गाधी वाहमय 


३ अहिसा-पालनके विषयमे पुरा आव्वासन --- अर्थात्‌ प्रकाशनके लिए एक 
दस्तावेज तैयार किया जाये जिसपर सभी प्रमुख नेताओके हस्ताक्षर हो या फिर 
वह दस्तावेज जि० गु० प्र० समिनिकी ओरसे हो, और उसमे उन सब तरीकोका 
ऐसा विवरण हो जिससे अद्विसाके सभी फल्ितार्थ स्पप्ट हो जाये। अहिसा 
मब्दसे मेगा आध्यय यह नही है कि उक्त दस्तावेजमे अहिसाकों सिखोका सर्वोच्च 
धम्म-सिद्धाल मानना होगा। में जानता हूँ कि ऐसा नहीं है। लेकिन में यह 
मान छेता हूँ कि जहाँतक इस गुरुद्वारा आन्दोलनका सम्बन्ध है उन्तकी कार्य- 
प्रणाली अधिसात्मक होगी, यानी अकाली उन सभी लोगोके प्रति मनसा, वाचा 
कर्मणा जअहिसात्मक रहेंगे जो इस आन्दोलनके विरोधी माने जाते हो --- फिर 
चाह्ने वें अग्नेज वा कोई अन्य सरकारी अधिकारी हो या जनताके किसी भी 
वर्ग था सम्प्रदायके छोग। में सत्यके पूर्ण पाछठनकों अहिसाकी किसी भी योजनाका, 
बाह़े वहू स्थायी हो या अस्थायी और चाहे वह गिले-चुने लोगोके लिए और 
किसी स्थानविद्येपक्रें लिए हो, अभिन्न अगर मानवता हूँ। इसकिए प्रचलित अर्थमे 
यहाँ कूटनीतिकी गुजाइश नहीं है और सामान्यतया प्रचलित इस विचारका भी 
पूर्ण निपेव है कि विरोधियोके सम्बन्ध छलपूर्ण तरीके बरते जा सकते हैं। 
इससे स्पप्ट है कि इसमें कोई गोपनीयता नहीं रहेगी। 
4. यद्र आन्दोलन न तो हिन्दू विरोधी है और न किसी अन्य जाति 
या बर्मक्रा विरोधी। 
५ दि० गु० प्र० समितिकी सिख्र राज्य स्थापित करनेकी कोई इच्छा नहीं 
है और वस्नुत समिति केवछ एक धामिक संस्था है. और इस रूपमें उसका 
कोई घर्म निरप्रेश्ष उद्देश्य या इरादा नहीं हो सकता। 
तासाके महाराजकों पुनः गहीपर विठानेके सम्बन्धमे * 
मेरी रायमें सच्चाई चाहे कुछ भी हो, महाराजने अपने लेखों द्वारा अपने शुभ- 
चिल्तकोके लिए बहू लगभग असम्मव कर दिया है कि वे उतको फिर गदही दिलानेका 
कोई प्रभावशार्यी आन्दोलन कर सक्रे। फिर भी यदि वे इस जागयका एक सार्वेजनिक 
वक्तव्य दे कि ये सभी लेख उनसे छूग्रभग जबरदस्ती लिखाये गये है और वे स्वय 
इस बानके छिए तैयार और उत्सुक है कि उनके विरुद्ध सारे तथ्य प्रकाशित किये जायें; 
और यदि थे आन्दोलनक सनी परिणानोंको भगतनेक्े छिए अर्थात्‌ अधिकारोसे, सालाना 
राज्याधिकार वृत्ति आदिसे वचित होनेके लिए नी तैयार है और दवावके सम्बन्धमे 
उनके सभी आरोप सावित किये जा सकते है तो एक प्रभावकारी आन्दोलन चलाया 
जा सकता है भौर वह सफल भी हो सकता हे। 

कुछ भी हो जब महाराज उक्त प्रकारकी धोपणा कर दे तो आन्दोलन पूरे 
भारतमे किया जाना चाहिए। अकालब्योकों तो केवल धर्म-परिपालनमें मदद देनी 
चाहिए । 


मो० क० गांधी 
अंग्रेजी प्रति (जी० एन० ३७६६ और ३७६७) की फोटो-नकलसे । 


१२६. पत्र: सिख मित्रोंको 


| पूना | 
४ मार्च, १९२४ 


प्रिय मित्रो, 

आपके जानेके बाद मुझे पण्डित मोतीलालजीसे मालूम हुआ कि अकालियोके मुक- 
दमेके मामलेमे शि०गु०प्र०स [ मिति ] वास्तवमें अभियुक्तोका बचाव कर रही है। मुझे 
यह भी मालूम हुआ है कि अकालियोने स्वर्ण मन्दिरके अहातेमें बने हुए एक हिन्दू 
मन्दिरको नष्ट कर दिया है और धर्मंकों इसका कारण बताया है। मैं चाहता हूँ कि आप 
अपने पत्रमे, जिसको लिखनेका आपने वादा किया है, इन सव प्रइनोंकी चर्चा करेंगे। 


हृदयसे आपका, 


मो० क० गांधी 
अग्रेजी पत्र (जी० एन० ३७६७) की फोटो-तकलसे । 
१२७. पत्र: मुहम्मद अलौको 
सैसून अस्पताल 
पूना 
५ मार्च, १९२४ 


प्यारे दोस्त और भाई, 

आपके दु.खमे मेरी पूरी सहानुभूति आपके साथ है। अमीनाकी बीमारीका दुखद 
ब्योरा हयातने मुझे लिखा है।' मैने अखबारमें भी पढा था कि आप सिन्धके खिलाफत 
सम्मेलनमें भाग नही ले सके। इसी वातसे जाहिर होता है कि वह कितनी बीमार 
है। ईश्वर हमारी परीक्षा कई तरहसे लेता है। वह जानना चाहता है कि उसका 
बन्दा जिन तकलीफोंसे बचा रहना चाहता है, वे अगर आ ही पड़े तो उस समय 
उसका क्‍या आचरण होगा। मै जानता हूँ कि परिणाम चाहे कुछ भी हो, आप इस 
परीक्षामें खरे उतरेगें। अमीनाकों मेरी ओरसे ढाढस बंधाये और कहे कि जिनका 
भगवानमें विश्वास है, उन्हें भगवान्‌ चाहे धरतीपर रखे चाहे उठा छे, दोनों स्थितियोमें 
उनका कल्याण है। मैं जानता हूँ कि आपकी बहादुर वीवी इस सकटकी घड़ीमे वही 
करेंगी जिसकी उनसे आशा की जाती है। 


१. अलीगढ़ राष्ट्रीय विश्वविद्यालय एच० एम० हयातने २८ फरवरीकों गांवीजीकों पत्र छिखा था। 
मुद्ृम्मद अलीकी बेटी अमीनाका स्वगैवास इसके एक मद्दीने बाद हुआ था । 


«रे 
रा । 


नी 


सम्पूर्ण गाधी वाहुमय 


मैने टर्कीफी विधान सभामे स्वीकृत खिलाफत प्रस्तावके! सम्बन्ध रायटरका 
विवरण पढ्ता है। मैं जानता हूँ कि इस फैसलेसे आपको गहरी बेदना और चिन्ता होगी, 
विश्ेपर रूपते इस समय जब आपका अधिकतर समय पारिवारिक दु.खमे बीत रहा 
है। किन्तु मैने हमेशा ही ऐसा माना है कि यद्यपि हर चीजका भविष्य ईश्वरके हाथमें 
है, फिर भो इस्छामका भविप्य भारतके मुसलमानोके हाथमे है। 
सदेव आपका, 
मो० क० गांधी 
[ अग्नेजीसे | 
अमृ॒तवाजार पत्रिका, ११-३-१९२३ 


१२८. पत्र : हैदराबादके निजञामकों 


पूता 
५ मार्च, १९२४ 
श्रीमन, 


मुझ आपका परी तारीखका बंद पत्र मिला जो आपके द्वारा बरार प्रान्तके 
मामदेस परस्मत्ेप्य ताइसरायकों छिखें गगरे पत्रके सम्बन्धम है। सर अछी इमामने 
मेहरवाती करके आपके पत्रवी नकलछके साथ अपने गइलती पत्रकी एक प्रति भी भेजी 
है। केक्नि में वीमारीके कारण उस जरूरी क्रागजकों पढ़ नहीं सका हूँ। अभी में 


सिर्फ उसी मामदोको देखे रहा हैँ जिनमें हमेशा मेरी विशेप दिलचस्पी रही है 


१. उससे खरोझाऊी परदच्युति और खिलाफतके उनन्‍्मूलनका समर्थन क्रिया गया था । अंकाराके 
लिए, भारतोव मुसल्मानेकि शिष्टमम्टड गौर खलीसझाओं प्रपत्र नहीं दिये गये थे। 

२, छगता हैं यह उम्र निरमक पप्स कीं पहुँच पाया 4; देखिए “पत्र: दैदराबादक निजामकों ”, 
ज-ई-२९० ४ ! 

3, इसमें सिजमने अन्य बलेकि अदाबा यह भी ल्खि' था कि मेंने वाइसरायकों एक सरकारी पत्र 
लिवा दे जप सारत मरमार्म माँग ऊँ है “कि वद बगर प्रान्त मुझे वपस दे दे . . . मैंने बरार प्रान्तके 
निवासिय ले वद्दा केय” है के यदि बरार हैदराबाद राम्यक्े अभिन्‍न अंगके रूपमें मेरो सरकारकी अधीनतामें 
भआ जायेगा तो में उनमे स्तयद शासन दे दूँगा |. , , में यह पत्र आपसे यह पूछनेके लिए लिख रहा 
हूँ कि समान्य तौरफ मनव-जातिकी आरश्राके अति सद'नुभूतिके व्यापक सिद्धान्तके आधारपर और 
उत्की दशा सुपारनझी टर्छम क्या अच्य मुझे मेरी मौजूदा कोशिशर्मे जो मदद दे सकते हैं, देंगे।” 
(एस ० एन० ८४२४) 

४. इसमें मर अडी इमाामने, जा निज्ञाामणी ओरसे उनके वकीलके रूपमें इस्लेंड गये थे, लिखा 
था; “४ बदे हमारे देशक एम गोद मालरों भी सच्चा और ठीक स्वायत्त शासन प्राप्त हो जाता है तो 
पूरे सारतनें सभी राइनेतिक दल जिम लक्ष्यम प्रेरित होकर काम कर रहे है, उसकी प्राप्तिका आरम्भ 


हो जग्गा! . . .इस प्रक्षला एक दूसरा पहल भी है; इससे पहछे किये गये एक बढ़े अन्यावक्ा निराकरण 
भी सम्नव होगा , . , |” (एस० एन० ८४२७) 


जेल-दशापर टिप्पणी २३१७ 


और जिनमे मेरे देशके लोग मुझसे मार्गदर्शनकी अपेक्षा करते है। इसलिए मेरा 


आपसे निवेदन है कि आप फिलहाल बरारके सवालहूपर ध्यान न दे .सकनेके लिए 
मुझे क्षमा करें। 


आपका विदश्वस्त मित्र, 


मो० क० गांधी 
अग्रेजी पत्र (एस० एन० ८४२८)की फोटो-नकलसे। 


१२९. पत्र-व्यवहारपर टिप्पणी 


इस पत्र-व्यवहारके परिणामस्वरूप सरकारने आखिरकार उल्लिखित भेटोके 

निषेघका कारण बता दिया। वह कहती है कि इन भेटोका निषेध जनहितकी दृष्टिसे 
किया गया था। परन्तु यदि मैं भविष्यमे विशेष व्यक्ति या व्यक्तियोसे मिलना चाहूंगा 
तो सुपरिटेडेटका कर्तव्य होगा कि वह सम्बन्धित नाम सरकारके पास भेज दे। मैं 
यह भी कह दूँ कि मुझसे मिलनेके इच्छुक उन सभी लोगोके नाम मेरे छूटतकी घड़ी 
तक मुझे सरकारके पास भेजने पड़ते थे। सरकारी वक्तव्यके बावजुद मेरे मामलेमे और 
उन लोगोके मामलछोमे, जो मेरे साथ उसी अहातेमें थे, सुपरिटेडेटको भेट को अनुमति 
देनेका कोई अधिकार नहीं था, जब कि उसे अन्य सभी कैदियोके मामछोमे यह 
अधिकार प्राप्त था। 

[ अग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, ६-२-१९२४ 


१३०. जेल-दशापर टिप्पणी" 


कुछ कारणोसे, जिनकी चर्चा में इस समय नहीं करना चाहता, मैं इस विषयमें 
अधिक पत्र-व्यवहार प्रकाशित करनेमे असमर्थ हूँ। किन्तु में यह कहना जरूर चाहता 
हैँ कि मुझे दो प्रमुख भूख-हड़तालियोसे जेल सुर्परिटेडेट और जेछोके इस्पेक्टर जनरलूकी 
मौजूदगीमें मिलनेकी इजाजत दे दी गई थी। इसका परिणाम यह हुआ कि श्री 
दास्ताने और श्री देव दोनों कैदियोने मेरे द्वारा पेश किया गया नैतिक तक पसन्द 
किया और अपना हरूम्बा उपवास तत्कार समाप्त कर दिया। सरकारने कोडे 
मारनेके कारणों और सम्बन्धित परिस्थितियोकी जाँच करनेके बाद निर्देश दे दिया कि 
जेंल अधिकारियोंपर कैदियोके हमला करने या इसी तरहके अन्य आचरणको छोड़- 


१. यह “पत्र: यरवदा जेलके सुपररिट्डेंटो” झीपमसे १६-४-१९२३ को प्रकाशित हुआ था। 
गांधीजी द्वारा जेल-अधिकारियोंकों भेजे गये अन्य पत्र तिथि-क्रमसे दिय गये हैं । 
२. यह “पत्र : यरवदा जेलके सुपरिटवेंटको /” २९-३-१९२३ शीपैकलसे प्रकाशित किया गया था । 


२३८ सम्पूर्ण गाबी वाइमय॑ 


कर पहलेसे सरकारकी इजाजत लिये बिना जेल सुपरिटेडेट कोड़े नहीं लगवायेगा। 
मैंने देखा है कि तत्कालीन सुपरिटेडेट मेजर ब्विट्वर्थ जोन्सके आचरणके सम्बन्धमे 
अनिरजित खबरें प्रकाशित की गई थी और उन्हें एक निर्देयी सुर्परिटेडेट तथा उनके 
आचरणको अमानवीय आचरण वताया गया था। मेरी रायमें कोडे लगानेकी उक्त 
सजा देना केवछ इस बातका सूचक हें कि सुपरिटेडेटने स्थितिकों न समझकर गरूत 
निर्गगय किया; और कुछ नहीं। मेजर जोन्स बहुत वार जल्दबाजी कर जाते थे, 
परन्तु जहांतक मुझे मालूम है उन्होंने हृदयहीनताका परिचय कभी नहीं दिया, बल्कि 
मैंने जिलता भी उन्हें देखा और जिन कैदियोके सम्पर्कमे में आया उनसे यही मालूम 
हुआ कि वे एक बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण सुपरिठेडट थे; वे हमेशा कंदियोकी बात 
सुननेकों तैयार रहते थे और जो भी अधीनस्थ कमेचारी किसी भी तरहसे उनके साथ 
बुरा बर्ताव करते, उनके विरुद्ध कडी कार्रवाईके छिए तैयार रहते थे। वे अपनी गलती 
सदा सात लेते थे। यह गुण एक अधिकारोम दुलेभ गुण है। साथ ही वे अनुशासन- 
प्रिय थे और एक जन्दवाज अनुज्ासनग्रिय व्यक्तिसि बहुधा गलती हो सकती है। 
सत्याग्रहियोक्ती कोड लगानेक्री दोनों घटनाएँ ऐसी ही गलतियाँ थी। वहाँ विवेक-दोष था, 
हृदब-दोीप नहीं। सच तो यह है कि अच्चाघुन्ध कोड़े रूग्रानेंका अधिकार जेल सुर्पारि- 
टेंडेंटकी दिया ही नहीं जाना चाहिए। वह अधिकार विलम्बसे वापस लिया गया। 
जेल प्रमामन और कोई लगानेकी इन घटनाओकी विस्तृत चर्चा हम किसी अगले 
अंकमे करेंगे। 
[ अग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ६-३-१५२४ 


१३१. जेलके विनियमोंपर टिप्पणी" 


गवनेर महोदयले अपने जेल-निरीक्षणके दौरान मुझसे आग्रहपुर्वके जानना चाहा 
था कि मुझे विद्यत्र वर्गके विपयमे कुछ कहना तो नहीं हैं, यह पत्र उसी सिलसिलेमें 
लिखा गया था। मैंने उनसे जो कहा उसका आशय यह था कि मेरी रायमे विशेष 
वर्ग विनियम दिखावा-मात्र हैं और सिर्फ जनताके दिलपर यह छाप डालनेके लिए 
बनाया गया था क्रि राजनंतिक वन्दियोकों उसके सामान्य जीवन-स्तरके अनुकूल 
आवश्यक सुविधाएँ देनेफा कुछ प्रबन्ध किया गया है। किन्तु गवर्नरने मुझसे अत्यन्त 
निशचयपूर्वक कहा कि कानूनन उन्हें ऐसा कोई भी अधिकार प्राप्त नही है जिससे 
वे सख्त सजा पाये हुए कै.देयोकों इस विद्येप वर्गके अन्तर्गत छा सके। और जब 
मैंने यह जानना चाहा कि उनकः इस कानूनकी पूरी जानकारी है या नहीं तो उन्होने 
कहा कि उन्हें इसका ठीक ज्ञान होना ही चाहिए, क्योकि वे विनियम स्वयं उन्होने 


२. यंग इंडियार्मे अपना १७५-८-२९२३का “पत्र: बम्बईके गवनेरकों” श्रकाशित करते हुए 
याष्रील्ीनि पह टिप्पणी दी थी । 


यरवदा जेलके सुर्पारिटेडेटको लिखें पत्रपर टिप्पणी २३९ 


ही बनाये थे। मुझे इस गवनेरकी उद्यमगीलतापर आइचर्य हुआ जो विनियम बनानेके 
समान छोटे-छोटे कामोपर भी ध्यान देता है। सामान्यत ऐसे काम कानूती अधि- 
कारियोपर छोड दिये जाते हैँ। यद्यपि प्रयोगमे न आनेसे मेरा कानून-सम्बन्धी ज्ञान 
कृण्ठित हो गया है, फिर भी गवनेरने जिस अधिकारपूर्ण ढगसे वात की उसके बावजूद 
में इस बातसे सहमत नहीं हो सका कि कानूनमे सरकारकों केवल सादी सजा पाये 
हुए कैदियोके वर्गीकरणका अधिकार दिया गया है, सख्त सजा पाये हुए कैदियोके वर्गी- 
करणका नही, और सरकारकों सजाएँ घटानेका भी कोई विशपाधिकार नहीं दिया गया 
है। इसीलिए उक्त पत्र लिखा गया था। इसका जवाब यह मिला कि कानूनके वारेमें 
गवनेर महोदयका खयाल गलत था और सरकारकों इसके लिए जरूरी अधिकार प्राप्त 
है। परन्तु यह वात मालूम हो जानेपर भी उन्होंने विनियमोमें इस तरहका कोई 
फेरफार करनेमें अपनी असमर्थता दिखाई जिसके अनुसार वह सभी राजनैतिक कैदियोपर, 
चाहे वे सादा कैदकी सजा पाये हुए हो या सख्त कैंदकी, छागू किया जा सके। 
इसलिए मुझे यह कदते हुए खेद होता है कि मेरा यह सन्देह कि विज्ेप-वर्ग विनियम 
केवल दिखावा-मात्र है, पक्का हो गया। 

[ अग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, ६-३-१९२४ 


१३२. यरवदा जेलके सुपरिटेंडेंटकोी लिखें पत्रपर टिप्पणी” 


पाठकोको सावधान रहना है कि वे इस पत्रका ऐसा कोई अथे न निकाल हें 
जो लेखकके मनमें था ही नहीं। पत्रमें उल्लिखित घटनाकी काफी चर्चा रही है और 
उसे लेकर काफी अटकल बाजियाँ हुई है। पत्र प्रकाशित करनेका मंशा उसे स्पष्ट 
करना ही है। कहा गया है कि मेरी हारकत फलोका त्याग कर देनेके कारण ही ज्यादा 
विगड़ गई थी, इसलिए यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि मैने फलोका त्याग श्री अब्दुल 
गनीकी प्रार्यताकों सुपर्रिटेंडट द्वारा अस्वीकार किये जानेके विरोधमे कदापि नहीं किया 
था। इसके अछावा विशेष वर्ग विनियमोके अनुसार श्री अब्दुल गनीकों यह अधिकार 
प्राप्त था कि वे फल या खानेकी दूसरी चीजे मेंगाना चाहें तो मेगा सकते हैँ। परन्तु 
श्री गनी, याज्ञिक और में इस निष्कर्पपर पहुँचे थे कि बाहरसे खानेकी चीजे मँगाना 
हमारे छिए ठीक नहीं होगा। इसलिए मेरे फलोके त्यागका जो परिणाम हुआ उसके 
लिए अधिकारियोंकों किसी तरह दोषी नहीं ठहराया जा सकता। सुपरिटेडेंट और 
जेलोके इन्स्पेक्टर जनरलने भी मुझसे आग्रह किया था कि मैं अपने फैसलेपर अमर 
न करूँ। उन्होंने मुझे सावधान किया था कि फल न लेनेसे स्वास्थ्य काफी बिगड़ 
सकता है, केकिन अपने मनकी जान्तिके विचारसे मैंनें यह जोखिम उठाना स्वीकार 
किया। और उस सारी गम्भीर बीमारीके वाद भी, जो मुझे भोगनी पड़ी है, मुझे 


१, यह टिप्पणी “पत्र: बरवदा णेलके सुपरिथढेथको ”, १२-११-१९२३ के साथ प्रकाशित की गई थी। 


2४० सम्पूर्ण गाघी वादुमय' 


अपने इस निर्णयके लिए खेद नहीं है। अपने भोजनमे परिवर्ततकी माँग करनेके लिए 
पाठक किसी भी रूपमें श्री अब्दुल गनीकों भी दोष न दे। उन्होने मुझसे अच्छी तरह 
सलाह-मशविरा करनेके बाद यह माँग की थी ओर मैं यह नहीं जानता था कि 
विनियमोके अनुसार सुपरिटेडटकों परिवर्तित भोजन देनेकी छूट नहीं है, इसलिए मैने 
भोजनमें परिवर्तत करनेके विचारका अनुमोदन किया था। ऐसा सोचनेकी भूल मुझसे 
हुई क्योकि जैसा पत्रमे कहा गया है, श्री याज्ञिक तथा अन्य साथी कंदियोको पूव्ंवर्ती 
सुर्पास्टेडिटनें समय-समयपर अपने भोजनम परिवरतेंवकी अनुमति दे दी थी। जब श्री 
अब्दुल गतीकी माँग ना मजूर किये जानेपर मैने फल छोडनेका फैसला किया तो उन्होने 
मुझे रोकनेकी पूरी कोशिण की, परन्तु मेरा इस प्रयोगको तबतक छोडना सम्भव 
नहीं था जबतक मुझे यह वात बिलकुल स्पष्ट मालूम न हो जाती कि मेरे स्वास्थ्यके 
लिए फल जरूरी हैं या नहीं। 

[»ग्रेजीसे 

यंग इंडिया, ६-३-१९२४ 


१३३. सन्देश : दिल्‍ली प्रान्तीय राजनंतिक सम्मेलनको" 


[ पूना 
७ मार्च, १९२४ या उसके पूर्व ] 


आपके इस सम्मेलनके सासने इस समय सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य हिन्दू- 
मुस्लिम एकता स्थापित करनेंका है। यदि यह सुननेकों मिले कि सम्सेलनके हिन्दू 
और मुसल्मान सदस्योने ईर्वरकों साक्षी मानकर निरचय किया है कि वे कभी एक 
दूसरेपर अविश्वास नहीं करेंगे वरन्‌ एक दूसरेके लिए प्राण देनेको तैयार रहेंगे, तो 
इस समाचारसे मेरे व्यथित हृदयकों सान्त्वना मिलेगी। ईह्वर आप सवका उचित 
मार्यदर्शन करें। 


अग्रेजी प्रति (एसम० एन० १०३६६) की माइक्रोफिल्मसे । 


१, अीया दिल्‍ली प्रान्तोष राजनेतिक सम्मेलन ७ और ८ मार्च, १९२४ को श्री भासफ अलीकी 
अब्यक्षताम मेरठमें हुआ या । 


१३४. पत्र : महादेव देसाईको 


भाईश्री महादेव 

क्ृपण्णदासके नाम लिखें गये तुम्हारे पत्रकों पढ़कर मझसे पत्र लिखें बिना नहीं 
रहा गया, तुम्हारी शिकायत अब्दश सच्ची है। तुमने जो प्रश्न उठाये है वे मेर 
सनमे भी उठ थे, किलतु बरीर अश्क्‍्त था इसलिए में कुछ शव्रिक नहीं कर सका। 
अन्तिम समय तैयारी करनेसे में स्वभावत कोई निर्देश भी नहीं दे सका। मुझे छाल 
और हरी रेखाओके सम्बन्धमे तुम्हे निर्देश देनेकी आवश्यकता थी। यही बान सख्याओंके 
सम्बन्ध भी है। सख्याएँ दो बार बदली गई, इसलिए तुमने ८,६२० और ८२७ दो 
सख्याएँ देखी होगी। सब्या ८६२२ है अयवा कोई दूसरी है यह में भूल गया हूँ। 

देवदास मेहनती है, किल्नु पत्र डिखनेमे सुस्त है। में ऐसा मानता हूँ कि जिसकी 
डिखावट अच्छी नहीं होता वह पत्र लिखनेमें सुस्ती करता हीं है। पपरारेलाल अपने 
विचारोमे खोया रहता हैं और उसमें उत्माहका अनाव है। कृष्णदास अन्नी नया जैसा 
है और घबराहटमें उससे जल्दी करनंका कोई काम नहीं कराया जा सकता। इस 
स्थितिमे तुम्हे वहाँकी हालतके सम्बन्ध जो असन्तोष हो उसे सद्ना ही होगा। 

में मोतीलालजीसे हुई अपनी बातचोतका सार तो तुम्हें बता ही दूँ। वे अपने 
कौंसिल-प्रवेश सम्बन्धी विचारपर दृढ रहें, किन्तु मुझे अपने इस विचारके पक्षमे नहीं 
क्र सके। में भी उन्हें अपने विचारसे सहमत नहीं कर सक्रा। वे, हकीमर्जा और अन्य 
लोग इस महीनेके अन्तिम सप्ताहमे मुझसे मिलनेके लिए यहाँ फिर आबेगे। इस समय 
यहाँ सिख नेता सलाह करनेक्े छिए आये हुए है। मेरी उनसे बातचीत हो रही हे । 
जब यह वानचीत मसमाप्त हो जायेगी तब में तुम्हे उसके पस्णिमकी सूचना दंगा। 
एण्ड्यज तो यही हैं। जयरामदास, राजगोपालाचारी और झकरलाल भी बद्ठी हैँ। जय- 
रामदासकों आये हुए तो दस दिन हो रहे हें। में ज्ञायद गनिवारकों जूह जाऊंगा, 
किन्तु यह अभी पक्का नहीं है। यह घावकी स्थितिपर निर्भर है। मेरे पत्रोक कोई 
अश अखबारमे मत छापना। जहाँवक मेरा खयाल है में तुम्हे सप्ताहमे एक बार 
तो पत्र ल्खूंगा ही। 

अब “यग इड़िया में छायनेंके छिए जेल-अनुभव सम्बन्धी पत्र तो नहीं रहे। 
कह नहीं सकता क्रि अपने [ जेलके | अनुभव अब कब लिख सकूँगा। 


१, यद पत्र १० मां, १९२४ को मद्ददेव देसाईकों प्राप्त हुआ था । गांधीजी ११ माचेकों वम्बई 
पहुँचे ये; इसके पहछे शनिवार ८ माचेकों पढ़ा था; अतः यद पत्र ८ माचेके पूवे लिखा गया होगा । 

२, ये छोग गांधीजीसे दुबारा २९ मार्चक्रों मिझे थे । मोतीहाल नेहरू और अन्य स्वराज्यवादी 
नेताओंसे गांधीजीकी बातचीत कई दिनतक चली थी । 


२३-६६ 


२४२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


मणि कैसी है? उससे कहें कि यदि वह वीमार ही रहेगी तो मुझे उसे पत्र 
लिखनेका कप्ट उठाना ही पड़ेगा। यदि वह मुझे इस कष्टसे बचाना चाहती है तो 
उसे तुरन्त स्वस्थ हो जाना चाहिए। 


बापूके आशीर्वाद 


मूल गुजराती पत्र (एस० एन० ८४४३) की फोटो-नकलसे। 


१३५. पत्र: मगनलाल गांधीको 
शनिवार [८ मार्च, १९२४ | 


खलि० मगनछाल, 

तुम्हारे पत्रका एक अथ मुझे चिन्तित करता है। तुमने लिखा है कि चोरोके 
उपद्रतोके कारण तुम्हें रानकों अर्थ-जाग्रत रहना पड़ता है। यह स्थिति कबतक चले 
सकती है? यदि कोई अच्छा चौंकीदार न मिले तो हमें आपसमें ही बारी बाँधकर 
पहेरा देना चाहिए। किलु इससे भी जरूरी वात तो यह है कि हम गहने 
सर्रथा त्याग दें। आश्रम अथवा शालछामे किसीके पास एक रक्ती भी सोना अथवा 
थोड़ी-सी भी चादी नहीं रहेनी चाहिए। हनुमत्त रावका' पत्र दो-तीन दिन पहले आया 
था; उसे पढ़कर में चकित रह गया। उनकी पत्नीके ऊपर जो बीती वह तुम्हे 
मालूम हैं क्या” इसके साथ में पत्र भेजता हैँ, उसे पढ़ लेता। यदि ऐसी ही घटना 
आश्रममें भी हो तो कोई आवचर्मकी बात नहीं। कानोके गहनोकी तो कोई जरूरत ही 
नहीं है। द्ाबमे पहननेके लिए बहुत सुन्दर शखके चूड़े मिलते है। अन्य प्रकारका 
परिग्रह भी जहातक हो सके कम कर देना चाहिए और निर्भये होकर रहना चाहिए। 
यदि चोर इनकी भी चोरी करे, तो इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। आसपासके 
गाँवोके छोगोसे भी इस सम्पन्धमे कहता चाहिए। ऐसा तो तुमने किया ही है। उनको 
फिर कहनेकी जरूरत जाने पड़े तो कहना। पहसा देना, परिग्रह कम करना और 
गाँवोकी मार्फते चोटोसे चोरी न करनेक्रो कहना ---ये तीनो उपाय एक साथ काममे 
लाये जाने चाहिए । 

जूहमे राबाक्नी सल्वीवतका समाचार देना। मेरा विचार यह है कि यदि जूहकी 
जखूवायु अनुकुछ छगे आर राधा यात्राक्रा कप्ठ सह सके तो उसे वहाँ वृढा हूँ। 
रामदासका मन बहुत अव्यवस्थवित है। वह बहुत दु खी हे। उसे अपना आश्रय देना। 
दु खकी चर्चा किये बिना उससे सहानुभूति दिखाना। सुरेन्द्रकों अथवा जिस किसीकों 


५० किये जा» 


अवकाश हो उसे उसके साथ रहनेके छिए कहना। यदि वह कार्य वहाँ न आये तो 


१, गांवीनीं जुहू मंगलवार ११ माचकों पहुँचे थे । उससे पहछे शनिवार ८ माचकों था । 
२. मैसूरक कांग्रेसी नेता । 
3. भगनकालकी पुत्री । 


अकालियोको सलाह २४३ 


उसे बुला छेना। यह तो मैने एक सुझावके रूपमे कहा, स्थितिकों देखते हुए जो-कुछ 
हो सके वह करना। 
में सम्भवत मग्रलवारकों जुहु पहुँचुूँगा। अभी घावसे कुछ रक्‍न बहता है। 


बापूके आशीर्वाद 


मूल गुजराती पत्र (सी० इब्ल्यू० ६०४२)से। 
सोजन्य : राधावहन चौवरी। 


१३६. पत्र; मगनलाल गांधीकों 


[८ मार्च, १९२४के पदचात्‌ |' 
चि० मगनलाल, 
१. यदि तुमने कुत्तोके सम्बन्धमे ' महाजन को अभीतक पत्र ले लिखा हो, तो लिख 
देना । 
२. चोरियाँ रोकनेके सम्बच्धम चौकीदारोंसे सलाह करना। 
आसपासके गॉाँवोमगे क्रिसीकों भेजनेके सम्बन्ध विचार करना। 
४ जैसे प्रार्थनामं आना अनिवार्य है वैसे ही १०-४५ बजे भोजनके लिए आना 
अनिवाये मानना। 


नं 


बापू 
मूल गुजराती पत्र (सी० इव्ल्यू० ६०४३) से । 
सौजन्य राधावहन चौबरी 


१३७. अकालियोंको सलाह 


[९ मार्च, १९२४ [* 
१ मेरी रायमे पूरे अकाली आन्दोलनकी सफल समाप्तिके लिए यह बात नितान्त 


आवश्यक है कि अकाली अपनी न्यूनतम मॉगकी साफ-साफ घोषणा कर दें। ऐसा 
करनेपर ही सव लोगोकी और सहानुभूति प्राप्त होगी। और सो भी तव जब 


कक 


१, गांधीनीने मगनछालको ८ माच, १९२४ को छिखे गये पत्रमें कुछ मुद्दे उठाये थे । यह पत्र 
सम्भवत: उनकी याद दिलानेके लिए उसके बाद कभी छिखा गया था । 

२, पिजरापोलके व्यवस्थापक । 

३. सरदार मगछसिहक नेतृलमें एक शिष्ट मण्डलछने पूनामें गांधीजीसे एक सप्ताहतक बातचीत की थी। 

४. साथन-सूत्रंक अन्तिम अनुच्छेदपर यही तारीख पढ़ी है। वास्तवमें यह अनुच्छेद भगछे श्ीषकरमे 
गाया है | जान पढ़ता है दोनों शीषक एक ही दिन लिखे गये थे । 


श्ड४ट सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


उनकी ये कमसे-क्रम माँग न्‍्यायोचित और विवेकसम्मत हो--इस अर्थमें कि वह 
साधारण वुद्धिवाले, धर्म-भीढ छोगोको ठीक जेंचे। इसलिए ऐसा कह देना काफी 
नहीं है कि अमृक माँग धार्मिक माँग है। किसी भी धामिक माँगका बुद्धिको जेंचना 
आवश्यक है। 

अहिसात्मक आन्दोलनमे जो न्यूनतम माँग है वही अधिकतम भी है, जैसे दुर्जेय 
कठिनाइयाँ सामने आनेपर भी न्यूनतम माँगमे कमी नहीं की जा सकती, ठीक उसी 
प्रकार अनुकूल वातारण पाकर उसमे कुछ वृद्धि भी नहीं की जा सकती। 

यह निष्कर्ष इस तथ्यसे निकछता है कि अहिंसामे सत्यका समावेश होता है 
ओर सत्यमं अवसरवादिताकी गुजाइज नहीं होती। 

२ इसलिए शि० गु० प्र० समितिके लिए गुरुद्वारा आन्दोलतके सभी फलि- 
नाथाँक़ों स्पष्ट कर देना आवश्यक है, अर्थात्‌ उसे बता देना चाहिए कि वह किन 
गुरुद़रोकों ऐतिहासिक मानती है अथवा कौनसे गुरुद्धवारे आन्दोलनके अन्तर्गत आते 
है, जिनपर अधिकार किये बिना एक सच्चा धर्मनिष्ठ अकाली चैनसे नहीं बैठ सकता। 
दूसरी बात यह हैं कि इस समय गगसर गुरुद्वारेमे अख़ण्ड पाठका जो आन्दोलन 
चल रहा है उसका ठीक अभिप्राय क्‍या है? 

तीसरी वात यह है कि नाभाके महाराजसे जबरदस्ती राज्य-त्याग करवाने अथवा 
उनके स्वय गद्ी छोडनेंके सम्बन्ध आन्दोलनका असली स्वरूप क्‍या है। 

३ मेरी रायमे गुरुद्वारोके सिलसिलेमे स्वत्व-सम्बन्धी विवादकी प्रक्रिया इस प्रकार 
होनी चाहिए (१) वह मौजूदा अदालतोंमें ले जाये बिना या उनके हस्तक्षेपकरे विना 
निष्पक्ष गैर-सरकारी पच द्वारा तय कराया जायें, (२) जहाँ विपक्षी दल तक या 
पच-नि्गयक्रे प्रस्तावकों स्वीकार करनेसे इनकार कर दे वहाँ सत्याग्रह द्वारा; अर्थात्‌ 
शि० गु० प्र० समिति द्वारा अपने स्वामित्वके अधिकारका अहिसात्मक ढगसे आग्रह 
रखना। यह तरीका आदिसे अन्नतक पूर्णतया अहिसात्मक रहे इसके लिए इतना ही 
काफी नहीं है कि इसमें सक्रिव हिंसा ने हो, वल्कि यह जरूरी हे कि इसमें शक्तिका 
तनिक भी प्रदर्शन न किया जाये। 

इसका अर्य है कि जि० गु० प्र० समितिके स्वत्वका दावा करनेक्े छिए बहुनसे 
लोगोंकी नियुवत्न नहीं क्रिया जा सकता, बल्कि एक या ज्यादासे-ज्यादा दो आदमी 
जिनकी सचाई, आत्मिक झक्िति और नम्नता असदिस्वथ हो, इस स्वत्वका दावा करनेके 
लिए चुत्े जा सकते हैं। हो सकता है कि इसके परिणाम-स्वरूप इन नेताओकों अयनी 
बलि देती पढ़ें। मेरी दृढ़ धारगा है कि उसी क्षणसे समितिका स्वत्व सुनिश्चित हो 
जायेगा, छेकित ऐसा भी हो सकता है कि उनका बलिदान कुछ दिनोके लिए टलछ 
जाये और इस बीच सम्नव है, उन्हे छोटे-मोट कप्ट, भगकर मार-पीट या कैद आदि 
भुगतनी पड़े। उस हाछतमें और ऐसे हर मामलेमें जबतक वास्तविक नियन्त्रण नहीं 


१. जेतोके मिक्रट गगपर गुददारेमें भक्‍तूबर १९२३ से भद्धण्ठ पाठ चल रहा था । वहां प्रतिदिन 
२७ सिद्ोड्ा एक जन्वा ग्रंथ साहबका पाठ करनेके लिए भेजा जाता था चिसे तुस्त गिरफ्तार कर 
छिया जाता था । 


अकालियोंको सलाह २४५ 


प्राप्य होता तबतके समितिक्रा अधिकार जतानेके लिए भकतोकी कतार इकहरी या 
दोहरी, गुरुद्वारा जाती ही रहे। मेरा इस बातकी ओर इतिंग करना आवश्यक नहीं 
है कि यदि मौजूदा अधिकारी पचमे निर्णय करवाना स्वीकार कर के तो समितिको 
चाहिए कि बढ़ उक्त प्रस्ताव स्वीकार करनेके छिए हमेशा तैयार रहे। उस सूुरतमें 
सत्पाग्रह द्वारा स्यत्त जाहिर करनेकी बात ही नहीं बचती। यह तो कहतेकी जरूरत 
ही नहीं कि ऐसी हाठसमें अदि कुछ भक्त लोग समितिक्े उद्देश्यकी पूतिका प्रयत्न 
करते हुए जेल भेज दिये गये हा, तो वे पच-निर्मयक्ते प्रस्तावकी स्वीक्ृतिकें साथ-ही- 
साथ रिहा कर दिये जाये। 
नाभा 

नाभा राज्यके सम्बन्त्से स्थिनि जैसी मुझे माड्म हुई हे और जैसी झि० गु० 

प्र० समिति द्वारा भेजे गये अकाली मित्रोने कताई है, वह इस प्रकार हे 


१ शि० गु० प्र० समितिका विचार है कि महाराजकों गही त्यागनेके छिए 
मजबूर किया गया है। ऐसा करनेका कोई ओचित्य नहीं है और समिति यह सिद्ध 
कर सकती है कि वाइसरायने अस्पष्ट रूपसे जिन आरोपोका उल्लेख किया है, उनके 
कारण या किन्हीं अन्य ऐसे आरोपोके कारण जिनसे ऐसे अत्युग्र दण्डका औचित्य सिद्ध 
होता है, महाराज पद्वत्यागकें लिए मजबूर नहीं किये गये हैँ, वरन्‌ कई मौकोपर 
दिखाई गई अपनी लोक-सेवाकी भावना और अकालियोके हितके प्रति अपनी सक्रिय 
सहानुभूतिके कारण वे गहीका त्याग करनेके छिए मजबूर किये गये है। समिति एक ऐसे 
योग्य अधिकारी द्वारा मामलछेकी पूरी और निष्पक्ष जाँचकी माँग करती है, जिसके सामने 
शि० गु० प्र० समितिको सबूत देनेका अधिकार हो और जिसके निष्कर्पोति समितिका 
समाधान हो जायेगा। कहा गया है कि सरकारने कुछ ऐसे आरोपोको जो उसकी 
रायमे बहुत ही अपयश्षजनक थे, दवा दिया और इसका लिहाज करने हुए महाराजने 
स्वेच्छापूर्वक पदत्याग कर दिया था। यदि इस कबनके प्रमाणस्वरूप महाराजके खुदके 
लिखे कागज प्रस्तुत किये जा सकते हो तो समितिके पास स्वभावत आगे कुछ 

कहनेकोी न होगा। और यह कथन सरकारके किसी प्रच्छन्न दवावके बिना, महाराजका 
हालमें लिखा होना चाहिए। समिति फिलहाल कोई सीधी कारंवाई नहीं कर सकती। 
साथ ही यह कहना मृनासित्र ही है कि यदि पूरा न्याय प्राप्त करनेके उद्देशयसे निष्पक्ष 
जाँच करानेके सभी प्रयत्न असफल हो जाये, और इसके बाद जब समिति अपनी 
जानकारीके अनुसार जितने भी तथ्य हैं वे जननाके सामने पेश कर चुके और 
जनता उनपर विचार कर ले तथा जनमत पूरी तरह तैयार हो जाये तो समिति इसे 
अपने सम्मान और प्रतिप्ठाका सवार मानकर, अनिच्छापूर्वक, पर सीधवी कार्रवाई 
करनेके लिए मजबूर हो जायेगी। फिर भी समिति नाभाके सम्वन्धर्में अपनी स्थिति 
स्पष्ट करनेके लिए जो भी ज्ञापन निकाछेगी उसमें सीधी कारेवाईका कोई उल्लेख 
नही किया जायेंगा। 

उपर्युक्त स्थितिमे मुझे कुछ भी आपत्तिजनक प्रतीत नहीं होता और में इसका 
हादिक अनुमोदत्त करता हूँ। 


२४६ सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 
शहीदी जत्या 


जो जत्या इस समय जेतो जा रहा है यदि में उसकी रवानगीसे पहले अकाली 
मित्रोसे मिल छेता, तो उन्हें जो-कुछ कहना था उस सवको सुन लेनेके बाद भी से 
अपनी इसी सलाहपर कायम रहता कि स्थितिको तोले और उसपर पूरी तरह सोच- 
विचार किये विता जत्थेकों भेजना नहीं चाहिए। उक्त सज्जनोकों मुझसे मिलने 
आनेम जो देर हुई उसका दोप में किसीपर डालना नहीं चाहता और यदि किसीको 
दोष देता ही हो तो वह मुझको ही दिया जाना चाहिए, क्‍योंकि मैने अपने सन्देशका 
पूरा पाठ एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिको देनेके साथ-साथ उसे तार द्वारा जि० गु० प्र० 
समभितिकों भेजनेकी सावधानी नहीं बरती। में इस गलतफहमीसे था कि निजी तारोसे 
अखबारोके तार पहले भेजें जाते हैं। इसक्छिए एसोसिएटेड प्रेसका तार समितिके पास 
जल्दी पहुँचेगा। में सार्वजनि धन बचानेकी चिन्तामे एक गलती कर वैठा। यदि मै 
पंजाब जा सकता और स्थितिको अपनी आँखोसे देख सकता तो जत्थेके अपने गन्तव्य 
स्थानके समीप पहुँच जानेपर भी मै उसे वापस बुल्य केनेकी सलाह देनेमे न झिझकता, 
ताकि हम स्थितिकों तोल सकें और ऐसे कदम उठा सके जो मेरे विचारानुसार आगे 
सीची कारंवाई करतेसें पहले उठाने जरूरी है। परन्तु में बीमारीकी हालतमे विस्तरेमे 
पड़ा-पड़ा वापसीकी सलाह देनेंकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मैं यह भार उन मित्रो- 
पर भी नहीं डाल सकता जो गुर्द्वारेके मामलेस मुझसे वातचीत करने आये हैं। 
इसलिए ऐसी परिस्थितिम मेरा खयाल है कि जत्थेकों अपने गन्तव्य स्थानकी तरफ 
बढने देना ही उचित होगा। मुझे मालूम हुआ है कि प्रशसकोकी भीड या अन्य लोगोंको 
जत्थेके पीछे न आने देने या उसके साथ-साथ न चलने देनेकी पूरी सतर्कता वरती 
गई है। मुझे यह भी माहूम हुआ है कि जत्थेकों गम्भीरसे-गम्भीर उत्तेजनाके बाव- 
जद पुरी तरह अहिसात्मक रुख अपनाने और क्रायम रखनेकी कड़ी हिंदायते दे दी गई 
है। यह सत्र तो ठीक ही हुआ। 

लेकिन मुझे यह भी मालूम हुआ है कि जत्थेमें दामिक लछोगोको यह निर्देश 
दिया गया है कि यदि राज्यकी सीमासे निकल जानेंका आदेश मिले तो वे उसका 
उल्देवन करें और यह निर्देश भी दिया गया है कि वे राज्यके सैनिकोके सामने एक 
दूसरेका हाथ पकड़कर ठोस दीवारकी तरह खड़ें हो जाये और उनपर जो गोलियाँ 
चलाई जायें उन्हें अदम्य साहस और निष्ठासे अपने ऊपर झेले। इसके पीछे विचार 
यह है कि अब छोटे-मो्टे ऊप्ठोंकों ने सहा जाये और बरछात्‌ निर्वासनकी यातनाकों 
वडाया न जावे, बल्कि जत्वेका प्रत्येक सदस्य किसी प्रकारका प्रतिरोध किये विना 
अपनी जयहपर झान्त भावसे प्राण त्याककर इस यातनाका अन्त करे। यह योजना 
बहुत ही ऊंची और साहसपूर्ण भावतासे बनाई गई है। योजना बनानेवालों और 
जिसपर इसके कार्यान्वित किये जानेका दायित्व है उन दोनोंकी बहादुरीपर शंका नही 
की जा सकती और यदि नाभाक्रे अधिकारी जन्येपर तवतक गोलियाँ वरसानेकी 
मू्खेता करें जबतक कि उसका एक-एक सदस्य अपनी जगहपर ढेर न हो जाये, तो 
इससे निश्चय ही सारी मानव-जाति चक्तित हो जायेगी, समार रोमाचित हो उठेगा 


अकालियोंको सलाह २४७ 


और इस अतुलतीय वीरताकी सत्र प्रमसा होगी। लेकिन मुझे खेदपूर्वक कहना पड़ेगा 
कि इतिहास इसे अहिसापूर्णे कार्य नहीं मानव सकता। यह प्रस्तावित कार्रवाई संविनय 
अवना कही जा सकती है, परन्तु वास्तवमे यह सविनय अवज्ञा होगी नहीं, क्योकि 
सविनय अवज्ा उन आदेशोक्रा पूरी तरह पालन करना है, जो एक सत्याग्रहीकों उन 
प्राथमिक आदेशोके उल्लधनके दण्डस्वरूप दिये जाते है और जिनका पालन वह अपनी 
अन्तरात्माके विरुद्ध मानता है। परन्तु अवजा सविनव तभी कहीं जा सकती हे जब 
छोटे या बड़े सभी आदेशोका पालन पूरी तरह किया जाये जबकि बड़े दण्डोकों 
आमन्वरित करतेके लिए छोटे आदेशोकी अवहेलनता सविनय नहीं बल्कि उदण्डतापूर्ण है, 
और इसकछिए हिसापूर्ण है। सत्याग्रहीका इस बातमें जीवन्स विश्वास होता चाहिए 
कि कष्ट-सहन और थघैय्येक्री भावनासे अन्तमे सफलता प्राप्त होकर ही रहेगी। इसलिए 
असीम घैर्य तो उसका विशिष्ट चिह्न माना ही जायेगा। 

अब हम यह सिद्धाल इस प्रस्तावित कदमपर लागू करके देखे। गोलियां वरनानेके 
लिए प्रेरित करने के उद्देश्यसे निर्वासन या कारावासके आदेशकों न माननेका अर्थ सध्य- 
वर्ती दण्डो, तिल-तिकू कप्ठो और हम्बें सघर्षफी सम्भावनाओंसे वचनेंकी कोशिश करना 
है। ऐसी कोधिणकी सविनय अवज्ञाम गुजाइश नहीं है, इससे तो विरोधियोकों यह 
बहाना मिल जायेगा कि वे अहिसात्मक नहीं है। स्वाभाविक कार्यविधि यह होगी 
कि निर्वासनकी आज्ाका, जब उसके साथ गरीर-वलका प्रयोग भी हो, फिर चाहे वह 
कितना ही कम क्‍यों न हो, पालन किया जाये। इसलिए बद्वि कोई कम उम्र युवक 
भी जिसे उचित अधिकार प्राप्त हो, निर्वासनकी आज्ञापर अमल करानेके लिए आये 
तो ५०० लोग नम्रतापूर्वक और प्रसन्नतापू्वक उस छोटे निर्वासन अधिकारीके साथ 
राज्यसे निकहू जानेंके लिए कत्तंव्यवद्ध होंगे और सम्भव है कि वे ५०० लोग अपनी 
वीरतापूर्ण सहनशीलतासे उसे अथना मित्र बना छे। ये ५०० लोग एक बार सींमासे 
बाहर कर दिये जानेपर वापस लौटनेके और उसी तरहके बरताव या उससे भी बुरे 
बरतावके हकदार हैं। नम्नतापूर्वक कप्ट-सहन करनेके पीछे ऐसा विचार है कि उससे 
अन्तमें कठोरसे-कठोर हृदय भी पिघले बिना नहीं रहेगा। इसके अतिरिक्त इससे 
अवज्ञामें सक्रिय या निष्किय हिसाका लेश भी नहीं बच रहता। 

मैं इस प्रस्तावित कदमका और भी विहकेपण करना चाहता हूँ। पूरे जत्थेके 
लोग एक दूसरेका हाथ पकड़कर खड़े हो, इसका अर्थ यदि निष्किय हिंसा नहीं है तो 
और क्‍या? यह स्पष्ट है कि ऐसी मजबूत पक्तिकों एक आदमी नहीं तोड़ सकता, 
जब कि अहिंसाके सिद्धान्तमे यह वात पहले ही मान छी गई है कि प्रतिपक्षीका हिंसा- 
पूर्ण कदम २०,००० अहिसक मनुप्योकों भी पीछे हठानेके छिए काफी हो सकता है। 

इसलिए यदि समिति अहिसाके सभी कछब्तार्थोकों स्वीकार करती है, तो मेरी यह 
निश्चित राय है कि अधिकारियोंसे टक्कर होनेपर जत्थेकों कार्य करनेके जो निर्देश 
दिये जा चुके है उनमें मैंने जो-कुछ ऊपर कहा है उसके अनुसार फेरफार कर दिया 
जाये । उस हालतमें इन दो बातोमे से कोई एक बात हो सकती है, ये ५०० छोग 
या तो निर्वासित कर दिये जायेगे या गिरफ्तार हो जायेगे । लेकिन दोनों ही हालतोंमे 


२४८ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


हमारी ओरसे कार्रवाई अवध्य हो पूरों तरह नम्नतायुक्ता रहेगी। मैं इस तरीकेको 
अयनातेने डोनेब्रालो कठिताइयोक्रों जानता हूँ। अधिकारी हमे थकानेके लिए अपनी 
छल-उद्य भरी चाले निरन्तर जारी रख सकते हैं। रेकिन यदि हमारा यह दावा हो 
कि हम समस्टिरझपने थक्कर बैंठनेवाले लोग नहीं है तो यह कठिनाई जाती रहती 
। चँक्ि अहिसा ईब्वस्मे अडिग विव्वास और छुद्ध अच्छाईके आग्रहपर निर्भर 
करनी है, अत उसमे पराजित होने था थकनेकी कोई बात ही नहीं होती। जिस 
योजनाक, समझाव मैने दिया है, यदि वह अयनाई जाये तो कितने ही छोग किसी भी 
समय राज्यमे जा सक्तो है। इसे कार्यरूप देनेपर हम देखेगे कि कोई भी सत्ता ऐसे 
ददनिव्चयी छोगोके साथ अधिक समयतक हरगिज खिलवाड नहीं कर सकती। जो 
जत्था जा रहा ह उसके वारेमें अती इतना ही काफी है। वर्नमान पैतरेवाजी समाप्त 
जानेपर मैं पूरी स्थितिपर पुनविचार करनेकी राय दुँगा। जहॉतक में जानता हू 
अखण पाठ आन्दोलनका उद्देग्य यह है कि सिख समाजके इस स्थानपर अखण्ड पाठ 
करनेके अधिकारपर जोर दिया जाये जो . . * को रोका गया था और उस हकका 
क्रायम रखनेके लिए जितनी वार भी समाज जरूरी समझें अखण्ड पाठ करें। अधि- 
कारी कहते है कि उनका उद्देश्य अखण्ड पाठकी रोकना नहीं है, किल्‍्तु वे उसकी 
आइसे बाहरसे वहल बड़ी संख्यामें ऐसे सिखोकों इकट्ठा नहीं होने देंगे, जो महाराजा 
ताभाके वारेमे खुला या गुप्त प्रचार करे और इस तरह राज्यमे उत्तेजना पैदा करे 
और उसे कायम रुखें। इस आपत्तिका जवाब देनेके छिए में समितिकों सलाह देना 
चाहता है कि वह यथासम्भव स्पष्ट चब्दोंमे यह घोषणा करे कि जत्था भेजनेका 
उर्देब्य केवल उपर्यकत अधिकारका उपयोग करना है और अख्ण्ड पाठकी आइमें 
ताभा राज्यमें राजनैतिक प्रचार करनेकी उसकी कोई इच्छा नहीं है, किन्तु साथ ही 
समिति महाराजा नाभाके हकोपर जोर न देने और नाभाके सवालपर आन्दोलन न 
करनेके लिए किसी भी प्रकार वँधी हुई नहीं है। लेकिन वह आन्दोलन उसके अपने 
औचित्यके आधारपर चलाया जायेगा और अख़ण्ड पाठके मामलेसे उसका कोई 
सर श रु नहीं होगा। उस हालतमे समिति २५ लोगोका जत्था भेजना स्वीकार कर 
लेगी. किन्तु यह हरगिज नहीं सानेगी कि झासनको जत्थेके लोगोकी सख्या सीमित 
कृर्नेका कोई अधिकार है। यह केवल उसका स्वेच्छापूर्वक किया गया काम होगा 
और सनन्‍्देह्र दूर करनेके खयाछसे ही किया जायेगा। 
परन्तु यदि मेरी राय मानी जाये तो फिलहाल कोई जत्था नहीं भेजा जाना 
चाहिए बल्कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा राज्यके अधिकारियोसे इस दुष्टिसे बातचीत 
की जानी चाहिशह कि गलतफहमी दूर हो और बातचीतका बन्द रास्ता खले। 
यदि तदनसार फिलहाल ५०० का जन्था भेजना मल्तवी कर दिया जाये और ऊपर 


१, साथन-सूत्रम तारोंब नहीं दो गईं। यह तारीख २१ फरवरी, १९२४ हों सकतो है। देखिए 
“ खुली चिद्ठी " अकाल्थिक नाम”, २०-२-१९२४। 

२. साथन-यूत्रम इस गनुच्छेदक साथ दो पार-टिप्पणियों हैं: १. “सत्य और अद्दिसा ”, और २, “ पण्डित 
माखिवीदस निवेदन? । 


अकाडियोको सलाह २४९ 


बताये गये ढगसे घोषणा कर दी जाये तो उससे किसी अन्य व्यक्तिके लिए अधि 
कारियोसे गतिरोध दूर करनेकी दृष्टिसे बातचीत करनेका रास्ता खुल जायेगा। 


ग्रुद्दारा सुधार आन्दोलन 


गुरुद्रा आन्दोलनके सम्बन्ध मुझसे यह पूछा गया है कि पूर्वोकत टिप्पणियां 
सक्षेपते बताई गई सीधी कार्रवाईसे पहले कौन-सा क्या तरीका अपनाया जाना 
चाहिए। पहली बात तो यद्द है कि गुरुद्वारोके प्रवन्धकी अवस्था उदाहरणाथ उनमे 
रहनेवालों का विवरण आदि पूरी तरह और साव्वेजनिक रूपसे बता दिया जायें, अथवा 
समितिकी_ स्थिति स्पष्ट करते हुए अधिकारियोकों नोटिस दे दिया जाये और उनसे 
समितिके अधिकार क्षेत्र और नियन्त्रणकों मान लेनेके किए कहा जाये और उन्हें यह 
भी सूचना दी जाये कि यदि वे समितिके आधिपत्यपर आपत्ति करना चाहते हैं तो 
समिति मामलेयर पच-निर्णयक्रे छिए तैयार है। समितिकी ओस्से प्र या पचाऊ्े नाम 
नीटिस दिये जाने चाहिए और यदि अधिकारी नोटिसकी उपेक्षाको था पच-निर्णयक्ते 
सुझावकों माननेसे इनकार करें तो समिति सीजी कार्रवाई करनेके लिए स्वनन्त्र होगी। 

शि० गु० प्र० समितिके अधिकारमे जो गुरुद्वारे पहलेसे ही है उनके सम्बन्धमे 
सत्य और न्यायकी दृष्टिसे मुझे पुरा विश्वास है कि यदि अधिकारच्युत व्यक्तियोको 
शि० गु० प्र० समितिके अधिकारपर कोई आपत्ति है तो समितिकों मामलेपर फ्रिर 
विचार करनेके लिए और उसपर पच-निर्णय स्वीकार करनेके लिए तैयार हो जाना 
चाहिए। लेकित में मानता हैँ कि अभी फिलहाल जब कि सरकार समितिको हानि 
पहुँचानेकी ओर हर तरहसे उसकी कारंवाईमे दखऊ देनेकी पूरी कोनिय कर रहीं 
है ऐसी कोई सार्वजनिक घोषणा करना समितिके हितोके छिए घातक और बाधक 
होगा। जो गुरुद्धवारे ऐतिहासिक बताये जाते है उनके सम्बन्ध जहातक में सोच 
सकता हूँ समितिसे सिर्फ यही करनेक्री आजा की जा सकती है कि वहू उनकी 
ऐतिहासिक प्राचीनता सिद्ध कर दे। और यदि इस सम्बन्ध प्रोका समाधान हो 
जाये तो उनपर समितिका अधिकार बना रहना चाहिए तथा अन्य किसी भी बातकों 
लेकर किसी सबतकी जरूरत नहीं समझी जानी चाहिए।' 


मो० क० गांधी 
अग्रेजी प्रति (जी० एन० ३७६९) की फोटो-तकलसे । 


शिरोमणि गुरुद्वरा प्रबन्ध समिति । 
२. साधन-सत्रमें इसके आगे एऊ अनुच्छेद है जो जी० एन० ३७६८ का अंश है। देखिए अगला शोपषेक । 


१३८. भेंट: एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिसे' 


पूना 
[९ मार्च, १९२४] 
अकाली शिप्टमण्डलसे मेरी लम्बी और सौजन्यपूर्ण बानचीत हुई। बातचीतके 
दौरान मेने उन्हें कई विचाराधीन विपयोपर अपनी राय दी। जिन विपयोपर हमारी 
बातचीत हुई या मैने उन्हें जो राय दी उन सबको प्रकट कर देनेकी जनता मुझसे 
आना ने करें। इतना में अत्रब्य कह सकता हूँ कि अकाली मिन्नो्ें मुझे बताया कि 
शिरोमणि ग॒न्द्वारा प्रवनच्धक समिलिने मेरे पत्रके प्रति उदासीनता नहीं दिखाई है और 
उन्होने मुझे विब्वास दिलाया कि वर्ते मात परिस्थितियों जितना ध्यान दिया जा सकता था 
उसने उतना ध्यान दिया है। दुर्भाग्यसे समिलिने मेरा पत्र अखवारोमे इतनी देरसे देखा 
कि उसने इस विययमे जो-कुछ किया है उससे अधिक करना सम्भव नही है।' मेरे मित्रोने 
मुझे बताया कि पजावम सामान्यतः यह अ्रम फैला हुआ है कि ननकानाकी दु.खद 
घटनाके बाद मैंने राय दी थी कि मृरुद्वास आन्दोलन जबतक स्वराज्य प्राप्त न हो 
तबलक स्थगित कर दिया जाना चाहिए और मेरे ह्ालके पत्रमे वही राय फिर दुद्दराई 
गई है। मुझे बह सुनकर आइचर्य हुआ है। उक्त राय मैने कभी व्यक्त नहीं की। 
हसओो सत्यता उस समयके लेखों और भाषणोसे अच्छी तरहसे सिद्ध की जा सकती 
है. मेने हालके पत्रमें भी वह राय नहीं दी गई थी कि जो घहीदी जत्था रवाना 
हेलेवाला है उसे विठकुल रोक दिया जाये, बल्कि यह राय दी गईं है कि जबतक 
गर-मिख मित्रोसे परामम ने कर छिया जाये और प्रा आत्मनिरीक्षण और चिन्तन 
ने कर लिया जाये तबतक उसका भेजना स्थगित कर दिया जायें। 
[ अग्रेजीसे | 
बॉम्बे ऑॉनिकल, 22-३-२2९२४ 


१. गाधीजीन यह वदतव्य एसोसिप्टेड प्रसके प्रतिनिषिको दिया था जो अकालियोंके कार्योंके सम्बन्धमें 
उनके और सरदार मंग्रलसिइक नेतुल्लमें आये हुए शिष्टमण्डलके बोच इफ्ते-मरकी बातचीतका परिणाम 
जाननेक लिए उनसे मिला या । 

२. इस शोपकके वुछ इिस्से जी० एन० ३७६८ और जी० एन० ३७६९ में उपलब्ध हैं जहाँ पद 
तारोम् दी दुई है । 

३, इसके आगेका म'ग ९ मार्यक्र इललिसखित व इस्ताक्षरित मसविदे (जी० एन० ३७६८) में 
उपहण्ध है | 

४. देखिए “खुली चिट्ठी: अकास्यिक नाम?, २७-२-१९०४ 


१३९. तार; कोण्डा वेंकटप्पेयाको 


[ १० मार्च, १९२४ के पूर्व | 
हरिजनोके लिए एक मन्दिर खुलवानेके उद्देग्यसे नेलोरमे श्रीरामुल्का' मेरी 
सलाहसे अनशन। स्वास्थ्य ठीक हो तो स्वय॑ जाये या किसीकों भेजे। जो उचित 
हो करे। मुझे परस्पर विरोधी तारों मिले है। पूनाके पतेपर तार दे। 


अग्रेजी प्रति (११७ ए)की फोटो-नकलसे । 


१४०. सन्देश : खादी-प्रदर्शनीकों* 


१० मारे, १९२४ 

शुद्ध खादीकी प्रदर्णनियाँ खादीके प्रचारमे बहुत उपयोगी सिद्ध होती है, इस 
सम्बन्धभे अब दाकाका अवकाश नहीं रहा। किन्‍्नु हमे अब भी खादीकी प्रदर्शनियाँ 
करनी पडती हैँ यह कैसी विचित्र वान है। यदि कोई हमें देशमे उत्पन्न गेह और 
वाजरेका प्रचार करनेंके लिए उनकी प्रदर्शनी करनेकी बात कहे तो हम उसे मूर्ख 
मानेगे। क्या खादीकी उपयोगिता गेहूं और बाजरेकी अपेक्षा कुछ कम है”? यदि हम 
गेहूँ और वाजरेकी बजाय स्कॉटलेडकी जई मँंगवाकर नहीं खाते तो मेँचेस्टर अथवा 
जापानसे कपड़ा मंगाकर और पहनकर खादीका अनादर क्‍यों करते हूँ ” यह बात प्रत्येक 
देशभक्त और धर्मंभक्तके लिए विचारणीय है। और जबतक हम विदेशी कपडईेपर 
निर्भर रहेंगे तबतक हम अवश्य ही विदेशी राज्यके अधीन रहेगे। मुझे आइचर्य है 
कि हम ऐसा सीधा हिसाव छोह्कर पेचीदा हिसाब क्‍यों करते हैं? जबतक हम 
हाथकते सूतकी और हाथबुत्ती खादीकों पहननेके सहज और सीधे राजमार्गपर चलना 


१, स्पष्ट है कि तार पूनासे १० मालेक पहले भेजा गया था। गांवीजी उस दिन बम्बई रवाना 
हुए थे । 

२. पोट्टी श्री रामुठु नायडू, साबरमती आश्रमके सख॒स्थ। उन्होंने मूलापेटमें वेशुगोपाल स्वामीके 
मन्दिरमें इरिजनोंका प्रवेश करानेके किए ७ माचेको अपना अनशन शुरू किया था। उन्होंने सन्‌ १९५२ में 
आन-राज्यकी स्थापनांक लिए आमरण अनशन किया । 

३- इससे पहके एक भखवारी खबरें औरामुलकी द्वाल्त कमजोर बताई गई थी भर कद्दा गया था 
कि मन्दिरके प्रबन्धक न्यासीने उन्हें मपने साथी न्यासियोंते मब्िरकों इरिजिनेकि लिए खोलनका अनुरोध 
करनेका आश्वासन देकर अनशन तोड़नेका अनुरोध किया है । 

४. यह सन्देश मांडवी, बम्बईमें हुई खादी-प्रदशनीके उद्घाटनके वाद कस्तूरवा गांवीने पढ़कर 
सुनाया था । 


श्र सम्पूर्ण गाबी वादमय 


नहीं सीखेंगे लब॒तक हमें खादीकी प्रदर्शनियोकी व्यवस्था तो करनी ही पडेगी। इसलिए 
में माइवीकी प्रदर्शनीकी पूरी सफलता चाहता हूँ। 

[ गजरातीसे | 

गृजराती, १६ ३-१९२ ४ 


१४१. भाषण : पूनाके विदाई समारोहमें' 


१० मार्च, १९२४ 
मर से भाषणसे कर्छ मैदाक्के निर्देशककी सादर अवज्ा होती है। किल्‍तु यदि 
में यहा भाषण न दे तो यह आपके प्रति अन्याय होगा। सरकारने करने मैडॉकको 
परबवदा जेडसे सेरी वीमारीकी जांच करतेफे छिए भेजा था, तभी से वे मेरे मित्र बन 
गे हैं। में अपना आउरेंगन करानेके लिए तैयार नहीं था, किन्तु कर्नल मंडॉकने 
मेरे ऊपर एसा प्रभाव डाछा कि में उनपर पूरा विश्वास करनेक्रे लिए वाध्य हो 
गया। मुझे उनकी कुशछतामे पूरी आस्था है। में इतना निष्णात नहीं हूँ कि उन्हे कोई 
प्रमाणपत्र दूँ, क्रिन्द सच्ची बात यही है। मुझे उससे यह आजा है कि वे जहाँ 
भी जायेगे बढ़ा अपने अयकानका समय मानव-जातिकी सेवामे व्यतीत करेगे। 
अहिसात्मक असहयोगका अर्थ है सभी मानवंके प्रति सदभाव और सहानुभूति। 
यदि में किसी मनृष्यकों अपने सस्बन्ध्म यहू कहते सुन कि किसी व्यक्ति विश्वेपके प्रति 
मेरा दूर्भाव है तो मे उसकी बात सुनकर दू ख होगा और में मर जाऊंँगा तब भी 
अपने मनसे उसका द ख लेकर जाऊँगा। जिन लोगोने मेरी सहायता की है में उन 
सवका आभार नसानता हें। आप सबते मुझ स्वदेशी वस्त्र पहननेका विश्वास दिलाया है, 
इससे मुझ बहुत प्रसन्नता होती है। स्वदेशीका अर्थ क़िसीक्रे प्रति दुर्भाव रखता कदापि 
नहीं होता। कर्देल मेंडाॉँक और उनकी पत्नी जहाँ कही भी रहे, प्रसन्न रहे और वे 
दीर्घायु ही ऐसी मेरी प्रभसे प्रार्थना है। 
| गृजरातीसे | 
गुजराती, १६-२-१०९२४ 


क्र 


१ बी० जे० मेटीकछ स्कूलक छात, कनल मेडोंक और अस्तालके अन्य कर्मचारी गांधीजों को 
विदाई देनेके लिए उकट्ट छुए थे । गाधीजीने उन्होंक सम्मुख पद भाषण दिया था । 


१४२. तार: घनव्याम जेंठानन्दकों” 


[१० मार्च, १९२४ या उसके पब्चात्‌ ] 


कृपया स्वर्गीय श्री भुरग्रीके' परिवारके प्रति मेरी ओरसे सादर समवेदना व्यक्त 
करे। उनकी मृत्युसें भारतका एक सच्चा देशभक्त चला गया। 


गांधी 
अग्रेजी प्रति (एस० एन० ८४६६)की फोटो-नकलसे | 


१४३. घनद्यामदास बिड़लाको लिखें पतन्नरका अंश 


[११ मार्च, ११२४ के परचात्‌ | 
शरीरको अच्छा रखो। तब तो में काफी काम ले छुंगा और कुछ दुंगा। 
कमसे-कम पन्दरह दिन दूधकी आवध्यकता छगे तो अवध्य पीओं। फल खाओ 

रोटी नुकसान करेगी। दही अवश्य लेता। 
उच्चार तो खराब हैं छेकिन इसका ख्याल मत करो। हमारी भाषा इग्रेजी 
नहिं है। फ्रेंचंके उच्चार बहोत खराब हैं उसकी कोई इग्नेज शिकायत नहि करता है। 


मूल पत्र (सी० डब्ल्यू० ५९९१) से। 
सोजन्य घ० दा० विडला 


१. घनइयाम जेठानन्दने १० माचें, १९२४ को जयरामदाम दौल्तरामके नाम तार द्वारा भुरमीके 
निपनकी दूचना दी थी । 

२, सिन्वके एक असिद्ध राष्य्वादी मुसव्मान नेता गुलाम सुहम्मद मुरद्री । 

३, घनर्थामदास बिढ़छा, प्रसिद्ध सथ्योगपति जिन्होंने गांधीजी की समराज-कल्याण सम्बन्धी 
धोजनाभोंमें समप-समयपर आधिक सद्दायता दी । 

४. इस पत्रकी सहो तारीख ज्ञात नहीं है। यह पत्रांश जिस क्रममें मिला है उसके आधारपर 
माना जा सकता है कि यह जुहूते ल्खिा गया होगा । 


१४४, भेंट: स्टेंड्स रिव्यू के प्रतिनिधिसे 
[११ मार्च, १९२४के परचात्‌ [ 


गांधो एक नारंगी खा रहे थे और उनके पास ही उनकी सेवाके लिए एक 
भारतीय नसे उपस्थित थी। मेने उनसे अनुरोध किया कि बातचीतके लिए इसकी 
जरूरत नहीं है कि वे अपना खाना रोक दें। लोगोंका आना-जाना रूगातार जारी 
था किन्तु यह सब बिलकुल चुपचाप हो रहा था। ये गांधी-भकक्‍त भारतीय अपने 
पुज्य नेताकों देखनेके लिए काफी असुविधा और ख्चें उठाकर दर-दूरसे यहाँ अन्धेरी 
आये थे। वे प्रणाम करते थे और चले जाते थे। कुछ लोग दूर खड़े होकर ध्यान- 
पूर्वक हमारी बातचीतका एक-एक दाव्द सुन रहे थे। उनकी आँखोकी चमकसे प्रकट 
होता था कि वे अपने नेताकी हरएक बातसे पुरी तरह सहमत हे। हालाँकि श्रोताओं- 
की संख्या बढ़कर ५० तक पहुँच गई थी किन्तु हमारी बातचीतमें इससे कोई 
बाधा नहों पड़ी। इस बीचमें किसीने खासा तक नहीं। भारतीय स्वभावसे वाचारू 
होता हें। उनकी यह शान्ति इस बानका प्रमाण थी कि अपने पुज्य नेताकी उपस्थितिमें 
उप्तके प्रति अपने आदर-भावके कारण वे कितने शानन्‍्त रहते हे। 

मेने कहा, / श्री गांधी, में आपसे दस सवाल पुछूंगा। आप अपनो इच्छाके 
अनुसार जिनका उत्तर देना चाहें दें और न देना चाहें तो न दें। मेरा पहला प्रइन 
यह है कि आप अपने प्रचारमें सुत कातनेपर इतना जोर क्‍यों देते हें ? क्या इसका 
कारण यह हैं कि आप मानते हे कि भारतकी आधथिक पराधीनता उसकी राजनीतिक 
प्राधीनवाकों मजबूत बनाती हे? “ गांधीने एकदस कहा: 

बिलकुल यही बात है। जब भारतीय अपनी कपास खुद कातते और बृनते थे 
तेव वे खुधहाल थे और सुखी थे। जिस दिनसे उन्होंने अपनी कपास छंकाज्ायरको 
बेचनी और लछकादायरसे कपड़ा खरीदना शुरू किया उसी दिनसे वे लगातार गरीब 
और बेकार होते गयें। आज यह हालत है कि भारतीय जनताका ८५ प्रतिशत सालमे 
चार महीने बेकारीमे बिताता है। इस विदेशी कपडेने हमारे देशकों बेकारों और 
भिखारियोका देश वना दिया है। चरखा गाँवोकों न केवल उनकी समृद्धि देगा बल्कि 
उनमें आजा और स्वाभिसानकी भावनाका संचार भी करेगा। पिछले पचास वर्षोसि 
भारतीय जनता लगातार निराश होती चली आई हैं। चरखा उनके लिए उस नये 
जीवनका प्रतीक है जो निरामाके इस अचख्यकारसे उनका उद्धार करेगा। 

आपके देशको जनताको प्राथमिक शिक्षाकी बहुत ज्यादा आवश्यकता हैं। लेकिन 
आप तो कताईकों उससे भी ज्यादा महत्त्व देते हें ? 


२. इस मेंटड्री ठोक तारीख उपलब्ध नहीं है । मेंट जुहूर्म हुईं थी जहाँ गांधीजी आपरेशनक बाद 
स्वास्थ्य-छामके छिए विश्राम कर रहे ये । गाधीनी जुहू ११ माचे, १९२४ को पहुँचे थे । 


भेंट: 'स्टेड्स रिव्यू के प्रतिनिधिसे २५५ 


में अपने देशकों भुखमरीसे बचानेके लिए तबतक क्यों ठहरू जबतक कि यूरोपीय 
अर्थमे उन्हें भिक्षा देनेकी व्यवस्था नहीं हो जाती। क्या आप जानते हैं कि हमारी 
पैतीस करोडकी आवादीका कमसे-कम एक तिहाई आधा-पेट खाकर अपने दित गुजारता 
है। उन्हें झिक्षासे पहले रोटी चाहिए। इसके सिवा यह सवाल भी तो है कि परिचमी 
विक्षासे भारतीयोका सचमुच कोई लाभ होगा या नहीं। भूतकालमे हम इस शचिक्षाके 
बिना भी सुखी और समृद्ध थे। किन्तु आज हम अग्रेजी सभ्यताके इन सारे वरदानोके 
बीच, जिनका उन्हें वडा अभिमान है, गरीब और दूुृदेशाग्रस्त है। नही, शिक्षाके 
अभावके कारण मुझे अपना चरखेका सन्देश उन तक पहुँचानेमे कोई कठिनाई महसूस 
नही होती । हमारे अशिक्षित ग्रामीण चरखेका स्वागत ऐसे उत्समाहसे करते हूँ मानों वह 
स्वर्गंसे आई आज्ञाकी किरण हो। हमारे विचारके प्रसारमे जो चीज वाधक हे, वह 
शिक्षाका अभाव नहीं, चरखेकी तालीम पाये हुए शिक्षकोकी कमी है। 

मेने श्री गांधीसे पुछा: क्‍या आप समझते हे कि भारतीय जनता होमरूलके 
लिए तंयार है? 

स्वराज्यके अन्तर्गत होमछूलका में जो अर्थ करता हूँ, उसके लिए तो वह निश्चय 
ही तैयार है। लेकिन स्वराज्य हमे कोई दे” नहीं सकता, अग्रेज लोग भी नहीं दे 
सकते। स्वराज्य तो हम अपने-आपको खुद ही दे सकते हैं। आस्ट्रेलिया या कैनेडाके 
सविधानके ढगका होमरूल हमारा स्वराज्य नहीं है, अलबत्ता, हमारी मौजूदा गुलयमीकी 
दगासे वह बहुत वेहतर होगा। यदि ब्रिटेन हमे पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं देना चाहता तो 
में होमरूलका ही स्वागत करूँगा और इसे स्वीकार करूँगा। भारत उस आधारपर 
ब्रिटिय राष्ट्र-मण्डलमें प्रवेश करनेकी योग्यता अवश्य रखता है। 

भारतकी मौजूदा राजनंतिक व्यवस्थाके समर्थकोकी इस मान्यताका आपके पास 
क्या जवाब है कि जातियों और घम्मों आदिके ऐसे मतभेदोके कारण जिन्हें दर करना 
किसी भी प्रकार सम्भव नहीं है, भारत अपन शासन आप चलानेंमें सफल नहीं हो 
सकता ? 

गांधीजी समुस्कराये और बोले: 

वेशक हमारे यहां भेद तो है। किसी भी राष्ट्रमे ऐसे भेद होते ही हैूँ। क्रिटेनके 
संयुक्त राज्यक्रा जन्म भी गुलाबोके युद्धो (वार्स आफ रोजेज) के भीतरसे ही हुआ 
था। शायद हम छोंग भी आपसमे लड़ेगे। किस्तु एक दूसरेका सिर फोड़नेके इस 
खेलसे जब हम ऊब जायेगे तव हमें इस सत्यका दर्शन अवध्य होगा कि प्रजातियों 
और धाभिक भेंदोके बावजूद हम भी उसी प्रकार मिलकर रह सकते हैं जिस प्रकार 
इग्लैडमे स्काटलैड और वेल्मके निवासी रह रहे है। जब छोयोमें जागृति आगपेगी, 
पराधीनताके जुएसे जब उनका उद्धार हो जायेगा तव इन देझ्मे प्रचन्ित वे सारी 
बुराइयाँ, जिन्हे कि हम स्वीकार करते है, दूर हो जायेगी, यहाँतक कि अस्पृश्यताकी 
वह ॒विधातक कुप्रथा भी दूर हो जायेगी। 

क्या होमरूल मिलनेपर आप भारतीय जनताकों सार्दजनिक सताधिकार देंगे? 

लगभग ऐसा ही होगा। मेरा मतलब यह है कि मताबविकारके इच्छुक हरएक 
नागरिकको मताधिकार दिया जायेगा। मेरी रायमें जबतक मतदान अनिवायें नहीं किया 


२५६ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


जाता तबतक मतदानके योग्य नागरिकोके अनिवाय पजीकरणका कोई उपयोग नही है। 
और जिन लोगोकों मतदानके छिए कह-सुनकर ले जाना पडे, उनके मतोका मूल्य सन्दिग्ध 
ही कहा जायेगा। इसलिए मेरा विचार यह है कि देशमे जहाँ-तहाँ लोगोके नाम 
पजीकृत करनेके लिए कुछ केन्द्र खोल दिये जाये जहाँ कि मताधिकारके इच्छुक लोग 
कुछ मामूली शुल्क देकर अपना नाम दर्ज करा सके। यह शुल्क इतना ही होता 
चाहिए जितनेसे कि मतदान-सग्रहके लिए की जानेवाली व्यवस्था स्वावरूम्बी हो 
जाये। मेरा विश्वास है कि इस तरह हम किसी भी सवालपर जनताकी रायका पता 
लगा सकेगे। 

क्या भारत-जसे देश? इस बातका डर नहीं है कि ब्रिटिश शासनके अंकुशसे 
मुक्त होनेपर बंगालियों, ब्राह्मणों आदिका अल्पसंख्यक बुद्धि-प्रधान वर्ग सरकारकी बाग- 
डोर हथिया लेगा और उससे अपना स्वार्थ साधेगा तथा अपने अज्ञानी देशभाइयोकों 
और भी बदतर गुलासीकी हालतमें ढकेल देगा? आप तो जानते ही हे कि भारतके 
इतिहासमें ऐसी घटनाजोंका होना अज्ञात नहीं है। 

किन्‍नु आप ऐसा क्यो सोचते है कि वैसा आज भी हो सकता है ? जनतापर गुलामी 
छाद सकनेंके लिए इन सत्तावारियोके पास कौन-सी शक्ति होगी ” उनके पास कोई सेता 
तो होगी नहीं। इन समय अग्रेज जिस दुर्भेच्च स्थितिमे है, ऐसी दुर्भेद्यताका कोई भी 
साधन उनके पास नही होगा। मैं तो यह मानता हूँ कि यदि भारतीयोके किसी वर्गने 
जनतापर गुलामी रादनेकी कोशिश की तो जनता उमके दुकडें-टुकड़े कर देगी। 

श्री गांधी, स्थराज्यकी प्राप्तिके लिए कताईके सिवाय आप अपने देशभाइयोंसे 
और क्या करनेकों कहते हूँ ? 

हमें सबसे पहने उन विदेशियोंके सहानुभूति-बृन्य आधिपत्यको समाप्त करना है जो 
यहाँ केवड हमारा चन लूठनेके छाछचसे आते हैं। व्यक्तितयोंके रूपमे अग्नेजोके खिलाफ 
मुझे कोर्ट शिकायत नहीं हैं। कोई भी विदेशी सत्ता हमारे साथ अच्छेसे-अच्छा जैसा 
व्यवृह्वार करती, वे भी भावद उतना ही अच्छा व्यवहार करने हैं। बेशक, हरएक विदेशी 
दासनसे लोगोको कुछ छोटी-मोटी परेद्यानियाँ तो होती ही है और ऐसी परेश्ानियाँ अग्नेजी 
घासनसे भी होती हैं। किन्तु अग्नेजोके खिलाफ हमारी सबसे बडी शिकायत यह है कि 
उन्होंने भारतकों छमग्रातार अधिकाधिक गरीब बनाया है। यदि भारतमे रहनेवाले अग्रेज 
इस देशके बसे ही वफादार और उपयोगी नागरिक वन जाये जैसे कि वे आस्ट्रेलिया 
या दक्षिण आफ़िकामें बन गये हैं तो मैं अपने भाइयोकी तरह उनका स्वागत करूँगा । 
लेकिन वे तो यहाँ केवल इस देशकी जनताका झोपण करनेके छिए, इस भूमिकी धन- 
सभ्पत्तिका अपहरण करनेके लिए ही आने है। सो वर्षव्यापी इस अविरत गघोपणके बाद 
अब हमारी गकित निवश्यपप्राय:ः हो गई है। अब या तो हमें इस ज्ञोपणकों एकदम 
बन्द करना चाहिए या फ़िर हमारी अतीतकालीन महानताके और हमारी सस्क्ृतिके 
अवश्विप्ट चिह्न नी लप्त हो जायेगे। यही कारण है कि में उनसे चले जानेको कहता 
हैं । मुझे निदचय है कि असहयोगकें द्वारा हिसाका आश्रय छिये बिना ही, हम उन्हें 
यहाँसे चले जानेके लिए बाध्य कर सकते है । अगश्नेज द्यासक कानून बना सकते हैं किन्तु 


भेंट: स्टेड्स रिव्यू ' के प्रतिनिधिसे २५७ 


वे हमे उनका पालन करनेके लिए विवश नहीं कर सकते। वे कर लगा सकते हैं 
किन्तु उन करोको चुकानेके लछिए वे चन्द लोगोंकों ही बाध्य कर सकते है । असहयोग 
और अहिसा बन्दृकोंसे कही अधिक दक्तिझ्ाली हथियार है। 

फिर भी बन्‍्दूकोंका अपना उपयोग तो है ही। भरी गांधी, आपके पास बन्‍्दूकें 
नहीं हू, इसलिए आप उनकी कीमत कसर आँक सकते हे। यदि आपके पास हथियार 
होते तो कया अंग्रेजोंको इस देशसे निकालनेके लिए आप उनका उपयोग उचित मानते ? 

मूझे तो इसकी कल्पना ही अशुभ मालूम होती है। पिछले महायुद्धमें यूरोपके 
छोटे-छोटे राष्ट्रोनो जो नर-सहार और विनाश किया उसकी बात सोचिए और फिर 
कल्पना कीजिए कि ३० करोड भारतीय यदि हथियार उठा के तो उसके कितने 
भयकर परिणाम होगे। इसके सिवा, बलके प्रयोगसे तो कभी कोई समस्या हल नहीं 
होती। बलके प्रग्ोगसे यूरोपमे जो समझोता हुआ है उससे उत्पन्न उसकी वर्तमान 
दुसवस्थाका विचार कीजिए। हमें अपने अत्याचारियोंके खिल्झफ भी बलका प्रयोग नहीं 
करना चाहिए, किन्तु अपने ऊपर अत्याचार करनेमे उन्हे सहायता देनेसे इनकार कर 
देना हमारा कत्तंव्य है। यही कारण हैँ कि जबतक अग्नरेज छोग हमारे साथ सहयोग 
करनेकी राजी नहीं हो जाते तबतक हमें उनके साथ सहयोग नही करना चाहिए। 

श्री गांधी, आपने तो काफी पढ़ा है और दुनिया भी घूमी है; आपको यह तो 
स्वीकार करना ही चाहिए कि यवि यहाँ अंग्रेनोका नहीं, किसी अन्य देशका हासन 
होता तो भारतकों ज्यादा बुरा व्यवहार सहना पड़ता और यह कि इस्लेंडने नाराज 
होनके अनेक अवसरोके बावजूद काफी धीरज और संयमसे काम लिया है। आप 
अंप्रेजोंते और क्‍या करनेकी आशा रखते हे ? 

हमारी सारी माँगोंको सक्षपर्म एक झब्दमं व्यक्त किया जा सकता है --- यहाँसे 
चले जादए। और यदि आप अब भी यहाँसे पुरी तरह चछे जानेक्े लिए तैयार न हो 
तो हमें कमसे-कम स्वशासनकी उसी सत्ता तो दीजिए जितनी आपके स्वशासली उप- 
निवेज्ञोको प्राप्त है। हममे इतनी समझ तो है कि जहाँ रोटीका टुकड़ा भी न मिल रहा 
हो वहाँ आधी छेनेके लिए ही प्रस्तुत हो जाये। किन्तु यदि हमें ब्रिटिद्य राष्ट्र-गरिवारमें 
शामिल होना है तो हम चाहते हैं कि हमारी बात न केवल हमारे आन्तरिक मामलछोकी 
व्यवस्थामें चलनी चाहिए बल्कि हमारी जनसच्याके प्रमाणमे वह सारे साम्राज्यके 
मामलोके सम्बन्ध भी लुती जानी चाहिए। दूसरे गब्दोमे, हम उस हालतमे यह आशा 
करेगे कि साम्राज्यक्रे हितोका केन्द्र, साम्राज्यके सबसे अधिक आबादीवाले अयकी 
हैसियतसे तब भारत ही होंगा। सांम्राज्यक्रे जिस सदस्यको यह परिवर्तन नापसन्द हो 
उसक्रे पास तव इस परिस्थितिका बही इलाज होगा कि वह ब्रिटिस राष्ट्रोके इस 
परिवारसे निकल जाये। 

दुनियाका प्रचुर अनुभव रखनेवाले आदमीके नाते जाप यह तो जानते ही हे कि 
सहज आपके कहनेसे तो अंग्रेज लोग भारतमें अपने उन बहत्‌ आथिक और राजनीतिक 
हितोंका त्याग शायद ही करेंगे जिनके निर्माणमें उन्होंने इतना परिश्रम और बलिदान 
किया है। अतः आप यह बताइए कि अपने इन उद्देश्योंकी व्यावहारिक पुतिकी आपके 

२३-१७ 


5५८ सम्पूर्ण गाधी वाइमये 


मनमें क्‍या तसवीर है? क्या आपका यह खयाल है कि आपके अपने प्रयत्न या बाहरी 
दबावसे अन्तर्में आपको मुक्तिकी प्राप्ति हो जायेगी? 

हमारे अपने प्रयत्न किसी भी विदेशी शासनकों खत्म करनेके छिए काफी है और 
मे निःचय है कि वे उसे खत्म करेंगे। यदि भेरे सभी देशवासी असहयोग और 
अहिसाका मर्म समझ ले और उसपर आचरण करे तो हमें करू ही स्व॒राज्य मिल 
जाये। तब वह मानों हमारी गोदमं आकाशसे अनायास आ टपकेगा। छकेकिन भारतवासी 
भी दूसरे मनुप्योक्ी तरह दुर्वल है, अत हमे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। किन्तु हमारा 
सन्देश देशके सुद्रवत्ती गाँवोमें भी पहुँच रहा है और लोग उसे समझ रहे हैं और 
बढ़ा उन मिट्टीकी झोपडियोमें गुनगुनानेवाला हरएक चरखा हमे अपनी अनिवार्य 
मुक्तिकी दिशामें आगे लिये जा रहा है। 

एक सवार और करता हूँ: आस्ट्रेलियाने वहाँ एशियाइयोके प्रवेशपर व्यवहारतः 
जो रोक लगा रखी है उसके बारेमें आपका क्‍या विचार है? 

में वैसे आस्ट्रेलियाका प्रणसक हूँ लेकिन उसकी यह अदूरदशितापूर्ण नीति मेरी 
समझमें नहीं आई। वह आर्थिक, नेतिक और राजनीतिक सभी दृष्टियोसे अवाछनीय 
है। लेकिन मुझे स्वीकार करता चाहिए कि मैने आस्ट्रेलियाकी समस्याओका विशेष 
अध्ययन नही किया है। में भारतकी समस्याओको लेकर इतना व्यस्त रहता हूँ कि दूसरी 
बातोके ठिए समय ही नहीं रहता। इसलिए इस विपयपर, जिसका मैने अध्ययन नही 
किया है, अपना यहू वैयक्तिक और अनधिकृत मत प्रकट करनेसे ज्यादा में कुछ नहीं 
कहना चाहता। 

[ अग्नेंजीसे | 
सर्चेछाइट, २७-६-१९%२४ 


१४५. पत्र : श्रीमती मेंडॉकको 


पोस्ट अन्धेरी 
१४ मार्च, १९२४ 


प्रिय श्रीमती मैंडाँक, 

में अपने वादेके अनुसार अपनी प्रवृत्तियोका सक्षिप्त व्योरा यहाँ दे रहा हूँ: 

[2) हिन्दुओंमें से अस्पृष्यताके अभियापकों निकालना। 

(२) हाथ-कताई और हाथ-वुनाईका प्रचार और हाथके कते और बुने कपडेके 
प्रयोगकी और समस्त विदेशी बवस्त्रोोकं और भारतीय मिलोमे बुने हुए कपड़ेके 
बहिष्कारकी भी वकालनल करना। 


१. कूनेंढ स्ी० मैशेकर्री पत्नी । 


पत्र : श्रीमती मैडॉककों २५% 


(३) सादा जीवनकी और इसछिए उत्तेजक पेयों और दवाओक़े त्यागकी 
हिमायत करना। 

(४) सरकारी मददके बिना चटनेवाले राष्ट्रीय स्कलछोक्री स्थापना। इसका 

देंठय असहयोंग आन्दोलनके एक अगके रूपमें विद्याथियाकों सरकारी सस्थाओसे हटाने 

और राष्ट्रीय समस्थाओंके अनर्प ऐसी शिक्षात्रा श्रीगणंभ करना हे जिसमे औद्योगिक 
प्रधिक्षण घामिल हो। 

(५) हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी और यहदियों आदिमे एकना स्थापित 
करना । 

में इन प्रवतियोंत्रों दो सस्थाओके माक््यमसे चल्यता हँ। पहली सस्धा अद्वमदा- 
बादके समीप एक आश्रम हे जिसकी स्थायना 2०१६“ में की गई थी। यहाँ उन 
सभी लोगोको घरीक होनेके लिए आमन्त्रित किया जाता हे जो इन आदयोंकों 
अमलमे छाना चाहते हो। उसका खच्चे ऊपर बताई गई प्रवुत्तियोंमे दिलचस्पी रखने- 
वाले धनाद्झ्य मिन्रोक्रे व्यक्तिगत दानसे पूरा किया जाता हूें। इस समय उसमे स्वी- 
पुरुप दानों मिलाकर लगभग १०० सदस्य हके। इनमें कई सथाकथित अछत परिवार 
भी शामिल है। वहाँ आाश्वमसे सम्बद् धनने कातने और वननेका स्कूल और सामान्य 
पुस्तकीय ज्ञान देनेवाला स्कूल हे। वहाँ साधारण क्ृपि-कार्य भी क्रिया जाता ई; उसमें 
अपने उपयोगके छायक कपास स्वय उपजानेंक्री कोशिश की जा रही हे। 

दसरी सस्था राष्ट्रीय कांग्रेस है। यह एक विद्याल राजनेनिक सस्धा है जिसका 
संविधान बहुत ही सीधा-सादा, किल्तू मेरी रायमें परिपूर्ण हे। ऊपर जो कार्यक्रम मैंने 
लिखा है इसने उसे छूगभग पूरा ही अपना लिया हे। भारतके हन हिस्सेमे इसकी 
जाखाएँ है और हजारों छोग इसके सदस्य है। ये छोग प्रतित्र्ष अपने प्रतिनिधि 
चुनते हैं। चार आने चन्दा देनेसे ओर काग्रेसके सिद्धान्तोकों स्वीकार करनेसे कोई 
भी वयस्क स्त्री-पुस्ष क्राग्रेंसकी संदस्यतलाका ओर प्रनिनिधिियोके चुनावमें मत देनेका 
अधिकारी हो जाता है। स्व॒सात्रत कांग्रेसका कार्यक्रम ऊपर बनाई गई प्रव॒त्तियोंसे 
अधिक है और चूंकि काग्रेस एक प्रतिनिधि सस्या हे इसलिए उसका कार्यक्रम छचीला 
है, वह स्थायी नहीं है, काग्रेस उसे साल-दर-साद वदरछ सकती है। उसका उद्देश्य 
शान्तिपू्ण और वध उपायों द्वारा स्वराज्य अर्थात्‌ स्वायत्त-शासन प्राप्त करना है। 
पिछले चार वर्षोेसि वह सरकारसे अहिसान्मक असहयोग करके अपना लक्ष्य प्राप्त 
करनेकी कोझिग कर रही है। 

मेरा अरना विचार यह है कि में भारतीय अर्थात्‌ प्राचीन सस्छतिकों आधर्तिक 
अर्थात्‌ पद्दिचमी सम्यताके जो भारतपर थोपी जा रही हे, प्रह्मरसे नप्ट होनेसे बचाने- 
का प्रयत्त कहूँ और उसमें अपनी पूरी झक्ति छगा दूँ। प्राचीन सस्क्ृतिका सार पूर्णे 
अहिसाके आचरणमे आ जाता है। इसका प्रेरक सूत्र सबकी, जिसमें समस्त जीव जा 
जाते है, भलाई करना है, जब्र कि पह्िचिमी सस्कृति डकेकी चोद हिसापर आधारित 


१. थद उल्छेव अहमदाबाद पास स्थित कोचरब सत्याग्रह आअमका है जिसकी स्थापना २० मई, 
१९१५ को की गई थी, न कि १९१३ में, जो १९१७ में प्छेग शुरू होनपर सबरमती के जाब्रा गया | 


२६० सम्पूर्ण गाधी वाइुमय 


है। इसलिए उसमें सभी प्राणियोका खयारू नहीं रखा जाता और उसमे प्रगति 
करते हुए मानव-जीवनका बड़े पैमानेपर विनाश करनेमें भी सकोच नहीं किया गया 
है। उसका सिद्धान्त जिसकी लाठी उसकी भेस है। वह सस्क्ृति तत्त्वत. व्यक्तिवादी 
है। इमका वह अर्थ नहीं कि भारतीयोकों पर्चिमसे कुछ भी सीखनेकों नहीं रहता, 
क्योंकि यद्यपि परिचिममे जिसकी लाठी उसकी भैसके सिद्धान्तकों स्वीकार कर लिया 
गया है, फिर भी वहाँ मानवीयताका सर्वथा लोप नहीं हुआ है। एक झूठे आदशेैकों 
सही मानकर उसका अन्धाधुन्ध अनुसरण करते रहनेसे परिचिममें अनेक लोगोकी आँखें 
खुल गई हैं और उन्होंने यह समझ लिया है कि उनका वह आदशों मिथ्या है। मैं 
यह चाहता हूँ कि भारत प्राचीन परम्पराको आँख बन्द करके मानते चले जानेकी 
बजाय इस तरहकी लगनका सत्यकी खोजके हितार्थ अनुकरण करे। लेकिन भारत 
जबतक स्वतन्त्र नही हो जाता और जबतक यह नहीं समझ लेता कि विश्वमें उसकी 
सस्कृतिका स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण है, और चाहे कुछ भी हो जाये उसे उसकी रक्षा 
अवश्य करनी है तब्रतक बिता किसी हानिकी आशकाके वह ऐसे अनुकरणमें भी नहीं 
पड सकता। भारतमें अग्नेजों ढ्वारा पश्चिमी सभ्यताके लाये जानेंका परिणाम हुआ 
है --- ब्रिटेनके तथाकथित छामके लिए भारतकी सम्पत्तिकी लूट। इससे हजारों लोग 
भुखमरीकी दद्ामें पहुँच गये हैं और एक राष्ट्रका-राष्ट्र ऊयगभग पुसत्व खो बैठा है। 

पूर्वोक्त कार्यक्रम आसन्न विनाशकों पश्चिमी तरीकोंसे नहीं, वरन्‌ भारतीय 
तरीकोसे अर्थात्‌ बिलकुल नीचेसे आन्तरिक सुधार और आत्मणुद्धि करके रोकनेका 
एक प्रयत्न है। अस्पृदयताके अभिज्ञापकों दूर करता उस पापका प्रायश्चित्त करना 
है जो हिन्दुओने अपने ही घममके छोगोके पाँचवें हिस्सेको हीत बनाकर किया है। 
उत्तेजक पेंयो और द्व्योके अभिशापको मिटानेसे न केवल राष्ट्र शुद्ध होता हे, वरन्‌ 
यह एक अनैतिक जासत प्रणालीकों लगभग २५ करोड़ रुपये देनेवाले राजस्वके एक 
अनैतिक साधनसे वंचित करता हैं। हाथ-कताई और बुनाईके पुनरुद्धारसे भारतकी 
हजारो झोयड़ियोर्में फिर एक पूरक उद्योग स्थान पा जायेगा, और प्राचीन भारतीय 
कलाका पुनसत्थान होगा, पतनकारी दरिद्रता दूर होगी और अकालकी सम्भावनासे 
अपने-आप निर्िचन्तता प्राप्त हो जायवेगी। साथ ही इससे ब्रिदेत भारतीयोके शोषणके 
सबसे प्रबल प्रदोननसे मृत्र- हो जायेगा, क्योंकि यदि भारत विदेशी वस्त्र और 
विदेशी सझीनोका आयात किये ब्रिता अपना काम चछा सके तो उसके और. ब्रिटेनके 
बीचके मस्वन्ध स्वाभाविक और छूगभग आदर्म वन जायेगे। तब वे स्वेच्छापूर्ण साझेदारी- 
का रूप के छेगे। जिसका परिणाम पारस्परिक और मोटे तौरपर समस्त मानव- 
जातिका छाम होगा। भासतके विभिन्न घर्मावलम्बियोंमें एकता होनेसे ब्रिटेन फूट 
डालकर शासन करनेकी अनैतिक नीतिपर आचरण करनेसे वाज आयेगा और यदि 
शोपग और पतवका प्रतिरोध करनेमे सकता मिल जायेगी तो सम्भव है इस 
उदाहरगका ससारमे अनुकरण होने छगे। 

इस कार्यक्रमर अनड करनेमे निस्सन्देह त्रुटियाँ हुई हैं और हमारे अनुमान 
गलत साबित हुए हूँ। खेरजनक घटनाएँ भी हुईं है, लेकिन में दृढ़तायूवंक कहता हूँ कि 


शक 


वक्‍तव्य * पोदटी श्रीरामुलठके अनशनपर २६१ 


अबतक कोई भी आन्दोलन ऐसा नहीं हुआ जिसमें करोड़ों छोगोने भाग न्विया हो 
और फिर भी इतनी कम खून-खरात्री या जनताके सर्वन्साधारण जीवनक्रममें इतनी 
कम बाधा पडी हो। 

में नहीं जानता कि आप जो-कुछ चाहती थी बहू में लिख पाया हूँ या नहीं। 
मैने सब बातें यथासम्भव सक्षिप्त रूपमें देनेकी कोशिश की है। 

कृपया कर्नेछ मैडॉकको बतायें कि मैंने अस्पतालसे दुखी मतसे विदा छी थी। 
उन्होने मेरी जो प्रेमपूर्ण देखभाल और सेवा की उसे मैं हमेशा याद रखूँगा। उन्होंने 
मुझे जो चित्र उपहारमें दिया है वह भरे पसन्द्र है। मेरी हादिक कामना है कि 
आपकी समुद्र-यात्रा और देशमे आपका निवास सुखद हो। जब भी आपको ध्यान 
आ जाये और लिखनेका समय हो तो में आपकी या आपके पतित्री लिखी एकाघ 
पक्तिको भी वहुमूल्य मानूंगा। में जिस जगह रखा गया हूँ वह बहुत ही सुन्दर है। 
समुद्र मेरे सामने लहरा रहा है। बँगलेके चारों ओर नारिवलके पेड हैं। रातको मौसम 
बहुत ठडा रहता है और बहुधा सारे दिन हलकी ठडी हवा बहती रहती है। श्री 
एन्ड्रयूज और में जूहु के सुरम्य रेतीले किनारेपर रूगभग आध घटा टहलने जाते 
हैं। मेरा खयाल है कि मेरी कममोरी रोज-बर-रोज कम होती चठी जायेगी। 

समादरपूर्वक, 

हृदयसे आपका, 

[ पुनरच : | 

मेरा स्थायी पता सावरमती, अहमदाबाद है। 
श्रीमती मेडॉक 
पूना 


अग्रेजी प्रति (एस० एन० ८४८८) की फोटो-नकलसे । 


१४६. वक्तव्य: पोढ्टी श्रीरामुलुके अलशनपर 


वम्बई 

१५ मार्च, १९२४ 

श्री श्रीरामुलु एक अपरिचित और गरीब काग्रेसी है, जो मानव-जातिके सेवक हैं 

और नेलौरमे काम कर रहे है। वे उस स्थानके हरिजनोके छिए अकेले ही उद्योग करते 
रहे हैं। एक समय था जब नेलौरसे अम्पृश्यता-निवारण तथा अन्य प्रकारके सामाजिक 
कार्यके सम्बन्धमें बड़ी आगा रखी जातो थी। नेलौरके पास एक आश्रम बनाया गया 


१. सी० एफ० एन्ड्यूजने इस पत्रका यह अश्च अपने इस वक्तव्यके साथ २४ भग्रेल, १९२४ के 
मेनचेस्टर गाजियनमें भेजा था कि इस्लेटमें अभी इस सत्यक्रो नहों समझा गया है कि श्री याधीका 
उद्देश्य केवल संशोषित कोंसिलॉर्मे अवेशमे इनकार करना नहीं, वरन्‌ कही ज्यादा बुनियादी क्रान्ति करना है। 


२६२ सम्पूर्ण गाधी वादमय 


था; परलु विविन्न कारणोसे कार्यकी गति रक गईं। यद्यपि वे बहुत वृद्ध हो गये है, 
फिर भी दशनक्त कोड़ः वेकदजैया इन क्रा्योक्ति प्राण थे और अब भी है; इसी जगह 
श्री ओऔीरामुठ चुयत्ाव अध्यव्रसाययत्रेक अस्पृब्यताके मृठेच्छेदके लिए काम कर रहे है। 

वे हर्जिनोक्रे छिए एक मन्दिर खुलवानेकी कोशिय कर रहे है। उन्होने कुछ 
दिन पूर्व मु्से पूछा था कि इस सन्दिरकों खुलबानेके पक्षमे लोकमत जगानेके लिए 
यदि अन्य सत्र प्रयत्न व्यर्थ हो जाये तो क्या वे अनक्षन कर सकते है और मैने इसपर 
उन्हें अपनी सहमति भेज दी थी। 

अब वहाँ हलचल मची हुई हे। परन्तु कुछ लोगोने मुझसे कहा है कि मैं 
क्री क्रीरामुद्लसे अपना अनझन मुल्तवी करनेके लिए कहूँ ताकि इस विपयकी कानूनी 
कठिनाइयां दूर की जा सके मुझे कानूनी क्ठिनाइयोके बारेमे कुछ मालूम नहीं। मैं 
उन्हें बह रुख नहीं दे पाया हूँ। 

चूँक्ति में चाहता हँ कि आउम्बरसे दूर रहकर सानव-जानिकी सेवा करनेवाला 
एक व्यक्तित जनताकी जानकारी और नमर्थनक्रे अभावनें सर न जाये, इसलिए 
यदि समस्त भारनक्े नहीं नो दक्षिणके पत्रकारोके हिलकी दृष्टिसे जरूरी है कि वे 
मामलेकी सचाईका पता लगायें और मैं जो-कुछ कहता हूँ, यदि वह तथ्योसे प्रमाणित 
ही जाये तो उसे जनताके सामने प्रकट करके विरोत्री पक्षकों शर्मिन्दा करे ताकि वह 
उचित कर्म उ्यये ओर इस कार्चक्रत्ताक अमृल्य प्रागोकी रक्षा हो। 


| फ 


अ्ग्रेजी प्रति (११५ गे) की फोटो-नझछसे | 


१४७, पत्र: इविन बेकटेकों 


पोस्ट अन्धेरी 
१५ मार्च, १९२४ 
प्रिय मित्र, 
आपका ८ फरवरोका पत्र पाकर सचम्‌च बडी खुछी हुई। 
यह सोचकर मुजे खुगी होती है कि मै अपने देशमे जो एक मामूली-सा काम 
कर रहा हें उसे बूरोपके लोग जोर खासकर वे छोग समझते और सराहते है जो मरे ही 
देशवासियोक्री मॉलि अत्याचार सह रहे है . . . यद्यपि मेरा कार्य-क्षेत्र मारततक ही 


१, इविन वेंकेट्के गांधीजीको छिखे श्स पत्रका आशय था कि भारतसे दूर दूसरे देशोंके लोग भो 
उनके कार्यमें विश्वाम रखते हैं । गांधीजी मानव-सम'जके लिए जो-कुछ कर रहे है, यथपि युरोप और 
अमेरिकाके लोगोंको उसकी स्पष्ट अनुभूति नही हो रही है, फिर भी अब सारा संसार उनके माध्यमसे 
भारतके इस सन्देशमों सुनने लगा है। उन्होंने यह भी लिखा था कि वे वर्षो्ते भारतीय घ्म और दर्शनका 
अध्ययन कर रहे है और रवोद्धनाव ठाकुके इस कथनसे सहमत है कि हमारे युगकी सबसे बढ़ी घटना 
पूव और पश्चिमका मिलत है । सत्य एक्र और अविच्छित्त दे । उपनिषर्‌, बुद्ध था इंसाके सत्य मलग- 
सलग नहीं हो सकते और गांवीनी समस्त सत्योंके समनन्‍्वयकी साकार मूर्ति हैं। (एस० एन० ८३० ३) 


पत्र ए० ए० वॉयसेकों २६३ 


सीमित हे, तथापि में आपके इस विचारसे सहमत हूँ कि भारतमें अहिसाके सिद्धान्तपर 
आधारित जो साधन अपनाये जा रहे है वे समान परिस्थितियोमे समूचे ससारके 
लिए व्यवहायें है और यदि हम अहिसक उपायोसे सच्ची स्वतन्त्रता प्राप्त करके दिखा 
दे तो शेप ससारकों जीवनके प्रत्येक क्षेत्रम अहिसाकी अपराजेयतापर विश्वास करनेमे 
कोई कठिनाई नहीं होगी। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गाघधी 
श्री इविन वैकर्ट 
बुडापेस्ट (हगरी) 


अग्रेजी पत्र (जी० एन० २८३१) की फोटो-नकल तथा एस० एन० ८४९३ से। 


१४८. पत्र; ए० ए० वॉयसेको 


पोस्ट अन्धरी 
१० मार्च, १९२४ 
प्रिय श्री वॉयसे, 
आपके १४ फरवरीके पत्रके छिए धन्यवाद | 
आपको यह जानकर खुशी होगी कि घाव पूरी तरहसे भर गया है, और मैं 
अब समुद्रके किनारे एक विश्वामगृहमे स्वास्थ्य-छाभ कर रहा हूँ। आपने जो पत्र 
लिखनेका वायदा किया है में उसकी प्रतीक्षा करूग्रा। अगर आप मेरें इस पत्रके 
प्राप्त होनेके वाद पत्र लिखें तो बेहतर होगा कि आप उसे मेरे स्थायी पते अर्थात्‌ 
सावरमती, अहमदावादके पतेपर भेजे। 
आपके अनुग्रहपुर्ण विचारोके छिए साभार, 
हृदयसे आपका, 
श्री ए० ए० वॉयसे 
सेट इसीडोर ह 
प्रेस नाइस (फ्रान्स) 


अग्रेजी प्रति (एस० एन० ८४९४) की फोटो-नकलसे । 


१. इस पत्रमें वॉयसेने मारतमें उनके फाथकों सच्चे रूपमें विश्वव्यापी और समस्त मानवताके छहितका 
काय बताया था ओर कहां था ऊँ. “अपके ऊपर ईचवरका वरदहस्त है और आप बढ़े सौभाग्यशाली 
हैं।” (एस० एन० ८३२९ ) 


१४९, पत्र: एच० एस० एल० पोलकको 


पोस्ट अन्धेरी 
१५ मार्च, १९२४ 
प्रिय हेनरी, 
नुम्हारा पत्र मिला। साथमे केनियाके सम्बन्ध्में लिखी तुम्हारी टिप्पणी और 
समाचारपत्रकी कतरने' नी मिली। सामान्य काम-क्ाज करनेकी पर्याप्त शक्ति आते 
ही में नुम्हारों टिप्पणी पईंगा। इस समय मुझमें जो थोडी-बहुत शक्ति है, उसे में 
सिर्फ उन्हीं बातोपर लगाता हँ जिनरर मुझे अपने विचार अविलम्ब व्यक्त करने 
चाहिए। आया है, पनासे भेजा मेरा पत्र' मिल गया होगा। फिलहाल मे अन्धेरीके 
समीप श्री नरोत्तमक्ते बेंगलने रह रहा हँ। यह बंगला अत्यन्त रमणीय स्थानपर है। 
सामने समद्र है और उसकी लहरने इसकी दीवारोंसे टकराती रहती हैं। 
श्री एन्द्रयूज मेरे साथ रह रहे है। उन्हें कविगुरने खास तौरसे मेरी देख-भाल 
करने और मन बहलानेके लिए भेजा है। मुझ रोज ३० मिनट टहलतनेकी इजाजत 
है। में जामको टहलता हूँ। 
तुम सबका सन्‌ 


हृदयसे तुम्हारा, 


श्री हेनरी एस० एलड० पीोलक 
४3-४८, डेन्स इन हाउस 
२०५ स्ट्रेंड 

लन्दन, इब्त्यू० सी० २ 


अग्नेजी प्रति (इस० एन० ८४९५) की फोटो-नकलसे | 


१ और २, उपलब्ध नहीं है । 
३. नरोतम मोरारणी, सिन्दिया स्टोम नेवीगेशन कम्पनीके एजेन्ट । 


१५०. पत्र: अल्फ्रंड सी० मेयरकों 
पोस्ट अन्चरी 
२५ साचे, १९२४ 
प्रिय मित्र, 


आपका २-२-१९२४ का पत्र मिला। 

मद्रासमें इस समय एस० गणेशन्‌ नामक पुस्तक-विक्रेताओंकी एक बहुत बडी 
फर्म है। ये लोग मेरे लेबोका एक सकेलत बेचते है, जिसमें 'यग इंडिया” नामक 
साप्ताहिक प्रकाशित मेरे अधिकान लेख आ गये है। इस पत्रका सम्पादन भी में 
ही करता हूँ। मेरे बारेने आप जो भी जानकारी प्राप्त करता चाहेंगे, सम्भवत वह 
सत्र आउो इसे सकठतमें मिल जायेंगी। 


हृदयसे आपका, 
श्री अल्फेड सी० मेयर 
१८१, वाइन एवेन्यू 
हाईलेड पार्क 
इलिनोस, अमेरिका 

अग्नेजी पत्र (एस० एन० ८४९६) की फोटो-नकलसे। 
१५१. पतन्न: वि० के० सालवेकरकों 
पोस्ट अन्धेरी 


१५ मार्च, १९२४ 


प्रिय श्री सालवेकर,' 

आपने लिखा है कि में चाहें तो आपके नासिक-स्थित बँंगलेका उपयोग कर 
सकता हूँ । इस सौजन्यके लिए धन््यवाद। में जानता हूँ कि नासिककी आबोहवा बहुत 
स्वास्थ्यप्रद है, केकिन इस समय मैं अन्धेरीके समीप समुद्र-तटपर एक सुरम्य विश्वाम- 
गृहमें स्तास्थ्य-ठाभ कर रहा हूँ। अगर यह स्थान मुझे अनुझूछ नहीं बैठा और मुझे 


१, तालमें गांधीजी द्वारा १९१९-१९२२ और १९२२-१९२४ में यंग इंडियामें छिखे ढख्धोकि 
संग्रहसि है । ह 

२. विश्वनाय क्शव साट्वेकर, वम्बईके सरदार गृह नामक एक इोट्लके माह्िक; गांवीजीसे इनका 
परिचय लोकमान्य तिलकने करवाया था, जो यद्ा-कदा उस होट्छमें भाकर ठद्रा करते ये । 


>ईक 


वीकक,. अध्गे 
्धफ 


मम्पूर्ण गाधी वादमय 


क्रिसी खुझक जगहयर जानेंकी सलाह दी गईं तो में आपके कृपापूर्ण प्रस्तावका ध्यान 
रखूगा। 
हृदयसे आपका, 


श्री वि० के० सालवेकर 
हलीखाना रोहइड 
नासिक सिदी 


अग्रेजी प्रति (एस० एन० ८५०१) की फोटो-तकलसे। 


१५२. पन्न: एस० ई० स्टोक्सको 


पोस्ट अन्चेरी 
१५ मार्चे, १९२४ 


प्रिय मित्र, 


आपका ७3 तारीखका पत्र मिला। 

जैसा कि आपने समाचास्पन्नोम पढ़ा होगा, में अब समुद्र-तटपर एक विश्वाम- 
गृहमे चठा जाया हूँ। यह स्थान, जहां हम सत्र रद्द रहे है, वहुत ही सुन्दर है। 
यहू समृद्रके ठीक सामने है और हमें निरस्तर छहरोका संगीत खुनाई देता रहता 
है। जाने क्यों मैं बहू सहसस करना हूँ कि मुझे कोसिछ-प्रवेध आदि प्रब्नोपर अपने 
विचार यवागनीश व्यक्त कर देने त्राहिए। में समझता हूँ कि इसके लिए आवश्यक 
मानसिक श्षम करने कायक पर्याप्त झक्तित मुझमें हे। हकीमजी और अन्य मित्रोसे 
मिलना तो में पहले ही तय कर चूका हूँँ। में दारीरिक श्रमसे बचनेक्रा यथासम्भव 
प्रयास कर रहा हें और में नहीं समझता कि में इस समय जितना मानसिक श्रम 
कर रहा हूँ, उससे नहझे कोई नकसान होगा। 

एक अयरिच्ित मित्रने मुझे छिखा है कि आपने उनसे मुझे कुछ पहाडी शहद 
भेजनेके लिए कहा था। उन्होंने कया करके मझे ५० पांइ शहद भेज भी दिया। शहद 
सचमच बहुत अच्छा था। वादमे मझे पता चला कि मोहनलाक पदण्यानें आपको 
मेरे लिए गहद भेजनेकों छिखा था। में जानता हैं कि आप मुझपर बहुत मेहरबान 
रहे हैं। फिर भी मोहनलाल पण्डबाको आपको कप्ट नहीं देता चाहिए था। मुझे 
उस समय महावलेशवरसे अच्छा झहद मिल रहा था। वीमारीके दौरान मुझे उन 


१, स्टोक्सने आग्रह किया था कि देशक दितका खबाल रखते हुए उन्हें विश्राम करना चाहिए । 
गांवीजीने उन्हें पहले लिखा था कि “ कोई भी अन्तिम निणेव करनेसे पूर्व मेरा यह कत्तेव्य है कि में 
उन छोगोंका दृष्टिकोण पूरी तरद समझ दे जो कॉसिल-प्रवेशको द्िमायत करते हैं।” यह पत्र उपलब्ध 
नहीं है। 

२. खेड़ा जिलके एक कार्यकर्ता | 


पत्र फ्रेजर अलसिन्सको २६७ 


लोगोसे, जिन्हें में जानता हूँ और उन लोगोसे भी जिनसे मुझे 
प्राप्त नहीं हुआ, इतना अधिक स्तेढ़ प्रात हुआ है कि मुझे छगता 
पहना लगभग ठीक ही हुआ। 


हम दोनोकी ओरसे आप दोनोको सतह 


मिलनेका सोॉभाग्य 
गता है मेगा बीमार 


सदेव आपका, 
[ पुनरच . | 
ज्ञापन-पत्र अभीतक मेरे पास नहीं पहुँचा है। 
श्री एम० ई० स्टोक्स 
हारमनी हॉल 
कोटगढ़ 
शिमणा हिल्‍्स 


अग्रेजी प्रति (एस० एन० ८४१७) की फोटो-नकलसे। 


१५३, पत्र: फ्रेजर अलसिन्सको 


पोस्ट अच्धेरी 
१५ मार्च, १९२४ 
प्रिय मित्र, 
आपका १० फरवरीका पत्र मिला। 
में एक अलग कागजपर अपने हमस्ताक्षर भेज रहा हूँ। मुझ दुख है कि में 
अपने हस्ताक्षर स्यथाहीसे करके नहीं भेज पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा हाथ अभीवक 
बहुत कॉपता है और मैं मजबृतीके साथ कलम पकइकर नहीं लिख सकता। 
हृदयसे आपका, 
श्री फ्रेजर अलमिनन्‍्स 
द हिल स्कूल 


पॉट्सटाउन 
पेन्सिल्वेनिया, अमेरिका 


अग्नेजी पत्र (एस० एन० ८४९८) की फोटो-तकटसे। 


१. अलसिन्सने लिखा था कि वे विख्यात व्यक्तियंकि हस्ताक्षर वक्त कर रहे हैं और अपने 
उक्त संग्रदमें गाधीजीके हस्त क्षरोंक्रो रखना भी वे बड़े गोरवक्रों बात मानेंगे । 


१०४. पत्र; एस० ए० ब्रेलवीको 


पोस्ट अन्धेरी 
१५ मार्च, १९२४ 


प्रिय श्री ब्रेलवी, 
आपका पत्र मिछा, साथमे प्रोफेसर के० टी० गाहकृत उपन्यासकी रूपरेखा 
भी। समय मिलने ही में इसे पढ़ जाऊंगा और आपको लिख भेजूंगा कि मुझे पूरी 
पणड्छिपिकी जरूरत है या नहीं। 
दृदयसे आपका, 


श्री एम० ए० ब्रेलवी 
'बॉम्वे कॉनिकठ ऑफिस 
फोर्ट 

वम्बई 


अग्रेजी प्रति (उस० एन० ८५०४) की फोटो-लकल से। 


१५००. पत्र : महेन्द्र प्रतापको' 


पोस्ट अन्धेरी 
१५ मार्च, १९२४ 


प्रिय मित्र, 


आपका पत्र पाकर बहुत प्रसन्नता हुई। में जब प्रेम विद्यालय गया था, तब 
मेरा खबाल है, नाई कोतवालने आपके सम्बन्धमे मुझसे बातचीत की थी। यद्यपि 
यह सच है कि हमें प्रकतिमें अच्छी और बुरी दोनों तरहक्ी शक्तियाँ पुरे जोरोपर 
काम करनी दिखाई देती है, किलतु मेरा निव्चित विद्वास है कि इस शाइवत इन्दसे 
ऊपर उठना तथा चिनकी समवृत्ति प्राप्त करना मनुप्यका अपना विशिष्ट अधिकार 
है। और इसे प्रात्त करनेत्रा एकमात्र उपाय है सत्यबल, दूसरे बऋब्दोमे प्रेमबल अथवा 
आत्मिक बलपर पूर्णतया आचरण करना। मैं यह बात तक द्वारा सिद्ध करके बताऊँ, 


२. अवशस््री गौर लेलर, मरतीय राष्ट्रीय फाग्रेस द्वारा स्थापित राष्ट्रीय आधोजना समितिके 
मन्त्री । झरने गवीजीको मुख्य पात्र बनाकर असहयोग आन्दोलनके वारेमें अंग्रेजीमें एक ऐतिहासिक 
उपन्यास छिखा था । 

+, मुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी | 


पत्र : अब्बास तैयबजीकों २६९ 


इसकी अपेक्षा तो आप मुझसे नहीं ही करेगे। इस सम्बन्धमें मैं केवड अपने दीघे- 
कालीन अनुभवसे उत्पन्न दढ विव्वासकों ही आपके सामने रख सकता हूँ। इस मुदी्ष 
अनुभवके दौरान मुझे स्मरण नहीं आता कि मेरे सामने एक भी ऐसा अवसर आया 
हो, जब किसी समस्याक्रे समाधानके छिए सत्यवकछका सहारा छेनेपर मुझे पुरी सफ- 
लता न मिली हो। निसनन्‍्देह इसके लिए घैर्य, विनम्रता और इसी तरहके अन्य 
गुणोका विकास करना जरूरी होता है। 


हृदयसे आपका, 
श्री एम० प्रताप 
वाग बाबर 
कावुल 


अग्रेजी प्रति (एम० एन० ८४९९) की फोटो-नकल से। 


१०६. पत्र : अब्बास तंयबजीको” 


पोस्ट अच्धेरी 
१५ मार्च, १९२४ 
मेरे जिगरी दोस्त, 


“खुश रहो, मस्त रहो, गमकों घरों ताक पै दोस्त ! “ किसी बातकी फिक्र 
क्यों करे ” आपकी चिट्ठी तो आँसू ढालती नज़्र आ रही है। यो कुछ न होनेसे 
यह भी बेहतर है। आप चाहते हैँ कि में किसी तरकीवसे आपका रज काफूर कर 
दूँ) और आप मेरा हौसला वढानेके लिए जजीवारके अपने जअजीज़की आनदार मिसाल 
भी पेश करते है। मगर एक फर्क है, उनके सामने था आवनूसी रगका एक छोकरा 
जो हकीकतमे छोकरा ही था जब कि मेरा पाछा पड़ा है एक गोरे-सफेद दाढीवाले 
जईफ लड़केसे। एपेडिसाइटिसका ऑपरेशन करा लेता इसके मुकाबिले एक आसान 
काम था। मैं आपके सामने कलका लड़का ठहरा--भल्ठा मैं ऐसे नाजुक कामको 
कैसे अन्जाम दे सकूँगा। बहरहाल जब मिलेंगे तब इसकी कोशिय की जायेगी। आयद 
आपको खबर नहीं है कि में इन दिनो हाथमें बाकायदा अफग्रानी सोटा लिये रहता 
हूँ इसल्लिए जरा बचे रहिएगा। मेरे साथ टिकनेकी इजाजत सिर्फ मरीजोकों ही मिलती 
है। चूंकि आप मैलनकोलियाके' मरीज हैँ इसलिए आपको इजाजत दी जाती है कि आप 
अपनी सहूलियितके मुताबिक जब चाहे तब तशरीफ छाये। अलबत्ता ऊपर कोई कमरा 


१. अब्बास तैयबजी ( १८०३-१९३६ ); एक समय बड़ोंदा उच्च न्यायाल्यक न्यायापीश; युजरातके 
राग्यवादी मुसलमान । वे पणावके व्पद्रवो्नी जचके लिए कांग्रस द्वारा नियुक्त समितिक सदस्य भी थे। 

२. १३ माचेंका पत्र । 

३, मैलनकोलिया, विधाद रोग । 


२७० सम्पूर्ण गाधी वाइमय॑ 


खाली नहीं है इसलिए अगर तनहाई दरकार है तो जनाबको नीचेका कोई कोना दे 
दिया जायेगा। छेकिन अफसोस, काठियावाइसे देवचन्द पारेखने जो खबर अभी-अभी 
दी है उसके मुताबिक गुजरातका तानागाह वल्लभभाई आपको काठियावाड रवाना 
कर रहा है। 

मेरी तबीयत सुधरती जा रही है। रोज कुछ-न-कुछ काम भी कर ही गुजरता 
हैं। मगर अभी ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता। 

बेगम साहिवा कसी है? लड़कियाँ कहाँ है ? वे क्‍या कर रही हैँ” देवदासने 
बताया कि फातिमाकी ज्ादी हो चक्री है। किससे हुई ” दोनों खद्य तो हैं? वे कहाँ रह 
रहे है? दामाद क्‍या करता है”? बान यह है कि आपके परिवारके सभी लोगोमे 
मझे दिलचस्पी है, क्योक्ति एक अरसेसे में उसका एक सदस्य हीं बत गया हँ। इस 
घरेलू चिटठीकों दुमरेसे लिखा रहा हूँ इसका खयाल न कीजिएगा। जितना चाहता 
हूँ उतना नहीं छित्र पाता, हाथ काँयता है। चंकि मेरा मन काफी छम्बी चिट्ठी 
लिखनेका था और न लिखने जार बालकर लिखवानेके बीच फरसछा करना जरूरी 
हो गया, आर मैने लिखवाना ही मृनासिव समझा । 

सवको प्यार और आपको प्यारके अछावा भर 


आपका, 
मो० क० गां० 
थी अक्वास नेयबजी 
बढांद्ा कैम्प 
अग्रेजी पत्र (एम० एन० 5५९५) की फोटो-नकलसे | 
१५७. पतन्न: जवाहरलाल नेहरूकों 
पोस्ट अन्धेरी 


१५ मार्च, १९२४ 
प्रिय जवाहरचल, 

तुम्हारा पत्रों मिछा। पणिक्करके सम्बन्ध तुम्हारा और मुहम्मद अलीका, दोनों 
नार पहले ही मिल गये थे। तुम्हारे पत्रसे में कुछ परेशानीमें पड गया हूँ। नियुक्तियाँ 
और वेतन-निर्धारण आदिके बारेमे कोई निश्चित मत बनानेका न मेरा इरादा कभी 

१. यांवीजी तथा नेयबजी श्क-दूसरेंका स्वागत इसो अनोखे ढगले किया करते थे । हु 
२० भतीत होता है कि वाधीजीने १९ माचकों पंडित जवाहरझाल नेहरूकों तार दिया था। उबत 
तार उपलचय नहीं है। श्री नेदरूने १३ मा्चेक्रों इसका उत्तर दिया । उन्होंने लिखा था: “ श्री पण्पिकर 
प्रसिद्ध व्यक्ति हैं | मे कई वर्षा उन्हें जातता हूँ । कोकोनाडामें कुछ समयके लिए में उनले भिलछा भी 
हूँ । मुझ विश्वास है कि अमृतमरमें उनकी उपरसवाने उपयोगी सिद्ध दोगों । उनमें एक कमी अवरुय है कि 


पत्र : जवाहरलाल नहरूकों २३१ 


रहा है और न इस समय है। चूंकि में जोजेफक्रे इस विचारसे सहमत था कि पत्नी 
जब इतने कप्टम है तव उनका उसके पास रहता जरूरी हे और चैकि जो सिख 
भाई मझसे मिलने आये, वे इस बातके छिएर बहुत उत्सुक जान पड़े कवि गिडवानीके 
स्थानपर कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाये, ऐसा व्यक्ति जो उनके पत्र “"ऑनवरईड का 
सम्पादन-भार भी सँभाल के, इसलिए में उसकी तलाझ्म था। वे सुन्दरम॒कों लेता 
चाहते थे, जो इहड्िपिडेट ' में काम करते थे, ओर उन्होने कहा कि थे प्रचार-कार्य 
और सम्पादन दोनो कर सकते हूँ। जब में अस्थेरीके निकट स्थित विश्वाम-गृहमे आया 
तो यही पणिक्करसे मेरी मुछाकात हो गई। श्री पणिक्करकों इब्विबन डेली मेल ने 
अपने यहाँ नोकरी करनेको आमन्त्रित किया था। वे श्री एन्द्रबूजसे इसी सम्बन्ध 
सलाह-मजविरा करने आये थे। वे इस नोकरीको स्वीकार करनेमे हिचकिचा स्ट्े थे, 
क्योकि 'मेल्ठ ' का राजनीतिक दृष्टिकोण उनके विचारोंसे भिन्न था। तब मुझे प्रचार- 
कार्यका ध्यान आया और मैने उनसे पूछा कि क्‍या वे इस भारको संभाल सकेगे। 
चूँकि में उन्हें अच्छी तरहसे नहीं जानता था, मैने श्री एन्द्रवूजसे भी सलाह की, और 
जब श्री पणिक्करने यह कहा कि अगर नेहरूजीको जरूरत है तो में अमृतसर जा 
सकता हूँ। और चूंकि श्री एन्द्रयूजकी राय थी कि वे श्री गिद्वानीके स्थानपर योग्य 
ठहरेंगे, मैने तुम्हे तार कर दिया। लेकिन मेरी यह इच्छा नहीं थी कि नुम सिर्फ 
इसलिए अपने निर्णयमे कोई रहोवदल करो क्रि ताट मेने भेजा है। यदि में स्वस्थ 
होता और सभी तथ्योकी जानकारी पा सकता तो में उम्मीदवारोके चुनावके सम्व- 
न्धमें, बेशक, अपनी सलाह ओर विचार व्यक्त करता। लेकिन इस समय तो में उन 
चन्द वातोके अलावा, जो अत्यन्त आवश्यक है, ओर किसी भी वानमें अबनी शक्ति 
नहीं लगाना चाहता। 

जहॉतक वेतनका सवाल हैं, स्थिति यह थी। पणिक्कर स्वराज्य ' कार्यालयमें 
७०० रुपये माहवारपर नियुक्त हुए थे, लेकिन चूँकि पत्र आत्मनिर्भर नहीं है, वे लोग 
इन्हे कुछ महीनोका वेतन नहीं दे पाये हैँ। श्री पणिक्करने नौंकरी छोड़ दी, क्योकि 


वे हिन्दुस्तानी नहीं जानते, छेकिन उनकी अन्य अनेक योखताएँ उस कमीकों बल्यूदी पूरा कर देंगी। 
प्रचार-कार्यंक लिए वे अत्यन्त उपयोगी अआक्ति साबित हगि । माषा-सम्बन्धी कठिनाईके कारण, झाथद वे 
सिश्धों आर िन्दुओंको एक-दूमरेके समीप छातेमें बहुत अधिक सहायक नहीं होंगे। छेकिन कुछ मिलाकर 
श्री पणिक्कर अमृतमरकं लिए एक उपलब्धि ही दोंगे । जहं॑तक नोकरीकी शत तय करनी बात है, 
आप जो-कुछ भी उचित समझेंगे वह नि.सन्‍्देह, सब छोगोंकोा मान्य होगा । जदतझ कार्य-समतिकी 
विधिवत्‌ बैठकक्की बात है, वह २१ अप्रेल्तक ने दो सकेगो । आपके तारमें तोकरीकी जिन शर्तोकि 
सुझाव हैं व कुछ इृदतक पचीदा है । छकेन यह तो आपके तथ करनेक्ी बात दै । नुझे यह जानकर 
खुशी हुईं कि शी परणिककर अस्ृतस्तरमे छम्बे समरयत्क रहनेका इरादा रखते हैं। वेसे मेरा निजी खबाल 
पद है कि वहां उन्हें ज्यादा अर्ेतक रइना आवश्यक न होगा । बहुत सम्भव है कि गिडव,नी शीत्र 
ही रिंद्ा हों जाये और यद भी उतना ही सम्भव है कि गिडवानीका उत्तराधिकारी [श्री पण्तिकर ] 
भी जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाये । नि.सन्देह श्री पणिक्कर अक'रण ही कोई एसा काम नहीं करेंगे 
जिससे उन्हें जे जाना पड़े, छेकिन श्री गिंदवानीन भी तो ऐसा नहीं क्रिया था।” 


२७२ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


इस सवालपर श्री श्रीनिवास आयगारसे उनका समझौता नहीं हो पाया। उन्हे मद्रासमें 
९०० सरुपयेका एक कर्ज चुकाना है। उन्हें ३०० रुपये माहवारकी जरूरत है। इसलिए 
मैंने सोचा उन्हें ९०० रुपये पेशगी दे दिये जाये तो वे अपना कर्ज चुकाकर अमृत- 
सरके लिए रवाना हो जायेगे। अमृतसरमे अपना खर्च चलानेके लिए तो उन्हे फिर 
भी पैसोकी जरूरत होगी ही। इसके लिए उन्हे ऋणके रूपमें १०० रुपया प्रतिमास 
दिया जाना चाहिए। इस तरह तीन महीने नौकरी करनेके बाद वे काग्रेसके ३०० 
स्पयेके कर्जदार होंगे। फिर यह रकम १०० रपये प्रतिमासके हिसावबसे उनके वेतनसे 
ली जा सकती हे। इसका भर्यथ यह हुआ कि उन्हें जो कर्ज मिलेगा उसे चुकानेके 
न्किए उन्हें छः महीनंतक काम करना होगा। लेकिन अब में परेशानीमे पड गया हूँ, 
क्योंकि तुम्हारे पत्रसे पता चलता है कि इतने असेके छिए शायद उनकी सेवाओकी 
जरूरत नहीं पड़ेगी। में काग्रेसपर व्यर्थका खर्च लादनेका निमित्त नहीं बनना चाहूँगा। 
इसलिए में सारी स्थिति श्री पणिक्करके सम्मुख रख देना चाहता हूँ। वे शायद इस 
बातपर सहमत हो जायेगे कि अगर उनकी नौकरी छ महीनेसे पहले ही खत्म हो 
गई तो वे कर्की बकाया रकम अद्या करनेके लिए जिम्मेदार होगे। वे इस समय 
यहाँ नहीं है, अन्यथा में नुम्हें अधिक निश्चित पत्र मेजता। 

सेरा खाल है, मुमकिन हुआ तो तुम नहीं चाहोगे कि में नौकरीकी बाबत 
पणिक्करके साथ तथ हुई बात तोड़ दूँ, इसीलिए उस बातकों बरकरार रखकर मे 

उन्हें कल अमृतसर भेज रहा हूँ। तुम्हारे सबसे आखिरी तारके मुताबिक वे सीधे 

अमृतसर जायेंगे। में श्री पणिक्करको जो रकम दूंगा, तुम खजाचीसे वह रकम फिर 
मुझे वापस देनेको कह देना। 

निश्चय ही अगर मेरा इरादा नुमसे अपने विचारोके अनुसार काम करानेका हो 
तो में तुमसे हर नियुक्तिके वारेमे दो बातोकों ध्यानमे रखकर फिरसे विचार करनेके 
लिए कहूँँगा (१) क्या काग्रेसको काग्रेससे बाहरके कार्यपर पैसा ख्च करना चाहिए ? 
(२) काग्रेसकों अपने सेवकोकों अधिकसे-अधिक कितना वेतन देना चाहिए? 

यह तो हुई कासम-काजकी बात । सेरा घाव पूरी तरह भर गया है, लेकिन चीरे- 
की जगह अभी तरम है और उसके वारेमे देखभाठद और सावधानी रखता जरूरी 
है। अमी जो म॑ समुद्र-तटपर आराम छे रहा हूँ; आजा है वह अनुकूल पडेगा। 
इसलिए सामान्यतया यहाँ तीत सहीने रहतेका इरादम करता हूँ। इस अवधिमे मुझसे 
जितना हो सकेगा उतना ही लिखनेका काम करूँगा और कौसिर-प्रवेश आदिके 
सम्बन्ध्म नेताओंसे सलाह-मशविरा करता रहेंगा। इस महीनेके अन्ततक (तुम्हारे) 
पिताजी, हकीमजी और अन्य लोगोके यहाँ आनेकी आजमा है। मेरे साथ सलाह-मशविरा 
करनेके लिए जब भी तुम्हारी इच्छा हो तुम नि सकोच यहाँ आ जाया करो। चाहे 
जो हो, मुझे उम्मीद है कि तुम अगले महीनेंकी २० तारीखके आसपास तो मुझसे 
मिलने आओगे ही, क्योंकि मुझे मालूम हुआ है कि इस तारीखको कांग्रेस कार्ये 
समितिकी बैठक होनेवाली है। मुझे विष्वास है, तुम स्वस्थ हो और अपने स्वास्थ्यका 
पूरा ध्यान रख रहे हो। 


पत्र . ए० ए० पॉलको २७३ 


पणिक्करने इस पत्रकों पढ़ लिया है और तुम जब भी चाहोगे, वे नौकरीसे 
मुक्त होने तथा कर्जकी बाकी रकम चुकानेके लिए तैयार रहेगे। 


पण्डित जवाहरलाल नेहरू 


अग्रेजी पत्र (एस० एन० ८५०३) की फोटो-नकलसे | 


१५८. पत्र: ए० ए० पॉलको 


पोस्ट अन्वेरी 
१० मार्च, २९२४ 


प्रिय श्री पॉल, 


आपका ८ तारीखका पत्र मिला, साथमें श्री एटकिनके पतन्नकी प्रति भी। मेरा 
खयाल है कि हम दोनों एक-दूसरेसे परिचित हैँ। अगर ये वही एटकिन हैं जिन्हें 
में जानता हूँ, ता फिर वे मेरे विचारोंकों भछी-माँति जानते है। फिर भी अगर 
कोई उपयोग हैँ तो में अपने विचार सक्षेपमे छिखे दे रहा हूँ। 

दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय समाजमे सब प्रान्तोके लोग हैं। उनमें हिन्दू, 
इस्लाम, ईसाई और पारसी सभी घर्मोके छोग हैँ। बहुतसे ऐसे भारतीय भी हैं जिनका 
जन्म दक्षिण आफ़िकाममें ही हुआ है। वे ईसाई हैँ और उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त 
की है। इसलिए स्वभावतया वे अपने आत्म-सम्मानके प्रति अधिक सजग हैं। दक्षिण 
आफ्रिकाका प्रतिवन्‍्धकारी विधान उनपर भी हकागू होता है, हालाँकि दक्षिण आफ्रिका 
उनका घर हैं और उनमें से अधिकाज् लोग सोचते हैँ कि उनका कभी भारत 
जाना होगा ही नहीं। छोगोको यहाँ इस वातका भी पता नहीं है कि इन नवयुवकों 
और नवयुवतियोने --- चाहे गलत हो या ठीक --यूरोपीय रीति-रिवाजों, तौर-तरीको 
और पहनावे आदिको अपना लिया है। लेकित ईसाई धर्म अपनाना, उच्च शिक्षा 
प्राप्त करना और उतका यूरोपीय रगमे रेंग जाना, इनमेंसे कोई भी चीज उन्हें प्रति- 
वन्धोके अभिशापसे नहीं बचा सकी है। में इनकी चर्चा इस खयालसे नहीं कर रहा 
हैँ कि उनके साथ विद्येष अथवा अन्य भारतीयोसे अछूंग ढयका व्यवद्वार किया जाना 
चाहिए (वे स्वय ऐसे किसी भी भेद-भावका विरोध करेंगे)। इसकी चर्चा में इस 
तथ्यकों सममझानेके लिए कर रहा हूँ कि दक्षिण आकफ्रिकामें प्रतिवन्‍्धकारी विधान मुख्य 
रूपसे जातिगत भेद-भावपर जाधारित है। आथिक पहलू तो ग्रौण स्थान रखता है। 
भारतीयोकी माँग अत्यन्त सीघी-सादी और उचित है। भास्तीयोफे भावी प्रवासके 
सम्बन्धमे रूगाये गये प्रशासनिक प्रतिबन्धोकों उन्होंने स्व्रेच्छासे स्वीकार कर ब्िया 
है और वस्तुत किसी भी ऐसे भारतीयकों, जो पहले कभी दक्षिण आफिकाम)ें न 
रहा हो और जिसने दक्षिण आफ्रिकाको लगभग अपना घर न बना लिया हो, आने 
२३-१८ 


२३४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय॑ 


नहीं दिया जाता। अपने अधिकारोके इस स्वैच्छिक त्यागके बदले वहाँके भारतीय 
अधिवासी समताका व्यवहार चाहते है। दक्षिण आफ्रिकाके विचारशील यूरोपीयोने 
इस माँगकों हमेशासे बहुत ही उचित माना है और १९१४से दक्षिण आफ्रिकाकी 
सरकार और भारतीय समाजमे एक समझौता भी हुआ था, जिसमे साम्राज्य सरकार 
और भारतीय सरकार दोनों शरीक थी। समझौतेके अनुसार यह तय पाया गया था 
कि अब भविष्यमे कोई प्रतिबन्धकारी विधान पास नहीं किया जायेगा और अधिवासी 
भारतीयोकी स्थितिम निरन्तर अधिकाधिक सुधार किया जाता रहेगा।' इसलिए दक्षिण 
आफ़िकाके वर्तेमान भारतीय विरोधी प्रचारके सम्बन्ध स्थानीय भारतीय समाजको 
दोहरी शिकायत है। दक्षिण आफ़िकामें रहनेवाले यूरोपीय लोगोका बहुत बड़ा हिस्सा 
ताम-मात्रकों ईसाई है। मेरा यह सौभाग्य है कि में कह सकता हूँ, उनमें से बहुतसे 
लोग और खासकर मिज्ननरी लोग मेरे पक्के मित्र है। होना तो यह चाहिए कि 
सच्चे ईसाई सत्य और न्यायका पक्ष छेकर उठ खडे हो लेकिन दुर्भाग्यकी बात यह है 
कि उनमें से कुछ अच्छेसे-अच्छे लोग भी इस वातपर बहुत ज्यादा ध्यान देते है कि 
अमुक काम करनेमे उनका हित है या नहीं। वे सोचते है लोगोमे प्रचलित पू्वे- 
ग्रहोके बावजूद सत्यका पक्ष लेकर उठेंगे तो इससे सेवाके लिए उनकी उपयोगिताको 
नुकसान पहुँचेगा। में इस विचारसे हमेशा असहमत रहा हूँ, और विस्तृत अनुभवोंके 
आधारपर मेरा विनम्र मत तो यही बन पाया है कि ऐसा रुख अपनाना शैतानके 
आगे, बिलकुल अनजाने ही क्‍यों न हो, झुकना है। 

मुझे आपको यह विश्वास दिलानेकी जरूरत नहीं कि श्री एटकिनके पत्रको 
बिलकुल गोपनीय रखा जायेगा; और इसी कारण मैं आपको जो पत्र भेज रहा हूँ 
उसका भी कही उपयोग नहीं करूँगा । 

आपका, 

श्री ए० ए० पॉल 
महामन्‍्त्री 
द स्टूडेंट्स क्रिविवयन एसोसिएशन ऑफ इड़िया, बर्मा ऐंड सीलोन 
£, मिलर रोड, किलपाॉँक 
मद्रास 


अंग्रेजी प्रति (एस० एल० ८ ५०० ) तेया ९९२०७ की फोटो-तकलसे | 


१२. देख्चिर खण्ट १२, पृष्ठ ३०४ । 


१५९. तार: पृ आफ्रिकी भारतीय कांग्रेसको" 


[१५ मार्च, १९२४ को या उसके पठ्चात | 
कांग्रेस 
मोम्बासा 
[यह जानकर | प्रसन्नता हुई कि समाज कप्ट-सहनका कार्यक्रम लेकर आगे 
बढ रहा है। वह जारी रहा तो आपकी सफलता निश्चित है। खेद है 
किसीको नहीं भेज सकता। एन्द्रबूज भी सहमत 


गांधी 


अग्रेजी प्रति (एस० एन० ९९२६) की फोटो-तकलसे। 


१६०. तार: सरोजिनी नायड्कों' 


श्र 


[१६ मार्च, १९२४ के पूर्व [ 
कृपया जनरल स्मट्स और अन्य जिम्मेदार यूरोपीयोसे कहे कि वहाँक़े भार- 
तीयोने अपने विरुद्ध चल रहे स्वार्थपूर्ण आन्दोलनके दोरान जिस अनुपम आत्म- 
संयमका परिचय दिया है, वर्ग क्षेत्र विधेयक (क्लास एरिया बिल)" उसका 
उचित पुरस्कार नहीं माना जा सकता। यूरोपीय छोग याद रखें कि भार- 
तीयोके भावी प्रवास-सम्बन्धी प्रद्मासनिक प्रतिवनन्‍्धकों वहाँ भारतीयोने स्वेच्छासे 


१. यह तार पूर्व भाक़िकी भारतीय कांग्रेसक १५ मार्चके तारके उत्तरमें दिया गधा था । तारमें 
कहा गया था: “कर-बन्दी चल रददी है। सरकार द्वारा निर्देवतापृ्वेक गिरफ्तारियाँ, सम्पत्तिकी कु्कों। इृपपा 
चार कार्यकर्ताओंकों भेजें । एन्ड्यूज, वस्ूमभाई, महदेवभाई और देवदासका भेजा जाना अच्छा रहेगा। 
आप ठीक द्वोनेके बाद केनिया आायें।”” 

२. तारके मसविदेके अन्तमें गांधीजी ने लिखा था: “ एन्ड्यूज श्स तारकों पढ़ ले और यदि उन्हें 
ठीक लगे तो कछ मागे भेज दें।”” 

३. सरोजिनी नायडू (१८७९-१९४९); कवबिती, सामाजिक कायकर्तों, कांग्रेसी प्रथम भद्डिला 
अध्यक्षा, १९२०; वे इस समय दक्षिण आफ़िकामें थीं । 

४. १६-३-१९२४ के गुजरातीके भंकमें इस तारका अनुवाद दिया गया दे। 

५. विभेषक्र बंधे खास तौरसे भारतीयोंकों लय करके नहीं बनाया गया था, फिर भी शसमें एसी 
व्यवस्थाएँ थीं जिनका उपयोग बरी इलाकोंमें एशिपब्यंकि मनिवायं पृथक्करणके लिंए पूरी तरइ किया 
जा सकता था, और “इसमे अनेक भारतीय व्यापारी पूरी तरह बरबाद दो जा सकते थे . . .।”” 
१९२४ में दक्षिण आफ्रिकी विधान समाके अचानछ भंग हो जानेके फलस्वरूप यद विध्यक उस साल 
पास नहीं हो पाया । 


सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


२५७ 


ह्रि९। 


मान लिया था। संघ सरकारने गोखलेकों कोई और निर्योग्यता छादनेवाला 
कानूत पास न करनेक्रा जो आब्वासन दिया था उसकी याद उसे दिलाये। 
2९१ ४कें. समझोतेकी याद भी दिलाये। तबसे स्थानीय भारतीयोने ऐसा 
कुछ भी नहीं किया जिसके लिए उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाये 
जैसा सरकार करने जा रही है। वर्ग-क्षेत्र विधेयकको स्वीकार करना अपने 
राजनीतिक और नागरिक जींवनसे हाथ थो लेना है। मुझे विश्वास है कि 
आपका प्रभावशाली वकक्‍तृुत्व विरोधी पक्षकों निरस्त्र कर देगा और आपकी 
उपस्थितिके फलस्वरूप आपके देशभाईयोके कष्ट कुछ कम हो सकेगे। 


अग्रेजी समात्रारपत्रकी कतरत (एस० एन० ८५३५) की माइक्रोफिल्मसे । 


१६१. पत्र: जें० पी० भंसालीकों 


पोस्ट अन्धेरी 
१६ भाचें, १९२४ 


प्रिय भंसाली, 

आपका पत्र पाकर मुझे कितनी प्रमन्नता हुई, क्‍या वताऊंँ! में पत्रका अधि- 
कांच पढ़ गया हूँ। जापने पत्रके साथ जो कतरने भेंजी है, उन्हे में अभीतक नहीं 
पढ़ पाया हूँ। मैं अपने जेलके अनुभव लिखना चाहता हूँ। आपकी टिप्पणियाँ" बड़े 
कामकी सिद्ध होंगी। में संभोधन-परिवर्धन या यह आवश्यक न हो तो सहमति- 
मात्रके लिए उन्हें जबरामदासके पास भेजनेंका इरादा कर रहा हे। आप सब छोगोंसे 
बिलकुल अलग रहनेके कारण कुछ बातोमे मेरा कथन एकायी होगा ही। इसलिए 
आपकी टिप्पणियाँ, जैसा कि मैने कहा है, कामकी सिद्ध होगी। 

मैं स्वीकार करता हें कि पहले मेरे सनमे ऐसा कोई खयात्ड नहीं था कि अपने 
अनुभव छिखते समय में आपसे अबवा जयरामदाससे सत्यह लूँगा। मेरे मस्तिप्कमे 
कोई भो बात ठोस रूप ग्रहण नहीं कर पाई है, क्योक्ति मेरा मस्तिष्क इस समय 
मेंसी बातो्मों ही छगा हुआ है, जिनके बारेने मुझे अपनी राय देनी ही चाहिए। 
बढ़स्ह्ाठ, आपका पत्र बहुत उपपूक्तल समबथर थाया हैं। आपने अपने विपयमे कुछ भी 
नहीं कहां । हपया अपने बारेसे भी एक पतक्तित अवच्य ल्खि। शायद ही कोई दिन ऐसा 


१. १९१०२ में उनको दक्षिंग आफ्रिका चजाके समय; देखिए सण्ट ११ । 

२. पद समझौता २९ जनवरी, १९१४ कों गांधीजी ओर जनरल स्मव्सके बोच छुआ था । इसमें 
सरकझारने मारतीपोक सम्बन्ध कोई कानून बनानेते पहले भारतीयोंसे परामशे करनेके सिद्धान्तकों स्वीकार 
किया था । देखिए: खण्ड १९, पृष्ठ 3२2४-33 । 

३- ये उपलब्ध नहीं हैं। तथापि सम्भव है कि ये टिप्पणियाँ भसाछीके जेल्के अपने अनुभवोंसे 
सम्बन्धित हों । देलिए अयहः शोपेक नी । 


पत्र * जयरामदास दौलतरामको २७७ 


जाता होगा, जब में आपको याद नहीं करता। आश्रमसे आनेवाले हुर व्यतितसे मैं 
आपके वारेमे पृछताछ करता रहा हूँ । 


आापक', 
श्रीयत जे० पी० भसप्ली 
सत्याग्रह आश्रम 
सावरमती 
अग्नेजी प्रति (एसआन० ८५०६) की फोटो-नकडसे । 
१६२. पत्र: जयरासदास दोलतरामको 
पोस्ट अन्धेरी 
१६८ मार्च, १९२ 


प्रिय जयरामदास 

साथकी टिप्पणियाँ भसाछीने मे मझी है। में चाहँगा कि इन्हे णड़कर इनमें 
सझोवन या पर्विर्धन कर दो, या अगर ठीक लगती हो तो वैसा क्हो। इससे मझे 
जेलके अपने अनुभवोका चित्र पूरा करनेमे मदद मिलेगी और इस तरह में छोगोके 
सामने केवल अच्छा पक्ष ही प्रस्तुत करनेके दोपसे बच सकूँगा। जब पत्र हल्ला तो 
लिखना कि तुम्हारा स्वास्थ्य कसा चल रहा है। डॉ० चोब्थरामके स्वास्थ्यका पूरा 
हाल लिखना। उनके स्वास्थ्यमे बहत जल्द सुधार होना चाहिए। 


श्रीयुत जयरामदास दोलतराम 
हैदराबाद (सिव ) 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ८५०७) की फोटो-नकलसे। 


१६३. पत्र: ए० डी० स्कीन कंटलिगकों 


पोस्ट अन्धेरी 
१६ मार्चे, १९२४ 
प्रिय श्री कैटलिंग, 
श्री पणिक्करकी मार्फत भेजी आपकी पर्चीके लिए धन्यवाद। 
बुधवारकों आपने जो समय बताया है, उस समय आपसे और श्री अय्यरसे 
मिलकर मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। 


हृदयसे आपका, 


श्री ए० डी० स्क्रीन कैटलिंग 
मेसर्मस रावटर लिमिटेड 
बम्बई 


अग्रेजी त्ति (एस० एन० ८५०९) की फोटो-नतकलसे। 


१६४. पत्र : डी० हनुमन्तरावकों 


पोस्ट अन्चरी 
१६ मार्च, १९२४ 
प्रिव हनुमन्तराव, 

नुम्हारा पत्र सिला। पत्र लम्बा होते हुए भी रजक है। आइन्दा तुम्हें अपने लम्बे 
पत्रोके लिए क्षमा माँगनेकी कोई जरूरत नहीं है, तुम कभी बेकारकी बाते नहीं लिखते। 
हममें से एकान्त और जरक्षित स्थानोमे रहनेवाके उन लकोगोके लिए जो अपनी रक्षाके 
लिए इस्त्र-वछूपर नहीं वल्कि ईश्वरकी अनुकम्पापर ही विश्वास करते है, एकमात्र 
रास्ता यही हैं कि वे अपने पास जहाँतलक वन पड़े मूल्यवान चीजें यथासम्भव कम रखे, 
चाहे वे पैसोंके रूपमें हो अथवा अन्य किसी रूपमे। हमे चाहिए कि आसपासके उजड़ 

लोगोके साथ भी मैत्री भाव बनाये रखें। सावरमतीयें ऐसा ही प्रयास चल रहा है। 
भारतके विशिन्न प्रान्तोमे सावरमती-जैसे ही आश्रमोकी स्थापनाके तुम्हारे सुझावकों 
में पसन्द करता हूं। में वैसा करना तो जरूर चाहँगा, केकिन चाहने-भरसे तो उनकी 
स्थापना नहीं को जा सकती। उसके लिए हमें ठीक इंगके आदमियोकी जरूरत है और 
मेरो तजरमे ऐसे लोग है नहीं। तुमने एक आश्रमकी स्थापना की है और उसे चलाने- 
की कृठिनाइयोका भी तुम समझते हों। नुम जानते हो, हमारा दूसरा आश्रम वर्घामें 
है, जियका संचालन विनोबा करते है। विनोवासे तो तुम परिचित ही हो। उसकी 


पत्र . डी० हनुमन्तरावकों २७९ 


स्थापना ही इसलिए हो पाई कि हमें विनोबा-जैसा व्यकित मिल गया था। एक और 
आश्रम अन्धेरीके समीप है, क्योकि केद्वराव देशपाण्डे-जैसा व्यक्ति हमे मिल गया है। 
चारो ही अपना अस्तित्व बनाये रखनेके छिए हाथ-पैर मार रहे है। ऐसे आश्रम प्राणियों 
या वनस्पतिकी तरह अनुकूल परिस्थितियाँ और समय पाकर अपने-आप अकुरित और 
पललवित होते है। नुम्दारे चुझावकी मुख्य बात मुझे पसन्द आई; यानी मुझे साबरमती 
आश्रममें बने रहकर उसको सर्वाग्रपूर्ण बनानेकी कोशिश करनी चाहिए। मैं इसे अत्यधिक 
पसन्द करूँगा। बाह्य राजनैतिक गति-विधियोमे में अपने मनसे नहीं कूदा हें--ये तो 
मेरे सिर आ पडी है, इसलिए अपनी इच्छासे में इन्हें त्याग भी नहीं सकता। यदि 
ईदवरकी मर्जी हुई कि में आश्रम रहकर उसका विकास करूँ, तो वह उसके लिए 
मेरा रास्ता साफ कर देगा। यदि आश्रम वास्तवम कोई चेतन वस्तु है, तो मेरा विश्वास 
है कि में सावरमतीम रहें या न रहूँ, उसकी प्रगति होती रहेगी। बहरहाल बगर ऐसी 
ससथा केवल एक व्यक्तिके इस ससारमे बने रहनेपर निर्भर करती हो, तो वह उस 
व्यक्तिके साथ ही नष्ट होकर रहेगी, और अगर उसे स्थायी रूप ग्रहण करना है तो 
उसे अपने अस्तित्वके छिए अपनी आत्म-निर्मरता और अपनी ही भीतरी जीवन-शवितका 
भरोसा करना पड़ेंगा। और हमें ऐसी सस्थाओक्ी सफलता तथा प्रगनिके सम्बन्ध भी 
अधीर नहीं होना चाहिए। हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है कि हम अपनी बुद्धिके 
अनुसार काम करें और बाकी सब उसपर छोड दे जो इस सृधष्टिका सृत्रधार है। तुमने 
सयानी हूइक्रियोकों तवतक अपने आश्रममे ने रखनेका फैसला किया है जबतक कि 
ऐसी महिला कार्यकरत्रियाँ पर्याप्त सख्यामे नहीं मिल जाती, जो किसी औरकी मददके 
बिना अपना काम चाय सकें और सयाती छूडकियोके लिए रक्षा-कच बन सकें। मेरा 
खयाल है कि इस गम्भीर उत्तरदायित्वकों अपने कन्चरोपर न लेकर नुमनें ठीक ही किया 
है। में उम्मीर करता हूँ, आगे चलकर स्वय तुम्हारी पत्नी इस योग्य बन जायेगी। 
और अव प्राकृतिक चिकित्साके सम्बन्धसे। में जानता हूँ कि सावरमतीमे जहाँ- 
तक भोजन और ओऔपघ-सम्बन्धी सहायताका प्रश्न है, जितने भी परिवर्तन किये गयें 
हैं, सभी दुर्बलताके द्योतक हैं। भुरुआत मेरी पहली गम्भीर वीमारीके साथ हुई 
थी। इस बीमारीने मुझे वुरी तरह झकझोर दिया और में अपना आत्मविश्वास खो 
बैठा। इसके विपरीत कोचरबमें मैंने एक साथ दो रोगियोकी नि शक भावसे देखभाल 
की थी, जिनमे से एक भयकर चेचकसे पीडित था और दूसरा मोतीझरासे | डाक्टरोने 
मुझे ऐसा करनेंसे बहुत रोका, किन्नु प्रकृतिकी निरोधक क्षमतामे विश्वास रखते हुए 
में यह काम करता ही रहा। सावरमतीर्में अपनी बीमारीके बाद तो मुझसे छोटी- 
छोटी वीमारियोंका भी उपचार करते नहीं बना। मेरा सिद्धान्त यह है कि जो व्यक्ति 
खुद ही बीमारीका शिकार हो जाता है वह दूसरोकों राह दिखानेके अयोग्य है। मैने 
दूध और घीके बिना काम चलानेकी कोथिण दुराग्रहकी सीमातक की, लेकिन मैं 
असफल रहा। यदि में वीमारीकी चपेटमे न आया होता, तो में अपने प्रयोगोक्रों जारी 
रखता, लेकिन मैं घवरा गया। ओपधियोके सम्बन्धर्में भी मुझे खेदके साथ यही वात 
कबूल करनी चाहिए। जो व्यक्ति अन्य छोगोकों इत चीजोसे दूर रहनेकी सलाह 
देता है उसे चाहिए कि वह उसीके समान कोई दूसरा कारगर उपाय प्रस्तुत कर 


२८० सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


सक्रे। मै खुद ही टूट चुका था, इसलिए मैने, जैसा चल रहा था, चलने दिया। प्राक्ृ- 
तिक उपचारकी ऐसी परिसमाप्ति मेरे जीवनकी एक दुखद घटना है। यह नही कि 
मेरी इसपर से श्रद्धा ही उठ गई है बल्कि मैं अपना आत्मविश्वास ही खो बठा 
हैं । उस विश्वासको पुनः पानेमे मेरे सहायक बनो। तुमने देख लिया होगा कि मगन- 
छालको मेरी सुक्ष्मसे-सूक्षम वबातकी कितनी अच्छी पकड़ है। उसने मुझसे कुछ जिक्र 
किये बिना जिवभाईको तुम्हारे पास भेज दिया है; क्योंकि हमारी दुर्बंलताका मेरे ही 
जितना भान उसे भी है। इसलिए हम लोग ध्यानपूर्वक तुम्हारी प्रगतिकों देखते रहेगे 
और वह होगा अन्यत्रिक सहानुभूतिके साथ। मुझे उम्मीद है कि इस सम्बन्ध जब भी 
तुम्हारे मनमें बताने योग्य कोई बात उठे, तुम उसे मुझे निस्सकोच लिख भेजोंगे। 


हृदयसे तुम्हारा, 


श्रीयुत डी० हनुमन्तराव 
सत्याग्रह आश्रम 
पल्लेपादू (नेल्लर जिला) 


अग्ेजी प्रति (एस० एन० ८५०८)की माइक्रोफिल्म तथा सी० डव्ल्यू० ५११३ से । 


१६५. पत्र: सरदार मंगरूसिहको 


पोस्ट अन्धेरी 
१६ मार्च, १९२४ 

प्रिय सरदार मंगलसिह, 
यह पत्र आपको श्री पणिक्करका परिचय देनेके लिए लिख रहा हूँ। वे प्रोफेसर 
गिदवानीकी जगह काम करेगें। श्री पणिक्कर ऑक्सफोई यूनिवर्सिटीके एम० ए० 
हैं और वे प्रथम श्रेणीमें ऑनर्सके साथ उत्तीर्ण हुए थे। वे अलीगढ़ मुस्लिम विश्व- 
विद्यालयमे प्राध्यापक थे, और फिर मेरी गिरफ्तारीके वाद असहयोगमे गामिल हो 
गये थे। उन्होंने श्री प्रकाभअमके साथ कुछ समयतक स्वराज्य ! कार्यावठयमे भी काम 
किया है। अगर आप चाहें तो वे ऑनवड़े का भी सम्पादन कर देंगे। मैने श्री 
पृणिक्करको, हमारे चीच जो वबातचीन हुई थी, उसके सारसे अवग्रत करा दिया है। 
मेरा विव्वास है कि श्री पणिक्करने अहिसाके सिद्धान्तके अनिवार्य तत्त्वोको हृदयगम 
कर जिया है। मे्ते उन्हें बता दिया हैं कि उन्हें जनताके सामने शिरोमणि गुरुद्वारा 
प्रवन्धक समितिके आन्दोलनसे सम्बन्धित समस्त घटनाओका यथातृथ्य और निष्पक्ष 
निरूपण करना होगा। इस सम्बन्ध समय-समयपर जो परिस्थितियाँ उत्पन्न होगी, 
उनके बारेमे उनका रजेया सहानभनिपृर्ण तो होगा ही, लेकिन मैने उन्हें बतला दिया 
है कि इसके साथ ही अगर कहीं कोई दोप नजर आयें तो उसको भी छिपाना 
नहीं है। मैंने उनसे यह भी कहा है कि दोषोको न छिपाकर ही उद्देश्वको सफल 


तार: शुक्लको २८१ 


बनानेकी दिश्ञामे सर्वोत्तम सेवा होगी। वे समय-समयपर काग्रेस कमेटीकों जो रिपोर्ट 
भेजेंगे उसे वे मन्‍्त्रीको भेजनेसे पहले शिरोमणि गरुद्वारा प्रवन्चक समितिके प्रधानकों 
तो दिखा ही लिया करेगे। 

आप श्री पणिक्करके रहने और सामान्य सुख-सुविधाकी व्यवस्था करनेक्री कृपा 
कर। कृपया आप उन्हें श्रीमती ग्िडवानी और श्रीमती किचलसे भी मिला दें। 

उम्मीद है कि सब काम सुचार रूपसे चल रहा होगा। आपके साथ जो मित्र 
आये थे, उन्हे मेरा स्मरण दिलाइए। आशा करता हैँ, आप यथासमय मझे पत्र 
लिखगे। कहना न होगा कि यह वात सुनकर मुझे कितनी खुणी हुई है कि जब 
जत्थेके लोगोको गिरफ्तार किया जाने छगा तो उन्होने चैँ तक नहीं की और बह 
ही घोभनीय ढगसे' गिरफ्तार हो गये। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधों 
सरदार मंगरूसिह 
अमृतसर 


अग्रेजी पत्र (एस० एन० ९९२९) की फोटो-नकलसे । 


१६६५ तार: शुक्लकों' 
[१६ मार्च, १९२४ को या उसके पदचात्‌ | 


जत्थे द्वारा गोभमनीय और झशान्तिपूर्ण इंगसे आत्मसमर्पण करनेके छबिए 
समाजकों बधाई। एन्ड्रयूज़ भी वधाई देते हैं। पणिक्कर मगलवारकों वहाँ 
पहुंच रहे हैं। कृपया मिले। 


गांधो 
अग्रेजी प्रति (एस० एन० ९९२८) की फोटो-नकलसे। 


१. १७ माचे, १९२४ को सरदार मंगलसिलने भाभम जनताके दिलॉमें फैली हुईं गलतफद्मीको दूर 
करनेके लिए गांधीजी को सवविस्तार पत्र द्वारा यूच्ति किया कि जत्येको पहले यह निर्देश दिया गया या कि 
अपनी जगह हृढतासे बेंठे रहो और स्वेच्छासे अपने-आपको गिरफ्तार मत होने दो। झ्िन्तु इसकी जगह 
बादमें उनसे “ छुशी-खुशी आात्म-समपण ” करनेके लिए कहा गया गौर जत्येके ५०० लोगेंने ऐसा ही 
क्यिा। उन्होंने “जत्येके अदूभुत भाचरण, अदम्य उत्साइ भौर असाधारण संधमका” भी वर्णन किया 
और गांवीजी से अनुरोध किया कि वे इसपर कुछ पंक्तियों लिखें । 

२. यह तार अकाछी सद्दायक ब्यूरोंके श्री शुक्क द्वारा १५ माचेकरों दिये गये तारके उत्तरमें भेजा 
गया था, को गांधीजी को १६ मा, १९२४ को मिछा था। उसमें कहा गया था: “ दूसरे शहीदी जत्येने 
गिरफ्तारीका आदिश पाकर सराहनीय ढंगसे अपनेको गिरफ्तार करा दिया । अम्रृतसरके सरकारी पोस्टरमें 
उनके झान्तिपृण व्यवहारकों स्वीकार किया गया है।” 


१६७. मूल आपत्ति 


अन्धचेरी 

१७ मार्च, १९२४ 

लाहौरमें मैने अपने डाक्टर (अब सर) जोजेफ न्यूननकों" एक आलेख दिया 

था। उसपर मैने छाहौर, १ फरवरी, १९२० लिखकर अपने दस्तखत किये थे। 

यहू आलेख विदेशों भारतीयोकी स्थितिपर लिखे गये २२ नवम्बर, १९२३ के एक 

विस्तृत छेखमे उद्धन किया गया है। चूँकि ब्रिटिश गियानामे भारतीयोकों बसानेकी 

एक तसजवीजकी ताईदमे इसका उपयोग किया गया है और लिखा गया है कि जहाँ- 

तेक हमें मान हे इससे ब्रिटिश गियानाके प्रति महात्मा गाधीका आज भी क्‍या रुख 

है, बह अभिव्यक्त होता हे। मुझे अपनी स्थिति साफ कर देनी चाहिए। मैने फरवरी 
१९२० में जो वक्तव्य दिया था उस्ते नीचे दे रहा हूँ 


लाहौर 
१ फरवरी, १९२० 
में आरम्भमें ही यह बिलकुल साफ कर देना चाहता हूँ कि ऐसी कोई 
कारवाई करनेका मेरा इरादा नहीं है जिसका अर्थ यह निकले कि में आगे 
बढ़कर भारतोयोंकों भारत छोड़नेंके लिए उत्साहित करता हूँ। में भारतीयोके 
प्रवासी बत जानेके खिलाफ हेँ। साथ ही में यह भी जानता हूँ कि इस सम्बन्ध- 
में बहुतसे लोगोंका भिन्न मत्त है। इसलिए में यह भी नहीं चाहता कि कानून- 
के द्वारा अयवा प्रशासनिक कार्यवाही करके भारतीयोंकों भारतमें रहनेपर ही 
मजबूर किया जाये। त्ववेश तथा विदेश्ञोंमें उनके साथ स्वतन्त्र नागरिक-जेसा 
बरताव किया जाना चाहिए और उनके बारेमें जो भ्रान्तियाँ फंलाई जाती हें, 
उनसे उनकी रक्षा की जानी चाहिए। में नहीं जानता कि साम्राज्य प्रतिरक्षा 
विनियम (डिफेंस आफ दी रंन्‍्म रेगुलेशन)के अतिरिक्त और कोई ऐसा कानून है 
या नहीं जिसके द्वारा उन्हें भारतके बाहर जानेसे रोका जा सके। और उसकी 
मीयाद भी लड़ाई खम्म होनेके छः महीने बाद पूरी हो जायेगी। (इस विभियमके 
अनुसार लड़ाई खत्म होनेके छः महीने बादतक खास अथवा साधारण अनुभति- 
पत्रके बिना कोई भी अप्रशिक्षित सजदूर विदेश नहीं जा सकता)। 
यदि एक बार मुझे यकीन दिला दिया जाये कि ब्रिटिश गियानामें भार- 
तोयोंको राजनीतिक, स्वायत्त हासन सम्बन्धी कानूनी, व्यापारिक तथा मौद्यो- 
गिक क्षेत्रोंमें समान अधिकार प्राप्त हे और उनके साथ न केवछ सरकार तथा 


कप 
ही 


१. जिरिश्न गियानाक मद न्याथव दी । 


मूल आपत्ति ६८३ 


आम लोग उचित व्यवहार करते हें बल्कि समुचित व्यवहारके जारी रखे जाने- 
का आइवासन भी दिया जा रहा है तो से ऐसी किसी तजबीजकी सुखालफत नहों 
करेगा जिसके जरिये भारतीय किसान-परिवार ब्रिटिश गियानामें बसनेके लिए 
बेरोक-टोक भेजे जानेवाले हों। 
यह तो ठोक है कि ब्रिटिश गियानाका संविधान उदार है और भारतोय 
वहाँकी धारा सभा तथा नगरपालिकाओंके सदस्य हो सकते हे और वे होते भी 
है। यह भी सच हे कि दूसरी जातियोंके साथ उन्हें समान हक हासिल हे 
और वहाँ उन्हें बसनेके लिए जमीन लेनेका अवसर भी प्राप्त है। इसलिए में इस 
तजवीजकी आजमाइश्य कर देखनेके पक्षमें हें, किन्तु छः महीनेके अन्तमें भरी 
एन्ड्रयूज या भारतीय लोकप्रिय नेताओका कोई प्रतिनिधि उस तजवीजके अमल- 
पर रिपोर्ट पेश्ष करे। ब्रिटिश गियानाके शिप्टमण्डलने इस बातकों स्वीकार 
किया है कि भारत सरकार द्वारा नियुक्त किसी निरीक्षक अधिकारीके अति- 
रिक्त जनताका कोई प्रतिनिधि भी अपनी स्वतस्त्र रिपोर्ट दे सकता है, और 
उसने उसका सारा खर्च देना भी कबूल किया है। 
में यह मानता हुँ कि भारत सरकारके जरिये उपनिवेश्य कार्यालय तथा 
ब्रिटिश गियानाको सरकार भारतीयों और भारतीय नेताओकों समान व्यवहार 
जारी रखनेके सभी आवश्यक आइवासन दे सकतीं है।' 
इस वकक्‍तव्यका उपयोग किसी भी तजवीजकी ताईदमें करना धायद ही उचित 
हो। इसका उपयोग तो केवल इस वबातमें हो सकता है कि श्री सी० एफ० एन्ड्रयूज 
या उन्हीकी श्रेणीके किसी व्यक्तिक्रे निरीक्षणमे, जिसे कि उन्हींके समान प्रवासी भार- 
तीयोकी स्थितिका ज्ञान हो, प्रयोगके तौरपर एक जहाज भेज दिया जाये। किन्तु मैं 
स्वीकार करता हूँ कि यदि भारतीयोंकी दृष्टिसे यहू प्रयोग सफल साबित हो तो 
पूर्वोक्त वक्‍तव्यके अनुसार उचित सरक्षण मिलतेपर भारतवासियोंकों वहाँ बसानेक्री 
किसी तजवीजकी में मुखालफत न करनेकों बाध्य हूँगा। पर यह बात सबको भरी- 
भाँति मालूम है कि फरवरी १९२० के बाद अग्रेजी घासन प्रणालीसे सम्बन्धित मेरे 
विचारोमे आमूल परिवतेन हो गया है। जब मेंने यह वक्तव्य दिया था तव अनेक 
कड़वे और प्रतिकूल अनुभवोके होते हुए भी, इस जासन-प्रथासे मेरा विध्वास प्री 
तरह उठा नहीं था। पर आज मेरा उस प्रणालीके अन्रर्यत्त अधिकारी या समर्थक्रके 
रूपमें काम करनेवाले लछोगोके मौखिक या छकिखित वादोपर विश्वास नहीं रह 
गया है। दक्षिण आफ़रिका, पूर्व आफ्रिका और फीजीके प्रवासी भारतीयोका इनिहास 
उनके प्रति वचन-भगका इतिहास है। जब-जब भारतीयों और यूरोपीयोके स्वार्थोमे 
विरोध उत्पन्न हुआ तव-तव साम्राज्य सरकार और भारत सरकारने अपने कर्तव्यको 
निन्दतीय अवहेलना की है। भारतीय निवासियो्रे पहलेसे चले जा रहे हकोकी वक्दि 
देनेके लिए पूर्व आफ़िकाके मृुद्ठीभर यूरोपीय ब्रिटिथ सरकारकों मजबर करनेसे प्राय. 


१. गांवीजोने इस अक्षके सम्बन्धर्न संनू १६२० में विस्तारसे कद था; दलित खण्ड १४, इ3 ६-८ 


ओर ९-१२ । 


२८४ सम्पूर्ण गाघी वाहुमय 


सफल हो गये है। दक्षिण आफ्रिकामें भारतीय प्रवासियोका भविष्य डाँवाडोल स्थितिमें 
है। फीजीम भारतवासियोकी हालत दॉतोके बीच जीभके समान है। और इस वातका 
क्या भरोसा कि यदि परीक्षणका समय आया तो ब्रिटिणग गियाना ही इसका अपवाद 
ठहरेगा। भारतीय इस 'उपनिवेशमे बूरोपीयोक्रे साथ प्रतिस्पर्धामे सफल हुए नहीं कि 
उसी क्षण लिखित अथवा मौखिक सारे वचनोका लोप हुआ। ब्रिटिश साम्राज्य प्रणाली- 
के प्रति अब मेरे हृदयमें इतना अविव्वास भर गया हं कि मैं ब्रिटिग ग्रियानामें 
भारतीयोकी भेजनेकी किसी भी तजवीजकों मजर नहीं कर सकता--भले ही वह 
तजवीज कागजपर कितनी ही मनमोहक क्यो ने दिखाई दे ओर वचनोके ठीक-ठीक पालन 
करनेका कितना ही आवध्वासन क्यों न दिया जाये। ऐसी किसी भी तजवीजसे भारतीय 
प्रवासियोको होनेवाला लाभ अवास्तविक्र ही होगा। इसलिए मैं ब्रिटिण गियानामे 
भारतीयोको बसानेकी वर्तमान तजबवीजकों मजूर करनेमे असमर्थ हूँ। उपर्युक्त मुल 
आपन्िके कारण मुझे ब्रिटिश गियानाके शिप्टमण्डलोसे मिले बिना ही अपनी राय 
प्रकट करनम सकोच नहीं है। यदि इस तजवीजके गृण-दोपाके सम्बन्ध मुझे अपनी 
राब ढेती होती तो सामान्य भिप्टाचारके ताते उसके खिछाफ राय देनेके पहले 
ब्रिटिश गियानाक्रे शिप्टमण्डलोसे मिलकर उनका दृष्टिकोण जान लेना मेरा कत्तंव्य 
हो जाता। परलु जबतक भारत आजाद नहीं हो जाता और जवतक भारतमे ऐसी 
सरकारकी स्थापना नहीं हो जाती जो पूर्ण रूपसे जनताके प्रति जिम्मेदार हो और 
जो प्रवासी भारतीयोकों अन्यायसे वचानेकी पूरी क्षमता रखती हो, तबतक किसी 
आादर्थ योजनासे भी प्रवासी भारतीयोकों छाम नहीं पहुँच सकता। 


मो० क० गाधी 
| अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २०-३-१९०४ 


१६८. पतन्न : ए० डब्ह्य० बेकरकों' 


पोस्ट अन्धेरी 
१८ मार्च, १९२४ 
प्रिय श्री बेंकर, 


कक 


'द की दु हैपीनेस' (सुखक्री कुजी) के साथ आपका पत्र पाकर मुझे खशी 
हुई। किसी वालकी चिन्ता न करो का तो मुझे हमेशा सहारा रहा है। यदि मैने 
अपनी सारी चिन्ताएँ ईव्वरकों स्मपित न कर दी होती तो मैं अवतक पागल हो 
गया होता। आपके पत्रके दूसरे हिस्सेके बारेमे फिलहाल तो इतना ही कहा जा 
सकता हैं कि ईइवर जिस पथपर चलनेंकी मुझे प्रेरणा देता है मैं उसीपर चलनेकी 
कोशिय करता हूँ। मेरे अज्ञानके सिवाय अन्य कोई वस्तु मुझे उस पथसे डिग्रा 


२. दादः अब्दुल्ला लेठ्क शटनों, जिनने गाधीजी १८९३ में प्रियेरियामें मिंके थे। देखिए खण्ड १, 
धृ ८३। 


पत्र : बाबू हरदयाल नागकों २८५ 


नहीं सकती। मुझे अपना कोई स्वार्थ-साथन नहीं करना हे, और ने मेरी ऐसी कोई 
सासारिक महत्त्राकाक्षा हे जिसकी पति करती हो। ईब्वरका साक्षात्कार ही मेरे 
जीवनका एकमात्र उद्देष्य हे, ओर में दुनियाकों जितना ही अधिक देखता हूँ तथा 


#र ब् 


उसके वारेसे जितने अधिक अनुभव होते जाते है, उतना ही में महसूस करता हूँ कि 
इस प्रेरणाकों ग्रहण करनेका तरीका जुदा-जुदा हुआ करता हे। ठीक उसी प्रकार जैसे 
सूर्य तो एक ही है फिर भी हम उसे भूमध्य रेखाके प्रदेंगो, समणीतोप्ण प्रदेशों तथा 
शीत प्रदेशोसे विभिन्न रूपोमे देखते हे। किन्तु में आपसे तक नहीं कर रहा हूँ। 
मेरी जो गहरी घारणा वन गई हे, उसे ही मैने व्यक्त किया हे। 

जिन मित्रोसे मुझे वहाँ परिचय प्राप्त करनेका सौभाग्य मिला था, कृपया उन्हें 
मेरी याद दिलाये। 


हृदयसे आपका, 


श्री ए० डब्ल्यू० वेकर 
हिलक्रेस्ट 
पोस्ट ऑफिस नार्थ रेह 
ट्रान्सवाल 


अग्नेजी प्रति (एस० एन० ८५२८) तथा सी० डव्ल्यू० ५१२८ से। 


१६९. पत्र: बाबू हरदयारू नागको 


पोस्ट अन्घेरी 
१८ मार्च, १९२४ 
प्रिय श्री नाग, 
आपका १९ तारीखका पत्र मिला। 
आपने भरे स्वास्थ्यके बारेम पूछा है, इसके लिए धन्यवाद। में बराबर प्रगति 
कर रहा हूँ और स्वयं पत्र-व्यववह्यर करने योग्य हो गया हूँ। इसलिए कृपा करके 
जो-कुछ लिखना चाहते हो जरूर लिखें। 
हृदयसे आपका, 
वाबू हरदयाल नाग 
चाँदपुर 
जिला --- त्रिपुरा (वर्गाल) 


अग्रेजी प्रति (एस० एन० ८५१९) की फोटो-नकल तथा सी० डब्ल्यू० ५१२२ से । 


१, बंगाल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके अध्यक्ष । 


थे 
१७०. पत्र: डाक्टर सु० अं० अन्सारीको 
पोस्ट अन्धेरी 
१८ मार्च, १९२४ 
प्रिय डा० अन्सारी, 
सान्चन्यक्ा आपका तार पाकर बड़ी राहत मिली। बड़े भाई बिस्तरपर पडें 
नहीं रह सकते। डेंगा काम पछा है और उसे करनेवारे हम लोग बहुत ही कम 
हू। कृपया मरीजकी दिन-प्रतिदितकी प्रगतिके वारेसे मुझे सूचित करते रहे। ह 
कृपया बेगम अन्सारी, डा० अब्दुर॑हमान और अन्य मित्रोकों मेरी याद विलायें। 
हृदयसे आपका, 


मो० क० गांधों 


अग्रेजो पत्र (एस० एन० ८५२१)की फोटो-नकलसे। 


१७१. पत्र : शोकत अलीको 


१८ मार्च, १९२४ 


प्रिय मित्र लथा बड़े भाई, 
आपको भीयादी बुखार या किसी भी वृखारका होना ठीक नहीं। हमारे बीच 
बीमारी मेरी ही किस्मतमे रहे। लेकिन मैं आपको लम्बा पत्र देकर परेशान नहीं 
करूगा। ईदवर आपको जीकप्र ही स्वस्थ करे। 
हृदयसे आपका, 


मो० क० गांधी 


अग्रेजी पत्र (एस० एन० ८५२०) की फोटो-नकलसे | 


१, यह पत्र १८ माचक डा० मु० अ० अन्सारीक उस तारके जवाबर्भ ल्खा गया था जो कि उन्दनि 
शोकत अलीकी बीमारीके सम्बन्ध भेजा था । तार इस प्रकार था: “ख़ूनकी जॉँचसे बुखार मीयादी 
निकरह' । बुख'र १०१ और १०४ दिंश्रीके बीच रहता है। कोई अन्य दोप नहीं ह, कोई चिन्ता नहीं। ”? 
£ से० एइन० ८७१७) ! गांधीजीने शाॉफ़त अहीफों नी लिखा था; देखिड अगल्ग शीर्षक । 

२० ढा9० मुख्तार अहमद अन्यसारों / १८८०-१९३६ ), राग्यवादी मुस्किम नेता; अध्यक्ष मुस्लिम 
हींग १००२०; अध्यक्ष भारतीय राष्टीव कांग्रेस, १९२७-२८ । 


१७२. पंत्र : एन० के० बेहरेको 


पोस्ट अन्धेरी 
१८ मार्च, १९२४ 
प्रिय श्री बेहरे, 
कोटेश्वरमे हुए दलित वर्ग सम्मेलनमे पास किये गये प्रस्ताव मिल गये। यह 
कार्य आपकी तरह मुझे भी काम्य है। निशाखातिर रहिए, जितना बनेगा करूँगा। 


हृदयसे आपका, 
श्री एन० के० बेहरे 
नार्मेल स्कूल 
वर्धा 


अग्रेजी प्रति (एम० एव० ८५२२) की फोटो-नकल तथा सी० डब्ल्यू० ५१२१ से। 


१७३. पत्र: मोतीलाल नेहरूकों 


अन्धेरी 
१८ नाच, १९२४ 

प्रिय मोतीलालजी', 
वित्त विषेयककी' अस्वीकृतिके बारेमें आपका तार मिला। मैं इसमे प्रसन्न 
हुआ हूँ क्योंकि इस विजयसे आप प्रसन्न हुए है। किल्तु में इसे लेकर बहुत खची 
दिखानेसे रहा, और मैं इस विजयसे चकित भी नहीं हुआ हूँ। उचित अनुमासन और 
कोशलका उपयोग करनेपर इसका सध जाना असम्भव नहीं था और मैने आपकी 
जबरदस्त व्यवहार-कुशछता, कायल कर देनेवाली वाग्मिता और धमकियोके सामने आपके 
धेयेंपर कभी भी सन्‍्देह नहीं किया। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ क्रि यदि आपके 
पास संगठतके लिए और समय होता और आपको देशका अधिक समथंन प्राप्त होता 
तो आप प्रान्तीय तथा केन्द्रीय विधान सभामे बाजी मार के जाते। फिर भी मै एक्र 
बात अपने मनको समझा नही पा रहा हूँ; उसके वारेमें मैंने छालाजीसे' थोड़ी बात 

१ पण्डित मोतीलाल नेहरू ( १८६१-१९३१ ); वक्कील और राजनोतिह; भाजीष राष्ट्रीय कांग्रेसके 
दो बार अध्यक्ष । 

२, १७ माचको मदनमोहन माल्यीयके एक प्रस्तावपर, केन्द्रीय विधान सभाने वित्त विज्यकपर 
विचार करनके लिए छाये गये एक पस्तावकी ५७के विरुद्ध ६० मतंसे ठुऊरा जिया था। १८ मानकों 
मोतीलाल नेदरूने तारमें लिखा था कि “ वाइसराथकों सिफारिशन आज फिर विन 'ेंधपक ऊाथा गया | 
विधान समाने बिना मत लिये अनुमति देनेसे इनकार कर दिया |?” 

३. छाछा छाजपतराध्‌ | 


२८८ सम्पूर्ण गाधी वाइमय॑ 


की थी। तवसे में वरावर उसी दिल्लामं सोचता रहा हूँ। एक बार तो यह भी 
मनमें आया कि मैं अपने विचार व्यक्त करते हुए एक हुम्बा-सा पत्र लिखवा भेजूं। 
किन्तु मैने छिखवाया नहीं। इसके तीत कारण रहे। एक तो मुझे इसीमे सन्देह था 
कि यह उचित होगा या नहीं। दूसरे आपकी व्यस्तताकों मै जानता हूँ, इसलिए 
लम्बा पत्र न छिखना ठीक जान पडा और तीसरे यह कि में अपने रोजमर्राके 
आवध्यक कार्योक्रे किए अपनी बक्ति सुरक्षित रखना चाहता था। यदि आप मूल 
कार्यक्रकों पूरा करनेमे सफल हो गये तों फिर हम जल्दी ही मिलेगे। 

मुझे आया हे कि आप तमाम बड़े-बड़े आइचर्यजवक कामोको करते हुए भी 
स्वस्थ होगे। 

हृदयसे आपका, 

[ पुनइच : | 

आपका दूसरा तार मुझे अभी मिला है। में कितना चाहता हूँ कि मेरे विचार 
आपके विचारोसे मिल सकते और में आपकी खुझीमें पूरी तरह हिस्सा बँठा सकता। 


पण्डित मोतीलाल नेहरू 
२७५, वेस्टने होस्टल 
दिल्ली 
टाइप की हुई दफ्तरी अग्रेजी प्रति (एस० एन० ८५२५) की फोटो-तकलछू 
तथा सी० उच्ल्यू० ५११८ से। 


१७४. पत्र : फ्रांसिस लो को” 


पोस्ट अन्धेरी 
१८ भमाच, १९२४ 
प्रिय श्री लो, 
मुझे आपका १७ तारीखका पत्र मिला। 
अगले बृहस्पतिवारकों सुबह ९ बजे आपके प्रतिनिधिसे मिलकर मुझे खुशी होगी। 
हृदयसे आपका, 


श्री फ्रासिस लो 

“ईवनिंग न्‍यूज ऑफ इंडिया 
टाइम्स बिल्डिंग 

बम्बई 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ८५२४) की फोटो-नकल तया सी० इब्ल्यू० ५१२३ से। 


१. तत्काकीन सद्दायक्र सम्पादक झांसिस लो ने सुझाव दिया था कि गांघीजीके स्वास्थ्यको देखते हुए 
अेंट ऊम्बी न हो; उतपर बोझ न पड़े बक्तकि विवरणका आधार प्रतिनिधिपर पढ़ें हुए प्रभावकों ही बनाया 
जाना चादिए। रिपोटटके छिए देखिए “तेंट : टाझस भोफ इंडियाके प्रतिनिधिसे ?, २०-२-१९२४ । 


१७५, पन्न : फ्रेक पी० स्मिथकों' 


३. हक, 


पोस्ट अन्धरी 
१८ सा, १९२४ 


प्रिय मित्र, 
आपके ५ फरवरीके पत्र तथा आपकी प्रशस्निके लिए धन्यवाद । 


हृदवसे आपका, 
श्री फ्रेः पी० स्मिथ 
सर्वश्री थॉम्पसन और स्मिथ 
लॉयसे 
सापुल्पा, ओकला 
यू० एस० ए० 


अग्रेजी प्रति (सी० इब्ल्यू० ५१११९) से । 


१७६. पत्र: हॉवड एस० रॉसको 


पोस्ट अन्धेरी 
१८ मार्च, १९२४ 


प्रिय मित्र, 
आपके १५ फरवरीके पत्रके' लिए धन्यवाद । 


१. ऑक्िद्योमा, संयुक्त राज्य अमेरिकांके वकीछोंकी एक फर्मके सदस्य फ्रेक स्मियने लिखा था: 
“ हंसारके सभी राजनीतिशोंकों में इंसाई दृष्टिकोणले देखकर भौर उनमें आपको सर्वोपरिं मानकर आपका 
अभिनन्दन करता हूँ । ईशवरके श्ञानमय दोनेका महान्‌ सिद्धगन्त जो प्रत्येक स्थानपर अपनी पृणे श्क्तिके 
साथ अपने अनन्त उद्देश्योक़ी ओर जाये बढता जा रद्दा है, पद्द बतायेगा कि भेरी आपके प्रति कितनी 
भद्धा है । आपकी ही सर्वेध्रयम नोति दे जो भौतिकताकी अपेक्षा आध्यात्मिकताकों और शारीरिक बल्की 
अपेक्षा प्रेममो तरजीइ देती दे । चिरस्थायी विश्वशान्तिक आपके दृष्टान्तका हम मछी-माँति अनुसरण कर 
सकते हद ।” (एस० एन० ८२३४) ! 

२. इस पत्रमें उ्त थोजनाका उल्लेख है जिसके अन्तगेत “रिजल्ट यूनि2? को “वके यूनिट? में 
परिवर्ित कर दिया गया था। पत्रका दावा था कि अभिकोसे सम्बन्धित सारी मशान्तिका यददी कारण है । 
रॉपने भान्दोरुनके सुखपत्र इक्विटिस्टकी एक प्रति भी गांचीजी को भेजी थी। (एस० एन० ८३३६ ) 


अब, छो 
२६३-६१९१५६ 


०७० सम्पूर्ण गांधी वाह्मय 


“3: 


आपने वर्तमान स्वास्थ्यको देखते हुए मै उन्हीं बातोपर ध्यान दे पाता हूँ जिन्हें 
जानता हूँ और जितयर ध्यान देना अनिवार्य होता है। 


हृदयसे आपका, 


श्री हॉवई एस० रॉस 

सर्वेश्री मोत्टी, इयूरनल्थु, रॉस और ऐशगर्स 
बैरिस्टर तथा सॉलिसिटस 

वर्मेल्प विल्डिग्स 

९०, सेट जेम्म स्ट्रीट 

मॉन्ट्रियल (कैनेंडा) 


अग्रेजी प्रति (एस० एन० ८५२३) की फोटो-नकल तथा सी० डब्ल्यू० ५१२० से । 


१७७. पत्र: कें० पी० केशव मेननको 


पोस्ट अन्धेरी 
१९ मार्च, १९२४ 
प्रिय क्रेशव मेनन, 

आपका पत्र मिला। 
में जानता हूँ कि भारतमे आपकी तरफ दल्कित-वर्गोकी हालत सर्वाधिक बुरी है। 
जैसा कि आप कहने हैं. वे केवद अछत ही नहीं है बल्कि उन्हें कुछ विशेष सडकोपर 
चले सकनेक्री इजाजत तक नहीं है। उनकी दक्शा सचमुच शोचनीय है। फिर यदि अभी- 
तक हमे स्वराज्य नहीं मिला तो इसमें आइचर्यक्री कया बात है। अपने इन देशभाइयो- 
के आम संडकोका उतयोग करनेके अधिकारका समर्थन करनेके लिए प्रान्तीय कमेटी 
एक जुलसका अयोजन कर रही है, जिसमे वे शरीक होगे और जुलूस मताहीवाली 
सइकोमे गुजरेगा । यह सन्‍्याग्रहको एक किस्म है। इस स्थितिमे मुझे इसकी शर्तोपर 
ब्यान दिलानेकों जरूरत नहीं है। यदि हममें से कोई व्यक्ति उनकी प्रगतिका विरोध 
करें तो जरा भी बल-प्रयोग नहों होना चाहिए। आपको विनम्रतापूर्वक आत्मसम्पंण 
कर देना चाहिश और यदि मार पड़ें तो उसे भी सह छेना चाहिए। जुलूसमे भाग 
हेनेतवरलि हर ब्यक्तिको इत गनोंसि अवगत कराना चाहिए और उन्हे पुरा करनेके लिए 


१. केशव मेननने १९ मचक अपने पत्र गाधीजीकों दचना दी थी कि इजावा, तय्या और पुल्या 
कोर्गोका एक जुदम मन्दरक चारों मोरकी निषिद्ध सावेजनिक सड़कोंपर यवासम्भव अत्यन्त अनुशासनपूण 
दंगे निकाला जायेगा, देगा परिशिष्ट ६ । 

_ ३. एक समाचरपत्रम चुपोर थी कि “ बंद अधिकारीगण निधषिद व्यक्तियोंकों मन्दिरकी सकते 
गुनरनेदी मनाई करें ता बाइक नर्मे सत्मामई शुरू करनेक्री तैयारी जोरोंस दो रद्दी है।” भागे क्या 
दम उठाये जायें, बई निगेष ऋइगनेके लिए अस्पृश्यता समितकी बेठक २८ माचकों होगी । 


पैत्र: डी० आर० मजलीकों २९१ 


उसे तैयार रहना चाहिए। केवल तय जुदा थोड़े लोग जुलूसमे भाग लें। ब्नतोंका 
उल्लघन बिलकुल नहीं होता चाहिए और यदि आपको हछगे कि जुलसके लोग गर्तोका 
पालन नही करेगे तो जुलूसकों मुल्तवी करनेसे नहीं झिझकना चाहिए। मेरी समझमे 
हमने सुधार-विरोधियोंके बीच काफी प्रचार नहीं किया, इसछिए अधिक सावधानी 
बरतनेकी जरूरत है। में जानता हूँ कि समस्या बहुत कठिन है। विस्तरपर बीमार पढ़े- 
पड़े सलाह देना काफी आसान है। इसलिए सावधान कर देनेके वाद मैं प्रस्तावित 


आयोजनमें आपके लिए पूरी सफलताकी कामना करनेसे अधिक और क्‍या कर 
सकता हूँ। 


हृदयसे आपका, 
श्रीयत॒ के० पी० केशव मेतन 
कालीकट 


अग्रेजी प्रति (एस० एन० १०२६२) की फोटो-नकल तथा सी० डब्ल्यू० ५१२४ से। 


१७८. पत्र: डी० आर० मजलोको 


१९ माचे, १००४ 

प्रिय मजली, 
मेरा हाथ अब उतना नहीं कॉपता। तुम्हारा पोस्टकार्ड पाकर कितना आनन्द 

मिला । जब कभी लिख सकों जरूर लिखों। मुझे पूरा विज्वास है कि जीघ्र ही 
तुम्हारा मन झानत हो जायेगा। जब कभी आनेकी अनुमति मिले और आने छायक 
हो जाओ, तो यहाँ आनेमे सकोच न करना । 

हृदयसे तुम्हारा 

मो० क० गांघों 
डी० आर० मजलोी 
बेलगाँव 


अग्रेजी पत्र (एसम० एन० ८५३०) से। 


१७९. पत्र: सी० विजयराघवाचारयको' 


पोस्ट अन्धेरी 
१९ मसाचे, १९२४ 


प्रिय मित्र, 

आज मैं आपकी भेटके व्योरेंको' शुरूेसे आखिरतक पढ पाया हूँ। 

आपने कुछ ऐसे विषय छुए है जिनमें से कुछपर में तबतक मौन रहनेके लिए 
वचनवद्ध हूँ, जबतक कि परिपदुमे प्रवेशकी जोरदार वकालत करनेवाले नेताओसे मिल 
नही लेता। 

पिछड़ी काग्रेसों सफल रही या नही, यह एक ऐसा प्रदइन है जिसपर मैं कुछ नही 
कह सकता, क्योंकि में वहाँ नहीं था। इस प्रश्नपर आपकी टिप्पणी बहुत दिलचस्प है। 

लगता है, आप सोचते है कि काग्रेसने अस्पृश्यता और सामान्य राष्ट्रीय शिक्षाकी 
दि्यामें बहुत कम काम किया है। में इस विचारसे असहमति व्यक्त करता हूँ। 
काग्रेमी हिन्दुओोंके लगातार प्रचारके कारण अस्पृश्यता-निवारण निकट भविष्यमे सम्भव 
ही गया है। नि सन्‍देह, अब भी बहुत-कुछ करना वाकी है। जो अन्धविश्वास अपनी 
प्रावोनवाके कारग अनुययक्त रूपसे पवित्र माने जाने छगे हैं उन्हें जड़से उखाड़ना 
आसान काम नहीं है। लेकिन यह बाबा हटती जा रही है। 

में आपके इस मन्‍्वव्यका हृदयसे अनुमोदन करता हूं कि सभी अल्पसख्यकोकों 
प्रेरित करके देश-सेवार्में गाना हिन्दुओंका कत्तेंव्य है। 

अच्छा होता कि अस्पृर्यताके विरुद्ध आपकी घोषणा और भी सुनिश्चित तथा 
कठोर होती। उसके मूलकी खोजसे मुझें कोई प्रयोजन नहीं। अवश्य ही मुझे इसमें 
सन्देह नहीं है कि पापकों बरावर बनाये रखनेके लिए उच्चतर वर्ण पूर्ण रूपसे 
उत्तरदायी हैं। आपने कुछ अवसरोंपर स्त्रियों तथा अन्य छोगोंको न छुनेकी प्रथाको 
दल्कितवर्गों और उनके वंशजोंकी उस अम्पृष्यताके सदृझ्य बताया है जो प्रत्येक परिस्थितिमे 
स्थायी रहती है, यह उचित नही हैं। इन वर्गोकी दशा सुधारनेके लिए आपने जो 
उपाय सुझाये हैं, उनसे भी में प्रभावित नहीं हुआ। 

आप कहने हूँ कि अदालतों और सरकारी स्कूलोंका बहिष्कार समाप्त कर देना 
चाहिए। इस सुझावके औचित्यपर मुझे सन्देह है। यद्यपि उसका इस समय कोई 
मूल्य नही, तवात्रि इसी कारण वह कम मद्धन्त्रयूर्ण नहीं हो जाता। इन दोनो ही 


१. सी० विक्पराघचाय ( १८७२-१९४३ ); एक प्रमुख वकीऊक और कांग्रेसी । १९२० में भारतीय 
राष्ट्रीय काँग्रेसके नागपुर अधिवेशनके अध्यक्ष । 

२. यद हिन्दू और चायप आर इंडियरार्मे प्रकाशित दुआ था । विजपराधवाचार्यने गाधीजीं को 
एकए नकल भेजी थी जो उपलब्ध नहीं दे । 

३० कफोकोनाडा अधिवेशन, १६२३ । 


पत्र : सी० विजयाराघवाचायंको २९१३ 


सस्याओंने अपनी प्रतिष्ठा खो दी है। जरूरत इस बातकी है कि वहिप्कार न करनें- 
वाले लोगो अर्थात्‌ अब भी वकाछत करनेवाले लोगो और अब भी सरकारी स्कूछोमें 
पढ़नेवाले छात्रोके प्रति यदि जरा-सा भी कदुताका भाव हो तो उसे दूर किया जाना 
चाहिए। यदि हम उनके प्रति कटुतापूर्ण विद्वेंप नहीं रखते वरन्‌ उन्हें स्वतन्त्र निर्णयका 
हक देते हूँ यां उनकी दुर्बंछताके छिए 'उनके प्रति सहानुभूति रखते है तो हम इस 
प्रकार दोनोकों ही अपनी ओर कर लेगे। मुझे विष्वास हैं कि यदि हम कही अच्छी 
तरह या पूरी तरह सफल नहीं हुए हैं, तो उसका प्रमुख कारण हमारी असम्थता 
या अपने व्यक्तिगत आचरणमं सम्पूर्ण रूपसे अहिसापर अमल करनेकी हमारी अनिच्छा 
रही है। 

स्वराज्यके बादकी स्थितिक्रे बारेमें आपने जो सुझाव दिया है उसपर में कुछ 
नहीं कहता चाहता। इसलिए कि आलिर जिन उपायोसे स्वराज्य मिलेगा वही काफी 
हृदतक स्वराज्यके वाद हमारा कार्यक्रम निद्चिचत करेंगे। 

आप ऐसा सोचते जान पड़ते हैं कि आनेवाले वर्षोमे जायद एक झताब्दीतक या 
हमेगाके लिए हमें निरिच्त रूपसे इलेइके साथ साझेदारी रखनी पड़ेगी और यह अपनी 
मर्जीसि नहीं, मजबूरन। इसीलिए जाहिर है कि आप ब्रिठिश सम्बन्धोके बिना स्वराज्यके 
बारेमे सोच ही नहीं सकते। मेरी रायमें यदि हमाने अस्तित्वके लिए ब्रिटिश सम्बन्ध 
आवश्यक हैं, तो फिर हम चाहे जितनी स्वनन्त्रता पा जायें, उसे पूर्ण स्वराज्य नहीं 
कहा जा सकता, क्योंकि मेरी नम्न रायमें, पूर्ण स्वराज्यक्मा अये है कि कारण उप- 
स्थित होनेपर हम यह सम्बन्ध तोइनेमे समर्थ हों। मेरे छिए ऐसी साझेदारीका कोई 
अर्थ नही जिसमें एक पक्ष इतना कमजोर हो कि उसे तोड़ ही न सके। आपके तके- 
से तो यह भी अर्थे निकलता है कि स्वराज्य केवछ ब्रिटिश संसदसे मिलेगा। आप 
मेरे विचार जानते हैं। मेरी स्वराज्यकी परिभाषा यह है कि हमें उसे प्राप्त करना है 
और इसलिए हमें उसके लिए तैयार होना है। चाहे व्यक्ति हो या राष्ट्र यह स्वत- 
नत्रताकी शारवत शर्तें है। इसके अलावा यदि स्वराज्य केवल ब्रिटिश संसदसे दानके रूपमे 
मिलता है तो मेरी रायमें परिषदोमें प्रवेशके विरुद्ध सारा तर्क व्यर्थ हो जाता है। 

आशा है आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। मेरा स्वास्थ्य धीरे-धीरे लेकित बराबर 
सुधरता जा रहा है।' 


हृदयसे आपका, 


श्रीयुत सी० विजयराघवाचार्य 
आराम 
सेलम' 


अंग्रेजी प्रति (एइस० एन० ८५२६) की फोटो-तकल तथा सी० डब्ल्यू० ५१२५ से। 


१, विजयराधवाचायने इस पत्रका उत्तर २३ मारचकों दिया था। देखिए “पत्र: सी० विजवराघवा- 
चायको ?, २८-३-१९२४; तथा परिशिष्ट १० भी । 


१८०. पत्र: एस० ई० स्टोक्सको 


पोस्ट अन्धेरी 
१९ मार्च, १९२४ 

प्रिय मित्र, 
रजिस्ट्रीस भेजा बइल' रविवारकों मिल गया था और चुकि करू अस्पतालमें 
भरती होनेके बाद मेरे मौनका पहला सोमवार था, मैं दोनों ही चीजे पढ़ गया। स्मरण- 
पत्र आपकी इच्छानुसार सै ऊपर भेजे दे रहा है। दोनों उपयोगी है और जानकारी देते 
हैं। उन्होंने मेरे सामने एक ऐसे व्यक्तिकी मनोभावता रखी जिसकी निष्पक्षताके 
बारेमें मुझे कोई सन्देह नहीं और जिसके विचारोकी मैं कद्र करता हूँ। यदि कही मैं 
आपके दिये हुए तथ्यों और असहयोग सम्बन्धी विचारोकों स्वीकार कर सकता तो 
फिर मुझे आपसे सहमत होनेमे कोई बाघा नहीं रहती। मै आपकी इस रायका पूरी 
तरह अनुमोदन करता हूँ कि यदि परिषद््में कोई प्रवेश करता है तो उसका प्रवेश 
वहाँके काममें केवल रुकावट डालनेके लिए नहीं होना चाहिए। इसके विपरीत हमें 
सरकार द्वारा दी गई प्रत्येक अच्छी वस्तुसे छाभ उठाना चाहिए और उनमें जो बुराई हो 
उसे सुधारनेकी अपनी तरफसे पूरी कोशिश करनी चाहिए। आपका तक स्वीकार करूँ तो 
फिर मुझे आपके इस विचारका भी अनुमोदन करना चाहिए कि वकीछो और अदालतो- 
परसे भी निवेधाजा हटा ली जानी चाहिए। परन्तु मेरा खयाल है कि शायद हम 
दीतोमें अहिसात्मक असहयोगकी व्याख्या और उसके निहिताथेंके बारेमें मौलिक मतभेद 
हैं और इसीलिए जेलसे वाहर आनेपर आपको चारों ओर परिस्थिति निराशाजनक नजर 
आईं, क्योकि आपने महसूस किया और देखा कि कांग्रेसकी सब गति-विधियाँ कुण्ठित हो 
गई है। किन्तु मैं ऐसी हाछतमें इस कुण्ठाकों दूर करनेके अन्य उपाय न सोंचता। मैं 
इसे देशके सार्वजनिक जीवनके विकासमें एक जरूरी अवस्था मानता। मैं इसे एक 
दुर्लध अवसर मानता और अपने प्रय॒त्नोंको ह्ििगुणित करता तथा इससे मुझे कार्य्रममें 
अपने विद्वासकी परीक्षा करनेंकी और भी अधिक दुलेभ, विशेष सुविधा उपलब्ध 
होती। आपने अपने व्यक्तिगत अनुभव बताये हैं और स्वभावत निष्कर्ष निकाला 
है कि कार्यक्रमके मम्बन्धर्में कुछ गलती हुई जिससे कि यह कार्य जिसका कि आपने 
और आपके सहयोगियोने घैय॑पूर्वक निर्माण किया था एक क्षणमें प्रायः विनष्ट 
हो गया। लेकिन वकीलोमें एक कहावत है कि विश्येष परिस्थितियोमें जो किया 
गया हो उसे कानूनकीं प्रतिष्ठा देना अनुचित है। यदि इसका ठीक अर्थ लें तो यह 
एक ठोस सत्य है। घाभिक दृष्टिकोणसे इसकी व्याख्या की जाये तो इसका अर्थ 
होगा कि कुछ विशेष परिस्थितियोमें घामिक सत्यसे अलग हटना भले ही लाभप्रद 
मालूम पड़े, किन्तु उन्हें सत्यपर से विश्वास खो देनेका कोई आधार नही माना जा 


१. इसमें ऐसे “ स्मरगपत्र ' ये जो परिषद््मे प्रवेशके मामझेकों अधिक पूणे रूपसे- प्रस्तुत करते ये । 


पत्र , एम० ई० स्टोक्सको २१५ 


सकता । यदि मेरे मनमें आप जैसी वात उठती तो में सोचता “ इस प्रकार कियेधरे- 
पर पानी फेरकर लोगोने सच्ची वस्तु प्राप्त करनेके छिए बलिदान ही किया है। 
यह सच्ची वस्तु क्या है? साधारण जनताके छिए सच्ची वस्तु प्राप्त करनेका अर्थ 
गक्तिक्रे प्रति अन्वविश्वासमे अपनेंकों मक़त करना है। युगोसे उसे अपने हर काम तथा 
अपनी रक्षाक्रे ठिए सरकारका मेंह ताकना सिखाया गया है। सरकार उसके छाभका 
साधन बननेकी बजाय उनसे अठ्ग और ऊंची एक ऐसी चीज वन गई है जो चाहे दुष्ट 
ही चाहे सदय, जनताकों उसे देवताकी तरह मानना होता है। मेरी कल्पनाके अनुसार 
असहयोगका मतलब उस सरकारके साथ सहयोग ने करना है, जिसके विधयमें उकल 
विचार रूइ हो गये हैं। उसका मतलब छोगोकों यह महसूस करनेकी तालीम देना 
है कि सरकार उनकी बनाई हुई है, वे सरकारके बनाये हुए नहीं है। इसलिए सरकारके 
माव्यमसे हम अवतक जो तथाकथित छाम पाते रहे हैं यदि हमे [असतृयोगके कारण | 
उनमे से अनेकका परित्याग करना पडे तो यह आधव्चयंकी बात नहीं होगी। यदि 
हमारा असहयोग अहिसात्मक न होता तो हम सरकारकों उसीके साधनों अर्थात 
इस्त्रोकी शक्तिसे उसी प्रकार परास्त करनेकी कोशिश करते, जिस प्रकार इतनिहासमें 
सभी राप्ट्रोने की है। ऐसे सघर्पमे सरकार रूपी मशीनके एक-एक पुर्जेका उपयोग न 
करना एक भूल होगी। हिसापूर्ण संघर्षमे लोग आत्म-बकिदानकी आद्या भले न करे 
किन्तु वे उसके लिए तैयार होते हैं। अगर उनके पास सरकारसे अच्छे शस्त्र है, तो 
वे बिना किसी आत्म-वलिदानके उसे परास्त कर देते हैं। किन्‍तु अहिसात्मक संघर्पमें 
शस्तोका सहारा नहीं छिया जाता और उसमे तातकालिक आत्म-वलिदान अनिवाय होता 
है। अपने इस सघर्षमे भी हम अमली तौरपर सितम्बर १९२०' से आत्म-बलिदान 
करते रहे हैं। वकील, अध्यापक, विद्यार्थी, व्यापारी हर वर्गेके लोग, जिन्होंने अहिसा- 
त्मक असहयोगका आशय समझा है, सभीने अपनी योग्यता और कल्पनाके अनुसार 
कुर्बानियाँ की हैं। में ऐसे छोगोकों जानता हें जिन्होंने आ्थिक हानिकों इसलिए स्वीकार 
कर लिया कि उन्हें अदालतमें जाना स्वीकार नहीं था। सरकारी अधिकारियोकों गवें 
और आननन्‍्दसे यह कहते भी सुना गया है कि जो लोग उनके साथ सहयोग करनेके 
कारण पहले छाभ उठाते थे अब असहयीग करके नुकसान उठा रहे हैं। परलु जिन्होंने 
संघर्षकों पूरी तरह समझकर नुकसान उठाया, उन्होंने उसे लाभ ही माना है। मेरा 
दृढ़ विश्वास है कि वर्तमान जञासन-प्रणाली और भ्र्यासकोकी वत्तेमान मनोंवृत्तिके 
रहते, तबतक परिषदोमें जाना सम्भव नहीं है जबतक कि आप उस अन्यन्त निक्ृप्ट 
प्रकारकी हिसामें भाग नहीं छेते, जिसपर भारत सरकार इटी है। फिर ससारकी अच्य 
सरकारोके इनिहासको छीजिए। उदाहरणके नौरपर में मिखरकी सरकारको छेता हूँ। 
वहाँके लोग जो-कुछ चाहते हैं, वे उसे लगभग हासिल कर चुके है। उन्होंने अबतक 
संमारमें अपनाये गये सामान्य उपरायोंका सहारा लिया। सिल्रकें ोगोको शस्त्रोका 
उपयोग करनेका अभ्यास था और इसलिए उनके किए परियपदों तथा सम्पूर्ण प्रशास- 
निक ढाँचेका उपयोग कर देखनेका मार्ग खुला था। क्योंकि उसमें असफल होनेंपर 


३, देद्धिएर खण्ड १८ | 


२९६ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


गस्वब छसे वे अपनी स्थितिकी रक्षा करनेमें समर्थ थें और अवसर आनेपर उसका 
उपयोग करना चाहते थे। जहाँतक में जानता हूँ भारत-जेसी हालत ससारमे दूसरी 
जगह नही है। सामूहिक रूपसे लोग शस्त्र उठानेमे न तो समर्थ हैं और न वे वैसा 
करना चाहते है। यदि आप परिषदोमें जायें और वहाँ सरकारके हाथो अपने उद्देश्यमें 
पराजित हो जाये तो फिर आपको विद्रोह करनेके लिए तैयार रहना चाहिए। किन्तु 
भारनतमे सबस्त्र विद्रोह सफलतापूर्वक नहीं किया जा सकता। वर्तमान पार्षदोमे भी ऐसे 
लोग नही हैं जो लोगोको सद्स्त्र विद्रोहती तालीम दे सकते हो। में विद्रोहकी जगह 
दूसरा कोई उपाय खोजना चाहता था। वह उपाय सविनय अवज्ञा है। इन परिपदोंमे 
जनता तो क्या पा४७षंद भी सविनय अवज्ञा करना नहीं सीख सकते। वे “जैसेको 
तैसा' की नीतिमें विद्वास करते हैं और सरकारी पक्षके वितण्डाबाद, टालमटोहरू 
यहाँतक कि घोखावडीका भी जवाब वितण्डावाद, टठालमटोल और घोखाधडीसे ही देते 
हैं। उनका प्रकट उद्देश्य सरकारकों परेशानीमें डालना है। सरकारके हुदयमें भय 
पैदा करना उनका उपाय है। असहयोगियोका प्रकट उद्देश्य सरकारको परेशानीमे 
डालता कदापि नहीं है और वे हमेशा हृदयकों छूना चाहते हैं और इसलिए प्रेम और 
विश्वास ही उनका सावन हो सकता है। 

स्पप्ट ही आप कुछ इस तरह विचार करते जान पडते हैं कि बात्मा और 
धर्मकी प्रेरणासें किया गया असहयोग परिषदोमें विशुद्ध राजनीतिक असहयोगके 
साथ-साथ चल सकता है। मेरी समझमें ये दोनो एक दूसरेके दुश्मन हैं। धर्मप्रेरित 
असहयोगमे मेरा इतना अडिग विश्वास है कि यदि मुझे यह लगे कि इससे भारतकी 
जरूरतें पूरी नहीं होगी और जनताकी भी उसके प्रति अनुकुल प्रतिक्रिया नहीं होती, 
तो में अकेला ही असहयोग करनेंमे सनन्‍्तोष मानूंगा और मनमें यह आशा रखूंगा 
कि अमोघ होनेंके कारण वह अन्ततोगत्वा जनताका रुख बदल देगा। वास्तवमें जबतक 
अहिंसाकों जीवतका सहज और सर्वोपरि नियम नहीं माल छिया जाता तबतक अन्य 
किसी उपायसे मुझे ससारके त्राणकी सूरत नजर नहीं आती। आज तो समाजका 
अन्तिम आधार गरीर-वल है। और यह हिसा है। मेरा प्रयत्न बलकी पूजासे मुक्त 
होना है; मेरे लेलखें स्वतन्त्रता इससे कम कुछ भी नहीं है। और मेरा विश्वास है 
कि यदि कोई एक देश इस सिद्धान्तको विस्तृत एवं व्यावहारिक रूपमें पूरी तरह 
आत्मसात्‌ करने योग्य है तो वह भारत है। अपने इस विश्वासके कारण मेरे पास 
अपने देशकी जरूरतें पूरी करनेके लिए कोई दूसरा उपाय नही है। 

मेरा खयाऊ है कि में जितना-कुछ कहना चाहता था, उससे ज्यादा कह चुका 
हैं। मैंने जो कहा है उसे और भी परिपूर्ण रूपमे कहा जा सकता है, किन्तु कथनकी 
मेरी छोटी-मोटी त्रुटियोको आप निस्सन्देह स्वयं सुधार सकते हैँ। परिषद्‌-प्रवेश 
ओर इसी तरहके मामछोपर अपनी राय व्यक्त करनेके लिए मैं प्राय. आतुर हें 
और आपका स्मरणपत्र पढनेके बाद और भी ज्यादा आतुर हो गया हूँ। छेकिन 
मेने मोतीछालजी, हकीमजी और अन्य मित्रोंसे वायदा किया है कि जबतक में 
उनसे मिलकर सभी बातोपर बातचीत नहीं कर लेता तबतक में अपने विचार 
सार्वजनिक कपसे व्यक्त नहीं करूुंगा। जब मैं इस प्रदतपर अपने मनके सभी विचार 


वक्तव्य अफीम-सम्बन्धी नीतिपर २९७ 


व्यक्त करनेके लिए आजाद रहेगा और यदि आपको अपने लेखनसे समय मिलेगा 
तब आप उस रूपरेंखाके विकरासकों देखेंगे जो मैने ऊपर खीची है।' 
सप्रेम, 


हृदयसे आपका, 


श्री एस० ई० स्टोक्स 
कोटगढ़ 
शिमला हिल्‍्स 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ८५२७) की फोटो-सकलमे। 


१८१. वक्तव्य: अफीम-सम्बन्धी नीतिपर 


श्री सी० एफ० एन्द्रयूजने भारत सरकारकी अफीम-सम्बन्धी नीतिये बारेमे 

'यग इडिया में लिखें गये अपने कछेखोमे से एक अनुच्छेद मे दिखाया है। उसमे 
उन्होनें मई १९२३ में हुए जेनेवा सम्मेलनमें सरकारके प्रतिनिधि श्री कैम्बेलके कथनको 
उद्धृत किया है।' इसमें श्री कंम्वेलने यह कहा बताते हैं कि “ प्रारम्भसे ही भारतने 
अफीमके प्रहतयर पूरी तेकनीयती बरती है, और उसके अत्यन्त तीज विरोधियोंने, बहाँ- 
तक कि श्री गावीने भी, इस विषय उसकी कभी कोई भर्त्सता नहीं की हैं। श्री 
एन्ड्रयूजने मुझे जो वक्‍तव्य दिखाया है, वह उस समय छिखा गया था, जब में यरवदा 
जेलमें या। श्री एन्ड्रयूजने बताया कि वे चैँकि आफ्रिकाके सम्बन्ध मेरे विचार जानते 
थे, इसलिए उन्होंने मेरे विरुद्ध श्री कंम्बेलके अभियोगका प्रतिवाद करनेमें सकोच 
नहीं किया। किन्तु विषयके महत्वकों देखते हुए उनकी इच्छा हैं कि भारत सरकारकी 
अफीम-सम्बन्धी नीतिके विषयमे में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दें, और वह इस प्रकार 
है। में स्वीकार करता हूँ कि अफीमके प्रश्नपर मेरा अध्ययन बिलकुल सनहीं है। किन्तु 
१९२१ में मद्यपानके विरुद्ध बडे उत्साहसे ही नहीं, वरन्‌ बड़ी उम्रतासे जो आन्दोलन 
प्रारम्भ किया गया था, वह केवल मद्यपानके अभिशापक्रे विरुद्ध ही नहीं, सभी मादक 
द्रव्योके विरुद्ध था। यह सच है कि उसमें अफीमका अलगसे उल्लेख तहीं किया गया था 
ओर कदाचित्‌ असमके अतिरिक्त और कही भी अफीमके अ्टोपर धरना ही दिया गया 
था, किल्तु जो मद्य-विरोधी आन्दोलनके इनिहासके वारेमें थोड़ा-बहुत भी जानने हैं, 
उन्हे मालूम हैं कि सभी प्रकारके मादक द्वव्योके विरुद्ध, जिनमें चाय तक शामिल थी, 
अविरत प्रचार किया गया था। असमकी मेरी यात्रामें, असमके असहयोगी नेता 


१. इसका उत्तर स्टोक्सने २७ मार्चक्रों दिया था; देखिए (एस० एन० ८०८१) 

२. सम्मेलनमें भारतोय प्रतिनिधिने राष्ट-सघ द्वारा केबल औषधि निर्माणके लिए कितनी अफीमकी 
जहूरत है इस सम्बन्धमें जव करने और अयनी रिपोट देनेके लिए एक जोच-मण्डक्की नियुक्ति करनेके 
प्रस्तावका विरोध किया था। 


२९८ सम्पूर्ण गावी वाहमय 


श्री फूकनने मुझसे कहा था कि वह अभियान असमियोके लिए वरदान बतकर 
आया है, क्योक्ति भारतके किसी भी अन्य भागकी अपेक्षा असमकी जनसख्याका 
एक बहुत बडा भाग विविध रूपोमे अफीमके व्यसनसे ग्रस्त है। श्री फूकनने कहा, 
इस आन्दोलनसे व्यापक सुधार हुआ है, और हजारोने अफीमकों कभी भी न छूनेकी 
प्रतिज्ञा ले ली है। में समझता था कि सरकारकी शराब-सम्बन्धी नीतिकी जो मे 
बारम्वार घोर निन्‍्द्ता करता आया हूँ उसके अन्तर्गत मादक पेयो और द्रव्योके सम्बन्ध- 
में उसकी समूची नीतिकी निन्‍्दा भी आ जाती है और इसलिए अफीम, माँजा आदिकी 
अछऊगसे निन्‍्द्रा करनेकी आवश्यकता नहीं है। जो सेना बाहरी आक्रमणोकों रोकनेके 
लिए नही, वल्कि ब्रिटेनकी खातिर किये जानेवाले भारतके शोपणसे उत्पन्न असन्तोषको 
दबानेके छिए रखी गईं है, यदि उस सेनाका अनिष्टकारी एवम्‌ बढ़ता हुआ खर्च 
देखपर न पढ़ता, तो अनैतिक साधनोसे की गई ऐसी आमदनीकी कोई आवश्यकता न 
होतो। जब श्री कैम्बेंड यह कहते है क्रि भारत (यानी भारत सरकार) ने अफीमके 
प्रब्नपर पूरी तेकनीयती बरती है, तव वे आमदनी वढानेके छिए ही चीनपर हथियारों 
के जोरसे अफीम छादे जानेंक्री बात स्पष्टन. भूल जाते है। 

[ अग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, २०-३-१९२४ 


१८२. पत्र; आर० एन० भाण्डलकको 


पोस्ट अन्धेरी 
२० मार्च, १९२४ 


प्रिय श्री माण्डछिक, 

आपका पत्र मिलता । 

मैंने 'नवाकाल ' नहीं देखा है। इसलिए मुझे अपनी कोई राय जाहिर नही 
करनी चाहिए। श्री खाडिलकरके लिए मेरे मनमे बडा आदर है। इसलिए उन्होने 
जो-कुछ लिखा है उसे जाने बिता और यदि उसे जाननेपर उससे सनन्‍्तोपष न हो तो 
उसके बारेमगें उनसे सिले बिना, उसपर में कोई राय नहीं दे सकता। इसलिए आपने 
जो प्रशव उठाया है उसपर फिल्हाल कोई राय न देनेके लिए आप कृपया मुझे क्षमा 


१. १६ माचकी माण्ड्किने जा था कि साहिलफरने नवाकालमें यह सुझाव दिया है हि यदि 
वाइ्सराथने विधान सभा द्वारा अल्वीक्ष्न बिन जिश्यक्कों जारों किया तो मोतीराल नेहरू और अन्य 
स्वराज्यवादी नेत'अज़ो यांवीजीके नेतृत्व मार्चक अन्ततक असंदधोग आन्दोलनके लिए तैयार रहना 
चाहिए । ऋशनि गाज पूछा था कि क्या सवमुव ऐस्ती बात है और क्या वे श्स विचारसे सहमत 
है और विश्वास करते है कि एसा आन्दोलन सफल होगा? 


पत्र सरदार मंगलसिहकों २९९ 


करेंगे। आपने नवाकाल ” के जिस अकका उल्लेख किया है, कृपया उसकी एक प्रति 
निश्ञान लगाकर मझे भेज दें। 


हृदयसे आपका, 


श्री आर० एन० माण्डलिक 
'लोकमान्य ' आफिस 

२०३, रास्तीबाई बिल्डिंग, गिरगाँव 
बम्बई - ४ 


फ्क 


अग्रेजी प्रति (एस० एन० ८५४४) की फोटो-नक्रलछ तथा सी० इब्ह्यू० ५१२० से। 


१८३. पत्र: सरदार मंगलसिहकों 


प्रिय सरदार मगलसिह, 

आपका पत्र पाकर खझी हुई। 

आजा है मेरा बबाईका तारों समयपर मिल गया होगा। अभीतक तो में 
सार्वजनिक रूपमें कुछ कहनेसे विरत रहा हूँ, क्योकि में नहीं जानता दि मेरे वहाँके 
मित्र मुझसे इस मामलेमे क्‍या अपेक्षा रखते है। किन्तु आपका पत्र मिलनेयर में 
उसका प्रयोग करना चाहता था ताकि जत्थेकें बानदार बरतावका उचित उल्हेख कर 
सकू। लेकिन इस आजकासे कि आप मेरे इस कथनकों ठीक मानेगे था नहीं, मैंने एक 
स्वतन्त्र सन्देश लिखा है जिसकी एक नकल में इस पत्रके साथ भेज रहा हें। कृपया 
मुझे आगेकी प्रगतिसे सूचित करने रहे। 

कृपया अन्य मित्रोकों मेरी याद दिलाये। 

हृदयसे आपका, 


सरदार मगलसह 
/ अकाली-ते-परदेशी ” 
अमृतसर 


अग्रेजी प्रति (एस० एन० ८५४१) की फोटो-तकल तथा सी० इब्ल्यू० ०१०७ से | 


क 


१. पत्ता लगता है कि समावारप्यक्री एक में गाधीजों को सजी गई थी | देखिए “उ:5 
आर० एन० माण्डल्किको ”, २८-३-१९२४ । 

२, देखिए “ तार: शुक्ल्कोी “, १६-३-१९२४को प्रा उसके पस्चत्‌ । 

३- भाशय अकाल्यिेकि उस दूसरे शहोदी जत्येते है जो मारकर मध्यतक जेतेंके प्रस्वार गंगसर 
गुरुदारे पहुँचा था और जिसने शान्त रहम्र अपनेको गिरफ्तार होने दिया था । 

४, उपलब्ध नहीं है । 


१८४. पत्र: राजबहादुरको 


पोस्ट अन्धेरी 
२० मार्च, १९२४ 


प्रिय तरुण मित्र, 

तुम्हारा पत्र मिल्ला। 

तुमने अपने पिताकी आज्ञाका पालन नहीं किया यह निश्चित ही अशिष्टता 
हुईं। उन्होने तुम्हें जो करनेको कहा था वह अपने-आपमे शुद्ध था और यदि तुम्हारी 
अत्तरात्माने उसे गुद्ध कहनेकी अनुमति न दी हो तो भी वह निश्चय ही अशुद्ध नही 
था। किन्तु तुम्हारे यह स्वीकार करनेपर कि तुमने भूल की है, पिताने तुम्हे जो दण्ड 
दिया वह आज्ञोल्लधनके अनुपातमें बहुत ही अधिक हुआ। पिताका अपने बच्चेके बुरे 
कामके कारण स्वयं अपनेको किसी चीजसे वचित करना एक तरहका दण्ड ही है। 
तुमने मेरे प्रति कोई अपराध नहीं किया, इसछिए मेरे क्षमा करनेका प्रइव नहीं उठता। 
फिर भी तुमते अपने पिताको नरम वनने और अपनी शपथ वापस लेनेके लिए अभि- 
प्रेरित क्रिया, इसके लिए मैं तुम्हे अपनी तरफसे हजार बार माफ करता हूँ। यह पत्र 
उन्हें दिखाओो और मुझे लिखों कि उन्होंने तुम्हारा दिया हुआ या छुआ हुआ भोजन 
केना शुरू कर दिया अथवा नहीं। 


हृदयसे तुम्हारा, 


ओऔीयुत राजबहादुर 
कक्षा ८, सेक्शन वी 
सनातन धर्म हाईस्कूल 
इटावा नगर 


अग्नेजी प्रति (एस० एन० ८५४३) की फोटो-नकल तथा सी० डब्ल्यू० ५१३१ से । 


१८५: पत्र; के० जी० रेखडेको 


पोस्ट अन्धेरी 
२० मार्च, १९२४ 
प्रिय श्री रेखडे, 
आपका १८ तारीखका पत्र मिला। 
में सलाह दूँगा कि आप विनोवासे मिले। वे वर्घामें सत्याग्रहाश्रम चला रहे 
हैं। शायद आप उनसे मिल भी चुके हो। जिस दिशामे आप मदद चाहते है, उसके 
लिए विनोबासे अधिक उपयुक्त कोई अन्य व्यक्ति मुझे दिखाई नहीं देता। वे एक 
अनुशासनप्रिय व्यक्ति है। अनुशासन बहुत कठोर हो सकता है, परन्तु मैं मानता हें 
कि अनुशासन जरूरी और लाभदायक होता है। 
जिन आर्थिक कठिनाइयोसे आप गुजर रहे है, उनके सम्बन्धमें मेरी सहानुभूति 
आपके साथ है, किन्तु उनका कोई बड़ा महत्त्व नहीं है। में आपका मार्यदर्यन करनेमे 
असमर्थ हूँ। 
हृदयसे आपका, 


श्री के० जी० रेखडे 
वकील 
वर्धा 


अग्रेजी प्रति (एस० एन० ८५४७) की फोटो-नकल तथा सी० इब्ल्यू० ५१२८ से। 


१८६. पत्र: शरीफ देवजी कानजीकों 


जुहु 
२० भमाचे, १९२४ 


प्रिय शरीफ देवजी कानजी, 


आपने केसरी 'में प्रकाशित एक छेखके उस अशकी ओर मेरा ध्यान आकंपित 
किया जिसका आशय यह निकलता है कि पूनाके पास प्रस्तावित मदरसेके मामलेमें 
उसके न्यासियों और सम्बद्ध हिन्दुओंके बीच मेरे हारा मध्यस्थता करनेके बावजूद 
आप सरकारतक पहुँच गये। इस बातकों पढ़कर मुझे दुख हुआ; इसलिए मुझे 
यह कहनेमें कोई सकोच नही है कि जहाँतक में जानता हूँ, आपने ऐसा कुछ नहीं 
किया हैं जिससे कि मध्यस्थताको ठेस छगे और यह तो निश्चित ही है कि मध्य- 
स्थताकी अवहेलना करके आप सरकारतक नहीं पहुँचे। मुझे यह भी याद है कि 


३०२ सम्पूर्ण गाधी वाइमय॑ 


अयनी एक्र बानचीलके दौरान मैने आपको बताया था कि मुझमें प्रभावशाली मध्य- 
स्थता कर सकतनेकी क्षमता बहुत ही कम है और यदि अन्य कारण न हो तो भी, 
स्वास्थ्यके कारण में मध्यस्थता नहीं कर सकता। मैं तो बस इतना ही कर रहा 
हूँ और यदि सम्भव हुआ तो आगे भी करना चाहूँगा कि मैत्रीपूर्ण मशविरा देता रहूँ। 
इसलिए मैने आपको बताया था क्रि न्‍्यासके हित सुरक्षित रखनेके लिए आपके पास 
जो भी उपाय हो उन्हें उपयोगमे लछानेते विरत नहीं होना चाहिए। ऐसा मेने इस 
आजशामे कहा था कि मैं अन्तमें एक पूर्ण समझौता करा सकूँगा। मेने आपको यह भी 
बताया था कि समझौतेके छिए बातचीत करनेमे मुझे इसलिए रुकावट पडी कि मैं 
सम्बद्ध पक्षोक्रों बहुत अच्छी तरह नहीं जानता था। इसलिए विश्वासके साथ कुछ 
भी नहीं कह सक्रा। आप इस पत्रका जैसा चाहें उपयोग करे। 


हृदयसे आपका, 


मो० क० गांधी 
श्री भरीक देवजी कानजी 
अग्रेजी पत्र (एस० एन० ८७४८) की फोटो-नकलसे | 
१८७. पत्र : एन० एस० फड़केकों 
पोस्ट अन्धेरी 


२० मार्च, १९२४ 


प्रिय श्री फड़के, 

आपका पत्र मिझा। 

आत्मसयमपर लिखित जिस लेखका आपने उल्लेख किया है, वह मैने यह 
मानकर नहीं लिवा था कि भारतकी आबादी जरूरतसे ज्यादा हो गई है, वरन्‌ इस 
विध्वाससे छित्रा था क्रि हर मामलेसे आत्मसयम रखना अच्छा है, विशेषकर ऐसे 
समय जब ऊ्लरि हम गुछामीकी स्थिति हैं। मै क्त्रिम उपायो द्वारा सन्तति निग्नहके 
सर्वया विरुद्ध हैँ, और मेरे लिए यह मुमकिन नहीं कि में आपको या आपके सह- 
बोगिरोंकी एक ऐसा संघ बनानेके लिए बचाई दे सकँ जिसकी कार्यवाहियोसे यदि वे 
सकल हुई तो लोगोकनों केवत अत्यधिक नैतिक हानि ही पहुँचेगी। अच्छा होता कि 
में आआकोी और आपके सहुयोगियोकों संघ भग करने और किसी अन्य उत्कृष्टतर 
उद्देब्यमें अपनी शवित छंगानेके छिए राजी कर पाता । आप कृपया इस प्रकार निर्णया- 
त्मक इगसे अपनी राय जाहिर करनेके लिए मुझे क्षमा करेगे। यह मैं कुछ-कुछ 


१, अनुमानतः यह उत छेखका उल्ठेख है जो १३-१०-१९२० के यंग इंडियामें “ इनकान्फीडेंस! 
शीपकल प्रकञित दुआ था; देखि: खण्ड १८, पृष्ठ ३६७-७१ । 


पत्र ' अव्वांस तैयवजीको ३०३ 


जानता हूँ कि इस्लेइ ओर फ्रासममे इस प्रकारकी कार्यवाहियाँ होती है, फिर भी मैने 
ऐसा करनेमें सकोच नहीं किया। 


हृदयसे आपका, 


श्री] एन० एस० फडके 
अवेननिक भन्त्री 

बम्बई सन्‍्तति-निग्रह सघ 
मिरगाँव 

बम्बई 


अंग्रेजी प्रति (एम० एत० ८५३८) की फोटो-नकल तथा सी० इब्ल्यू० ५१३० से । 


१८८. पत्र: अब्यांस तंयबजीको 


पोस्ट अन्धरी 
२० मार्चे, १९२४ 
प्रिय मित्र, 

आजा है आपके पत्रके जवाबसे लिखा मेरा पत्र आपको मिल गया होगा। 
अब मुझे आपका दूसरा पत्र मिला है जिसका जवाब देता पहले पत्रसे भी ज्यादा 

कठिन है, क्योंकि यह कामकाजी पत्र है।' क 
पूर्ण स्वास्थ्य लाभ करनेसे पहले मुझे कोई कार्यक्रम नहीं बनाना चाहिए। इस 
सम्बन्धमं बहुत-कुछ तो इस बातपर निर्भर करता है कि उस समय में कैसा महसूस 
करूँगा और देशमें क्या स्थिति होगी। स्वास्थ्य लाभ कर लेनेपर मुझे पहलेके किसी 
भी कार्यक्रमके वॉझसे सर्वथा मुक्त रहना चाहिए और सामान्य उद्देश्यके हितकी दृष्टिसे 
भी यह उचित है। क्‍या आप इससे सहमत नही हैं? मुझे सर प्रभाञ्कर पद्रणीपर' 
प्रभाव डालनेकी कोशिय भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना मेरे लिए अपने क्षेत्रसे 
बाहर जाना होगा और आखिरकार एक ऐसी परिपद्से क्‍या लाम जिसके लिए 
एक अजनबीसे हस्तक्षेप कराकर अनुमति प्राग्त की जायें, पर्थिदके उद्देंश्योके प्रति 
मुझे एक अजनवीं ही समझना चाहिए। यह कहना कि सभा करनेके लिए राज्यके 
मुखियासे अनुमति छेनेंकी जरूरत नहीं, उचित नहीं है। यह कहना भी ठीक नहीं 
कि सामान्यतया सभाएँ बिना अनुमतिके की जाती हैं क्योंकि इसका यह अर्थ नहीं है 
कि सम्बद्ध राज्यके मुखियाने दखल देनेंका अपना हक छोड दिया है, या संयोजकोकों 
सभा करनेका पूर्ण अधिकार मिल गया है। इसलिए प्रस्तावित सभाक्रे सयोजकोसे में 


१, देखिए “ पत्र. अब्बास तेयबजीकों ”, १५-३-१९२४ । 
२ इसमें एक राजनेतिक सभाके लिए द'न इकट्ठा करनेक सम्बन्ध्म विलारस लिखा गधा था। 
३ सर प्रभागरर दलूपतराम पट्णी ( १८६२-१९३७ ); नावनगर रिबसतके दीवान 


३०८ सम्पूर्ण गाधी वाहइमय 


जोर देकर यही कहूँगा कि उन्हें औपचारिक इंगसे और विनम्रतापूर्वक अनुमति छेनी 
चाहिए॥ यदि अनुमति नही दी जाती तो उस फैसलेके विरुद्ध एक आन्दोलन चढानेका 
उचित आधार प्राप्त हो सकता है। आप सर प्रभाभंकरको क्यो नहीं लिखना चाहते ? 
वे आपको काफी अच्छी तरह जानते है, वे अनुकूल निर्णय प्राप्त कर लछेगे। 

मुझ आया हैं कि आप जो चाहने है उसे पानेमे सफल होंगे। 

में इस बानसे सहमत हूँ कि प्रान्तीय कमेटी जब कभी यह समझे कि काठिया- 
वाइके शिक्षा संस्थानोंको सहायताकी आवश्यकता है तब उसे उनकी सहायता करनी 
चाहिए । 

देवचन्द्रभाईकों मेरे पास आनेंसे रोककर, आपने ठीक किया है। मैंने उन्हें 
सन्देश भेजा था कि वे जब्र भी आयें, उनका स्वागत है और यदि वे आते ही हैं 
तो में उन्हें विस्तारपूर्तवर्ू समझाऊँया कि क्‍यों मुझपर अध्यक्ष होनेके लिए जोर नही 
चलना चाहिए। 

हृदयसे आपका, 


मों० क० गांधों 


अग्रेजोी पत्र (एस० एन० ९५९६)की फोटो-नकलसे | 


१८९, भेंट: “टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रतिनिधिसे 


जुहु 
२० मार्च, १९२४ 
श्री गांबोने प्रदव किये जानेपर बड़ी खुशीसे अपनी देनिकच्रयकि बारेसें कुछ 
बातें बताईं। वे नियमपुर्वक नित्य प्रातः ४ बजे उठ जाते हे। सामूहिक प्रार्थना और 
भजनके बाद, जिसमें घरके सभी लोग भाग लेते हैँ, कुछ देर घामिक साहित्यका पाठ 
होता है ओर इसके बाद वे थोड़ी देरके लिए फिर सो जाते हे। ६ बजे वे दूधका 
नाइता लेते हें -- श्री गांधीने आँखोंमें मुस्कराहुठ भरकर बताया कि वे भोजन सम्बन्धो 
कर्नल मंडॉकके निर्देशोंका ईमानदारीसे पालन कर रहे हे -- और बादमें अपने पुराने 
डाक्टरकी सलाहके ही अनुसार बरामदेमें टहुलते हे और अपने घावको धूप दिखाते 
हैं। इसके तुरन्त बाद वे अंग्रेजी और गुजराती पत्र-व्यवहारमें लग जाते है। अंग्रेजी 
पत्र लिखानेके लिए आशुलिपिकोंकी व्यवस्था कर दी गई है, जिससे उनका काम काफी 
सरल हो गया है। दोपहरतक का उनका समय पत्र-व्यवहार, राजनीतिक समस्याओंके 
अध्ययन और उन विशिष्ट राजनीतिक और अन्य भिन्नोंसे मिलनेसें जाता है जिनसे 
मिलनेका समय पहुलेसे निश्चिदत हो चुकता है। तीसरे पहरके लगभग वे स्नान करते 
हैं और चार बजे काफी बड़ो संल्यामें आनेवाले मुलाकातियोसे मिलनेके लिए तेयार 
हो जाते हैँ। 


भेंट : ' ठाइम्स ऑफ इंडिया के प्रतिनिधिसे ३०५ 


सन्ध्य समय लगभग ६ वें श्री एन्ड्रयूज़ उन्हें समुद्रके किनारे टदहलानेके लिए 
ले जाते हे। ठहुलनेंका यह वक्‍त अब बढ़ाकर करोब ४० मिनट कर दिया गया 
है। दिन-भरका सारा काम रातकों आठ बजेतक समाप्त हो जाता है जिसके बाद 
श्रां गावी सामान्यतया सोने चले जाते है। उन्होंने बताया: 

ज्यों ही मैं थकान महसूस किये बिना बैठते छायक हो जाऊँगा, कताई झुरू 
कर दूंगा। 

४ आपका नई लेबर सरकारके बारेसें क्या खयाल है? ” यह पहला राजनीतिक 
प्रदनन था जो हमारे प्रतिनिधिने श्री गांधीसे पुछा। स्पष्ट ही उनकी नियाहर यह कोई 
महत्त्वपूर्ण बात नहीं थी। 

उसकी स्थिति डइावॉडोल हे। इसे अनेक दलोकी सदिच्छापर निर्भर करना पड़ेगा, 
और यदि वह टिकी रहना चाहती हे तो जरूरी है कि वह अपने कसकर काम 
छेनेवाके मतदाताओकों नुप्ट करे और देशके छिए अपने विद्येप्र कार्यक्रमकों पुरा करे। 
अपने इस कार्यक्रमकों पास करानेके लिए सदनके बहुमतका समर्थन प्राप्त करनेकी 
कोथिद्मम वह भारत या दक्षिण आफ्रिका और केनियाके भारतीबोंने सम्बन्धित 
साम्राज्यीय नीतिके वारेमे अपने सिद्धान्तोकी बक्ति देतेंमे नहीं हिचकेगी, इसमें मुझे 
कोई सन्देह नहीं हे, और यह देखते हुए कि वह | लेबर सरकार | किसननी कमजोर 
है, मुझे ततिक भी आइचयें नहीं होगा क्रि जहातके भारतीय नीतिका सत्राल है, वह 
अपनेसे पहलेवाली सरकारोसे भी बुरी सिद्ध हो। 

शओरो गांधोने कहा क्लि लेवर सरकारके आ जानेंसे मेरे मनसे किसी प्रकारकी 
परेशानी नहीं है क्योंकि भारतकों स्वयं अपनी ही शक्ति और साधनोपर भरोसा 
रखना है। 

जब भारत अदम्प वक्षित प्राप्त कर छेगा तो इसमें कोई सन्देह़् नहीं है कि लेबर, 
कजरवेटिव या लिवरल, कोई भी सरकार उसकी मॉँगरे औचित्यकों स्वीकार करेगी। 

कौंसिल-प्रवेश और मध्य प्रान्त तथा असेम्बलोकी हालकी घटनाओंके विषयसें 
श्री गांवीने स्पष्ट रूपसे कहा कि में इनके बारेमें कुछ भी नहों कह सकता। उन्होने 
बताया कि स्व॒राजों नेता मुझसे मिलनेके लिए इस माहके अन्तर्में दिल्‍्लीसे आ रहे 
हैं और जबतक में उनके साथ सारी स्थितिपर बातचीत नहीं कर लेता तबतक उनके 
कार्योंके बारेसें कोई राय नहीं दे सकता। बातचीतके बाद से अपनी नीति निर्घा- 
रित करनेकी स्थिनिर्सें हो जाऊंगा। 

उपनिवेश समितिके बारेमें जो केनियाकी समसस्‍्याके सिलसिलेमें जाँच करतेके 
लिए हाल ही में जहाजसे रवाना हुई थी, प्रइन किये जानेपर श्री भ्रांधीने कहा कि 
अगर बहुत ज्यादा प्रतिबन्धते उसके हाथ बंधे हुए न हों तो यह समिति बहुत-कुछ 
कर के जायेगी। उन्होने आगे कहा: 

समिति अपने निष्कर्पोपर अमर करा छेने छायक ताकतवर है या नहीं सो 

कहना कठिन है। एक असहयोगीके रूपमे मेरे विचार कुछ भी क्यों न हो लेकिन 


२३--२० 


०६ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


१758 


इस समिनिमे श्री घास्त्री, सर तेजवहादर सप्र और श्री एन्द्रयअन ने होनेकी बातपर 
मेरा ध्यान गये बिना नहीं रहे सकता, क्योक्ति इन्होंने ही इस समस्याका अध्ययन 
किया हे और थे ही उसके हर पहलकों समझते हैँ। श्री एन्ड्रयूज तो इसके विदवंपन्न 
ही है । बढ़ कहना ही पड़ेगा कि इन लछोगोका भरामिल न किया जाना बहुत खटकने- 
वाली वात हे इससे मुझे तो यह अन्देशा हो रहा है कि इसके निष्कर्ष किसी 
कामऊे होगे भी या नहीं। 

दक्षम आफ्रिक्नी सरकारने वर्ग क्षेत्र विधेयकके प्रभावसे केप कालोनीको अरूूग 
रखनेंका जो निर्णय किया था उम्का श्री गांधोने एक दिरूचस्प कारण बताया। 
उन्होंने कहा: 

यह तो मख्यत इच आवादीकी स्वार्यपरताका एक दः्ठान्त-मात्र हैं। केपसे लगभग 
सभी परेलू कानोंके छिए मछूय ओरते लगाई जाती हें। यदि पृथक्करण अधिनियम 
लागू हो गया तो उसका असर इन औरतोके आनं-जानेपर पड़ेगा, अर्थात्‌ गोरी 
आवादीके अधिकास कछोगोकों घरेल नौकरोंसे वचित हो जाना पड़ेगा आर इससे उन्हें 
जब रइस्त असुविधा होगी। चूँकि केपफी भारतीय आबादी थोड़ी है -- कुल मिल्यकर 
करीब १०,००० -- इसलिए बहांक्ि कछोगोने मान लिया है कि पृथक्करणसे उत्पन्न 
होनेवाली कठिनाइयाँ ऐसी नहीं हैं कि उनकी कोई बडी चिन्ता की जाये। 

वातचोतके दोरान श्री गांधीरे कर्नल सेडॉककी प्रशंसा करते हुए कहा, “बे मेरे 
लिए डाक्टर ही नहीं, मेरे मित्र भो हे।” उन्होंने क्री एन्ड्रयूजकी भी प्रशंसा की। 
श्री एन्ड्यूज़ “ चालों भाई” के नामसे जाने जाते हे और जुहुमें श्री गांधीके दाहिने 
हाथ है; वे लगातार सुबहसे श्ञासतक लेखादि लिखते रहते हे। 

४ मुझे आज्ञा हैं कि जब भारत स्वराज्य प्राप्त कर लेगा तब आप हम गरोब 
ईमानदार यूरोपीय पत्रकारोंकों अपने-अपने देश लौट जानेकों नहीं कहेंगे, ” हमारे 
प्रतिनिधिते हँसते हुए कहा। गांधीजी हाथ मिलाते हुए उत्तरमें मस्करा दिये, और 
बोले : 

इसका तो खबालतक आना कठिन है। 

[अंग्रेजीसे | 
टाइम्स ऑफ इंडिया, २१-२-१९२४ 


१९०. पतन्न: डी० वी० गोखलेको 


प्रिय श्री गोखले, 

श्री घरीफ देवजी कानजीतें मुझे ' केसरी ' का एक अझ दिखाया था, जिसमें उन 
पर आरोप लगाया गया था कि मेरी मध्यस्थताकी परवाह न करते हुए वे सरकारके 
पास जा पहुँच । उस अज्ञको देखकर मुझे दुख हुआ। मैने उन्हें एक पत्र  ल्खा है, 
जिसे शायद वे प्रकाशित करेगे तब आप उसें देखेगे। यह 'नी मेरी तजरमे आप है 
कि इसे लेकर समाचारपत्रामे एक जान्दोलन ही शुरू हो गया ह। मह्े हेरानो हैँ 
कि यह सव करनेकी क्या जहूरन थी। क्या पच-निर्णकी सब भआयाएँ खत्म हा 
गई है? श्री भरीफ देवजी कानजीने मुझे बताया कि वे और उनके साथके न्यासी 
पच-निर्णवक्रे किए तैयार हैं। यदि आप किसी भी प्रकार ऐल' कर सकते हो तो में 
चाहगा कि आप यह आन्दोलन बन्द करा दे ओर सम्बद्ध प्मोको पच्र-तिर्णम स्वोक्षार 
करनेंके छिए राजी करे। मेरे सोचा, आप श्री फेठशरश छांद आनेरे उन्तगरन ढ़ । 
मेरा खयाल हें कि वे महीनेके अन्ततक वापस आ जायेगे। में आप छोगोमे घैर्य 
रखनेकी प्रार्थना करता हूँ। 


हृदयसे आपका, 
श्री डी० वी० गोखल 
सम्नादक, मराठा 
पूना 


अग्रेजी प्रति (एस ० एन० “5५३ ] की फोटो-नकल नथा सी 0 ड्च्न्यूक ५924 से ः। 


१९१. पत्र: सेवकराम करमचन्दको 


पोस्ट अन्धेरी 
२१ मार्च, १९२४ 
प्रिय श्री सेतव्कराम, 
आपका पत्र मिल्ता। 
में तो यह समझता हूँ कि ईश्वरका नाम छेना और ईव्वरका काम करना, ये 
दोनों साथ-ही-साथ चलते हैँ। इन दोनोमे से किसीको कम या किसीको ज्यादा महत्त्व- 
१. देखिए “ पत्र: शरीर देवजो कानजीकी ”, २०-३-१९२४ । 
२. सेवकरामने १७ मार्चके अपने पत्रमें कह्दा था कि शुरु नानकके मतानुसार मुतितक लिए दो 


चीजें अत्यावद्यक हैं -- प्राथना और गुरु । वे इस सम्बन्ध्मे गाधीनीके विचार जानना चाइते थे और 
यह मी कि क्या उनके कोई गुरु हैं । 


३०८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


पूर्ण माततेका सवाल नहीं उठता, क्योंकि दोनोकों एक-दूसरेसे जुदा नहीं किया 
जा सकता। तोतेकी तरह ईह्वरके नामका जाप करना तो बिलकुल ही बेकार है, 
और अगर कोई सेवा या काम बह सोचे-समझे विना किया जाये कि वह ईश्वरके 
नामपर और ईइवरके लिए किया जा रहा है, तो उसका भी कोई महत्त्व नही रह 
जाता। हमें कभी-कभी कुछ समय केवल अपने इष्ट-देवके नामका जाप करनेमें ही 
लगाना पड़ता है, और जब हम वसा करते है तो उसका मतलब सिर्फ इतना ही 
होता है कि उस तरहसे हम अपने-आपको पूरे तौरसे ईश्वरकें हाथो सौप देनेके लिए 
तैयार करते है, अर्थात्‌ हम अपने-आपको ईव्वरकी खातिर और उसीके नामपर सेवा 
करनेके लिए तैयार करते हैँ और जब हम हर तरहसे उसके योग्य बन जाते है, 
तव उस भावनासे लगातार सेवा करते रहना अपने-आपमें ईइवरके नामके जापके 
बरावर हो जाता है। फिर भी अधिकाञ लोगोके छिए प्रार्थानाका एक निश्चित समय 
अलग रखना वहन ही जरूरी है। जहाँतक में समझता हूँ, इसीलिए सभी घधर्मोके 
आास्त्रोने, और भारतीय धर्मभास्त्रोंते तो निश्चय ही, गुरुकों बिलकुल अपरिहार्य बत- 
लाया हैं। पर अगर हमको सच्चा और ठीक गुरु न मिले, तो झूठमूठका गुरु बना 
लेना बेकार ही नहीं, नुकसानदेह भी होता हैं। मेरा तो खयाल है कि दसवे गुरुने 
इसी वजहसे ग्रन्थ साहबकों ' ही आखिरी गुरुके पदपर बैठा दिया था। 

मेरा कोई भी आध्यात्मिक गुरु नहीं है, लेकिन से चूंकि इस परम्परामें विश्वास 
करता हूँ, इसलिए में पिछले तीस वर्पषसे अपने लिए एक सच्चे गुरुकी तलाझमे हूं। 
में तठाग कर रहा हें--यही बात मुझे सबसे अधिक सान्‍्त्वना देती है। 


हृदयसे आपका, 


हि, 

मे 
तो 
धरे 


कक 


ओऔयुत सेवकराम करमचन्द 
गुरू सगत 

हीराबाद 

हैदराबाद (सिन्ध) 


अग्रेजी प्रति (एस० एन० ८५५४) तथा सी० इब्ल्यू० ५१३५ से। 


१९२. पत्र; एम० रेनरको 


पोस्ट अन्धेरी 
२१ मार्च, १९२४ 
प्रिय श्री रेनर, 
आपका २० तारीखंका पत्र मिला । 
मुझे प्रसन्नता होगी यदि आप २६ तारीखकी जामकों ५ बजे यहाँ पघारें। 
हृदयसे आपका, 
श्री एम० रेनर, 
कमरा २३, ग्रह होटल, 
बैलाई एस्टेट 
बम्बई 


अग्रेजी पत्र (एस० एन० ८५५१) की फोटो-नकल तथा सी० डब्ल्यू० ५१३३ से । 


१९३. पन्न: जॉर्ज जोजेफकों 


पोस्ट जन्धरी 
२१ मार्च, १९२४ 

प्रिय जोजेफ, 
देवदासके नाम लिखा तुम्हारा पत्र पढा। आजा है, श्रीमती जोनेफकी तबीयत 
अब काफी ठीक हो गईं होगी। में यह पत्र असलमे तुम्हे यह बतलानेके छिए लिख 
रहा हूँ कि में आायद अगले महीनेसे यंग इंडिया के सम्पाइनका काम अपने ऊपर 
ले लंगा।' इसमें मुझे कुछ झ्िझक भी हो रही है, लेकिन लगता है कि अब और 
ज्यादा दिनोतक इस कर्नव्यसे जी चुराना मुमकिन नही है। में जानना चाहेंगा कि आगे- 
के कुछ दिनोके दौरान तुम क्या करनेकी सोच रहे हो। कहनेकी जरूरत नहीं कि 
मैने तुमको पूनामे जो भरोसा दिलाया था, में उसपर कायम हूँ। अगर तुम्हारे पास 
समय हो तो में चाहँगा कि तुम मुझे हर हफ्ते सोचा-समझा हुआ, तथ्योंसि भरपूर और 
अपनी वढियासे-बढिया बैलीमे लिखा हुआ एक लेख भेज दिया करो। किन्तु वह 


१. रेनरने अपने-आपको आस्ट्रेल्थासि आया एक दरश्शनार्थी बतकरया था और कहा था कि उनको 
गांधीजीके कंधे और व्यक्तित्वमें गहरी दिलचस्पी है ओर गांवीजीके सिद्धान्तंकि बारेमें बहुत-वुछ सुन 
चुकनेके बाद अब वे उन सिद्धान्नोकोीं सष्टताके साथ समझना चाहते हैं । 

२. गांधीनोने ३ अप्रैठ, १९२४ के बंकसे सम्पादनका कार्पमार सँसाछा था । 


३१० सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


लेख जल्दीमे घसीटा हुआ नही होना चाहिए। तुम्हे उसके लिए जानकारी जुटानेमें 
काफी मेहनत करती चाहिए। मुझे तो सबसे ज्यादा खुशी इसी बातसे होगी कि तुम 
उसमे अपने जिलेमें चलनेवाले खट्टरके काम, अस्पृश्यता-निवारण आन्दोलन, राष्ट्रीय 
शिक्षा आदिके बारेमें ऑकडे पेश करो। ऐसा लेख तुम साबरमतीके पतेपर न भेज- 
कर सीधा मेरे पास भेज दिया करो। 


तुम्हारा, 
श्रीयुत जॉर्ज जोजेफ, 
चेंगानूर (त्रावणकोर) 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ८५५२) की फोटो-तकल तथा सी० डइब्ल्यू० ५११६ से । 


१९४, पत्र : लाला लाजपतरायको 


पोस्ट अन्चेरी 
२१ मार्चे, १९२४ 
प्रिय छालाजी, 
आपने एन्ड्रयूजकों जो पत्र लिखा है, वह उन्होने मुझे दिखा दिया है। मैने 
आपके नाम गौरीशंकर सिश्रका पत्र भी देख लिया है। आप यहाँ २७ तारीखको 
आ ही रहे हैं इसलिए अभी इस पत्रमे कुछ लिखनेंकी जरूरत नहीं है। हम लोग 
मिलनेपर खास तौरसे गौरीजंकर मिश्रके मामले और दूसरे वकीलोके उसी तरहके 
मामलोके बारेमें बात करेगे। अगर आप मेरी राय जानना चाहें तो मुझे इसमें जरा 
भी शक नही है कि स्वास्थ्य और शक्ति-लाभके लिए आपका स्विट्जरलेड जाना 
बिलकुल उचित है। आप न चन्दा इकट्ठा कर सकते है और न कोई दूसरा ऐसा 
मेहनत-तलब काम कर सकते है, जिसके लिए आप खासतौरसे उपयुक्त है। फिर यहाँ 
बीमार पड़े रहनेसे फायदा ही क्या ? आप वहाँ मौज-मजेके लिए तो जा नही रहे है, 
आप तो एक मकसद केकर जा रहे हैं--अर्थात्‌ इसलिए कि आप वापस आकर 
पहलेकी तरह अपना काम ज्यादा कारगर ढंगसे कर सके। अपने फर्जसे भागना तो 
तब कहा जाता जब आप दुनियाके सैर-सपाटेके लिए जाते या किसी करोडपतिकी 
तरह नुमाइदें और तमाशें देखने जाते। इसलिए में चाहता हूँ कि आप अपने मनमें 
आये हुए इस अवसादक़ों दूर कर दे और देशकी सेवाका काम मानकर स्विट्जरलेड 
जायें । 
हृदयसे आपका, 
लाला लाजपतराय 


लाहौर 
अंग्रेजी प्रति (एम० एन० ८५५५) की फोटो-नकल तथा सी० डब्ल्यू० ५१३७ से । 


१९५. पत्र: च० राजगोपालाचारीको 
पोस्ट अन्धेरी 
२१ माचे, १९२४ 


प्रिय राजगोपालाचारी, 


आशा है, आपका वजन अभी बढता ही जा रहा होगा, बुखार अब नही आता 
होगा और स्वास्थ्यमे धीरे-धीरे सुधार हो रहा होगा। 

अगले महीनेसे में यंग इडिया' और “नवजीवन का काम सँभाल रहा हूँ। 
मुझे लगता है कि अब इसे और ज्यादा नहीं ठाला जा सकता; पर मेरा खयार है 
कि अब मैं पहलेकी तरह स्वय ही छगभग सारी सामग्री नहीं जुटा पारऊँगा। इसलिए 
आप इस बातकी गाँठ बॉध लीजिए कि आपको हर हफ्ते कुछ-त-कुछ सामग्री भेजती 
ही है। खदरके मामलेमे आप विशेषज्ञता प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए यदि आप 
हर हफ्ते खहरके विषयमे ही लिखे तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन हर 
हफ्ते इसके वारेमे एक नये ढगसे, नये-तये तथ्य पेश करते हुए लिखिएगा। पर मैं 
यह भी नहीं चाहता कि आप इसी एक विषयसे अपनेंकों बाँध ले। आप किसी भी 
ऐसे विषयको ले सकते है, जिसमे आप समझते हो कि पाठक दिलचस्पी छेगे। जैसा 
मैते सोचा था, उस हिसावसे अबतक मुझे कौसिलोमें प्रवेश और हिन्दू-मुसलमान- 
एकताकी समस्यापर अपने विचारोंकों लिखित रूप दें देना चाहिए था, लेकिन अफ- 
सोस है कि में अभीतक ऐसा नही कर पाया हूँ। यदि आप “यग इंडिया ' के स्तम्भोंमें 
इन विचारोंकों देखे, तो कपया मुझे दोष मत दीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि पहले 
महीनेके दौरान आप यही रहते, जिससे कि आप प्रकाशनसे पहले सारी सामग्री देख 
लेते, पर परिस्थितियाँ जैसी है उनको देखते हुए हमे वही करना चाहिए, जो सबसे 
अच्छा हो। और फिर में गलतियाँ करनेसे बच न पाऊँ, तो उसकी भी कोई ज्यादा 
अहमियत नही है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अपनी ग़रूतियोको मानने और उनको 
ठीक कर लेनेकी हिम्मत और बंद्धि मेरे पास है। इसमे शक नही कि इसका एक दूसरा 
पहल भी है। लोग उससे गुमराह हो सकते है और इतने कि उनको ठीक रास्तेपर 
लानेंकी गुजाइश ही न रहे। लेकित क्या यह प्रक्रिया भी प्रशिक्षणमे शामिल नहीं है ” 

किसी-त-किसीनें आपको बतलाया ही होगा "कि गोंलिकेरे मेरे पास आ गया 
है और उससे मुझे बडी सहायता मिलती है। वह ज्यादासे-ज्यादा अगले तीन महीने 
तक मेरे काममें सहायता देगा। इसी दौरान कृष्टोदास' और प्यारेलाल* शार्टेहैण्डका 


१, गांधीजी के स्टेनोग्राफर ! 

२, कृष्णदासने सात महदीनेतक गाधीजी के सचिवके रूपमें काम किया था । 

३. प्यारेलाल नय्यर, गाधीजीक एक सचिव, जो १९४२ में महादेव देसाईकी भृत्युके पश्चात गांवीजी 
के मुख्य सचिव बन गये थे । 


३१२ सम्पूर्ण गांधी वाडूमय 


इतना अभ्यास कर छेगे कि मेरा काम कर सके। जो भी हो, मेरे साबरमती आश्रम 
चले जानेपर या यात्राएँ शुरू करनेपर कामका भार इतना ज्यादा नही रह जायेगा। 
में चाहता हूँ सोच-विचारकर स्थिरतापूर्वक जितना भी लेखन-कार्य मुझे करना है, 
स्वास्थ्यके लिए आरामकी इस अवधिमें ही में उसका अधिकांश पूरा कर हूँ। 


हृदयसे आपका, 
श्रीयुत च० राजगोपालाचारी, 
एक्सटेन्शन, 
सेलम 


अग्नेजी पत्र (एस० एन० ८५५६) की फोटो-नकल तथा सी० डब्ल्यू० ५१३२ से । 


१९६. भेंट: लिवरपुल पोस्ट ' और मकक्‍युरी के प्रतिनिधिसे 


[२१ माचें, १९२४ 

आज मेने गांधीके साथ घन्दे-भरसे कुछ अधिक समयतक बातचीत कौो। 
उनका पुत्र और सी० एफ० एन्ड्रयूज दोनों बरामदेसे बाहर बराबर इधर-उधर घृमते 
रहे। सी० एफ० एन्ड्रचज अंग्रेज हे, जो आफ्रिकी भारतीयोंकी माँगोंके समर्थक रहे हे 
और उनकी लम्बी दाढ़ी, भारतीय वेश-भूषा तथा नंगे पर साफ बता रहे थे कि उस 
व्यक्तिने स्वेच्छासे अपनी जातिका परित्याग कर दिया है। गांधीके पास बहुतसे 
स्वराज्यवादी लोग बराबर आते-जाते रहते हे। इस व्यस्तताके बावजूद उनसे मिलने- 
पर मेरे सनपर यही छाप पड़ी कि लम्बे कालके कारावास और बीमारीने उत्तकी 
सोजन्यपूर्ण आत्माकों और अधिक निखार दिया है, अधिक विनयपूर्ण बना दिया है। 
गांधीने बार-बार अपने उस विचित्रसे सिद्धान्तकी विफलता स्वीकार की जिसके 
बलपर दे भारतको एक ऐसा राष्ट्र बना देनेंकी आशा सेंजोये थे जो इस भौतिकता- 
वादी संसारके लिए अभूतपुर्व हो। उन्होंने आशा सेंजोी रखी थी कि भारतकों इस 
सिद्धान्तके हारा वे एक ऐसा सादगी-पसन्द अहिसात्मक राष्ट्र बना देंगे जो अपने 
गुणके बलपर एशक्लियाके अवसरवादी राष्ट्रोंके बीच भी अपनो स्वतन्त्रता बरकरार 
रख सकेगा। इस गुणको उन्होंने “आत्म-बल ” की संज्ञा दी है। 

विधानसभासें सरकारी अनुदानकी मॉगोंको बहुमतसे ठुकरानेके बाद अब लोग 
गांधीकों भारत-मरमसें सविनय अवज्ञा आन्दोलन चलानेके लिए सहमत करना चाहते 
हैं। इस आन्दोलनका सतलब' है सभी प्रकारके करोंकी अदायगीके विरुद्ध प्रचार करना। 
सभी जानते हें कि गांघीने शुरूमें ही इन सरकारी कौंसिलोंमें शामिल होनेका विरोध 
किया था और सरकारी काममें बाघा डालनेकी स्वराज्यवादियोंकी योजनाका समर्थन 
नहों किया था। लेकिन स्व॒राज्यवादियोंकी सफलताने देशमें-2थल पुथल सचा दी है 


भेंट * 'लिवरपूल पोस्ट” और " मर्क्यूरी ' के प्रतिनिधिसे ३१३ 


और अन्य राजनीतिज्ञोंसे कहीं पहले स्वराज्य-आन्दोलन खड़ा करनेवाले इस नेताको 
अब अपने कारावास-कालमें उन अन्य राजनीतिज्ञों द्वारा प्राप्त की गई प्रतिष्ठाके 
आगे सिर झुकाना पड़ेगा। 

सविनय अवज्ञाके अस्त्रके प्रयोगकी सलाह सदा ही दी जा सकती है, जब सरकारे 
लोकतन्त्रषर आधारित न हो, और इस अस्त्रका प्रयोग सिर्फ उसी अवस्थामे 
व्यावहारिक है जब जनताके हृदयमें अहिसाकी भावना पूरी तौरपर घर कर हछे। 

गांधीने कहा: 

यदि स्वराज्य दे दिया जाये तो अब भारत इसके लिए तैयार है, पर अभी 
भारत स्वय बलर-प्रयोगके जरिये अथवा अनुणासित अहिसाके बरूपर स्वराज्य हासिक 
करनेमें समर्थ नहीं है। बल-प्रयोगका तो मै स्वय विरोधी हूँ। 

इसके बाद गांधीने स्व॒राज्यकी परिभाषा की: 

स्वराज्यका अर्थ है ससदीय शासन-व्यवस्था, लेकिन मेरा आशय यह नहीं कि 
वह पादचात्य देशो-जेसी संसदीय व्यवस्था होगी, जहाँ व्यक्तिगत स्वार्थोका ही बोल- 
बाला है। स्वराज्यका अर्थ यह भी है कि भारत अपनी प्राचीन जीवन-पद्धतिकी ओर 
लौटे। वर्षोतक मेरे इस विचारकी खिलली उड़ाई गई है, पर अब भी मेरा यही 
विश्वास है कि यदि घर-घरमे चरखा चलने लगे तो वह ब्रिटिश फैक्टरियोंकों उखाड़ 
सकता है। ओर यदि यह सही है तो फिर ब्रिटिश अधिराज्यका मूल आधार -- ब्रिटिश 
पूँजी --- हमसे किसी भी किस्मका मुआवजा पानेकी आशा कैसे कर सकता है? में खुद 
तो विदेशी आयातपर करोके रूपमें कोई प्रतिबन्ध लगानेमें विश्वास नहीं करता। 

ब्रिटिश अदालतों, स्कूलों और कोंसिलोंके विख्यात त्रिमुखी बहिष्कारके बारेमें 
गांधी निराश थे। उन्होंने बताया कि अब वे आयरलूंडके सिनफेन दलवालोंके 
न्‍्यायाधिकरणों-जेसी पंचायतें या सध्यस्थ अदालतें खड़ी करनेकी कोशिश करेंगे, जो 
मुकदमोंके फंसले ब्रिटिदा न्‍्याय-व्यवस्थाका सहारा लिए बिना ही कर दिया करेंगी। 
स्कूलोंके सिलसिलेमें गांधी सिर्फ यह चाहते हे कि गेर-सरकारी शिक्षण-संस्थानोंको 
ऐसा बताया जाये कि लोग उनकी ओर आकर्षित हों। मेने पुछा कि सरकारी स्कूलोके 
मुकाबले राष्ट्रीय शाल्ाओंके पाठ्यक्रममें क्या विशेषता है। उन्होंने उत्तर दिया कि ये 
स्कूल विचार-स्वातत्त्यकी शिक्षा देते है, जब कि सरकारी स्कूल सिर्फ वही नपे-तुले 
कायदे कानून विद्यारथियोंके दिमागमें बंठानंकी कोशिश करते हे जो देशके लोगोंको 
वर्तमान शासनके अन्तर्गत सेवाके उपयुक्त बनानेके लिए जरूरी जान पड़ते हे। गांघीने 
बिलकुल स्पष्ट कहा कि पाइचात्य नमनेके स्कूल भारतीयोंकों बिलकुल सशौन- 
जेसा बना देते हे। उन्होंने यह भी कहा कि ब्रिटिश मालके बहिष्कारके परिणामस्वरूप 
ब्रिटिश शासकोंकों भारत छोड़कर चले जाना पड़ेगा; लेकिन उन्होंने यह भी स्वीकार 
किया कि अभो इसका समय नहीं आया है। 

यह पूछनेपर कि क्‍या वे ज्ञीघ्र ही स्वराज्य-प्राप्तिकोी आशा करते हे; गांघीने 
इसका नकारात्मक उत्तर ही दिया। उन्होंने लन्दन विद्वविद्यालयमें अपने विद्यार्थी-कालके 


३१४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


इंग्लेडवासके अनुभवके आधारंपर कहा कि “लेबर पार्टी ' को ज्यादा फिक्र तो इंग्लेडके 
निर्वाचकोंकी होगी, भारतके बारेमें तो वह सबसे बादमसें सोचेगी। लेकिन विधानसभाके 
कार्येमें बाधाएँ पंदा करनेक्ोी स्व॒राज्यवादियोंकी वर्तमान नीतिकी सम्भावनाओंके बारेमें 
उन्होंने चुप्पी साध ली -- एक अमंगलरूसुचक चुप्पी। उन्होंने कहा कि वे ब्रिटिश जनताकों 
बुरा नहीं मानते और यह आशा व्यक्त की कि वे कभी-न-कभी एक सम्सानप्रद सम- 
झोतेपर राजी हो ही जापेंगे और साथमें यह भी कहा कि उत्तकी यह आशा सबल 
कारणोंपर आधारित है। 

सेनाके प्रन्‍नपर अपना विचार बताते हुए उन्होंने कहा कि भारतकी वर्तमान 
सेनिक दक्तिको घटाकर एक-चौथाई कर दिया जायेगा और साथ ही रेलवेकी व्यवस्था- 
में भी आमूल परिवर्तेन कर देंगे, क्योंकि वर्तमान व्यवस्था सामरिक महत्वकों दृष्टिसें 
रखकर ही की गई है। 

गांधीसे पुछा गया, “ क्‍या आपको किसी भी देशसे आक्रमणका भय नहीं है? ” 

गांधीका उत्तर था: 

हमे अफगानोंसे डर हैं। लेकिन एक बार हिन्दू-मुसछमानोकी एकता स्थापित 
हो जानेपर अफगानिस्तानका अमीर अपने मुसलमान भाइयोपर हमला नहीं करेगा। 
अगर रूस हमारे ऊपर हमला करेगा तो हमें उम्मीद है कि यूरोपकी सैनिक शक्तियाँ 
रूसको ताकतवर न बनने देनेकी दृष्टिसे हमारी मददकों आयेगी और हमें इसका 
स्वागत करना चाहिए। रूसके वर्तमान शासकोके बारेमें मेरी मान्यता है कि वे 
जैसे ऊपरसे दिखते है, में उनको वैसा ही मानता हँ। वलके प्रयोगसे जो चीज खडी 
की जाती है उसका अन्त भी वलर-प्रयोगसे ही होता है। 

मेने उनसे पुछा: “क्या भारतीय जनता आपके अहिसाके उपदेशोंको समझती 
है, जब कि आप उनसे यह भी कहते हे कि ब्रिटिश शासकोंने उनके साथ अन्याय 
किया है? ” गांधीका उत्तर था: 

जी, हाँ समझती है, लेकिन भारतके अलावा अन्य किसी भी देशमें यह _सम्भव 
नही होगा। आप पाइचात्य देशोके छोग इसे नही समझ सकते, पर भारतीय जनताका 
मानस ऐसा ही है। 

मेरे यह पूछतेपर कि क्या पाइचात्य सभ्यताकी “बुराइयों ' के सम्बन्धर्में उनके 
रखमें कोई तबदीली हुई है, गांधीने उत्तर दिया कि वे रेलवेकी व्यवस्थाकों हटायेंगे 
नहों, क्योंकि वह अब अच्छी तरह जम चुकी है। उन्होंने कृषिके आधुनिक औजारोके 
अपनाये जानेंका समर्थन किया, इसलिए कि भारतीय क्ृषकोंको सहायताकी जरूरत 
है। ब्रिटिश फंक्टरियोंके बारेसें उन्होंने आशा व्यक्त की कि चरखेके कारण वे अपने 
आप ठप हो जायेंगी। 

मेने गांबीसे पूछा कि कमाल पाशा हारा खलीफाके अपदस्थ किये जानेके 
बारेसें आपका क्‍या खयाल है। गांघीने उत्तर दिया कि उससे हिन्दु-मुसलमान 
एकता कोई बाधा नहीं पड़ेगी, हालाँकि उन्होंने स्वीकार किया कि एकता अब उतनी 


भाषण : बम्बईके विद्याथियों और अध्यापकोके समक्ष ३१५ 


मजबूत नहीं रही है, जितनी कि पहले थी। उनके विचारसे ब्रिटिश शासकोके विरुद्ध 
संघर्षका दारोमदार इसी एकतापर है। 
हेजाजके शाहसे काम नहीं चलेगा। सभी मुसकमानोका खयाल है कि बह ब्रिटेन- 
का प्रतिनिधि है। 
गांधीने स्पष्ठ कहां कि अंग्रेजोंने भारतमें आनेके बाद देशके लोगोको सेनिक 
दृष्टिसे पौरुषहीन बता दिया गया है और यह भारतके लिए एक बहुत बड़ी 
कठिनाई है। 
में जिस चीजको खत्म करना चाहता हूँ, वह है भारतीयोंके दिलोमे पैठा हुआ 
गोरी चमड़ीका जबरदस्त डर। मै जब बच्चा था तब यह डर आजसे कही अधिक 
व्यापक था। 
[ अग्नेजीसे | 
हिन्दू, १४-४-१ ९२४ 


१९७. भाषण: बम्बईके विद्याथियों और अध्यापकोंके समक्ष ' 


[२१ मार्च, १९२४ ] 

कहनेकी जरूरत नहीं कि आज आप सब लोगोसे मिलकर मुझे बडी खुशी हुईं 

है। आपने मुझे जो चन्द चीजे भेट दी है, उनके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। 
इनमे कमसे-कम दो चीजे ऐसी है, जिनका आजकल मेरे लिए एक विशेष अर्थ है। 
आपने धुनाईके लछिए एक चटाई दी है और कुछ पूनियाँ भी तैयार करके मुझे दी है। 
ये मुझे कताई और धुनाईका काम तुरन्त ही हाथमें छेनेकी याद दिलाती है। मैं जब 
भी इस काममे अपनेको लगाता हूँ, मुझे छगने रूगता है कि स्वराज्य निकट आता जा 
रहा है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप ईव्वरसे प्रार्थना करे, में जल्द ही 
पूरी तौरपर चगा हो जाऊं, जिससे कि में यथासम्भव शीघ्र ही इस कामको उठानेमे 
समर्थ हो सकूं। में चाहता हूँ कि आप भी चरखा चलानेमे समय दें। मुझे विश्वास 
है कि आप लोग भी यही महसूस करेगे कि चरखा स्वराज्यको निकट छाता है। 
यदि हम अपनी सारी शक्ति रचनात्मक कार्यक्रममें लगाये, तो हम जो-कुछ चाहते 
है वह-सब हमें निश्चय ही मिल जायेंगा। आपने ललितजीके स्वरमें कविवर नरसी 
मेहताका सुन्दर गीत ध्यानसे सुना होगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे घामिक 
गीतोका वास्तविक अर्थ समझें, और ऐसी कविताओके उच्चाद्शोंको अपने आचरणमें 
उतारनेकी पूरी-पूरी चेष्टा करें। छेकिन में आपको आगाह कर दूँ कि इन सुन्दर 
गीतोमें कहे गये आदर्शोपर चलना इन्हे रचनेवालोतक के लिए काफी कठिन पड़ता है। 
मुझे याद है कि में जब पहली बार आपके स्कूलमें आया था, तब मैने आपसे 

कहा था कि आप लोगोंको सगीत विद्यामे अभी बहुत-कुछ सीखना है। आज फिर 


१. बम्बई राष्ट्रीय शालके विद्याियों और अध्यापकोंका एक दल गांधीजीसे जुहूमें मिला था। उन्हंनि 
गांधीजी को एक मानपत्र और दस्तकारीकों अपनी तेयार की हुईं कुछ वस्तुएँ भेंट की थीं । 


३१६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


मैंने आपमें से कुछ विद्याथियोका गायन सुना, लेकिन मुझे खेदके साथ कहना पड़ता 
है कि आप अभी इतनी तरक्की नही कर पायें है कि मैं आपको कोई प्रमाणपत्र दे 
सकूँ। फिर भी मुझे आशा है कि मे पूर्ण स्वास्थ्य-छाभ करनेपर जब अगली बार 
आपके स्कूलमें आरऊँगा तबतक आप इसमें पास होने लायक योग्यता प्राप्त कर छेगे, 
हालाँकि इस कलामे सिद्धहस्त बनना आपके लिए ज्यायद तबतक भी सम्भव न हो । 

[ अग्नेजीसे | 

हिन्दू, २६-३-१९२४ 


१९८. सन्देश : दक्षिण आफ़्रिकी यूरोपीयोंके नाम 


[२२ मार्च, १९२४ के पूर्व [ 
यदि आप हमपर इसी तरह अत्याचार करते रहेगे तो हम आपके साम्राज्यसे 
अलग हो जायेंगे और हमारे अलग होनेपर फिर आपका साम्राज्य कहाँ रहेगा? 
[ अंग्रेजीसे | 
हिन्दू, २६-२-१९२४ 


१९९. पत्र: द्िजेन्द्रनाथ ठाकुरको 


अच्धेरी 
२२ मार्च, १९२४ 
प्रिय बड़ोदादा, 

' गीता के सम्वन्धमे अपने निबन्धोकी दो प्रतियाँ भेजकर आपने बडी क्ृपा की। 
एक प्रतिपर आपका स्नेहाकत देखकर मैं कृतज्ञतासे भर गया। में उसे एक बहुमूल्य 
उपहारकी भाँति सहेजकर रखूंगा और “गीता ' के सन्देशकी आपकी व्याख्याको 
यथाशीघ्र पढ़नें-समझनेका प्रयास करूँगा। 

श्री एन्ड्रयूजसे आपके क्ृपापूर्ण सन्देश बराबर मिलते रहते है। उनकी उपस्थिति- 
से भेरे चित्तको बड़ी शान्ति मिलती है। आपकी बड़ी कृपा है कि आपने उनको 
मेरे पास आनेकी अनुमति दी। 

अत्यचिक आदर सहित, 

आपका, 


मो० क० गांधों 
अंग्रेजी पत्र (एस० एन० ८५६४) की फोटो-तकलसे। 


१. सरोजिनी नाथडूने केप टाउनमें २२ माचेकरों एक सभामें अपने भाषणके दौरान यद्द सन्देश उद्धुत 
किया था । 


२००. पत्र; आर० पिगाँठ और ए० एस० वाडंको 


पोस्ट अन्धेरी 
२२ मा्चें, १९२४ 


प्रिय कुमारी पिगॉट और कुमारी वाडड, 

आपका दिनाक १६ का पत्र मिला। 

मुझे यह लिखते हुए बडी शर्म महसूस हो रही है कि आपने जिसका हवाला दिया 
है, उस मुलाकातकी बात मैं बिलकुल भूल गया हूँ। फिर भी में आपका पत्र अपने 
एक सिन्ध-निवासी मित्रके पास भेज रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि सम्भव 
होगा तो वे आपकी सहायता अवश्य करेगे। यदि मैने आपको सम्बोधित करनेमें कोई 
गलती कर दी हो, तो मुझे क्षमा करनेकी कृपा कीजिए। मैने आपका पत्र श्री 
एन्ड्रयूजकजो दिखा दिया है। उन्हे बहुत अच्छी तरह याद है कि आपसे मुलाकात हुई 
थी, लेकिन वे आपके सम्बन्धमे कोई जानकारी मुझे नहीं दे सके। 


हृदयसे आपका, 


कुमारी आर० पिगॉट और कुमारी ए० एम० वार्ड 
हैदराबाद (सिन्ध) 


अग्रेजी प्रति (एस० एन० ८५६२) की फोठो-नकरू तथा सी० डब्ल्यू० ५१४० से । 


२०१. पत्र : जयरामदास दोलतरामको 


पोस्ट अन्धरी 
२२ माचे, १९२४ 


प्रिय श्री जयरामदास, 

मैं इसके साथ सिन्धसे आया हुआ एक पत्र नत्थी कर रहा हूँ। तुम शायद इन 
महिलाओंको जानते होगे। तुम स्वय ही पत्रसे जान लोगे कि इन महिलाओंने मुझसे 
अनुरोध किया है कि में उनके कार्यकी ओर उन लोगोका ध्यान आकर्षित करूँ जो 
काफी आर्थिक सहायता दे सकते हैं। में तुम्हे इस श्रेणीमें नही रखता, लेकिन मैने 
यह पत्र तुम्हारे पास यह सोचकर भेजना तय किया कि यदि यह कार्य सचमुच ऐसा 
हो जिसमें सहायता दी जानी चाहिए, तो कमसे-कम हमारी ओरसे तो उसकी उपेक्षा 
न हो। इसलिए मुझे लिख भेजो कि यह कार्य सचमुच है क्या और इसके बारेमें 


१. यद पत्र उपलब्ध नहीं है । 


३१८ सम्पूर्ण गाधी वाहुमय 


तुम्हारी क्या राय है। मैं नही चाहता कि तुम इस विषयकी पूछताछ करनेके लिए 
कोई विशेष प्रयत्त करो। इसमें जल्दीकी कोई बात नहीं। में जानता हूँ कि सच्चे 
कार्यकर्ताओका एक-एक मिनट बड़ा कीमती होता है और उसे स्वयकों अपने सामनेके 
फौरी कामके अछावा और किसी काममें नहीं खपाना चाहिए। 

लालाजी २७ तारीखको अन्बेरी पहुँच रहे है। 

खेद है कि में अभीतक कौसिलोमे प्रवेश और हिन्दू-मुस्लिम एकताके बारेमे 
अपने वक्तव्यका मसविदा तैयार नहीं कर पाया हँ। इसलिए रूगता है कि तुम 
शायद उसे प्रकाशनसे पहले नहीं देख पाओगे। पहले मुझे ऐसी आशा थी, लेकिन 
अब तुम शायद उसे प्रकाशित रूपमे ही देख पाओगे। 


स्नेहाधीन, 


सहपन्र : 
श्री जयरामदास दोलतराम 
हैदरावाद ( सिन्ध ) 


अग्नेजो प्रति (एस० एन० ८५६० ) की फोटो-नक॒रू तथा सी० डब्ल्यू० ५१३९ से। 


२०२. पत्र: च० राजगोपालाचारीको 


अन्ध री 
शनिवार, २२ माचे, १९२४ 


प्रिय राजगोपालाचारी, 

यह कागज हाथका बना है। मुझे बताया गया है कि यह मेरे लिए खास- 
तौरपर तैयार किया गया और छापा गया है। में आज पहली बार इसका इस्ते- 
माल कर रहा हूँ। इस समय सुबहके साढ़े तीन बज चुके है। रात बारह बजेके बाद 
मुझे लगभग नींद आई ही नहीं। इसमें आपका भी कुछ हाथ है। कल रात मैने 
आपके पुत्रके साथ गपशप की थी। में उससे यो ही पूछ बैठा कि वह आपको और 
आप उसको अंग्रेजीमें पत्र लिखते हैँ या तमिलमें। उसने जब मुझे बतलाया कि पत्र- 
व्यवहार अग्रेजीमें होता है, तो मेरे हृदयको बडी चोट पहुँची। इसके बाद हम लोग 
तमिल भाषाकी सम्भावनाओके बारेमे विचार करते रहें। युवा रामास्वामीका मत था 
कि उच्च कोटिके और वैज्ञानिक विचारोके लिए तमिल उपयुक्त नहीं है। तभीसे 
मैने सोचना झुरू किया और अभीतक उसीमें उलझा हँ। आपसे ही मुझे सबसे ज्यादा 
उम्मीद है। फिर यह इतनी जबरदस्त त्रुटि क्यो रह गई है? मुझे यह त्रुटि जबरदस्त 
ही लगती है। यदि नमक अपना खारापन छोड़ दे तो क्‍या होगा ? यदि तमिलनाडके 
अच्छेसे-अच्छे सपुत ही तमिलकी उपेक्षा करने छगें, तो तमिलभाषी जनता क्‍या 
करेगी ” तब फिर वेचारा रामास्वामी आम जनताके बीच क्‍या काम कर पायेगा? 


पत्र * रोमां रोलाको ३१९ 


आप इस सम्बन्धमे मुझे अपने तर्क बतछाइए, या फिर वचन दीजिए कि अबसे आप 

इस नौजवानकों अपनी सुन्दर तमिलमें ही लिखा करेंगे। हिन्दू ” पत्रके लोगोने 

शार्टहैंड जाननेवाले की सेवाएँ प्रस्तुत करनेका प्रस्ताव रखकर बड़ी कृपा की है। 
दादिक प्रेम सहित, 


आपका, 
मो० क० गांधी 
अंग्रेजी पत्र (एसम० एन० ८५६६) की फोटो-तकऊसे। 
२०३. पत्र: श्रीमती एमा हाकरकों 
पोस्ट अन्धेरी 


२२ मार्च, १९२४ 
प्रिय श्रीमती हाकर, 
आपका पत्र मिला । उसके व्यथापूर्ण स्वससे हृदय दुःखी हुआ। प्रगति हो रही 
है। क्या आप अगले मगलवार॒की ज्ामको ५ बजे आ सकेंगी ? 
हृदयसे आपका, 
श्रीमती ई० हाकर 
सी० ३, दातुभाई मेन्शन्स 
मेयो रोड 
बम्बई 


अग्रेजी प्रति (एस० एन० ८५६३) की फोटो-नकछ तथा सी० डब्ल्यू ५१३८ से। 


२०४. पत्र : रोमां रोलांको 


अन्घेरी 
२२ मार्च, १९२४ 

प्रिय मित्र, 
मै आपके स्नेहपूर्ण पत्रके लिए कृतज्ञ हेँ। यदि आपसे निबन्धमे यत्र-तत्र थोड़ी-सी 
भूलें हो भी गई तो क्या हुआ ” आइचयें तो इस बातका है कि भूले बहुत ही 
कम हुई है और आपने एक दूरस्थ तथा भिन्न वातावरणमे रहकर भी मेरे विचारोका 


१. श्रीमती एमा हाकेरका पत्र इस प्रकार था: “ मैं कुछ बडे ही संकट और दु-खपृण दोरसे गुजर 
रही हूँ और मेरा अनुरोध है, आप मेरे लिए इंश्वससे प्राथंना करें । में जानती हें कि आपके दछनोंसे 
मुझे सान्वना मिलेगी ।” ( एस० एन० ८५४९ ) 


३३१० सम्पूर्ण गांधी वाहूमय॑ 


इतना सही अर्थ किया है। इससे एक बार फिर यही साबित होता है कि मान॑व-प्रकृति 
भिन्न-भिन्न वातावरणोंमे विकसित होनेपर भी मूलतः एक ही है।' 
आदर सहित, 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधों 


[ पुनश्च : ] 
कृपया पेन्सिलसे लिखनेके लिए क्षमा करें। अभी मेरा हाथ इतना काँपता है कि 
में कलमसे नहीं लिख पाता। 


मो० क० गांधी 
श्री रोमां रोला 


अग्रेजी पत्र (एस० एन० ८५६५) की फोटो-नकलसे | 


२०५. वक्तव्य : समाचारपत्रनोंको 


बम्बई 
२३ माच, १९२४ 


केप टाउनसे दक्षिण आफ्रिकी भारतीय काग्रेसके महामन्त्री, श्री पत्तरके हस्ताक्ष रसे 
निम्नलिखित तार आया है. 

दक्षिण आफ्रिकी भारतीय सम्माजका निवेदन है कि संध सरकार जोरदार 

विरोधके बावजूद अपने वचनोंका उल्लंघन करके वर्ग क्षेत्र विधेयक पास 

करानेपर तुली हुई है। विधषेयकका कोई भी ओऔचित्य नहीं है। विदेशियों, 

यूरोपीय आफ्रिकियों, मछय लोगों और वतनी लोगोंको विम॒ुक्ति दी जा 

रही है। विधेयक केवल भारतोयोंपर लागू होगा। केप टठाउनमें यूरोपीय 


१. रोमा रोलाने २४ फरवरोकों महादेव देसाईके नाम अपने पत्रमें भी यही लिखा था: “ थदि 
मैने अनजाने द्वी इस छोटी-सी पुस्तकमे, जो मैंने मद्दात्माजोकों समपित की है, थोड़ी-सी भूलें कर दी 
हाँ तो वे मुझे उस अत्यधिक प्रेम और श्रद्धाका विचार करके क्षमा कर देंगे जो उनके जीवन और तत्वश्चानके 
कारण उनके प्रति मेरे मनमें उत्पन्न हो गये है। एक यूरोपीयसे किसी एशियाई मनुष्य था राष्टके सम्बन्धमें 
ठोक मत स्थिर करनेके विषयमें भूल हो ही सकती है। किन्तु जब उसे वहाँ भी सर्वव्यापी परमात्मा 
और व्यापक प्रेमके दशन होते हैं तो ये भूले नगण्य ही ठद्दरती हैं। हमारे एक यूरोपीय महात्मा बोयोवनने 
भपने “ आनन्दकी प्रशस्ति? ( भोड द्ध ज्वाय) में कहा है “ आओो हम करोड़ों छोग एक दूसरेको गले 
लगायें ।? (एस० एन० ८५७३) ! 

२. यह वक्तव्य प्रायः सभी प्रमुख समाचारपत्रेमिं प्रकाशित हुआ था | यंग इंडियाने इसे “ वरगे 
क्षेत्र विषेयक ” शीषेकते उद्धत किया था । 


वक्तव्य : समाचारपत्रोंको ३२१ 


आफ्रिकियों, मलूय लोगों और वतनी लोगोंने हजारोंकी तादादमें इकटठे होकर 
श्रीमती सरोजिनों नायड़को विधेयकके विरुद्ध भारतोयोंका समर्थत करनेका 
आइवासन दिया। भारतीय कभी जातीय पृथक्‍्करणके आगे सिर नहीं शुकायेंगे। 
भारतीय जनताकों बतला दीजिए। आप जो भी ठीक समझें, कदम उठायें। 
श्रीमती सरोजिनी नायडूने छोगोंको काफी प्रभावित किया है और बहुत सारे 
लोगोंको अपना समर्थक बना लिया है। श्रीमती नायडूने दक्षिण आफ्रिकासे अपने 
प्रस्यानकी तिथि ३० अप्रेल तक स्थग्रित कर दी है, क्योंकि इस उद्देश्यके हितमें 
अभी यहाँ उनकी बहुत जरूरत है। 


यह खबर चौंका देनेवाली है। यह दक्षिण आफ्रिकाके लिए भी इतनी ज्यादा 
बुरी है कि इसपर विश्वास करनेकोी मन नहीं करता। मैं यह बतछानेका प्रयास 
कर ही चुका हूँ कि विधेयकके क्षेत्राधिकारसे केपको क्‍यों अलूग रखा जा रहा है। 
यदि केपको अलग रखनेके सम्बन्धर्में रायटर द्वारा तारसे भेजी गई सूचना सही है, 
तो ऊपरके इस तारमें कही कुछ गलती रह गई है, या फिर उसमें दी गई सूचना 
अन्य तीनों प्रान्तों अर्थात्‌ ऑरेंजिया, द्रान्‍्सवाल और नेटालपर ही छाग होती है। 
स्थिति इस प्रकार होगी--केपमें तो केपके भारतीय अब भी विधेयकके क्षेत्रा- 
घधिकारसे विमुक्त रहेगे, लेकिन अन्य प्रान्तोमें यह विधेयक केवल भारतीयोपर छाग्ू 
होगा। विमुक्तियाँ देनेकी बात आसानीसे समझमें आ जाती है क्योकि वतनवी और 
सलय लोगोके इतने स्पष्ट जातीय पृथक्करणका विचार नया ही है। हर यूरोपीय 
घरमें दक्षिण आफ्रिकाके वतनी लोग घरेलू नौकरोके रूपमें मौजूद हैँ। में पिछली बार 
बतला चुका हूँ कि केपको छोड़कर अन्य सभी जगह मरूय लोगोंकी संख्या रगभग 
नगण्य है। इसलिए हमारे सामने जो स्थिति आज यथार्थे रूपमें खड़ी है वह यह है 
कि यह विधेयक केवल भारतीयोके खिलाफ है और इसका आशय भारतीयोका जातीय 
पृथक्करण ही नही, बल्कि परोक्ष तरीकेसे उनको निकाल बाहर करना भी है। श्रीमती 
सरोजिनी नायडूकी दक्षिण आफ़्रिकाकी यात्रा और उनकी प्रेरक उपस्थिति निस्सन्देह 
वहाँ बसे हुए भारतीयोंके हृदयोंको निरन्तर सघर्ष करते रहनेंके लिए प्रेरित करेगी ॥ 
उनकी उपस्थिति वहाँ यूरोपीयों और भारतीयोकों एक ही मंचपर लानेका काम भी 
कर रही है। लेकिन सुरक्षाकी इस मिथ्या भावनाको मानकर कि बस अब तो 
मेजे-तपे भारतीयोके बीच पहुँचकर श्रीमती नायडू सब-क्रुछ करा ही लेगी, भारतको 
निष्किय नहीं बन जाना चाहिए। आखिर, दक्षिण आफ़्रिकाके सुसस्क्ृत यूरोपीय 
भी सज्जन है, और मुझे इसमें जरा भी शक नही है कि श्रीमती नायडूके अनेक 
और अतुलनीय गुणोके कारण छोग हर तरहसे उनकी ओर आकर्षित भी हो रहे हें, 
उनकी बात सुनी जा रही है। यह तो ठीक है। लेकिन दक्षिण आफ़िकाके यूरोपीयो- 
की एक अपनी पूर्वे निर्धारित और निद्चत भारतीय विरोधी नीति भी तो है। जन- 
रल स्मट्स एक मजे हुए राजनीतिज्ञ हैँ। जरूरत पडनेपर वे बहुत ही मीठा बोर 
सकते हैं, छेकित वे बखूबी जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। हमें बिलकुल स्पष्ट 


१, देखिए “दक्षिण आफ़रिकामें भारत विरोधी आन्दोलन”, १४-२-१९२४ । 
२३-२१ 


३१२ सम्पूर्ण गांधी वाहमर्य 


रूपसे समझ लेना चाहिए कि यदि भारत परिस्थितिकी आवश्यकताके अनुसार पर्याप्त 
प्रयत्व नही करेगा, तो श्रीमती नायडूकी सारी सूझ-बूझ धरी रह जायेगी और यह 
विधेयक संघीय सस॒द द्वारा पारित कर दिया जायेगा। 


मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे 
यंग्र इंडिया, २७-३-१९२४ 
२०६. पत्र: एस० ए० ब्रेलवीको 
पोस्ट अन्धेरी 


२३ मार्च, १९२४ 
प्रिय श्री ब्रेलवी, 
आपकी टिप्पणीके लिए धन्यवाद। 
श्री हॉनिमेनपर लगाये गये प्रतिबन्धोंको हटानेके पक्षमें जनता द्वारा एक 
स्वर्से बिलकुल स्पष्ट माँग किये जानेंके बावजूद सरकार टससे-मस नहीं हुई। मेरे 
विचारसे इससे एक साथ दो बातें सूचित होती है ---एक तो यह कि हम कमजोर 
हैं, और दूसरी यह कि सरकार जान-बूझकर जनमतकी अवहेलना करती है, फिर 
चाहे वह इतने जोरदार और सर्वंसम्मत ढंगसे ही क्यो न व्यक्त किया जाये, जितने 
जोरदार और सर्वेसम्मत ढंगसे श्री हॉनिमैनके मामछेमें व्यक्त किया गया है। यवि 
हम थोड़ी देरके लिए इस दलीलककों सही भी मान ले कि प्रतिबन्ध हटानेकी हमारी 
माँग गलत है, तो भी इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि सरकार हमारे लिए गलती 
करनेंकी भी गुंजाइश नही रहने देना चाहती। इसलिए हमारी सार्वजनिक सभाओका 
बस इतना ही उद्देश्य रह जाता है कि हम उनके जरिये श्री हॉनिमैनको जतला दें 
कि हमने उनकी सेवाओंकों भुलाया नहीं है और उनको वापस लौटनेका परवाना न 
मिल पानेका कारण यह नहीं है कि हम ऐसा नहीं चाहते; बल्कि उसका कारण 
यह है कि हम इसमें असमर्थ रहे हैं। छेकिन यह उद्देश्य भी काफी अहम है। अस्तु 
मेरी कामना है कि आपकी सभा हर दृष्टिसे सफल हो।* 
हृदयसे आपका, 
श्री एस० ए० ब्रेलवी 
“बॉम्बे क्रॉनिकल 
बम्बई 
अग्रेजी प्रति (एस० एन० ८५६७) की फोटो-नकल तथा सी० डब्ल्यू० ५१४२ से । 


१. बम्बईमें २७ माचकों वायस ऑफ इंडियांके कार्याल्यमें हुईं पत्रकार संघकी एक बैठकमें इस 
पैराको सन्देशके रूपमें पढ़कर सुनाया गधा था। के० नट्राजन्‌, “इंडियन सोशल रिफॉर्म॑र ” के सम्पादकने 
उसकी अध्यक्षता की थी । 


२०७, पत्र: डी० आर० मजलीको 


पोस्ट अन्धेरी 
२३ मार्च, १९२४ 
प्रिय मजली, 


आज सुबह सबसे पहले मुझे तुम्हारा ही खयाल आया और मैने मन-ही-मन 
सोचा कि तुमको फिरसे पहले जैसा बननेमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। 
अगला कांग्रेस अधिवेशन बेलगाँवमें होना तय हुआ है।' में जानता हूँ कि तुम उसकी 
तैयारियोमें हाथ बेँटाना चाहते हो। मैं यह भी जानता हूँ कि तुम हमारे अच्छेसे- 
अच्छे कार्यकर्त्ताओमें से हो। तुमको अब इतना ही करना है कि अपना मन बिलकुल 
शान्त रखो और मानसिक उत्तेजनासे बचते रहो। मुझे लगता है कि जेलमें तुम देशकी 
समस्याओके बारेमें काफी सोचते रहे हो। लेकिन समस्याओके बारेमें सोचते रहना 
ही हमारे लिए काफी नही है। हम हैं ही क्‍या? हमें अपनी सारी चिन्ताएँ ईदवरके 
भरोसे छोड देनी चाहिए। हमारा काम केवल इतना ही है कि हम भारतके कन्धोंपर 
पड़े भारको हलका बनानेकी अपनी शक्ति-भर कोशिश करते रहे। तुमने कभी तुलसी- 
दासकी रामायण ” पढ़ी है? यदि तुमको हिन्दी अच्छी तरह न आती हो, तो शायद 
तुमने उसे नहीं पढा होगा। मेरी समझमें तो उस महान्‌ सनन्‍्तते राम-नामके यद्योगानके 
लिए ही रामायण ' की रचना की थी। मेरे लिए तो यह रक्षा-कवच-जेसा रहा है। 
बचपनमें मुझे अपनी माँकी अपेक्षा अपनी धायका अधिक साथ मिला था और मैं उसे 
अपनी माँकी तरह ही प्यार करता था। वह मुझसे कहा करती थी कि रातमें भूत- 
प्रेतोंका खयाल आनेपर अगर मुझे उनसे डर छूगने छगे तो रामनामके जापसे में उनको 
भगा सकता हूँ। धाय-माँपर गहरी आस्था होनेके कारण मैंने उसकी बतलाई तरकीबपर 
अमल किया। जब“ भी रातके समय मुझे किसी तरहका डर लगता, में इसी पवित्र 
नामका जाप करने लगता और उससे मेरा डर भाग जाता था।'* उम्र बढ़नेके साथ- 
साथ मेरी आस्था कमजोर पड़ती गई। मुझे राह दिखानेवाली, मेरी धाय-माँ तबतक 
मर चुकी थी। मैंने रामनामका जाप छोड़ दिया और मेरे मनमें फिर डर पैदा होने 
लगा। लेकिन जेंलमें मैने इतने ध्यान और आस्थाके साथ “रामायण ' का पाठ किया 
जितने ध्यान और आस्थाके साथ कभी नहीं किया था। जब भी मुझे अकेलापन 
महसूस होता या मेरे हृदयमें अहंकार जागता और जब भी वह मुझसे यह कहने 
लगता कि मैं सचमुच भारतके लिए कुछ कर सकता हूँ, तभी इस नामके जापसे 
मेरे मनमे यथोचित विनम्नताका भाव पैदा होने लगता और मुझे सर्वशक्तिमान्‌के 
अस्तित्वकी अनुभूति होने लंगती। मैं इस प्रकार अपना अकेलापन दूर करनेके लिए 


१. यह अधिवेशन दिसम्बर १९२४ में गांधीजी कीं अध्यक्षतामें हुमा था । 
२. देखिए आत्मकथा, भाग १, अध्याय १० | 


३२४ सम्पूर्ण गांधी वाइ-मंय 


शान्त भावसे राम-नामके साथ उस सारी महिमाकी कल्पना करके, जिससे उसे तुरूसी- 
दासने मण्डित किया है, उसका जाप किया करता था। उस समय मेरे मनमें जो 
अकथनीय शान्ति उपजती थी, उसे में दब्दोमे व्यक्त नही कर सकता। तुमको मालूम 
ही है कि श्री बैकरको ' कुछ समयके लिए मुझसे अलग रख दिया गया था। जब 
उनको फिरसे मेरे साथ रखा गया, उन्होने मुझे अपना अनुभव सुनाया। जब वाडेर- 
ममताहीन भावसे उनकी कोठरीके दरवाजेमें ताछा लगाकर चले जाते तब उनको 
तरह-तरहके डर सताने छगते थे। पर उन्होने मुझको बडे ब्योरेवार ढगसे बतलाया 
कि इस सामके जापसे किस तरह उनके मनमें शान्ति पैदा होने रगती थी और 
उनको सभी तरहके डरपर काबू पानेकी शक्ति मिलने लगती थी। इसीलिए में यह 
काफी जाँचा-परखा नुस्खा तुम्हें लिख रहा हूँ। जब भी मनमे उत्तेजना महसूस 
होने छगे, रामका स्मरण करो और सोचो कि इस नामके जापमें मनको शान्त करनेकी 
कितनी अद्भुत क्षमता है। धीरे-धीरे जाप करते चलो, दूसरी सभी चीजोंको भूल 
जाओ और कल्पना करो कि इस विराट विश्वमें तुम एक क्षुद्रतम कण हो। ईश्वर 
चाहेगा तो मनकी उत्तेजना शान्त हो जायेगी, और तुमको हृदयमें एक बड़ी आनन्द- 
दायक शान्ति महसूस होने छंगेगी। प्राचीन कालके हमारे ऋषिगण अपने अनुभवसे 
जानते थे कि इस जापकी क्‍या महिमा है। इसीलिए उन्होने चिन्ताग्रस्त छोगोके लिए 
राम-नामका जाप, द्वादशाक्षर मन्त्र और ऐसे ही अन्य उपाय बतलाये हैं। मैं जितना ही 
इनके बारेमें सोचता हूँ, ये सभी मन्त्र आज मुझे उतने ही अधिक सच्चे प्रतीत होते 
हैं। में चाहता हूँ कि तुम्हारे मनमें इतनी आस्था उपजे कि तुम राम-नामका जाप 
करने लगो, या ऐसे ही किसी अन्य मन्त्रका जाप करने लगो जिसकी स्मृति तुम्हारे 
मानस-पटलपर आस्थापूर्वक अंकित हो गई हो। मुझे विश्वास है कि ऐसा करनेसे तुम 
फिर पहले जैसे ही बन जाओगे । 
हृदयसे तुम्हारा, 

[ पुनरचः | 

तुम्हें याद होगा कि तुम्हे मेरे एक पत्रका उत्तर अभी देना बाकी है। मैने 
तुम्हारे पोस्टकार्डेका उत्तर तुरन्त दे दिया है। में अपने पत्रकी प्राप्तिकी सूचनाका 
इन्तजार करूँगा।* 
श्रीयुतु डी० आर० मजली, 
बेलगाँव 

अंग्रेजी प्रति (सी० डब्ह्यू० ५१४१) से। 

सौजन्य : कृष्णदास 


१. शंकरलाल बेंकर, जो यरवंदा जेलमें गांधीजी के साथ बन्दी थे । 
२. मणजलीने इसके उत्तरमें एक पोस्टकार्ड लिखा था, जो यंग हंडियामें प्रकाशित हुआ था । देखिए 
८ स्पिणियाँ ?, ३-४-१९२४ । 


२०८. पत्र: गंगाधरराव देशपाण्डेको 


पोस्ट अन्धरी 
२३ मार्च, १९२४ 


प्रिय गंगाधरराव, 


आज तड़के में यह सोच रहा था कि मजलीकी सहायताके लिए मै क्या कर सकता 
हूँ। परिणामस्वरूप एक पत्र लिखा। पत्रकी एक प्रति आपके पास भेज रहा हूँ।' 


हृदयसे आपका, 


श्रीयुत गंगाधरराव बी० देशपाण्डे 
बेलगाँव 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ८५६८) की फोटो-नकल तथा सी० इब्ल्यू० ५१४३ से । 


२०९. पत्र; सणिबहन पटेलको 


सोमवार [२४ मार्च, १९२४ के पूर्व | 

चि० मणि, 
आज मणिलालने' खबर दी कि तुम्हारा बुखार तो चला गया, मगर अशक्त है 
और तुम डाक्टर कानूगाके यहाँ चली गई हो। मैं चाहता हूँ कि बापू और डाक्टर 
इजाजत दें तो यहाँ आ जाओ। आराम और शान्ति दोनों मिलेंगे। तुममें तो शक्ति 
तुरन्त आ ही जाएगी। इसलिए में तुमसे सेवा भी लूँगा। तुम्हें या बापुको यह भय 
हरगिज नहीं होता चाहिए कि मुझपर तुम्हारा भार पड़ेगा। बोझा पड़ेगा तो जमीन- 
पर, और जमीन काफी मजबूत है। तुम्हारे जैसी सौ बाल़िकाओका बोझा तो वह 
आसानीसे उठा सकेगी। दूसरा बोझा रसोइयेपर होगा। रेवाशंकर भाईने रसोइया भी 
यहाँकी जमीनके जैसा ही मजबूत दिया है। तुम्हारे आनेसे मेरी चिन्ता दूर होगी, 
क्योकि जो भी देश-सेवक और देश-सेविकाएँ दूर बैठे बीमार पड़ते हैं वे मेरी चिन्तामें 
वृद्धि करते हैँ। वे सब मेरी नजरके सामने हों तो उस हृदतक मेरी चिन्ता दूर 

हो जाये। 


१. देखिए पिछला शोषेक । 

२, ऐसा लगता है कि यह पत्र २५ माचेके पूर्व सोमवारकों लिखा गया होगा चूँकि झुहम्मदगलीको 
लिखित अपने २० माचेके पत्रमें गांधीजीनें मणिबहनकी बीमारीका उल्झेख किया है । 

३. मणिलाक कोठारी, बहुत बर्षतक गुजरात प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके मन्त्री थे ! 


३२६ सम्पूर्ण गांधी वाडुमय 


डाह्याभाई तुम्हारे बदछे चरखा अधिक समय चलाते ही होंगे। 


बापूके आशीर्वाद 
[ गुजरातीसे | 
बापुना पत्रों: सणिबहेन पटेलने 
२१०. अपील : जनतासे' 
जुहू 


२४ मार्च, १९२४ 

प्यारे भाइयो और बहनों, 

जो-कुछ में यहाँ लिख रहा हूँ वह मुझसे मिलने आनेवाले भाई-बहनोके लिए है। 

अखबारों द्वारा मैं निवेदन कर चुका हूँ कि जिन्हें मुझसे मिलना अनिवार्य हो 
वे शामको चार और पाँच बजेके बीच आयें। या तो यह निवेदत लोगोतक पहुँचा 
ही नही या वे आदतसे मजबूर हैं और निरिचित समयकी परवाह किये बिना आते ही 
रहते हें। फल मुझे भोगना पड़ता है। जिस थोड़ी-बहुत सेवाका मैं निमित्त बना हुआ 
हैं, उसमें भी व्यवधान पड़ जाता है। 

मेरे शरीरमें आजकल शक्तिकी पूँजी बहुत कम है। इसलिए उसे मै केवल सेवामें 
ही लगाना चाहता हूँ। अगले सप्ताहसे में यंग इंडिया” और “नवजीवन का सम्पा- 
दन फिर हाथमें ले रहा है। उसके लिए पूर्ण शान्ति आवश्यक है। यदि मेरी सारी 
शक्ति और सारा समय आप लोगोसे मिलने और बातें करनेमें चला जाये तो मैं 
इन पत्नोंका जैसा सम्पादन करना चाहता हूँ वैसा नहीं कर पाऊंँगा। 

और फिर इससे लोगोंको कुछ लाभ होनेकी सम्भावना भी नही है। यह मेरे 
प्रति आपके प्रेमका चिह्न तो अवश्य है, परन्तु यह ज्यादतीकी निशानी है। इस प्रेमको 
में एक महान्‌ शक्ति मानता हूँ। में चाहता हूँ कि छोग उसे मुझसे मिलनेमे खर्चे करनेके 
बदले देशकी सेवार्में लगायें। मुझसे मिलनेके लिए आने-जानेमें जों खर्च होता है वह 
मुझे खादीके उत्पादन और प्रचारके लिए भेज दें। जो समय मुझसे मिलने आनेमें 
जाता है, उसे वे नीचे लिखे कामोंमें लगाये: 

(१) सूत काते अथवा रुई धुनकर पूनियाँ बनायें; 

(२) खादीका प्रचार करें; 

(३) अपने पड़ोसीको सूृत कातना या रुई धुनना सिखायें। 

जो लोग यह भी करनेको तैयार न हों और मुझसे मिले बिना न रह सकते 
हों, वे सोमवारको छोडकर किसी भी दिन शामकों ५ से ६ के बीचमें आयें। में 
सोमवारकों मौन रखता हूँ और किसी आगन्तुकसे नहीं मिलता। मैं सबसे अलग- 


१. यह खुला पत्र युक्रातीमें लिखा गया था और ज़माचार॒प्नोमें प्रकाशित हुआ था । 


पत्र : डी० वी० गोखलेको ३२७ 


अलग नहीं, बल्कि एक साथ ही मिल सकूगा। और मेरा निवेदन है कि आप 
लोग इसमें सनन्‍्तोष माने। 

जो छोग मिलने आते हैँ उनसे मैं इतना और चाहता हूँ कि वे अपना काता 
हुआ सृत अथवा कुछ रकम साथ लेते आयें। सूतकी खादी वुनाई जायेगी और पैसा 
खादीके उत्पादनमे खर्च किया जायेगा। 

मेरी इस प्रार्थनापर आप ध्यान देंगे तो में आपका ऋतज्ञ होऊंगा और इससे 
देशकी सेवाके लिए मेरा समय बचेगा। 


मोहनदास करमचन्द गांधी 
[ अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, २७-३-१९२४ 


२११५. पत्र: डी० वी० गोखलको 


अन्धरी 
२४ मार्च, १९२४ 
प्रिय श्री गोखले, 
पत्रके लिए धन्यवाद । मैं आपकी स्थिति समझता हूँ। पर सचमुच मेरा खयारू 
है कि सरकारके प्रति न्यासियों (ट्रस्टियों)का रुख मध्यस्थ-निर्णयके लिए उनके तैयार 
होनेकी बातसे बिलकुल मेल खाता है। में आपको ग़रूत नहीं समझूंगा, इसका वचन 
देता हँ। आपके कुछ कार्योसे मुझे शिकायत हो सकती है, फिर भी में सदाशयतापूर्ण 
मतभेदोकी कद्र करता हूँ। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
[ पुनश्च : | 
चूँकि आपने अपने पत्रको निजी और गोपनीय रखनेकी इच्छा प्रकट की थी 
इसलिए मैंने उसे नष्ठ कर दिया है। 


मो० क० गांधी 
अंग्रेजी पत्र (एस० एन० ८५७६) की फोटो-तकलसे। 


२१२. पत्र: च० राजगोपालाचारीको 


सोमवार, २४ भमाच्चें, १९२४ 
प्रिय राजगोपालाचारी, 


पुत्र अपने पितासे आगे बढ़ गया। यही होना भी चाहिए। आप समझ सकते 
है, इस तथ्यकी जानकारीने मेरे मस्तिष्कफपर कितना गहरा प्रभाव डाला है। 

नटराजन्‌' और जयकरसे काफी देर तक गपशप हुई। वे करू फिर आ रहे 
है। बड़ा अच्छा हो, अगर वक्तव्य तैयार करके समाचारपत्रोको देनेसे पहलेम आपको 
दिखला सकूँ। कोशिश करूँगा, पर हो सकता है सफलता न मिले। बिना बुढाये 
आनेवाले छोग मेरा काफी समय ले लेते है। मैं इस गड़बड़ीको दूर करनेकी कोशिश 
कर रहा हूँ। 


आपका, 
मो० क० गांधी 
अंग्रेजी पत्र (एस० एन० ८५७७)की फोटो-नकलसे। 
२१३. पत्र : के० जी० रेखडेंको 
पोस्ट अन्धेरी 


२५ मार्च, १९२४ 

प्रिय श्री रेखड़े, 
आपका पत्र मिला। में नहीं समझता कि साबरमती आश्रमका जीवन आपको 
सन्‍्तोष दे पायेगा। आजकल वहाँ सारा ध्यान हाथ-कताई और हाथ-बुनाईके विकासपर 
ही लगाया जा रहा है। आश्रममें पठन-पाठनका उतना महत्त्व नहीं रह गया है। 
इसलिए आश्रममें एक बड़े अच्छे पुस्तकालयके होते हुए भी में यह नहीं कह सकता 
कि वहाँका वातावरण दर्शेन-शास्त्रके अध्ययनके लिए अनुकूल है या नहीं। जब आस- 
पासके सभी लोग अपनी पूरी शक्तिसे काममें जुठे हों, तब कोई भी अध्ययन और 
मततनमें नहीं जुट सकता। आश्रमके जीवतको यह नया मोड़ इसलिए दिया गया है 
कि मेरा अपना पक्‍का विश्वास है कि हम दरॉनशास्त्र और राजनीतिके अध्ययनमें 
जरूरतसे ज्यादा डूब चुके हैं -- इतना कि हाथ-पैरसे काम करनेकी हमारी प्रवृत्तिको 
जेसे काठ ही मार गया हो। आश्रममें शारीरिक श्रमके प्रति रुचि जगानेकी कोशिश 
की जा रही है। और आश्रम रुपये-पेसेकी आपकी जरूरतोकों भी पूरा नहीं कर 


१, के० नटराजन्‌ , इंडियल सोशलर रिफॉर्मेरंके सम्पादक । 
२. वक्तव्य अनुमानतः कौन्सिलॉमें प्रवेश ओर हिन्दू-मुस्किम एकताके सम्बन्धमें था; वर्षोकि उन 
दिनों गांवीजी श्न विषषोपर एक वक्तव्य तैथार करनेकी सोच रहे थे । 


पत्र : मुहम्मद अलीको ३२९ 


सकेगा। क्या आप जमनाछालजीसे मिले हैं? शायद उनसे आपको सही सलाह मिल 
जायेगी । 

हृदयसे आपका, 
श्रीयुत के० जी० रेखड़े, 
वर्धा (मध्य प्रान्त) 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ८५८२) की फोटो-नकछ तथा सी० डव्ल्यू० ५१४४ से । 


२१४. पत्र: मुहम्मद अलीको 


पोस्ट अन्धेरी 
२५ भाचे, १९२४ 

प्यारे दोस्त और भाई, 
आपका पत्र मिला। में समाचारपत्रोके जरिये आपकी गति-विधियोंकी जानकारी 
रखता आया हूँ और मेने देखा है कि आपने परिवारपर टूटनेवाली इस विपत्तिका' 
सामना जिस साहस और  तितिक्षा-भावसे किया है वह आपके ही योग्य है। मुझे भी 
ठीक यही उम्मीद थी। आपने अमीनाके अन्तिम क्षणोंका जो विवरण मुझे लिखा 
है, उसे में अपनी दोस्तीका एक खास हक मानता हूँ। वह बड़ी अच्छी और प्यारी 
बच्ची थी। बहुत ही अच्छा हो, अगर आप मेरे साथ एक हफ्ता गुजार सके। मेरी 
तो इच्छा है कि आप बेगम साहिबा और अपने समस्त परिजनोके साथ आयें, लेकिन 
'इस इतने बड़े बँगलेमें भी जगहकी कुछ तंगी हो गई है। आपकी देखभाल तो मैं 
आसानीसे' कर सकता हूँ, मतलब यह कि आप अपनी मर्जीके मुताबिक रहेगे और इस 
बँगलेमें, जो अस्पताल ही बन गया है, जितना भी मुमकिन है उतना आराम पा सकेगे। 
मैं यहाँ मरीजोंके बीच रह रहा हेँ। मगनछालकी पुत्री राधा और वल्लभभाईकी पुत्री 
मणिबाईने चारपाई तो नही पकड़ी है, पर वे चलने-फिरनेसे लाचार हैं, और मेने 
पगले मजलीकों भी यहीं आनेके लिए लिखा है। में कह नहीं सकता कि बड़ें 
भाईकी भी तींमारदारी करनेसे मुझे कितनी खुशी हासिल होगी, लेकिन यह तभी 
हो सकता है जब में चंगा हो जाऊं। इन सब मरीजोकों यहाँ रखनेका मशा भी साफ- 
साफ समझा जाना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि में अगर एक सियासी 
आदमी हूँ फिर भी मुझमें नस होनेका माह उससे भी बढकर है। और इतना ही नहीं 
मुझे तो शर्म महसूस हो रही थी कि मैं अकेले ही इतना बड़ा वेगला दबाये बैठा 
हूँ जब कि बाहर इतने सारे मरीज पडे हूँ और उनमें कुछ तो ऐसे हैं जो मेरी ही देख- 
रेखमें बड़े हुए हैं और जिन्हें तीमारदारी और आबोहवाकी तब्दीलीकी कही ज्यादा 
जरूरत है। इसलिए वे सब यही आ गये हँ--मेरे दिमागी सुकूनके लिए नही, 
अपने ही भल्केके छिए। पर बँगलेको इस तरह अस्पताल बना देनेपर अब में खुद 


१, यह उपलब्ध नहीं है । 
९, तातप्रे मुहम्मद अलोकी पुत्री, अमीनाकी झृत्युसे है । 


३२० सम्पूर्ण गांधी वादुमय 


मेहमानोंकी देखभाल नही कर पाता । और मैं अगर अपने मेहमानोकी तरफ जरूरतके 
मुताबिक तवज्जह न दे पाऊँ, तो मैं उन्हे आनेकी दावत ही नही दूँगा। में आपको 
तो बडी खुशीसे आपकी मर्जीपर छोड सकता हूँ, और सोच सकता हूँ कि मैने काफी 
कुछ कर लिया, पर बेगम साहिबाके बारेमें तो में ऐसा महसूस नहीं कर सकता। 

अब आप मेरे बारेमें सभी कुछ जान गये हैं। इसलिए लिखिए कि आप कब 
आ रहे है। हफ्ते-भरके अन्दर-अन्दर यहाँ कुछ नेता लोग आ रहे है; मै चाहता 
था कि आप भी उनके साथ बहस-मुबाहिसेमें शामिक्त हो सकते। झौकतसे कहिए कि 
उन्हें खाट पकड लेनेंका कोई हक नही है। उनके सामने सबसे अच्छा रास्ता यही 
है कि वे जल्दसे-जल्द चगे हो जायें। 

हयातका क्‍या हाल है” उसे मेरे एक पत्रका जवाब अभी देना है। 

आप सबको प्यार, 

स्नेहाधीन, 

मौलाना मुहम्मद अली 
अलीगढ़ 


अग्रेजी प्रति (एस० एन० ८५८४) की फोटो-नकलर तथा सी० डब्ल्यू० ५३४५ से | 


२१५५. पत्र: स्वतन्त्रता-संघके बाल-सदस्योंको 


पोस्ट अन्धेरी 
२५ मार्च, १९२४ 
प्यारे बच्चों, 
तुम लोगोनें सात दिन और रात रूगातार चरखा चलाकर जो सूत काता उसका 
पासेल मिला; मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। अखण्ड कताईका यह विचार बहुत प्रिय 
लगा। मुझे विश्वास है कि यदि सब राष्ट्रीय शालहाओके लड़के ऐसा ही उत्साह 
दिखायें, जैसा तुम सबने दिखाया है, तो हम आजकी अपेक्षा स्वराज्यके बहुत अधिक 
निकट पहुँच जायेंगे। 
आशा है, तुम सूत कातनेके लिए नित्य थोड़ा समय सुरक्षित रखना अपना 
धामिक कृत्य मानोगे।' 
तुम्हारा हितेषी, 
स्वतन्त्रता-सघके बाल-सदस्योंको 
राष्ट्रीय शाला 
धारवाड़ 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ८५८५) की फोटो-नकल तथा सी० डब्ल्यू० ५१४९ से। 
२, देखि५ “ टिप्पृणियाँ ”, ३-४-१९२४ । 


२१६. पतन्न : रागिनीदेवीको 


पोस्ट अच्धेरी 
२५ मार्च, १९२४ 
प्रिय श्रीमती रागिनीदेवी, 
में आपके ११ फरवरीके कृपापत्र'ं और भारतीय सगीतके सम्बन्धमें लिखें गये 
आपके लेखकी रोचक कतरनके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। 
आपने मेरे स्वास्थ्यके बारेमें कृपापूवंक जो पूछताछ की है, उसके लिए आपका 
आभारी हूँ। उत्तरमें आपसे और अन्य जिज्ञासु मित्रोसे मेरा यह निवेदन है कि मेरा 
स्वास्थ्य लगातार सुधर रहा है और जल्दी ही मेरे पूर्ण स्वस्थ हो जानेकी आशा है। 


हृदयसे आपका, 


श्रीमती रागिनीदेवी 
१२४०, यूनियन स्ट्रीट 
ब्रुकलिन 

न्यूयाक 


अग्रेजी प्रति (एस० एन० ८५८६) की फोटो-तकल तथा सी० डब्ल्यू० ५१४८से। 


२१७. पत्र; एस० ए० ब्रेलबीको 


पोस्ट अन्धेरी 
२५ मार्च, १९२४ 
प्रिय श्री ब्रेलवी, 

मै प्रोफेसर शाहके उपन्यासकी रूपरेखा देख गया हूँ। वे कृपापूवेक मुझे उसकी 
पाण्डुलिपि भेजनेकों तैयार है। चाहता हूँ पूरे उपन्यासको पढ़नेका समय मेरे पास 
होता, लेकिन 'नवजीवन” और “यंग्र इडिया' के सम्पादनका काम मैं फिरसे हाथमें 
ले रहा हूँ। इस बातको देखते हुए छूगता है कि मुझे इस छोभको संवरण करना ही 
पड़ेगा। जबतक मुझमें पहले जैसी शक्ति नहीं आ जाती --कक्‍्या जाने कभी आती भी 
है या नहीं-- तबतक जितना समय मुझे मिल सकता है उसका एक-एक क्षण इसी 

कामके लिए सुरक्षित मानना पड़ेगा। क्या वह रूपरेखा वापस भेज दी जाये ? 


१, रागिनी देवीने इसमें बताया था कि अमेरिकाक्की गांधीजीमें सच्ची दिलचस्पी है । उन्होंने 
अमेरिंकामें मारतीय संगीतको छोऊप्रिय बनानेके सम्बन्ध किये जानेवाढे अपने कार्यके छिए भाशीर्वाद 
माँगा था । 


१३२ सम्पूर्ण गांधी वाइःमय 


आपके पत्रके सम्बन्धमें आपको देवदासने लिखा है। उसने पत्रमें जो कहा है 
मेरे द्वार उसकी पुष्टि जरूरी नहीं है। आप जब कभी आये, आपका स्वागत है। 
आप कृपा करके एक पूरा दिन यहाँ गुजारे। यह स्थान बेशक बहुत सुन्दर है और 
आप इसे पसन्द करेगे। 


हृदयसे आपका, 
श्री एस० ए० ब्रेलवी 
“बॉम्बे ऑॉनिकल 
बम्बई 


अग्रेजी प्रति (एस० एन० ८५८७) की फोटो-नकलरू तथा सी० डब्ल्यू० ५१४७ से । 


२१८. पतन्न: डा० सत्यपालकों 


पोस्ट अन्धेरी 
२५ माउचे, १९२४ 
प्रिय डा० सत्यपाल, 


आपका पत्र पाकर प्रसन्नता हुई। उसके द्वारा मुझे हिन्दुओ और मुसलमानोके 
बीच तनावके सम्वन्धर्में बहुत-कुछ जानकारी मिल गई है। अगली बार आप सिखो 
और हिन्दुओके सम्बन्ध्में जो लिखकर भेजनेवाले है, में उसकी प्रतीक्षा उत्सुकतासे कर 
रहा हूँ। में जानता हूँ कि देशके सम्मुख बहुत गम्भीर और बहुत उलझन-भरी समस्या 
उपस्थित है और इसका सनन्‍्तोषजनक और स्थायी हल निकालनेकी हमारी क्षमता- 
पर स्व॒राज्य निर्भर है। में जबसे रिहा हुआ हैँ तभीसे दिन-रात इसके सम्बन्ध विचार 
करता रहा हूैँ। नेताओंसे भेंट करनेके बाद तुरन्त इसके सम्बन्ध्में लिखना आरम्भ 
कर दूँगा । 

आपने मेरे स्वास्थ्यके सम्बन्धमें जो पूछताछ की है, उसके लिए धन्यवाद। मेरा 
स्वास्थ्य धीरे-धीरे सुधर रहा है। पत्नसे जाना कि आप अब अमृतसरमें नहीं, बल्कि 
लाहौरमें हैं। इस परिवर्तेतका क्या कारण है? 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
डा० सत्यपाल 


लाहौर 
अंग्रेजी पत्र (एस० एन० १०४६०) कौ माइक्रोफिल्म तथा सी० डब्ल्यू० ५१४६ से। 


२१९. तार: बलीबहन वोराको 


[२६ माचें, १९२४ के पर्चात [' 
बलीबहन 
मार्फत हरिदास वोरा 
राजकोट 


कान्तिको आज आश्रम भेज दो। 


बापू 
अग्रेजी प्रति (एस० एन० ८५८८) की फोटो-नकलसे । 
२२०. भेंट: “बॉम्बं कॉनिकल के प्रतिनिधिसे 
जुह 


२७ मार्च, १९२४ 

उन्होंने कहा, मेरे स्वास्थ्य जो सुधार हुआ है उससे मे सन्‍्तुष्ट हुँ और यद्यपि 

मुझे बहुत विध्ञामकी जरूरत है फिर भी मेने प्रातः चार बजे उठनेके नियमका पालन 

फिरसे आरम्भ कर दिया है। एक अन्य प्रइनके उत्तरमें उन्होंने कहा कि सूत कातना 

जो एक अनिवार्य काम है, मेने शुरू कर दिया है। उन्होंने अपनो जेल लिखी पुस्तकों- 

के सम्बन्धर्मं हमारे प्रतिनिधिकों बताया कि दक्षिण आफ़िकाके सत्याग्रहका इतिहास 

नवजीवन प्रकाशन मन्दिरसे शीघ्र ही प्रकाशित होगा और बच्चोंकी पाठ्य पुस्तकें 
गुजरात विद्यापीठके अधिकारियोंकों प्रकाइनके लिए दी जा चुकी हे। 

“टाइम्स ऑफ इंडिया में 'मिसेज्ञ नायडूज पोएटिक्स' (श्रीमती नायड्का 
कवित्व ”) शीषक्से श्रीमती नायड्के सम्बन्धर्में जो टिप्पणी लिखी गई हैं, उसका 
उल्लेख करते हुए हमारे प्रतिनिधिनें भहात्माजीसे पूछा कि श्रीमती नायडू जो-कुछ 
कर रही हे, उसके सम्बन्धर्म जापका क्या खयाल है। 

“टाइम्स ऑफ इंडिया ' की टिप्पणीको पढ़कर मुझे दुःख हुआ। टिप्पणीमें श्रीमती 
नायडूपर जो आरोप लगाये गये हैं, असलमें उन सबका उत्तर टाइस्स ऑफ इंडिया के 
ही उसी अंकमें प्रकाशित विशेष तारमें मिल जाता है। चूंकि तारसे भेजे गये समा- 
चारोंमें भाषणों अथवा लेखोंको संक्षिप्त रूपमें भेजा जाता है, इसलिए उनके आधार- 
प्र राय बनानेंमें अत्यन्त सावधानीसे काम लेना चाहिए। 


१. यद किचदसे प्राप्त २६ माचे, १९२४ के तारके पीछे लिखा गधा था । 


३३४ सम्पूर्ण गांधी वाहुमर्य 


इस सम्बन्धें अपने विविध अनुभवों और कष्ठोंसे भरे हुए जीवनको कुछ 
घद्नाओंका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा: 

१८९६में रायटरने कुछ ही वाक्योमें मेरी एक पुस्तिकाका' सार तारसे डबन 
भेज दिया था। यह पुस्तिका मैने भारतमें नेटाल-स्थित भारतीयोकी स्थितिके बारेमें 
लिखी थी। जब मैं डबंन गया तो इस तारके कारण मुझे वहाँ बहुत यन्त्रणाएँ भोगनी 
पड़ीं।' यद्यपि यह गलतबयानी जान-बूझकर नहीं की गईं थी, फिर भी अठपेजी 
आकारके ३० पृष्ठोकी पुस्तिकाके इतने अधिक सक्षेपीकरणसे, मेरे कथनका बहुत ही 
गलत रूप सामने आता था। जब नेटालके यूरोपीयोको यह ज्ञात हुआ कि मैने भारतमें 
क्या कहां था तो उन्हें मेरे साथ किये अपने दुव्येवह्ारपर बहुत खेद हुआ था। 

“टाइस्स ' ने मेसेज फ्रॉल सि० गांधो” की जो खिल्ली उड़ाई है, उसका 
उल्लेख करते हुए महात्माजी ने कहा: 

अीमती नायड्के नाम मेरा सन्देश ठाइम्स से और अन्य पत्रोमें भी छपा था। 
मेरा खयार है कि श्रीमती नायडूका भाषण जोरदार तो था किन्तु वह क्षोभजनक 
कदापि न था। वे बहुत चतुर है; उन्होने दक्षिण आफ्रिकाकी स्थितिकी गम्भीरता 
न समझी हो, यह नहीं हो सकता। टाइम्स को भेजे गये विशेष तारसे यह प्रकट 
होता है कि उनके मनमें अगर कोई भाव है तो वह समझौतेका भाव है। उदाहरणार्थ 
कहा जाता है कि उन्होने भारतीयोमे से कुछ वर्गके जीवनका स्तर नीचा होनेसे 
कुछ आर्थिक खतरा होनेकी बात स्वीकार की है। यह सिद्ध किया जा सकता है कि 
उनका रहन-सहन उसी स्थितिक्रे फुटकर व्यापारियोके रहन-सहनसे ज्यादा बुरा नहीं 
है। यह कोई मेरा अपना विचार नही है, बल्कि यूरोपीयोका है। और भारतीयोके 
विरुद्ध इस आधारपर भी शिकायत नहीं की जा सकती कि वे भारतको रुपया भेजते 
है। आँकड़ोसे यह सिद्ध किया जा सकता है कि दक्षिण आफ्रिकासे भारतीयोकी अपेक्षा 
यूरोपीय कही अधिक रुपया बाहर भेजते है। श्रीमती नायडूनें जो वक्तव्य दिया है 
यदि उसे उसके समग्र रूपमें देखा जाये तो सम्भव है कि उसमें कुछ ऐसे शब्द भी मिल 
जाये जिनसे वक्‍्तव्यका अच्छा अर्थ निकछ आता हो। कुछ भी हो, बातोको “टाइम्स ' 
ने जिस दृष्टिकोणसे देखा है, उस दृष्टिकोणसे देखते हुए भी यही माना जायेगा कि 
यदि श्रीमती नायडूने भूल की है तो वह सही दिद्या्में ही की है। मुझे इस बातका 
कोई अन्देशा नही कि दक्षिण आफ्रिकामें उनकी मौजूदगीसे भारतकों कुछ हानि पहुँच 
सकती है; भले ही उनके महसे असावधातीमें कुछ आपत्तिजनक बात निकल गई हो । 

जब यह बातचीत घोीरे-धीरे राजनीतिकी गम्भीर समस्याओंकी ओर बढ़ रही 
थी तभ्री खादीकी कमीज्ञ और धोती पहने हुए और हाथमें रून्दन पंच का नया 
अंक लिये हुए भरी एन्ड्रधून वहों आ गये। इससे वातावरणमें सजीवता आ गई। 
उन्होंने मुस्कराते हुए विनोदर्स कहा, “ महात्माजी, यदि आप अभीतक अमर नहीं 
हुए हैं, तो अब आपको असर बना दिया गया है।” 


१, देखिए खण्ड २, पृष्ठ १-५९ । 
५, देखिए खण्ड २, पृष्ठ २२०-२७ | 


भैंट: बॉम्बे ऑनिकल ' के प्रतिनिधिसे ३३५ 


उन्होंने “पंच का अंक महात्माजीको देते हुए कहा, “ देखिए आपके सम्बन्धमें 
'दौरीबेरी' (भावसतीका पिदारा ) स्तम्भके अन्तर्गत पंच में कितना लिखा 
गया है। 

गांधोजीने पंच ' में लिखी बातोंपर जल्दी-जल्दी निगाह डाली और उत्तर दिया: 

नि.सन्देह मै अमर हो गया, विशेषकर इस कारणसे कि मेरा उल्लेख पहले पृष्ठपर 
और बिल्लीके चित्रके बाद किया गया है। 

इसके बाद वहाँ बहुत जोरका ठहाका हूगा, जिससे सारी गेलरी गूंज उठी और 
वहाँसे कुछ दूर जो रोगी विश्वाम कर रहे थे वे भी उधर ही देखने लगे। 

प्रतिनिधिके यह पुछतेपर कि केनियाके भारतीयोंने व्यक्ति-कर न देनेके आन्दो- 
लनका जो संगठन किया है, उसके सम्बन्धर्मे आपका क्या खयाल है, महात्माजीने उत्तर 
दिया: 

इस व्यक्ति-करका प्रभाव केवछ ४,००० भारतीयोपर पड़ता है, इसलिए बहुत 
करके यह आन्दोलन उग्र रूप धारण नहीं करेगा। यद्यपि इस सघर्षमे भारतीयोके 
बहुत कष्ठ उठानेकी सम्भावना नहीं है फिर भी उनमें अनुशासन ओऔर व्यवस्था 
अवश्य आ जाएगी। यूरोपीय छोगोको यह समझ रखना चाहिए कि भारतीय कंतसकल्प 
है और वे अब अन्यायकों सहन नही करेगे। 

श्री शास्त्रीके रुखकका उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जंसे केनियाके 
भारतीयोंका धैयंपुर्वक संघर्ष चलाते रहना आवध्यक है वसे ही यहाँके भारतीयोंको 
भी उन्हें नेतिक सहायता देते रहना आवश्यक है। 

संवाददाताने उनसे आगे पूछा, कांग्रेसकी पिछले दो वर्षकी कार्यवाहीके सम्बन्ध 
आपका क्‍या विचार है? महात्माजीने स्पष्ट रूपसे स्वीकार किया कि वे अभीतक 
उसका अध्ययन नहीं कर पाये हे। 

मेरा स्वास्थ्य दुबंल है, इस कारण मेरे पास समय कम बचता है और जो 
बचता है वह सामयिक घटनाओपर विचार करनेमे चला जाता है। किन्तु यदि मुझे 
. काग्रेसके पिछले दो सालके साहित्यकों पढनेका अवकाश मिल भी जाता तो भी मुझे 
अपने सहकारियोके कार्यके सम्बन्धमे राय देने अथवा उसकी आछोचना करनेमें झिझक 
ही होती। किसी घटनाके बाद बुद्धिमत्ता दिखाना बहुत आसान होता है। समयपर 
उचित निर्णय करना उतना आसान नही होता। किन्तु मुझे प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्त्ताओ- 
की सचाई, निष्ठा और लगनमें पूरा विश्वास है, फिर वे चाहे कौंसिल-प्रवेशके पक्षमें हों 
अथवा विपक्षमें। यह प्रामाणिकतापूर्ण मतभेद है। और जबतक हम जैसे हैं वेसे ही 
बने रहेंगे तबतक ये मतभेद मिटनेवाले नही हैं। मेरी रायमें सतही मेल-मिलापकी 
खातिर लोगोका अपने-अपने विचारोपर अड़े रहना एक शुभ लक्षण है। 

इसके बाद हमारे प्रतिनिधिने उनसे पूछा, “ मेने “ ठाइस्स में लेबर सरकारको 
भारत-सम्बन्धी नीतिके बारेमें आपके विचार देखे हे। यदि लेबर पार्टी बहुत बड़े 
बहुमतसे अपनी सरकार बना ले, तब भी क्‍या आपकी राय यही होगी? ” 


११६ सम्पूर्ण गांधी वाड्मर्य 


मेरा खयाल यह है कि अगर यह पार्टी बहुत बड़े बहुमतसे भी अपनी सरकार 
बनाती है तब भी मेरे इस विचारमे अधिक परिवततेंन नहीं होगा, क्योकि लेबर पार्टी- 
की सरकार जबतक पहला स्थान छोकप्रियताके बजाय सिद्धान्तोको न दे तबतक उसके 
लिए भारतके सम्बन्धमें वस्तुत: कोई उदार कानून' बनानेका दायित्व ओढ़ना कठिन 
होगा; और अगर वह ऐसा करती है तो उसकी गृह-नीति खतरेमे पड़ जायेगी। 

जब बातचीत पिछले दो सारकी राजनंतिक घटनाओंपर आयी, तब महात्माजाने 
बोरसद सत्याग्रहके परिणामोंपर पूर्ण सन्‍्तोब प्रकट करते हुए कहा: 

बोरसद सत्याग्रहसे जो शिक्षा मिलती है वह अत्यन्त मूल्यवान है। यह सच है 
कि बम्बई सरकारने स्थितिको ठीक-ठीक समझनेमें जो विवेकशीलता और बुद्धिमत्ता 
दिखाई उसके लिए वह धन्यवादकी पात्र है, किन्तु दूसरी ओर यह भी उतना ही सच 
है कि बोरसदके सत्याग्रही तो पूर्ण अहिसा, निरचयकी दृढ़ता और अपने उद्देश्यकी 
न्याय्यतासे अजेय ही बन गये हैँ। और यदि एक पूरा ताल्‍्लुका एक छोटी और खास 
बुराईके सम्बन्ध्मं सफल सत्याग्रहके लिए सगठित हो सकता है तो एक आम और 
गहरी पैठी हुईं बुराईके सम्बन्धमें अपेक्षाकृत बड़े पैमानेपर' सत्याग्रहका संगठन भी 
सम्भव होना चाहिए। इसके लिए जिस चीजकी आवश्यकता है वह है ऐसे कायें- 
कर्ताओंका पर्याप्त संख्यामें सुझभ होना जिनका अपने ध्येय और साधनोमें अदूट विश्वास 
हो। स्वयं श्री वल्लभभाई पठेलमें यह विश्वास था और उनके पास वैसे ही विश्वसनीय 
कार्यकर्ता भी थे। 

संवावदाताने उतसे पूछा कि पूर्ण स्वस्थ होनेके बाद वे क्‍या करना चाहते हें। 
महात्माजीनें कहा कि उस समय देशके सासने जो स्थिति होगी, कार्यक्रम उसके अनु- 
सार होगा। 

स्वास्थ्य लाभ करनेके बाद मेरा कोई निरिचित कार्यक्रम नही है। चूंकि मैं किसी 
भी आकस्मिक परिस्थितिसे निबटनेके लिए स्वतन्त्र रहना चाहता हूँ, इसलिए मै पहले 
से ही कोई जिम्मेवारी स्वीकार नही कर रहा हूँ। 

[ अंग्रेजीसे 
बॉम्बे कॉनिकल, २९-३-१९२४ 


२२१. पत्र : गंगाधरराव देशपाण्डेको 


पोस्ट अन्धरी 


२७ मार्च, १९२४ 
प्रिय गंगाधरराव, 


७ ५ 


मेने मराठा के एक अनुच्छेद्मे यह पढा है कि कर्नाटक प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीने 
जिस प्रस्ताव द्वारा कांग्रेस अधिवेशनका स्थान बेलगाँवमें नियत किया है, उसपर 
मंगलोरके लोग अभीतक आपत्ति कर रहे हैं। क्या यह बात सच है? यदि सच है 
तो कपा कर मुझे इस सम्बन्धर्में कुछ ब्योरा भेजें और यह भी बताये कि क्‍या मैं 
किसी प्रकारकी सहायता कर सकता हूँ। जो लोग कमेटीके निर्णयकों बदलवानेके लिए 
आन्दोलन कर रहे है, आप उनके नाम भी भेज दें तो अच्छा रहे। 


हृदयसे आपका, 
श्रीयुत गगाधरराव बी० देशपाण्डे 
बेलगाँव 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ८५९०) की फोटो-चकल तथा सी० डब्ल्यू० ५१५८ से। 


२२२. टी० ए० सुब्रह्मण्य आचायंको 


पोस्ट अन्धेरी 
२७ मार्च, १९२४ 
प्रिय सुब्रह्मण्य, 
मुझे आपका डर्वनसे लिखा पत्र पाकर प्रसन्नता हुई। 
आपकी शुभ कामना और मेरे स्वास्थ्यके सम्बन्धर्में पूछताछके लिए धन्यवाद। 
में धीरे-धीरे किन्तु लगातार पूर्ण स्वास्थ्ययी ओर प्रगति कर रहा हूँ। आप अपने 
देशकी सेवा करनेमें असमर्थ है, इसके लिए आपको दु.खी होनेकी आवश्यकता नही। 
मैं आपसे यह नही कह सकता कि आप वहाँ सूत कातें। किन्तु वहाँ भी जहाँ तक 
सम्भव हो खद्दरका प्रयोग कर ही सकते हैं। और अपनी कमाईमें से जितना बचा 
सके उतना देशमे संघर्ष चलानेके लिए आप सावंजनिक कोषोमें दे सकते हैं। 


हृदयसे आपका, 
श्री टी० ए० सुनब्रह्मण्य आचायें 
१७५, उमगेनी रोड 
डबन 
अग्रेजी प्रति (एस० एन० ८५९१) की फोटो-तकलसे | 
२१-२२ 


२२३. पत्र: अमिय के० दासको 


पोस्ट अन्धेरी 
२७ मार्च, १९२४ 

प्रिय श्री दास, तु 

आपका पत्र मिला। में नहीं जानता कि इसे असमियामें प्रकाशित करना है 

अथवा हिन्दीमें। इस सम्बन्धमें विलम्ब न हो, इस खयालसे आपको नीचेकी पंक्तियाँ 

अंग्रेजीमें भेजता हूँ: 

हमारे दुःखोंकों दूर करनेके उपायके रूपमें इस समय मेरे खयालमे केवछ एक ही 

चीज आती है। वह यह है कि हममें से हरएक चरखा चलाये अथवा ऐसा कोई कार्य 

करे जिसका इससे सीधा सम्बन्ध हो --जेसे रुई धुनना, पूनियाँ बनाना, खादीकी फेरी 

लगाना, रुई इकढद॒ठी करना और उसका वितरण करना आदि। मे स्वराज्यकी प्राप्तिके 
लिए चरखेका व्यापक प्रचार अनिवाये मानता हूँ। 

हृदयसे आपका, 


श्रीयुत अमिय के० दास 
सम्पादक  असमिया 
डिब्रगढ़ 

(उत्तरी असम) 


अंग्रेजी पत्र (एस० एन० ८५९३) की फोटो-नकल तथा सी० डब्ल्यू० ५१५१ से। 


२२४. पन्न : जॉर्ज जोजेफकों 


पोस्ट अन्धेरी 
२७ माचें, १९२४ 
प्रिय जोजेफ, 

इसके साथ एक पत्र संलग्न है, उसमें जो-कुछ लिखा गया है, उसका आशय 
स्पष्ट है। लिखों हकीकत क्‍या है। यदि यह बात सच हो कि तुमने सविनय अवज्ञाकी 

घमकी दी है तो उसका कारण भी छिख भेजना। 
मुझे दुख है कि तुम्हें अभीतक अपनी पत्नीकी बीमारीके सम्बन्धमे निरिचत 
समाचार नहीं मिलू सका है। देवदासको तुमने ठीक ही लिखा है कि रोगी सचमुच 
राजा होते हैं; किन्तु इन राजाओंका एक संघ हुआ करता है और इस संघके भद्र 
सदस्य अपने राजसी गौरवको अक्षुण्ण रखते हुए भी एक ही अनुशासनके अधीन चलते 


१. देखिए अगला शोीषेक । 


पैत्रीं: ६० आर० मेननको ३३९ 


है। यह स्थान इतना भर गया है कि यदि तुम्हारी पत्नी यहाँ आनेके लिए तैयार भी 
हो जाये तो मुझे लगता है कि उन्हें यहाँ आराम न मिलेगा। इस समय यहाँ राधा, 
मणिबहन, कीकीबहन और प्रभुदास है; पाँचवाँ मैं स्वयं। मैं जब पूनामें था, तभी मैने 
पगल़े मजलीको यहाँ आनेके लिए निमन्त्रित किया था। यदि वह किसी तरह भी यहाँ 
आने लायक स्थितिमे हो तो उसे यहाँ भेजा जा सकता है। क्या तुम अपनी 
पत्नीको बड़ौदाके राजकीय अस्पतालमें डा० जीवराज मेहताके इलाजमे रखनेको तैयार 
हो? में चाहता हूँ कि तुम इस प्रस्तावपर अपनी पत्नीसे सछाह करों और स्वयं 
भी गम्भीरतासे विचार करो। डा० मेहता तपेदिकके विशेषज्ञ हैं। बड़ौदाके राजकीय 
अस्पतालमें इन्तजाम कैसा है, इस बारेमें में खुद कुछ नहीं जानता; किन्तु यदि 
श्रीमती जोजेफ डा० मेहताकी देखरेखमें रहनेको राजी हो जायें तो में तुरन्त जान- 
कारी प्राप्त कर लूंगा। 
तुम दोनोंकों प्यार, 


हृदयसे तुम्हारा, 
श्रीयुत जॉर्ज जोजेफ 
चेंगनुर 
त्रावणकोर 


अग्रेजी प्रति (एस० एन० ८५९४) की फोटो-तकल तथा सी० डब्ल्यू० ५१५५ से । 


२२५. पत्र; ई० आर० मेननकों 


पोस्ट अन्धेरी 
२७ मार्च, १९२४ 
प्रिय श्री मेनन, 

श्री एन्ड्रयूजने मुझे आपका पत्र दिया कि मेँ उत्तर दे दूँ। मैने वह पत्र श्री जॉर्ज 
जोजेफको भेज दिया है।' मुझे सविनय अवज्ञाकी धमकीके सम्बन्धर्में कोई जानकारी 
नहीं है। जबतक मुझे वास्तविक तथ्य मालूम न हो, तबतक मेरे लिए कोई राय 
देना बहुत कठिन है। सामान्यतः यह बात बिलकुल सच है कि मै देशी राज्योमें 

सविनय अवज्ञा आरम्भ करनेके विरुद्ध रहा हूँ। 


हृदयसे आपका, 
श्रीयुत ई० आर० मेनन 
माफंत इंडियन सोशल रिफॉर्मर 
एम्पायर बिल्डिंग, हानेंबी रोड 
बम्बई 
अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ८५९२) की फोटो-तकल तथा सी० डब्ल्यू० ५१५२ से । 


१, देखिए पिछला शीषेक । 


२२६. पत्र: पी० शिवसाम्ब अय्यरको 


पोस्ट अच्धेरी 
२७ भाचचे, १९२४ 
प्रिय श्री शिवसाम्ब अय्यर, 
आपका १४ तारीखका पत्र मिला। 
मैं आपकी कठिनाई समझता हूँ; किन्तु मैं आपको क्‍या सलाह दूँ अथवा आपकी 
कँसे सहायता करूँ, यह नहीं जानता। में केवरू इतना ही कह सकता हूँ कि यदि 
आपको देशभक्त कोंडा वेकटप्पैयाका कोई पत्र न मिला हो तो आप जाकर उनसे मिले 
औरः उन्हें अपनी स्थिति समझाये। यदि यह जानकर आपको कुछ सान्‍्त्वना मिले तो 
मैं कहना चाहता हूँ कि आप जिस कठिनाईमें पड़े हुए है, वह कोई ऐसी कठिनाई 
नहीं है जो सिर्फ आपपर हीं आई है। यह कठिनाई बहुत-से असहयोगियोके सामने 
है। और इसी तरह बहुत-सें सहयोगी भी ऐसी कठिनाइयोंमें फंसे है। अन्तर सिर्फ 
इतना है कि जहाँ असहयोगी चाहें तो इस बातसे सनन्‍्तोष प्राप्त कर सकते है कि 
उनकी कठिनाई अपने अन्तरात्माके आदेशके अनुसार चलनेंके कारण है, वहाँ सह- 
योगियोको यह सनन्‍्तोष भी प्राप्त नहीं है। 
आपके नारियलोंकी चोरी होते रहनेकी समस्याको हल करनेके दो मार्ग आपके 
सामने हैं: एक मार्ग यह है कि आप उनपर परिश्रम करते रहे और चोरोकों जबतक 
उनका जी न भर जाये, फल चुरानें दें। मैं मानता हूँ कि यह बहुत व्यावह्यरिक 
नही, आदर्श परामर्श है। दूसरा मार्ग वह है जो आपने बताया है, अर्थात्‌ जबतक 
बाड लगाकर, अथवा ऐसे किसी अन्य उपायसे आप पेड़ोंकी रक्षा न कर सके तबतक 
उनमें पानी न दें और उन्हें सूख जाने दें। 


हृदयसे आपका, 


श्रीयुत पी० शिवसाम्ब अय्यर 
किल पुदूपक्कम 

ताल्लुका चेजार 

डाकखाना तिरुवेतिपुरम्‌ 


अग्रेजी प्रति (एस० एन० ८५९५) की फोटो-नकलसे । 


२२७. तार: एच० एस० एल० पोलकको' 


पोस्ट अच्धेरी 
२७ मार्च, १९२४ 
कलोफ 
लन्दन 
नेताओसे मिलनेसे पहले कौंसिल प्रवेशके सम्बन्ध्मं राय देनेके लिए तैयार 
नही फिर भी लेख चाहिए तो अगले सप्ताह भेज सकता हूँ। एन्ड्रयूज 
रवाना न हो।' 


गांधी 
अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ८५९६) की फोटो-नकल तथ्ग सी० डब्ल्यू० ५१५९ से । 


२२८, पत्र : एच० एस० एल० पोलकको 


पोस्ट अन्धेरी, 
२७ माचे, १९२४ 
प्रियः हेनरी, 
तुम्हारा तार मिला। तारमें निद्चित निर्देश न होनेसे मैंने उसका अर्थ यह 
निकाला है कि स्पेक्टेटर” मेरा लेख डाकसे माँगता है, तारसे नहीं। आज तुमको 
जो उत्तर भेजा है वह इस प्रकार है 
नेताओसे मिलनेसे पहले कौसिल प्रवेशके सम्बन्धमे राय देनेके लिए तैयार नही 
फिर भी लेख चाहिए तो अगले सप्ताह भेज सकता हूँ। एन्ड्रयूज रवाना न 
हों । --- गांधी । 
मुझे लगता है कि जवतक मैं कौसिल-प्रवेशके सम्बन्धमे अपने विचार निश्चित 
रूपसे न बतला सकूं तबतक कोई लेख भेजना व्यर्थ है। जिन नेताओने कांग्रेसके कार्ये- 
क्रममें परिवर्तन किया है, उनसे बातचीत करनेसे पहले में ऐसा करनेमें असमर्थ हूँ। 
अगले सप्ताह इन लोगोके यहाँ आनेकी आशा है। 


१, यह पोलकके २२ माचके इस तारके उत्तरमें भेजा गया था: “ लन्दनका स्पेक्टेटर भाषका 
चौदद सौ शब्दोंका छेख मांगता है, जिसमें भापका वतेमान कार्यक्रम संक्षेपमें दिया हो ! उत्तर दँ।”” 
(एस० एन० ८०६६ ) 

२. पोलकका तारका पता । 

३. देखिए अगला शीषक । 


३४२ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


अधिकसे-अधिक मईके अन्ततक मैं इस पतेपर रहनेकी आशा करता हूँ। किन्तु 
सम्भव है मध्य मईके आसपास में साबरमती चला जाऊेँ। 
तुम सबको प्यार, 


हृदयसे तुम्हारा, 


श्री हेनरी एस० एल० पोरूक 
लन्द्न 


अग्रेजी प्रति (एस० एन० ८५९७) की फोटो-नकल तथा सी० डब्ल्यू० ५१५६ से । 


२२९. पत्र: सर दिनशा सार्णकजी पेटिदकों 


पोस्ट अन्धेरी 
२७ मार्च, १९२४ 


प्रिय सर दिनशा, 


आपने अडाजानके स्वर्गीय सोराबजीका' नाम शायद सुना होगा। जैसा कि 
आपको मालूम होगा वे बहुत समयतक दक्षिण आफ़िकामें रहे थे। वे सबसे अधिक 
लम्बी कैद काटनेवाले सत्याग्रहियोमें से थें। वे बैरिस्टर होनेके बाद सार्वजनिक 
कार्यकरनेके लिए दक्षिण आफ्रिका चले गये। उनका खर्च एक मित्र देते थे। अब 
उनके परिवारमें उनकी विधवा पत्नी और एक पुत्री है। श्री पाछनजी सोराबजी 
परिवारके निकट-सम्बन्धी हैं। उनकी विधवा पत्नी अपनी पुत्नीको पढानेके खयालसे 
इस समय उसको कछेकर बस्बईमे रह रही है। माँकों बहुत ज्यादा मकान-किराया 
देना पडता है। उन्होने मुझे बताया है कि आपके पास कुछ अच्छे मकान हैं, जिन्हें 
आप बहुत कम किरायेपर गरीब पारसियोंको देते है। आप उन मकानोको किन हार्तोपर 
किरायेपर देते है यह मै नहीं जानता। श्री सोराबजी बहुत कम पैसा छोड़ गये 
हैं। मेरे खयालसे यह रकम एक हजारसे कम ही थी। मेरे जेल जानेसे' पहले यह 
पूरी रकम इस विधवाकों सांप दी गई थी। जिन झहतोपर ये मकान गरीब छोगोंको 
किरायेपर दिये जाते है उनका खयार रखते हुए यदि आप इनमें से एक मकान 
श्री सोराबजीकी पत्नीको किरायेपर दे दें तो यह मुझपर व्यक्तिगत अनुग्रह होगा । 
स्वर्गीय सोराबजी मेरे अत्यन्त प्रिय साथियोंमे से थे। वे मेरे अत्यन्त आत्मत्यागी' पारसी 
मित्रोंमें से थे। उनके निर्मल चरित्रसे स्वयं श्री गोखले इतने प्रभावित हुए थे कि 
उन्होंने उनसे अपने मण्डलका सदस्य बनतेका अनुरोध किया था और यदि वे जीवित 
रहते और भारत वापस आते तथा श्री गोखले भी जीवित होते तो बहुत सम्भव 
है कि श्री सोराबजी उनके मण्डलमें सम्मिलित हो जाते। यह सब मैं कुछ इस खयालू- 


१. देखिए खण्ड १४, पृष्ठ ४८९-९०, ५०१ । 


पत्र: आर० बी० सप्रेको ३४३ 


से नही कह रहा हूँ कि इन बातोसे प्रभावित होकर आप अनुकूल निर्णय ही करें। 
आपको यह निर्णय तो इन मकानोंको किरायेपर देनेकी शर्तोके अनुसार ही करना 
चाहिये। किन्तु मैने यह सब यहाँ यह बतानेके लिए कहा कि मुझे स्वर्गीय सोराबजी से 
सम्बन्धित प्रत्येक बातमें दिलचस्पी क्‍यों है। यदि में उनकी विधवा पत्नीको अपने 
साथ साबरमतीमें रहनेके लिए तैयार कर सकता तो मैं आपको कष्ट न देता, किन्तु 
उनकी इच्छा है कि उनकी लड़कीको वैसी ही शिक्षा मिले जैसी आम तौरपर पारसी 
लड़कियोको मिलती है और मैं उनकी इस इच्छाको भली-भाँति समझ सकता हूँ। 
इसकी व्यवस्था मेरे आश्रममें नहीं है। आश्रममें तो हम सिर्फ सूृत कातने और 
कपड़ा बुननेवाले लोग ही तैयार करते हैँ, और मानवीय दृष्टिकोणसे जहाँतक सम्भव 
है वहाँतक सदस्योंको ऐसा परिवेश देनेका प्रयत्न करते हैं, जिसमें उनके चरित्रका 
गठन हो सके। आश्रममें पुस्तकीय ज्ञानका स्थान गौण है। 


हृदयसे आपका, 
सर दिनशा माणेकजी पेठिट 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ८५९८) तथा सी० इब्ल्यू० ५१५७ से। 


२३०: पत्र: आर० बी० सप्रेको 


पोस्ट अन्धेरी 
२७ माचे, १९२४ 
प्रिय श्री सप्रें, 
आपका ११ फरवरीका पत्र मिला। उसके लिए धन्यवाद। 
आपने जिस तारका उल्लेख किया है, वह मुझे मिल गया था। इसके लिए 
आप और क्लबके अन्य सदस्य भी मेरा धन्यवाद स्वीकार करे। जर्मनीमें कितने 
भारतीय रहते हैं, उनका धन्धा क्या है और जमेनों और इन भारतीय निवासियोके 
सम्बन्ध कैसे है, इस सबके बारेमें यदि आप मुझे कुछ विवरण भेज सके तो में 
अनुगृहीत हूँगा। 
हृदयसे आपका, 
श्री आर० बी० सप्रे 
मन्‍्त्री, भारतीय व्यापारी क्लब 
लोकेनगिसरवाल २ 
हैम्ब्ग (जर्मनी) 
अग्रेजी प्रति (एस० एन० ८५९९) की फोटो-नकल तथा सी० डब्ल्यू० ५१५३ से। 


२३१. पत्र; आर० एन० मसाण्डलिकको 


पोस्ट अन्धेरी 
२८ मार्चे, १९२४ 


प्रिय श्री माण्डलिक, 


“ नवाकाल का निशान छगा हुआ अंक, जिसका उल्लेख आपने १९ तारीखके 
अपने पत्रमें किया था, भेजनेके लिए आपको धन्‍न्यवाद। 

उल्लिखित वाक्योंका जो अर्थ आपने लगाया है, मेरी रायमे प्रसगको देखते 
हुए उनका अर्थ उससे कुछ भिन्न है। मैंने उन वाक्योका और उनसे पहले आनेवाले 
वाक्योका अनुवाद एक मित्रसे करा लिया था। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ श्री 
खाडिलकर नेताओंकी तकं-सम्मत स्थितिको स्पष्ट कर रहे है। आप देखेगे कि अन्तिम 
वाक्य प्रशनवाचक है। जहाँतक खुद मेरा सम्बन्ध है, सविनय अवज्ञाकी तैयारियोका 
मेरे द्वारा नेतृत्व किये जानेका कोई प्रश्न नहीं है। देश सविनय अवज्ञा आन्दोलन 
आरम्भ करनेके लिए ठीक स्थितिमे है या नही, यह प्रइन ऐसा है जिसपर इस 
समय, जब मे विभिन्न प्रान्तोंकी अवस्थाका कहने छायक अध्ययन कर ही नहीं पाया 
है, कोई मत नहीं दे सकता। किन्तु इतना तो मैं निश्चित मानता हूँ कि जबतक 
देश सबविनय अवज्ञाके लिए तैयार नहीं हो जाता तबतक उसे कोई भी कहने योग्य 
वस्तु प्राप्त नही होगी। इसलिए में स्वस्थ हूँ अथवा अस्वस्थ, मेरी रायमें मार्ग 
बिलकुल स्पष्ट है। बारडोली कार्यक्रमको अमलमे लानेसे देश शीघ्रसे-शीघत्र सविनय 
अवज्ञाके लिए तैयार हो जायेगा। 


हृदयसे आपका, 


श्रीयुत आर० एन० माण्डलिक 
सम्पादक,  छोकमान्य * 

२०७, रस्तीबाई बिल्डिग, 
गिरगाँव, बम्बई--४ 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ८६१२) की फोटो-नकल तथा सी० डब्ल्यू० ५१७० से। 


१. गांधीजी ने इससे पहले दी नवाकालका मंक माँगा था; देखिप “ पत्र: आर० एन० माण्डल्किको ” 
२०-३-१९२४ । 


२३२. पत्र: ए० डब्ल्य० सेकमिलनको 


पोस्ट अन्धेरी 
२८ मार्च, १९२४ 
प्रिय श्री मैकमिलन, 
पत्रके लिए आपको अनेक धन्यवाद। 
आप फीजीमे वहाँके भारतीय निवासियोकी ओरसे जो उद्योग कर रहे है, उसमें 
में आपकी पूरी सफलता चाहता हूँ। उन लोगोके लिए मेरा सन्देश यही है कि उन्हें 
अपने-आपको इस तरह तैयार कर लेना चाहिए जिससे वे हर तरहकी कठिनाईका 
सामना कर सके। 
आप फीजीमें अपने देश-वन्धुओसे निरन्तर विरोध रखकर रहना नहीं चाहते, 
में आपकी इस भावनासे पूरी तरह सहमत हूँ। मेरा निदिचित विश्वास है कि आप 
अपने देशभाइयोसे विरोध रखकर भारतीयोंकी सेवा कर भी नहीं सकते। मेरे खयालमें 
आवश्यकता इस बातकी है कि जो सचाई है, उसे साफ-साफ कहा जाये और चाहे 
कुछ भी हो, न्‍्यायका आग्रह रखा जाये। इसमें किसीका विरोध करनेकी कोई आव- 
इयकता भी नहीं पड़ सकती। 


हृदयसे आपका, 
श्री ए० डब्ल्यू० मैकमिलन 
बनारस छावनी 
अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ८६२२) से। 
२३३. पत्र : श्रीनिवास आयंगारकों 
पोस्ट अच्धेरी 


२८ माचे, १९२४ 

प्रिय श्री श्रीनिवास आयंगार, 
श्री राजगोपालाचारीने मेरे लड़केको' लिखा है कि जब उन्होने आपसे यह कहा 
कि मुझे आश्यु किपिककी सहायताकी जरूरत है तो आपने तुरन्त मुझे बिना कुछ खर्चे 
लिये अपना आजु लिपिक भेजनेका प्रस्ताव किया। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि आपके 
इस प्रस्तावके लिए मैं आपका बहुत क्तज्ञ हूँ। श्री राजगोपालाचारीका पत्र मेरे 
लड़केको मिला, उससे पहले ही श्री गोलिकेरेकों यह मालूम हो गया था कि मुझे 


१, देवदास गांधी । 


३४६९ सम्पूर्ण गांधी बाडमय 


भाशु लिपिककी जरूरत है। इसपर उन्होंने मुझे अपनी सेवाएँ प्रदान की। यदि ऐसा 
न हुआ होता, तो मैने आपका भ्रस्ताव प्रसच्नतापूर्वके स्वीकार कर लिया होता । 
श्री गोलिकेरे मेरे जेल जानेसे पहले मुझे इस काममें सहायता दे चुके थे। 

हृदयसे आपका, 


श्री के० श्रीनिवास आयंगार 
' हिन्दू ” कार्यालय 
मद्रास 


अग्रेजी प्रति (एस० एन० ८६१५)की फोटो-तकलरू; तथा सी० डब्ल्यू० ५१६९से। 


२३४. पत्र: च० राजगोपालाचारीको 


पोस्ट अन्धेरी 
२८ मा्चे, १९२४ 
प्रिय राजगोपालाचारी, 
श्री कस्तुरीरंगा आयंगारके पुत्रतें एक आशु लिपिककी सेवाएँ मुफ्त देनेका जो 
प्रस्ताव किया था, उसके लिए मैने उन्हें धन्यवादका पत्र लिख दिया है। 
महादेवने मौलाना मुहम्मद अलीके भाषणका वह अश मुझे दिखा दिया था। 
वह पढ़नेमें अच्छा नहीं रगता। में उनसे हर हालतमे जल्दी ही मिलनेकी आशा 
करता हूँ। 
भोतीलालजी' और लछालाजी कल आ रहे हैं और हकीमजी परसों। इसलिए मै 
बातचीत और वाद-विवादमें अत्यन्त व्यस्त रहेगा और आशा है, कौसिल-प्रवेशके 
सम्बन्धर्में अपने विचार आगामी सप्ताह प्रकाशित करनेकी स्थितिमें हो जाऊंगा। आपको 
दग्रेका दौरा कैसे आ गया? क्‍या कोई अतिरिक्त कारण पैदा नहीं हुआ ? यहाँ 
लौटनेका विचार कब है? क्‍या कार्य-समितिकी बैठकसे कुछ दिन पहले यहाँ आना 
सम्भव नहीं है? 
हृदयसे आपका, 
श्रीयुत चक्रवर्ती राजगोपाछाचारी 
सेलम 


अग्रेजी प्रति (एस० एन० ८६१३) की फोटो-नकल तथा सी० डब्ल्यू० ५१६१ से । 


२३५. पत्र: ए० एस० जोशीकों 


पोस्ट अन्धेरी 
२८ मा्चे, १९२४ 
प्रिय श्री जोशी, 


आपने आगामी महाराष्ट्र प्रान्तीय सम्मेलनके सिलसिलेमे आयोजित खादी प्रदर्शनी- 
का उद्घाटन करनेके लिए श्रीमती गाधीको आमन्त्रित करनेंकी कृपा की है। किन्तु 
श्री दास्तानेने मुझे बताया कि वे इस विधिकों सम्पन्न करनेके लिए श्री चक्रवर्ती 
राजगोपाछाचारीको बुला रहे हैं। मेरा निरिचित मत है कि उनको बुलाना अधिक 
अच्छा है। श्रीमती गाधी तो केवल शोभा ही बढ़ा सकती है, जब कि जनताके सामने 
व्यापक ढंगका यह जो एकमात्र वास्तविक और रचनात्मक आन्दोरून उपस्थित है, उसके 
लिए जरूरत हमें ऐसे छोगोकी है जिनमें हृदय और मस्तिष्क, दोनोकी शक्तियोंका 
उचित समन्वय हो। 

हृदयसे आपका, 

श्रीयुत ए० एम० जोशी 
मन्त्री, प्रदर्शनी समिति 
महाराष्ट्र प्रान्तीय सम्मेलन 
जलगाँव, पूर्व खानदेश 


अग्रेजी प्रति (एस० एन० ८६१४) की फोटो-नकल्‍रू तथा सी० डब्ल्यू० ५१७१ से । 


२३६. पत्र: सी० विजयराघवाचायंको 


पोस्ट अन्घेरी 
२८ माचे, १९२४ 
प्रिय बन्धु, 
आपका पत्र मिला, धन्यवाद। 
इसमें सन्देह नहीं कि मैंने आपके वक्‍्तव्यपर आपकी पहली घोषणाओंको ध्यानमें 
रखे बिना ही विचार किया। मैं आपके आखिरी उत्तरके रे४वें और रे५वें पृष्ठसे 
निम्न वाक्य उद्धत करता हूँ: 


१. गांधीजीके १९ मार्चेके पत्रका उत्तर विजपराधवाचायने २३ माचेंको दिया था; देखिए परिशिष्ट १०। 
२. विजपराधवाचार्यसे हुईं जिस मेंटका उत्झेख है, उसका पाठ उपलब्ध नहीं है। 


३४८ 


सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


देशके सर्वाविक सहत्त्वपुर्ण हितोंका तकाजा है कि भारत और इंग्लेंडके 
बीच भविष्यमें वर्षोतक घनिष्ठ सम्बन्ध जारी रहें. . .। कई राजनीतिज्ञोंका 
कहना है कि अगर इंग्लेडके लोग भारतवासियोंकों उनके माँगने-भरसे स्वराज्य 
नहीं देते तो दूसरा राध्ता तलवार उठा लेना ही है। किन्तु, इस सिद्धान्तके 
प्रचारक चाहे वे भारतीय हों या अंग्रेन, यह भूल जाते हें कि तलवारका 
प्रयोग और साम्राज्यके अन्तर्गत स्वराज्यकी स्थापना--ये दोनों बातें, यदि 
परस्पर विरोधी नहीं तो, पूर्णतः असंगत अवदय हे. . .। ब्रिटिश साम्नाज्यके 
बाहर भारतकी स्वतन्त्रताकी कल्पना अब हमारे लिए बहुत ही घातक परिणा- 
मोंकी आशंकासे भरी हुई है और उसका अर्थ लगभग कुएँसे निकलकर खाईमें 
गिरना होगा। 

« » +ईंग्लेडसे अपने सारे सम्बन्ध तोड़ लेनेंका मतलब है संकटमें फेंसना। 
हमें कदापि इस संकटके मुँहमें प्रवेश नहीं करना चाहिए। यह मार्ग पागल- 
पका मार्ग होगा। भविष्यमें बहुत वर्योतक -- से नहीं जानता, और नहीं कह 
सकता, यह अरसा शताब्दियोंका अथवा अनन्त भी हो सकता है -- हमारे 
कल्याणका रास्ता यही है कि हम ब्रिटिश साम्राज्यके अन्तर्गत स्वद्यासनका 
उपभोग करते रहें। 


आपने अस्पृश्यताके सम्बन्ध्म जो-कुछ कहा है उसे में समझता हूँ और अधि- 


काशसे में सहमत भी हूँ। मेरा खयाहू है, आपके वकक्‍्तव्यसे मेरे मनपर जो छाप 
पड़ी है, उससे मैंने आपको अवगत करा दिया है।' नि सन्देह बीती बातोके सम्बन्धमें 
आपने जो-कुछ कहा है, उसके सम्बन्धमें मेने कुछ नहीं कहा। मैं जान-बूझकर इससे 
बचा हूँ, क्योंकि उससे कोई बात नहीं बनती। 


आजा है आप जल्‍दी ही स्वस्थ हो जायेंगे। 
हृदयसे आपका, 


श्रीयुत सी० विजयराधवाचार्य 
आराम 


सेलम 


अग्रेजी प्रति (एस० एन० ८६१६) की फोटो-नकल; तथा सी० डब्ल्यू० ५१६६ से । 


१. तालथे विजयपरापवाचाधेकों भेंट्से दे । 


२३७. पत्र : शिवदासानीको 


पोस्ट अन्धेरी 
२८ मार्च, १९२४ 
प्रिय श्री शिवदासानी, 
आपका दिलचस्प पत्र मिला। 

मैं विव्वास करता हूँ कि मेरे विचारोको देखते हुए आप अपनी योजनाके 
सम्बन्धमें मुझसे कुछ करनेकी आशा नही रखेंगे। मेरे सामने ऐसा काम है जिसे 
तुरन्त करना है, उसमें मुझे अपनी पूरी शक्ति छंगानी होगी। मशीनोके सम्बन्धमे 
आपका तक॑ बिलकुल विश्वासोत्पादक नही है। आपने मोटे तौरपर यह जो कहा है 
कि “ मशीनें, मशीनोका ही स्थान के सकती है ” सो इस कथनके मूलमें एक बडी मिथ्या 
धारणा है। आप पूरी प्रक्रियाको बारीकीसे देखें तो आपको मालूम होगा कि बाहरसे 
आनेवाले मशीनोके तैयार किये हुए कपडेकों यहाँसे हटानेके लिए मशीनोंका आयात 
करना सर्वथा अनावश्यक है। क्या आप यह नही समझते कि भारतके एक सुदूरवर्त्ती 
गाँवसे रुई मैनचेस्टर भेजने और उसे कपडेके रूपमें फिर आयात करनेमे जो श्रम 
और धन लगता है, उसकी बचत हो सकती है, यदि गाँवमें ही उस रुईसे वस्त्र 
तैयार कर लिया जाये। निरचय ही आपको यह समझ सकना चाहिए कि ससारकी 
कोई भी मशीन इन ग्रामीणोंका मुकाबछा नहीं कर सकती। इन छोगोंकों कामके लिए 
तत्पर अपने हाथ-पैरोके अछावा किसी और मशीनकी जरूरत नही, हाँ कुछ मामूलीसे 
लऊकड़ीके औजारोकी जरूरत पड़ती है, जिनको वे खुद बना सकते हैं। में चाहँगा कि 
आप इसपर अपने दृष्टिकोणसे फिर विचार करें। एक गाँवमें मशीन लगानेके खंको 
७,००,००० से गुणा कीजिए और फिर अपने-आपसे पूछिए कि इतनी पूंजी कौन 
लगायेगा और उसका क्या छाभ होगा ? क्‍या आप ये सब पेचीदगियाँ उन ग्रामीणोपर 
थोपेंगे जो अपनी फुर्सेतके समयमें अपनी रुईसे भली-भाँति कपड़ा तैयार कर सकते 

है? मुझे आशा है कि आप ऐसा नही करेगे। 


हृदयसे आपका, 


श्री शिवदासानी, एल० सी० ई०, बार-एट-ला 
हीराबाद 
हैदराबाद (सिन्ध) 


अग्रेजी प्रति (एस० एन० ८६१७) की फोटो-नकल तथा सी० डब्ल्यू० ५१६७ से । 
१. २९ माचेके पत्रमें शिवदासानीने गराथीजीके प्रति आदरभाव व्यक्त किया था, परन्तु द्ाथको बुनी 


खादीके समर्थनमें दिया गया उनका तक समझनेमें असम्थता व्यक्त की थी। चीनीकी मिल खड़ी करनेके 
छिए उन्होंने एक योजना बनाई थी और गांधीजीसे जरूरी पूँजी जमा करनेमें सद्दायता माँगी थी । 


२३८. पतन्न : जगदीशचन्द्र बसुको 


पोस्ट अच्चेरी 
२८ मार्चे, १९२४ 
प्रिय सर जगदीशचन्द्र बसु, 
५ तारीखके पत्नके' लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद । 
यदि आप वापसीपर मोटरसे जुह आनेका समय निकार सके तो सचमुच मुझे 
आपसे तथा श्रीमती बसुसे मिलकर खुशी होगी। जुहु अन्धेरीके समीप एक रमणीय 
विश्रामस्थल है। 
हृदयसे आपका, 


सर जगदीशचन्द्र बसु 

द्वारा वी० एन० चन्दावरकर महोदय 
पेहुर रोड, सम्बाला हि 

बम्बई 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ८६१९) की फोटो-नकल तथा सी० डब्ल्यू० ५१६२ से । 


२३९, पत्र: रामानन्द संन्‍्यासीको 


पोस्ट अन्धेरी 
२८ मार्च, १९२४ 
प्रिय रामानन्द संन्यासी, 


मुझे आपका २३ तारीखका पत्र मिला, धन्यवाद। 
पूरी बातें जाने बिना आपको सलाह देना मेरे छिए कठिन है 


(१) क्या भरती अभी शुरू हुई है, और यदि हुई है तो किस तारीखसे : 
(२) क्‍या इसके पहले भरती नहीं हुई ? 


१, जगदीशचन्द्र बख (१८०८-१९३७ ), विख्यात भौतिकशाल्ली, वनस्पतिशास्ती और छेखकः 
कलकतामें “बोस रिसचे इंस्टीट्यूट ” के संस्थापक । 

२, इस पत्रमें बसुने लन्दनसे लिखा था: “आपकी गम्भीर बीमारीकी खबर सुनकर इसमें बहुत 
चिन्ता हुईं । आप धीरे-धीरे स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं इस खबरते कुछ राइत मिली । ईश्वर करे कि 
समस्त संसारमें न्याय-धर्मकी सेवाके किए आप चिरायु दोँ। दम १६ अप्रैठके आसपास बम्बई लोटगे 
और ३-४ दिन बाद कलकत्ताके लिए रवाना होंगे | यदि उस समय भाप बम्बस्के समीप दी हों तो 
मैं आपसे मिलना चाह्टैगा । मेरा पता द्ोगा द्वारा श्री चन्दावरकर (स्वर्यॉय जस्टिस चन्दावरकरके पुत्र )। 
समस्त शुभकामनाओं सद्दित |” एस० एन० ८४४६ 


पत्र: पी० के० वायडूको ३५१ 


(३) यदि नहीं हुई तो यह कबसे बन्द हुई? 
(४) चाय बागानोमें जाकर किस बातकी जाँच करनी है? 

जबतक चाय बागानके मालिकोकी शर्तों रहोबदलर न हो, तबतक हालात 
पहलेसे बेहतर नहीं हो सकते। यदि दार्तें भिन्न प्रकारकी हैं तो उनकी एक नकरू आपको 
उन गाँवोमें मिल जानी चाहिए, जहाँ भरती हो रही है। इसलिए मेरी समझमें नही 
आता कि अभी चाय बागानोमें जाकर जाँच करनेसे क्या लाभ हो सकता है। इसके 
अलावा, कोई भी कदम उठानेंसे पहले असमकी प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीसे पत्र-व्यवहार 
कर लेना चाहिए। इसलिए में तो यह सुझाव दूँगा कि आप उल्लिखित जिलोंमें हो 
रही भरतीका पूरा विवरण देते हुए एक पत्र' छिखें। यदि आप मेरे सुझावको मान 
ले, तो उत्तर देते समय असम कमेटीकों लिखें गये अपने पत्रकी नकलरू भी कृपया 
मेरे पास भेज दें। 


हृदयसे आपका, 


रामानन्द संन्यासी 
बलदेव आश्रम 
खुर्जा, यू० पी० 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ८६२०) की फोटो-तकल तथा सी० डब्ल्यू० ५१७२ से । 


२४०. पत्र $ पी० के० नायडको 


पोस्ट अन्धेरी 
२८ मार्च, १९२४ 


प्रियवर नायडू, 

इतने लम्बे अरसेके बाद आपकी लिखावट देखकर मुझे बडी खुशी हुई। 

मैं दक्षिण आफिकामें होनेवाली घटनाओके प्रवाहको अत्यधिक ध्यान और चिन्तासे 
देख रहा हँ। यदि कोई व्यक्ति इस घटना-प्रवाहकों हमारे अनुकूल मोड़ दे सकता 
है, तो वे निर्चय ही श्रीमती नायडू" हैं। उनके तौर-तरीकोंमें एक विचित्र-सा जादू 
है और वे अपने कत्तंव्य-पालनमें कभी थकतीं नहीं। वे इस महीनेके अन्ततक या झायद 
और भी अधिक समयतक वहाँ रहें। मैं केवल यही आशा करता हूँ कि यदि सारे 
प्रयत्नोंके बावजूद वर्ग क्षेत्र विधेयक (क्लास एरियाज़ बिल) कानून बन जाता है 


१. रामानन्द संन्यासीने १ अप्रैठकों फिर पत्र लिखा, और उसमें गांधीजोने जो ब्योरा माँगा या 
वदद सब दिया भौर साथमें, जैसा गांधीजीने सुझावा था, असम कांग्रेस कमेटीकों लिखे पत्रकी एक मकर 
भी भेजी । देखिए परिशिष्ट ११ । 

२ दक्षिण आफ़िकाके एक्र सत्पाग्रही और गांवीणी के सहकर्मों । 

३. सरोजिनी नाथडू । 


३५२ सम्पूर्ण गांधी वाड्मर्य 
तो आवश्यकता होनेपर आप अपने लोगोको सत्याग्रह करनेके लिए तैयार कर सकेंग। 
साथ ही में यह भी कहूँँगा कि आप तबतक सत्याग्रह शुरू न करे जबतक कि आपको 
उसे सफलतापूर्वक चला सकनेका पूरा भरोसा न हो जायें। कृपया मुझे सारा ब्योरा 
और कतरतने डाकसे भेजते रहे। 

हृदयसे आपका, 
पी० के० नायडू महोदय 
पो० ऑ० बॉक्स नं० ६५२२ 
जोहानिसबग्ग 


अग्रेजी प्रति (एस० एन० ८६२३) की फोटो-नकल तथा सी० डब्ल्यू० ५१६४ से। 


२४१. पत्र: जयरामदास दोलतरामको 


पोस्ट अच्धेरी 

२८ माचे, १९२४ 

प्रिय जयरामदास, ह 

आपका तार मिला। में उसे ध्यानमें रखूँगा। यदि अपना वक्तव्य पहले आपको 

न दिखा सकता तो मैने किसी भी हालतमें उसमें सिन्धका कोई विशेष उल्लेख 

किया ही न होता। वक्तव्य अभीतक तैयार नहीं हुआ है। इसलिए में प्रकाशनसे 

पूर्व उसकी प्रति आपको नही भेज सकूंगा। इसी कारण उसमें सिन्धका कोई उल्लेख 

नही होगा। 

मैं आपके पत्रकी प्रतीक्षामें हे। आशा है कि उसमें पूरी जानकारी होगी और 

डाक्टर चोइथरामके स्वास्थ्यके बारेमे शुभ सूचना भी। 


हृदयसे आपका, 


श्रीयुत जयरामदास दौलतराम 
हेदराबाद (सिन्ध) 


अग्रेजी प्रति (एस० एन० ८६२१) की फोटो-नकल तथा सी० डब्ल्यू० ५१६३ से । 


२४२. पत्र: डी० आर० सजलीको 


पोस्ट अन्धेरी 
२८ भाचें, १९२४ 
प्रियवर मजलछी, 

तुम्हारा पोस्टकार्ड पाकर अत्यन्त प्रसन्नता हुईं। यह जानकर मुझे खुशी हुई कि 
अब तुम्हारा मन अपेक्षाकृत स्वस्थ है। शायद बुखार आनेसे भीतरी विकार अच्छी 
तरह निकल गया है। सावधानीसे परिचर्या होनेपर तुम शञ्ीघत्र ही ज्वरसे छटकारा 
पा छोगे। अपने इलाजके सम्बन्धरमें जो जानकारी तुम मुझे दे रहे हो, निव्चय ही मैं 
उसका उपयोग करूँगा। तुम्हारा यह विचार कि में किसी छायक नहीं”, मुझे पसन्द 
आया। यदि हममें से प्रत्येक ऐसा ही सोचने छगे तो कितना अच्छा हो। तब कोई 
भी नेता बनना नहीं चाहेगा, बल्कि सभी सेवक और सहयोगी होगे। यदि हर आदमी 
अपने दिलसे यह महसूस करने लगें कि वह खुद कुछ नहीं है और उद्देश्य ही सब 
कुछ है तो स्वराज्य हासिल करना और उसे चलाना अत्यन्त ही रुचिकर बन जायेगा। 
परे तुम्हारा यह पत्र अपने सम्पादकत्वमें निकलनेवाके यंग इंडिया के प्रथम अंकमें' 

छापना चाहता हूँ। में अगले सप्ताहसे सम्पादन-कार्य पुनः हाथमे के रहा हूँ। 


हृदयसे आपका, 
श्रीयुत डी० आर० मजली 
बेलगाँव 


अग्रेजी प्रति (एस० एन० ८६१०) की फोठो-तकल तथा सी० डब्ल्यू० ५१६० से | 


२४३. पत्र: ए० क्रिस्टोफरको 


पोस्ट अन्धेरी 
२८ मार्च, १९२४ 
प्रियवर क्रिस्टोफर, 

इतने वर्षों बाद आपकी परिचित लिखावट देखकर बहुत ही खुशी हुई। 
में दक्षिण आफ्रिकाकी घटनाओंकों ध्यान और चिन्तासे देख रहा हूँ और एक 
बीमार आदमी जो-कुछ कर सकता है, वह सब में करूँगा। में जानता हूँ कि श्रीमती 
नायडूकी उपस्थितिसे आपको अतीव भ्रसन्नता और शक्ति दोनों ही उपलब्ध हुई हैं। 
कृपया मुझे घटनाओंकी प्रगतिकी सही जानकारी अच्छी तरहसे देते रहें; और इस" 


१. देखिए “टिप्पणियाँ ”, ३-४-१९२४ । 
२३-२३ 


३५४ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


लिए मुझे सभी कतरने और अन्य ऐसे सभी कागजात भेजते रहे जिन्हें आप समझते 
हों कि वे मुझे देखने चाहिए। आपने मुझसे अपने लोगोमें एकता स्थापित करनेके लिए 
तार देनेको कहा है। में समझता हूँ कि उससे कुछ लाभ नहीं होगा। आपके पत्रपर 
११ फरवरीकी तारीख पडी है। अब २८ माचचे हो गई है। दक्षिण आक्रिकामे श्रीमती 
नायड्की प्रगतिके सम्बन्धमें जो तार प्राप्त हो रहे है, उनसे मे यह समझ पाया हूँ 
कि आप एक सयुक्‍त मोर्चा जमाये हुए है। इसलिए में एकता न होनेकी बात क्‍यों 
मान लूँ जब कि हर चीजका सकेत दूसरी दिशामे है। 

पाथेरसे मुझे एक तार मिला है। आप देखेंगे कि मैने उस तारका पूरा लाभ 
उठाया है। आपके तारके जवाबरमें मेने श्रीमती नायडूको जो हूम्बा सन्देश तार 
द्वारा भेजा है, उसका खयारू करते हुए मैने फिर कोई और तार नही भेजा। 

मैं अच्छी प्रगति कर रहा हूँ। श्री एन्ड्रयूज मेरे साथ है और मेरी देखभाल 
कर रहे है और मुझे मदद दे रहे है। 

आप सब भेरे और श्री एन्ड्यूजज़े आदर स्वीकार करे। 

हृदयसे आपका, 

ए० क्रिस्टोफर महोदय 
१५६, विक्‍्टोरिया स्ट्रीट 
डबंन 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ८६२४) की माइक्रोफिल्म तथा सी० डब्ल्यू० ५१६५ से । 


२४४. पत्र : महादेव पाण्डे और करामत अली मकद्ूमको 


पोस्ट अन्धेरी 
२८ मार्च, १९२४ 
प्रिय मित्रो, 

आपका इस मासकी २५ तारीखका पत्र मिल्ा। 
मेरी कठिताई बुनियादी है, इसलिए मुझे डर है कि मै आपकी मददके लिए 
कुछ नहीं कर सकता। आप कहते है कि हमारे भारतीय प्रवासियोके सामने रखी गई 
दर्तोको हासिल करनेके लिए नीग्रो लोग शोर मचा रहे है। में व्यक्तिगत रूपसे इसे 
बुरा नही समझता और न ही ब्रिटिश ग्रियानाके हमारे देशभाइयोंको नीग्रो छोगोके 
प्रस्तावित बहुसख्यक आतन्रजनसे डरना चाहिए। यदि १,३०,००० भारतीय अपना 
आचरण ठीक रखें तो वे अपना हित तो साधेगे ही, साथ ही नीग्रो लोगो और वहाँ 
जानेवाले हर व्यक्तिका भी लाभ करेंगे। निश्चय हीं उतने लोगोमें से आपको पर्याप्त 


१. देखिए “ वक्‍तब्य : समाचारपत्रोंको ”, २३-३-१९२४ । 
२. देखिए “तार: सरोजिनी नायडुकों ”, १६-३-१९२४ के पूव॑ । 


पत्र: ए० जी० अडवानीको इृ५५ 


संख्यामें डाक्टर, पण्डित, मौलवीं तथा अन्य धंधोके लोग तैयार कर सकना चाहिए। 
में यह भी स्पष्ट देख रहा हूँ कि इस समय भी यदि भारतीय लोग ब्रिटिश गियाना 
जाना चाहें तो उनमें से किसीको भी वहाँ वेरोक-टोक प्रवास करनेसे रोकनेवाली 
कोई व्यवस्था नहीं है। मुझे जिस बातका ड़र है और जो मैं भारतकी वर्तमान 
असहाय अवस्थामें नही होने देना चाहता वह यह है कि प्रोत्साहन या सहायता देकर 
प्रत्ननत कराया जाये। सैकड़ो स्वतन्त्र भारतीय स्ट्रेट्स, मॉरीशस, मैडागास्कर, जंजीबार 
तथा ससारके अन्य भागोमें बेरोक-ठोक जाते है। मेरी समझमे तो यह नहीं आता 
कि उपनिवेश बसानेकी एक योजनाकों छेकर इतना गरमागरम प्रचार और धनका 
इतना अपव्यय किसलिए हो रहा है। यदि आप बुरा न समझें तो में आपको बतला 
दूँ कि सिफे इसी कारण मुझे इसपर बिलकुल भी भरोसा नहीं है, और बुनियादी 
कठिनाईकी बात तो अपनी जगह है ही। 


हृदयसे आपका, 


सर्वश्री महादेव पाण्डे और करामत अली मकदूम 
मेडन्स होटल 
[ दिल्ली | 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ८६२५) तथा सी० डब्ल्यूण ५१६८ से। 


२४५. पत्र: ए० जी० अडवानीकों 


पोस्ट अन्धेरी 
२९ माचे, १९२४ 


प्रिय श्री अडवानी', 

आपका पत्र मिला। 

आपने जिस बातका उल्लेख किया है उसके बारेमें मुझे कुछ भी माल्स नही 
था, किन्तु में सचाईका पता छगानेके लिए जो कुछ भी कर सकता हूँ, तुरन्त कर 
रहा हूँ। मैं चाहँगा कि आप उन सभी प्रमाणोंको जो अपने वक्‍तव्यके पक्षमें आपके 
पास हों, मेरे पास भेज दें। मैं समझता हूँ, आप ऐसा नही चाहते कि में आपके 
पत्रको गोपनीय मानूँ, क्योंकि यदि मुझे सचाईका पता छूगाना है तो इसका उपयोग 
अवश्यमेव करना होगा। जबतक नित्तान्त आवश्यक न हो, तबतक में इसे समाचार- 


१, ए० जी० अडवानी, एक सिंघी नेता । 

२. २४ माचेक इस पत्रमें गांधीजी का ध्यान इस तरफ दिलाया गया था कि कराजो कांग्रेस कमेटोकी 
जुलाई १९२१ से मा १९२१.तककी रिपोट इसलिए प्रकाशित नहीं की गई कि पेंसेके अभिकथित 
गबनको छिपाया सके । अडवानीने मामछेकी जोँच करानेकी माँग को थी । 


३५६ सम्पर्ण गाधी वाडमंय 


पत्रोमे प्रकाशित नहीं करना चाहता और आपका जवाब आनेसे पहले तो नहीं ही 
करूँगा । 


हृदयसे आपका, 
श्रीयुत॒ ए० जी० अडवानी 
एस० जें० कोऑपरेटिव सोसाइटी 
एलफिन्सटन स्ट्रीट 
कैम्प कराची 

अग्नेजी प्रति (एस० एन० ८६२६) की फोटो-नकलूसे। 
२४६. पत्र : जयरामदास दोलतरामको 
पोस्ट अच्धेरी 


२९ माचे, १९२४ 
प्रिय जयरामदास, 
एक पत्र मिला है जिसकी नकछर साथमें भेज रहा हूँ। पत्र अपनी बात खुद 
कहेगा। कृपया मुझे सूचित करे कि इत आरोपोमें कितनी सचाई है। और यदि आप 
कुछ नहीं जानते तो कृपया पता छगाइए और मुझे सलाह दीजिए कि क्‍या करना 
चाहिए। 
हृदयसे आपका, 
संलग्न : 
श्रीयुत जयरामदास दोलतराम 
हैदराबाद, (सिन्ध) 


अग्नेजी प्रति (एस० एन० ८६२७) की फोटो-नकलसे। 


१, देखिए पिछला शोषेक । 


२४७. पत्र; जसनाहाल बजाजको 


शनिवार [२९ मार्च, १९२४] 


चि० जमनालाल, 

तुमने कानपुर जानेका इरादा छोड दिया, यह ठीक किया है। अभी कमजोरीके 
सिवाय और भी कुछ है क्‍या? 

चिचवडकी ससस्‍्थाकों तुम जानते हो। उनका विरोध काफी हो रहा है। पैसेकी 
तगी भी बनी ही रहती है। में समझता हूँ कि उन्हें मदद देनेंकी जरूरत है। सोचता 

रहता हूँ कि यह किस तरह दी जाये। कुल मिलाकर उन्हें १५,००० स्पयोकी जरूरत 

है। इतनी मदद मिल जाये तो फिर उन्हें विलकुल जरूरत न होगी और वे फिर न 
माँगनेकी प्रतिजा करनेंके लिए तैयार हैं। यदि तुम्हारा अनुभव मेरी तरह हो कि 
वे लोग इसके लायक है और तुम्हें सुविधा हो तो में चाहता हूँ कि उनकी इतनी 
मदद तुम करो। 

राजगोपालाचारीकों फिरसे दमेका दौरा गृरू हुआ है। में समझता हूँ कि उन्हें 
नासिककी हवा माफिक आयेगी। यदि तुम्हें सुविधा हो तो उन्हे सेलम पत्र लिखों 
कि वे कुछ समय तुम्हारे पास आकर रहें। दवा भी वे पूनाके वैद्यकी ही लेते है। 
वे वैद्य उनकी जाँच भी कर सकते हैं। मैने उन्हें लिखा तो है कि जबतक तुम वहाँ 
हो तबतक वे नासिक रहने चले आयें तो ठीक होगा। 

तुम्हे मालूम हुआ होगा कि पूनाके वेद्चका इलाज वल्लभभाईकी मणिबेन, मगनलाछ- 
की राधा और प्रो० कुपलानीकी [बहन | के लिए शुरू किया है। इसकी प्रेरणा 
देनेवाला देवदास है। 

इन वैद्यके सम्बन्धर्में तुम्हारा अनुभव क्‍या है, सो लिखना। 

मालवीयजी कल काशी गयें। हिन्दू-मुसलठमानोके सम्बन्धमे कुछ बातें हुई। 
हकीमजी आये थे। उन्होंने भी इसी विषयमें बातें की। मोतीलालजी यही है, वे 
अभी रहेंगे। वे कौंसिलकी बातें कर रहे है। 

में सब बातोंका विचार करता रहता हूँ। 


बापूके आजीर्वाद 
गाधीजीके स्वाक्षरो्में मूल गुजराती पत्र (जी० एन० २८४५) की फोटो-नकलसे । 


१. पत्रमें मदनमोहन मालवीय, इकीम मजमलखाँ भादिसे हुईं बातचोतका उल्हेख है; यह बातचीत 
माचे १९२४ के अन्तिम सप्ताहमें जुहमें हुईं थी और अन्तिम शनिवार २९ माचेकों था । 
२. पूनाके पास, चिंचवंड नामक गाँवमें, भी कानित्कर द्वारा संचाल्ति स्वावक्मबन पाठ्शाला । 


२४८. पत्र; के० दटी० पॉलको' 


[२९ माचे, १९२४ या उसके पदचात | 


मंगलवारकों अवद्य आयें। यदि में अन्य मित्रोके बीच समय निकाल सका तो 
निकालूँगाी। अन्यथा आप फिर बृहस्पतिवारकों आये। आप अपना भोजन यही करे।' 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ८६२८) की फोटो-नकलसे। 


२४९. भाषण : जुहूसें” 


[३० मार्च, १९२४के पूर्व | 

ऐसी बढ़िया जगह, जहाँ मकानोंकी तंगी नहीं, जहाँ हवा और रोशनीका अन्त 

नहीं, और जहाँ आप बम्बईकी गन्दगी और भीड़से भागकर आते है, वहाँ निमोनिया 
क्यों होता है और दूसरी बीमारियाँ क्यो फैलती है? में तो समझ ही नहीं सकता। 
में खुद बीमार हूँ, अतः में आपको उलाहना देनेंकी बजाय इस बातको कबूल कर 
लेना और आपको समझाना अच्छा समझता हूँ कि इनके लिए हम लोग ही जिम्मेवार 
हैं। मच्छर, मक्खी, डाँस और अन्य कीड़े-मकोड़े जिनसे रोग फंलते है, मेरी रायमे कुद- 
रतके बनाये कोड़े हैं। ये कोड़े यदि हमपर न पड़ें तो हमारी आँखे किस तरह खुले ? 
मैं यहाँ रहकर जितनी चाहूँ उतनी गनन्‍्दगी बढा सकता हें और जितने चाहे उतने 
मच्छर, मक्खियाँ और डॉस पैदा कर सकता हूँ, परन्तु आप देखते है कि यहाँ ऐसी 
कोई बात नही है। यहाँ तो मैं जिस दिन आया था, मैने उसी दिन कह दिया था, 
हमें भंगीकी जरूरत नहीं है। भगी यहाँ है तो, परन्तु यहाँका आधा मेला उठाने और 
सफाई रखतेवाले तो ये लड़के --- देवदास, प्यारेलारल और क्रष्णदास' है। यदि कोई 


१. के० ठो० पॉल, सी० एफ० एन्ड्यूजके एक मित्र । करूकताके फेडरेशन ऑफ नेशनक यूथ 
एसोसिएशन्ससे सम्बद्ध थे । ११ फरवरीके एक पत्रमें उन्होंने गांधीजीसे मिलने और “ शान्त वातावरणमें 
बिना जल्दबाजीके बातचीत करनेकी ” इच्छा व्यक्त को थी | ऐसा छगता है कि गाधीजीने पहली माचेकों 
पॉल्को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि भन्‍्तर्जातीय समस्या सुलझानेके वारेमें उन्होंने 
जो सुझाव दिया 'था वह उन्हें [ श्री पॉलको ] पहके दी सूझ गधा है | पर यह पत्र उपलब्ध नहीं है । 

२. देवदास गावीके नाम २९ माचेकों लिखे पत्रमें पॉलने पहली भप्रेलको गांधीजीसे मिलनेकी इच्छा 
व्यक्त की थी । यह उत्तर उसी पत्रके पृष्ठ भागपर लिख दिया गया था । 

३. गाघीजीके स्वाक्षरोंमें पत्रके अन्तमें यह टिप्पणी है: “डढा० किचलू पत्र केकर पहुँचा सकते हैं।*” 

४. गांपीजीने यह भाषण जुहके पास विंछे पारलेमें वहांकी राष्ट्रीय शारके अध्यापकों, प्रबन्ध 
समितिके संदत्यों और छात्रेकि संरक्षकोंकी छोगी-सी समामें दिया था और इसका विवरण ३१-३-१९२४ के 
नवजीवनमें मद्दादेव देसाई द्वारा प्रेषित रिपोटके रूपमें छपा था । भध्यापकोंका विचार था कि शाह्में 
अस्पृश्य बालक भी प्रविष्ट किये जायें; किस्तु सनातनो स्रक्षक उनके इस विचारकों पसन्द नहीं करते थे । 


भाषण : जुहमें ३५९ 


त्रुटि नजर आती हो तो उसका कारण यही हो सकता है कि कई बार इन लडकोंसे 
गफलत हो जाती है। परन्तु आप समझ ही सकते है कि यदि मै गन्दगी होने दूं तो 
यहाँ जो प्राकृतिक सौन्दर्य है उसका सारा आनन्द नष्ट हो जाये। और आप यह भी 
समझ ले कि गनन्‍्दगी दूर करनेके साथ स्वराज्यका कितना निकटका और गहरा सम्बन्ध 
है। आप मान ले कि हमें स्वराज्य मिलू गया, किन्तु हम उसके बाद भी प्रमादी 
ही बने रहे और अपने आरोग्यके विषयमें छापरवाह रहें तो अग्रेज हमें यहाँसे फिर 
ठोकर मारकर निकाल देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और इसके साथ ही भगियों 
और चमारोका भी सवाल आता है। यदि हम भगियों और चमारोको दुरदुराते रहेंगे 
और अछूत समझते रहेगे तो हम अग्रेजोंसे किस मुँहसे समानताकी माँग कर सकेगे ? 
यह जरूरी है कि हम समानताकी वात करनेसे पहले इस बातको समझ छे। 

अब इस सम्वन्धमें में ध्मेंकी बात आपके सामने क्या करूँ? में तो यह समझता 
हूँ कि हमारे धर्ममें जो-कुछ लिखा गया है, याज्ञवल्क्य आदि मुनियोके जो-कुछ इक्के- 
दुक्‍के वचन इधर-उधर मिलते हैं वे सभी अमर और स्थायी नहीं है। वह जमाना 
और था, आज जमाना दूसरा है। हम द्रौपदीको एक अलौकिक स्त्री मानते हैं, सुबह 
उठकर उसका नाम छेते हैं और पाँचो पाण्डवोंकों पृज्य मानते हैँ। परन्तु इससे क्‍या 
आज हम द्रोपदीकी तरह पाँच पति करनेंवाली स्त्रीको सती मानेंगे ” हम जो उनकी 
पूजा करते हैं, वह उनके अच्छे कामोंके कारण। हमें गुणग्राहक होना चाहिए। उनके 
कितने ही गुण अलौकिक थे; इसलिए हमने उत्तकीं स्मृतिको कायम रखा है। यह तो 
“महाभारत ' की बात हुईं। रामायण से बढ़कर प्रिय पुस्तक मेरी दृष्टिमे दूसरी कोई 
नहीं । फिर भी तुलसीदासने जो कितनी ही धर्म-शास्त्रकी बातें लिखी है क्या वे सब 
प्रमाण्य है? मनुस्मृति ' तो बड़ा प्रामाणिक ग्रन्थ है न? पर उसमें मांसाहारकी स्पष्ट 
आज्ञा है। इससे क्या आप मांस खायेंगे” आप ऐसी बातें सुनकर चौंकते हैँ। कोई 
मास खाता होगा तो छुक-छिपकर खाता होगा । यह दूसरी बात है। परन्तु “ मनुस्मृति में 
लुके-छिपे नही, सरेआम मास खानेकी आज्ञा दी गई है। फिर भी हम उसे त्याज्य 
मानते हे। तब कलियुगर्में जिसः चीजकी मनाही है, क्‍या सत्ययुगरमें उसकी अनुमति 
रही होगी ? स्वर्णयुगर्में अभक्ष्य-मक्षण किया जा सकता है, परन्तु इस कलियुगमें नही, 
क्या यह बात बेतुकी नहीं माल्म होती ? किन्तु सत्य यह है कि धर्मंको किस दृष्टिसे 
देखना चाहिए, मुख्य बात यही है। इस बारेमें दो बातें ध्यानमें रखती हैं: एक यह 
कि हम धर्मका विचार बुद्धिसे नहीं, हृदयसे करें और दूसरी यह कि हम घममेके 
नामपर अधमे न फैलायें। आप यह बात समझ ले कि गीता” का अनर्थ हो सकता 
है। भीमने दुर्वोधनपर गदासे प्रहार किया -- इसलिए यदि कोई यह कहने छगे कि 
भाई-भतीजें एक-दूसरेकों शत्रु समझकर कत्ल कर सकते है, तो में कहूँगा कि वह 
“गीता” पढ़ना नहीं जानता। यह तो केवल हृदयका विषय है। मेरे धर्मका आधार 
बुद्धि नहीं, केवल हृदय है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपने हृदयोको टटोले । 

[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, ३०-३-१९२४ 


२५०. सन्देश : “भारती ' को 


[ मार्च १९२४ के अत्तमें | 


भारतके स्त्री-पुरुषोंके लिए और विश्येषकर स्त्रियोके लिए, मेरे पास एक ही 
सन्देश है --- चरखेका सन्देश | अहिंसात्मक आन्दोलन एक ऐसा आन्दोलन है जो किसी 
सासारिक सरक्षकके बिना भी कमजोरसे-कमजोर मनुष्योको अपना सम्मान बनाये 
रखनेकी सामथ्यं देता है। नारीको दुर्वेछताकी भ्रतिमूति माना गया है। वह शरीरसे 
दुवेछ भक्ते ही हो, परन्तु आत्मासे वह सशक्तसे-सशक्त व्यक्तिके समान हो सकती 
है। चरखा अपने सम्पूर्ण फलितार्थोके साथ --- कमसे-कम भारतमें तो सशक्त आत्मावाले 
व्यक्तियोंका ही अस्त्र है। समूची जनता यदि इस अद्भुत चरखेको अपना ले तो ग्रेट 
ब्रिटेन भारतमें अपने शुद्ध स्वार्थभय हितसे वंचित हो जायेगा। केवल तभी भारत 
और इब्लेंडके पारस्परिक सम्बन्ध शुद्ध और मुख्यतः निःस्वार्थ तथा इसी कारण विश्वके 
लिए हितकारी बन सकते है। ईश्वर करे भारतकी महिलाएँ हाथ-कताईको अपने दैनिक 
कत्तेंग्यके रूपमें स्वीकार कर लें और हमारे देशके दुर्वेखतम शरीरवाले लोगोकी स्व- 
तन्त्रताके लिए चलाये गये आन्दोलनमें पूरा-पुरा हाथ बँठायें। 


अग्रेजी प्रति (एस० एन० ८६१८) की फोटो-नकलसे । 


२५१. पत्र: के० पी० केशव सेननकों 


अन्धेरी 
१ अप्रेल [ १९२४ | 


प्रियवर केशव मेनन, 


सर्वश्री शिवराम अय्यर और वचेश्वर अय्यर आपके सत्याग्रहकी! सिलसिलेमें यहाँ 
आये है। उन्होने मुझे बताया है कि जिन सड़कोके सम्बन्धमें विवाद है, वे जिस 
मन्दिरको जाती हैं, उसकी निजी सम्पत्ति है और वह मन्दिर ऐसे ब्राह्मण न्यासियोके 
एकाधिकारमें है जिन्हें प्रवेशको नियन्त्रित करनेका पूरा अधिकार है। ऐसा इन सज्जनो- 
का दावा है। इसपर मैने उनसे पूछा कि क्‍या ये सड़कें केवल ब्राह्मणोकी निजी 


१. यह संदेश गांधीजी ने सरलादेवी चौधरानीकों भेजा था । इसकी निश्चित तारीख तथ नहीं की 
जा सकती । सरलादेवीने माचे १९२४ के तीसरे सप्ताहमें लाहौरसे एक पत्र निकालनेका प्रस्ताव रखा था। 
फोटो-नकलका सावन-सूत् भी उसी महीनेसे सम्बद्ध एस० एन० रेकर्ड्स और अन्य काशजोंमें है । 

२, वाइकोम-सत्यागद, जिसका उद्देश्य दरिजनोंकों मन्दिरोंमें प्रवेशका और सावेजनिक सड़कोंके उपयोगका 
अधिकार दिलाना था; देखिए “पत्र: के? पी० केशव मेननको ”, १९-२-१९२४ । 


पत्र; के० पी० केशव मेननको ३६९१ 


सम्पत्ति है या कोई ब्राह्मणेतर छोग भी उत्तका इस्तेमाल करते है? इसपर उन्होने 
स्वीकार किया कि वे लोग भी उनका इस्तेमाल करते है। तब मैनें उनसे कहा कि जबतक 
एक भी ब्राह्मणेतर व्यक्तिको उन सडकोंके इस्तेमाछकी अनुमति दी जाती है, तथा- 
कथित अछू्तो और पिया लोगोको भी अन्य ब्राह्मणेतरोके समान ही अधिकार मिलने 
चाहिए। वे मुझसे सहमत है, परन्तु उनका कहना है कि मन्दिर तथा सड़कोमें दिल- 
चस्पी रखनेवाले न्‍्यासियों तथा अन्य ब्राद्मणोको भी इस दृष्टिकोणसे सहमत करानेमें 
अभी समय लगेगा। 

मुझे यह भी मालूम हुआ है कि मालवीयजी दो मासके भीतर ही दक्षिण भारत 
जा रहे हैं। यदि मन्दिरके न्‍्यासी इस बातके लिए राजी हो कि अछूतों और परिया 
लोगोंके प्रतिनिधिके रूपमे आपके और उनके बीच कोई विवाद खड़ा होनेपर इस 
प्रकारके सभी विवाद मालवीयजी को अन्तिम पंच-फैसलेके लिए सौप दिये जायें और 
उनका फैसला एक निर्धारित समयके अन्दर हो जाये, तो में आपको सलाह दूँगा कि 
सत्याग्रह मुल्तवी कर दीजिए और सार्वजनिक रूपसे सत्याग्रह मुल्तवी करनेका यह 
कारण भी घोषित कर दीजिए कि मामला पच-फैसलेके लिए सौंप दिया गया है। 

स्वभावत यह सलाह इस विश्वासके साथ दी गईं है कि अब्यर भाइयों द्वारा 
बताये गये तथ्य सही है। वे मुझसे कहते है क्रि इस सुधारकों पूरी तरह अमलमें 
लानेंके लिए वे भी उतने ही उत्सुक हैं जितने कि हम और यदि वे अपनी कथनीके 
प्रति ईमानदार हैं तो हमे भी आपसदारीसे पेश आना चाहिए और अपने सिद्धान्तोकी 
रक्षा करते हुए हम उन्हे जो सुविधा दे सकते हो, देनी चाहिए। 


हृदयसे आपका, 


मो० क० गांधों 


अंग्रेजी समाचार पत्रकी कतरन (एस० एन० १०२७३) की माइत्रोफिल्म 
तथा हिन्दू, ३-३-१९२४ से। 


२५२० तार; कानपुरकी अग्रवाल परिषद्को" 


[१ अप्रैल, १९२४ या उसके पदचात ] 
अग्रवाल परिषद्‌ 


कानपुर 


परिषद्की सफलताकी कामना करता हूँ। आशा है परिषद्‌ खट्टरकी, जो 
कि अकेले छाखो देशभाइयोंकी भुखमरीकों दूर कर सकता है, और 
दक्षिण भारतमे हिन्दी प्रचारकी मदद करेगी, जिसमें अबतक अग्रवाल लोग 
इतनी उदारतासे हाथ बँटाते रहे है। सेठ जमनाछारूजी इतने कमजोर है 
कि इतनी थकान बरदाश्त नहीं कर सकते। 


गांधी 
अग्नेजी प्रति (एस० एन० ८६४२) की फोटो-तकलसे। 


२७५३. तार: के० पी० केशव मेनन को 


[१ अप्रैछ, १९२४ या उसके पदचात [' 


सत्याग्रहियोंकी मेरी बधाई। आशा है सफलता प्राप्त होनेंतक धारा प्रवाहित 
रहेगी। हमें विरोधियोंको शुद्ध प्रेमसे जीतना है। 


गांधी 
अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १०२६५) की फोटो-तकलसे। 


१. यह तार गांवीजीने तार द्वारा म्राप्त निम्नलिखित सन्देशके जवाबमें दिया था: “मखिल 
भारतीय मारवाड़ी अग्मवालू परिषद्‌ ५, ६, ७, अग्रैठकों । निर्वाचित अध्यक्ष बम्बईके सेठ आनन्दीलालूजी 
पोदार वहाँ ४ को पहुँच रहे हैं। सेठ जमनारछालजी की भी उम्मीद है। आपके आशोर्वाद और आध्यात्मिक 
सन्देशकी हृदयसे याचनता है, स्वाग्त।” (एस० एन० ८६४१) 

जमनालाक बजाजने भी १ भप्रैलको देवदास गांधीकों एक तार भेजा था जो इस प्रकार या: “ कानपुर 
अग्रवाल परिषद्‌ उपस्थितिके लिए जोर दे रह्दी है। कृपया पूनाके वैथले निजी राय देनेके लिए विनती 
कीजिए । यदि अनुमति मिके तो तीन तारीखको अवश्य रवाना होना चाहिए । बापूकी भी राव छेनी 
जरूरी है।”” (एस० एन० ८६४२) 

२, यद्द तार के० पी० केशव मेननके १ अप्रेठ, १९२४ को मिकछे निम्नलिखित तारके णवाबमें 
दिया गया या: “वाइकोम संत्याथद् कल शुरू हो गया। तीन स्वथसेवक शान्तिपूवेक निषिद्ध क्षेत्र्मे प्रवेश 
करते समय गिरफ्तार कर लिये गये। उनके गरिमापू्ण व्यवद्दारक्का जनतापर बड़ा असर पड़ा । पुलिसका 
आचरण प्रशंसनीय रहा। तीनका एक और जत्था आगे बढ़ते हुए आज गिरफ्तार द्वों गया। जन-समुदाय 
व्यवस्थित ढंगसे प्रत्ति दिन सत्याग्रह देख रहा है। पहके जत्मेकों छः महीनेकी सजा दी गईं है । ? 
( एस० एन० १०२६० ) 

३. सल्याग्रह्वियोंकी थारा। 


२५४. “यंग इंडिया के नये और पुराने पाठकोंसे 


“यंग इंडिया का सम्पादन-भार फिरसे हाथमें लेते हुए मुझे बड़ा संकोच हो 
रहा है। कह नही सकता कि अपने स्वास्थ्यको देखते हुए मैं पत्रके सम्पादनकी शक्ति 
अब भी जुटा पाऊंगा या नहीं। लेकित आगेकी क्या जानूँ। मुझे यरवदा जेलसे बाहर 
लानेमे ईद्वरका कोई-त-कोई उद्देश्य है। इस बातका आभास मुझे मिल रहा है और 
में नवजीवन” और यंग इंडिया” का सम्पादन-भार पुनः ग्रहण करनेमें इसी 
“ज्योति” का सहारा छेते हुए बढ़ूंगा। 

मेरे पास कोई नया पैगाम नहीं है। मैने तो स्वराज्य-संसदके हुक्मसे ही रिहा 
हीकर स्वतन्त्र भारतकी यथाशक्ति सेवा करतेकी आशा रखी थी, परन्तु ईश्वरको 
वह मजूर न था। 

अभी हमें स्वतन्त्रता प्राप्त करनी बाकी है। मेरे पास कोई नया कार्यक्रम भी 
नहीं है। पुराने कार्यक्रममें मेरा विश्वास अधिक नहीं तो उतना ही दृढ़ बना हुआ है, 
जितना पहले था। बल्कि मै तो मानता हूँ कि अपनी योजना और साधनोके सम्बन्धर्में 
मनुष्यके विश्वासकी सच्ची परीक्षा तभी होती है जब क्षितिजपर बादलोकी घटा 
ज्यादासे-ज्यादा घनी दिखाई दे। 

यद्यपि जहाँतक मेरी दृष्टि पहुँचती है, कोई नई रीति या नीति “इंग यंडिया 
के पृष्ठोमें नही मिलेगी, फिर भी उसके पृष्ठोम्में बासी सामग्री नहीं रहेगी। यग 
इंडिया ' में बासीपन तभी आ सकता है जब सत्य बासी हो जाये। में तो ईश्वरके 
प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हुँ। में जानता हूँ, सत्य ही ईश्वर है। मेरी दृष्टिसे तो 
ईदबरको पहचाननेका एक अचूक साधन अहिंसा अर्थात्‌ प्रेम है। मैं भारतकी आजादीके 
लिए जी रहा हूँ और उसीके लिए मरूँगा। क्योकि यह सत्यका ही अग है। स्वतन्त्र 
भारत ही उस सच्चे ईइ्वरकी पूजा करनेके योग्य हो सकता है। में भारतकी 
आजादीके लिए प्रयत्न क्यो कर रहा हुँ? इसलिए कि मेरा स्वदेशी धर्म मुझे सिखाता 
है कि इस देशमें मेरा जन्म हुआ है। इस देशकी सस्क्ृति मुझे विरासत मिली है। 
इसलिए मैं अपनी माताकी सेवा करनेंका ही अधिकसे-अधिक पात्र हूँ और मेरी 
सेवापर पहला हक इस जन्मभूमिका है। परन्तु मेरी स्वदेश-भक्ति मुझे दूसरे देशकी 
सेवासे विमुख नहीं करती। इसमें दूसरे देशको हानि पहुँचानेकी तो कोई बात ही 
नही, बल्कि उसमें सभीके सच्चे लाभके लिए जगह है। भारतकी स्वतन्त्रताका जो 
रूप मेरे सामने है वह संसारके लिए संकट-रूप हो ही नहीं सकता। 

परन्तु वह संकट-रूप न बन सके, इसके लिए स्वराज्य प्राप्त करनेका साधन 
शुद्ध अहिसात्मक होता जरूरी है। अत. यदि भारत हिंसात्मक साधनोंको ग्रहण करेगा 
तो भारतकी स्वतन्त्रतामे मेरी दिलचस्पी समाप्त हो जायेगी, क्योंकि उस साधनका 
फल स्वतन्त्रता न होगी, बल्कि स्वतन्त्रताके आवरणमें दासता होगी। और हम अबतक 
जो आजादी हासिल नहीं कर सुके हैं इसका कारण यही है कि हम विचार, उच्चार 


३६४ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


और आचारमें अहिसानिष्ठ नहीं रहे। हाँ, यह बात सच है कि अहिसाको हमने 
नीतिके रूपमें ग्रहण किया है, क्योंकि हमारा विश्वास है कि भारतको दूसरे किसी 
साधनसे स्वतन्त्रता नहीं मिल सकती। परन्तु हमारी नीति पाखण्डमय नही होनी 
चाहिए। हमारे मनमें अहिसाके आवरणमें हिसा न हो। जबतक हम एक साध्यके 
लिए एक नियत कालुतक अहिसानिष्ठ होनेका दावा करते है तबतक हमारे विचार 
और उच्चार उस साध्यके लिए उस घडीतक आचारके अनुरूप अवश्य होने चाहिए। 
एक ईमानदार जेलर फॉसीकी सजा पाये हुए कैदीसे ऐसा ही व्यवहार करता है। 
वह अपनी जानको जोखिममे डालकर भी फाँसीके दिनतक उसकी जानकी हिफाजत 
करता है। वह उसकी जानकी हिफाजतका ही विचार करता है और उसीकी बात 
करता है; अत. वह, जहॉतक उस व्यक्ति और उस समयसे सम्बन्ध है, विचार, 
उच्चार और आधपचारमें अहिसानिष्ठ है। 

हमने तो यह प्रतिज्ञा की है कि हम आपसमें तथा अपने विरोधियोके प्रति, चाहे 
वे सरकारी कर्मचारी हो अथवा सहयोगी, अहिसानिष्ठ रहेंगे। हमें तो उनके हृदयकों 
द्रवित करना और उनकी प्रकृृतिके श्रेष्ठ तत्त्वोंको जाग्रत करना है। हमें अपना मतलब 
साधनेके लिए उनके दिलोंमें बैठे हुए भयका लाभ नही उठाना चाहिए। परन्तु जानमे 
अथवा अनजानमे हममें से कितने ही लछोगोंने --- खासकर वक्‍ताओ और लेखकोंने --- 
अपनी इस प्रतिज्ञाका पालन नहीं किया। हमने अपने विरोधियोके प्रति असहिष्णुताका 
परिचय दिया हैं। हमारे देश-भाई हमको अविश्वासकी दृष्ठिसे देखते है। उन्हें हमारी 
अहिसापर विश्वास ही नहीं होता। कितनी ही जगह हिन्दुओं और मृसलमानोने 
अहिंसाका नहीं बल्कि हिंसाका पदार्थपाठ पढाया है। यही नहीं “परिवततेनवादी ” 
और “अपरिवर्तेनवादी ” लछोगोनें भी एक दूसरेपर कीचड उछाली है। हरणएकने 
सत्यका ठेकेदार होनेका दावा किया है और अज्ञानसे अपने आपको ही निदर्चित रूपसे 
ठीक मानकर एकने दूसरेकों छाचारीमें की गई गलरूतियोंपर खरी-खोटी सुनाई है। 

अतः सार्वजनिक प्रश्नोंकी चर्चा करते हुए यंग इंडिया के पृष्ठोमे अहिसाका 
उपयोग और उसकी आवश्यकताकों ही समझाया जायेगा। इतना हुआ यंग इडिया 
की नियन्त्रण-सम्बन्धी नीतिके बारेमें। 

अब कुछ उसके व्यावसायिक पक्षके सम्वन्धमें। जब मैने श्री शंकरलारू बैकर 
और अन्य मित्रोंके कहनेसे 'यग इंडिया” के सम्पादनका काम अपने हाथमे लिया था 
तब मैने जनतासे यह कहा था कि यह पत्र घाठा उठाकर चलाया जा रहा है और 
यदि यह घादा जारी रहा तो मुझे इस पत्रको बन्द कर देना पड़ेगा। कुछ पाठकोको 
मेरी. इस बातका स्मरण होगा। पत्रोको अनिश्चित समयतक घाटा उठाकर अथवा 
विज्ञापनसे घाठेकों पूरा करके निकालनेमें मेरा विश्वास नहीं है। यदि किसी पत्रकी 
आवश्यकता अनुभव की जाती है तो उसका खर्च उसके प्रकाशनसे निकलना चाहिए। 
ग्राहकोंकी सूची सप्ताह प्रति सप्ताह बढ़ती गई और पत्रसे लाभ होने लछगा। किन्तु 
पाठकोंको विदित होगा कि पिछले दो सालोमें ग्राहक संख्या २१,५०० से घटकर ३००० 
रह गई है और अब पत्र घाटेमें चल रहा है। सौभाग्यसे यह घाटा ' नवजीवन ' से पूरा 
हो जाता है। किन्तु यहु तरीका भी गलत है। “यग इंडिया” या तो अपने पैरों- 


“यंग इंडिया” के नये और पुराने पाठकोसे ३६५ 


प्र खडा हो या उसे बन्द कर दिया जायें। यह सम्भव है कि यदि “यंग इंडिया! 
के पुराने पा5कोके दिलोमे मेरे प्रति प्रेम बना हुआ है तो 'यग इड़िया' जल्दी ही 
स्वावलम्बी हो जाये। किन्तु मैने इस घाटेकी चर्चा जनताकों केवल वास्तविक स्थिति 
बतानेके लिए ही नही की, एक महत्त्ववृर्ण घोषणा करनेकी भूमिकाके रूपमें भी की है। 

जब श्री बेकर और श्री याज्ञिकने यह सुझाव दिया था कि गुजराती “नवजीवन ! 
को जो तब मासिक निकलता था, साप्ताहिक कर दिया जाये और उसका सम्पादन में 
करूँ और जब मैने यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी तब मैने यह कहा था कि यदि 
इसमें घाटा होगा तो यह बन्द कर दिया जायेगा और इसमें लाभ होगा तो उसका 
उपयोग किसी सार्वजनिक कार्येके लिए किया जायेगा।' 'नवजीवन ' से जल्दी ही लाभ 
होने छगा, किन्तु सेठ जमनालालजीके सुझावपर हिन्दी नवजीवन ' का प्रकाशन आरम्भ 
कर दिया गया।' यह भी जेसे ही स्वावलूम्बी हुआ, में गिरफ्तार कर लिया गया 
और उसके बाद उसकी ग्राहक सख्या लगातार घटती गईं। अब यह फिर घाटा उठाकर 
निकाछा जा रहा है। किन्तु इस हानिके बावजूद 'नवजीवन” और अन्य प्रकाशनोंकी 
ग्राहक-सख्या अधिक होनेसे प्रबन्धकोंने सार्वजनिक कार्यके लिए पचास हजार रुपये दिये 
हैं। स्वामी आनन्दानन्दने, जो नवजीवन प्रेसकी व्यवस्था कर रहे है, इस रुपयेकी किसी 
काममें लगानेका प्रश्न बिलकुल मेरे ऊपर छोड़ दिया है और चूँकि इसके उपयोगका मुझे 
इससे अच्छा दूसरा कोई तरीका नहीं जँचता, इसलिए में इसे प्रान्तीय काग्रेस कमेटी- 
की मार्फत गुजरातमें, जिसमें काठियावाड़ भी आ जाता है, चरखे और खादीका प्रचार 
करनेमें लगाना चाहता हूँ। इसमें पहले गरीब स्त्रियों और दछित वर्गोंका ध्यान रखा 
जायेगा। अपने कुछ साथी कार्यकर्त्ताओंके विचारसे जनताकों यह सूचित करना भेरा 
फर्ज है कि उनमें से कुछ लोग यह काम केवल लोकसेवाके भावसे कर रहे हैँ। जो 
कार्यकर्ता कुछ लेते भी हैं वे उतना ही छेते हैँ जितनें से उनकी जरूरतें-भर पूरी हो 
जायें। ऐसे कामका नतीजा जनताके सामने है। आज सौभाग्यसे मुझे जैसे कार्यकुशल 
व्यवस्थापक प्राप्त है, यदि उसी तरह छोटेसे लेकर बड़ेतक निस्वार्थी कार्यकर्ता मिल 
जायें तो मुझे विश्वास है कि और भी ज्यादा करके दिखाना सम्भव होगा। 

में यह भी कहना चाहता हूँ कि यदि मेरे जेल जातेके पूर्व यग इंडिया से जैसे 
लाभ होता था वैसे फिर छाभ होने छग जायेगा तो वह छाभ सार्वेदेशिक कार्यके लिए 
वितरित कर दिया जायेगा और यदि “हिन्दी नवजीवन से मुनाफा हुआ तो वह 
हिन्दीके प्रचारमें छगा दिया जायेगा। 


भो० क० गांधों 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ३-४-१९२४ 


१. देखिए खण्ड १७, पृष्ठ ३८०-८१ | 
२, १९ अगस्त, १९२१ को। 


२५५. टिप्पणियाँ 
घच्यवाद 


“यग इडिया के जीवनमें संकटपूर्ण स्थिति आनेपर जिन सम्पादकोने एकके बाद 
एक उसके सम्पादनका भार सभाला, उनको में यदि सार्वजनिक रूपसे धन्यवाद न दूँ 
तो यह मेरी कृतघष्नता होगी। शुएब कुरैशीकी चुटीली शैली सरकारके लिए असह्य सिद्ध 
हुईं। सरकारने भी उतको दम नहीं लेने दिया। उनके बाद राजगोपालछाचारी थआये। 
उनके लेख विद्वत्तापूर्ण थे और उनसे सत्याग्रह सम्बन्धी गहन सत्योकी अद्भुत पकड़ जाहिर 
होती थी। जॉर्ज जोसेफकी प्रवर शैली पाठकोंको अब भी याद होगी। इन लोगोंने 
समयपर 'यग इंडिया की जो सहायता की उसके लिए इन मित्रोको अत्यन्त हार्दिक 
धन्यवाद देता मेरा प्रथम कत्तंव्य है। प्रबन्ध विभागके कर्मचारियोंने भी राष्ट्रीय 
कार्यके प्रति उत्साहके कारण कम उद्योगशीलता नहीं दिखाई। 


खिलाफत 


लोग मुझसे कह रहे हैं कि में खिलाफतके सम्बन्धमें अपनी राय जाहिर करूँ। 
मेरी कोई राय नहीं है। मुझ जैसे एक बाहरी आदमीके लिए अपने विचार मुसलू- 
मान-भाइयोंपर छादना धुष्टठता होगी। यह एक ऐसा प्रशन है जिसे स्वय मुसलमसानो- 
को ही तय करना चाहिए। देशके तमाम गैर-मुस्लिम जो-कुछ कर सकते है वह इतना 
ही है कि वे इस दु.ख-दर्दमें उनके साथ अपनी हमदर्दीका उन्हे यकीन दिला दें। 
खिलाफतका अस्तित्व उनके मजहबका एक मुख्य अंग है। हर शख्स जिसे अपना 
मजह॒ब प्यारा है दूसरे मजहबवालोके साथ सच्ची हमदर्दी जाहिर किये बिना नही रह 
सकता । हरएक ऐसे हिन्दुकी सहानुभूति, जो मुसलमानोकी मित्रताको एक कीमती चीज 
मानता है, इस महादुःखमे अवश्य ही मुसलमानोके साथ रहेगी। उस समयकी' अपेक्षा 
जब खिलाफतपर बाहरसे हमला किया गया था, यह समय उनके लिए अधिक चितन्ताका 
है। चूँकि अब यह खतरा उनके घर ही में पैदा है और मुख्तकिफ फिरकोके लोग 
अपने-अपने खयाहातोंको लेकर झगड रहे हैँ इसलिए जो छोग इस समस्याको ऐसे 
तरीकेसे हल करना चाहते हैं जो उनके मजहबके गहरे और सच्चे उसुलके मुआफिक 
हो और जिसे तमाम फिरके मजूर कर सकें, उनको इसमें अपना समस्त बुद्धिबरू और 
युक्ति-बल लगानेकी जरूरत पड़ेगी। मुझे तो साफ नजर आ रहा है कि जहाँतक 
इन्सानके वशकी बात है न सिर्फ खिलाफतका, बल्कि इस्लामका भी भविष्य 
हिन्दुस्तानके मुसलमानोपर निर्भर कद्ता है। यह काम उन्हीकों करना है ओर यह 
उनका ही विशेष अधिकार है। परमात्मा उन्हें सही रास्ता दिखाये और उसपर 
चलनेकी शक्ति दे। 


टिप्पणियाँ ३६७ 


“ बुराईका व्यापार 


“ बुराईका व्यापार  शब्दोका प्रयोग श्री सी० एफ० एन्ड्रयूजने अफीमके व्यापारके 
सम्बन्धमें किया है। इस सम्बन्धर्में पाठक अन्यत्र उनका लिखा एक ज्ञानवर्घेक लेखा 
पढेगे । मुझे यह लेख देते समय उन्होने कहा था कि “ आपने अफीमके व्यापारकों जो 
कुछ कहा हैं में उससे भी आगे बढा हूँ। मैने इसे 'बुराईका सगठन” कहा था। श्री 
एन्ड्यूज इसे बुराईका व्यापार” कहते है। में श्री एन्ड्रयूज-जैसे विद्वानसे, जो शब्द 
गढ़नेमें अधिक कुशल है, बहस कंसे करता । मै पाठकोसे श्री एन्ड्रयूजके छेखको ध्यानपूर्वक 
पढनेका अनुरोध करता हूँ। श्री एन्ड्रयूजने अफीमके इस व्यापारकी भर्त्सना तथ्योके 
आधारपर की है और उन्होने उन भयकर तथ्योका भली-भाँति अनुशीलन भी किया 
है। पाठक यह न भूलें कि ब्रिटिश सिगापुरमें भेजी जानेवाली अफीम ब्रिटिश भारतमें 
पैदा होती है और यहीसे भेजी जाती है। पाठक यह भी न भूलें कि सरकारी 
सस्‍्कूलोमें हमारे बच्चोकी शिक्षाका खर्च भी इसी सगठित और बुराईके व्यापारसे 
निकलता है। 


अवकाशका समय 


इस पत्रमे अन्यत्र श्री राजगोपाछाचारीकी छात्रोसे अपील छापी गई है। यह 
अपील राष्ट्रीय स्कूलोमं ही नहीं बल्कि सरकारी स्कूलोंमें भी समस्त छात्रों द्वारा बहुत 
ही ध्यानपूवक पढी जानी चाहिए। अन्य छोगोंकी भाँति छात्रों द्वारा किया गया 
असहयोग भी हिसारजित था। राष्ट्रीय शाल्राओं और सरकारी स्कूलोके छड़कों और 
लड़कियोंके बीच जो खाई है, उसका यही कारण है। वास्तवमें उनके बीच ऐसी कोई 
खाई नहीं होनी चाहिएं। यदि श्री राजगोपालाचारीके सुझावपर अमल किया जायेगा 
तो उससे दो उद्देश्य सिद्ध होगे। इसपर अमल करनेसे एक तो यह खाई पट जायेगी 
और दूसरे छुट्टियोके दिनोमें छात्रोंको जो अवकाश मिलता है उसका उपयोग राष्ट्रके 
लाभके लिए हो सकेगा। दोनोंके बीच मैत्रीका यह प्रयत्न असहयोगी छात्रोंकी ओरसे 
किया जाना चाहिए। इस कार्यमे उनको अपने सिद्धान्तका कोई त्याग नहीं करना 
पडेगा बल्कि वस्तुत: अपने इस व्यवहारसे वे उसके एक अहिसात्मक और इसलिए 
महत्त्वपूर्ण भागको सशक्त बनायेंगे। यदि उनके इस्त सदाशयतापूर्ण भ्रयत्नकों अस्वीकार 
कर दिया जाये तो उनको इससे निराश नहीं होना चाहिए। यदि यह काम भाईचारेकी 
भावनासे प्रेरित होकर किया जाता है तो सफलता अवश्यम्भावी है। 


एक अनुकरणीय उदाहरण 


धारवाडके राष्ट्रीय स्कूलके लड़कोंने मुझे अपने काते हुए सूतका एक पासल भेजा 
है और लिखा है कि यह सूत सात दिन और सात रातकी अखण्ड कताईका फल है। 
मुझे सैसुन अस्पतालमें मालूम हुआ था कि चिंचवडकी सस्थामें भी डेढ़ महीनंतक कई 


१. यद यंग इंडिया, ३-४-१९२४ में छपा था। 
२, उन्होंने “ छुट्टीका विंचार” शीष॑क अपने छेखमें छात्रोंकों अपना अवकाशका समय खादीके 
कार्यमें छगानेका सुझाव दिया था । 


१६८ सम्पूर्ण गाधी वाड्मर्य 


चरखोपर अखण्ड कताई हुईं। यदि वे सभी लोग जो सूत कात सकते है इन भले 
लड़कोके आदर्शका अनुकरण करे तो हमारी खादीकी समस्या बहुत शीघ्र हल हो 
जायेगी, और चूँकि मैं मानता हूँ कि अगर सभी लोग चरखेको अपना ले तो उसमें 
हमें स्वराज्य दिलानेकी शक्ति है, इसलिए मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि धारवाड़- 
की राष्ट्रीय शाला और चिंचवड़की उक्त सस्थाके लड़कोने जेसी लगन दिखाई है हम 
वैसी लगनके बलूपर स्वराज्यकी दिश्षामें बहुत आग्रे बढ जायेगे। और चूँकि इस 
तरहकी कताईमे मजदूरीका सवाल नहीं उठता अत या तो खादीके दाम घटाये जा सकेगे 
या उन लोगोको जो अपनी रोजी चलाने अथवा अपनी आयमें कुछ वृद्धि करनेके लिए सूत 
कातते है, ज्यादा मजदूरी दी जा सकेगी। 


श्री मजलीके साथ जेलवालोंका व्यवहार 


ध्द दि 


चूँकि में भी बीमार हूँ मैने बेलगाँववासी श्री मजलीको दिलासा देते हुए एक 
छोटासा पत्र' लिखा था। पाठक जानते ही हैँ कि श्री मजली कुछ ज्यादा बीमार हो 
जानेंके कारण जेलसे छोड़े गये थे। मेरे पत्रके उत्तरमें वे लिखते है : 
आपके हाथका लिखा पत्र पाकर पहले तो मुझे अतीव हषे हुआ; परन्तु 
तुरन्‍्त ही वह हुए उतनी ही कृतज्ञताम बदल गया। बदस्तुर कल भी मुझे 
बुखार आया और पूरे सोलह घंदेतक रहा। सुझे हर तीसरे दिन बुखार 
आता है। लेकिन जितनी देर बुखार रहा, आपकी सलाह सेरे मनमें बराबर 
बनी रही और में अन्तर्में चुपचाप पड़े रहनेमें सफल हो सका। मेरा चित्त 
अब बिलकुल शान्त है लेकिन तिजारीके इस नये रोगके कारण मेरी दारीर- 
दवक्ति फिर घटती जा रही है। 
अखबारोंमें मेने अपने साथ जेलमें किये गये व्यवहारके विषयमें घारा- 
सभाके सवाल-जवाब पढ़े। वहाँ जो तोन बातें बताई गई हें उनमें से दो गलत 
हैं। सरकारका यह कहना सही नहीं है कि मुझे सुत कातनेका काम दिया गया 
था, बल्कि (प्रतिदिन १ पौण्ड) सुत बटनेका कास दिया गया था। दूसरी बात 
यह है कि उन १५ सिनटको छोड़कर जब सुझे घमनेके लिए निकाला जाता था, 
चौबीतों घंटे तवहाईकी कोठरीमें बन्द रखा जाता था। सरकार कहती है कि 
जब में जेल गया तब भी बीमार ही था; परन्तु फिर भी मुझे भात तक 
नहीं दिया गया, बल्कि ज्वारकी रोटी दी गई, जो मुझे हजस नहीं हो पाती 
थी। में यह बात आपपर ही छोड़ता हूँ कि आप इसे प्रकाशित करें या न 
करें क्योंकि से अपनेकों किसी लायक नहीं मानता। 


श्री मजछली एक अच्छे कार्यकर्ता है। पाठकोंको और मुझे आशा है कि वे शीघ्र 
सर्वथा रोगमुक्त और काम करने योग्य हो जायेंगे। अब रही उस खण्डनकी बात जो 
उन्होने भेजा है। कामकी हृदतक कातने या सूत बटनेमें नावाकिफ पाठकोकों शायद 


१. देखिए “ पत्र: डो० भार० मजढीको ”, २३-३-१९२४ । 


टिप्पणियाँ ३६९ 


कौई भेद न दिखाई दे। परन्तु श्री मजदीके लिए यह फरकक एक बड़ा फर्क है। आज 
हजारों हिन्दुस्तानी सूत कातना अपना एक पवित्र कत्तंव्य मानते हैं और इसीलिए सूत 
कातनेमें वे बहुत सुख अनुभव करते हूँ। परन्तु सूतको बठना उनके लिए वह महत्त्व 
नहीं रखता । ऐसी कमजोरीकी हालतमें श्री मजलीकी नजरमें सुतको बटना एक असह्य 
कृष्ट हो गया, मगर सूत कातना उनकी भ्यथित आत्माके लिए झान्तिदायी औषधका 
काम देता और उन्हे अपनी बीमारीकी सुध भुझा देता। इसके सिवा जिसे बटनेका 
अभ्यास है वह एक पोण्ड सुत आसानीसे बट सकता है; परन्तु श्री मजली-जैसा रोगी 
आदमी चौथाई पौण्ड सूत भी मुश्किलसे बट सकेगा। में भलछी-भाँति जानता हूँ कि सूत 
बटनेका क्‍या अर्थ है। और चूंकि खुद मुझे शरीर-श्रम पसन्द है इसलिए पाठक मेरे इस 
कथनमें जरा भी अत्युक्ति न मानें कि श्री मजली अपने दुबले-पतले शरीरपर अनुचित 
बोझ डाले बिना पाव पौण्ड सूत भी कठिनाईसे ही बठ सकते है। २४ घटेतक उन्हे 
तनहाईमें बन्द कर रखना और सिर्फ १५ मिनटके लिए खुली जगहमें घुमनेके लिए छोड़ना 
यन्त्रणा ही थी और भातकी जगह ज्वारकी रोटी देता उनकी हालतकों और भी खराब 
करनेका अचूक तरीका था। किन्तु यह पत्र जेलके हाकिमोकी शिकायत करनेके उद्देशय- 
से प्रकाशित नही किया जा रहा है, क्योकि बहुधा ऐसी घटनाएँ यो ही हो जाती हूँ --- 
उनमें कैदियोकों तकलीफ पहुँचानेका कोई खास इरादा नहीं होता। जो चीज बुरी है 
वह है जेल-शासनकी सम्पूर्ण प्रणाली | में उसे पहले ही हृदयहीन कह चुका हूँ । उससे भी 
बुरी बात है सरकारका सचाईको न मानना या तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत करना। सरकारी 
उत्तरका खण्डन भेजते हुए श्री मजलीने खेद प्रकट किया है। परन्तु इसकी कोई आवश्य- 
कता नहीं। आखिर वे कर्नाटकके एक मुख्य कार्यकर्ता हूँ। क्‍या ही अच्छा हो यदि 
उनकी तरह हममे से हरएक सच्चे दिलसे अपने मनमें कहे --- मैं किसी रायक नहीं हूँ। 
उस अवस्थामें हम सब सेवक और कार्यकर्त्ता रह जायेंगे और हमारे अन्दर केवल एक 
स्पर्धा रहेगी --- अधिकसे-अधिक काम करना, सो भी वझूयाति ओर प्रधानताकी चाह 
रखें बिना। उस अवस्थामें स्वराज्यकी प्राप्ति और उसका संचालन सुगम हो सकेंगे। 
बेशुमार दिक्‍्कतें तो तब पेश आतो हूँ जब हर आदमी नेता बनना और सलाह देना 
चाहता है, और काम करना कोई नहीं। 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग्र इंडिया, ३-४-१९२४ 


२३-२४ 


२५६. मेरा जीवन-कार्ये 


कुछ दिन पहले पण्डित घसीटाराम, सभापति अखिल भारतीय सब-असिस्‍्टेन्ट 
सर्जेन्‍्स एसोसिएशन, पजाब प्रान्त, अमृतसर,ने इस पत्रके सम्पादकके पतेपर भेरे नाम 
एक खुली चिट्ठी भेजी थी। यह चिट्ठी प्रशसात्मक वचनों और मग्रलकामना सम्बन्धी 
वाक्योको निकालकर तथा व्याकरण सम्बन्धी स्पष्ट भूलोको सुधारकर यहाँ दी 
जा रही है. 
में एक ब्राह्मण हूँ, डाक्टर हूँ और आप ही की तरह बढ़ा हूँ। अतः 
इन तीन हैसियतोंसे यदि से आपको कुछ सलाह दूँ तो बेजा न होगा। उसमें 
यदि आपको कोई बात अक्लकी और सच्ची सालूम हो और थदि वह आपके 
दिल और दिसमागकों जेंचे तो आप कृपा करके उसे हृदयंगस कर लें। 
आपने बहुत दुनिया देखी है और उसके बारेमें पढ़ा भी बहुत है और इसलिए 
आपको उप्तका अद्भुत अनुभव भी प्राप्त है। परन्तु इस सुृत्युलोकर्म अबतक 
कोई जीतेजी अपने जीवन-कार्यकों पुरा नहीं कर पाया है। बुढ़कों ही लीजिए। 
उनके नीति और सदाचार-सम्बन्धी विचार बड़े ही ऊँचे थे, पर फिर भी वे 
सारे हिन्दुस्तातकों बौद्धधर्सो न बना सके। 
शंकराचार्यकी बुद्धिशक्ति अगाध थो। पर वे भी सारे भारतको वेदान्ती 
न बना सके। ईसा भी, इतनी गहरी आध्यात्सिकताके रहते हुए, पूरी यहूदी 
कौसको ईसाई मतावलम्बी न बना सके। सो में नहीं समझता, और कदापि 
यह साननेको तेयार नहीं हूँ कि आप भी अपना फास पुरा कर सकेंगे। 
इन तमाम ऐतिहासिक घटनाओंके रहते हुए भी, यदि आप यह मानते हों कि 
आप अपने जीवनमें कृतकार्य हो सकेंगे तो मेरा निवेदन है कि यह केवल 
स्वप्न है। 
यह दुनिया संकठों, विपत्तियों और दुःखोंकी लोला-भूमि है। मनुष्य इससें 
जितना आसकत होता है, उतना ही अधिक बेचेन होता है और फिर अपनी 
मानसिक और आत्मिक शान्तिकों खो देता है। इसीलिए प्राचीन फालके 
महात्मागण अपनें-आपको सांसारिक प्रपंचों और चिन्ताओंसे पृथक रखते थे और 
पूर्ण शान्ति तथा चित्तकी समता प्राप्त करनेका प्रयत्त करते थे जिससे उन्हें 
चिरंतन सुख-शान्ति और आनन्‍्दकी उपलब्धि होती थी। 
आपके जेल-जीवनने आपके जोवनको बहुत-कुछ बदल दिया है और इस 
बीमारीने आपको बहुत क्षीण कर दिया है। अतः अब आपके लिए यही उचित है 
कि आप शान्तिसय जीवन यापन करें और कहीं किसी एकान्त गुफामें बेठकर 
ईइवरके ध्यान और जात्मानुभवर्मे अपने जीवनके शेष दिन श्ान्तिपुर्वेक बितायें; 


मेरा जीवन-कार्य ३७१ 


क्योंकि आपकी तल्दुरुत्ती इस लायक नहीं है कि अब आप इस दुनियावी 
झगड़े और झंझटोंके भारकों वहन कर सकें। यहाँ इस बातका जिक्र करना 
बेमोके न होगा कि अब आपको अंग्रेज हाकिमोंकी सदभावता, दया और 
हमदर्दीका पुरा यकीन हो चुका है। उन्हीं अंग्रेजी दवाओं और चीर-फाड़के 
तरीकोंने आपको मौतके भीषण जबड़ेसे बचाया है, जिनकी आप बार-बार 
भत्संता करते रहे हे। अंग्रेज हाकिमोंने आपको संकद और आवद्यकताके समय 
सहायता दी है। 


मित्र वहीं हैं जो विपत्तिमं काम आये। अब आपका काम है कि आप 
अपने सिन्र-भावका परिचय दें और अपने जीवनदान और कारावाससे छूटकारे- 
पर अंग्रेजी-राज्यके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करनेके लिए उसके सच्चे मित्र 
बन जायें। यदि आप किसी वजहसे अपने वचन और कमेके द्वारा ऐसा न कर 
सके तो आपसे प्रार्थना है कि आप कससे-कम्त राजनंतिक हलचलोंके अखाड़ेमें 
न उतरें; यदि फिर भी आपकी बेचेन आत्मा आपको कहीं शान्तिके साथ न 
बठने दे तो आप इस ऋषि-मुनियों और साधुओंकी भूमिमें अपने हिन्दुस्तानी 
भाइयोंकी आत्मोन्नतिका काम अपने हाथमें लें और उन्हें आत्स-साक्षात्कारका 
पाठ पढ़ायें। ऐसा करनेसे आप ऐहिक राज्यके बदले स्वर्गीय राज्य प्राप्त 
कर सकेंगे। 
मेरी रायमें लेखकने यह पत्र बहुत ही सच्चे भावसे लिखा है और यदि 
किसी दूसरे कारणसे नहीं तों केवल इसी कारण उसका उत्तर देना जरूरी है। पर 
इससे मुझे अपने जीवन-कार्यके सम्बन्धमें कुछ भ्रमोंका निराकरण करनेका भी मौका 
मिला है। 
सबसे पहले में अपने दवा-दारू सम्बन्धी विचारोके बारेमें दी गई सलाहको 
ही लेता हूँ। भेरी हिन्द स्वराज्य ” पुस्तक इस समय मेरे पास नहीं है। पर मुझे 
जो-कुछ याद है उसके आधारपर में इतना जरूर कह सकता हूँ कि मेरे उन 
विचारोंमें कुछ भी परिवर्तेत नही हुआ है। यदि वह पुस्तक मैने अंग्रेजीमें और 
अग्रेजी पाठकोके लिए लिखी होती तो में उसमें अपने विचारोंको इस ढगसे प्रस्तुत 
करता कि वे अंग्रेजोकों अधिक अनुकूल जेंचते। मूल पुस्तक गुजराती भाषामें इंडियन 
ओपिनियन ” के नेंटाऊ निवासी गुजराती पाठकोके लिए लिखी गई थी। फिर उसमें 
जो-कुछ लिखा गया है वह आददों स्थितिसे सम्बन्धित है। किसी साधनकी निन्दाको 
व्यक्तिकी निन्‍दा मानना भूल है। छोग प्रायः यह भूल करते हैं। दवा अक्सर रोगीकी 
आंत्माकों मूढ बना देती है। इसलिए हम उसे बुरा समझ सकते हें। परन्तु इस कारण 
यह जरूरी नहीं हो जाता कि हम दवा देनेवालोको भी बुरा समझें। जब मैने उक्त 
पुस्तक लिखी थी तब मेरी मैत्री बड़े-बड़े डाक्टरोंसे थी और जरूरतके वक्‍त मैं उनकी 


१, देखिए खण्ड १०, पृष्ठ ६-६९ | 


3७7 सम्पूर्ण गांधी वाड्मये 


मदद लेनेमें बिलकुल नही हिंचकिचाता था। यह बात छेखककी रायमें मेरे औषधो- 
पचार-सम्बन्धी विचारोके खिलाफ है। कितने ही मित्रोने मुझसे साफ-साफ ऐसा ही 
कहा है। में अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। भर्थात्‌ यह स्वीकार करता हूँ कि 
मैं पूर्ण पुरुष नही हूँ। दुर्भाग्यसे अभी मुझमें बहुत कमियाँ हैँ। में तो पूर्णताका विनीत 
आकाक्षी-मात्र हूँ। में उसका रास्ता भी जानता हूँ। परन्तु रास्ता जाननेका अर्थ यह 
नही है कि मैं आखिरी मुकामपर पहुँच गया हूँ। यदि मैं पूर्ण पुरुष होता, यदि मैने 
अपने तमाम मनोविकारों और विचारोंपर पुरा आधिपत्य कर लिया होता तो मेरा 
दरीर पूर्णताको पहुँच गया होता। में कबूछ करता हूँ कि अभी मुझे अपने विचारोको 
काबूमें रखनेके लिए प्रतिदिन बहुत मानसिक शक्ति खर्च करनी पड़ती है। यदि कभी 
मैं इसमें सफल हो सका तो जरा सोचिए, शक्तिका कितना बड़ा मुक्त स्रोत मुझे 
सेवाके लिए मिल जायेगा। में मानता हैं कि मुझे अपेन्डिसाइटिसकी बीमारी होना मेरी 
विचारशक्ति अर्थात्‌ मनकी दुर्बंहताका फल है और उसी प्रकार ऑपरेशन करवानेके 
लिए तैयार हो जाना तो मनकी और भी अधिक दुर्बलता है। यदि मेरे अन्दर 
शरीरकी ममता बिल्‍रूकुल न होती तो मैने अपनेको होनहारके सिपुर्द कर दिया होता। 
लेकिन में तो अपने इसी चोलेमें रहना चाहता था। पूर्ण विरक्ति किसी यान्त्रिक 
क्ियासे प्राप्त नही होती, बल्कि धीरज, परिश्रम और ईव्वराराधनाके द्वारा उस स्थिति- 
तक पहुँचना पडता है। रही कृतज्ञताकी बात। कनेंल मैडॉक और उनके साथियोने 
मेरे साथ जो अत्यन्त इपापूर्ण व्यवह्मर किया है उसके लिए में उनके प्रति कई बार 
सार्वजनिक रूपसे कृतज्ञता प्रकट कर चुका हूँ। परन्तु कर्नल मैडॉकके मेरे प्रति किये 
गये इस कृपापूर्ण व्यवहार और उस शासन-प्रणालीका, जिसको मैं बुरा बताता हूँ, 
कोई सम्बन्ध नहीं है। उलटे यदि इस खयालसे कि करनेल मैडॉक एक प्रवीण सर्जन हैँ 
और उन्होंने सर्जेबकी हैसियतसे अपने कत्तेव्यका पालन किया है, में डायरशाही सम्बन्धी 
अपने विचारोंको बदर्ूँ तो स्वयं कर्नल मैडॉक ही मुझे नीची निगाहसे देखेंगे। और 
न मुझे इस बातके लिए सरकारको धन्यवाद देनेकी जरूरत मालूम होती है कि उसने 
मेरे इलाजके लिए अच्छेसे-अच्छे सर्जवोकी तजवीज की या मुझे मीयाद पूरी होनेसे 
पहले जेलसे छोड़ दिया। उसके लिए पहला काम अर्थात्‌ हरएक कैंदीके इलाजका 
इन्तजाम करना तो लाजिमी ही था और उसके दूसरे कामसे में उलझनमे पड़ गया 
हूँ। में जेलमें चंगा था या रोगी, पर वहाँ मुझे अपना रास्ता तो मालूम था। अब 
जेलकी चहारदिवारीके बाहर होनेपर मेरा स्वास्थ्य तो धीरे-धीरे सुधर रहा है, पर 
निरचयपूर्वक यह मेरी समझमें नहीं आता कि अपना कार्यक्रम मैं कैसे स्थिर करूं। 

अब पत्रके मुख्य विषयपर आता हूँ। लेखकके मनकी भ्रान्तिका कारण यह है 
कि उसने उल्लिखित पैगम्बरोंके कार्यको गलत समझा है और उनके साथ मेरी तुलना 
करके (मेरे हकमें) अशोभन काम किया है। बुद्धका काम था निर्वाण प्राप्त करता। 
वे अपने इस कामको पूरा नहीं कर पाये, यह में नहीं जानता। लोककथा तो यही 
कहती है कि उन्होने निर्वाण प्राप्त कर लिया था। दूसरोंको अपने धर्मेमे मिलाता 
एक घामिक कत्तेव्य मानें तो यह उनके कामका आनुषंग्रिक परिणाम था। बाइबिल 


मेरा जीवन-कार्य ३७३ 


तो कहती है कि सलीबपर ईसाने अपने कामके सम्बन्धमें स्वय यह कहा था कि 
मेरा काम पूरा हुआ” । उनका यह नि स्वार्थ सेवाकार्य उनके पीछे समाप्त हो गया 
हो, ऐसा भी नहीं है। उसका सर्वाधिक सत्य अंश तो सदा अमर रहेगा। उनके 
घर्मोपदेशके बाद जो दो-तीन हजार वर्ष गुजरे हैं वे तो इस विशाल काल-चक्रमें एक 
ननन्‍्हीसी छीटके समान हैँ। 

मेरा नाम पैग्बरोके साथ लिया जाये, मैं अपनेको इस योग्य नहीं समझता। 
में तो एक विनम्र सत्य-शोधक हूँ। में इसी जन्ममें आत्म-साक्षात्कार करने और मोक्ष 
प्राप्त करनेके लिए अधीर हूँ। मैं अपने देशकी जो सेवा कर रहा हूँ वह तो मेरी 
उस साधनाका एक अग है जिसके द्वारा मैं पंचभौतिक देह-घारणसे अपनी आत्माको 
मुक्त करना चाहता हूँ। इस दृष्टिसे मेरी देश-सेवा केवल स्वार्थ-साधना समझी 
जा सकती है। मुझे इस नाशवान्‌ ऐहिक राज्यकी कोई अभिलाषा नही है। मैं तो 
ईइवरीय-राज्य --मोक्षको पानेका प्रयत्न कर रहा हूँ। अपने इस ध्येयकी सिद्धिके लिए 
मुझे गुफामें जाकर बैठनेंकी कोई आवश्यकता नहीं। गुफा तो मैं अपने साथ ही 
लिये फिरता हूँ। अलबत्ता इसकी प्रतीति-भर हो जाये। गुफा-निवासी साधक मनमें 
महल खडे कर सकता है; पर जनक-जैसे महरूमें रहनेवालोंको ऐसे महल बनानेकी 
जरूरत ही नहीं पड़ती। जो गुफावासी विचारोंके प्खोपर बैठकर दुनियाके चारों ओर 
मेंडराता है, उसे शान्ति कहाँ? परन्तु जनक राजमहलोमें आमोद-प्रमोदमय जीवन 
व्यतीत करते हुए भी कल्पनातीत शान्ति प्राप्त कर सकते है। मेरे लिए तो मुक्तिका 
मार्ग है अपने देश और उसके द्वारा मनुष्य जातिकी सेवाके निमित्त सतत्‌ परिश्रम 
करना। मैं संसारके प्राणिमात्रसे अपना तादात्म्य कर लेना चाहता हूँ। में सम" शत्रौ 
च मित्रे च” हो जाना चाहता हेँं। इसीलिए यदि कोई मुसलमान, हिन्दू या 
ईसाई मुझसे नफरत करता हो, तो भी में उसको उसी भावसे प्रेम करना चाहता हें, 
जिस भावसे में अपनी पत्नी और बेटेको, उनके नफरत करनेके बावजूद, प्रेम करता 
हूँ । इस प्रकार मेरी देशभक्ति और कुछ नहीं, अपनी चिर-मुक्ति और शान्ति-छोककी 
मजिलका एक विश्राम-स्थाव है। इससे यह मालम हो जाता है कि मेरे समीप 
घमम-शून्य राजनीति कोई वस्तु नहीं है। राजनीति धर्मकी अनुचरी है। धर्महीन 
राजनीतिको एक फाँसी ही समझा जाये, क्योकि उससे आत्मा मर जाती है। 

[ अंग्रेजीसे 
यंग इंडिया, २-४-१९२४ 


१. जॉन, १९-३० । 


२५७. धीरज रखें 


कुछ लोगोने पत्र लिखकर कौसिल-प्रवेश! और हिन्दू-मुस्लिम प्रश्नके सम्बन्धमे 
मेरे विचार जाननेकी उत्सुकता प्रकट की है। परन्तु कुछ अन्य लोगोने उतना ही 
जोर इस बातपर दिया है कि मै जल्दीमे कोई बात न कहूँ। में खुद इन दोनों 
सवालोपर अपनी राय जाहिर करनेके लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ, लेकिन में यथा- 
सम्भव कोई गरूत बात नहीं कहना चाहता। जो लोग' मुझसे इन विषयोमें सहमत 
नही है, उनके प्रति मेरा कुछ कत्तंव्य है। वे मेरे महत्वपूर्ण सहयोगी है। वे अपने 
देशसे उतना ही प्रेम करते है, जितने प्रेमका दावा मैं करता हूँ। उनमें से कुछ 
लोगोने अभी-अभी ऐसी कुरबानियाँ की है जैसी कुरबानियोका दावा में नहीं कर 
सकता। मेरी अपेक्षा उन्हें देशकी हालूतका आँखों देखा तजुरबा भी अधिक है। 
इसलिए उनकी स्थिति और योग्यताको देखते हुए उनकी रायोका पूरा आदर और 
उनपर पूरी तरह विचार किया जाता चाहिए। इन सबसे बढकर बात यह है कि 
कोई अविचारपूर्ण राय देकर मेरा उन्हे परेशानीमे डालना उचित नहीं हैं। उनका 
काम एक श्रेयहीन काम है। उन्होने जो भी प्रस्ताव किया सरकारने उसे अस्वीकार 
कर दिया। जिन बातोकों मान छेनेगे उसका कुछ भी नुकसान नहीं था जैसे श्री 
हॉनिमेनपर से प्रतिबन्ध हटाना और मौलाना हसरत मोहानीकों छोडना, इन्हे भी 
उसने नहीं माना और वह संग्रामशील मन स्थितिमें ही तनीं खड़ी रही। ऐसी हालतमें 
मेरे लिए बिना विचार किये कोई ऐसी बात कह देना नामुनासिब होगा जिससे 
स्वराज्यवादियोंकी उन योजनाओमें बाधा पहुँचे जिन्हे वे संकटके समय अमलमें लाना 
चाहते हों। में हाकातकों और उनके नजरियेको समझनेंकी कोशिश कर रहा हूँ। 
इस विबयमें धीरज रखनेसे कुछ नुकसान नहीं हो सकता। मुमकिन है जल्‍ल्दबाजीमें 
कोई अनावश्यक हानि हो' जाये। 

यही बात हिन्दू-मुसलूमानोके सवालके विषयमें और भी ज्यादा जोर देकर कही 
जा सकती है। यह एक ऐसी समस्या है जिसको बडी सावधानी और एहतियातसे 
हल करनेकी जरूरत है। हरएक विचारकी छान-बीन करनी होगी। हरएक शब्दको 
तौलना होगा। जल्दबाजीमे मूंहसे निकले निन्‍दा या स्तुतिके एक ही शब्दसे आग 
भड़क उठता सम्भव है। इसलिए अगरचे इस सवालपर मेरे विचार पक्के हो चुके 
हैं और में उन्हें प्रकट करनेके लिए बहुत अधिक उत्सुक हूँ, फिर भी अभी मुझे 
चुप रहना चाहिए। क्या हिन्दू और क्‍या मुसलमान दोनों जातियोके अग्रणी सज्जन 
मुझसे कह रहे हैं कि हाकातको पूरा-पूरा सोचे-समझे बिना में कोई राय न दूँ। मुझे 
एक खत मिला है। इसमें तो यहाँतक कहा गया है कि जबतक मैं खुद घृम-फिरकर 


२. देखिए “ कोन्सिल्प्रवेशके सम्बन्धमें विचार “, ११-४-१९२४ के पूर्व और इसके बादवाला शीपैक। 
२, स्वराज्यवादी लोग । 


धीरज रखें ३७५ 


सब-कुछ अपनी आँखोसे न देखूँगा तबतक मुझे बहुत कम वातें मालम हो पायेगी। मैं 
इन लोगोसे इस हदतक तो सहमत नहीं हूँ, परन्तु मैं उन्हे और उन्त तमाम लोगोको, 
जो उन्हीकी-सी राय रखते है, अपनी तरफसे यकीन दिलाता हूँ कि मैं तबतक कोई 
बात अपनी जबानसे न निकालँगा जबतक में गौरके साथ और प्रार्थताका भाव मनमें 
रखकर इस प्रदतपर विचार नहीं कर हरूंगा। मेरे नजदीक स्वराज्यकी प्राप्ति इस बात- 
पर. निर्भर नही है कि ब्रिटेनका मन्त्रिमण्डल उसके सम्बन्धमे क्या कहता हैं और क्‍या 
सोचता है, बल्कि पूरी तरह इस जटिल समस्याके उचित, सन्तोषजनक और स्थायी 
निपटारेपर निर्भर है। इसके बिना हमारे सामने चारो ओर अन्धकार ही समझिए; 
और इसके हल होनेपर स्वराज्य बायें हाथका खेल है। 

अतएवं जबतक इन बातोंपर विचार और सलाह-मशविरा हो रहा है तबतक 
जो इन महत्त्वपूर्ण विषयोंपर मेरी राय जाननेमें दिलचस्पी रखते हैं उन लोंगोसे मेरी 
प्रार्थना है कि वे रचनात्मक काममें जुटे रहे। उनका एक-एक गज सूत कातना और 
खादी बुनना स्वराज्यकी ओर एक-एक कदम आगे बढ़ना होगा। वे तमाम लोग जो 
कि अपने हिन्दू या मुसलमान भाईके सम्बन्धमें बुरे खयाल अपने दिलमें न आने 
देंगे, इस सवालको हल करनेमें मदद देंगे। वे तमाम लेखक और अखबार जो निन्दा 
और स्तुतिके शब्दोका इस्तेमाल करनेसे हाथ खीच लेगे, बदनीयतीका इलजाम छगाना 
था लोकमतको उभाड़ना और भड़काना बन्द कर देंगे, वे इसके निपटारेका रास्ता निष्कंटक 
बनायेगे। अभी कुछ दिन पूर्वे टाइम्स ऑफ इंडिया ' ने भारतीय भाषाओके पत्नोमें से 
कुछ उद्धरण प्रकाशित किये थे जिनमें कुछ लेखकोकी मनोंवृत्ति भली-भाँति प्रकट होती 
है। उनसे मालम हो जाता है कि यह काम कैसे नहीं करना चाहिए। हम मान ले 
कि किसी हिन्दू था मुसलमावने बिना सोचे-समझे कुछ कह दिया है। जो अखवार- 
नवीस अपने देशका भला चाहते हैं उनका यह काम कतई नही है कि वे उसे तत्काल 
सर्वत्र फैला दें। इस तरहकी गम्भीर भूलोकों बढ़ा-चढाकर प्रकाशित करना अपराध 
है। मैं निरचयपूर्वक नही कह सकता कि इन उद्धरणोमें जो बातें दी गई हैं वे उन 
लोगोने कही भी हैँ या नहीं। तथापि हम सही बात ही छापें, अपनी जबान गौर 
कलमपर काबू रखें। इस बातकी आवश्यकताको सिद्ध करनेके लिए हमें किसी व्यक्ति- 
का मतामत जानना जरूरी नही है। 

[ अग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २-४-१९२४ 


२५८. ' हिन्दी नवजीवन ' के पाठकगण ! 


बृहस्पतिवार 
फाल्गुन कृष्ण १४ [३ अप्रेल, १९२४] 


मुझे हमेशा इस बातका दुःख रहा है कि मैं हिन्दी-नवजीवन 'का सम्पादक 
रहते हुए भी उसमें कुछ लिखता नहीं हँँ। इसी कारण में अपनेको उसका सम्पादक 
होनेके लायक भी नहीं मानता। 

मैंने सम्पादकका पद केवल श्री जमनालालजी बजाजके प्रेमके वश होकर ही 
ग्रहण किया है। जबतक उसमे केवल गुजराती और अंग्रेजीका अनुवाद ही आता है, 
मुझे सन्तोष नहीं हो सकता। समय मिलनेपर अब “हिन्दी नवजीवन 'ें भी कुछ-न- 
कुछ लिखनेंकी में कोशिश करूँगा। 

पर इस' लेखके लिखनेका कारण दूसरा है। मैं देखता हूँ कि 'हिन्दी नवजीवन ' 
में नुकसान रहता है। एक समय उसके कोई १२,००० ग्राहक थे, आज १,४०० है।” 
“हिन्दी नवजीवन ” के स्वावलम्बी होनेके लिए ४,००० आहकोकी आवश्यकता है। यदि 
इतने ग्राहक थोड़े समयमें न होगे तो मेरा इरादा है कि 'हिन्दी नवजीवन” बन्द 
कर दिया जाये। मेरा हमेशा यह विचार रहा है, और जेलमें वह अधिक दृढ़ हो 
गया है कि जो अखबार स्वावलूम्बी नहीं है और जिसको इश्तहारोका सहारा लेना 
पड़ता है, उसको बन्द कर देना चाहिए। इसी नियमके मृताबिक यदि “हिन्दी नवजीवन 
स्वावलम्बी न हो सके तो मैं उसे बन्द कर देना मृनासिब समझता हूँ। यदि आप 
इसकी आवश्यकता समझते हो तो ग्राहक-संख्या बढ़ानेका एक अच्छा उपाय यह है 
कि आप अपने मित्रोको इसका ग्राहक बनानेकी कोशिश करे। आपको यह जानना 
उचित है कि मैंने यंग इडिया के लिए भी ऐसा ही इरादा जाहिर किया है। मेरे 
इस निरचयका सबब आप केवल नैतिक या आध्यात्मिक समझें। 

गुजराती नवजीवन में हिन्दी तवजीवन” और “यग इंडिया के नुकसानका 
बोझ उठानेपर भी फायदा रहा है। पाँच साहकी उम्रमें ५०,०००) बचे है। वे साव॑- 
जनिक कामोंमें, सूतचक्र --- चरखा --- और खादी-प्रचारमें खर्च किये जायेगे। इसका 
ब्योरा आपको गुजरातीके अनुवादमें मिलेगा। यदि हिन्दी नवजीवन' में लाभ होगा 
तो वह दक्षिण-प्रान्तोंमें हिन्दी भाषाका प्रचार करनेमें व्यय किया जायेगा। मेरा 
विश्वास है कि ऐसी सादी हिन्दीके प्रचारफी, जिसे हिन्दू व मुसलमान भाई-बहन 
समझ सकें, दक्षिणमें बड़ी आवश्यकता है। आप यदि इस खयालकों पसन्द करे 
वो (हिन्दी नवजीवन ' का प्रचार करनेमें यथाशक्ति परिश्रम करे। 

आपका सेवक, 
मोहनदास करमचन्द गांधी 


हिन्दी नवजीवन, ए-०४-१९२४ 


२५७९. पत्र: छगनलाल गांधीको 


गुरुवार [३ अप्रैल, १९२४ | 


चि० छगनलाल, 


तुम्हारे पत्र मिले। तुमने काशीके सम्बन्धर्में जो-कुछ लिखा वह मैंने समझ 
लिया। मैने चिरजीव प्रभुदासकों डा० दछालको दिखाया था। कल पूनासे एक प्रसिद्ध 
वैद्य आये थे, उनको भी दिखाया। दोनोको यह ठीक लगा कि वह दूधपर ही रह रहा 
है। इस समय वह साढे चार [कच्चा] सेर दूध पीता है। उसमें अब पहलेसे अधिक 
शक्ति है। डा० देशमुखने भी उनकी परीक्षा की थी। उनका मत भी यही है। मैंने 
यहाँके समुद्रके सम्बन्ध्में सब तरहकी पूछताछ कर ली है। इसमें तो हजारों छोग 
स्तान करते हैं। तुमने यह बात बरसोवाके' समुद्रके सम्बन्ध्में सुनी होगी। यहाँ तो 
सभी लोग निर्मेंग होकर स्तान करते हैं। 


बापूके आशोर्वाद 
गाधीजी के स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती पत्र (एस० एन० ८६५८) की' फोटो-तकछसे । 


२६०. पत्र : सगनलाल गांधीको 


गुरुवार [३ अग्रेछ, १९२४ [* 


चि० मगनलाल, 

तुम्हारे पत्र मिले हैं। तुमने जो-कुछ लिखा है उसके सम्बन्धर्में मुझे जो भी 
स्पष्टीकरण सुझेगा उसे मैं 'नवजीवन” अथवा “यंग इडिया ' में दूँंगा। डा० दलारने 
राधा और अन्य रोगियोकी शरीर-परीक्षा भली-भाँति कर ली है। इनके अतिरिक्त 
पूनाके एक वैद्य भी यहाँ आये हुए हैं। उतकी दवा पीनेंसे उसमें शक्ति आती 
जाती है। वह मेरे पास ही सोती है। अधिक ब्योरा नहीं लिखता। अभी राम- 
दासको अपनेसे दूर नही भेजूंगा। मैं उसे स्वयं भी थोड़ा समय प्रसन्नतापूर्वक दूँगा। 
मैंने सुरेन्द्रस बात तो कर ली है। अब वे जब आ जायें तब ठीक। 


१, ढाकखानेकी मुदरसे । 
२. बम्बईके अन्धेरी उपनगरके पासका एक गाँव । . 
३. ढ़ाकखानेको मुदररसे । 


३२७८ सम्पूर्ण गांधी वादइमय 


मे. . . पहुँचनेकी आशा करता हूँँ। उसके पश्चात्‌ डेढ़ महीनेतक मेरा 
विचार कही जानेका नहीं है। 


बापूके आशोर्वाद 


चि० मगनलाल गाधी 
सत्याग्रह आश्रम 
साबरमती 


गाधीजी के स्वाक्षरोंमे मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ६०४१) से। 
सौजन्य राधाबेन चौधरी 


२६१. भेंट : “बॉम्बे ऋॉनिकल के प्रतिनिधिसे 


[३ अप्रैल, १९२४ |] 

महात्मा गांधी इधर हाल ही में बीमारीसे उठे हे और स्वास्थ्य-लाभके इन 

दिनोंमें भी उन्होंने कामका अत्यधिक भार अपने ऊपर लेना शुरू कर दिया है। तथापि 

उन्होंने हमारे प्रतिनिधिकों भेंटकी अनुमति दे दी। हमारा प्रतिनिधि कल सुबह जुहू 

स्थित उनके निवासपर सुलाकातके लिए गया था। कल सुबह मुलाकात करनेवालों 
में थे: सर्वश्री शुएब कुरेशी, डी० चसनलाल और डा० किचल। 

“ पिछले सप्ताह हमारी काफी लम्बी बातचीत हुई थी। उसके बाद फिर इतनी 
जल्दी आपको परेशान करनेका मेरा मंशा नहीं है, हमारे प्रतिनिधिनें उनकी शान्ति 
और विश्वाममें बाधा डालनेके लिए क्षमा-याचना करते हुए कहा, क्योंकि उसे गांधी- 
जीकी गजरातोमें को गई वहू अपीलों याद आ गईं, जिसमें उन्होंने कहा था: 

मेरे शरीरमें आजकल शक्ितिकी पूँजी बहुत ही कम है, और उसे में केवल 
सेवाममें ही लगाना चाहता हें। अगले सप्ताहसे में 'तवजीवन” और “यंग इंडिया का 
सम्पादत फिरसे हाथमें ले रहा हैं। और उसके लिए पूर्ण श्ञान्ति आवश्यक है। यवि 
मेरी सारी शान्ति और समय आप लोगोंसे मिलने और बातें करनेमें चला जाये तो मे 
पत्रोंका जेता सम्पादन करता चाहता हूँ, वेसा नहीं कर पाऊंगा। 

हमारे प्रतिनिधिने पुछा: लेकिन आजकल आप स्वराजियों तथा अन्य नेताओंसे 
जो परामशें कर रहे हैं, उसके परिणामके सम्बन्धें क्या आप मुझे छोटा-सा वफतव्य 
नहीं देंगे? 

महात्माजी अत्यन्त विन्ोदप्रिय मुद्रार्मे थे। उन्होंने कहा कि से अब भी बीसार 
हैँ और मुझते वर्तेमान स्थितिक्ते सम्बन्धें तबतक कुछ भी कहनेकी आशा नहीं की 


१. साधन-सूत्रमें अस्पष्ट । 
२, देखिए “ अपील: जनतासे ”, २४-३-१९२४ । 


पत्र : महादेव देसाईको २३७९ 


जा सकती जबतक कि वर्तमान घटनाओंका में पुरा अध्ययन नहीं कर लेता और यहाँ 
उपस्थित नेताओंसे पुरी बातचीत नहीं कर लेता। फिर भी उन्होंने दिल खोलकर 
हँसते हुए प्रसन्न मुव्रा्में हमारे संवाददाताकों सुझाव दिया कि आप छायादार खज्रके 
झुरमुटों और धीमे-धीमे हिलोरें लेते समुद्रके वर्णणसे अपनी मुलाकातके विवरणकों 
विस्तार दे सकते हें। 
जब गांधोजीसे यह प्रइद्त किया गया कि क्‍या आपने सलाह-भमशविरेके बाद 

हिन्दू-मुस्लिम एकता और अस्पृद्यताकी महत्त्वपूर्ण समस्याओंमें से एक या दोनोंको 
हाथमें लेनेका कोई निर्णय किया है, तो उन्होंने उत्तर दिया कि हिन्दू-मुस्लिम एकता 
और अस्पृश्यता दोनों ही सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रन्‍नत हे और यह तय नहीं हुआ है कि 
उनसें से कौनसा पहले लिया जायेगा या दोनोंकों साथ-साथ ही हाथमें लिया जायेगा। 

[ अग्नेजीसे ] 

बॉम्बे कॉनिकल, ४-४-१९२४ 


२६२. पत्र: महादेव देसाईको 


[३ अप्रेल, १९२४ के पश्चात्‌ |' 


भाई महादेव, 

इतना तो लेने योग्य ही है। गुजराती नवजीवन 'के लिए तो निश्चय ही 
उपयोगी है। इसलिए कुछ अन्य लेख छोड़े जा स्रकते हो तो छोड़ देना और इन्हें 
लिया जा सकता हो ले लेना। ऐसा न हो सके तो परिशिष्टांक निकालना। जो 
ड्चित हो वह करना। 


बापूके आशीर्वाद 
मूल गुजराती पत्र (एस० एन० ८५७१) की फोटो-नकलसे। 


१. गाधीजीने ३ अप्रेलको अपने साप्ताहिक पत्रोंका सम्पादन पुनः आरम्भ क्या था। यह पत्र 
उसके बाद द्वी लिखा गया जान पढ़ता है । 


२६३. तार: वाईकोम सत्याग्रहियोंको 
[४ अप्रैल, १९२४] 


अत्यधिक व्यस्तताके कारण लिखनेमें असमर्थ। आपका ढंग शानदार है। 
जैसे आपने प्रारम्भ किया है वैसे ही जारी रखें। 


[ अग्रेजीसे ] 
“हिन्दू की कतरनत (एस० एन० १०३००) से। 


२६४. पन्न : च० राजगोपालाचारीको 


पोस्ट अन्धेरी 
४ अप्रेल, १९२४ 


प्रियवर राजगोपालाचारी, 


मुझे आपका अत्यन्त हृदयस्पर्शी पत्र भिका। सुबहको उस चिद्ठीके तुरन्त बाद 
में अपने-आप शान्‍्त हो गया था। रामू द्वारा बिना झिझक मेरा सुझाव स्वीकार 
कर. लेनेंसे मेरे हृदयमें शान्तिके साथ प्रसन्नता भी पैदा हुई। मोतीलालजी और अन्य 
लछोगोंके साथ जो-कुछ बातचीत चल रही है, उसे सम्मेलन नहीं कहा जा सकता। 
हालाकि मैने स्वय यंत्र इंडिया ' के' स्तम्भो्मों इस शब्दका प्रयोग किया है, हम लोग 
छुटपुट चर्चा कर रहे है। हकीमजीने केवल हिन्दू-मुस्लिम समस्यापर बातचीत की। वे 
पहले ही जा चुके हैं। मालवीयजी अभी यही है। वे भी केवल हिन्दू-मुस्लिम एकता- 
पर बात करते है। केवल मोतीलाछूजी कौंसिल-प्रवेशके प्रशनमें दिलचस्पी रखते है, 
क्योंकि जाहिर है, उन्हें अपनी नीति इसीके अनुसार निर्धारित करती है। किन्तु हम 
किसी फैसलेपर नही पहुँचे है और मै इसमें जल्दबाजी नहीं करूँगा। में देखता हूं 
कि ऐसी अवस्थामें में एक आरजी वक्तव्य भी नहीं दे सकता। सम्मेलन या बात- 
चीतके बारेमें मुझे इतना ही कहना है। 

मुझे सुझाव दिया गया है कि तरुण कार्यकर्त्ताओंका सम्मेलन बुलायें बिना मुझे 
अपने विचारोको घोषित नहीं करना चाहिए। यह विचार मुझे ठीक लगा है। में 
गम्भी रतापूर्वक सोच रहा हूँ कि कांग्रेसके कार्यक्रममें दिलचस्पी रखने और मुझे अपनी 
रायसे लाभान्वित करनेवाले सभी कार्यकर्ताओंको “यंग इंडिया के जरिए इसी महीने 
किसी दिन आनेका एक आम निमन्‍त्रण' जारी कर दूँ। कृपया इस विषयपर तार 


३२. देखिए “ घीरन रखे ”, ३-४-१९२४ । 
२, देखिए “िप्यणिय/ ”, १७-४-१९२४ । 


पृरत्रं : ज॑यरामदास दौलतरामकौ ३८१ 


द्वारा अपनी राय दें और सुविधाजनक तारीखके बारेमें भी मुझे लिखें। में चाहता 
हैँ कि आप उसमें रहे। क्‍या यह सम्भव नहीं कि आप एक मास जमनाछालजीके 
साथ रह सके? वे नासिकमे है, जहाँ मौसम खुश्क और स्वास्थ्यप्रद है। पृनाके 
वैद्य भी कभी-कभी उन्हे देखने आते है। में चाहेंगा कि आप अपने इलाजका उन्हे 
पूरा मौका दें। वे देवदासके कहनेपर मेरे बीमार साथियोको देखने यहाँ आये थे। 
उन्होने इस बातपर जोर दिया था कि आपको पपीते और मुनककोंके अछावा और 
कुछ नहीं खाना चाहिए। 


हृदयसे आपका, 


श्रीयुत सी० राजगोपालाचारी 
एक्सटेन्शन 
सेलम 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ८६५२) की फोटो-नकलसे। 


२६५. पत्र : जयरामदास दोलतरामको 


पोस्ट अन्धेरी 
४ अप्रैल, १९२४ 


प्रियवर जयरामदास, 

आपने मालवीयजी, मोतीलालूजी, हकीमजी और अन्य नेताओंकी बम्बई यात्राकी 
खबर समाचार-पत्रोमें पढ़ी होगी। आज अच्धेरीमें जों बात हो रही है उसे किसी 
प्रकार भी सम्मेलन नहीं कहा जा सकता, हालाँकि यंग इंडिया के स्तम्भोंमें मैने 
स्वय इसी शब्दका प्रयोग किया है। हम छोग छुटपुट ढंगसे बातचीत कर रहे हैं। 
हकीमजीने केवल हिन्दू-मुस्लिम समस्यापर बातचीत की। वे जा चुके हैं। माल्वीयजी 
अभी यही हैं। वे भी केवल हिन्दू-मुस्लिम एकतापर बातचीत करते हैं। केवल मोती- 
लालजी कौंसिल-प्रवेशके प्रश्नमें दिलचस्पी रखते हूँ, क्योंकि जाहिर है उन्हें इसीको 
लेकर अपनी नीति निर्धारित करनी है। किन्तु हम किसी निर्णयपर नही पहुँचे हैँ 
और मैं इसमें जल्दबाजी नहीं करूँगा। में देखता हूँ कि जो हो रहा है उसपर मैं 
एक आरजो वक्तव्य तक नहीं दे सकता। सम्मेलन या बातचीतके बारेमें मुझें इतना 
ही कहना है। है 

मुझे सुझाव दिया गया है कि तरुण कार्येकर्ताओंका सम्मेलन बुलाये बिना मुझे 
अपने विचारोंकी कोई घोषणा नहीं करनी चाहिए। यह विचार मुझे ठीक लगा है। 
मैं गम्भीरतापूर्वक सोच रहा हूँ कि काग्रेसके कार्यक्रममें दिलचस्पी रखने और मुझे 
अपनी रायसे लाभान्वित करनेवाले सभी कार्यकर्त्ताओंकों 'यग इंडिया के जरिए इसी 


१८३ सम्पूर्ण गांधी वा्डमये 


महीने किसी दिन आनेका एक आम निमन्‍त्रण जारी कर दूँ। कृपया इस विषयपर 
तार द्वारा अपनी राय दें और सुविधाजनक तारीखके बारेमें भी मुझे लिखें। 


हृदयसे आपका, 
श्रीयुत॒ जयरामदास दौरूतराम 
हैदराबाद (सिन्ध) 
अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ८६५३) की फोटो-नकलसे। 
२६६. पत्र: आर० बी० पालकरको 
पोस्ट अन्धेरी 


४ अप्रैल, १९२४ 
प्रियवर पालकर, 
मैं आपको इससे पूर्व पत्र नही लिख सका, इसके लिए आप मुझे क्षमा करेगे। 
मैं कहना चाहता था कि जबतक मै सेसून अस्पतालमें रहा आपने मेरे साथ हमेशा 
कितना अच्छा और दयालुतापूर्ण व्यवहार किया। आपका काम अत्यन्त कठिन था। 
और यद्यपि मेरा आपसे प्रत्यक्ष सम्पकं बहुत ही कम हुआ, फिर भी मैं इस बातकी 
जानकारी रखता रहा कि आप स्वेच्छापूर्वक लिये गये अपने सेवाकार्यको कितनी निष्ठा 
और लमगनसे निभाते रहे है। मिलनेको उत्सुक और अधीर आगएल्तुकोको वापस लौठाना 
था उन्हे इन्तजार करने देना एक ऐसा काम था, जिसे कमसे-कम कहा जाये तो भी 
श्रेयहीन कर्तव्य ही कहना पडेगा। में जब अस्पतालमें बीमार पडा था, उस समय 
कई मित्रोंने कृपापूर्वक मेरी सेवा की। उस सेवाकी सुखद स्मृतियाँ मुझे हमेशा याद 
आती रहेगी। उसमें आपकी यादका स्थान आगेकी पक्तिमे ही रहेगा। 


हृदयसे आपका, 


श्रीयुत आर० बी० पालकर 
भारत स्वराज्य सेवक 
बालाजी व्यापारी सघके पास 
बुधवार [पेठ ), पूृता शहर 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ८६५४) से। 


२६७. पत्र : सी० ए० पेरीराकों 


पोस्ट अन्धेरी 
४ अप्रैल, १९२४ 
प्रिय डा० पेरीरा, 


आपका २६ माचेका पत्र मिला। 

मुझे विश्वास है कि आपका हिन्दू धर्मके नेताओसे मिलना आपके उद्देहयमें 
सहायक ही होगा। शिष्टमण्डलके लिए कोई ऋतु-विशेष ज्यादा बच्छी होगी, ऐसा 
में नहीं समझता, छेकिन आरामके लिहाजसे शीत-काल निश्चय ही अच्छा रहेगा। 

आपने अपने पत्रमें जिस विषयका उल्लेख किया है उसके सम्बन्धमें मुझे कुछ 
नहीं मालम। में नहीं जानता, मन्दिरपर इस समय किसका अधिकार है और न 
यही जानता हूँ कि मन्दिरपर कब्जा रखनेवारा व्यक्ति किस आधारपर कब्जेका दावा 
करता है अथवा बौद्धोंसे कब और किस प्रकार मन्दिरका कब्जा छीत लिया गया 
था। में स्वयं उस मन्दिरमें हो आया हूँ। शायद आप जानते ही है कि मन्दिरमें 
जानेपर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, और न कोई प्रवेश-शुल्क ही माँगा जाता है। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधों 
डा० सी० ए० पेरीरा 
४८ तामुण्ड 77 
बम्बेला पितिया रोड 
कोलम्बो 


अग्रेजी पत्र (एस० एन० ८६५५) की फोटो-तकलसे। 


२६८. पत्र: एच० आर० स्कॉटको 
पोस्ट अन्धेरी 
४ अप्रैल, १९२४ 
प्रिय श्री स्कॉट, 
आपका पत्र पाकर बहुत हषषं हुआ। 
आपकी शुभकामनाओके लिए में आपका आभारी हूँ। फॉसडिककी लिखी हुईं 


'मैनहुड ऑफ द मास्टर” नामक पुस्तकका अनुवाद मुझे अवद्य मिल गया है। 
उसके लिए धन्यवाद। श्री मणिलारू पारेखने आपसे उस पुस्तककी एक प्रति मुझे 


३८४ सम्पूर्ण गांधी वार्ड्मयें 


भेजनेके लिए कहा, इसके लिए उन्हे मेरी ओरसे धन्यवाद दे दीजियेगा। मूल पुस्तक 
मैने नही पढ़ी है। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधों 
रेवरेड एच० आरण० स्कॉट 
मिशन हाउस 
सूरत 
अंग्रेजी पत्र (एस० एन० ८६५६) की फोटो-नकलसे । 
२६९. पत्र: महादेव देसाईको 
पोस्ट अन्धेरी 
४ अप्रेल, १९२४ 


प्रिय महादेव, 
किसी आते-जातेके हाथ इंडियन ओपिनियन ' की फाइल तथा यदि उपलब्ध हो 
तो सॉलोमन-रिपोर्ट' यथासम्भव शीघ्र भेज दो। 
हृदयसे तुम्हारा, 
बापूके आशीर्वाद 
३ बजे रात्रि" 
[ पुनशच : ] 
किगड़म ऑफ हैवत --मोक्ष 
पैराडाइज --- स्वर्ग 
शेषके बारेमें फिर कभी 


घोटाला इसीको कहते हैँ। मैने उससे कहा था कि तुम अपनी ओरसे ही लिखो। 
परन्तु उस बेचारेकी समझमें आया ही नहीं। इसमें दोष किसका है” निश्चय ही 
मेरा। यंग्र इड़िया ' में तुम्हारे दोनो परिवर्तेत सही थे। इस आदतको जारी रखो। 


अंग्रेजी पत्र (एस० एन० ८६५७) की फोटो-नकलसे। 


१. सॉलेमन-आयोग की नियुक्ति भन्‍्य वातोंके अतिरिक्त द० आ० में भारतीय विवाद्दोंकी कानूनी 
मान्यता तथा तीन-पौंडी करको रद करनेके सम्बन्धमें की गई थी; देखिए खण्ड १२, पृष्ठ ३२८८-९१ तथा 
६०२-८ | 

२. गोलीकेरेने, जो श्न दिनों गांधीजीके टाइपिस्टकी हैसियतसे काम कर रहे थे, उस पोस्थकार्डको 
टाइप किया और उसे इस्ताक्षरके लिए गाधीजीके पास पहुँचा दिया । गांधीजीने दूसरे दिन सुबद्द उस 
पोस्टकाडपर अपने हस्ताक्षर गुजरातीमें किये और कुछ बातें जोड़ भी दीं, जो अन्तमें दी जा रही 
हैं। एक हफ्तेके बाद इन बातोंका स्पष्टीकरण पत्र द्वारा किया गया। देखिए “पत्र: महादेव देसाईको, 
२२-४-१९२४ । 


२७०. पत्र; पॉल रिचर्डको 


पोस्ट अन्धेरी 
५ अप्रैल, १९२४ 
प्रिय मित्र, 


आपके ३ मार्चके पत्रके' लिए धनन्‍्यवाद। आपका हुम्बा पत्र पानेसे कुछ समय 
पहले मुझे आपका वह छोटा पत्र भी मिक गया था जिसमें आपके तथा श्री रोमां 
रोलाके हस्ताक्षर थे। 

जबसे में रिहा हुआ हूँ, अपना मार्गे खोजनेंकी कोशिश कर रहा हूँ। परि- 
स्थितिमें बहुत परिवर्तत हो गया है। तथापि एक बात में निश्चित रूपसे जानता 
है। अहिसामें मेरी अगाघ श्रद्धा है। आप वहाँ इतना ही कर सकते हैं कि आप 
जहाँ-जहाँ जाये, अहिसाके सत्यका प्रचार करे। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
श्री पॉल रिचर्डे 
१३८ रूट द शिने 
जेनेवा 
स्विट्जरलैंड 


अग्रेजी पत्र (जी० एन० ८७१) की फोटो-नकलसे | 


१, पॉल रिचडेने अपनी मध्यपूवें तथा दक्षिण-यूरोपकी यात्राका वणैन करते हुए लिखा था कि में 
अपने शरीरपर खादी घारण करके पू्वेसे पश्चिम पहुँच रहा हँ। रिच्ड रोमाँ रोलासे स्विग्जरलेंडमें 
मिले थे। 

२, पत्रपर १७ फरवरीको तारीख पड़ी है। उसमें पॉलने लिखा दे: <इम लछोगेकि स्नेह तथा 
सराहना स्वीकार करें | आप समरभूमिकी कड़ी धूप और जेल्की शीतल छायाका अनुभव करनेके पश्चात्‌ 
फिर ख़तन्त्र दो गये हैं। ईश्वर करे भारत अबकी बार तैयार हो जाये और दिस्प्रान्त यूरोप भी आपका 
सन्देश ध्यानसे खुनें। आपको भारतके प्रति प्रेम है और मानव समाजकी सेवाका चाव हैे। 


२३-२५ 


२७१. पत्र : हेदराबादके निजासकों 


पोस्ट अन्धेरी 
५ अप्रैछ, १९२४ 

श्रीमान्‌, 
आपका पहली अप्रैकका छिखा पत्र प्राप्त हो गया है। पहली माचेका पत्र 
भी मिला था; उसका उत्तर मैं ५ मा्चकों भेज चुका था। मुझे इस बातपर आश्चर्य 
है कि मेरा उत्तर श्रीमानके पास नही पहुँचा। इस पत्रके साथ मे उस उत्तरकी 

नकल भेज रहा हूँ। 
मै हू 

श्रीमान्‌का वफादार दोस्त 

संलग्न : 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ८४२८) की फोटो-तकलसे । 


२७२. पत्र: एच० वाल्टर हीगस्त्राको 


पोस्ट अन्धेरी 
५ अप्रैल, १९२४ 
प्रिय श्री हीगस्त्रा, 
आपका पत्र मिला, धन्यवाद। 
प्रथम प्रदनका उत्तर नीचे दे रहा हूँ: 
मेरा कार्यक्षेत्र भारत है। मेरा लक्ष्य भारतके लिए स्वराज्य प्राप्त करना है। 
इस उद्देश्यकी पूतिके लिए अपनाये जानेवाले साधन हैँ अहिसा और सत्य। इसलिए 
भारतके स्वराज्यसे ससारके लिए कोई खतरा नहीं है, इतना ही नही अगर वह 
स्व॒राज्य केवछ उपरोक्त साधनों द्वारा ही प्राप्त किया गया तो वह मानव-मात्रके लिए 
बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। चरखा आतन्तरिक सुधारका बाह्य चिह्न है और यदि 


१. वह इस प्रकार था; 

८“ निजामने अपनी मर्ज़ीसे बरारकों स्वशासन-अधिकार इस शत्तेपर देनेका वचन दिया है कि वह बिटिश 
सरकारको श्स आशयका पत्र भेजे कि हम फिर हैदराबाद सियासतमें वापस जानेको तैयार हैं। यदि 
बरार इस स्वशासन व्यवस्थाकों -- जो उसे मिला द्वी समझिए --- स्वीकार नहीं करता है तो यही निष्कष 
निकाला जा सकता है कि बरारकी अपने स्वशासन सम्बन्धी अधिकारका दावा, जिसको लेकर सारे 
भारतमें श्तना शोर-गुल भौर भान्दोलन द्वो रद्दा है, छोड़ देना चाहिए ।. . .” 

२. देखिए “ पत्र: देदराबादके निजामको ”, ५-३-१९२४ । 


पत्र: वी० वी० दास्तानेको ३८७ 


उसे भारतके घर-घरमें फिरसे अपना लिया गया तो देशका आर्थिक निस्तार तो होगा 
ही, साथ ही भारतके करोडों किसानोकों अपने बढते हुए दारिद्रयसे छुटकारा मिल 
जायेगा। 

अमेरिकाके व्यवसायी वर्गके लोगोसे मेरा यह कहना है: चरखेके सन्देशके 
भीतरी अर्थकों समझिए; तब कदाचित्‌ संसार-भरकी शान्तिका हल आपके हाथ आ 
जायेगा। मुझे मालूम है कि इस श्ान्तिकी इच्छा बहुतेरे अमेरिका-निवासी सच्चे दिलसे 
करते है। 

खेद है में अपना चित्र न भेजकर आपको निराश कर रहा हूँ; जैसा कि 
मेने आपको बताया था, इसका कारण यह है कि मेरे पास अपना कोई फोटो या तसवीर 
है ही नही। 

जो पुस्तक आपने मुझे भेजी है उसके लिए में आपको धन्यवाद देता हूँ और 
आपके सुझावके अनुसार में उसे अपने पास रख रहा हूँ। 

कृपया श्रीमती हीगस्त्रासे मेरा नमस्कार कहें। आप भी मेरा नमस्कार 
स्वीकार करें। 


हृदयसे आपका, 
एच० वाल्टर हीगस्त्रा महोदय, 
शेफर्डस होठल 
काहिरा (मिस्र) 
अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ८६६२) की फोटो-नकलसे। 
२७३. पत्र: वी० वी० दास्तानेकों 
पोस्ट अन्धेरी 


५ अप्रैल, १९२४ 
प्रिय दास्ताने, 

मूलशीपेटा सम्बन्धी कागज-पत्र देख गया हूँ। परन्तु उन सभीको अभी पूरी तरह 
नही पढ़ पाया हूँ। लगता है कि निम्नलिखित दो-तीन कारणोसे आन्दोलनको' बन्द 
करना ही होगा: 

(१) मुझे मालूम हुआ है कि जिन-जिन छोगोंको क्षति पहुँची है उनमें से अधि- 
कांशने मुआविजा स्वीकार कर लिया है। जिन थोड़े-से छोगोने स्वीकार नहीं किया 
है, वे वही लोग है जिनका कि शायद पता ही नहीं लग रहा है। 

(२) बाँध लगभग आधा तैयार हो चुका है और उसका निर्माण-कार्य स्थायी 
रूपसे बन्द नहीं किया जा सकता। लगता है कि इस आन्दोलनके पीछे कोई आदहों 


नही है। 


१, देखिए खण्ड २०, पृष्ठ ६६-९ । 


३८८ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


(३) आन्दोलनके नेतामे अहिसाके प्रति पूर्ण विद्वास नहीं है। यह त्रुटि सफ- 
लताके लिए घातक सिद्ध होगी। जो पुस्तिकाएँ आपने मुझे भेजी है उनमे से' एकके 
अन्तिम पृष्ठपर कविताकी कुछ बहुत ही सुन्दर और बोधक पक्तियाँ है जिनमे बताया 
गया है कि सच्चा धर्म क्‍या है। 

हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


श्रीयुत वी० वी० दास्ताने 
द्वारा कांग्रेस कमेटी 
जलगाँव (खानदेश ) 


अंग्रेजी पत्र (एस० एन० ८६६३) की फोटो-नकलसे। 


२७४. पत्र : बदरुल हुसेनको 


पोस्ट अन्धेरी 
५ अप्रैल, १९२४ 
प्रिय बदरुल हुसैन, 

तुम्हारा पत्र और सो भी स्वदेशी कागजपर लिखा हुआ पाकर बहुत प्रसन्नता 
हुई। तुमने तो मानो मुझे भुला ही दिया है, परन्तु जो लोग भी हैदराबादसे आये और 
जो तुमसे परिचित मालूम हुए मैने उन सभीसे तुम्हारे बारेमें पूछताछ की है। तुम 
अपने स्वास्थ्यके बारेमे क्‍या कर रहे हो? नवयुवक वृद्ध पुरुषोकी चाल क्यो अपनाये ? 
इसलिए आशा करता हूँ कि तुम मुझसे बहुत पहले स्वस्थ हो जाओगे। जब स्वास्थ्यमें 

सुधार हो जाये और हरूम्बी यात्रा कर सको तब जरूर आना। 


हृदयसे तुम्हारा, 
बदरुल हुसेन महोदय 
आबिद मजिल 
हैदराबाद (दक्षिण ) 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ८६६४) से। 


२७५, पत्र: एच० एम० पेरीराको 


पोस्ट अच्धेरी 
५ अप्रैल, १९२४ 
प्रिय पेरीरा, 
गत २५ फरवरीका आपका पत्र मिला, धन्यवाद। 
आपकी भेजी हुई दिलचस्प कतरन भी मिली। राष्ट्रीय आन्दोलनसे सम्बन्ध 
रखनेवाली जो भी खबरे मिले उतकी कतरनें भेजते रहिए। 
आपके पिताजीका मुझे भलीमाँति स्मरण है। आप वहाँ क्‍या कर रहे हैं? 


हृदयसे आपका, 


मो० क० गांघों 
श्री एच० एम० पेरीरा 
मेरिक 
लाँग आइलैंड 
न्यूया्क, यू० एस० ए० 

अग्रेजी पत्र (एस० एन० ८६६६) की फोटो-नकलसे। 
२७६. पत्र: मु० रा० जयकरकों 
पोस्ट अच्चेरी 


५ अप्रैल, १९२४ 
प्रिय श्री जयकर, 
आप रामदासकी सार-सेभाल कर रहे हूँ इसके लिए मेरा हादिक धन्यवाद। 
मेरा खयाल हैं कि आज जो नियमित प्रशिक्षण उसे मिल रहा है उससे उसको लाभ 
पहुँचेगा और उसके चित्तमें स्थिरता आयेंगी। 
आशा है आपकी माताजीके स्वास्थ्यमें सनन्‍्तोषजनक सुधार हो रहा है। कृपया 
उन्हें भेरा प्रणाम कहें। 
हृदयसे आपका, 
श्री मु० रा० जयकर 
३९१., ठाकुरद्वार 
बम्बई 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ८६६७) की फोटो-नकलसे। 


२७७. पत्र : लाला मुल्कराजको 
पोस्ट अन्धेरी 
५ अप्रैल, १९२४ 
प्रिय लाला मुल्कराज, 
पहली तारीखका आपका पत्र मिला, धन्यवाद। 
देशबन्धु दास अभीतक यहाँ नहीं आये है। पण्डित मालवीयजीको बातचीत अधूरी 
छोड़कर बनारस चले जाना पडा। वे इस मासके अन्ततक यहाँ फिर आ जायेगे। 
पण्डित मोतीलालजी यही है। आजकल चलनेवाला विचार-विमर्श जैसे ही समाप्त होता 
है, वेसे ही में जलियाँवाला बाग स्मारकके बारेमें बातचीत शुरू कर देनेकी आशा 
करता हूँ। नकक्‍्शोकी मूल-प्रतियाँ हिफाजतसे रखूंगा और काम हो जानेपर वे आपको 
वापस कर दी जायेंगी। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
लाला मुल्कराज 
अमृतसर 


अग्रेजी पत्र (एस० एन० ८६६८) की फोटो-तकलसे | 


२७८. पन्न : जें० एम० गोकरनको 


पोस्ट अन्धेरी 
५ अप्रैल, १९२४ 
प्रिय श्री गोकरन, 
कर्नाठकर्में कांग्रेस अधिवेशनके स्थानके बारेमें आपका पत्र मिल गया है। में श्री 
गंगाधररावसे इस बारेमे पत्र-व्यवहार कर रहा हूँ।' जिस विवादका उल्लेख आपने 
किया है उसे तूल न मिले इस दिशामें यथासम्भव' प्रयत्न कर रहा हूँ। 
कृपया यह जान लें कि यदि में १९२२ मे डिक्टेटर था भी तो आज नही हूँ। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


जे० एम० गोकरन महोदय, 
अम्वेवाड़ी, डी' ब्लाक 
गिरगाँव, बम्बई 


अंग्रेजी पत्र (एस० एन० ८६६९) की फोटो-नकलसे। 
३. देखिए भगला शीषेक । 


२७९, पत्र: गंगाधरराव देश्पाण्डको 


पोस्ट अन्चेरी 
५ अप्रैल, १९२४ 


प्रिय गंगाधरराव, 


३१ भाचका पत्र मिल गया था। देखनेमे आज ही आया। चूँकि ताजे समा- 
चारोसे अवगत नही हूँ इसलिए मैं यंग इंडिया” में उसकी वाबत कुछ नहीं लिख 
रहा हूं। परन्तु में सदाशिवरावकों एक पत्र भेज रहा हूँ। उसकी नकरू सलग्न है। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 

सलग्नः 

श्रीयुत गंगाधरराव बी० देशपाण्डे 

बेलगॉँव 

अग्रेजी पत्र (एस० एन० ८६७०) की फोटो-नकलसे । 
२८०. पत्र: डी० हनुमन्तरावको 
पोस्ट अच्चेरी 


५ अप्रैझ, १९२४ 


प्रिय हनुमन्तराव, 


आपका पत्र मिला। उसकी लम्बाईके लिए क्षमा माँगनेकी आवश्यकता नहीं 
है। पत्र बहुत रोचक है और उससे प्रकठ होता है कि आप आश्रम तथा प्राकृतिक 
चिकित्साके सम्बन्धमें कितनी दिलचस्पी ले रहे है। मुदिकल यह है कि मैं मूँगफली या 
बादामसे तैयार किया हुआ पेय हजम नहीं कर पाता। मुझे जो जोरकी सग्रहणी हुई 
थी, उससे छुटकारा पानेपर विश्रामके दिनोमें मैंने इस पेयका प्रयोग करके देखा था। 
एक बार फिर आजमाकर देखना चाहता हूँ, परन्तु फिलहाल अपने भोजनके सम्बन्धमें 


मैं कोई ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहता जिससे नुकसानकी सम्भावना हो। आपने 


२३, करनाड सदाशिवराव (१८८१-१९३७ ); वकीछ, सामाजिक कायकर्ता तथा काँग्रेसी नेता। 
कनांटक प्रान्तीय काँग्रेस कमेटीके चार बार अध्यक्ष । 
२, उपलब्ध नहीं है । 


२९२ सम्पूर्ण गाधी वाहमय 
मिट्रीकी पुलिटसके बारेमें लिखा है। अब उसकी जरूरत नही रह गई है क्योंकि घाव 
अच्छा हो गया है। 

सबको प्रेम सहित, 


आपका, 
मो० क० गांधों 
अग्नेजी पत्र (एस० एन० ८६७१) की फोटो-नकलसे। 
२८१. पत्र: एडवर्ड मर्फीको' 
पोस्ट अन्धेरी 


५ अप्रैल, १९२४ 
प्रिय मित्र, 
आपकी शुभकामनाओके लिए धन्यवाद । 
आपने दो शब्द भेजनेको कहा है। भेज रहा हूँ . सत्यकी खोजसे बढकर खोज 
नहीं है। उसमें सफछता पानेका एक ही साधन है और वह है अहिसा --- अपने शुद्ध- 
तम रूपमे। हमने अभीतक उसकी उपेक्षा की है और यही कारण है कि हम जिसे 
सत्य मानते है उसे दूसरोपर बलपूर्वक छादनेकी कोशिश करते है। 


आपका मित्र, 


एडवर्ड मर्फी महोदय, 

मन्‍्त्री, गांधी वलब, 

यंग मैन्स क्रिर्चियन एसोसिएशन 
न्यूबगें 


न्‍्यूयाके, यू० एस० ए० 


अग्नेजी पत्र (एस० एन० ८६७३) की फोटो-नकलसे । 


१, यह पत्र श्री एडबडे मर्फोंक २७ फरवरों वाके पत्रके उत्तरमें लिखा गया था। श्री मर्फीनि अपने 
पत्रमें लिखा था: “ चूँकि इस क्छबंके साथ आपका नाम जुड़ा है इसलिए इसका उद्देश्य आपके जीवनसे 
सम्बन्धित सभी बातोंका अध्ययत करना और उनपर विचार करना द्वो जाता है। हम आपके जीवनका 
अध्ययन बढ़े चावसे करते हैं और उसे बहुत आकर्षक पाते हैं।” (एस० एन० ८३८१ ) 


२८२. पत्र: गॉ्डन लॉको 


पोस्ट अन्धेरी 
५ अप्रैल, १९२४ 
प्रिय श्री गॉडन छा, 
२७ फरवरीके पत्रके लिए धन्यवाद । 
मुझे स्मरण है कि मेरी आपकी भेंट' एक बार हो चुकी है, यह भी याद है 
कि आपने न्यू टेस्टामेंट  (इजीलू) के मोफेट कृत अनुवादकी एक प्रति भी मुझे दी थी।' 
में गाधी क्लबकों भी उत्तर भेज चुका हूँ। 
आपकी शुभकामनाओंके छिए में आपका आभारी हूँ। 
में यग इड़िया' की एक प्रति भेज रहा हूँ। यह उसका सम्पादन भार पुनः 
सँभालानेके बादका पहला अक है। में प्रबन्ध-विभागकों सूचित कर रहा हूँ कि वह 
आपको नियमित रूपसे अक भेजता रहे। 


हृदयसे आपका, 


मो० क० गांधों 


श्री गॉर्डेन लॉ, एम० बी० ई० 
गांधी क्लब 

वाई० एम० सी० ए० 

न्यूबग, 

न्यूयार्क, यू० एस० ए० 


अग्रेजी पत्र (एस० एन० ८६७२) की फोटो-नकलसे। 


१. १९२० में, लाददोरमें। 
२, इन्होंने गाधीजीकों एक अमेरिकी छेखक द्वारा बालकीके सम्बन्धमें लिखी हुईं पुस्तककों एक प्रति 
मेंट की थी। 


२८३. पत्र: डाक्टर म॒ु० अ० अन्सारोकों 


पोस्ट अन्धेरी 
५ अप्रैल, १९२४ 


प्रिय डाक्टर अन्सारी, 

आपका देवदासके नाम दर्देभरा पत्र मैने पढ़ लिया है। 

में मुहम्मद अलीको पहले ही इस बातका आश्वासन दे चुका हैँ कि जबतक 
मेरी उनकी मुलाकात न हो ले तबतक में कोई भी वक्तव्य नही दूँगा। लोग छूगातार 
मुझसे कोई-त-कोई वक्तव्य देनेंको कह रहे है और इसके बावजूद मैने अपने आश्वासनको 
किस तरह निभाया है, वह आप देख सकेगे। मैं स्वयं इस बातके लिए उत्सुक हूँ कि 
हिन्दू-मुस्लिम प्रइनके बारेमें अपने विचार व्यक्त कर दूँ; में वक्‍तव्य प्रकाशित नहीं 
कर रहा हूँ सो केवल इसीलिए कि मुहम्मद अली तथा पण्डित मालवीय चाहते है कि 
में अभी इसे स्थगित रखूं। मैने इसी प्ररइनपर पण्डित मालवीयके साथ कल काफी देर 
तक बातचीत की थी। परन्तु आप यह नहीं चाहते कि मै इन बातोंके बारेमे --- मसरूून 
तिव्बिया कालेजकी घटनाके बारेमें--मौन रहूँ। मे उसके सम्बन्धमें तथा मुहम्मद अलीके 
खिलाफ छगाये गये आरोपके सम्बन्धमे अपने विचार व्यक्त करनेंकी इच्छा जरूर 
रखता हूँ। उन्होने स्वामी श्रद्धानन्दको जो उत्तर भेजा है वह मेरे पास मौजूद नही है। 
यद्यपि में देशी भाषाओंके समाचार-पत्रोंमे जो कुछ लिखा जा रहा है उससे पूरी तरह 
अवगत रहनेकी चेष्टा कर रहा हूँ, परन्तु यह मुझ अकेलेके बसकी बात नहीं है। अगर 
आप हिन्दुओं तथा मुसलूमानोके समाचार-पत्नोमें प्रकाशित चुनी हुई खबरोकी कतरनें मेरे 
पास भेजते रहनेकी कृपा करे तो मैं उनके सम्बन्ध्में यथासम्भव पूर्ण दुढ़ताके साथ 
कारेंवाई करना चाहेगा। इस आम सवालके बारेमे अभी इतना ही। 

ऐसा कोई दिन नहीं गृजरता है जिस दिन में अली-भाइयो तथा उनके 
दु.खके बारेमें न सोचता होऊँ। खिलाफतका प्रइन प्रत्येक मुसलमानको प्रिय है। परल्तु 
अली-भाई तो खिलाफतकी शान और इज्जतको कायम रखनेके लिए अपना जीवन हार 
चुके है। इसलिए में समझ सकता हूँ कि टर्कीकी विधानसभाके निर्णयसे उनके दिरको 
कितना भारी आघात पहुँचा होगा। अमीनाकी मृत्यु तथा शौकत अलीकी गम्भीर बीमारी- 
ने दुःखका प्याला लबालब भर दिया है। मेरी तीत्र इच्छा है कि शौकत अलीकी सेवा- 
शुश्रूषा करने और उन्हे फिर पहले जैसा स्वस्थ देखनेके लिए मैं आपके पास होता। वे 
रोग-दय्यापर लछाचार अवस्थामें पड़े हुए है, यह कल्पना भी बहुत कठिन है। ईर्वर करे 
वे ज्ञीत्र स्वस्थ हो जायें। कितना अच्छा होता कि आपके वहाँ पहुँचनेपर मैं उनसे मिलनेके 
लिए बम्बई आ जाता। परन्तु मुझे इसकी कोशिश नहीं करनी चाहिए। एक बार 
इस प्रकारकी यात्रा कोई कठिन बात नही है; परन्तु आप मेरे तौर-तरीके जानते ही है। 
यदि में अपनी ही मर्जीसि अपने ऊपर लगाये गये प्रतिबन्धनो एक बार तोड़ देता हूँ 


पत्र '. पी० ए० नारियलवालाकों ३९५ 


तो फिर बार-बार उसे तोडना होगा। और तब तो मै कहीका न रहँँगा। इस विश्राम- 
स्थलमे भी मुझे विश्राम नहीं मिछ्ता। दर्शकोकी भीड़ मुझे अकेला नहीं छोड़ती। 
आजसे में लगभग प्रतिदिन कुछ घटोंका मौनब्रत ले रहा हूँ ताकि मुझे शान्तिकी कुछ 
घड़ियाँ मिल जाये और साथ ही आनेवाले पत्रोका जो ढेर बरावरः बढता जा रहा है, उसे 
भी निपटा सकूं। में सोमवारकों तो मौन रखता ही हूँ, अब बधवारकों भी रखा करूँगा 
ताकि यग इंडिया” और “नवजीवन ' के सम्पादन-कार्यको ठीक तरह निभा सकूँ। 

शोौकत अली अपने स्वास्थ्यकी वर्तमान दशामे जुह आयें --- ऐसी कल्पना तक मेरे 
मनमे नहीं आ सकतीं, अत आप उन्हें मार्थेरान ले जाये। अवदय ही जब कभी आप 
एक दितका अवकाश निकाल सके, तब आप जरूर आ जाइए। शौकत अली मुझसे जो- 
कुछ भी कहना चाहते है वह सब मुहम्मद अलीसे सुन रूगा। फिलहाल तो उससे काम 
चल ही जायेगा। अब रही मेरी बात। वास्तवमे अब बहुत कुछ जानना भी नहीं है। 
हाँ, इतना जरूर है कि आपके, अली-बन्धुओके, तथा उन चन्द छोगोके जिनके विचारोकी 
में क॒द्द करता हैँ, ख्यालात जरूर जानना चाहूँँगा। मुझे अब क्या करना है इसके बारेमें 
मेरे विचार लगभग अन्तिम रूप ले चुके है। मैं तो अपना बोझ उतार फेकनेके लिए 
अधीर हो रहा हूँ। 

आपको, अली-भाइयों तथा अन्य सब मित्रोको मेरा स्नेंहाभिवादन । बेगम साहिवा- 
से मेरा सलाम कहनेंकी मेहरबानी कीजिएगा। 


हृदयसे आपका, 
डा० मु० अ० अन्सारी 
१, दरियागंज 
दिल्ली 
अग्नेजी प्रति (एस० एन० ८६७४) की फोटो-नकहूसे | 
२८४. पत्र: पी० ए० नारियलूवालाको 
पोस्ट अन्धेरी 


प्‌ अप्रैल, १९२४ 
प्रिय श्री नारियलवाला, 
आपका पत्र और उसके साथ दस रुपयेका नोट भी मिला, धन्यवाद। 
मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आपने इस' कथनपर विश्वास नहीं किया 
कि में खहर न पहननेवालोको कम प्यार करूँगा। मुझे यकीन है कि मेरा कोई भी 
सहयोगी किसीसे भी ऐसी कोई बात नहीं कहेगा, परल्तु पुनामें एक ऐसा व्यक्ति था 
जो अपने आपको स्वयंसेवक बताता था। उसीने आपसे यह गुस्ताखी की होगी। 
. अब रही खहर पहननेकी बात, तो उसके साथ आप सभी उच्च सदगुणोंको 
क्यो जोड़ते हूँ? निश्चय ही तब तो खहर धारण करनेका अधिकारी शायद ही कोई 


३९६ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


निकले । खद्दर पहनने न पहननेका आधार खदरके अपने गुण-दोष ही होने चाहिए; फिर 
दृष्टिकोण चाहे राजनैतिक हो, चाहे आर्थिक। दरअसल तो खदरका मुख्य पहलू आथिक 
है, राजनैतिक पहल तो उसका एक परिणाम-भर है। मैं दुष्टसे-दुष्ट व्यक्ति तकसे यह 
कहनेमें संकोच न करूँगा कि आप विलछायती कपड़ेके या भारतीय मिलोमे तैयार किये 
गये कपड़ेके स्थानपर खदर पहना कीजिए, क्योकि इस तरह रुई धुनने, सूत कातने 
और कपड़ा बूननेमें जो रुपया हम व्यय करते है वह सब हमारे गरीब भाई-बहनोकी 
मिलता है। इसलिए मैं यही चाहूँगा कि आप खहर पहननेका यह मतलब न ढलगार्य 
कि खददर पहननेवाला व्यक्ति सदगुणोसे विभूषित हो जाता है, लेकिन मुझे इसमें भी 
कोई शक नही है कि खटर पहननेके फलस्वरूप आप अपनी प्रकृतिमें उन सदुगुणोकों 
अधिक अच्छो तरह विकसित कर सकेंगे। 


हृदयसे आपका, 


श्री पी० ए० नारियलवाला 
रोज ली, एल्टामॉन्ट रोड 
खम्बाला हि 

बम्बई 


अग्रेजी प्रति (एस० एन० ८६७५) से। 


२८५. पत्र: सर दिनशा मार्णेकजी पेटिटको 


पोस्ट अन्धेरी 
५ अप्रेल, १९२४ 
प्रिय सर दिनञा पेटिट, 
आपका ३१ मार्चका पत्र मिला, धन्यवाद । श्रीमती सोराबजीके खिलाफ किये गये 
अपने निर्णयके' पक्षमे आपने जो कारण बतलाये है, वे मेरी समझमे आ गये है। 
आपने कपापूर्वक मेरे स्वास्थ्यके बारेमे पूछा उसके लिए में आपका आभार 
मानता हूँ। मेरा स्वास्थ्य धीमी गतिसे परन्तु निरन्तर सुधर रहा है। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
सर दिनशा माणेकजी पेटिट 
४१, _निकोल रोड़ 
बेला्ड एस्टेट 
बम्बई 
अग्नेजी पत्र (एस० एन० ८६७६) की फोटो-नकलसे । 


१, गाघधीजीने श्री पेथ्व्सि श्रीमती सोराबणीकी सहायता करनेका अनुरोध किया था। देखिए “पत्र: 
सर दिनशा भाणेकजी पेटिटको ”, २७-३-२४ । 


२८६. पत्र : जी० बी० तलवलरूकरको 


पोस्ट अन्धेरी 
५ अप्रैठ, १९२४ 
प्रिय डाक्टर तलवलरूकर, 
आपका पत्र मिला, धन्यवाद । 

आपको पत्र भेज चुकनेके बाद डाक्टर दलारू मेरे स्वास्थ्यकी जाँच करनेके लिए 
अपनी साप्ताहिक गहतपर आ गये थे। मैने उनसे उन तीनो मरीजोकी भी जाँच कराई। 
उन्होंने कीकी तथा राधाबहनके लिए कॉड-लिवर आयलकी सुइयाँ छूगानेकी सलाह दी 
और मणिबेनके लिए कुछ गोलियाँ और पीतनेकी दवा तजवीज की। पूनाके चिकित्सक 
महोदय उनके पदचात्‌ आये; उन्होने भी उन तीनो मरीजोको देखा। उन्हे ऐसा रूगा कि 
ये रोगी अवश्य ही रोगमुक्त हो जायेगे। आजकरू इन तीनो बहनोका इलाज वही कर 
रहे है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उनके रोगका शमन हो रहा है, परन्तु उनके 
स्वास्थ्यमें जो भी सुधार हो पाया है उसका कारण मेरे अनुमानसे यह है कि उन्हे पहलेसे 
अधिक आनष्दमय वातावरण और स्वास्थ्यकर समुद्री आब-हवा सुरूभ है। डाक्टरकी 
चिकित्साने कहाँतक लाभ पहुँचाया है इसके बारेमे अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। 
अबकी बार जब डाक्टर दलाल यहाँ आयेंगे तब में उनके साथ उस पूनावाले चिकित्सकके 
इलाजके बारेमें वार्तालाप करूँगा। मेरी दुर्भाग्यपूण स्थिति यह है कि मैं आयुर्वेदिक 
दवाइयोंमें तो विश्वास रखता हूँ परन्तु आयुर्वेद प्रणालीके चिकित्सकोंके निदानमे नही। 
जब कोई रोगी किसी वैद्यका इलाज शुरू करता है तब मेरे मनमे उस चिकित्स।के बारेमे 
इसलिए दका ही बनी रहती है और वह तबतक दूर नहीं होती जबतक' पाइचात्य 
प्रणालीका कोई विध्वसनीय डाक्टर उस वैद्यके निदानकी जाँच न कर छे। मैं इन तीनों 
रोगियोकी हरारतका क्रमिक ब्योरा चार्टके रूपमे रख रहा हँ। जबतक बुखार नहीं 
बढ़ता और मरीज खुशमिजाज बने रहते हैँ तबतक चिन्ताका कोई कारण नही है। थदि 

आप आवश्यक मानें तो आगे क्‍या करना चाहिए सो लिख भेंजनेकी कृपा कीजिए । 


हृदयसे आपका, 
डाक्टर जी० बी० तलवलकर 
अहमदाबाद 


अग्रेजी प्रति (एस० एन० ८६७७) से। 


२८७. पन्न : सरदार मंगर्लसह और सरदार राजासिहको 


पोस्ट अन्धेरी 
५ अप्रैल, १९२४ 


प्रिय मित्रो, 

“ऑनवर्ड स्पेशल ' की १७ मार्चकी प्रति मिल गई है। उसे पढ जानेपर मुझ बडा 
दुख हुआ। क्या आपका ऐसा खयाल नही है कि उसमे आपने अतिशयोक्तिकी भर- 
मार कर दी है और अनेक असत्य बाते ठस दी हैं? आपमे से उन लोगोकों जो इस 
सघर्षके धामिक स्वरूपमें विश्वास रखते है इस प्रकारके हथकण्डोसे काम नही लेना 
चाहिए। यदि ऑनवड्ड को सस्थाकी पत्रिकाके तौरपर चलाना है तो उसका 
सम्पादन-भार ऐसे व्यक्तिको दीजिए कि जो गम्भीर और सत्यपरायण हो। 


हृदयसे आपका, 
सरदार मंगलसिह और सरदार राजासिह 
अमृतसर 
अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ९९५३) की फोटो-नकलसे । 
२८८. पन्न ; के० एस० पणिक्करको 
पोस्ट अन्धेरी 
५ अप्रैल, १९२४ 


प्रिय पणिक्कर, 

आपका १ अप्रैछका पत्र| मिला । आपने उसमें जो-कुछ लिखा है, उससे मुझे कोई 
आइचयें नही हुआ। जो सज्जन यहाँ आये हुए थे वे आपको बतलायेगे कि मैने उनसे 
क्या कहा था। जो स्मृति-पत्र मैने उनको दिया है उसके सम्बन्धमे जबतक मित्रोके विचार 
मालूम न हो जाये तबतक मेरे लिए कुछ भी कहना कठिन है। क्‍या आपको अपने 
सब पत्र नियमित रूपसे मिलते रहते है? आपको मिलनेके पूर्व उनकी छानबीन या 
खोला-खाली तो नही की जाती ? “ ऑनवर्ड स्पेशल ' को पढनेंके पश्चात्‌ किसी प्रकारका 
वक्तव्य कैसे दिया जा सकता है? उस लेखके लेखकर्में धर्म-भावनाका पूर्ण अभाव है 
और पत्रिकार्मे अतिरंजना और असत्य प्रचुर मात्रा्में है। जिस सघर्षके बारेमें धामिकता- 
का दावा किया जाता है परन्तु जिसको अपने समर्थनके लिए उकसानेवाले और असत्य- 


१. पणिककरने इससे पहके २९ माचेकों एक पत्र लिखा था। उस पत्रके साथ उन्होंने जेलकी घटनाओं- 
की जो एक अभनौपचारिक जाँच की थी, उसकी रिपोर्ट भेजी थी । 


पत्र : वालजी' देसाईको ३९९ 


पूर्ण लेखोंकी आवश्यकता पड़े, मेरे लिए उस संघर्षमें दिलोजानसे भाग लेना असम्भव है। 
यह पत्र मित्रोंको पढ़कर सुनाया जा सकता है। आपकी स्थिति बहुत नाजुक है। आशा 
है कि हम छोग जिस सिद्धान्तका दम भरते हैं आप उसके अनुसार आचरण करनेका 
बल और साहस दिखायेंगे। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
श्रीयुत के० एम० पणिक्कर 
अकाली सहायक ब्यूरो 
अमृतसर 


अंग्रेजी पत्र (एस० एन० ९९५४) की फोटो-नकलसे । 


२८९. तार: अलसोड़ा कांग्रेस कमेटीको' 


[५ अप्रैल, १९२४ या उसके पदचात्‌ ] 
धन्यवाद आपका कपापूर्ण आतिथ्य स्वीकार करनेमें असमर्थ हूँ। 
गांधी 
अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ८६७९) की फोटो-नकलसे । 


२९०. पतन्न; वालजी देसाईको 


[ शनिवार, ५ अप्रैल, ,१९२४ के पश्चात्‌ | 
भाईश्री ५ वालजी, 


सचमुच ही पिछली बार भी समयकी बडी कमी रही। दुराग्रह करके जागरण 
तो किया ही नहीं जा सकता। हम लोगोंको ज्यादा आदमी रखनेकी जरूरत नही है, 
इसलिए इसी' बारसे तुम अपनी आखिरी सूचनापर अमलू करना। इसलिए डाक-टिकट- 
के बराबर चौड़ाईकी बात कहता हँ। आशा है कि फिर इस तरहकी भूल नही होने 
पायेगी। “इम्पोस्चर ' को ठीक ही बदल विया। तुमने जो शीर्षक दिया है, उससे मतलूब 


१, यद्द तार अल्मोड़ा कांग्रेस कमेटीके मन्त्री ढवारा ५ अप्रेल, १९२४ को भेजे गये श्स तारके 
उत्तरमें था: “ नव वर्षके अवसरपर बधाई। स्वास्थ्य छाभके लिए अलमोड़ाका जल्वाथु अत्युत्तम । ददरनेके 
लिए बँगकेकी व्यवस्था कर ली गई है। कृपया अवश्य आइये।”” 

२, गांधीजीने यंग हंडियाका सम्पादन-भार ३ अग्रैल, १९१४ को सँभाला था। यहद्द पत्र उसके बाद दी 
छिखा गधा जान पढ़ता है। उक्त शनिवार ता० ५ अप्रैलको था। 


४०० सम्पूण गाधों वाहमय 


अधिक खुल जाता है । टिप्पणियोमे जिन वाक्यांशोंका एक-दूसरेसे सम्बन्ध नहीं है, उनमें 
फेरफार करो तो कोई हज नही है। 

एक परिवत॑न कर देना। अग्रढेखके लिए चौथा पन्ना तय है। उसे छोड रखना। 
सारी टिप्पणियाँ पूरी हो जानेके बाद अग्रल्ेख जहाँ आ सकता हो, वही शुरू कर 
दिया जाये। केवल इतना ही ध्यान रखना है कि उसे पृष्ठके प्रारम्भसे ही शुरू किया 
जाये। यदि ऐसा करें तो हम भीतर जो 'यग इंडिया का नाम और तारीख देते है, 
उसकी जरूरत नहीं रहती। 

इस बार मेरे पास 'यग इंडिया की एक भी प्रति नहीं आई। 

देखता हूँ, तुम्हारे पास पाँच कालमसे अधिक तो तैयार ही पडे हैं। थोड़ा 
आज भेज रहा हूं। और अधिक तो सोमवारकों ही भेज पाऊंगा। थोडी-बहुत सामग्री 
तो कल भी भेजनेकी आशा करता हूँ। कोशिश करूँगा, मगल॒वारको कुछ भी न 
भेजना पड़े। बहुत हुआ तो दो कालम -- ऐसा गणित छगाया है। 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ६२०१) की फोटो-नकलसे। 
सौजन्य : वा[० गरो० देसाई 


२९१. पत्र: महादेव देसाईको 


[६ अप्रेल, १९२४ के पूर्व|' 

भाईश्री महादेव, 

इस पत्रके साथ मे तुम्हें सत्याग्रहके इतिहासके आठ अध्याय भेज रहा हूँ। इस 
बातका ध्यान रखना कि किये गये संशोधनोमे से एक भी संशोधन रह न जाये। 
तुम देखोगे कि सब सशोधन महत्त्वपूर्ण हैं। अन्तिम अनुच्छेदकों मैने हटा दिया है। 

उस अनुवादके बारेमें तुम्हारे मनमें अब भी सनन्‍्ताप बना हुआ है, सो किसलिए ? 
एकाध ही इधर-उधर हो सकता है। 'किगडम ऑफ हेव्न ' का तुमने जौ अनुवाद 
किया था वह सर्वथा दोषरहित है। 

तुम्हारे सामने दो उपाय है। एक तो यह कि तुम अपने दोषकी बात भूल जाओ। 
जैसे कुछ छोग अपने दारीरमे रोगके न होते हुए भी किसी रोगकी कल्पना कर लिया 
करते है, यह ऐसा ही कोई मानसिक रोग हो सकता है। हमें अपने दोषोका भान तो 
होना ही चाहिए। परन्तु उनका अतिरंजन भी ठीक नहीं। सभी मामलोमे एक मध्यम- 
मार्ग होता है, जो वास्तवमें मध्यवर्ती नही, सच्चा मार्ग ही है। दूसरा उपाय यह है 
कि तुम अपनी भीरुता छोड़ दो। अपनी भीरुताकी वजहसे ही तुम दुर्गके कष्टोंके 


१ व २. ये अध्याय नवजीवनमें ६ अप्रैल, १९२४ से एक छेखमाछाके रुपमें प्रकाशित होने छगे 
थे। श्नका अंग्रेजी रूपान्तर १७ अग्रैछसे यंग हंडियामें छपने लगा था। 


भेंट : ऐसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिसे ४०१ 


कारण बन जाते हो। तुमने अपनी इसी दुर्बलताके वशीभूत होकर उस गाड़ीवाले को 
पीट दिया था। उसने तुमपर हाथ उठाया, तो तुम भयभीत हो गये, ऐसा क्यो ? भीरु 
लोग प्राय धैय॑ खो बैठते है। तुम्हारे हृदयमे प्रेम तो भरप्र है, परन्तु तुम सावधानीसे 
आत्मनिरीक्षण नहीं करते। तुममे आत्मविश्वास नहीं है। तुम निरन्तर अपने आपसे 
यह क्यो नहीं कहते कि “में कभी भयके वशीभूत नहीं होऊंगा”, “ जब-जब भूल 
होगी मैं उसे दुरुस्त करूगा।” और किसी चीजसे काम न सरे तो रामनामका मन्त्र 
तो है ही। इस विषयमे मैत्ते जो पत्र मजलीकों छिखा था उसे तुमने पढा था या 
नही ? तुम्हें उसकी नकल मिली ही होगी। 

मुहम्मद अछीके बारेमे पत्र अवश्य लिखता। इस प्रकारके प्रइन दूसरोके मनसे भी 
उठ सकते है। यदि तुम लिखोगे तो मुझे सफाई देनेका अवसर मिर जायेगा। में कर 
तो उस सम्बन्धमे कुछ-न-कुछ लिखूँगा ही। जब मेरा लेख तुम्हे मिल जाये तब लिखना। 
हम दुर्गाका इलाज पूनावाले वैद्यसे करायेगे। क्या वह यहाँ गुरुवारको आयेगी ? वैद्यजी 
ग्रुवारकों आया करते है। दुर्गा यहाँ कुछ दिन ठहरे तो अच्छा होगा। लछोगोकी भीड 
तो यहाँ होगी ही, उसके लिए तैयार रहना। धर्मशालामे तो हर कोई आकर ठहर 
सकता है। प्रदन इतना ही है कि क्‍या वह धर्मशाला सचमुच धामिक है? यदि है तो 
सकुचानेकी क्‍या जरूरत है! 


बापूके आशीर्वाद 
मूल गुजराती पत्र ( एस ० एन० ८७६२ )] की फोटो-तकलसे। 


२९२. भेंट: एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिसे 
[ बम्बई 


६ अप्रैल, १९२४ या उसके पूरब | 

यूनियन असेम्बलीमें वर्ग क्षेत्र विधेयक (क्लास एरियाज बिल) के द्वितीय वाचनके 
अवसरपर श्री डकनने' जो भाषण दिया था उसे में ध्यानपूर्वक पढ गया हूँ। जनरल 
स्मटस और मेरे बीच जो पत्र-व्यवहार' हुआ था वह भेरे पास मौजूद नही है, इड़ियन 
ओपिनियन ' की मेरी फाइल सत्याग्रह आश्रम साबरमतीमें रखी हुई है। वह मैने मेँग- 
वाई है। उसमें उपरोक्त दोनो पत्र छपे हे, परन्तु मुझे वास्तवमे यहाँ अपने कामके लिए 
उनकी आवश्यकता नहीं है। थी डकनके कथनपर मुझे आश्चर्य हो रहा है। इन दोनो 
पत्नोमे ही पूरा इकरारनामा नहीं आ जाता। यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि भार- 
तीय संघर्ष १९०७ में एशियाटिक रजिस्ट्रेशन ऐक्ट (एशियाई पजीयन अधिनियम) से 
प्रारम्भ हुआ था। यही चीज पहले अध्यादेशके रूपमें अस्वीकृत कर दी गई थी 


१. पैथिक डकन, दक्षिण आक्रिक्ती मख्तिमण्डलके सदस्य; १९२७ में वहाके गवनेर-जनरल। 
२. देखिए खण्ड १२। 


५ 


४०२ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


और बादमे उसे ट्रान्सवालकी प्रथम उत्तरदायी विधान सभा द्वारा लगभग जैसाका-तैसा 
पारित कर दिया गया और आगे जाकर १९१४ में यह सघर्ष तीक्नतम हो गया। उस 
अवसरपर सघर्षमे सघके चारो प्रान्त शरीक थे। “निहित अधिकार ' एक ऐसा शब्द 
है जिसकी व्याख्या समय-समयपर होती रही है। मेरा निवेदन यह है कि इकरारकी 
सम्पूर्ण मनोवृत्ति यही सूचित करती थी कि संघ-सरकार निहित अधिकारोको कम न 
करनेके लिए ही वचनबद्ध नहीं है बल्कि १९१४ में मौजूद प्रतिबन्धोंको क्रमशः हटा 
देनेके लिए भी वचनबद्ध है। 

मैने अपने कथनके समर्थनमे सर बेजामिन रॉबर्टसन और श्री एन्ड्रयूजको गवाहों- 
के रूपमे पेश किया है। मैने श्री एन्ड्रयूजसे, जो जनरल स्मद्स तथा मेरे बीच होने- 
वाली समझौता-वार्ताके समय मौजूद थे, पूछा। वे मेरी बातका पूरा समर्थन करते है।' 
जाहिर है कि आठ बरसतक चलनेवाला यह सघर्ष इसलिए नहीं चलाया गया था कि 
मुकम्मिल और सम्मानपूर्ण समझौता हो जातेके परचात्‌ भी सघ-सरकार भारतीयोंको 
उनके मौजूदा अधिकारोसे जब चाहे वचित कर दे। 

श्री डंकनका समूचा भाषण असगतियोकी एक विचित्र प्रदर्शनी है तथा वह इस 
बातका द्योतक है कि सही बात भी नहीं मानी जायेगी। जैसा कि स्वय उस भाषण- 
से प्रकट है, वर्ग क्षेत्र विधेयक (क्लास एरियाज बिल) को पेश करनेका यह कारण 
नही है कि वह यूरोपीयोंकी प्रभुता कायम रखनेके लिए जरूरी है बल्कि यह है कि 
अपना स्वार्थ साधनेके इच्छुक यूरोपीय उसके लिए गुरूगपाड़ा मचा रहे है। श्री डकन 
खुद स्वीकार करते हैँ कि आमत्रजन बन्द हो चुकनेके कारण भारतीयोकी जनसख्या 
क्रमश घटती जा रही है। अलगाव ( सेपरेशन ) और पृथक्करण ( सेग्रीगेशन ) के 
बीच श्री डकनने जो अन्तर दिखाया है, वह छलपूर्ण है। उन्होने जो-कुछ कहा है 
उसके बावजूद में यह बात साहसपूर्वक कह सकता हूँ कि विधेयकके पीछे मशा कुछ 
भी क्‍यों न हो, उसका परिणाम तो यही निकलेगा कि भारतीय प्रवासी बरबाद 
हो जायेगे। 

[ अग्नेजीसे | 
हिन्दू, ७-४-१९२४ 


१, गांघीजीने जो रुख अख्तियार किया था उसका समन करनेवाक़े श्री पन्ड्यूजके वक्‍्तव्यके पाठके 
लिए देखिए परिशिष्ट १२ । 


२९३.  नवजीवन 'के पाठकोंसे 


दो वर्षके वियोगके बाद में आपसे इस पत्रके द्वारा मिल रहा हँ। में 'नवजीवन ' 
को अपने पाठकोके प्रति प्रेषित अपना साप्ताहिक पत्र मानता हूँ। इसके द्वारा आपके 
साथ मेरा सम्बन्ध घनिष्ठ हुआ है। अपने विषयमें तो में कह सकता हूँ कि इस 
वियोगसे यह सम्बन्ध शिथिक होनेकी बजाय ओर मजबूत हुआ है। जबसे में छूठा हूँ, 
आपसे फिर परिचय करनेके लिए छटपटा' रहा हूँ। मुझे जेलमें जब आपके स्नेहकी 
याद आती थी तब में हषेसे फूल जाता था। में बराबर सोचा करता था कि जेलमे 
किये गये चिन्तनका परिणाम में आपके सामने कब प्रस्तुत कर सकूगा। आज में 
अपने विचारको कार्य-रूपमे परिणत कर पा रहा हूँ, इसके लिए में ईश्वरका अनुग्रह 
मानता हूँ। 

में आपसे प्रार्थना करता हूँ कि यदि में आपके सामने कोई नवीन विचार 
प्रस्तुत न कर सकूँ तो आप उकता न जाये। अपने देशकी उन्नतिके लिए मुझे तवीन 
साधन नही मिले है। दो साल पहले हम जिन साधनोसे काम छेते थे उन्हीके द्वारा 
(दूसरोके द्वारा नही) हम अपने ध्येयको प्राप्त कर सकते है, यह विचार मेरे मनमे 
अधिक दुंढ हो गया है। इसी कारण आपको “नवजीवन में इन साधनोके सम्बन्धमे 
मेरी दृढता दिखाई देगी। परन्तु उन्ही, एक ही तरहके, साधनोकी चर्चा ' नवजीवन 'में 
करते रहनेसे क्या लाभ ”? उससे आप ऊब तो न जायेगे ? इसका जवाब तो आप 
ही दे सकेगे। यदि आप ऊब जायेगे तो 'नवजीवन ” पढना बन्द कर देगे। 

मेरा आग्रह यह है कि ' नवजीवन ' घाटा उठाकर न चलाथा जाये। मै तो उसका 
निकलना तभी सफल समझूगा जब उसकी बिक्रीसे ही उसका खत्त पूरा हो जाय। 

सत्य उतना ही पुरातन है जितना कि यह जगत्‌। परन्तु फिर भी हम उससे 
ऊब नहीं जाते। असत्यका आचरण करते हुए भी हमे सत्यका खयाल रहता है। 
वही हमारा मान-दण्ड है। उसका अनुभव-पाठ हमें नित नई वस्तुकी तरह अच्छा 
लगता है। नवजीवन ' के द्वारा आपको जो-कुछ दिया गया है और दिया जायेगा 
वह मुख्यतः अनुभव-पाठ ही था और अब भी होगा। इसीलिए नवजीवन' के 
भविष्यके विषयमे मुझे सन्देह नहीं है। भाई शंकरलाल बैकर और इन्दुलाल याज्षिकने 
जब मुझे “नवजीवन ' के सम्पादकका पद सौपा था तभी मैने उनको यह बता दिया 
था कि यदि “नवजीवन” को चलानेसे कोई लाभ होगा तो वह मुझे और भेरे 
साथियोको नहीं चाहिए। उसका उपयोग किसी स!र्व॑जनिक कार्येमे ही किया जायेगा। 

आपने जो-कुछ किया है वह आश्ासे अधिक है। आपने “नवजीवन का खर्च तो 
चलाया ही, उसके अतिरिक्त हिन्दी नतवजीवन और यग इडिया में जो घाटा हुआ 
उसको भी पूरा कर दिया। मेरे साथियोंने मेरे पीछे जो परिश्रम किया है उसको 


१. सितम्बर १९१९ में । 


४०४ सम्पूर्ण गाधी वाहमय 


बतानेका यह उपयुक्त स्थान नहीं। उन्होने नवजीवन मुद्रणालूयके कार्यों असाधारण 
रूपसे बढाया है। वहाँसे अनेक पुस्तके प्रकाशित हुई है। यदि मैं जेल न गया होता 
तो इतनी पुस्तके कभी प्रकाशित न होती, यह बात मैं जानता हूँ। पहली बात 
तो यह है कि तब उनमे इतना उत्साह ही न होता। उन्होने जल्दी स्वराज्य प्राप्त 
करनेमे अपना भाग नई पुस्तकोके प्रकाशनके रूपमे दिया है। इसके अतिरिक्त यदि 
मै जेल न गया होता तो मेरे हाथसे इतनी पुस्तके प्रकाशित न होती। उन्होंन पुस्तके 
लागत मूल्यमे नहीं बेची है, उनपर कुछ लाभ रखा है। इसमें उनका कोई स्वार्थ न 
था, बल्कि थे यह जानते थे कि यदि बचत होगी तो उसका उपयोग लोकोपकारी 
कार्योमें किया जायेगा। यदि एक पुस्तकपर एक आना मूल्य अधिक रखा गया हो 
तो वह कदाचित्‌ खरीदारोकों भारी नहीं पड़ता, किन्तु यदि खरीदार अधिक हों तो' 
लाभ तो अच्छा हो ही जाता है। मुझे पाठकोंको बताना चाहिए कि इस कार्यमें 
जहाँ लाभ हुआ है वहाँ हानि भी हुईं है। सब पुस्तकोकी खपत एक-सी नही हुई 
है। इस कारण बहुत-सी पुस्तके बिन बिकी पड़ी हैं। 

इन उतार चढ़ावोके बावजूद और यग इडिया” और “हिन्दी नवजीवन' 
पत्रोका घाठा उठानेपर भी पाँच सालमें “नवजीवन 'की हालत इस लायक हो गई 
है कि उसकी आयमें से ५०,०००) छोकोपयोगी कामोमे खर्च किये जा सकते हैं। 
इस रकमको गुजरात प्रान्तीय काग्रेस कमेटीकी माफंत चरखा और, खादीके प्रचारमें 
लगानेका इरादा है। इसका विनियोग इस तरह किया जायेगा, जिससे गरीब बहनों 
और अन्त्यज आदि वर्गोको प्रोत्साहन मिले। 

यह रकम बची है इसके मुख्य कारण तो आप ही है। किन्तु इसमे मेरे 
साथियोका भाग भी है, यदि में यह बात न कहूँ तो में उनके प्रति अपने कत्तेंव्यका 
पालन न करूँगा। स्वामी आननन्‍्दानन्द, जिनके अथक उद्यम और “नवजीवन के प्रति 
अनन्य भक्तिभावसे यह कार्य इतना बढा है, एक पैसा भी नही छेते। इस तन्‍्त्रके 
चलानेमे जो बहुतसे लोग लगे हूँ उनमें से अधिकतर केवल निर्वाह योग्य रकम लेकर 
ही सनन्‍्तोष करते है। जो छोग ' नवजीवन 'में लेख लिखते है मुझे क्या उनका नाम भी 
लेना चाहिए ? उनको कोई वेतन नहीं दिया जाता। यदि मौजूदा वेतन दरोसे इनका 
वेतन रूगाया जाये तो उसकी रकम कमसे-कम १,००० रुपया प्रति मास बनेंगी। 
इसका अर्थ यह है कि यह पाँच वर्षमें ६०,००० रुपये हुईें। अब आप देख सकेगे कि 
५०,००० रुपयेकी जो बचत हुईं है बह कोई बहुत अधिक नही है। यदि “नवजीवन * 
के ग्राहक कम न होते, पुस्तक विभागमें इस समय जो घाटा हो रहा है वह घादा 
न होता और यग इडिया' और “हिन्दी नवजीवन ” अपना खर्च स्वयं चलाते होते 
तो ५०,००० रुपयेकी अपेक्षा कही अधिक बड़ी रकम बची होती। आगे जो भी 
मुनाफा रहेगा उसे हर साहू बॉठ देनेका इरादा है। स्वामी आनन्दानन्दको तो एक 
पाई भी बैकमे रखना पसन्द नहीं। वे मानते है और मैं भी उनसे सहमत हूँ कि 
सावंजनिक सस्थाओके पास रकम जमा पड़ी न रहनी चाहिए। जिस तरह हो सके 
उन्हें ईइवरीय कानूनके अनुसार चलना चाहिए। ईइवर जीवोके लिए रोजका खाद्य 
रोज तैयार करता है। यदि कितने ही लोग अपनी जरूरतसे ज्यादा रकम जमा 


' नवजीवन ' के पाठकोंसे ४०५ 


करके न रखे तो संसारमें कोई भूखा न रहे। फिर सार्वजनिक संस्थाओको स्थायी 
पूँजीपर जीवित रहनेका अधिकार ही नही है। सार्वजनिक सस्थाएँ तभीतक जीवित 
रहनी चाहिए जबतक वे लोकप्रिय हो। जब लोग उन्हें सहायता देना बन्द कर दे 
तब उन्हे बन्द ही कर दिया जाना चाहिए। 

इस बार [लकाभकी रकम खर्चे किये बिना ही | पाँच वर्ष बीत गये इसका 
कारण तो आप समझ ही सकते है। मे जेल गया इससे पहले ही लाभकी इस रकम- 
को लोकोपयोगी' कार्योमें लगानेकी बात चल रही थी। मेरे लगभग समस्त साथी 
भी जेल जानेके लिए निकल्‍ पड़े, इसलिए हाभकी यह सब रकम बिना खर्चंकी हुई 
पड़ी रही। 

इसके साथ ही दूसरी कुछ बाते भी बता दूँ। हिन्दी नवजीवन” और 
'यग इडिया ' को घाठा उठाकर दीर्घ कालतक चलानेका कोई विचार नही है। मुझे 
विश्वास है कि यदि नवजीवन के लाभमें से ये पत्र चलाये जाये तो आपको इससे 
कोई ईर्ष्या न होगी। कदाचित्‌ आप तो यही चाहेगे कि ये पत्र इस तरह भले ही 
चलते रहे। किन्तु मेरी मान्यता यह है कि पत्रोकों इस तरह चलानेकी पद्धति बुरी 
है। इसीलिए में पाठकोंको सावधान कर रहा हूँ कि यदि इन पत्रोका घाटा अधिक 
समयतक जारी रहेगा तो इन्हे बन्द ही कर देता चाहिए। 

पाठकों, आप नवजीवन ' को अपना शौक पूरा करनेके लिए नहीं पढते बल्कि 
यह जाननेके लिए पढ़ते है कि देशमें जो यज्ञ हो रहा है उसमे आपका सेवा-स्थान 
कहाँ है। यदि नवजीवन ' के पाठक ही अपना कत्तेंव्य अच्छी तरह समझ हे तो 
आप यह निरदिचित मानें कि स्वराज्य हस्तामलूकवत्‌ ” है। 

स्व॒राज्य प्राप्त करनेके लिए केवल सच्चे और शानन्‍्त सिपाहियोंकी जरूरत है। 
सच्चे कामके लिए कभी पैसेकी तगी' नहीं हो सकती। हमारा हथियार है सूत्र-चक्र -- 
चरखा। हमारा गोला-बारूद है सूतके गोले। एक सज्जन बन्दूकके आकारका चरखा 
बनाकर मेरे पास रख गये हैं। उसके साथ उन्होंने कारतूसोसे' भरी पेटी' भी लगायी 
है। इस पेटीमें रखी पूनियाँ ही कारतूस है। इन महाशयका यह परिश्रम सूचित 
करता है कि चरखेपर उनका विश्वास कितना गहरा है। हम आजतक स्वराज्य नहीं 
प्राप्त कर सके, इसका कारण साधनका दोष नहीं बल्कि साधन-विषयक अविश्वास, 
उद्यमकी कमी और कार्य-दक्षताका अभाव इत्यादि है। नवजीवन इस बातका 
प्रयत्व करेगा कि आपको ये खामियाँ बार-बार दिखाई जाये और आपने अबतक जितनी 
देश-सेवा की है उसमें वृद्धि हो। में चाहता हूँ कि आप उसमे सहायक हों। 

आपका सेवक, 
मोहनदास करमचन्द गांधी 
| गुजरातीसे ] 
नवजीवन, ६-४-१९२४ 


२९४. टिप्पणियाँ 


सक़्का फल मीठा होता है 


मैं जानता हूँ कि नवजीवन ' के पाठक कौसिल-प्रवेशके सम्बन्ध मेरे विचार 
जाननेको उत्सुक है। छेकिन अपने विचारोको प्रकट करना मेरे लिए कोई आसान 
बात नहीं है। कौसिलोमे जाना चाहिए अथवा नहीं, यह सवाल एकदम नया हो तो 
मैं तुरत्त जवाव दे सकता हूँ कि नहीं जाना चाहिए। उसके खिलाफ मेरा विरोध 
अब भी कायम है। लेकिन काग्रेसने'! कौसिलोके चुनाव लड़नेमे लोगोको छूट दी और 
जो लोग उसके इच्छुक थे वे उनमे जा भी चुके है, ऐसी स्थितिमें क्या करना चाहिए 
यह प्रश्न पूछना जितना आसान है, इसका उत्तर देनेका काम उतना ही मुश्किल 
है। इसके अतिरिक्त जो कौसिलोंमें जानेके पक्षमे है, वे जनताके महान्‌ नेता है। 
उन्होने यह निर्णय कैसे किया, यह बात मुझे उनके मुँहसे ही समझनी चाहिए। उनमे से 
कईने बडे-बडे बलिदान दिये हैं। उनकी सेवा दीर्घ-कालकी है। उनका स्वदेश-प्रेम 
किसीसे कम नहीं है। इसलिए बहुत अच्छी तरहसे विचार किये बिना में इस 
सम्बन्धमे कुछ भी नही कहना चाहता। पाठकोकी भी वही इच्छा होती चाहिए। इस 
सम्बन्धमे मेरे विचारोका मूल्य भी तो इसी बातसे ऑका जायग्रेगा कि उनके पीछे 
कितना गम्भीर चिन्तन है। इसके अलावा मुझे इस बातका भी ध्यान रखना है कि 
में जानबूझकर तो अपने विचारोका सरकारके हाथो दुरुपयोग न होने दूं। इसलिए 
में फिलहाल पाठकोसे सन्नसे काम लेनेकी प्रार्यंता करता हूँ। 

हिन्दुओ और मृसलमानोक्रे बीच अनेक स्थानोपर जो फूठ पड गई है उसे पाटना 
मेरी नम्न रायमें बडेसे-बडा प्रइन है। भिन्न-भिन्न मतावलम्बियोमे जबतक सच्चा प्रेम 
न हो तबतक स्वराज्य अथवा सुखकी आशा ही नही की जा सकती। इसके बिना 
सब प्रयत्न बेकार है, यह मेरा दृढ विश्वास है। इस फूटकों पाटनेके सम्बन्धमें अपने 
विचारोको व्यक्त करनेके लिए मैं स्वय व्यग्रन हैँ, लेकिन इसके सम्बन्धमें भी में पाठको- 
से धीरज रखनेकी प्रार्थना करता हूँ। इसके बारेमें भी मुझे पहले नेताओके साथ 
चर्चा करनी चाहिए। 


नेताओंसे मुलाकात 


भारतभूषण पण्डित मालवीयजी, हकीम अजमलशाँ साहब, पण्डित मोतीलालजी 
आदिसे में तथ्योशी जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ। उनके विचारोकों समझनेका प्रयत्न 


१, सितम्बर १९२३ में दिल्लीमें हुए कांग्रेसके विशेष अधिवेशनमें स्वराज्य-दलकों कॉसिलेके चुनाव, 
जो वर्षेके अन्तमें द्वोनेवाढे थे, लद़नेकी अनुमति दी गई थी । कुछ दिन बाद, जब दिसम्बरमें कोकोनाडामें 


काग्रेसका वार्षिक अधिवेशन हुआ उस समय स्वराज्य-इक़के निर्वाचित सदस्योंकों प्रवेशकी इजाजत दे दी 
गई थी। 


गुजरातकी तैयारी ४०७ 


कर रहा हूँ। थोडे ही दिनोंमे मौलाना मुहम्मद अली आ जायेगे, इस आशयका उनका 
तार मिला है। चौथी तारीखके बाद देशबन्धु चित्तरजन दासके भी आनेकी सम्भावना 
है। में इनसे मुलाकातकी बाठ जोह रहा हूँ। 
इस बीच 

कोई मेरे विचारोकी बाठ देखते हुए बैठा न रहे। में कोसिलोमें प्रवेशके सम्बन्धमे 
चाहे जो भी विचार व्यक्त करूँ इससे न तो चरखेंकी प्रवृत्तिमें कोई परिवर्तेन होगा 
और न. राष्ट्रीय शिक्षामे। इन दोनों कार्योमें अगर हम अपना सारा समय छगाये 
तो भी उन्हें न तो तुरन्त पूरा किया जा सकता है और न सुव्यवस्थित बनाया जा 
सकता है। और यह न हुआ तो हम कभी भी सविनय अवज्ञाके लिए तैयार होनेवाले 
नही हैं। 

इसी तरह हिन्दू-मुस्लिम एकताकी में भले ही कोई दवा क्‍यों तः सुझाऊं फिर 
भी एक-दूसरेके प्रति सच्चा प्रेम रखनेकी जरूरत तो सदा बनी रहेगी, इसमें कोई 
भी परिवर्तन नहीं होनेवाला है। हमे एक-दूसरेकी सेवा करनी है, उसके सम्बन्धमे 
कोई भी शका नहीं होनी चाहिए। इस तरह विचार करनेपर हमे मालूम पड़ेगा कि 
में जब अपने विचारोको अभिव्यक्त करूँगा तब हमे आज जो कार्य करने है उन्हें 
उस समय और भी दृढ़तासे निभाना होगा। इसलिए जिन्हें मेरे विचारोके प्रति श्रद्धा 
है, वे अगर अबतक अपने कत्तेव्यके प्रति छापरवाह और जआालसी रहे हैं तो उन्हें 
आलस्य छोडकर जाग्रत हो जाना चाहिए और अपने करत्तंव्यमें जुठ जाना चाहिए 

[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, ६-४-१९२४ 


२९५, गजरातकी तेयारी 


गजरातका पिछले दो वर्षका इतिहास उसकी कीतिको बढानेवाला है। जिस 
बातसे गजरातकी कीति हो उससे सारे देशकी कीति भी होती है। हमारा काम एंसा 
है कि उसकी जिस बातसे एक प्रान्तको रछाभ हो, उससे समस्त भारतवर्षकी राभ 
होता है। अत. जिस हृदतक गुजरात आगे बढोा है उस हृदतक सारा देश आगे बढा' 
है। वललमभाईकी' कार्य-दक्षता हरएक काममे दिखाई पडती है। जैसे वे है वसे ही 
उनके साथी है। बोरसद-सत्याग्रह उनके उद्यमका उज्ज्वल उदाहरण है। 

बोरसद-सत्याग्रह खेडा सत्याग्रहसे' बहुत ऊँचे दरजेका है। खेंडाकी जीत केवल 
मानकी जीत थी। अहमदाबादके मिरू-सजदूरोकी जीत मेरे उपवासके कारण फीकी पड़ 
गई थी, क्योकि मिल-मालिकोपर उस उपवासका नाजायज दबाव पड़ा था।' 


१, सरदार वरलभभाई पटेल (१८७५-१९०० ) । 
२, देखिए खण्ड १४। 
३. देखिए खण्ड १४, पृष्ठ २०७३-७८ । 


४०८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


बोरसदमें तो सत्याग्रहकी ही पूर्ण विजय हुई। उसमें मान और अर्थ दोनोकी 
रक्षा हुई और उसमें किसी दूसरे जायज या नाजायज साधनकी खिचडी बिलकुल 
नही हुई। 

यह भी खयारऊ करनेकी जरूरत नहीं कि परिस्थिति अनुकूल थी, इसलिए जीत 
हो गई; क्योकि गवर्नर भले आदमी निकले। गवर्नरकों व्याय करनेके लिए हमे 
अवश्य धन्यवाद देना चाहिए। परन्तु क्या सगदिल हाकिम बोरसदके शुद्ध आग्रहको 
दबा सकता था? श्रद्धावान्‌ छोग तो यह भी मानेगे कि सात्विक कामको करनेवाले 
लोग भी यदि प्षात्विक हो तो परिस्थितियाँ अपने-आप अनुकूछ हो जाती है। सत्या- 
ग्रहक्ा कायदा ही यह है कि विरोधीको मित्र बनाये --दूसरे शब्दोमे सात्विक 
परिस्थिति उत्पन्न करे। 

यदि बोरसदका सत्याग्रह करके गृजरातने विश्राम किया होता तो भी कोई 
उसकी ओर अंगुली न उठा पाता। परन्तु सत्याग्रहीकों आराम कैसा ? नित्य नया 
उद्यम ही उसका वेकेशन ' है। सत्याग्रहका अर्थ अन्तर्देशन ' भी किया जा सकता है। 
बोरसदमे लोगोने अन्‍न्तर्दे्शन' किया तो उन्हे दिखाई दिया कि बोरसदपर बतौर सजाके 
जो पुलिस बिठाई गई, उसमें कुछ दोष उसका भी था। एक दोषको देखनेपर दूसरा 
अपने-आप दिखाई देने लगता है। इसलिए अब वहाँ आन्तरिक सुधारका काम हो 
रहा है। सरकारसे जूझनेकी अपेक्षा यह काम अधिक कीमती और अधिक कठिन है। 
सरकारसे हूडकर विजय प्राप्त करना मानो खेतकी निराई थी। अब फसल पैदा 
करना और उसे काटनेकी मेहनत करता है। उसमे अधिक कठिताइयाँ है, और 
इसलिए अधिक समयकी जरूरत है। सुनता हूँ, यह काम भी अच्छी तरह चल रहा है। 
इस कामकी सफलतासे ही बोरसद तहसीलकी जनताकी और स्वयसेवकोकी शक्ति 
और योग्यताकी परीक्षा होगी। 

असहयोगके अन्य अंगोके बारेमें भी गृजरातके विफल होनेकी कोई आशका 
नहीं है। असहयोगी स्कूल जितने गुजरातमें है उतने अन्य प्रान्तोमे नहीं है। खादी- 
प्रचार, अस्पृश्यता-निवारण आदियें गुजरातने काफी-कुछ किया है, दूसरे प्रान्तोकी 
तुलनामें उसे शरमाना पड़े, ऐसी बात नही है। हिन्दू-मुस्लिम एकतामे भी किसी तरहको 
दरार नही पड़ी है, यद्यपि में देखता हूँ कि आसपासके वातावरणका असर उसके ऊपर 
भी कुछ हुआ है। इन सारे कार्योके लिए में गुजरातको धव्यवाद देता हँ। छेकिन 
साथ ही यह कह देता हूँ कि जो हुआ है उसकी अपेक्षा अभी जो दोष बवा है वह 
बहुत ज्यादा है। हमारी राष्ट्रीय शालाओमे जो शिक्षण दिया जा रहा है उसे वस्तुत' 
राष्ट्रीय बनाना अभी शेष है। शालहाएँ भी अभी सख्यामे कम ही है। खादी-प्रचार 
अभी बहुत बढ़ाना है। अभी घर-घरमें चरखेकी स्थापना नही हुई है। अन्त्यजोकी 
सेवार्में काफी कमियाँ दिखती है। उसके लिए अनेक उद्यमी, कुशल और चरित्रवान 
सेवकोकी आवश्यकता है। जबतक इन सब विशाओमे सनन्‍्तोषजनक प्रगति नहीं होती 
तबतक हम चेनसे नहीं बैठ सकते। 


१. सर छेस्की विलसन। 


श्रीमती सरोजिती और खादी ४०९ 


इस तमाम कामका जब में विचार करता हैं, तब जेलकी शान्ति याद आती है। 
पर मे जानता हूँ कि यह तो कायरताकी निश्ञानी है। मै जेलमे था तो लोगोने मझे 
छुडानेकी भारी कोशिश की। परन्तु स्वराज्य मिलनेसे पहले छटकर क्या मुझे शान्ति 
मिल सकती है” बाहर निकलनेके बाद मैने इस बातको अधिक अनुभव किया है कि 
जेलका निवास भी मनोविनोदका एक प्रकार हो सकता है। बाहर आनेपर इन कामोमे 
क्या भाग ले सकूंगा--इस बातका विचार करते हुए अपनी कमजोरीकी सुध मुझे 
दुख देती और शभिन्दा करती है। फिर इस भयसे मेरा दुःख और बढ जाता है 
कि अब में बाहर आ गया हूँ इसलिए मुझे छडानेके लिए जो उत्साह छोगोमें था 
हैं शायद मन्द पड़ जायंगा। अतएवं में गुजरातके छोगोकों उस चेतावनीकी फिर 
याद दिलाता हूँ, जो मैने दो साल पहले दी थी। हमारे तमाम काम स्वराज्यके निमित्त 
होने चाहिए। जबतक सारा हिन्दुस्तान जेलमे पड़ा है तबतक हम खामोश बैठ ही 
नही सकते। में गुजराती भाई-बहनोसे यह चाहता हूँ कि आपका जो प्रेम मेरे प्रति 
है, उसे आप स्वराज्य-सम्बन्धी कामोमे ही रंगाये। 
| गुजरातीसे | 
नवजीवन, ६-४-१९२४ 


२९६. श्रीमती सरोजिनी और खादी 


जब मे पूनाके अस्पतालमें था तब मुझे पूर्व आफ्रिकासे एक पत्र मिला था। 
उसमे पूर्व आफ़रिकाके हिन्दुस्तानियोंको खादी पहननी चाहिए या नहीं, इस विषयपर 
श्रीमती सरोजिनी नायडूके विचार दिये गये थे। पत्र तो खो गया, परन्तु उसमें उद्धृत 
इन विचारोका, जिन्हें प्रेषकन श्रीमती नायडूका बताया है, सार इस प्रकार है ' 

“ गाधीजीकी राय है कि खादीका ब्रत केवल हिन्दुस्तानके लिए है। विदेशोंमें 
उसकी जरूरत नही है, यही नहीं बल्कि वहाँ उसे छोड़ देना चाहिए और अग्रेजी 
लिबासः पहनना चाहिए। यदि गांधीजी खुद पूर्व आकफ्रिकामें आये तो वे खादीकी 
लेगोठटी नहीं पहनेगे, बल्कि श्री वर्माकी तरह विलायती कपड़े पहनेंगे और आपको 
भी ऐसा ही करना चाहिए। 

मुझे इस बातमें सन्देह है कि श्रीमती नायडूने ऐसी बात कही होगी। पूर्व 
आफ्रिकी पत्र-लेखकने इन विचारोके सम्बन्ध मेरी राय माँगी है। वे लिखते है कि 
पूर्व आफ्रिकामे बहुतसे हिन्दुस्तानी खादीके कपडे पहनते है और खादीकी टोपी भी 
लगाते है। वे सब लोग श्रीमती नायड्के भाषणसे उलझनमे पड गये है। 

में मानता हूँ कि खादीका ब्रत विदेशोके लिए नहीं है। विदेशोंमे इस ब्रतका 
पालन बहुत बार नितान्त असम्भव भी हो जाता है। फिर इस ब्रतका उद्देश्य है 
भारतकी आथिक आजादी, अत भारतसे बाहर उसका पाछन करनेकी आवश्यकता 
नही। परल्तु मेरी यह राय न तो पहले थी और न अब है कि विदेशोमे जहाँ खादी 
आसानीसे पहनी जा सकती है, वहाँ भी न पहनी जाये। मेरा खयाहू यह भी है 


४१० सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 


कि श्रीमती नायडू भी ऐसी राय न देगी। खादी पूर्व आफ्रिका, अदन आदि प्रदेशोंमे 
आसानीसे पहनी जा सकती है। वह दक्षिण आफ्रिकामें भी गर्भियोमे पहनी जा सकती 
है। मतलब यह है कि गरम मुल्कोमे खादी पहननेमे दिवकत नहीं होगी। फिर, घरके 
अन्दर तो ज्यादातर चीजे खादीकी ही होनी चाहिए। 

पर हाँ, म यह राय जरूर दूँगा कि यदि हम ऐसे देशमें जायें जहाँ कपास 
पैदा होती हो और खादी बनती हो तो वहाँ हमें वहीका बना कपड़ा पहनना चाहिए । 
जो नीति हम भारतके लिए चाहते है वही दूसरे देशोके लिए भी होनी चाहिए। 
जिस प्रकार यहाँ आनेवाले विदेशियोको इस देशमे जो सामान मिलता है उसीका इस्ते- 
माल करना अभीष्ट है, उसी प्रकार हमें भी दूसरे देशोमे करना चाहिए। पूर्व आफ्रिका 
आदि देशोमे तमाम कपडा विदेशोसे ही आता है। हमने कभी नहीं सुना कि वहाँ 
कपडा बनता है। अत. हमे वहाँ खादी इस्तेमाल करनेका अधिकार है, यही नहीं 
बल्कि मेरी मान्यता है कि उसे भरसक इस्तेमाल करना हमारा धर्म है। सत्याग्रह- 
सप्रामके दरम्यान ज्यो-ज्यों मेरे विचार पुष्ट होते गये और ज्यो-ज्यो मैने सादगी और 
गरीबीकी ज्यादा जरूरत देखी त्यों-त्यो मैं सादगी अखत्यार करता गया और अच्तमे 
हिन्दुस्तानसे आनेवाला कपडा पहनने छगा तथा मैनें अपना लिबास हिन्दुस्तानी 
सजदूरकी तरह बता छिया। उसके बाद मैने यही लिबास, अर्थात्‌ मद्रासियों-जैसी 
लुगी और कुरता पहना। मैं जाड़ेमे मोटे लट्ठेके दो कुरते पहनता। टोपी छोड़ 
दी थी। मै इसी लिबासमें तमाम हाकिमोसे मिलता था। -परन्तु इससे मेरे अग्नेज 
मित्रों अथवा हाकिमोकों वुरा छगा हो, यह मैने नहीं देखा। में मजदूरोकी ओरसे 
लड़ाई छड़ रहा था। मुझे उनके जीवन और लिबासका अनुकरण करते हुए देखकर 
कितने ही अग्रेज मित्र धन्यवाद भी देते थे। यहाँ यह सब कहनेका मतरूब इतना 
ही है कि यदि हम विदेशोमे इतने ही कपड़े पहने, जिनसे हमारे अवयव ढक जाये 
तो पर्याप्त है। 

श्रीमती नायडूके भाषणके प्रेषित अशमें एक मुद्दा ध्यान देने योग्य है। उनके 
भाषणका सम्बन्ध हमारी कुटेवोसे था। उसमें हमारी गन्दगी और भोडेपनका वर्णन 
था। अशत* यह आरोप सच है। लिबास खादीका हो अथवा दूसरे कपड़ेका परन्तु 
यदि वह मैला, और भोडा हो तो आँखोंको अच्छा नहीं दिखाई देता। सुघडताकी 
जरूरत श्रृंगारके लिए नही बल्कि स्वच्छता और शिष्टताके लिए है। उसी लिबासको 
एक मनुष्य भद्दे तरीकेसे पहने तो वह भोडा मारूम होता है और इसी को दूसरा 
ठीक तरहसे पहने तो सुघड मालूम होता है। इससे मर्यादाका पालन होता है और 
दूसरोके प्रति आदर-भाव व्यक्त होता है। हमें इसमे गफलत न' करनी चाहिए। 
शिष्टतायुक्त सुघडता और ःश्गारमें बहुत थोड़ा अन्तर है। परन्तु उस अन्तरकों कायम 
रखनेकी बड़ी जरूरत है। मेरे कहनेका यह आशय बिलकुल नहीं है कि हम प्रत्येक 
क्षण आईनेमें देखकर अपनी वेष-भूषा ही ठीक किया करे। पूर्व आफ्रिकाके छोगोके 
सम्बन्धमे तो मुझे ऐसा डर भी नही है। तो हम जो कपड़े पहनें उनमें मैल जरा 
भी न होना चाहिए। सफेद खादीके कपडे नित्य धोये जाने चाहिए। हम हिन्दुस्तानमे 
तो एक छोटी-सी घोती पहनकर मर्यादाका पाछून कर सकते है। हिन्दुस्तानकी' उत्कृष्ट 


अस्पृश्यता और दुूरदुरानेकी मनोवृत्ति ४११ 


सभ्यता तो ऐसी है कि मेरे जैसोका मात्र-लंगोटी पहनना भी अशिष्ट नहीं माना 
जाता। यहाँ लिबाससे परीक्षा नहीं होती। परन्तु दूसरे देशोमे लँगोटी काम नहीं दे 
सकती । यदि मुझे विदेशोमें जाना पड़े तो में लँगोटीको खुशीसे सन्दूकमे बन्द करके 
रख दूंगा। दूसरे देशोंमे घुटनोतक पाँवोको ढकनेकी जरूरत मालूम होती है। जैसा 
देश बसा भेस” यह कहावत सर्वथा निरर्थक नहीं है। यदि हम बिना जरूरत ऐसा 
काम करे जिससे दूरारे देशोके लोगोके मनको आघात पहुँचे तो इसे सब लोग अशिष्ट 
ही कहेगे। में इसे हिसा कहूँगा। अधशिष्टतामे हिसा होती ही है। 

पूर्व आफ्रिकाके पत्रपर विचार करते हुए यहाँ में यह भी बता दूँ कि वहाँ 
खादी-प्रचार किस तरह किया जा सकता है। पूर्व और दक्षिण आफ्िकामे सिले हुए 
कपड़े बहुत जाते है। वहॉके आदिम निवासियों तथा हिन्दुस्तानियोके इस्तेमालके 
कपड़े यहाँसे वनवाकर ले जाये जा सकते है। वहाँफे होशियार व्यापारी थोड़ा 
प्रयत्न करे तो लाखों रुपयेकी खादी बड़े मजेमें बेच सकते है। हिन्दुस्तान अभी उतनी 
खादी तैयार नही करता जितनी उसके लिए जरूरी है। खादीकी बुनाई और बिक्री 
अभी सिन्धुर्में बिन्दुके बराबर है, यह में न जानता होऊँ सो बात नहीं। किन्तु खादी- 
प्रचार अभी इतना मन्द है कि कितनी ही जगह खादी भरी पडी है। यह बात 
कितनी आश्चर्यजनक और कितनी दुःखजनक है। इसीका विचार करके मैने पूर्वोक्‍्त 
सुझाव दिया है। गुजरातमें जमा खादी तो दक्षिण-आफ्रिकाका एक ही व्यापारी 
आसानीसे ले जा सकता है। 

[ गुजरातीसे | 


नवजीवन, ६-४-१९२४ 


२९७. अस्पृ्यता और दुरदुरानेकी सनोवृत्ति 


हिन्दुओके पापका पूज कोई छोटा-मोटा नही है। शास्त्र परमार्थंकी शिक्षाके लिए 
है किन्तु हमने उन्हें स्वार्थका साधन बना दिया है। शास्त्रमें निहित शाश्वत सिद्धान्तों- 
को छोड़कर हमने उनके उन शलोकोको स्थायी रूप प्रदान किया है जो केवल अस्थायी 
व्यवहारके लिए उपयोगी थे और इस तरह दुराचारको धर्मके स्थानपर प्रतिष्ठित 
कर दिया है। मेरी आत्मा इस बातकी दिन-प्रतिदिन अधिक साक्षी देती जाती है 
कि अस्पृश्यता एक ऐसा ही दुराचार है। और मानो अस्पृश्यताका पाप पर्याप्त न 
हो, उसकी इस कमीको दूर करनेके लिए अब उन्हे दूर रखनेके पापकी खोज की 
गई है। दक्षिणमें अर्थात्‌ मद्रासमे तो उस पापसे छोग परिचित है। छेकिन इन दुर- 
दुराये जानेवाले लोगोकी सेवाके लिए और अपने पापके प्रायश्चित्तके लिए, काग्रसके 
स्थानिक हिन्दू सदस्योने त्रावणकोरमें सत्याग्रह आरम्भ किया है। ब्रावणकोर हिन्दू 
राज्य है। वहाँ अस्पृश्योको दूर रखनेका यह पाप पूरे जोरके साथ फैला हुआ है। 


१. वाश्कोममें हिन्दूके प्रतिनिधिने इस सत्याग्रदके सम्बन्ध गांधीजीसे भेंट की थी और गांधीजीने 
१७ भमईको वाइकोम सत्याग्रह समितिके प्रतिनिधियोंति बातचीत की थी। 


४१२ सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 


इसका अर्थ भी अनेक गुजराती नहीं जानते होगे। शब्दकोषमें उसके लिए कोई शब्द 
भी नहीं है। शास्त्रोमे हो भी कैसे सकता है” उसका अर्थ है अस्पृश्य लोगोंका अन्य 
हिन्दुओसे अमुक दरीपर रहता तथा चलना। अस्पृश्योकी छाया-मात्रसे अन्य हिन्दू और 
मुख्य रूपसे ब्राह्मण अपवित्र हो जाते है, इस मान्यताके कारण उन्हे जहाँ ब्राह्मण आदि 
चलते हो उन रास्तोपर चलते हुए अमुक गजके अन्तरपर चलना पडता है। यदि 
बे ऐसा न करे तो उनपर गालियोकी बौछार और मार भी पड सकती है। त्रावण- 
कोरमें कितने ही ऐसे रास्ते भी है जहाँ इन बेचारोंको प्रवेश भी नहीं करने दिया 
जाता। इस असहनीय दूषणसे दु खी होकर, जैसा ऊपर कहा गया है, वहाँकी कामग्रेसके 
हिन्दुओने सत्याग्रह आरम्भ किया है। ये दुरदुराये जातेवाले हिन्दू जिस रास्तेपर 
चलनेके अपने अधिकारकों सिद्ध करना चाहते है उस रास्तेपर एक इतर हिन्दूको 
लेकर प्रवेश करते है। इस तरहसे हमेशा तीन-तीन व्यक्ति एक साथ जाते है और 
पकडे जाते है। इस तरीकेसे तीन व्यक्तित पकड़े जा चुके है और छ' महीनेकी सजा भोग 
रहे है। यदि यह सत्याग्रह शान्तिपूर्वक और लगातार चलता रहा तो लोगोकी जय 
होगी, इसमे तनिक भी सन्‍्देह नही है। 

उत्तर हिन्दुस्तानमें इस दोषको दूर करनेके लिए जुटे हुए हिन्दू इससे भी बहुत 
आगे बढ़ गये है। भारतभूषण मालवीयजीकी मददसे और उनके नेतृत्वमे अन्त्यज 
हिन्दू कुएसे पानी भरते है। अस्पृश्यताका दोष तो, मालूम होता है, अनेक स्थानोपर 
नष्ट हो गया है। अब अस्प्ृश्य माने जानेवाले भाइयोको कुएका उपयोग करनेकी 
सुविधा मिलने लगी है। दाहोद ताल्लुकेके मन्त्रीने ऐसी एक घटनाका समाचार 
दिया है।' वे लिखते है कि स्थानीय बोड्डके कुएसे अन्य हिन्दू अन्त्यजोकों पानी 
नही भरने देते थे। एक बृुनकरने, जिसने वर्नाक्यूछरकी अन्तिम परीक्षा पास की है, 
इस कुएसे पानी भरनेकी हिम्मत की और अपने अन्य जाति-भाइयोको समझाया। वे 
समझ गये और कूँएसे पानी भरने गये। अन्त्यजेतर हिन्दुओने विरोध करनेका प्रयत्न 
किया लेकिन सब-इन्स्पेक्टरने उनकी मदद नहीं की और उन्हें समझाया कि जब 
सारे देशमें इस प्रतिबन्धके विरुद्ध आन्दोलन चल रहा है तब उन्हें इसका विरोध 
नही करना चाहिए। फलस्वरूप अन्त्यजेतर हिन्दू भाई शानन्‍्त हुए। बात अच्छी तरह 
निपठ गईं कही जा सकती है। लेकिन इस घटनासे पता चलता है कि अभी गुजरात- 
में भी अन्त्यज भाइयोंको सावंजनिक कुँओसे पाती भरनेसे रोका जाता है। दाहोदके 
हिन्दू भाइयोको में बधाई देता हूँ, लेकिन साथ ही दाहोद समितिको सुझाव देता 
हैँ कि वे लोग अन्त्यजवाड़ेमे जाकर उन्हे सफाईका वोध कराये, घडा आंदि साफ 
रखनेकी सझाह दे। यदि ये सुधार इसके साथ ही नहीं हुए तो यह जो शुभ आरम्भ 
हुआ है, इसी बीच सम्भव है कि अन्त्यजोको पानी भरते देनेकी बातका विरोध 
फिरसे होने लगे। मैने सुता है उत्तरमें कई जगह ऐसी घढनाएँ हुईं भी है। 

[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, ६-४-१९२४ 


१. बादमें यह समाचार गछत पाया गया था। देखिए “ भूल-सुपार ?””, २७-४-१९२४ 


२९८, पत्र: एलिजाबेथ दार्पको 


पोस्ट अन्धेरी 
६ अप्रैल, १९२४ 
प्रिय कुमारी शापे, 
आपके हादिक और स्पष्ट पत्रके लिए धन्यवाद । 
मैं जानता हूँ कि आपने जो विविध प्रइन! उठाये है, उत्के विषयर्म आप 
मुझसे किसी चर्चाकी अपेक्षा नही रखती; बल्कि आप चाहती है कि में उनपर मनन 
करूँ। मैं निश्चय ही उनपर मनन करूँगा। किन्तु मुझे आपसे यह बात नहीं छिपानी 
चाहिए कि आपके और मेरे दृष्टिकोणमें मौलिक अन्तर है। किन्तु जबतक हम सत्य- 
शहोधक बने रहते है तबतक इससे कुछ बनता-बिगडता नहीं। 


हृदयसे आपका, 


कुमारी एलिजाबेथ शार्प 
श्रीकृष्ण निवास 
लीम्बडी 

काठियावाड़ 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ८६८४) की फोटो-नकलसे । 


१. कुमारी एलिजाबैथ शापैने अपने ३ भप्रैल्के पत्रमें गांधीजीसे अनेक प्रश्न किये थे: 

«, , , क्या आप समझते हैं कि भापने भारतीयोंके छृदयमें अपने प्रति अन्यायकी दुःखद 
भावना -- सत्य या कश्पित -- उत्पन्न करके भारतका कोई द्वित किया है? क्‍या आप समझते हैं कि 
औमती तायडूके “घृणा” उत्पन्न करनेवाके उत्तेजक्ष भाषण कोई “सु” कर्म है? क्या भाष समझते हैं 
कि ग़र्त काम करते चके जानेका परिणाम अच्छा निकक सकता है? क्या लछोकिक सताकों पाकर 
भारत अपनी आध्यात्मिकतासे,द्वाथ नहीं थी बेंटेगा! क्या भाप यह अनुभव नहीं करते कि भारत अपनी 
भौतिक दरिद्रताके कारण ही भाध्यात्मिक दृष्टिते समृद्ध है? क्या भाप यह भनुभव नहीं करते कि मनुष्य 
इश्वर और शैतान दोनोंकी साथ-साथ पूजा नहीं कर सकता यह कितने बड़े दुःखकी बात है कि 
भारतीयोंक्री जो शक्ति कभी “जक्षदशेन में छृगती थी वह उन्मादवश व्यथे नष्ट की जा रही है। भब भी 
ससारमें भारत ही ऐसा एक स्थान है जहां शान्त और स्थिर मनसे हम सासारिकताका त्याग कर सकते 
है।. . .पहाँ दम चाहे जद भाने-जानें, भिक्षाशत्ति और प्रेम एवं अपने-अपने ढंगसे ईशधरकी खोज 
करनेके लिए स्वतन्त्र हैं । कया यद स्वतन्त्रता सर्वाषिक बड़ी स्वतन्त्रता नदी हे $ आपका जीवन सच्चा 
जीवन है. और आपमें भलाई करनेकी अपार शक्ति है। आप इंपा करके इस एथ्वीपर मनुष्यकी दशाकी 
बिलकुछ चिन्ता न करें। यह तो उनके पिछके पाप कर्मोका फल दै। आप उनके आत्मिक उद्घारका ही 
ध्यान रखें और उनके सांसारिक बन्धनोंकों कार्टें। में पद बात आपको इसलिए लिखती हूँ कि आप 
भारतीष द्वोनेंसे इसे पूरी तरह समझ पार्येंगे। पश्चिमके छोग मेरी बातके म्मको बिलकुछ नहीं समझेंगे 
क्योंकि वे तो केवल इस जन्ममें ही विश्वास करते हैं. . .? ” (एस० एन० ८६४६ ) 


२९९, पत्र: जोजेफ बेप्टिस्टाकों 


पोस्ट अन्धेरी 
६ अप्रैछ, १९२४ 


प्रिय श्री बैषप्टिस्टा', 

आपके ५ तारीखके पत्रके' लिए धन्यवाद। 

मैने आपका पत्र मिलनेपर आपको उत्तर तुरन्त लिखा दिया था। सोमवारकी 
भांति बुधवार भी मेरा मौन-दिवस है। आपका यह कहता बिलकुल ठीक है कि भेरे 
विचार रूगभग पहले जैसे ही बने है। साथ ही यदि आपको अगले रविवारके बाद 
समय मिल सके तो सोमवार और बृधवारकों छोडकर अन्य किसी भी दिन सायकारू 
५ और ६ बजेके बीच मुझे आपसे मिलनेमे प्रसन्नता होगी। 


हृदयसे आपका, 


श्री जोजेफ बैप्टिस्टा 
मथारपकाडी 
मजगाँव, बम्बई 


अग्रेजी प्रति (एस० एन० ८६८५) की फोटो-नकलसे। 


३००. पत्र: सरदार गुरुबख्शसिह गृलाटीकों 


पोस्ट अन्धेरी 
६ अप्रेल, १९२४ 


प्रिय सरदार गृरुबर्शसिह', 


आपका ३ तारीखका पत्र पाकर खुशी हुई और जो मित्र आपके आ जानेपर 
अभी तक जेलमें हैं उनके समाचार पढकर भी बड़ी प्रसन्नता हुई। मुझे उन सबका 
ओर कवीश्वरके साथ हुई बातचीतका स्मरण है। 


१, दोमरूल आन्दोलनसे सम्बन्धित एक राध्ट्वादी नेता। 

२. यह उपलब्ध नहीं है। इससे पहलके ८ फरवरीके पत्रमें बेप्टिरटाने लिखा था कि में जर्दी 
ही इंग्लंड जा रहा हूँ, विशेष रूपसे शत बातको देखते हुए में आपसे मिलना और कुछ राजनोतिक मामलॉपर 
बातचीत करना चाहता हूँ। 

३० मूलमें यहाँ “गुशकशसिद्द ” है, जो स्पष्ट हो गाश्यको भूल है। 


पत्र : श्रीमती एम० जी० पौलकको ४१५ 


आपने मेरे स्वास्थ्यके सम्बन्ध्में पूछताछकी, इसके लिए मैं आपका आभारी 


हूं। मेरे स्वास्थ्यमें काफी सुधार हुआ है। मै रोज थोडा व्यायाम कर लेता हूँ और 
शक्ति दिन-प्रतिदिन बढती जा रही है। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


सरदार गुरुबरुशसिह गृलाटी 
मार्फत लाला अमृतलालरू सेठी 
गुजरॉवाला 


अंग्रेजी पत्र (एस० एन० ८६८६) की फोटो-तकलसे। 


३०१. पत्र: श्रीमती एम० जो० पोलकको 


पोस्ट अन्धरी' 
६ अप्रैल, १९२४ 


प्रिय श्रीमती पोलक, 

इतने बरसोके बाद तुम्हारी वही लिखावट, तुम्हारी वही भाषा और वही 
विचार देखनेकों मिले। चित्त प्रफुल्लित हो गया। तुमने वाल्डोके सम्बन्धमे जो-कुछ 
लिखा है उससे ऐसा लगता है कि यदि वह मुझे अचानक मिल जाये तो में उसे 
पहचान नही पाऊँगा। आशा है, वह परीक्षामे उत्तीण हो जायेगा और उसे नौसेनामें 
कोई उपयुक्त नौकरी मिरू जायेगी। 

तुमने माँ और मॉड्के' बारेमे जो-कुछ लिखा उसे पढकर मुझे बहुत दुख 
हुआ है। आशा करता हूँ कि इस पत्रके पहुँचने तक वे स्वस्थ हो जायेगे। में तुमसे 
एमीके सम्बन्धमे पूछना भूल गया और तुमने भी उसके सम्बन्धमे कोई समाचार नही 
दिया। शायद तुम्हे नही मालूम कि एन्ड्रयूज इस रमणीक स्थानमे अब भी मेरे साथ 
है और माँकी तरह स्नेहपूर्वक मेरी देखभाल कर रहे है। रामदास और देवदास भी 
यहीं है। यह जगह एक छोटा अस्पताल ही बन गई है। मगनलालकी लडकी राधाके 
फेफडोमे सख्त सोजिश आ गईं थी। वह यही है और अब उसकी अवस्था सुधर 
रही है। इस कुटीर चिकित्सालयमे एक रोगी वल्लभभाई पटेलकी पुत्री है। उसे 
तुम नही जानती। यहाँ आचाये कृपछानीकी बहन भी दाखिल है। तुम उससे भी 
परिचित नहीं हो। चौथा है छगनलालका पुत्र प्रभुदास, किन्तु वह बिस्तरमे नही पड़ा 


१, एच० एस० एलक० पोलककी पत्नी मिली ग्राइम पोलक। 
२, पोलककी माँग 
३. पोल्ककी बहन। 


४१६ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


है। राधाकी माँ और बहन भी यहीं है। इस तरह तुम देखती हो कि यहाँ हमारा 
परिवार खासा बडा हो गया है। 

एल्ड्रयूजने मुझे बताया है कि हेनरी काफी मोदा-ताजा हो गया है। कया जाने, 
वह अचानक आ जाये तो मैं उसे पहचान सकूंगा या नहीं। में इस प्रतीक्षामे हूँ 


कि...-। 
मै यथासम्भव प्रगति कर रहा हूँ। एन्ड्रयूज मुझे सायकाल समुद्र तटपर घुमाने 


ले जाते है। 
तुम सबको प्यार, 
तुम्हारा, 
श्रीमती एम० जी० पोलक 
३३, सोज्रे रोड 
बन्सेबरी । 
लन्दन, एन० डब्ल्यू० 
अग्रेजी प्रति (एस० एन० ८६८७) की फोटो-नकलसे। 
३०२. पत्र : जॉर्ज जोजेफको 
पोस्ट अन्धेरी 
६ अप्रैल, १९२४ 


प्रिय जोजेफ, 

तुमने अपनी पत्नीको डाक्टर राजत्‌की देख-रेखमे रखनेका निश्चय किया है, 
इससे मुझे प्रसन्नता हुईैं। वे एक निपुण चिकित्सक है और मुझे विश्वास है कि उनकी 
देख-रेखमे तुम्हारी पत्नीकी सेवा-शुश्रूषा भली-भॉाँति होती रहेगी। 

यदि तुम अपने जिलेमे कपासकी खेती करा पाओ तो यह एक शानदार बात 
होगी। यदि तुम कपास उगानेवाले निकठतम जिलेसे कपास न मँगाना चाहो तो 
मेरा सुझाव यह है कि तुम कपडा बुनना और जहाँसे भी हाथका कता सूत मिल सके 
वहाँसे सूृत मंगाना आरम्भ कर दो। 

वाइकोम [सत्याग्रह | के सम्बन्धमे मेरा यह मत है कि इस कामको तुम हिन्दुओपर 
ही छोड दो। आत्मशुद्धि उन्हीको करती है। तुम इस सम्बन्धमे सहानुभूति दिखाकर 
और लेखादि लिखकर उनकी सहायता कर सकते हो, किन्तु तुम्हे आन्दोलनकां सगठन 
करके उनकी सहायता नहीं करनी चाहिए और सत्याग्रह करके तो कदापि नहीं। 
यदि तुम नागपुर काग्रेसके प्रस्तावकों देखो तो तुम्हे पता चलेगा कि उसमें हिन्दू 
सदस्योसे अस्पृश्यताके अभिश्ापको दूर करनेका अनुरोध किया गया है'। सीरियाई ईसाइयो- 
में भी इस रोगकी छूत लग गई है, श्री एन्ड्रयूजसे यह जानकर मुझे आइचर्य हुआ। 


पंत्र. हरिभाऊ पाठककों ४१७ 


तुमको और तुम्हारी पत्नीकों मेरा स्नेह, 


हृदयसे तुम्हारा, 
श्रीयूत जॉर्ज जोजेफ 
ऊँजुवाउरमस 
चेगानूर (त्रावणकोर ) 
अग्रेजी प्रति (एस० एन० ८६८८) से। 
३०३. पत्र : हरिभाऊ पाठककों 
पोस्ट अन्धेरी 
६ अप्रैल, १९२४ 
प्रिय हरिभाऊ, 
में साथमें छोकमान्यसे अपनी बातचीतका एक सस्मरण भेजता हूँ। 
हृदयसे तुम्हारा, 


मो० क० गांधी 


श्रीयुत हरिभाऊ पाठक 
मन्त्री 
नगर काग्रेस कमेटी 
पूना 
| सलूग्न | 

मुझे लोकमान्यसे मिलनेका बीसियो बार सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मुझे उनसे 
परिचयका प्रथम अवसर १८९६ में उस समय मिला' जब में नेताओके प्रति अपना 
सम्मान व्यक्त करने और दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय प्रवासियोके मामलेमें उनकी 
सहायता मॉगनेके लिए पूना आया था। उनसे मेरी अन्तिम भेंट बम्बईमे हुई थी। तब 
उत्तर भारतके दौरेपर रवाना होनेसे पहले में और मौलाना शौकत अली सरदारगृहमें 
उनसे मिले थे। जब हम दौरेसे छौटे तब हमें यह खबर मिली कि लोकमान्य तो 
बहुत ज्यादा बीमार है। में उनके दर्शन करने गया किन्तु इतना ही हो सका। हमारी 
कोई बातचीत नही हुई। में केवल पिछली बारका सस्मरण समयानुकूछ होनेके कारण 
यहाँ देना चाहता हूँ। उन्होने हिन्दुओ और मुसलमानोके सम्बन्धभे मौलानाकी ओर 
मुंह करके कहा था' “गाधी जो-कुछ कह रहे है में उसीपर हस्ताक्षर कर दूंगा, 
क्योकि इस प्रदनपर मेरा उनमें पूरा विश्वास है।” असहयोगके सम्बन्धमें उन्होंने 
मुझसे जो बात पहले कही थी वही विशेष रूपसे फिर कही, “में इस कार्यक्रमको 


१, देखिए खण्ड २, पृष्ठ १४७ 
२३-२७ 


४१८ सम्पूर्ण गाधी वाहुमय 


बहुत पसन्द करता हूँ, किन्तु उसमे छोगोको जबरदस्त त्याग करनेका जो हुक्म दिया 
गया है उसे देश मानेगा या नही, इस सम्बन्धमे मुझे सन्देह है। में ऐसा कोई काम 
करना नहीं चाहता जिससे आन्दोलनकी प्रगतिमे बाधा आये। मेरी कामना है कि 
आपको पूर्ण सफलता मिले। यदि लोगोने आपकी बात सुनी तो मै उत्साहपुर्वक आपका 
समर्थन करूँगा। “ 


अग्रेजी प्रति (एस० एन० ८६८९) की फोटो-नकलसे। 


३०४. पत्र : इब्राहीस रहमतुल्लाकों 


पोस्ट अन्धरी 
६ अप्रैल, १९२४ 


प्रिय सर इब्राहीम रहमतुल्ला, 

मे आज आपसे मिलनेकी प्रतीक्षा कर रहा था। आप नहीं आ सके इसका 
मुझे दुख है, किन्तु आप अस्वस्थ होनेके कारण नहीं आ सके यह जानकर मुझे 
और अधिक दु.ख हुआ है। मुझे आशा है कि आप जल्दी ही अच्छे हो जायेगे। 
मेरा कलका दिन खाली है, क्योकि में रातकों देर गये तक मौन रखता हूँ। बुधवार 
मेरा दूसरा मौन दिवस है। सप्ताहमें मेरे अन्य दित भरे रहते है। क्या में फिलहाल 
रविवारकी छ बजे सायंकालूका समय नियत मान हूँ? 


हृदयसे आपका, 
मोी० क० गांधों 
सर इब्राहीम रहमतुल्ला 
बम्बई 


अग्नेजी पत्र (एस० एन० ११४०२) की फोटो-नकलूसे । 


३०५. पत्र; सगनलाल गांधीकों 


रविवार, सुबह ३-३० बजे 
[६ अप्रैल, १९२४ या उसके पहचात | 
चि० भगनलार, 
इस चिट्ठीके साथ जो पत्र है उसमें राधा तथा कीकी बहनके' बारेमे कुछ 
खबरें मिलेंगी। राधाकों मानसिक व्याधिने अच्छी तरह जकड लिया है। थोडी बाते 
की हैं। समय मिला तो खूब करूँगा। तीनो बीमारोकी चारपाइयाँ खुलेमे मेरे पास 
पड़ी हुई है। 
तुमने मराठा ' में जो लिखा है, उसके विषयमे 'यग इड़िया में लिखनेकी बात 
सोच रहा हूँ। जब हम बाते करेगे, तब अधिक स्पष्ट हो सकेगा। जो थोडा-बहुत 
सोचा है उससे तो ऐसा ही लूगता है कि हमारा काम केवल हाथ कते सूतको बुननें- 
वालोको रोजी देना ही है। 


बापूके आशोर्वाद 


मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ५७८६) की फोटो-नकलसे। 
सौजन्य , नारणदास' गाधी 


३०६ तार: गोपाल कुरुपको 


| बम्बई 
६ अप्रेल, १९२४ या उसके पदढ्चात |' 
| पण्डित गोपाल कुरुप 
तिरवाला 
” ज्रञावणकोर | 


समर्पणकी अनुमति कोई बिरला ही माँगता है। 
गाधी 
अग्रेजी प्रति (एस० एन० ८६८०) की फोठो-नकलसे। 
१. गांधीजीने सप्ताहिकोंमें निषर्मित रूपले लिखना ३ अग्रेल, १९२४ के बादसे आरम्भ किया था । 
इसके अनुसार पहला रविवार ६ भप्रैलकों पड़ा था। 
२, जे० बी० क्ृपलानीकी बहन। 


३. पद गोपाल कुरुपषके ५ अप्रैल, १९१४ को त्रावणकोरसे प्रेषित और ६ अप्रैलको प्राप्त इस तारके 


उत्तरमें भेजा गया था: “ अपनी मल्याऊमकी पुस्तक स्वराज्य गीता आपको समपित करना चाहता 
हूँ। कृपया आशीर्वाद और अनुमत्ति दे।” 


३०७, पत्र: महादेव देसाईको 


सोमवार, ७ अप्रैल, १९२४ 


भाईश्री महादेव, 

में तुम्हे सूचीके अनुसार सामग्री भेज रहा हूँ। इसमें भाषा, व्याकरण आदिकी 
जो भूले ध्यानमें आये उन्हे ठीक कर लेना। मैने काफी पूछताछ करवा ली है। यदि 
तुम किसी चौजकों छोड़ना आवश्यक समझो तो जेलके अनुभव ही' छोड़ना। 

भेरी और एन्ड्रयूजकी दक्षिण आफ़िकाके सम्बन्ध एसोसिएटेड प्रेसको दी गई 
भेट शामिल न करना। जो चीज दूसरी जगह छप' चुकी है मेरे खयारूसे उसको 
संरक्षित रखनंका यह तरीका ठीक नहीं है। ऐसे लेखोंकी एक अलग फाइल रखी 
जा सकती है अथवा वे' यग इड़िया से सम्बन्धित साप्ताहिक फाइलमें रखे जाने 
चाहिए। 

चूँकि 'जेलके अनुभव का प्रकाशन आरम्भ कर दिया गया है, मुझे उसे जारी 
रखना चाहिए। अधिक पीछे लिखूँगा। मैने कहा था कि यदि सम्भव हुआ तो सत्या- 
ग्रह-सप्ताहके सम्बन्धर्में गुजरातीमें छेख लिखूँगा। किन्तु अब तुम  नवजीवन ' के परि- 
शिष्टमें 'यग इडिया की अग्रेजी टिप्पणीका अनुवाद दे सकते हो। 


बापूके आशीर्वाद 


| पुनरच: | 

यदि जेलके अनुभव” छोडनेके बाद भी इस सप्ताह तुम्हारे पास जरूरतसे 
ज्यादा सामभ्री हो तो तुम यूनिटी 'के लेखकों अगले सप्ताहमे ले सकते हो। मुहम्मद 
अलीके सम्बन्धमें लिखे गये लेखको अग्रलेखके रूपमें छापना। टिप्पणियाँ जिस ऋमसे 
रखी गई है उसी ऋमसे देनेका प्रयत्न करना, किन्तु बदछना चाहो तो बदल भी 
सकते हो। 


मूल गुजराती पत्र (एस० एन० ८६९६) की फोटो-नकलसे। 


१. शिकागोके श्स मासिक पत्रके छेखसे लिये गये गांधीणीके उद्धरण। और उसके सम्बन्धमें की 
गई गांघीजीकी टिप्पणीके छिए देखिए “ भसद॒थोग हिंसाका तरीका नहीं हैं”, १०-४-१९२४। 


३०८, तार; डा० प्राणजीवन सेहताकों' 


[८ अप्रैल, १९२४ | 


प्राणजीवन 
रगून 
मणिलाल अहमदाबादसे' आज रवाना। 
गांधी 
अग्नेजी प्रति (एस० एन० ८६९२) की फोटो-नकलसे। 
३०९, पत्र: जयशंकर त्रिवेदीको 
अन्धेरी 


चैत्र सुदी ४ [८ अप्रैल, १९२४ |' 

भाईश्री जयशंकर त्रिवेदी', 

आपको पत्र लिखूँ-लिखूं कर रहा था कि इतनेमें आपका पत्र मिल गया। आपको 
पहले पत्र नहीं लिख सका इसके लिए में लज्जित हूँ। लिखना तो इतना ही था कि में 
आपके प्रेमको भूल नहीं सका हूँ। मैने ऐसे छोग दुनियामे कम ही देखे है जो अहकार 
छोड़कर दूसरोंकी भलाई करते है। आप उन्हींमें से है। में बरसोंसे यह देखता आ 
रहा हूँ और उससे मुझे प्रसन्नता होती रही है। 

आपने मोटरगाड़ी खरीद ली, यह अच्छा किया। 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 
मूल गुजराती पत्र (जी० एन० ९९८) की फोटो-नकलसे'। 


१. यह मणिलालके ७ भप्रैठ, १९२४ को दिये गये निम्न तारके सम्बन्ध्में दिया गया था: “कल 
दिल्लीके रास्ते रंगूनकों रवाना दो रहा हूँ। कृपया बमकि भारतीयों, मुख्यतः युजरातियों और बमियोँ, के नाम 
कोई सन्देश भेजें, माफेत सेठ जमनालालजी, १२८, कैनिग स्ट्रीट, कल्कतता।”” 

२, १९५४ में चेन्र सुदी चतुर्थों ८ अप्रैल की थी । 

३. पूनाके क्ृषिं काछेजमें क्ृषि-सम्बन्धी इंजीनियरीके प्राध्यापक। 


३१०. पत्र: परसरामको 


चैत्र शुल्क ४ [८ अप्रैल, १९२४ | 
चि० परसराम, 
तुमारा खत मीला। मैने कुछ तार तो कानन्‍्फरेसमें भेजा था। कुछ परिणाम 
आया ”? अब तुमारा काम नियमबद्ध होगा। 
बापुके आशीर्वाद 


परसराम मेहरोत्रा 

स्पिनिंग स्कूल 

फीलखाना 

कानपुर 
मूल पत्र (जी० एन० ८७७९) की फोटो-तकल तथा सी० डब्ल्यू० ६२०२ से। 
सौजन्य : परशुराम मेहरोत्रा 


३११. तार: के० नम्बूद्रीपादको 
अन्धरी 
[८ अप्रैठ, १९२४ था उसके पर्चात || 


मेनन माधवन्‌कोी गिरमतारीपर बधाई। लडाई अन्ततक चलाये जानेकी आशा 
करता हूँ। 


गांधी 
अंग्रेजी पत्र (एस० एन० १०२७०) की फोटो-नकलसे। 


१, यद के० नम्बूद्रीपादके ८ भग्रैठ, १९२४ को प्राप्त निम्न तारके उत्तरमें दिया गया था: “ अय्यर 
बन्धुओंकी बात ठीक नहीं। आन्दोन आज पुनः आरम्भ। केशव मेनन, माधवन्‌ सत्याग्रह करके गिरफ्तार। 
दूसरे जल्बे प्रतिदिन जायेगे।*” 


३१२. पत्र: फूलचन्द के० द्ञाहको 


अन्धेरी 
चैत्र सुदी ५ [९ अप्रैल, १९२४ | 
भाईश्री ५ फूलचन्द, 
भाई चुनीलालने मुझे अपनी शालाके विषयमे लम्बा पत्र लिखा है। 
उसमें आपके ऊपर निश्चित आक्षेप है। आप उनसे मिलकर उनकी शिकायतोंको 
समझें और उन्हे सन्तुष्ट करें; फिर मुझे लिखें। इस तरह आपसे जितना मॉँग 
सकता हूँ, उतना ही माँग रहा हूँ। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० २८७५) की प्रतिसे। 
सौजन्य : शारदाबहन फू० शाह। 


३१३. पत्र: स्वामी आनन्दकों 


बुधवार [९ अप्रैल, १९२४ |' 

भाईश्री आनन्दानन्द, 

तुम्हारे तीन पत्नोंका उत्तर नहीं दे सका हूँ। किन्तु क्या कहूँ? उस बेचारे 
सयमीकी तरह मेरी भी यही स्थिति है कि ऊपर आकाश और नीचे धरती। आजके 
लेखमे तुम्हें इस भाईका परिचय मिलेगा। तुम्हारे मनमे यह विचार एक क्षणके लिए 
भी क्यो आया कि मे तुम्हारी प्रशसा इसलिए करता हूँ कि मै तुम्हे अपनेसे दूर 
मानता हूँ। वह तो मैने तभी की होगी जब करना अनिवार्य हो गया होगा। जब 
अवसर आता है तब में अपनी प्रशसा भी करता ही हूँ। मैने बा की प्रशंसा की है। 
देवदासकी प्रशसा तो बहुत बार की है। अब बताओ कि कौन मेरे पास है और 
कौन दूर? कया तुम ऐसा समझते हो कि महादेव और काकाके सम्बन्धर्में साकेतिक 
रूपमें कुछ कहनेके अतिरिक्त अन्य कोई बात शोभा नही देती ” मुझे इस बातका 
गये है कि इन सब मामलोमे मुझे अनुपातका पूरा ध्यान रहता है। में अपने इस 
गर्वेका त्याग नहीं कर सकता। 

सत्याग्रहके इतिहासके सम्बन्धमें तुमने जैसा सुझाव दिया, मेने बैसा ही किया 
है। सुझाव मुझे पसन्द आया। यदि पुस्तक बडी हो जाती तो भी ठीक न होता। 


१, ऐसा लगता है कि यह पत्र “सत्याग्रह और समाज-सुधार ”, १३-४-१९२४के प्रकाशनके पू्ववर्ती 
बुधवार, ९ अप्रैलको लिखा गया होगा। 


४२४ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


पुस्तकके लिए भी तुम सारी सामग्री अभी साथमें ही छाप लो, यह ठीक है 
या नहीं, में नहीं कह सकता। पुस्तकें तो शायद कुछ परिवर्तन भी करने हों। 
इस अवस्थामे उसे तो शायद नये सिरेसे कम्पोज करना ही अच्छा होगा। किन्तु 
इस सम्बत्धमे बिलकुल ठीक क्‍या है, यह तो तुम्ही जानो। यदि मेरा खयाल यह 
न होता तो मे तुम्हारी प्रशंसा करता ही क्यो ” 

शिक्षा-सम्बन्धी अककी छपाई ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारी प्रतिष्ठा' बढे। 
उसमे भले ही कागज अच्छी किस्मका लगाया जायें। यदि अक सम्रहणीय हो तो 
अच्छा है। यदि उस अकमे और इस अकमे कुछ वाक्योको सुधारता आवश्यक हो 
तो महादेव अथवा स्वामी सुधार ले। वे मुझे यह सूचना भी दे कि हर बार इतनी 
ही सामग्री काफी होगी अथवा इससे अधिक। अग्रेजीकी समूची सामग्री तो करू 
भेजूगा ही। यदि आवश्यक जान पडा तो कुछ मगलवारको भेजूंगा। 

“ नवजीवन ' तथा यग इड़िया के ग्राहकोकी सख्याके' सम्बन्ध मुझे समय- 
समयपर सूचित करते रहूना। 

मुझे काठियावाड, शेष गुजरात, बम्बई -- इसे में शेष गुजरातमे ही रखता हूँ -- 
और अहमदाबादके ग्राहकोकी सख्या तुरन्त भेजना। फेरीवाले रास्तोमे कितने अखबार 
बेच लेते है और देशके अन्य भागोमे कुल कितने ग्राहक है, इसके आँकड़े भी भेजना। 
में इन अकोसे यह निश्चय करूँगा कि अखबारकी बिक्रीसे ५०,००० रुपयेकी जो 
बचत हुई है उसका विभाजन कंसे किया जाये। 


मूल गूजराती पत्र (जी० एन० ७७५६) से। 


३१४. तार: के० एम० पणिक्करको 
[९ अप्रैल, १९२४ या उसके पर्चात्‌ |' 
जत्थेके शान्तिपूर्ण आत्मसमपंणपर मेरी बधाई। 
अग्नेजी प्रति (एस० एन० ९९५७) की फोटो-तकलसे'। 


१. यह तार पणिवकरके ८ अप्रैलको प्रेषित और ९ अप्रैलको प्राप्त निम्न तारके उत्तरमें भेजा गया 
था; “ तीसरे जल्थेने शान्तिपूवक आत्म-समपण किया।” 


३१५. विप्पणियाँ 


सत्याग्रह सप्ताह 


पाठकोको यह याद दिलानेकी जरूरत नहीं कि यह सप्ताह पवित्र सत्याग्रह 
सप्ताह है। ६ अप्रैल, १९१९ को रविवारके दिन ही रौछूट कानूनकफे पास किये जानेपर 
विरोध प्रकट करनेके लिए पहली अखिल भारतीय हडताल की गई थी। इसी दिन 
समस्त देशमें हजारो स्त्री-पुरुषोंने चौब्रीस घटेका उपवास रखा था। इसी पवित्र 
दिनको राष्ट्रने हिन्दू-मुस्लिम एकताकी आवश्यकताकों अभूतपूर्व दृढ़तासे स्वीकार किया 
था और हिन्दू, मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई और अन्य लोगोमे हादिक सहयोगकी 
भावना उत्पन्न हुई थी। इसी दिन समस्त देशमे प्रतिशोधसे प्रेरित होकर नहीं, बल्कि 
राष्ट्रीय जीवतकी एक महत्त्वपूर्ण आवश्यकताके रूपमे, स्वदेशी भावनाका जन्म हुआ 
था। [और एक हपते बाद] १३ तारीखको जलियाँवाला बागका हत्याकाण्ड हुआ 
था। हम इन दोनो दिनोंकोी और इनके बीचके दिनोको प्रतिवर्ष जात्मशुद्धि, आत्म- 
निरीक्षण, विभिन्न वर्गोके पारस्परिक सम्बन्धो्में सुधार और स्वदेशीके प्रचारके लिए, 
जिसका केल्ध-बिन्दु धीरे-धीरे चरखा बनता जा रहा है, मनाते आये है। मुझे एक 
मित्रसे यह जानकर दुख हुआ कि अमृतसरमें, जहाँ यह जघन्य दुखद काण्ड' हुआ 
था, इस सप्ताहका आयोजन पिछले वर्ष बहुत ही फीका रहा। देखना है इस वर्ष 
अमृतसर और भारतके अन्य स्थानोमें लोग इसे किस तरह मनाते है। 

क्या मेने बेजा किया? 

, सौभाग्यसे' मुझे ऐसे मित्र प्राप्त है जो यदि में सत्पथसे च्यूत होने लगूँ या 
उसकी सम्भावना दिखाई दे तो वे मुझे विचलित नहीं होने देते। ऐसे एक मित्रका 
खयाल है कि मैने पिछले अंकोमें अपने पाठकोंके' नाम पत्रमें! बम्बईकी सरकारके 
साथ पूरा इन्साफ नहीं किया है। बम्बई सरकारने मेरी चिकित्साका अच्छेसे-अच्छा 
प्रबन्ध किया और मित्रो आदिको' स्वतन्त्रतापूर्वक' मुझसे मिलने देनेकी सुविधा करके 
पूर्ण स्वस्थ होनेका रास्ता सुगम किया, मैने उसे इसके लिए धन्यवाद नही दिया है। 
मेरे मित्रकी रायमें सरकारका यह व्यवहार उसके हृदय-परिवर्तेतका परिचायक था 
और इसका कारण था बम्बईमे तये गवर्नरकी नियुक्ति। इस' दलीरूपर मैने गहराईसे 
विचार किया है। इच्छा न रहते हुए भी, में अपने इसी मतपर स्थिर रहनेके लिए 
विवश हूँ कि सर्वोत्तम औषधोपचार तथा मित्रोके मिलने आनेकी सुविधा कर देनेके 
लिए मेरा सरकारके प्रति अनुगहीत होना आवश्यक नहीं है। सरकार जब-जब अपने 
कत्तव्यका पालन करे तब-तब उसे धन्यवाद देता जरूरी होता हो तो बात दूसरी' है। 
मैने यह बात पर्याप्त रूपसे स्वीकार की है कि सरकारने मेरी बीमारीमें एक कैदीके 


१, देखिए “ थंग इंडियाके नये और पुराने पाठकोंते ”, ३-४-१९२४ । 


४२६ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


प्रति उससे सामान्यतया जो-कुछ उम्मीद रखी जा सकती है, वह सब-कुछ किया था। 
परन्तु इसके लिए मै सरकारकों सरकारके नाते उस अर्थमें धन्यवाद देनेमे असमर्थ 
हूँ जिस अर्थमे मैने कनेल मैडॉक, कर्नल मरे और मेजर जोन्सको धन्यवाद दिया है। 
इन सज्जनोने मेरे सुथ जितनी मेहरबानी दिखाई, उन्हे उसकी जरूरत नहीं थी। 
यदि वे उतना न करते तो भी मैं यही स्वीकार करता कि उनके अपने-अपने क्षेत्रोंमे 
उनसे जितनी उम्मीद की जा सकती थी, उन्होने उतना किया। मेरे प्रति इत सज्जनों- 
के इस व्यवहारमे हमारा निजी ताललक भी एक कारण था और इसलिए उन्हें 
धत्यवाद देना मेरा कत्तंव्य था। दलीलके इस हिस्सेको पूरा करते हुए, यदि सौजन्यकी 
मर्यादा न टूटती हो तो, मैं कह सकता हूँ कि मेरे और जेलके अफसरोंके -- यहाँ 
तक कि सरकारके दरम्यान भी --जो अच्छा सम्बन्ध बना रहा उसमें एक कंदीकी 
हैसियतसे अपने कत्तंव्योंके पूर्ण रूपसे पालनका मेरा हिस्सा कम नहीं है। मैंने बीसियो 
कृठित मौकोपर इस सत्यको आजमाकर देखा है कि यदि हम अपना व्यवहार निरन्तर 
निर्दाप रखे तो उससे तीब्रतम विरोध, हेष और सनन्‍्देह निरस्त हो जाते हैँ। यह 
पुनरक्ति मैं इसी सत्यपर जोर देनेके विचारसे ही कर रहा हूँ। 

अब कथित हृदय-परिवर्तनकी बातको ले। में बहुत चाहता हूँ कि मुझे भी यह 
हृदय-परिवर्तत दिखाई देता। मैं तो उसके लिए तरस रहा हूँ। में पाठकोसे कहना 
चाहता हूँ कि मैं तो थोडा-सा भी वास्तविक हृदय-परिवर्तेन देखूँ तो अविलम्ब संघर्ष 
रोक दूँ; परन्तु वह हो बिलकुल सच्चा। हृदय-परिवर्तेतकी मामूली-सी कसौटी थी 
हसरत मोहानीकों छोड देना और श्री हॉनिमेनपर से प्रतिबन्ध हटा छेना। सरकार वह 
भी न कर सकी। मैं मानता हूँ कि पहले मेरा इस सरकारमे बहुत विश्वास था, 
परन्तु अब उसमे मेरा उतना ही अविश्वास हो गया है। किन्तु इतनी समझ मुझमें 
जरूर है कि सच्चे हृदय-परिवतेनकों पहचान सकूँ। यह कहां गया है कि यदि सर जॉर्ज 
लॉयड होते तो वे मेरी बीमारीमे श्रीमान्‌ सर छेसस्‍ली विल्सन-जैसा सौजन्य न दिखाते । 
में इसे नहीं मानता। यद्यपि मैं सर जॉर्ज छॉयडको फूठी आँखों नही सुहाता था तो 
भी वे मेरे इलाजका इन्तजाम वेसा ही करते जैसा इन गवनेर महोदयने किया। 
कोई आठ मास पूर्व जब में यरवदा जेलमे पहली बार कुछ ज्यादा बीमार हुआ 
था तब असलमे उन्होने ही कर्नल मेडॉकको मुझे देखनेके लिए भेजा था और उन्हे 
आदेश था कि जबतक मुझे आराम न हो जाये वे हर हफ्ते मुझे देखे और हर 
हफ्ते मेरे स्वास्थ्यके समाचार उन्हे भेजे। छोग जितना समझते है, अंग्रेज अफस रोके 
सम्बन्धमे मेरा खयाल उससे कही ऊँचा है। उन्हे अपने कर्तव्य-पालनका बहुत खयाल 
रहता है। बात केवल इतनी ही है कि मामूली हाकिमकी प्रामाणिकता नीतिकी 
सीमासे आगे नही बढ़ती। यह उसका कसूर नहीं। वह ऐसी कार्य-प्रणालीका वारिस' है 
जो पुर्तोसे चछी आ रही है और जो सबलके द्वारा निबंठकी छूटपर कायम रहती है। 
जो प्रणाली उसका आधार है, वही जब खतरेमे पड़ी दिखाई देती है तो वह लड़- 
खड़ाकर गिर पड़ता है, परन्तु मेरा यह विश्वास है कि इस प्रणाछीके अन्तर्गत कोई 
दूसरा व्यक्ति भी ऐसा ही करेगा। इसलिए यह प्रणाली जितनी जल्दी मिठा दी 
जाये या जड़-मूलसे बदल दी जाये, उतना ही हम सबके लिए अच्छा है। 


टिप्पणियाँ ४२७ 


डेक-यात्री 


श्री चतुवेदीको पूर्व आफ्रिकामें जो मनोरजक और शिक्षाप्रद अनुभव हुए है,' 
में उनकी ओर पाठकोंका ध्यान आकर्षित करता हूँ। डेक-यात्रीके रूपमे उन्तके कट 
अनुभवोसे दु'खद स्मृतियाँ जग गईं है। उन्होने जो सजीव विवरण दिया है उसमे 
कोई अत्युक्ति नहीं है। यह अपमानजनक स्थिति इन तीनके द्वारा बदली जा 
सकती है: 

(१) ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी 

(२) सरकार 

(३) यात्री छोग 


ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी इसकी ओर ध्यान नहीं देगी क्योंकि 
उसका काम तो ज्यादासे-ज्यादा मुनाफा कमाना है। सरकारसे हम तबतक कोई आशा 
नहीं कर सकते जबतक हमसे उससे कुछ करवा लेनेकी शक्ति नहीं आ जाती। रहे 
यात्री, इस स्थितिसे होनेवाला कष्ट उन्हें ही उठाना पडता है। दु'खकी बात है कि 
अधिकाश' यात्री निवारण किये जाने योग्य कष्ठोके भी अभ्यस्त हो गये है और दूसरे 
रिव्वते देकर राहतें हासिल कर छेते हैं। जब कोई भावुक यात्री डेकपर यात्रा करता 
है, केवल तभी कुछ खलबली मचती' है। किन्तु वह डेकके यात्रियोके प्रति किये जातें- 
वाले इस व्यवहारमें सुधार कराना अपना जीवन-कार्य नहीं बनाता, अत. उसे कोई 
सफलता नहीं मिलती। जब श्री बनारसीदास-जैसे स्वाभिमानी लोग उचित सफाई 
और जगहके लिए आग्रह करेंगे केवछ तभी किसी महत्त्वपूर्ण परिवर्तेतकी आशा की जा 
सकती है, किन्तु उनका यह आग्रह केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि सबके लिए 
होना चाहिए। 


विदेशोंमं चरखा 


श्री चतुर्वेदीने चरखेके सम्बन्धमें जो-कुछ कहा है वह अत्यन्त शिक्षाप्रद हैं। यदि 
पूर्व आफ्रिकाके भारतीय धुनकी, चरखे और करभेकों उस देशके वतनियोमे लोकप्रिय 
बना सके तो वे उनकी महत्त्वपूर्ण सेवा करेगे। चरखेंके प्रचारकी बडी गुजाइश है, 
क्योकि उसके प्रचारमे लगभग किसी पूँजीकी जरूरत नहीं होती। उसके लिए केवल 
सहानुभूति, संगठनकी मामूली योग्यता और थोड़ेसे हुतरकी आवश्यकता है जो आसानीसे 
प्राप्त किया जा सकता है। 


पूर्व आफ्रिकार्में खहर 
क्या पूर्व आफ्रिकाके भारतीयोंकों खादी पहननी चाहिए ? कहते है श्रीमती 


सरोजिनी नायडूने इसका नकारात्मक उत्तर दिया है। मुझे इसपर विश्वास नहीं 
होता । उन्होने कुछ भी कहा हो, पू्वे आफ्रिकाके छोगोको यथासम्भव खादीका उपयोग 


१, बनारसीदास चतुवेदी। 
२. यह यंग इंडियामें १०-४-१९२४ को प्रकाशित हुए थे। 


४२८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


करना चाहिए। उनके लिए भारतके लछोगोकी तरह खादी पहननेकी प्रतिज्ञा लेनी 
आवश्यक नहीं है। श्रीमती नायडूने साफ-सुथरे रहनेपर अवश्य जोर दिया होगा। 
खट्रके कपडे बिलकुल साफ रखे जाने चाहिए और पहने भी सफाईसे जाने चाहिए। 
प्रायः छोग इन आवश्यक गुणोकी उपेक्षा करते पाये जाते है। यदि खदरकों ऊँचे 
वर्गोमें लोकप्रिय बनाना है तो खहर पहननेवाले छोगोकों साफ-सुथरा रहना होगा। 
अच्छी धुली खादी खुरदरी और मोदी हो तो यह उसका दोष नहीं बल्कि गुण होता 
है। मोटी खादीमे पसीना सोखनेका अतिरिक्त गुण है, अत' वह स्वास्थ्यकी दृष्टिसे 
उपयोगी बन जाती है। उसकी ढीली-ढाली बनावटसे उसमें मुलायमियत आ जाती 
है, जो पहननेवाले को सुखद जान पडती है। 
जेसा हमने बोया है 

श्री एन्ड्रयूजने अस्पृश्यताके सम्बन्धमे जो दुःखजनक बातें कही है! उनपर हर 
हिन्दूकों विचार करना चाहिए। मुझे श्री एन्ड्रयूज द्वारा बताये जानेके पहले इस बातकी 
जरा भी खबर नहीं थी कि मलाबारके सीरियाई ईसाइयोमे भी छूतछात मानी जाती 
है। जब मैने यह सुना तब मेरा सिर शर्मसे झुक गया, क्योकि मैने यह अनुभव 
किया कि उनमे यह बुराई हिन्दुओके अनुकरणसे आई है। श्री एन्ड्रयूजनें जहाजमें 
अपने साथी यात्रियोसे जब भारतीयोपर छगी' निर्योग्यताओकी चर्चा की तब उन्होने 
श्री एन्द्रयूजज़ों जो तींखा उत्तर दिया, वह स्वेथा उचित ही था। यद्यपि यह सच 
है कि दक्षिण आफ़रिकाके यूरोपीयोंकों अपने देशमें हमसे वैसा ही व्यवहार करनेकी 
आवश्यकता नही है जैसा हम यहाँ अपने लोगोसे करते है, किन्तु जब हमारे दोष 
हमे आँखोमे अंगुली डालकर दिखाये जाते है तब हमारे मुंह बन्द हो जाते है। हमने 
जो बोया है, वही हम काठ रहे हैं। 


मेरा प्रस्ताव 

श्रीमती सरोजिनी नायड्के दक्षिण आफ्रिकामे किये गये शानदार कामका वहाँ 
गहरा असर हुआ है। दक्षिण आफ़रिकासे प्राप्त पत्रोंसे मालूम हुआ है कि वहाँ उनकी 
उपस्थितिसे भारतीय प्रवासियोंमे नया साहस आ गया है। श्री डकनने एक अनुचित 
कानूनको उचित ठहरानेका जो व्यर्थ प्रयत्त किया है उससे यह माहूम होता है कि 
दक्षिण आफ्रिकाके यूरोपीय भी उनके आइचर्यंजनक कामसे चौकन्ने हुए है। श्री डकनके 
इस दावेका कि सघ सरकार १९१४के समझौतेके अन्तर्गत भारतीय प्रवासियोको उनके 
निहित अधिकारोसे वचित न करनेके लिए बाध्य नही है, किन्तु वह वर्गीय क्षेत्र विधेयक- 
से निस्सन्देह बंधी हुई है, आशय यह होना चाहिए और है भी कि यदि सिद्ध किया 
जा सके कि समझौतेके अनुसार भारतीय प्रवासियोके निहित अधिकार छीने नहीं जा 
सकते तो इस विधेयककों कानूनका रूप देनेकी कारँवाई रोक दी जायेगी। मैं यह 
सुझाव सामने रखता हूँ कि सघ सरकार द्वारा भारत सरकारको यह वचन दिये जाने- 
पर कि समझाँता निष्पक्ष न्‍्यायाधिकरणकी दृष्टिसे सन्‍्तोषजनक रूपसे सिद्ध किया जा 


१. एन्ड्यूजका “भरहस्यता ” सम्बन्धी छेख यंग इंडियाके श्सी अंकमें छपा था। 


असत्य कथनका आन्दोलन ४२९ 


सके तो वह जाँच पूरी होनेतक इस विधेयककों स्थगित कर देगी, मैं उस हालतमें 
असहयोगी होनेपर भी इस समझौतेको सिद्ध करनेके निमित्त उस न्यायाधिकरणमें जानेके 
लिए तैयार हूँ । नजीर मौजूद है। जब १८८५के द्वान्सवाक अधिनियम सख्या ३ की 
व्याड्या और लन्दन समझौतेके' होते हुए इस कानूनके बनानेके औचित्यके सम्बन्धमें 
विवाद खड़ा हुआ था तब साम्राज्य सरकार और द्वान्सवाल सरकारने इसे पचोके 
सम्मुख उपस्थित किया था। 
पतन्न-लेखकोंसे 
मेरे सम्मुख प्रकाशनके लिए आये हुए पत्रो और अन्य कागजोका ढेर पडा 

है। यदि यंग इंडिया ' के वर्तमान आकारको कायम रखना है तो इनको प्रकाशित कर 
पाना भेरे लिए असम्भव है। इसलिए पत्र-प्रेषक यहाँ अपने लेखोको छपा न देखे तो वे 
कृपया मुझे क्षमा करेगे। बात यह है कि 'यग इडिया', जैसा कि एक आदरणीय 
सज्जनने मुझसे कहा, कोई समाचार-पत्र नहीं, विचार-पत्र है। फिर इसका उपयोग 
बहुत कुछ मेरे विचारोंको और वह भी मेरे ही ढगसे, प्रचार करनके लिए किया जा 
रहा है। इसका क्षेत्र मर्यादित है इसलिए थदि पन्न-लेखक मुझे ऐसे केख ही न भेजे 
जिनमें कोई विशेष बात नहीं है और जो “यग इंडिया ' के उद्देश्यसे सम्बन्धित 
नही हैं तो अच्छा होगा। 

[ अग्नेजीसे | 

यंग इंडिया, १०-४-१९२१ 


३१६. असत्य कथनका आन्दोलन 


ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय हिन्दुओ और मुसलमानोके बीच भेदभावकों 
बढ़ानेका प्रयत्न जान-बूझकर किया जा रहा है। कुछ अखबार, जिनमे हिंन्दुओके 
अखबार भी है और मुसलमानोके भी, उत्तेजना फैलानेके प्रयत्नमें कोई कसर नही रख 
रहे हैं और दुर्भाग्यससे उनको अत्युक्ति और असत्य कथनका आश्रय लेनेमे भी कोई 
झिझ्कक नहीं होती। जो अखबार जान-बूझ्कर ऐसी हरकतें नहीं करते वे किसी दूसरे 
अखबारमें सनसनी फैलानेवाली किसी भी चीजको देखते है तो बिना उसकी जाँच किये 
उसे निधड़क छाप देते है। 

एक ऐसी ही बात मौलाना मुहम्मद अलीके सम्बन्धमे कही गई है। कहते है 
उन्होने कहा $ि एक व्यभिचारी मुसलमान भी गाधीसे ज्यादा अच्छा है। मौलाना मुह- 
म्मद अलीके सम्बन्धमें ऐसी किसी बातपर विश्वास करनेके लिए तैयार लोगोंका मिल 
सकना यह बताता है कि हिन्दुओ और मुसलमानोंमें कितना मनमुठाव है। पाठक 
एक दूसरे स्तम्भमें मौलानाके लिखे हुए दो पत्रोका अनुवाद देखेंगे। इनमें से एक पत्र 


१, इसपर १८८४ में दस्ताक्षर हुए थे, देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३७५। 


४३० सम्पूर्ण गाधी वाहमय 


स्वामी श्रद्धातन्द और दूसरा तेज” के सम्पादकके नाम है। अखबारोमें मौलाना- 
पर आये दिन जो लाछन लगाया जा रहा है, इन पत्रोसे उनका पूरी तरह निराकरण 
हो जाता है। भारतकी स्वतन्त्रताके शत्रुओने मौलानाके कथनको विक्वृत करनेमें और 
उसका उपयोग हिन्दुओको मौलानासे भिड़ानेके लिए करनेमे कोई सकोच नही किया 
है। में प्रत्येक विचारशील हिंन्दूुका ध्यान इन पत्रोकी ओर आकर्षित करता हूँ। मेरी 
विनम्र सम्मतिमे इन पत्रोसे मौलानाकी नितान्‍त निरछलता व्यक्त होती है। 

उनके जिस कथनको कुछ अश्बारोने इतनी बेरहमीसे तोड़ा-मरोड़ा है वह मूलत' 
क्या है” उन्होने अस्नलमे यही कहा है, इस्लाम धर्म गाधीके धर्मसे ज्यादा अच्छा 
है। क्या उनके इस कथनमें कोई रोष पैदा करनेवाली चीज है? जबतक यहाँ विभिन्न 
धर्म है तबतक क्या मौलानाकी यह स्थिति बिलकुल नन्‍्यायसगत और सच्ची नहीं है” 
दक्षिण आफ्रिका और भारतमें मेरे अनेक परमप्रिय ईसाई मित्र है जो ईद्वरसे प्रार्थना 
करते रहते हैँ कि वह मुझे प्रकाश दे। इनमें दक्षिण आफ्रिकाके एक प्रतिष्ठित 
अवकाश-प्राप्त सॉलिसिटर है। उन्होने मुझसे ईसामसीहकों मानने और उनकी शरणमे 
जानेका अनुरोध किया है। उनका कहना है कि जबतक मैं ऐसा न करूँगा तबतक 
मेरे सब प्रयत्न व्यर्थ होगे। सचमुच' हजारो ईसाई यह मानते है कि जिस सच्चे आदमीका 
ईसामें विश्वास नहीं है वह एक कुकर्मी ईसाईसे भी बुरा है। क्‍या कोई सनातनी 
हिन्दू भी ऐसा ही नहीं सोचता ? यदि ऐसी बात न हो तो शुद्धिके सम्बन्धमे यह 
व्यप्रतापूर्ण प्रचार क्यों? सनातनी हिन्दू अपनी पृत्रीके लिए पतिका चुनाव करनेमे 
धर्मका खयाल छोडकर सर्वोत्तम व्यक्तिको चुनेगा अथवा अपने ही सम्प्रदायके अच्छेसे- 

अच्छे मनुष्यको ? यदि वह उस चुनावकों अपने दायरेतक ही सीमित रखे तो क्‍या 

इससे यह प्रकट नहीं होता कि वह भी मौलानाकी तरह अपने धर्मको सब ध्मोसे 
अच्छा मानता है ? 

मौलानाने अपने धारमिक नियमका वर्णन सुन्दर भाषामे किया है और उसको 
उदाहरण देकर स्पष्ट करनेके लिए अपने सर्वोत्तम हिन्दू मित्रोमे से मुझे चुना है एवं 
यह दिखाया है कि वे अपने धर्मंको व्यक्तियोसे, चाहे वे उनके कितने ही प्रिय क्यो न 
हों, अच्छा मानते है। इसके लिए उन्होने मेरा उदाहरण चुननेमे यह समझकर अपने 
आपको निरापद मात्रा कि में इसपर रोष नहीं करूँगा और उनको ऐसा माननेका 
अधिकार है। में यह मानता हूँ कि इसके लिए वे एक मित्रके प्रति उपेक्षा-भाव 
दिखाने अथवा उसके धर्मका अनादर करनेके दोषी ठहराये जानेकी अपेक्षा अपने धर्ममे 
दृढ आस्था दिखानेके कारण सम्मानित किये जानेके अधिक अधिकारी है। 

उन्होने यह प्रार्थना की है कि ईइवर मेरे मनमें इस्लाम ग्रहण करनेकी इच्छा 
उत्पन्न करे । किसीको उनकी इस प्रार्थनासे भी किसी तरहका भय या आदइचरये करनेकी 
आवश्यकता नहीं है। यदि वे मेरे लिए (अपने विश्वासके अनुसार) अच्छीसे-अच्छी 
कामना न करें तो वे मेरे सच्चे मित्र नहीं होगे। सत्य और अहिसाका चरम रूप 
ही मेरा धर्म है। इस सम्बन्धमे में भूछलपर हो सकता हूँ। किन्तु यदि मैं अपने 


२. देखिए परिशिष्ट १३ । 


असत्य कथनका आन्दोलन ४३१ 


मित्रोका भरा चाहता हूँ तो जबतक मैं इसको सबसे अच्छा धर्म मानता हूँ तबतक 
में यही कामना कर सकता हूँ कि उनका भी इस धर्ममें विश्वास हो। में हिन्दू धर्मके 
भीतर इसलिए हूँ कि मेने अपने इस धर्मकी जो कसौटी रखी है उसपर हिन्दुत्व खरा 
उतरता है। 

स्वामीजीने हृदयसे और पूरे तौरपर मौढानाके पत्रकों स्वीकार करते हुए कहा 
है कि उनके अपने धर्ममे व्यवहार और विश्वासके बीच कोई अन्तर नहीं है, जब कि 
उनकी समझके अनुसार मौलानाके धर्ममे ऐसा अन्तर है। मौछानाने जो दूसरा पत्र 
लिखा है उसमें यह मुद्दा साफ कर दिया गया है और यह कहकर इस विवादकों 
समाप्त किया है कि उनके धर्ममें भी व्यवहार विश्वाससे भिन्न नही है। उन्होंने 
यह भी कहा है कि मैने अपने पत्रमे केवल ससारके धर्मोकी तुलना की है और 
अपना यह मत प्रकट किया है कि मेरा धर्म सबसे अच्छा धर्म है। क्या मुसलमान रहते 
हुए में इससे भिन्न आचरण कर सकता हूँ? यदि में ऐसा करूँ तो एक सच्चे मनुष्यके 
हे ञ्ञ्या में उस धर्मको, जिसे में इस्लामसे अच्छा समझता हूँ, माननेके लिए बाध्य 
नहीं हूँ 

मुहम्मर अछी इस समय पारिवारिक दु खसे पीड़ित है और उनके बडे भाई 
बीमार है। इस अवस्थामें भी वे हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीचकी खाईको पाटनेके 
लिए यथाशक्ति प्रयत्न कर रहे है। मुझे आशा है कि इस स्थितिमे प्रत्येक सच्चे 
हिन्दूकी सहानुभूति उनके साथ होगी। इसमे सन्‍्देह नहीं हैं कि जो हिन्दू एकताका 
प्रयल्त कर रहे है उनके मनमें भी इतनी धर्मान्धता तो है ही कि वे अपने मुसलमान 
सहयोगियोको अपनेसे बेहतर नही मानते। 

दूसरी घटना तिब्बिया कालेजमे हुईं बताते है। मैने अपने पृत्रसे यह कहा 
था कि वह डा० अन्सारीको एक पत्र लिखे ताकि वे मुझे यह सूचित कर दें कि वास्तविक 
घटना क्‍या थी। मैं उनका उत्तर यहाँ लगभग पूराका-पूरा छाप रहा हूँ। इसमे से 
वे छ. शब्द छोड दिये गये है जिनमें संयम रखनेके और समाचारकों छापनेसे पहले 
उसकी सचाई जाँच लेतेके नियमको भग करनेवाले अखबारका नाम दिया गया है। 
चूँकि भेरा उद्देश्य किसी अखबार विशेषकी आलोचना करना नही है, बल्कि अखबारोमे 
उग्र रूपसे फैली हुई इस बीमारीका इलाज ढूँढना है, इसलिए मैने यह नाम छोड 
दिया है। डा० अन्सारी लिखते है: 

तिब्बिया कालेजकी घठना बहुत ही मासूली-सी है। जिस विन कालेजमें 

महात्माजीका जन्म-दिवस मनाया जा रहा था उस दिन एक वकक्‍ताने महात्माजी- 

की तुलना ईसा ससीहसे की थी। इसपर एक मुसलमान छात्रने आपत्ति को 

और कहा कि किसी भी जोवित व्यक्तिकी, चाहे वह सभी बातोंम कितना ही बड़ा 

क्यों न हो, पंगम्बरोंसे तुलना नहीं की जानी चाहिए। कुछ छात्रोंने मुसलमान छात्रके 

इस कथनका विरोध किया। इसपर मुसूूमान छात्रते अपना आह्यय समझानेका 

प्रयत्त किया और उसके कथनसे जो भ्रम उत्पन्न हुआ था उसपर खेद प्रकट 

किया। सारो बात इतनी हो है और स्पष्ट ही यह कहना तो सरासर गलत 


४३२ सम्पूर्ण गाधी वाइुमय 


है कि इसमें कुछ कार्यकर्ताओंका हाथ था अथवा शान्ति भंग होनेकी कोई भी 
आदांका थी। 

जिन पत्रोंका आपने उल्लेख किया है वे दरूबन्दीके बड़े भारी हामी हें। 
उनकी विशेषता ही यह है कि वे दोनों जातियोंकों लड़ानंवाली खबरें इकट्डी 
करते हे और छोटी-छोटी घटनाओंकों बहुत ही बढ़ा-चढ़ाकर छापते हे। यदि 
केबल इन पत्रोंका ही दोष होता तो इतनी दुःखकी बात न होती, क्योंकि ये 
पत्र न तो महत्वपुणं हे और न प्रसिद्र। किन्तु दुर्भाग्यकी बात यह है कि 
बैरकी यहु भावना उत्तर भारतके हिद्ुओं और मुसलमानों -- दोनोंके देशी 
भाषाओं में निकलनेवाले लगभग समस्त पत्रोंसें व्याप्त है। 

ये धठनाएँ जिन्हें छापनेमें इन पत्रोंने ऐसी दु.खजनक और ओछेपनसे 
भरी हुई कट्टरताका परिचय दिया है, विरल हों सो बात नहीं है। निपट 
घर्मान्धता और हर प्रकारसे दूसरी कौपकों नोचा दिखानेकी यह कुत्सित इच्छा 
आज उत्तर भारतके देशी भाषाओंके पत्रोंका अनिवार्य अंग बन गई है। 


घटना जिस तरह बढा-चढाकर पेश की गईं है, पाठक उससे परिचित हैं। जिस 
मुसलमान छात्रने उक्त तुलनापर आपत्ति की उसका कार्य आखिर उचित ही था। 
किसी मनुष्यका सम्मान करनेके लिए उसकी तुलना सम्मान्य पैगम्बरोसे करना तो 
दूर, किसी अन्य सम्मानित मनुष्यसे भी करना आवश्यक नहीं है। डा० अन्सारीने 
उत्तर भारतके देशी भाषाके पत्रोके सम्बन्धमें जो जानकारी दी है उससे भय और 
चिन्ता उत्पन्न होनेकी सम्भावना है। आशा है जो पत्र सनसनी फैलाकर अपनी रोटी 
कमाते है वे पैसेका खयाल पीछे और देश-हिंत और सत्यका खयालहू पहले करेगे। 
सुननेमें आया है कि मुस्लिम पत्नोके सम्पादक हिन्दुओं और उनके धर्मको गालियाँ देना 
तभी बन्द करेगे जब हिन्दू पत्रोके सम्पादक इस्लाम और मुसलूमानोकों गालियाँ देना 
बन्द कर देगे और हिन्दू पत्रोके सम्पादक चाहते है कि इस मामलेमे पहल मुस्लिम 
पत्रोके सम्पादक करे। मेरा सुझाव है कि दोनो ही अपने रवेयेमे बिना दूसरेका रास्ता 
देखे यह सुधार कर ले। 
में यह कहना नहीं चाहता कि सत्यको छिपाया जाये। इस तरहका गरूत सौजन्य 
पहले दिल्लाया गया है। आवश्यक यह है कि सत्यको निर्भय होकर प्रचारित किया 
जाये किन्तु अत्युक्ति और मिथ्या आरोपोसे ईमानदारीके साथ बचते रहे। 
| अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, १०-४-१९२४ 


३१७. मोलाना भुहम्मर अली और उनके आलोचक 


मौलाना साहबके दो पत्र यहाँ दिये जा रहे है। पहला पत्र स्वामी श्री श्रद्धा- 
न्दजीके नाम और दूसरा तेज के सम्पादकके नाम है। इत पत्नोका अग्रलेखमें 
ल्‍्लेख है।' 
[ अग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, १०-४-१९२४ 


३१८. असहयोग हिसाका तरीका नहीं है 


हममें जो अन्तर है, भारतकी वर्तमान स्थिति उसका एक अन्य विचित्र 
उदाहरण प्रस्तुत करती है। में 'अप्रतिरोध ' के विचारका हामी हूँ। जहॉतक 
में समझता हूँ, गांधी अपने तरीकेकों प्रेमका तरीका कहते हे। किन्तु तब भी 
उनकी समझमसमें यह नहीं आता कि असहयोगका तरीका हिसाका तरीका है । 
भान लीजिए कि न्यूयाकंमें दृधकी गाड़ियाँ चलानेवालों को कोई सच्चा, वास्तविक 
और भयंकर कष्ठ है। मान लीजिए कि वे हड़ताल कर दें और न्यूयाकं्मे 
बच्चोंके लिए दूध पहुँचाना बन्द कर दें। वे हिसात्मक आक्रमणके लिए शायद 
किसीपर हाथ न उठाये तथापि उनका यह तरीका हिसाका तरीका होगा। 
छोटे-छोटे बच्चोंकी लाशोंपर से गुजरकर ही वे ' असहयोग के द्वारा विजय प्राप्त 
करेंगे। जेसा कि बढ़ेंड रसेलने बोल्शेविकोंके बारेमें कहा था, “ऐसा कष्ट 
हमें उन साधनोंके विषय शंका करनेको बाध्य करता है, जो किसी वांछित 
लक्ष्यतक पहुँचनेके लिए काममें राये जाते हे।” असहयोगका परिणाम है 
लंकाशायरमें कष्ट; और वह अन्ततः विवेककों जाग्रत करनेकी बजाय क्रोधको 
जाग्रत फरता है। 

यह वुृष्टान्त प्रस्तुत विषयपर पुरी तरह लागू नहीं होता, तथापि मेरे 
मनमें जो बात है उसका इससे एक हृदतक ठीक निर्देशन होता है। भारतसें 
जो लोग स्वराज्यके समर्थक हे वे आज विधान-सभाओंमें पहुँचकर वहाँ असह- 
योग करके उनकी प्रगतिको रोकना चाह रहे हे। यह इतिहासका एक संयोग 
है कि इंग्लेण्डमें जहाँ तागरिक संस्थाओंका विकास जॉन फिस्कके शब्दों संघर्षके 
अभावमें हुआ, उनका ऋमिक विस्तार सहयोगके प्रभावके आधारपर ही हो सका। 


१, पत्रोंके लिए देखिए परिशिष्ट १३ । 
२. देखिए पिंछलछा शोप॑क। 


२३-२८ 


४३४ सम्पूर्ण गांधी वाह'मय 


ऊपरका अंश एक अज्ञात अमेरिकी मित्र द्वारा मेरे पास भेज गय १४ फरवरी, 
१९२४ के “यूनिटी में प्रकाशित एक लेखसे लिया गया है। 

लेख श्री आर्थर एल० वेदरलीने पत्रके रूपमें श्री होम्सको भेजा था। पत्रमें 
यह सिद्ध करनेका प्रयास किया गया है कि यदि आदरशंवादी व्यावहारिक' बना रहना 
चाहता है तो उसे अपने आदर्शको प्रस्तुत परिस्थितियोके तछतक नीचे उतार लाना 
पडता है। लेखकने अपने तकंको पुष्ट करनेके लिए पत्रमें बहुतसे उदाहरण दिये है। 
चूँकि फिलहाल उनके मुख्य तकंसे मुझे सरोकार नहीं है, अतः मै समझता हूँ कि 
उनके पत्रसे केवल एक अंश उद्धृत करके में उनके प्रति' अन्याय नहीं कर रहा हूँ। 
मेरे विचारमे भारतीय असहयोगके विषयमें श्री वैदरलीका दृष्टिकोण पाठकोंको मोटे 
तौरपर रोचक अवश्य जान पड़ेगा।' 

श्री वैदरलीने यह बात एक व्यापक सत्यके रूपमें प्रस्थापित की है कि “ अंसह- 
योग हिसाका तरीका है”। यदि वे क्षणभर भी विचार करते तो इस प्रस्थापताकी 
असत्यता दृष्टिगोचर हो जाती। में जब शराबकी दृकानपर शराब बेचनेसे इनकार 
करता हूँ अथवा खूनीको उसकी योजनाओमे सहायता देनेसे इनकार करता हूँ, तब 
में असहयोग करता हूँ। मेरी रायमें मेरा यह असहयोग हिसाका तरीका नहीं है, 
इतना ही नहीं बल्कि मैने प्रेमके कारण इतकार किया हो तो मेरा असहयोग प्रेमका 
कार्य हो सकता है। तथ्य यह है कि सभी प्रकारका असहयोग हिसात्मक नही होता 
और अहिसात्मक असहयोग तो कभी हिसात्मक कार्य हो ही नहीं सकता -- सम्भव 
है हर हालतमें वह प्रेम-प्रेरित कार्य न हो। क्योकि प्रेम एक ऐसा सक्रिय गृण है 
जो सदा क्रियासे अनुमित नहीं हो पाता। एक दाल्य-चिकित्सक अत्यन्त सफल ऑपरेशन 
कर सकता है, तथापि हो सकता है कि रोगीके लिए उसके मनमे कोई प्रेम न हो। 

श्री वेदरलीने जो उदाहरण दिया है वह विवेचन करनेपर अत्यन्त अनुचित 
एवं अपूर्ण ठहरता है। यदि न्यूयाकंमें दृधकी गाडियाँ हाँकनेवालो को नगरपालिकासे 
उसके अपराधपूर्ण कुप्रबन्धगे कारण शिकायत हो और यदि वे उसे शझुकानेके लिए 
त्यूयाकंके बच्चोको दूध पहुँचाना बन्द करनेका निरचय करे तो वे मानव-जातिके प्रति 
अपराध करेगे। किन्तु मान लीजिए कि दूधकी गाड़ियोको हॉकनेवालों को उनके मालिक 
काफी मजदूरी नहीं देते जिसके फलस्वरूप वे भूखों मर रहे है, एवं उन्होने अधिक 
मजदूरी करनेके अन्य सब सुलभ एवं उचित उपायोका प्रयोग करके देख लिया 
है, तो उनका दृूधकी गाड़ियाँ हॉकनेंसे इनकार करना न्यायसंगत होगा-- चाहे फिर 
उनके इस कार्यके फलस्वरूप न्यूयार्कके बच्चोकी मृत्यु ही क्‍यों न हो जाये। उनका 
इनकार प्रेमका कार्य भले ही न हो किन्तु वह निश्चय ही हिंसाका कार्य नहीं होगा। वे 
कोई परहित निरत प्राणी नहीं है। वे अपनी जीविकाके लिए दूधकी गाड़ियाँ हाँक 
रहे है। कर्मचारियोके रूपमें यह उनके कत्तंव्यका अश नही है कि वे चाहे जिस 


१. गांघीजीने बादमें इस वाक्‍्यमें थों सुधार किया है: “ मेरा हेतु पह बताना है कि श्री वैदरछीका 
दृ्ध्कोण एकदम गलत है; किन्तु गलत होते हुए भी वह मोटे तौरपर रोचक अवश्य जान पड़ेगा। देखिए 
“पत्र: महादेव देसाईको ”, १०-४-१९२४ के पश्चात्‌ । 


अंसहयोग हिसाका तरीका नहीं है '४३५ 


परिस्थितिमें रहकर बच्चोको दूध पहुँचाये ही। जहाँ कत्तंव्यका अतिक्रमण नहीं है 
वहाँ हिसा भी नहीं है। और फिर मान लीजिए कि दूधकी गाडियाँ हाँकनेवाले ये 
लोग यह जानते हो कि उनके मालिक सस्ता किन्तु मिलावटी दूध देते है, तथा एक 
दूसरा दुग्धालय अच्छा किन्तु महँगा दूध देता है और उन्हे न्यूयार्कके बच्चोके 
कल्याणकी चिन्ता हो, तो उनका दृधकी इन गाडियोको हाँकनेंसे इनकार करना प्रेमका 
कार्य होगा, चाहे फिर न्यूयाकंकी कोई अदूरदर्शी माता महँगे और प्रामाणिक 
दुग्धालयसे दूध न लेनेके कारण इस मिलावटी दूधसे भी वचित ही क्यो न रह जाये। 
इस अदूरदर्शी माताकी कल्पना हमने तकेकी दृष्टिसे की है। 

कल्पित हृदयहीन दृधकी गाड़ी हॉँकनेवालो तथा न्यूयाकेके बच्चोकी लाशोके 
ढेरोंकी बात करके यूनिटी' का लेखक हमे लंकाशायर ले जाता है और भारतीय 
असहयोगके सफल हो जानेके बाद उसके नाशका चित्र प्रस्तुत करता है। अपने मुख्य 
तकेको सिद्ध करनेकी उतावलीमें लेखकने सीधे-सादे तथ्योंका अध्ययन करनेका कष्ट 
भी नहीं उठाया। भारतीय असहयोगकी योजना लकाशायर अथवा ब्रिठिश द्वीपोके . 
किसी भी भागको हानि पहुँचानेके लिए नहीं की गई है। उसे तो अपना राजकाज आप 
चलानेके भारतके अधिकारको सत्य सिद्ध करनेके लिए अपनाया गया है। भारतके साथ 
लकाशायरका व्यापार सगीनोके बलपर स्थापित किया ,गया था और वह उन्ही 
साधनोसे कायम रखा जा रहा है। उसने भारतके उस एकमात्र अत्यावश्यक कुटीर-उद्योग- 
को नष्ट कर दिया है, जिससे यहाँके लाखो-करोड़ो किसानोकी आयमें कुछ योगदान 
होता था और जिसके कारण भुखमरी उनके दरवाजे तक नहीं फटक पाती थी। 
अब यदि भारत अपने कुटीर-उद्योग और अपनी हाथकी कताईको पुन6ज्जीवित करनेका 
प्रयत्न करता है तथा कोई भी विदेशी कपडा, यहाँतक कि भारतीय मिलोंका बनाया 
कपडा भी खरीदनेसे इनकार करता है और इससे लकाशायर तथा भारतीय मिलोको 
हानि पहुँचती है तो इससे असहयोग किसी भी कानून या नीति-नियमकी दृष्टिसे 
हिसात्मक कार्य नहीं माना जा सकता। भारतने कभी रकाशायरके भरण-पोषणका 
जिम्मा अपने ऊपर नहीं लिया है। यदि मदिरालयो तथा वेश्यालयोमें जानेवाले बिना 
कोई सूचना दिये उनमें जाना बन्द कर दे, चाहे इस आत्मवर्जनाके फलस्वरूप उक्त 
आलयोके सचालक भूखों मरते लगे तो भी वे इस आत्मसयमके लिए बधाईके पात्र 
होगे और उनके मालिकोंके हितेच्छू भी माने जायेगे। इसी प्रकार यदि साहुकारोके 
आसामी उनसे ऋण लेना बन्द कर दे और इससे साहुकार भूखों मरने लगें तो 
उनके आसामी ऋण लेना बन्द करनेके कारण हिंसक नहीं मानें जा सकते। किन्तु 
यदि वे दुर्भावना अथवा हेषके कारण और बिना किसी न्‍्यायसगत कारणके एक 
साहुकारकों छोड़कर दूसरेके आसामी बन जाये तो वे हिसक माने जा सकते है। 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जब तियमके आधीन होनेसे इनकार करना अधिकार 
ओर कत्तंव्य बन जाये तब असहयोग हिंसा नही होता, चाहे उसके प्रयोगके कारण कुछ 
लोगोंको कष्ट भी हो। जब मात्र अन्यायकर्त्ताके भलेके लिए ही असहयोगका आश्रय 
लिया जाये, तब बह प्रेमका कार्य होगा। भारतीय असहपोग अधिकार और कत्तंव्य 


४३६ सम्पूर्ण गाधी वाइंमय॑ 


है, किन्तु वह प्रेमका कार्य नहीं कहा जा सकता क्योकि वह्‌ अशक्त छोगों द्वारा 
आत्मरक्षाके लिए अपनाया गया है। 
श्री वैदरलीने स्वराज्य दलके अड़गे डालनेके कार्यक्रमका जो उल्लेख किया है 
उसका विवेचन पिछले सप्ताह बताये गये कारणोसे फिलहाल नहीं किया जा सकता। 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १०-४-१९२४ 


३१९. सरोजिनीकी विभोहिनी शक्ति 


“यंग इडिया के लिए अन्तिम पत्र भेजनेसे कुछ ही समय पूर्व मुझे अपने पुत्र 
मणिलाल गाधीका, जो नेठटारूमे 'इडियन ओपिनियन ' का काम सँभालता है, एक पत्र 
मिला है। इसमें श्रीमती नायड्की यात्राका सुन्दर वर्णन दिया गया है। मै जानता 
हैँ कि पाठक इसका जल्दीसे-जल्दी प्रकाशन पसन्द करेगे। पत्र १५ मार्च, १९२४का 
है, जिसका अनुवाद में नीचे दे रहा हूँ: 

यह पत्र जल्दीमें लिखा गया है। दो घंदे बाद ही डाक निकल जायेगी। 

पिछले कोई २० दिलनोंसे श्रीमती सरोजिनी नायडू यहाँ आई हुई हे। 
उन्होंने इस वेदाके निवासियोंपर, खास करके गोरे लोगोंपर, बड़ा ही अच्छा 
प्रभाव डाला है। जोहानिसबर्गर्में शुरू-शुरूम तो लोगोंने उनका तीत्र विरोध 
किया था; परन्तु श्रीमती नायड्की वकक्‍तुता सुननके बाद वह जाता रहा और 
वे लोग जो कुछ द्वरारत या उपद्रव करना चाहते थे, शरमाकर रह गये हे। 
टान्सवालकी अपनी यात्राक्षे अन्त्में वें जोहानिसबर्ग आईं। उस सस्रय गोरे 
हजारोंकी तादादमें सभाओंम आते थे। में वहाँ नहीं गया था। जब वे इस 
तरफ आतनेकों हुई तब में फोक्सरस्ट उन्हें लेने गया था। हर स्टेशनपर सेंकड़ों 
लोग क्या गोरे और क्या हिन्दुस्तानी उनसे मिलने आते थे। उनकी गाड़ी 
फूलोंसे लद जाती थी। भरित्सबगंसं वे दो दिन ठहरीं। वहाँ एशियाई लोगोंके 
खिलाफ कदुता बहुत व्याप्त है और प्रतिगामी लोगोंका पूरा जोर है। श्रीमती 
नायडूके आनेके पहलेसे ही वे शोर कर रहे थे कि हिन्दुस्तानियोंकों टाउनहॉल 
बिलकुल नहीं मिलना चाहिए और यदि मिलेगा तो भारी झगड़ा हो जायेगा। 
किन्तु आखिरी दिन मरित्सबर्गके “टाइम्स! ने अग्रलेख लिखकर लोगोंकों झगड़ा- 
फसाद न करनेके लिए समझाया। जिससे स्थिति संभल गई। सभाके वक्‍त 
ठाउनहॉलमें लोग खचाखच भरे हुए थे और गेलरी गोरोंसे भर गई थी। 
मेयरने सभापति-पद ग्रहण करना मंजूर नहीं किया। तब एक दूसरा गोरा 
सभापति बनाया गया। उसके बोलनेके लिए खड़े होते ही गेलरीमें इतना 
गुल-गपाड़ा मचा कि उसे बंठ जाना पड़ा। फिर श्री भगतने उन्हें समझानेका प्रयत्न 


_म् 


सरोजिनीकी विमोहिनी शक्ति ४३७ 


किया किन्तु उन्हें भी बेठ जाना पड़ा। अन्तमें श्रीमती नायड्‌ खड़ी हुईं। वे 
वो-तीन वाक्य ही बोली थीं कि इतनेमें फसादी लोगोंके मुखिया चलते बने 
और बीस मिनद बोलनेके बाद बाकी फसादी भी उठ गये। व्यास्यान खत्म 
होनेके बाद कुछ अपरिचित यूरोपीय बड़ी उत्सुकतासे श्रोमती नायइसे हाथ 
मिलानेके लिए आये। 

दूसरे दित भारतोयों और गोरोंके दलके-दल श्रीमती नायडके निवासस्थान- 
पर उन्हें देखनेके लिए खड़े दिखाई दिये। लोग उनके निवासस्थानके चोकर्ों नहीं 
समा पा रहे थे। गोरी तथा गेर-गोरी स्त्रियों तो श्रीमती नायडकी हिम्मत देखकर 
बंग थीं। पादरी भी आये थे और उनसे जान-पहचान करना चाहते थे। श्रीमती 
नायड्से नेदालके बिद्पकी भेटके बाद तो समस्त वातावरण ही बदल गया। 

श्रीमती नायड्का शायद सबसे अधिक स्वागत-सत्कार डर्बनमें हुआ। सरित्स- 

बर्गंतक उन्हें लेनेंके लिए विशेष रेलगाड़ी भेजी गई थी। डर्बन स्टेशनपर तो 
लोगोंकी भीड़का कोई शुभार ही नहीं था और बाहरके रास्ते भी दशेकोंसे 
ठसाठस भरे हुए थे। लोग उनकी गाड़ी खींचकर अल्बर्ट पार्केमें ले गये। 
वहाँ कप्रसेकर्त पाँच हजार नर-तारी और इतने ही विद्यार्थो पहलेसे एकत्र 
थे। स्त्रियोंकी सभा ऐसी हुईं जेसी पहले कभी नहीं हुई थी। दाउनहॉलमें उनके 
दो व्यास्यान हुए। दोनों बार हॉल खचाखच भरा था और पहले दिन तो 
कम्से-कप्त तीत-चार हजार लोगोकों बापस लौट जाना पड़ा था। गोरी महिलाओं- 
ने उनके स्वागतके लिए खास तौरपर सभाकी आयोजना की थी। इसके सिचा 
वे जुल्लेड तक सफर कर आई हैं। अभी टोंगाटठ और फीनिक्स बाकी हें। 
यहाँ तीन दिन रहकर वे इस समय केप टाउन चली गईं हे। वहाँ वे 
बर्गे-क्षेत्र विधेयककी चर्चाके बकत उपस्थित रहना चाहती हे। वे उसके बाद 
केपके दूसरे शहरोंकी यात्रा करेंगी । फिर कुछ समयके लिए जोहानिसबर्ग जायेंगी 
और तब यहाँ एक हपता रहेंगी। वे यहींसे अप्रेलमें पहले जहाजसे मातृभूमिके 
लिए रवाना होंगी। 

श्रीमती नायड़की शक्ति अद्भुत है। उन्‍हें कभी-कभी यात्रा और व्याख्यानों- 
के कारण बुखार आ जाता है और सिर दर्द भी हो जाता है; किन्तु फिर 
भी इससे उतके व्यस्त कार्यक्रममें बाधा नहीं आती। 

हाकिम लोग बड़ी अच्छी तरह पेश आते हे । उनके लिए गाड़ियोंमें स्पेशल 
डिब्बेका इन्तजाम किया जाता है और राहमें भी रेल-अधिकारी शिष्टताका 
बरताव करते है। श्रीमती नायडू खुद ही आपको लिखना चाहती थीं, पर 
कामकी अधिकतासे न लिख सकीं। उन्होंने मुझे पत्र लिखनेके लिए कहा था। 

| अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १०-४-१९२४ 


३२०. पत्र: इस्माइल अहमदकों 


पोस्ट अन्धेरी 
१० अप्रैड, १९२४ 
प्रिय मित्र, 
मुझे आपका पत्र मिला। इसके लिए में आपको धन्यवाद देता हूँ। आशा करता 
हैँ कि में यग इडिया के स्तम्भोमें इसका उपयोग कर सकूगा। 
आशा तो यही है कि ईर्वर मुझे इसपर चलनेके लिए प्रकाश और बल प्रदान 
करेगा। यदि आप बारडोली सम्बन्धी निर्णयको गम्भीर भूल मानते हों तो मेरा खयाल 
है कि में सुधर ही नहीं सकता। यदि मुझे सत्यमे अपनी निष्ठा ज्योकी-त्यो बनाये 
रखनी है तो बहुत सम्भव है मुझसे अभी ऐसी अनेक गम्भीर भूले हो। 


हृदयसे आपका, 
श्री इस्माइल अहमद 
खोलवाड 
सूरत 
अग्नेजी प्रति (एस० एन० ८७०१) से। 
३२१. पत्र; के० एम० पणिक्करकों 
पोस्ट अच्चेरी 


१० अप्रैल, १९२४ 
प्रिय पणिक्कर, 
वहाँके सव समाचार मुझे आपके द्वारा नियमित रूपसे मिलते रहते है। किन्तु मेरी 
नीति क्रमश” आगे बढ़नेकी है। आपने जिस तारमे यह लिखा है कि जत्येते शान्ति- 
पूर्वक समर्पण कर दिया, वह मुझे मिल गया है। मैं जानता हूँ कि विजय प्राप्त करनेका 
मार्ग यही है, दूसरा नहीं। 
आप वाइकोम मन्दिरके सम्बन्धमे जो-कुछ कहते है, उसे में समझता हेँ। आपने 
देखा होगा मैने अपने पत्रमे' कुछ भी निरचयात्मक रूपसे नहीं कहा है, किप्तु तबसे 
घटनाएँ बड़ी तेजीसे घटी है और उतनी ही तेजीसे मैं आगे बढ़ा हूँ। मैं आपकी' 
इस बातसे सहमत हूँ कि त्रावणकोरमे जो आन्दोलन आरम्भ किया गया है, वह बहुत 


१. जान पड़ता है कि यहाँ “पत्र : के० पी० केशव मेननकों ”, १-४-१९२४ का उद्छेख किया 
गया है, जो ३-४-१९२४ के हिन्दू में प्रकाशित हुआ था । 


पत्र: मुहम्मद अलीको ४३९ 


महत्त्वपूर्ण है। इतना ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि सत्याग्रही पर्याप्त सख्यामें हों, 
ताकि लड़ाई अन्ततक चलाई जा सके। 


हृदयसे आपका, 
श्रीयुत के० एम० पणिक्कर 
अकाली सहायक संघ 
अमृतसर 
अग्रेजी प्रति (एस० एन० ८७०३) से। 
३२२. पत्र: महस्मद अलीको 
पोस्ट अन्बेरी 


१० अप्रैल, १९२४ 
मेरे अजीज दोस्त और भाई, 


आपके दोनो पत्र मिल गये, एक आपके सेक्रेटरीका लिखा हुआ पत्र जिसके 
साथ वह पत्र नत्थी है जो आपको मिला है और दूसरा आपका अपना लिखा हुआ। 

मैं सहपत्रके सम्बन्धमे अपने ढगसे कार्रवाई कर रहा हूँ। आप जब यह समझे 
कि आप बडे भाई साहबके' पाससे बिना कोई जोखिम उठाये हट सकते है, तभी आयें। 

मैने आपको अपनी ओरसे आश्वासन भेज दिया है और उसे यहाँ फिर दोहराता 
हैँ कि इन दोनो प्रश्नोंके सम्बन्धभे, आपसे मिल्ले बिना में अपने विचार प्रकाशित 
नही करूँगा। आप अपना काम फुरसतसे करे। आप देखेंगे कि आपने स्वामीजीको जो 
पत्र लिखा है उसका मैने 'यग इडिया ' के! स्तम्भोमे उपयोग किस तरह किया है। 

वर्तमान उत्तेजनाका दोष दोनों पक्षोपर है, मुझे इस कथनके पक्षमे करनेके 
लिए किसी भी प्रकारका अनुरोध जरूरी नही है; और मैं यह आशा कर रहा हूँ कि 
जब अवसर उपस्थित होगा ईइवर' मुझे सत्य, पूर्ण सत्य और उतना ही सत्य कहनेकी 
शक्ति और साहस देगा जितनेका मुझे बोध है। 

में नहीं जानता कि देवदासने डाक्टर अन्सारीकों क्या लिखा है, किन्तु उस 
बेचारेने मुझे यह बताया है कि उसके पत्रमे ऐसा एक भी शब्द नहीं है जिससे आपको 
अथवा डा० अन्सारीकों कुछ भी परेशानी हो। लेकिन शायद आप यह चाहते हैँ कि 


१. शौकत भली, जो बीमार पढ़े थे और जिनकी दालत फिर खराब हो गई थी । गांधीजीको शोकत 
अलीके लड़के जहीर भलीका ६ भग्रैलठको एक पत्र मिछा था। इसमें उसने लिखा था कि मुहम्मद भली 
गाधीजीसे मिलनेके लिए तबतक बम्बई रवाना नहीं हो सकते जबतक उनके भाईकी हालतमें सुधार नहीं 
हो णजाता। 

२. देखिए.“ असत्य कथनका आन्दोलन ” तथा “ मौछाना मुहम्मद अली गौर उनके आलेचक ”, 
१०-४-९९१४ 


४४० सम्पूर्ण गांधी! वाइःमय 


देवदास उक्त अंशोंकों लिखकर मेरे पास भेज दे ताकि मुझे उन अंशोंपर कार्रवाई 
करने योग्य हकीकतका पता चल जाये। 

मुझे अभी डा० अन्सारीका तार भिक्ा कि शौकत अछीका ज्वर फिर उतर 
गया है। मतको धीरज हुआ। 

सस्नेह, 

हृदयसे' आपका, 

सौलाना मुहम्मद अली 
मार्फत डा० मु० अ० अच्सारी 
१, दरियागंज 
दिल्ली 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ८७०४) की फोटो-तकलसे | 


३२३. पाठकोंसे 


जुह 
चैत्र सुदी ६ [१० अप्रैल, १९२४ | 
प्रिय पाठकगण, 

आजकल उत्तर हिन्दुस्तानफे कई अखबारोंमे हिन्दू-मुसलूमानोंके दिल बिगाडनेकी 
कोशिश हो रही है। उन अखबारोमें द्वेष, अत्युक्ति, इत्यादि झूठके लक्षण दिखाई 
देते है। इसलिए ऐसे मौकेपर आपका और मेरा कत्तंव्य है कि हम इस बढ़ती हुई 
ज्वालाको बुझानेकी पूरी-पूरी कोशिश करें। मेरा दुृढ विद्वास है कि हमारे बीच 
अन्तराय --- तफरका --- पड़नेका कोई कारण नही है। हम सब अपने-अपने धर्म-कर्मंपर 
कायम रहते हुए एक दूसरेके साथ भाईकी तरह बरताव कर सकते है। इसी तरह 
रहना हमारा धर्म है। इसलिए मे उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोग दोनों कौमोमें 
भाईचारा बढ़ानेकी निरल्तर कोशिश करेगे। हिन्दुओ या मुसलमानोके खिलाफ जो-कुछ 

कहा या लिखा जाये उसे आप बगैर जाँचे और छान-बीन किये हरगिज न माने। 


आपका, 
मोहनदास गांधी 
हिन्दी नवजीवन, १३-४-१९२४ 


३२४. पतन्न : महादेव देसाईको 


[१० अप्रैल, १९२४ के परचात [* 


भाईश्री महादेव, 


इसके साथ यंग इंडिया की सामग्री भेजता हूँ। कुछ सामग्री तो तुम्हारे पास 
ही पड़ी है। इसमें जहाँ-जहाँ तुम्हें भूले दिलाई दे वहाँ-वहाँ सुधार करनेमे सकोच 
न करना। 

इस सप्ताहके अंकमे यह वाक्य अशुद्ध है। “ माई पर्पज इज दू शो देट मिस्टर 
वेदरलीज व्यू ऑफ इंडियन नॉन को-ऑपरेशन कीैन नॉठ फेल टू बी ऑफ जनरू 
इन्टरेस्ट । ” इस' वाक्यका अर्थ कुछ नहीं होता। यह वाक्य इस तरह होना चाहिए 
“भाई पर्पंज . . . मि० डब्ल्यूज़ व्यू इज आलटुगेदर रॉंग। हिज व्यू, राग दो इृट 
इज, कन नॉट फेल टू बी ऑफ जनरल इन्टरेस्ट।*” असलमें तो दूसरे वाक्यको 
निकाल दे तो भी कोई हर्ज नहीं। यह यहाँ गैरजरूरी ही है। किन्तु जनरल 
इन्टरेस्ट ' की बात लिखी है इसलिए मैने उसे कायम रखते हुए यह बताया है कि 
तुम ऐसे अर्थहीन वाक्योको कैसे सुधार सकते हो। इस सम्बन्धमे यहाँ सावधानी तो 
रखी जा सकती है, किन्तु मैं देखता हूँ कि फिर भी भूले रह जाती है। मेरी सलाह 
यह भी है कि तुम भूलोकों सुधारकर यग इडिया” की फाइल रखो, जिससे गणेशन्‌' 
अथवा कोई दूसरा उसके लेखोकों फिर छापे तो उनका शुद्ध पाठ ही छपे। 

हमें 'तवजीवन” और “यग इंडिया की ग्राहक-संझ्यामें वृद्धि न होलेंसे चिन्ता 
करनेकी जरूरत नहीं है। ५०,००० रुपयेकी रकमका खयालर किसीने नहीं किया 
है, क्योंकि सभी लोग घबरा गये हैं। इस उदाहरणका अनुकरण करनेके लिए भी 
लिखना' चाहिए न? किन्तु यह कैसे लिखा जा सकता है” हमारी जानकारीमे तो 
हमारे पत्र जिस तरह निकलते है उस तरह कोई पत्र कही नहीं निकलता। इसलिए 
तत्सम्बन्धी टिप्पणीके न होनेका अफसोस मत करना। 


बापूके आशोर्वाद 


१. दूसरे भनुच्छेदमें उद्धुत अंग्रेजीका वाक्य १०-४-१९२४ के यंग इंडियामें प्रकाशित हुआ था । 
देखिए “ भसह॒योग हिसाका तरीका नहीं दे”, पृष्ठ ४३३-३६॥। 

२, “मेरा हेतु यह बताना है कि भारतीय असहयोग आन्दोलनके सम्बन्धमें श्री बेदरकीका विचार 
बिलकुल गलत है। किन्तु गलत होते हुए भी वह मोटे तौरपर रोचक भवर्य जान पड़ेगा।” 

३. मद्रासकी गणेशन एड क० जिसने गाधीजीके यंग इंडियामें प्रकाशित १९१९ से १९२२ भौर 
१९२२ से १९२४ तकके ढेख छापे थे। 

४. यद रकम नवज्ञीवनकी आयमें से ५ सालमें बची थी; देखिए “ नवृजीवनके पाठकोसे ”, ६-४-१९२४। 


४४२ सम्पूर्ण गाधी वाहुमय 


[ पुनरच : | रामदासका स्वास्थ्य ठीक है। 

“द मौलानाज रेजिगनेशन फ्राम दी प्रेसीडेंटशिप” और वाज आई पाशियल ? ! 
लेख मुझे पसन्द नहीं है। यदि वे तुम्हें भी पसन्द न हो तो उन्हें त्िकाल देना। 
इनके बिना भी पर्याप्त लेख-सामग्री है।' 


मूल गुजराती पत्र (एस० एन० ११४२०) की फोटो-तकलसे। 


३२५. कोंसिल-प्रवेशके सम्बन्धर्मं विचार' 


[११ अप्रैल, १९२४ के पूर्व ] 
व्यवस्थापिका सभाओमें जाना और फिर वहाँ असहयोग करना उचित है या 
नही, इस सम्बन्धमें पण्डित मोतीलालूजी और मेरे बीच लम्बी बातचीत हुई। मुझे 
दूसरे स्वराज्यवादी मित्रोसे भी बातचीत करनेका सुअवसर मिला। कित्तु पूरा प्रयत्न 
करनेपर भी असहयोग-नीतिके अनुकूल मुझे कोई ऐसा आधार नहीं मिल पाया जिस- 
पर हम सब सहमत हो जाते। में अपनी इस रायपर कायम हूँ कि कौंसिल-प्रवेशकी 
असहयोगसे संगति नहीं बैठती। स्वराज्यवादियो और मेरे बीच प्रामाणिक और 
मौलिक मतभेद है। में यह बात उनके गले नहीं उतार सका कि चाहे जितना घटा- 
कर कहा जाये व्यवस्थापिका सभाओमे जानेकी अपेक्षा उनसे बाहर बने रहना देशके 
लिए कही अधिक हछाभप्रद है। किन्तु में मानता हूँ कि जबतक उनकी राय भिन्न 
है, उन्हें निस्सन्देह कौसिलोमें जाना चाहिए। हम सबके लिए यही सर्वोत्तम मार्ग 
है। यदि उन्हे सफल़ता मिलती है और देशको लाभ पहुँचता है तो ऐसे प्रत्यक्ष 
प्रमाणसे मेरे जैसे सच्चे शकाशीकू छोगोको अपनी भूलकी प्रतीति हुए बिना न रहेगी, 
और इसी तरह में यह भी जानता हूँ कि यदि अनुभवसे उनकी धारणा झूठी साबित 
हुईं तो उनमें इतनी देशभक्ति अवश्य है कि वे अपना कदम पीछे हटा छेगे। इस- 
लिए में उत्तके मार्गमें किसी तरहका अड़गा डालनेमें सहायक नहीं होना चाहता। 
और जिस योजनामे मेरा विश्वास नही है उसमें में सक्रिय सहायता नहीं दे सकता। 
मेरा मतभेद कौसिलोमे काम करनेके तरीकेके बारेमें भी है। मैं कौसिलोमे 
जाकर अड़ंगा लगानेकी नीतिमें विश्वास नहीं रखता। में किसी व्यवस्थापिका सभामें 
केवल तभी जाऊंगा जब में यह देखूँ कि में उसका उपयोग किसी-त-किसी लाभदायक 
रूपमें कर सकता हूँ, इसलिए यदि मैं कौसिलोमें जाऊँगा तो में वहाँ काग्रेसके 


₹ै, यह गांधीजीके दाथक्रा लिखा है और इसमें उन्होने कई जगह सशोधन फ़िये है। कांग्रेस-जन 
व्यवस्थापिका परिषदों और असेम्बलीमें वापस जायें या न जायें इस उलझन-भरे प्रश्नपर स्पष्टतः ये गांधीजीके 
प्रथम लिखित विचार हैं। गाधीजीने इस विवादास्पद विषयपर अपना यह मत २९ मा्चसे छेकर ५ अप्रैल 
तक सप्ताह-भर बम्बईमें प० मोतीलाल नेहरू, छाछा छाजपृतराय और, अन्य स्वराज्यवादी नेताओंसे बातचीत 
करनेके बाद स्थिर किया था। सम्भव है गाधीजीने ये विचार ११ अग्रेल्के भपने कौंसिल-प्रवेश सम्बन्धी 
मसविदेको, जो भगके शीषैक्में दिया गया है, तैयार करनेसे पूर्व लिखे हों। 


कौसिल-प्रवेशके सम्बन्ध विचार ४४६३ 


रचनात्मक कार्यकों मजबूत करनेका प्रयत्न करूँगा। इसलिए मै ऐसे प्रस्ताव रखूँगा 
जिनमे केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारोसे (१) अपनी कपडेकी जरूरत पूरी करनेके लिए 
हाथकते सूतकी और हाथबुनी खादी खरीदनेका, (२) विदेशी कपड़ेको यहाँ आनेसे 
रोकनेके लिए भारी कर लगानेका और (३) शराब और नशीली चीजोके भण्डारो- 
को बन्द करनेका और फौजके खच्चमें उसी अनुपातमे कमी करनेका आग्रह होगा। 
यदि सरकार व्यवस्थापिका सभाओमे पास किये इन प्रस्तावोंकों कार्यान्वित करनेसे 
इनकार करेगी तो मे उससे इनको भंग करने और विशेष मुद्दोपर मतदाताओकी 
राय छेनेके लिए कहँगा। यदि सरकार इनको भंग नही करेगी तो मै त्यागपत्र दे 
दूंगा और देशको सत्याग्रहके लिए तैयार करूँगा। जब वह अवस्था आयेगी तब 
स्व॒राज्यवादी यह देखेंगे कि मैं उनके साथ मिलकर और उनकी अधीनतामें काम 
करनेके लिए तैयार हूँ। देश सत्याग्रहके लिए तैयार है या नहीं यह जाननेकी मेरे 
विचारसे वही कसौटी होगी, जो पहले थी। 

इस प्रायोगिक कालमे मैं अपरिवतंनवादियोकों यह सलाह दूँगा कि स्वराज्यवादी 
क्या कर रहे है अथवा क्‍या कह रहे है, इसका कोई खयार किये बिना वे अपनी 
आस्थाकी सचाई सिद्ध करे और पूरी शक्ति और पूरी तन्मयतासे अपने कार्यक्रमोपर 
अमल करें। चुपचाप, सचाईसे और दिखावा किये बिना काम करनेमें विश्वास रखने- 
वाले बहुसख्यक कार्यकर्ता खदरके प्रचार और राष्ट्रीय पाठशालाओके सचालनमे ही 
खप सकते हैँं। कार्यकर्त्ताओको हिन्दू और मुस्लिम समस्यामे भी अपनी सारी शक्ति 
और आस्था छगा देनी पडेगी। जैसा कि वाइकोम सत्याग्रहसें प्रकट हो रहा है, 
हिन्दुओके सम्मुख अस्पृश्यता-निवारण एक बहुत बडी समस्याके रूपमे उपस्थित है। 
कौसिलोके बाहर इस प्रकारके समस्त कार्योमे अपरिवर्ततवादी और परिव्तेनवादी दोनों 
मिलकर काम कर सकते है। 


अग्रेजी प्रति (एस० एन० ८७१८) की फोटो-नकलछसे। 


३२६. कौंसिल-प्रवेशसे सम्बन्धित वकक्‍तव्यका पहला मसविदा' 


११ अप्रैल, १९२४ 


उसेम्बली और कौसिछोमें काग्रेसजन प्रवेश करें या न करें इस बहुचाचित प्रश्न- 
पर स्वराज्यवादी मित्रोसे बातचीत करनेके बाद मुझे खेदके साथ यह कहना पडता 
है कि स्व॒राज्यवादी मित्रोसे मेरे विचार बिलकुल नहीं मिले। मैं पाठकोंको विश्वास 
दिलाता हूँ कि स्वराज्यवादियोकी स्थितिको समझनेकी दिशामें मेरी ओरसे इच्छा 
अथवा प्रयत्नकी कोई कमी नहीं रही। यदि मे स्वराज्यवादियोके कार्यक्रमसें सहमत 
हो पाता तो मेरा कार्य बहुत सरल हो जाता। इन अत्यन्त प्रतिष्ठित और परखे 
हुए नेताओका विरोध करना, यहाँतक कि मनमें विरोधकी भावना लाना मेरे लिए 
सुखद नहीं हो सकता। इनमें से कुछ नेताओने तो देशके लिए भारी त्याग किया है. 
और मातृभूमिकी स्वतन्त्रताके प्रति उनका प्रेम किसी भी दूसरे मनुष्यसे कदापि कम 
नही है। किन्तु अपने इस प्रयत्न और अपनी इस इच्छाके बावजूद उनके तकेंसे मेरा 
पूरा समाधान नहीं हो सकता। उनसे मेरा मतभेद केवल ब्योरेके बारेमें हो, ऐसी 
बात भी नही है। दुर्भाग्यसे यह मतभेद सिद्धान्तके मूल आधारतक जा पहुँचा है। 
यदि केवल ब्योरेके बारेमे ही मतभेद होता तो मै अपने विचारकों चाहे वह कितना ही 
दुढ क्यों न होता, त्याग देता और समझौतेकी खातिर स्वराज्यवादी दलमें सम्मिलित हो 
जाता तथा अपरिवतंनवादियोंकोी स्वराज्यवादी दलसे हादिक सहयोग करतेकी और 
उसके कार्यक्रमको राष्ट्रीय कार्यक्रम बना लेनेकी सलाह देता। किन्तु चूँकि यह मतभेद, 
जैसा में कह चुका हूँ, बुनियादी है इसलिए ऐसा रुख अपनाना असम्भव हुआ। मेरा 
विश्वास है कि व्यवस्थापिका सभाओमें प्रवेश करनेसे स्वराज्यकी दिशामें हमारी प्रगति 
मन्द पड़ गईं है और मेरा यह विश्वास, विचार और अनुभवके बलपर, दित-प्रति- 
दिन अधिकाधिक दृढ होता जा रहा है। अपने उक्त विश्वासके कारण नीचे दे रहा 
हैं। मेरी विनम्र सम्मतिमें * 


१, स्पष्ट है कि यह टाइप किया हुआ क्रागज गाधीजीके “ कौंसिल-प्रवेशके उम्बन्धमें विचार ” का 
विशद्‌ रूप है। उन्होंने इसका शीषेक “फरट डापट ऑफ स्टेट्मेंट ऑन दि कौंसिल्स क्वस्थन ” दिया था 
और उसपर लिखा हुआ है: “ बिल्कुछ कच्चा, अधूरा, असशोघित, गोपनीय, प्रकाशनंके लिए नहीं।” 
गांधीजीने यह मसविदा १३ अगप्रैठको प० मोतीछाछ नेहरूकों भेजा था; देखिए प्रष्ठ ४६० । मोतीछालूजीने 
उत्तरमें गांधीजीको क्र विस्तृत टिप्पणी लिखकर भेजी थी; देखिए परिशिष्ट १४ । इसमें उन्होंने गांधीणीके 
मसविंदेकी वातोंका सु_्म और स्पष्ट आडोचनात्मक विश्ढेषण किया था भौर भपने सुझाव दिये थे । 
गधीजीने तब अपना अन्तिम मसविदा तैयार क्रिया जिसे उन्होंने कुछ छोटे-मोटे शान्दिक परिवतैन करके 
२२ मईको वक्‍तव्यके रूपमें अलबारोंको भेजा था | देखिए खण्ड २४ । 


कौसिल-प्रवेशसे सम्बन्धित वकक्‍तव्यका पहला भसविदा ४४५ 


(क) व्यवस्थापिका सभाओमे प्रवेश करनेका अर्थ वर्तमान शासन-प्रणालीमें 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे भाग लेने-जैसा है, क्योकि व्यवस्थापिका सभाएँ वर्तमान 
प्रणलीको कायम रखनेके लिए बनाये गये तन्त्रकी एक मुख्य अग है। 

(ख) अवरोधके कार्यक्रममे हिसाकी तीन्र गन्ध आती है और उससे सविनय 
अवज्ञाके योग्य भूमि तैयार करनेके लिए आवश्यक शान्‍्त वातावरण उत्पन्न नही हो 
सकता। काग्रेसने सविनय अवज्ञाकों ही ऐसा तरीका माना है जिसके लिए जनताको तैयार 
किया जा सकता है और जो सशस्त्र विद्रोहका प्रभावकारी विकल्प बन सकता है। 

(ग) इससे रचनात्मक कार्य अर्थात्‌ चरखेके प्रचार, विभिन्न जातियोकी एकता, 
अस्पृदयता-निवारण, पचायत-प्रथाके विकास, राष्ट्रीय पाठशालाओके सचाकून और इस 
शत चलानेके लिए आवश्यक धन-समग्रहके कार्यको आगे बढ़ानेमें बाधा उत्पन्न 
हुई है। 

(घ) यदि यह मान भी ले कि कौसिल-प्रवेश वाछनीय है, तो भी वह अभी 
असामयिक है। सभी लोग इस बातको मानेगे कि व्यवस्थापिका सभाओंमे स्वराज्य दलने 
जिस अनुशासनका परिचय दिया है उसका कारण है काग्रेस द्वारा १९२० से अबतक रूगन 
और व्यवस्थित ढगसे किया हुआ कार्य; किन्तु निराशाओके बावजूद अनुशासन अथवा 
व्यवस्था बनाये रखना काग्रेसी कार्यकर्त्ताओके स्वभावका अग नहीं बन पाया है। पिछले 
चार सालके अनुभवसे प्रकट होता है कि यदि कष्ट-सहनका यह सिरूसिला हम्बे 
असेतक चला तो सम्भवत अनुशासन और लरगनसे काम करनेकी आदत जाती रहेगी। 
वर्तेमान व्यवस्थापिका सभाओमे ऐसा वातावरण नहीं होता जिसमें सत्य और अहिसाकी 


प्रवत्ति बन सके। इसके विपरीत उस वातावरणमे नित्य ऐसे मौके आते रहते हैँ जब 
आदमी इन गुणोकों त्याग देनेके लिए बरबस ही ललचा जाता है। 


(&) कौसिल-प्रवेशका अर्थ है खिलाफत और पजाबके प्रइनोको छोड़ देना। 

में उपयुक्त आपत्तियोके समर्थनमे विस्तृत तक देना नहीं चाहता। में केवल 
इस बुनियादी आपत्तिके सम्बन्ध कुछ शब्द कहना चाहता हूँ कि कौसिर-प्रवेशका अर्थ 
करीब-करीब हिसामे भाग लेना है। कहा गया है कि में अहिसाका जो आत्यन्तिक 
अर्थ लेता हूँ वेसा भआत्यन्तिक अर्थ कोई दूसरा नहीं लेता और ज्यादातर काग्रेसजन 
अहिसाकी परिभाषा विरोधीको शारीरिक क्षति न पहुँचाने तक ही करते है। में 
इस कथनकी सत्यतापर सन्देह प्रकट करना चाहता हूँ। यदि यह सच भी हो 
तो भी यह तके मेरे बताये हुए बुनियादी मतभेदके विरुद्ध नहीं है; बल्कि काग्रेसके 
सिद्धान्तोको बदलने और काग्रेसके प्रस्तावोमे जहॉ-कही भी “अहिंसा ” हाब्द विशेषणके 
रूपमे आता है वहाँसे उसे हटानेके पक्षमे जाता है, क्योंकि यह बात हर व्यक्तिको 
स्पष्टतः समझ लेनी चाहिए कि यदि कोई असहयोगी अपने विरोधीको शारीरिक 
क्षति पहुँचानेसे बचता हुआ भी अपनी वाणीसे उसे चोट पहुँचायें और मनसे उसका 
बुरा चाहे तो यह संघर्ष अवश्य ही विफल हो जायेगा। ऐसी अहिंसा केवछ अ्रामक 
आवरण है और उससे सविनय अवज्ञाके लिए उपयुक्त वातावरण कदापि उत्पन्न 
नही हो सकता, क्योंकि इस अवस्थामे सदा सरकारी अधिकारियों और सहयोगियोके 
विरुद्ध किये गये प्रत्येक हिसात्मक प्रदर्शनकों हमारा मौन समर्थन प्राप्त होता रहेगा। 


४४६ सम्पूर्ण गांधी वाड॑मंय 


इसी मतकी रक्षाके लिए रौलठट कानूनके विदृद्ध किये गये आन्दोलनके दिलोंमे 
अमृतसर, वीरमगाँव और अहमदाबादमे आग लगाने और लोगोकी जान लेनेकी घटनाएँ 
होनेके बाद और असहयोग आन्दोलनके दिनोमें बम्बई और चौरीचौरामें उपद्रवी 
भीड़ो द्वारा हिसा किये जानेके बाद सविनय अवज्ञा आन्दोलन स्थगित कर दिया गया 
था। मेने जब-जब सविनय अवज्ञा स्थगित करनेकी सलाह दी है तब-तब राष्ट्रने उसे 
स्वीकार किया है और यदि उसने यह स्वीकृति सचाईसे दी हो तो मेरा यह खयाल 
उचित ही है कि राष्ट्रने अहिसाकों पूरे अर्थोमि समझ लिया है और स्वीकार कर लिया 
है, किन्तु उसका प्रयोग जिस उद्देश्यको ध्यानमें रखकर उसे स्वीकार किया गया है, 
उसी तक सीमित है।' 

कौसिल-प्रवेशके सम्बन्धमें चूँकि मेरे ऐसे विचार हैं, इसलिए निष्कर्ष यह 
निकलता है कि यदि में स्वराज्यवादियोको अपना कदम वापस लेने और असेम्बली 
और कौसिलोको त्यागनेके लिए तैयार कर सकता तो अवश्य तैयार करता। कित्तु 
यदि अपने उठाये गये कदमकी उपयोगिताके सम्बन्धमें वे मुझे विश्वास नहीं दिला 
सके तो में भी उन्हे अपना दृष्टिकोण नहीं समझा सका हूँ। लेकिन उनके पल्‍्ले कुछ 
शानदार जीते है और वे औचित्यपूर्वक उनका उल्लेख कर सकते है। मै रिहा किया 
गया हूँ, खदर अँचीसे-ऊँची जगहमे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, और अवरोधने सरकार- 
को वध प्रणालीका त्याग करके प्रमाणपत्रोका सहारा लेकर कानून बतानेपर विवश 
किया है। यदि काग्रेसने गयामें कौसिल-प्रवेशका पूरा समर्थन किया होता तो स्वराज्य 
दल अपना सगठन इतने प्रभावकारी रूपमें कर सका होता कि गैर-स्वराज्यवादियोको 
चुनावमे एक भी स्थान न मिल पाता और तब स्वराज्य दलकी यह अवरोध-सम्बन्धी 
सफलता पूर्ण हो जाती। यदि मैं कहूँ कि ये सभी बाते असहयोगके पहले भी की 
जा सकती थी तो स्पष्ट ही मेरा वह कहना व्यर्थ होगा। यदि आपका उद्देश्य कैदियो- 
को रिहा कराना होता तो आप अकेले गांधीको ही नहीं बल्कि हसरत मोहानी-जैसे 
अनेक लछोगोंको और पजाबके समस्त कीदियोको भी रिहा करा सकते थे। यह कहना 
भी बेकार है कि खहरकों ऊँची जगह आसीन कर देना और इतने नरमदलियोको 
कौसिलोसे बाहर रखता भी कोई बडी बात नही है। सरकारका तनन्‍त्र नरमदलियोके 
बिना और अवरोध किये जानेपर भी बिना किसी बाधाके चलता रहता है। यह तक 
देनेमे भी कोई ज्यादा फायदा नहीं है कि कौसिलोमे प्रवेश करनेसे जो-कुछ लाभ 
होना सम्भव है वह उचित आन्दोलन करके १९२० मे भी प्राप्त किया जा सकता था। 
सरकार चाहे स्वीकार न करे, फिर भी यह बहुत अधिक सम्भव है कि सुधारोंकी 
दिशामे कुछ सुखद प्रगति होगी; कित्तु मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हमे जो-कुछ 
भी दिया जायेगा वह, काग्रेसका कार्यक्रम जिस उदेश्यको ध्यानमे रखकर बनाया गया 
था और अब बनाया गया है उसकी अपेक्षा बहुत कम होगा।' 


१, वकक्‍तव्यके अन्तिम मसविदि्में अहिसाके प्रशनका यह विवेचन नहीं आया है । 
२. असहयोग ओर स्वराज्यवादियोंके कार्यक्रके सापेक्ष प्रभावोंकी यह तुलना अन्तिम भसविदेमें से 
निकाल दी गईं है। 


कौंसिल-प्रवेशस सम्बन्धित वक्‍तव्यका पहला मसविदा ४४७ 


यह आशा नहीं की जानी चाहिए कि स्वराज्यवादियोका समाधान किसी तकंसे 
किया जा सकता है। उनमे से बहुतसे छोग अत्यन्त योग्य, अनुभवी और सच्चे 
देशभक्त है। वे इतना विरोध किये जानेपर भी व्यवस्थापिका सभाओमे बिना पूरी 
तरह सोचे-समझे प्रविष्ट नहीं हुए हैं और उनसे यह आशा भी नहीं की जानी 
चाहिए कि जबतक उन्हे अनुभवसे कार्यक्रमकी व्यर्थताका विश्वास न हो जायेगा 
तबतक वे अपनी नीतिको त्याग देगे। इसलिए देशके सम्मुख प्रदन स्व॒राज्यवादियोके 
विचारों और मेरे विचारोकी जाँच-पडताल करनेका और उनकी अच्छाई और 
बुराई बतानेका “ नहीं है। प्रश्न यह है कि कौसिल-प्रवेश तो हो चुका, अब उसके 
विषयमे करना क्‍या चाहिए। स्वराज्यवादियोके कार्यक्रमका अपरिवर्तेनवादी --- मानसिक 
ही सही -- विरोध करते रहे अथवा तटस्थ रहें और जहाँ सम्भव हो एवं जहाँ वह 
उनके सिद्धान्तोसे मेल खाता हो, वहाँ उनको सहायता भी दे। दिल्‍ली और कोको- 
नाड़ाके प्रस्तावोमे ऐसे काग्रेसजनोको जिन्हे कौसिल-प्रवेशमे कोई सैद्धान्तिक आपत्ति 
नही है, इसकी अनुमति दे दी गईं है कि यदि वे चाहे तो कौसिलो और भसेम्बलीमे 
जा सकते है। इसलिए मेरी रायमे स्वराज्यवादियोके लिए व्यवस्थापिका सभाओमे 
प्रवेश करना और अपरिवतेनवादियोकी ओरसे पूर्ण तटस्थताकी अपेक्षा करना उचित 
है। अवरोधका आश्रय लेना भी उनके लिए ठीक है, क्योकि यह उनकी नीति ही है 
और काग्रेसने उनके कौसिल-प्रवेशकी कोई शर्त नहीं रखी है। 

जहाँतक मेरा सम्बन्ध है, में तो अहिसामे सोलहों आने विश्वास करनेवाला 
आदमी हूँ। इस कारण मेरी स्थिति सन्‌ १९१९ में अमृतसरमे जेसी थी वेसी ही बनी 
हुई है। में कौंसिलोमे पहुंचकर किसी भी रूप अथवा प्रकारका अवरोध पैदा करनेमे 
विश्वास नही करता। मेरी समझमें तो यह समयकी बरबादीके सिवा और कुछ नहीं 
है। में तो कौसिलोमे केवल तभी प्रवेश करना चाहता हूँ जब मुझे यह विश्वास हो कि में 
उनका उपयोग देशकी उन्नतिके लिए कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे इस तन्‍्त्रमे 
और जिनके हाथमे वह है उन अधिकारियोमे विश्वास रखना आवश्यक है। यह नही 
हो सकता कि में उस तन्‍्त्रका अग भी बना रहूँ और उसे नष्ट भी करना चाहूँ। 

इसलिए कौसिर-प्रवेशको आवश्यक बुराई मानते हुए यदि मै इनमे से किसी संस्थाका 
सदस्य हो जाऊं तो मुझे वहाँ काग्रेसके रचतात्मक कार्यक्रमकोी पूरा करना चाहिए। दो 
काम तो तत्काल किये जा सकते है: एक प्रस्ताव पास करके केन्द्रीय सरकार ओर प्रान्तीय 
सरकारोसे अनुरोध किया जाये कि वे अपने समस्त विभागोकी जरूरत पूरी करनेके 
लिए केवल हाथकते सूतकी और हाथबुनी खादी ही खरीदें और दूसरे प्रस्तावमें 
दइराब और नशीली चीजोसे होनेवाली पूरी आयको समाप्त करने और उससे जो 
घाटा हो उसको पूरा करनेंके लिए सेनाके खर्चमे उतनी ही कमी करनेकी माँग की 
जाये। सम्भव है सरकार इन प्रस्तावोकी भी परवाह न करे। यदि सरकार इन 
प्रस्तावोपर अमक करनेसे इनकार कर दे तो क्‍या किया जाना चाहिए, यह कहनेमें 
में असमर्थ हें। सचाई यह है कि चूँकि मेरी मन स्थिति कौंसिलोके भ्नुरूप नहीं है, 
इसलिए इस सम्बन्धमें इससे अधिक कुछ कहना मेरे लिए कठिन है। 


अग्रेजी प्रति (एस० एन० ८७१३) की फोटो-नकलसे। 


३२७. पत्र: महादेव देसाईको 


शुक्रवार [११ अप्रैल, १९२४ | 


भाईश्री महादेव, 

पहली भूल गोलिकरेने की। उसके बाद मैने, और कहा जा सकता है कि उसके 
बाद तुमने की । तुम तो यही मान लेते हो कि हर बातमें में तुम्हारा ही दोष देखता 
हूँ। मैने गोलिकेरेको अपने ही नामसे काडे लिखनेको कहा था। उसने यह समझा 
कि उसे यह चिट्ठी मेरे नामसे लिखनी है और उसपर मेरे हस्ताक्षर कराने है। जब 
मैने यह देखा कि उसने तो यही मान लिया कि मै कोई विशेष कारण न होते 
हुए भी तुम्हें अग्रेजीमे लिखूँगा और बह पत्रकों टाइप करके और उसे मेरी सहीके 
लिए रखकर घर चला गया है तब मैने उसपर अपने हस्ताक्षर तो कर दिये, किन्तु 
उसपर यह टिप्पणी भी लिख दी कि 'यह भूल हुई।' मैने यह सोचा था कि इसमें 
जो विनोद है उसे तुम समझ लोगे। उसके बाद मुझे तुम्हारे 'किगड़म ऑफ हैवन 
सम्बन्धी पत्रकी याद आई। पत्रमें उसका अर्थ लिखनेके लिए पर्याप्त स्थान छूटा हुआ 
था; इसलिए मैने उसका अर्थ वहाँ लिख दिया। इस अर्थका पत्रमें लिखी बातसे 
कोई सम्बन्ध ही नहीं था। मैने तुम्हारा गुजराती अनुवाद तो पढा ही नहीं था। 
मैने यह केवल तुम्हारे पत्रकों ध्यानमे रखकर ही लिख दिया था। मैने तुम्हारा अनु- 
वाद तो अभी तक नही पढा है। अब सब बाते स्पष्ट हो गईं न? इसमें गोलिकेरेने 
पहले भूल की। इसके बाद मैने भूल की, क्योकि मैने जो-कुछ लिखा उससे तुम्हे 
अम हुआ। फिर मानें तो तुमने भूल की, क्योंकि तुम मेरा अर्थ नहीं समझ सके 
और तुमने मेरी टिप्पणीका गलत अर्थ निकाछा। तुमने 'किगड़म ऑफ अर्थ के विरुद्ध 
“किंगड़म ऑफ हैवन का अर्थे ठीक ही किया है। फिर भी चूँकि मैने अभी उसे 
ठीक-ठीक नहीं पढा है इसलिए निश्चित रूपसे नहीं कह सकता। मोक्ष इत्यादिकी 
चर्चा अभी तो नहीं की जा सकती। 

कौसिल-प्रवेशके सम्बन्ध मैने अबतक के अपने विचारोंको लिखित रूप दे 
दिया है।' उसकी एक प्रति मैं तुम्हे भेज रहा हँ। इस प्रतिको वल्कभभाईको भी 
पढ़वा देना। काका और अन्य छोगोको भी पढनेको दे देना। उसके पद्चात्‌ तुम्हे 
जो विचार प्रकट करना हो वह करनता। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजराती पत्र (एस० एन० ८७२५) की फोटो-नकलसे। 
१. देखिए “ पत्र: महादेव देसाईको “”, ४-४-१९२४की पाद-टिप्पणी २ 


२. देखिए पिंछला शीर्षक । 
३. काका काव्ेलकर | 


३२९८, तार: जॉर्ज जोजेफको 


[ अन्धरी 
११ अप्रैल, १९२४ या उसके परचात | 
जॉर्ज जोजेफ, 
कोचीन 
अनशन न किया जाये लेकिन लोग बारी-बारीसे जत्थे बाँधकर तबतक 
जान्ति और विनयके साथ खड़े या बैठे रहे जबतक कि गिरपतार न 
कर लिये जायें। 


गांधी 
अग्नेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ५१७४)से। 
सोणजन्य ; कृष्णदास । 
३२९, पत्र : जॉर्ज जोजेफको 
प्रातः ४-३० बजे 


शनिवार, १२ अप्रैक, १९२४ 

प्रिय जोजेफ, 
ऊपर उस तारका मसविदा' है, जो तुम्हारे तारके उत्तरमे मैने भेजा है। सत्या- 
ग्रहमे अनशन करनेकी कुछ सुनिददिचत सीमाएँ है। तुम किसी अत्याचारीके विरोधमें 
अनहन नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करना उसके प्रति हिसाके समान हीगा। तुम 
उसके आदेशोके उल्लघनके लिए उससे दण्ड पानेकी आशा रखते हो, परन्तु जब बह 
सजा देनेसे इनकार कर दे और ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दे कि उसे सजा देनेको 
विवश करनेके खयालसे उसके आदेशोका उल्लघन करना तुम्हारे लिए असम्भव हो जाये 
तब तुम अपने-आपको दण्डित नहीं कर सकते। अनशन तो किसी प्रेमीके विरुद्ध ही 
किया जा सकता है और सो भी अधिकार प्राप्त करनेकी दृष्टिसि नहीं बल्कि उसको 
सुधारनेके खयालसे--वैसे ही जैसे कोई पुत्र अपने शराबी पिताके विरुद्ध अनशन 
करता है। बम्बईमे और उसके बाद बारडोलीमे मेने जो अनशन किया था, वह 


१, ११ अप्रेठको जोजेफनें गाधीजीको तार द्वारा खबर भेजी थी कि वाशकोमके सत्यामहने नथा 
रूप धारण कर लिया है और पुल्सि छोगोंको वहाँतक पहुँचने नहीं दे रही दे । उन्होंने पह भी चूचित 
किया था कि सत्याम्रद्रियोंकों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है और वे अब भनशन करने छगे हैं। उन्होंने 
गॉवीजीसे सलाह भी माँगी थी कि यदि श्स तरीकेमें परिवतेन भावश्यक समझे तो वैसी सूचना दे। 


२, देखिए पिछला शीपेक। उक्त तार ,और यह पत्र एसोसिएंटेड प्रेस ऑफ इंडियाकों दूसरे ही दिन 
भेज दिये गये थे । 


रबर 


४५० सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


इसी श्रेणीमे आता है। मैने अनशन उन लछोगोको सुधारनेके लिए किया जो मेरे 
प्रति प्रेम रखते थे। परन्तु मैं जनरल डायर-जैसे किसी व्यक्तिको सुधारनेके लिए 
अनशन नहीं करूँगा। वे मेरे प्रति प्रेमभाव नहीं रखते; इतना ही नही, वे अपनेकों 
मेरा शत्रु भी मानते है। बात तुम्हारी समझमे आ गई होगी? 

श्रीमती जोजेफका स्वास्थ्य कैसा है? 

तुम्हे धीरज रखना चाहिए। तुम एक देशी राज्यके निवासी हो, इसलिए तुम 
कोई शिष्टमण्डल लेकर दीवान या महाराजासे मिल सकते हो। तुम ऐसे सनातनी 
हिन्दुओ द्वारा, जो आन्दोलनके प्रति सहानुभूति रखते हो, एक जबरदस्त आवेदत-पत्र 
तैयार कराओ। जो लोग इस आन्दोलनका विरोध कर रहे है, उनसे भी मिलो। 
विनयपूर्ण सीधी कारंवाईको तुम अनेक तरहसे बल पहुँचा सकते हो। प्रारम्भिक सत्या- 
ग्रह द्वारा तुम जनताका ध्यान आक्ृष्ठ कर ही चुके हो। अब सबसे अधिक ध्यान 
इस बातका रखना है कि यहू आन्दोलन यो ही ठडा ने पड़ जाये या यह अधैयंके 
कारण हिंसात्मक न बन जाये। 


तुम्हारा, 
बापू 


अप्रेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ५१७४) से। 
सौजन्य . क्ृष्णदास 


३३०. पत्र : डाक्टर चोइथरामस गिडवानीको 


पोस्ट अन्धेरी 
१२ अप्रैल, १९२४ 
प्रिय डा० चोइथराम, 

आपका लम्बा तार मिला । उसका उत्तर मैने तार द्वारा नहीं भेजा है। आपके 
तारको पढ़कर अपने ढंगसे में दुखी तो हुआ हूँ, परन्तु निराश नहीं। हममें से प्रत्येक 
व्यक्तिको अन्ततक दुृढ बने रहना है। आशा है, आप इस कसौटीपर खरे उतरेगे। 
वहाँ जो-कुछ हो रहा है, उसका समाचार देते रहिए। आपके तारसे प्रकट होता है 
कि आपका स्वास्थ्य अब ठीक है। क्‍या यह ठीक है” जयरामदासको लिखे पत्रके' 

उत्तरकी प्रतीक्षा में उत्सुकतासे कर रहा हूँ। 
हृदयसे आपका, 


डा० चोइथराम गिडवानी 
हैदराबाद (सिन्ध) 


अग्रेजी प्रति (एस० एन० ८७२०) से। 


१, देखिए “ पत्र: जयरामदास दौलतरामको ”, ४-४-१९२४। 


३३१. पत्र; च० राजगोपालाचारीको 


पोस्ट अन्धरी 
१२ अप्रैल, १९२४ 
प्रिय राजगोपालाचारी, 
केरल प्रान्तीय सम्मेलनके मन्त्रियोके नाम मैने जो पत्र' भेजा है, उसकी नकल 
संलग्न कर रहा हूँ। 
कौसिल-प्रवेशके सम्बन्धमे मैने जो मसविदा' तैयार किया है, उसकी प्रतिलिपि 
कल आपके पास भेजी है। मैने उसे दोबारा नहीं देखा है और उसमे चचित 
विषयोकी दृष्टिसे भी यह उसका अन्तिम रूप नहीं है। उसे तैयार करनेका उद्देश्य 
यही था कि मेरे स्वराज्यवादी साथी यह समझ जाये कि आज मेरी स्थिति क्‍या है। 
कार्य-समितिकी बैठकमे शामिल होनेकी कोशिश जरूर करियेगा। और यदि 
जरा भी सम्भव हो तो कुछ पहले ही आ जाइए। 


हृदयसे आपका, 


संलग्न : 
श्रीयुत सी० राजगोपालाचारी 
एक्सटेशन 
सेलम 
अग्रेजी प्रति (एस० एन० ८७२१) की फोटो-नकलसे। 
३३२. पत्र: कुमारी एलिजाबेथ शापंको 
पोस्ट अन्धेरी 
१२ अप्रैल, १९२४ 
प्रिय बहन , 


मुझे आपने जो लम्बा पत्र लिखनेका कष्ट किया है उसे मैं आपकी कृपा मानता 
हैं। क्‍या ही अच्छा होता कि यह समस्या जितनी सरर आप बताती है उतनी ही 
सरल होती। मेरे लिए तो यह एक बहुत ही ज्वलून्त समस्या है। यदि अपने सह- 
मानवोके प्रति मेरा कोई कत्तंव्य है, तो जो लोग हाड और चामकी ठठरी-मात्र रह 
गये है उन्हें देखकर उनके प्रति अपने कत्तंव्यकी याद आना अनिवायें है। दया, करुणा 


१, यह उपलब्ध नहीं है। 
२. देखिए “ कौंसिल-प्रवेशसे सम्बन्धित वक्‍तव्यका पहला मसविदा ””, ११-४-१९२४। 


४५२ सम्पूर्ण गाधी वाइ/मय॑ 


और प्रेम-जैसी कोई वस्तु संसारमें है अथवा नहीं? यदि है तो जो पुरुष और स्त्री 
भूखसे छीज-छीजकर मर रहे है और जिनके पास तन ढकतेकों रगभग वस्त्र है 
ही नही, क्या मै उनसे यह कह दूँ कि आखिरकार आप अपने पूर्व॑जन्मके कर्मोंका 
ही फल भोग रहे है ? क्‍या उनके प्रति मेरा कोई फर्ज नहीं है” हमको पराई क्‍या 
पडी *, क्या यही आदमीका शेवा है? ऐसी बात तो कोई अपने कलेजेपर पत्थर रखकर 
ही कह सकता है। यह सब लिखते हुए मेरा मन काँप रहा है। और यदि कमंके 
सिद्धान्तका तात्पयें यही है तो में उसका विरोध करूँगा। परन्तु सौभाग्यसे मुझे उस 
न्यायसे कुछ और ही सबक मिला है। एक ओर तो वह धीैय॑ंकी शिक्षा देता है 
और दूसरी ओर यह अलष्य आदेश देता है कि वर्तमानकी पुनव्य॑वस्था करके अतीतके 
प्रभावको समाप्त कर दो। यकीन भानिए, जिन राजनीतिज्ञोको आप अविवेकी मान 
बैठी है, वे वैसे अविवेकी नहीं है, जैसा आप सोचती है। जैसा कि आप स्वयं कहती 
हैं, आप युवती है। में इस आध्यात्मिक विषयके प्रति आपके उत्साहकी सराहना 
करता हूँ। तो क्‍या में एक वयोवृद्धकी हैसियतसे आपसे यह कह सकता हूँ कि 
आध्यात्मिकता बुराईको सिर झुकाकर स्वीकार करनेके सिद्धान्तको अस्वीकार करती 
है? आपने भारतके अध्यात्म-भावको जितना समझा है, उससे वह कही अधिक सशक्त 
है। जरा धीरज और गहराईसे विचार कीजिए। 


आपका भाई 


कुमारी एलिजाबेथ शापे 
श्रीकृष्ण निवास 
लीम्बडी 

(काठियावाड ) 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ८७२२) की फोठो-नकलसे | 


३३३. टिप्पणियाँ 


एक और गलतफहमी 


मौलाना मुहम्मद अलीके सम्बन्ध जो गलतफहमी हुई थी उसका स्पष्टीकरण 
में अपने एक अग्रलेखमे कर चुका हूँ। इसी तरहकी एक अन्य गलतफहमी हकीम 
अजमलखाँके तिब्बिया कालेजमे हुई है। तिब्बिया कालेजमे मेरे छूठनेकी खुशीमें एक 
सभा हुई थी। उसमें एक हिन्दू विद्यार्थीने ईसा मसीहके साथ मेरी तुलना की। एक 
अन्य विद्यार्थीनेी इसपर आपत्ति की और कहा कि महान्‌ पैगम्बरोके साथ एक सामान्य 
मनुष्यकी तुलता करना उचित नहीं है। इस बातसे प्रथम विद्यार्थीकों दुख हुआ। 
क्योंकि इसमें उसे मेरा अपमान जान पडा। इसपर जिस विद्यार्थीने तुलनाका विरोध 
किया था उसने अपना दृष्टिबिन्दु समझाया और क्षमा माँगी। किसी समाचारपत्रने इसे 
तिलका ताड़ ही बना दिया। 


टिप्पणियाँ ४५३ 


इस टिप्पणीके लिखते समय ही एक समाचार मेरे पढनेमें आया है। कलकत्तेमे 
दो व्यक्ति बैठे हुए चाय पी रहे थे। उनमें से एकने मेरी प्रशंसा की और दूसरेने 
आलोचना की। मेरे प्रशंसकको आलोचना अच्छी नहीं छगी और वह उसपर टूट 
पड़ा। बादमें दोनों वीर एक-दूसरेसे भिड गये और अन्‍्तमें पुलिसने दोनोको इस हिसक 
गुत्यमगुत्थासें अछूग किया। 

में इनमें से किसे जयमाऊा पहनाऊं? अपने प्रशंसककी या आलोचकको अथवा 
दोनोंमें से किसीको भी नही। उत्तर देना आसान है। प्रशसकने आलोचकपर प्रहार कर 
मेरी वास्तविक निन्‍दा की है। उसने मेरे ऊपर ही प्रहार किया है। आलोचक यदि 
भुझे आकर दो चाबुक मार जाता तो अपने अहिसा-धर्मके अनुसार में उसे तुरन्त ही 
क्षमा कर देता। और यदि मुझमें बल होता तो मै कदाचित्‌ उसके चाबुकका चुम्बन 
भी करता। जिसने चौरासी वेष्णत्रनकी वार्ता पढ़ी है उसे इस बातपर आइचर्य न 
होना चाहिए। लेकिन प्रशसकने आलोचकपर प्रहार कर मुझपर चाबुकसे भी अधिक 
तीन्र प्रहार किया है। उप क्षमा प्रदान करनेकी हृदतक कमसे-कम मेरी अहिसा आज 
तो नहीं जाती। थदि इस प्रशंसकसे मेरी भेंट हो जाये तो उसे मेरे क्रोधकों सहन 
करना ही होगा। आलोचकको जैसा लगा वैसा उसने कहा। लेकिन प्रशंसकने जो 
मानता वैसा आचरण नहीं किया। स्वामीजी और मौलानाकी भाषामें तो प्रशसकते 
अपने धामिक सिद्धान्तको निन्दित किया। और उसका धार्मिक सिद्धान्त चाहे कितना ही 
सुन्दर क्यो न हो तथापि आचरणमें वह आलोचककी अपेक्षा हलका उतरा। 

मेरी जयमाला तो मेरे पास ही रहेगी। प्रशसकके गछेमें तो में उसे कदापि नही 
डालंगा। आलोचक तो बेचारा विपक्षी ठहरा इसलिए आजके वातावरणमें वह उसके 
गलेमें भी नहीं डाली जा सकती। लेकिन यदि वातावरण बदल जाये और वह माला 
इनमें से किसी एकको पहनानी ही पड़े तो में उसे आलोचकको ही पहनाऊँगा और हिमा- 
लूय' भाग जाऊंगा। 

सहनशीलता स्वराज्यवादीका प्रथम लक्षण है। जबतक यह ससार विद्यमान है 
तबतक भिन्न-भिन्न विचारोके लोग तो रहेगे ही। स्वराज्य तो सभी मतवादियोके 
लिए होगा। यदि हम लम्बी और छोटी गद्नवाले सभी व्यक्तियोके सिर काटने रूग 
जायें तो समान गर्देतवाले लोगोकी जोड़ी तो रह ही नही जायेगी। अर्थात्‌ हमारे 
लिए दूसरोंकी' स्वतन्त्रताकों अपनी स्वतन्त्रता-जितना सम्मान दिये बिना छुटकारा नही 
है। सरकारके साथ हमारी लड़ाई किस बातकी है” क्‍या वह विचार-स्वातन्त्यकी 
ही नही है? मेरे विचार सरकारको बुरे छगे इसलिए उसने मुझे गिरफ्तार कर 
लिया। उपर्थक्त तिब्बिया कालेजके विद्यार्थीन और कलकत्तेके मेरे प्रशसकने भी सरकार- 
के रास्तेकों ही अपनाया, इसलिए वे सरकारके सहयोगी बने | यदि हिन्दू और मुसलमान 
दोनों एक-साथ रहकर स्वराज्य प्राप्त करना चाहते है तो उन्हे निम्न पाठकों कंठस्थ 
कर लेना चाहिए और तदनुसार आचरण करना चाहिए ' 

“४ एक-दूसरेके विचार और आचारकों सहन करना और अपने-अपने आचारके 
पालनमें एक-दूसरेके बीच दखलरू न देना। 


४५४ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


इस सिद्धान्तपर अमल करनेमे जो पहल करेगा वह विजयी होगा। यदि दोनों 
एक-दूसरेकी राह देखते रहेगे तो अन्तमे दोनों जहॉके-तहाँ ही रह जायेगे। “पहले 
आप ' करते-करते गाड़ी निककू जानेका भय है। 


£ लवजीवन का सलथा ऋोड़-पत्र 


 नवजीवन का एक सामान्य क्रोड-पत्र तो समय-समयपर निकलता ही रहता 
है। अब शिक्षाके सम्बन्धमे एक विशेष क्रोड-पत्र प्रकाशित किया जायेगा। इसकी 
सूचना इस अकमे अन्यत्र देखनेको मिलेगी। शिक्षा-सम्बन्धी यह विशेष क्रोड़-पत्र हर 
महीने तीसरे शनिवारकों प्रकाशित होगा अर्थात्‌ उसका प्रथम अक इस महीनेकी 
१९वीं तारीखको प्रकाशित होगा। इस सूचनामे पाठक देखेंगे कि स्वतन्त्र शिक्षा-अंक 
प्रकाशित करनेकी बजाय किसी भी समाचारपत्रके परिशिष्टके रूपमें शिक्षा-अंक प्रकाशित 
करनेकी सलाह देनेवाला में ही हूँ। गुजरातमें बहुत-सारे अखबार निकलने हरगे हैं, 
पुस्तके भी बहुत प्रकाशित होती है। पाठकोकी सख्यामे भी अच्छी वृद्धि हुई कही 
जा सकती है। जहाँ एक हजार ग्राहकोकी सख्या सन्‍्तोषप्रद मानी जाती थी, वहाँ 
अब तीन-चार हजार ग्राहकोकी सख्या एक सामान्य बात हो गई है। इस तरह 
गुजरातियोमे पढतेकी अभिरुचिमें वृद्धि हुई है और यह चीज निद्चय ही स्वागतके 
योग्य है। लेकिन उसी मात्रामें छेखकों और अखबार चलानेवालोका उत्तरदायित्व भी 
बढ गया है। इस प्रसगमें हमें दो बड़े सवालोका निर्णय करना है: जनताके सम्मुख 
किस तरहके लेख रखे जायें और उन्हें किस तरह पेश किया जाये? पाठकवर्गको 
आज जो आदत पड जायेगी उसके स्थायी हो जानेंकी सम्भावना है। जो बात बच्चों- 
पर लागू होती है, वही बडोपर भी लागू होती है। बड़े लोग भी, जहाँतक नये अनुभव- « 
का प्रदइन है, ठीक बच्चोकी ही स्थितिमें है। बूढोको भी यदि कोई नई वस्तु पसन्द 
आ जाये और उनको उसकी आदत पड़ जाये तो उसमे वे बच्चोका-सा आनन्द छेंगे 
और बादमें कदाचित्‌ वह अनुचित सिद्ध हो तो भी उसे छोड़ते हुए उन्हे दु.ख होगा। 
तात्पर्य यह कि गुजरातियोमे पढनेकी रुचिमे जो वृद्धि हुई है उसे अगर निर्दोष 
मोड़ न दिया गया तो अन्तमे उससे हानि होनेकी आशका है। अतएवं लेखकोकों 
अपनी कलमपर अंकुश रखना चाहिए, इस बातका ज्ञान भी मेरे सकोचका एक 
कारण है। कोई कहेगा कि शिक्षा-अकमे तो ऐसा दोष नहीं आयेगा। लेकिन शिक्षाकी' 
पद्धतिकी क्या कोई सीसा है? में यह बात माननेवालों मे नहीं हँ कि समस्त पद्धतियाँ 
अच्छी ही होती है। काल, स्थान और शिष्यवर्गका विचार किये बिना रची गई 
पद्धतिमे बहुतसे दोष होनेकी सम्भावना है। इसलिए कोई निश्चयपूर्वक ऐसा नहीं, कह 
सकता कि इस क्षेत्रमें कार्य करनेवाले निरंकुश हो सकते है। । 

मेरे सकोचका दूसरा कारण पाठकोकी जेबको छेकर है। पाठकोंपर स्वेच्छा-करका 
बोझ भी हदसे ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। समस्त अखबारों और पुस्तकों आदिका 
प्रचार भी केवछ इस नवोत्पन्न पाठकवगे्में ही होगा। और मुझे भय है, बहुत अधिक 
बोझ पड़नेसे पाठकोकी पढ़नेकी इच्छा ही नष्ट हो जायेगी । 


टिप्पणियाँ ४५५ 


मैने विद्यापीठ्से' अपने संकोचके इन दोनो कारणोंपर ध्यान देनेकी प्रार्थना की 
थी। इसके परिणामस्वरूप विद्यापीठने शिक्षाके लिए स्वतन्त्र मासिक निकालनेके स्थान- 
पर हर भहीने नवजीवन का एक विशेष क्रोड-पत्र निकालतेका निरचय किया है। 
विद्यापीठके कार्यकर्त्ताओकों ऐसा महसूस हुआ है कि विद्यापीठकी प्रवृत्तियोका परिचय 
देनेवाली और शिक्षा-सम्बन्धी उसके विचारीकों व्यक्त करनेवाली उनकी एक ऐंसी 
स्वतन्त्र पत्रिका होनी चाहिए जो शिक्षकों, माता-पिताओं तथा शिक्षाथियोकों सहायक 
सिद्ध हो। उनका यह खयाल सही है या गलत, यह तो अनुभव ही बता सकेगा। 
इतना तो स्पष्ट है कि विद्यापीठकी महान्‌ प्रवृत्तियोके सम्बन्धमे शिक्षको, माता-पिताओ 
तथा शिष्योंको अभी बहुत-सी जानकारी हासिल करनी है। हम सब आशा करते है 
कि यह नया उपक्रम इस आवद्यकताको पूरा करेगा। शिक्षितवर्ग अगर उसकी सहायता 
करेगा तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह नई प्रवृत्ति अवश्य सफल होगी। 


बच गये 


[ दक्षिण आफ्रिकाके ] भारतीयोके सिरपर भंगीवाडेमें रहनेकी जो तलवार लटक 
रही थी उससे फिलहाल वे बच गये जान पड़ते हैं। श्रीमती सरोजिनीके प्रयत्नोंको 
अनपेक्षित रूपसे सफलता मिली है। जनरल स्मट्सको' यह रूगा कि दक्षिण आफ्रिकाकी 
सरकारको जनताका समर्थन प्राप्त नही है, इसलिए उन्होनें दक्षिण आफ्रिकाकी सस॒द॒को 
भग कर नये चुनाव करवानेके अपने निरचयकी घोषणा की है। इसके फलस्वरूप 
वर्तेमान ससदमें जो नये कानून बताये जानेवाले थे उन्हें फिलहाल स्थगित कर दिया 
गया। लेकिन नई ससदमें भी कोई भारतीयोके साथ न्याय करनेवाले सदस्य नही 
आनेवाले है । दक्षिण आफ़िकामें रहनेवाल़े भारतीय भाइयोके प्रति अगर उत्तका रवैया 
वर्तमान सदस्योसे भी अधिक कडा हो तो इसमें आइचर्यकी कोई बात नही होगी। 
लेकिन “ संकटसे बच निकलनेवाला व्यक्ति सौ वर्षतक जीवित रहता है”, इस बातको 
ध्यानमें रखकर हम फिलहाल तो सन्‍्तोष कर लेते है। 


सजग लोकमतका मूल्य 


दक्षिण आफ्रिकामें जो घटनाएँ हो रही है उनसे' हम बहुत-कुछ सीख सकते 
हैं। केवल एक ही नगरमें अपने प्रतिनिधिकी हार होनेपर जनरल स्मट्सने सारे 
देशका कारोबार रोक दिया है। संसदको भंग करते समय उन्होने कहा: 

“ यदि हमारे पक्षकों जनताका समर्थन प्राप्त नहीं है तो वे शासनसे जिन नई 
नीतियोको दाखिल करना चाहते है उन्हें अभी तो दाखिल नहीं कर सकते। एक ही 
नगरके मतदाताओंने विरोधी पक्षकों अपना मत दिया, हमारे लिए इतना ही' पर्याप्त 
है।” ये वाक्य जनरल स्मद्सकी चतुराई और जनमतको स्वीकार करनेकी उनकी 
तत्परताके परिचायक है। 


१. गुजरात विद्यापी5 । 
२. जे० सी० स्मटस ( १८७०-१९५० ); दक्षिण आफ़िकाके प्रधात मली, १९१९-२४, १९३९-४८। 


४५६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


क्या यही बात हमारे देशमें भी है” 

यहाँ तो सरकार सामान्य रूपसे जनमतके विरुद्ध काम करनेमें ही विश्वास 
रखती है। जहाँ देखो वहाँ जनमतका अनादर ही दिखाई देता है। मौलाना हसरत 
मोहानी अथवा श्री हॉनिमैनके मामके सरकारकी दृष्टिसे महत्त्वहीन ही है। केकिन 
सरकार उसमें भी जनमतके अनुसार नहीं चलता चाहती। शायद उसे जनमतका 
विरोध करनेमें ही रस मिलता हो। 


यह चित्र और वह 


दक्षिण आफ्रिकामे माननीय युवराजके आगमनकी तैयारियाँ हो रही थीं। लेकिन 
चूँकि अब गोरे निवासी नये चुनावोकी सरगर्सियोमे व्यस्त हो जायेगे इसलिए जनरल 
स्मट्सने यह सन्देश भेजा कि फिलहाल तो युवराजके आगमनको स्थगित कर दिया 
जाये। इसलिए वह स्थग्रित कर दिया गया है। यह तो हुआ दक्षिण आफ्रिकाका 
चित्र । 

आइए, अब हम १९२१ में विद्यमान यहाँकी स्थितिकी ओर देखें। एक समय 
ऐसा था जब यहाँकी सारी जनताने सरकारसे माननीय यूवराजको यहाँ न बूलानेके 
लिए अनुनय-विनय की, लेकिन सरकार टससे-मस न हुई। उसने अपनी ही बात रखी। 
उसका परिणाम कितना बुरा निकला, उसे अभीतक कोई भूलछा नहीं है। जनताने 
उनका जो अपमान किया', सो अनिच्छापूर्वक ही किया। बम्बईमें जनताने शान्ति 
बनाये रखनेकी अपनी प्रतिज्ञापर पानी फेर दिया और क्षण-भरके लिए हमें बाजी 
हाथसे निकलती हुई जान पडी। 

जनताका ऐसा अनादर कबतक चलेगा? १९२० में कलकत्ता और नागपुरमें 
कांग्रेसने' इसका जो उत्तर दिया था वह आज भी कायम है। एक वाकयमें कहे तो 
वह उत्तर यह है कि जनता जबतक तैयार--योग्य ---न हो जाये तबतक' अर्थात्‌ : 


(१) जनता जबतक सम्पूर्ण रूपसे स्वदेशी न पहनने छगे तथा विदेशी और 
यहाँकी मिलोके कपडेका त्याग न करे तबतक, 

(२) अथवा हिन्दुओं और मुसलमानोके दिल एक न हो जायें तबतक, 

(३) अथवा अस्पृश्य और दूर रखी जानेवाली जातियोका सत्कार करके हिन्दू 
शुद्ध न हो जायें तबतक, 

(४) अथवा जनता काग्रेस-तन्त्रका ठीक तरहसे सचालन करना न सीख ले 
तबतक, 

(५) अथवा जनता व्यावहारिक शान्तिको सम्पूर्ण रूपसे' मन, वचन और कमंसे 
स्वीकार न करे तबतक। 


१, नवम्बर १९२१ में जब थुवराज बम्बई बन्दरगाहपर उतरे उस समय वहाँ जो दगा हुआ था 
गांधीजीने यहाँ उसीकी ओर सकेत किया है। 

२. कांग्रेलता विशेष अधिवेशन सितम्बर, १९२० में कलकत्तामें मौर वाषिक अधिवेशन दिसम्बर, 
१९२० में नागपुरमें हुआ था। 


टिप्पणियाँ ४५७ 


अच्छी तरहसे विचार करनेपर यह स्पष्ट हो जायेगा कि पाँचमें से अगर हम 
एक चीजपर भी सम्पूर्ण रूपसे अमल कर सके तो अन्य चार स्वयमेव हो जायेगी। 

सरकारको दोष देता और गाली देना व्यर्थ है। इतना ही नहीं, ऐसा करना 
तो हमारी कायरताका सूचक है। जैसे हम हैं वेसी ही सरकार है। सरकार 
जनजागृतिका मापयन्त्र है। 


मेरे दर्शन 

एक भाईने मुझसे मिलनेके बारेमें पत्र लिखा है। उसमें से मे निम्नलिखित अंद 
उद्धत कर रहा हूँ." 

इस पवित्र कुटुम्बकी मेरे दर्शन तो क्या करने है, लेकिन में अवश्य उसके 
दर्शन करके कृतार्थ हो जाऊंगा और अपनी शक्तिमे वृद्धि करूँगा। इन लोगोसे मिलना 
तो रविवारकों ही सम्भव हो सकेगा और में उस रविवारकी बाठ जोह रहा हूँ। यदि 
सभी कुटुम्ब काग्रेसके रचनात्मक कार्योपर इसी तरह अमल करे तो मुझे उनके दर्शन 
रामबाण दवा-जैसे सिद्ध हों और हिन्दुस्तानकों घर बैठे ही स्वराज्य मिल जाये। 


स्वर्गीय मोतीलालसे क्षमआा-याचना 


ईदवरने मुझे जो अनेक उपहार दिये है उनमें से एक उपहार शुभचिन्तक मित्रोंका 

भी है। वे निरन्तर मेरी चौकसी करते रहते हैं और मुझे भूलोसे बचाते हैँ अथवा 
मुझसे यदि कोई भूल हो जाती है तो उसमें सुधार करवाते हैं। तीन मित्रोने संक्षिप्त 
लेकित विवेकपूर्ण पत्र लिखकर मुझे बताया है कि नतवजीवत के गताकर्में वीरमगाँवमें 
ली. जातेवाली जकातके मामलेके सम्बन्धमें लिखते हुए मैने बढवानके स्वर्गीय दर्जी 
मित्रका जिक्र पोपटलालके नामसे किया है। लेकिन उनका नाम तो मोतीलाल था। 
मित्रोंका सुधार ठीक है। नाम और चेहरे याद रखनेमे में बहुत कच्चा हूँ, और मुझे 
उम्मीद है कि यह जानकर भाई मोतीलालके सर्गे-सम्बन्धी मुझे माफ करेगे। मै स्वयं 
अपनेको उनका सगा-सम्बन्धी समझता हूँ। अफसोस कि में इतने दूरका सम्बन्धी सिद्ध 
हुआ हैँ कि नामतक भी याद न रख सका। मोतीछारूकी आत्मा तो मुझे अवश्य 
माफ करेगी क्योकि उनकी आत्माकों भूल जाऊँ, ऐसा कच्चा मै नहीं हँ। में उन 
तीनों मित्रोका जिन्होने मुझे मेरी भूलका भान कराया है, उपकार मानता हूँ। 

[ गुजरातीसे ] 

नवजीवन, १३-४-१९२४ 


१. उक्त अंश यहाँ नहीं दिया जा रहा है। पत्र-ेखकने लिखा था कि भहमदाबादके कांग्रेस 
अधिवेशनके बाद उसने, उसकी माताजी और बहनने कातनेका अत छिया था ओर उसे पूरी तरद्द निबाहा; 
अब वे छोग अपने घरमें अपना काता हुआ सत खुद बुनते भी हैं और इस तरह अपने हाथकी कती ओर 
बुनी खादी पहननेका प्रथत्न कर रहे है। अन्तमें उसने अपनी माताजी भौर बहनके साथ गांधीजीके दशनकी 
अनुमति चाही थी। 

२, ये साबरमतो भाश्रममे दर्जोका काम सिखाने भाते थे। देखिए आत्मकथा, भाग ५, भध्याय ३। 


३३४. मौलाना मुहम्मद अलोपर इलजाम 


एक सज्जन लिखते है, गुजराती समाचारपत्रोमे इस आद्ययकी ख़बर छपी है 
कि मौलाना मुहम्मद अछीने अपने एक भाषणमें कहा है कि गाधीजी महा अधम 
मुसलमानसे' भी नीचे है। ये सज्जन अपने पत्रमे आगे लिखते है, में मानता हूँ कि 
मौलाना साहब ऐसा कभी नहीं कह सकते। तथापि ' नवजीवन में यह स्पष्ट कर दिया 
जाना चाहिए कि बात दर-असल क्या है, जिससे गलतफहमी दूर हो जाये। ' मुझे बड़े 
अफसोसके साथ लिखना पडता है कि केवल गुजरातीके ही नहीं बल्कि अग्नेजीके 
अखबारोंमे भी यह खबर प्रकाशित हुईं है और उसके विषयमे चर्चा भी खूब हुईं है। 

भगवान्‌ जाने हुआ क्‍या है, परन्तु हिन्दुओं और मुसलछमानोंमे आजकल 
गलतफहमीकी हवा चल' रही है और एक-दूसरेके प्रति अविश्वास फैल गया है। मैं 
जानता हूँ कि इसके कुछ कारण हैं। मुझे यहाँ उनकी चर्चा करनेकी जरूरत नहीं 
मालूम होती। उत्तर भारतके हिन्दी और उर्दूके अखबारोने तो हद ही कर दी 
है। डाक्टर अन्सारीने' लिखा है कि ऐसा मालूम होता है. मानो इन अखबारोंने 
एक-दूसरेपर इलजाम लगाना, झूठी अफवाहे फैलाना, एक-दूसरेके मजहबकी निन्‍्दा 
करना और इस प्रकार एक दूसरेकों बदनाम करना ही अपना कत्तंव्य मान लिया है। 
जान पडता है कि यह उनके रोजगारकों बढ़ानेंका साधन बन गया है। इस छूतकी 
बीमारीको किस' तरह रोके, यह एक विकट समस्या हो गई है। मेरी समझमें इसको 
हल करना कौसिल-प्रवेशकी बनिस्बत ज्यादा जरूरी है। मुझे निरुचय है कि राज्य-तन्त्र 
सचालनकी हमारी क्षमता इस प्रइनको हल करनेमे ही है। यदि हम देशके सम्मुख 
उपस्थित कुछ प्रइनोंको हल कर सके तो आज ही स्वराज्य हमारे हाथोमें आया रखा 
है। जबतक हम इन गुत्यियोको न सुलझा सके तबतक स्वराज्य असम्भव है। कौसिले 
इन उलझनोको दूर करनेमे असमर्थ हे। 

परन्तु मै इस लेखमे कठिनाइयोकी छानबीन नही करना चाहता। यहाँ तो में 
मौलाना साहबपर किये गये आरोपोकी ही जाँच करना चाहता हूँ। 

मौलाना साहबसे उनके पहले भाषणपर लेखनऊकी एक सभामे एक सवाल पूछा 
गया। उन्होने उसका जवाब यह दिया . “महात्मा गाधीके धर्म-सिद्धान्तकी बनिस्बत 
एक व्यभिचारी मुसलमानके धर्म-सिद्धान्तको मै ज्यादा अच्छा मानता हूँ। ” इसमे मौलाना 
साहबने महात्मा गाधी और व्यभिचारी मुसहूमानकी तुलना नहीं की, बल्कि दोनोके 
धामिक मतकी ही तुलना की है। अब जरा यह देखें कि यह तुलना उन्हें क्यो करनी 
पडी। मुसलमानोने मौलाना साहबपर ऐसा इलजाम छगाया कि मौलाना तो गांधी- 
परस्त अर्थात्‌ गाधी-पूजक हो गये है। गाधी-परस्त होना यानी गांधीको मूर्ति माल 
लेता, --- यह मान लेना कि दुनियामे उनके सिवा दूसरा कोई नहीं। ऐसा करना मानों 
गावीका धर्म कबूछ कर लेना है। तो मौलाना साहबपर यह इलूजाम था। कितने ही 
मुसलमानोंके इस इलजामका जवाब मौछानाने पूर्वोक्त वाक्‍्योंमे दिया है। इसका अर्थ 


मौलाना मुहम्मर अलीपर इलजाम ४५९ 


क्या यह हुआ कि मुसलमानोको सन्तुष्ट करते हुए उन्होने हिन्दुओका दिल दुखाया ? 
यदि मौलानाने पूर्वोक्त बात किसी दूसरी जगह कही होती तो उसकी बिलकुल टीका 
न हुई होती। हिन्दू अखबारोने उनके भाषणका विक्रृत विवरण छापा। उन्होनें लिखा 
है कि मौलाना व्यभिचारी मुसलमानको महात्मा” गांधीसे अच्छा समझते है। यहाँ 
हमने देखा है कि मौलानाने ऐसी कोई बात नहीं कही। इतना ही नहीं बल्कि 
उन्होने तो स्वामी श्रद्धानन्दजीके नाम भेजे अपने पत्रमे महात्मा गाधीको सारे संसारमें 
सर्वोत्तम मनुष्य माना है। परन्तु हाँ, उन्होने महात्माके धर्म-सिद्धान्तकों व्यभिचारी 
मुसलूमानके धर्म-सिद्धान्तसे निम्न माना है। इसमे विरोध जरा भी नहीं; सिद्धान्त 
ओर सिद्धान्तीमें तो लगभग सारा ससार भेद मानता है। 

मेरे कितने ही ईसाई मित्र मुझे बहुत अच्छा आदमी मानते है। फिर भी वे 
अपने धर्मको मेरे धर्मंसे श्रेष्ठ मानते है, इसलिए हमेशा ईश्वरसे प्रार्थना करते है कि 
में ईसाई हो जाऊँ। दक्षिण आफ्रिकाके एक ऐसे मित्रका पत्र मुझे दो-तीन सप्ताह 
पहले मिला है जिसमें उन्होने लिखा' है: 

आपकी रिहाईका समाचार जानकर मुझे बड़ी खुशी हुईं। आपके लिए 

में ईश्वरसे प्रार्थना करता हूँ कि वह आपको सुबुद्धि दे जिससे आप ईसा मसीह- 

को और मुक्ति देनेकी उनकी शक्तिको मानने छगे। यदि आप यह कर सके तो 

आपके काम तुरन्त फलीभूत हो जाये। 

इस तरह अनेक ईसाई मित्र चाहते है कि में ईसाई हो जाऊ। 


अच्छा, अधिकाश हिन्दू भी क्‍या करते हैँ? क्‍या वे अच्छेसे-अच्छे ईसाई या 
मुसलमानके धर्मं-सिद्धान्तसे अपने धर्म-सिद्धान्तको अच्छा नहीं मानते ” यदि वे ऐसा न 
मानते हों तो क्या वे अपनी पुत्रीका विवाह एक अच्छेसे-अच्छे मुसठमान या ईसाईसे 
करेगे ? इतना ही नही, वे हिन्दुओमे भी किसी अच्छेसे-अच्छे पुरुषसे नहीं बल्कि अपने 
सम्प्रदाय या जातिके ही किसी पुरुषके साथ यह सम्बन्ध करेंगे। इससे क्‍या प्रकट 
होता है? यही' कि वे स्वधर्मको परधर्मसे' अच्छा मानते है। 

मेरी नाकिस रायमें मौलानाने अपनी राय जाहिर करके अपने दिलकी सफाई 
और अपनी धर्मे-अद्धाको सिद्ध किया है। मेरी तो उन्होने दूनी इज्जत को है। एक तो 
मित्रके रूपमे और दूसरे मनुष्यके रूपमें। उन्होने मित्रके रूपमें मेरी इज्जत इस तरह 
की है कि उन्होंने यह माना है कि वे मेरे सम्बन्धमें जो चाहे कहे, मे! उसमें अपना 
अपमान न' मानूँगा और में उनके भावकों गलत न समझूंगा। उन्होने मनुष्यके रूपमे 
मेरी इज्जत इस तरह की है कि हम दोनोके धर्म भिन्न होते हुए और अपने 
धर्मको मेरे धर्मसे श्रेष्ठ मानते हुए भी वे मुझे सर्वोत्कष्ट मनुष्य मानते है। इसमें 
कितनी श्रद्धा है” यदि संसार मुझे अच्छा मानता है तो उसके इस वहमको मैं समझ 
सकता हँ। परन्तु मेरे निकट रहनेवाले मेरे मित्र, मेरी अनेक कमजोरियोंकोीं देखते 
हुए भी मुझे सर्वोत्तम मानें, यह कितनी अजीब बात है?” 

किसी भी मनुष्यको सर्वोत्कृष्ट मानना, मुझे तो बडा खतरनाक माहूम होता 
है। उसके दिलको ईइ्वरके सिवा कौन जान सकता है? उस भनुष्यकी बनिस्बत, 


४६० सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


जिसके दिलकी गन्दगी प्रकट होती रहती है, वह मनृष्य अधिक मलिन होना चाहिए 
जो अपनी गन्दगी छिपी रख सकता है। पहले मनृष्यको तो मुक्ति मिलनेकी सम्भा- 
वना है; क्योकि उसकी गन्दगी प्रकट हो गई अर्थात्‌ उसके निकलनेका रास्ता 
खुल गया; परन्तु दूसरा मनुष्य तो अपनी गन्दगी अपने दिलके डिब्बेमें बन्द करके 
उसपर मुहर लगाकर रखता है। उसकी गनन्‍्दगी अन्दर-ही-अन्दर पड़ी रहेगी और 
उसे जहरीले जन्तुकी तरह नोंच-नोंचकर खायेगी। उसका छुटकारा इस जन्ममें 
असम्भव है। इसीसे शास्त्रोने सत्यको सर्वोपरि माना है, इसीसे शास्त्रोंने पापको 
छिपानेका निषेध किया है। यदि हम किसी मनृष्यको सर्वोपरि' मान सकते हों तो 
इसका निश्चय उसकी मृत्युके बाद ही किया जा सकता है। 

में खुद तो अपना विश्वास नहीं कर सकता। मुझे दूसरेका विश्वास करना 
बहुत आसान मालूम होता है। यदि ऐसा करते हुए मुझे धोखा हो तो इससे मेरी 
कुछ आथिक हानि हो सकती है और दुनिया मुझे भोला-भाला कह सकती है, परन्तु 
यदि में अपना विश्वास करके गाफिल रहूँ तो मेरा नाश ही हो जाये। पाठकों, इस 
मौकेपर आपसे यह भी कह देता हूँ कि एक बार तो मैं अपना विश्वास करके डूबते- 
डूबते ईध्वर-कृपासे ही बचा हूँ। दूसरी बार मुझे मेरे एक व्यभिचारी मित्रने बचाया | 
वे खुद तो बचनेकी हालतमें नहीं थे परन्तु वे मुझे निर्मल समझते थे। अतः यह 
समझकर कि इसे तो इस पापमें हरगिज न पड़ना चाहिए उन्होने मुझे मोह-निद्रासे 
जाग्रत कर दिया। हम दूसरेकी चौकीदारी करने या दूसरेका काजी बननेंकी बनिस्बत 
खुद अपनी चौकीदारी करें तो हम खुद अपती रक्षा कर ले और संसारकों भी अपने 
अन्यायसे बचा ले। इसीसे स्वराज्यकी सच्ची व्याख्या यह है, “ स्वराज्य उस राज्यको 
कहते हैं जो खुद अपनेपर किया जाता है।” जिसने इसे प्राप्त कर लिया उससे 
सब-कुछ प्राप्त कर लिया। “आप भर्ता तो जग भल्ता ” इस कहावतमें बहुत-कुछ 
अर्थ समाया हुआ है। 

प्रस्तुत विषयको छोडकर मे गृढ़ चर्चा्में नहीं चला गया हूँ। बल्कि यह बात 
इसी विषयसे सम्बन्ध रखती है। मित्र लोग जब मुझे सर्वोत्कृष्ट मानते है तब मैं काँप 
जाता हूँ। यदि में खुद ऐसा मानने रगूँ तो मेरा पतन हुए बिना न रहे, क्योकि 
मुझे तो अभी बहुत ऊँचा उठना बाकी है। मेरी आकाक्षाकी सीमा नही है। मुझे 
अभी जसख्य शत्रुओको जीतना है। ज्यों-ज्यो मै गहराईसे विचार करता हूँ त्यों-त्यों मुझे 
अपनी खामियाँ दिखती जाती है। जब यह देखता हूँ तब मेरे मनमे विचार उठता है 
कि सचमुच सर्वोत्कृष्ट मनुष्य कैसा होता होगा? यह विचार करते हुए मेरे मनमें 
मोक्षकी और उसके हारा मिलनेवाली आत्यन्तिक आनन्दकी कुछ कल्पना होती है। 
उस समय मुझ इस बातकी झलक दिखाई देती है कि ईश-तत्त्व क्या हो सकता है? 

अब पाठक शायद यह समझ सके कि मौलाना साहबने मुझे सर्वोत्कृष्ट मानकर 
मेरी कितनी इज्जत की है। उनके इस कथनका अर्थ क्या है, यह बात पाठकको उनका पत्र 
पढनेपर अधिक अच्छी तरह मालूम होगी। उसका तरजुमा मै इसी अंकमें देता हूँ। 


१. देखिए परिशिष्ट १३ (क)-। 


सत्याग्रह और समाज-सुधार ४६ * 


स्वामीजीने मौलानाके इस पत्रका स्वागत किया है और उनके दिलकी सफाईंँ- 
पर उन्हें धन्यवाद दिया है। उन्होंने मौलानाको हिन्दुओंका मित्र माना है और जिन 
लोगोंने मौलानापर इलजाम लगाया था और इस ' प्रस्तावकी सूचना दी थी कि उन्हे 
कांग्रेससे इस्तीफा दे देना चाहिए उनसे अपनी सूचना वापस लेनेका अनुरोध किया है। 
परन्तु साथ ही उन्होंने उन्हें यह भी बताया है कि उनके धर्मके अनुसार तो अकेले 
सिद्धान्तकी कोई कीमत नहीं है। मनुष्यके शील और आचारसे ही उसकी कीमत 
आँकी जाती है। इसका जवाब देकर मौलानाने स्वामीजीके पत्रकी शका भी दूर कर 
दी है। मौलाना यह बात नहीं मानते कि सिद्धान्तीकों अपने सिद्धान्तके अनुसार 
आचरण करनेकी जरूरत नहीं। उन्होंने तो सिर्फ दो सिद्धान्त-सरणियोकी तुलना की 
थी और बताया था कि दोनोंमें ऊंचा कौत है। सिद्धान्त बहुत अच्छे हों, किन्तु यदि 
जाननेवाला उनके अनुसार न चले तो उसे कुछ फल नहीं मिलता --- यह बात उन्होने 
अपने दूसरे पत्रमें प्रकट की है।' 
इसलिए मौलाना मुहम्मद अलीके कथनका तात्पय सिर्फे इतना ही निकलता 
है कि सबको अपना-अपना धर्म अच्छा' मालूम होता है। इस बातका विरोध कौन 
हिन्दू कर सकता है” यह राईका पर्वत किस प्रकार हुआ और इसके न होने देनेका 
उपाय क्‍या है, इसपर विचार फिर कभी करेंगे। 
| गुजरातीसे | 
नवजीवन, १३-४-१९२४ 


३३५. सत्याग्रह ओर समाज-सुधार 


लोग सत्याग्रहके सिद्धान्तको ज्यों-ज्यों समझते जाते हैं त्यों-त्यो उसका उपयोग 
नये-नये क्षेत्रोमे किया जा रहा है। केवल सरकारसे लडनेमें ही नहीं बल्कि कुटुम्बो 
और जातियोंके क्षेत्रमे भी उसका उपयोग होता दिखाई दे रहा है। एक' जातिमे 
कन्या-विक्रका घातक रिवाज है। एक नौजवानको उसे रोकनेकी प्रेरणा हुई है। 
उसने यह सवार उठाया है कि उसे क्या करना चाहिए। सत्याग्रहका सुगम अग 
असहयोग है। यह नौजवान इस जातिमें कन्या-विक्रयकी प्रथाकों रोकना चाहता है। 
विचार निर्दोष है, परन्तु सवार यह है कि वह असहयोगका अवलम्बन करे या 
नहीं ? यदि करे तो किस तरह करे और किसके खिलाफ करे? 

प्रस्तुत मामलेमें निरिचित राय देना कठिन है। हाँ, ऐसे सभी मौकोके लिए 
कुछ सर्व-सामान्य नियम बताये जा सकते है। 

पहले तो असहयोगका प्रयोग एकाएक किया ही नहीं जा सकता। जो बुरे रिवाज 
एक जमानेसे चले आ रहे हैं, वे एक क्षणमे नष्ट नहीं किये जा सकते। सुधार एक 
टाँगका होता है इसलिए वह लँगड़ाकर चलता है। जो मनुष्य धीरज खो बैठता 


१. देखिए परिशिष्ट १३ (ख)। 


४६५ संम्पूर्ण गांधी वाहसर्य 


है वह शुद्ध असहयोगी नहीं हो सकता। सुधारकके लिए पहली सीढी है लौकमत 
तैयार करना। उसे चाहिए कि जातिके समझदार लोगोंसे मिले और उनकी दलीले 
सुने । यदि सुधारक सीधा-सादा आदमी हो, उसे कोई जानता न हो और समझदार 
लोग उसकी बात न सुनें तो उसे क्या करना चाहिए” यदि वह इतना दीन-हीन हो 
तो उसे जानना चाहिए कि वह सुधारका निमित्त बननेके लिए उत्पन्न ही नहीं 
हुआ है। हम सब लोग चाहते है कि ससारसे झूठका नाश हो जाये, परन्तु झूठे 
छोगोको कौन समझाये ? यह सुधार बहुत आवश्यक है। फिर भी हम धीरज' धरे 
क्‍यों बेठे है? 

बात यह है कि सुधारकमें अहंता न होनी चाहिए। हम तमाम ब्राइयाँ दूर 
करनेकी जिम्मेवारी अपने सिरपर क्यो छे बैठें? हमें इतने ही से सन्‍्तुष्ठ रहना 
चाहिए कि हम खुद सच बोले और सच्चा व्यवहार करे। इसी' प्रकार जातिकी 
कुरीतियोके सम्बन्धर्में भी हमें खुद अपना आचार-विचार स्वच्छ रखना चाहिए और 
दूसरेके सम्बन्धमे तटसथ रहना चाहिए। 

“मैं यह करता हूँ, में वह करता हूँ, ऐसा सोचना तो अज्ञान है। जैसे गाड़ीके 
तीचे उसके साथ-साथ चलनेवारूा कुत्ता यह मान बैठता है कि इस गाड़ीमे लदे 
भारकों में ही खीच रहा हूँ।”' 

कविकी इस उक्तिको याद रखना चाहिए और निरभिमान होकर रहना चाहिए। 

जब निरभिमान रहते हुए भी हम यह महसूस करते हो कि यह जिम्मेवारी 
हमारी है तब हमपर विशेष कत्त॑व्यका भार आ पड़ता है। जातिके मुखिया और 
प्र निरभिमान होनेका दावा करके जातिकी कुरीतियोको दरगुजर नही कर सकते; 
क्योकि मुखियापन अथवा पच॒पनकों अगीकार करके वे जातिकी नीतिके रक्षक बने है। 
यदि एक भी कन्याका विक्रय होगा तो उस निर्दोष बालिकाका शाप उन्हीपर पडेगा। 

परन्तु यदि मुखिया या पच खुद उस बुराईको दूर करनेका प्रयत्न न करें, 
इतना ही नहीं बल्कि खुद ही कन्या-विक्रय करे तो फिर उस बेचारे जाति-सुधारकको 
क्या करना चाहिए ?! वह खुद तो स्वच्छ हो गया है और जातिके तमाम अगओसे 
मिल चुका है। उन्होने उसे कुत्तेकी तरह दुत्कारकर भगा दिया है और उसपर 
गालियोकी बौछार की है। बेचारा हताश और खिन्न होकर घर आ गया है। नीचे 
जमीन और ऊपर- आसमानके सिवा उसे कोई सहारा दिखाई नही देता। यही समय 
है कि ईश्वर उसकी पुकार सुनेगा। परन्तु अभी तो पहली ही सीढ़ी आईं है। वह 
तपस्याके योग्य बने अत यह उसकी पूर्व परीक्षा हुई है। अब वह अपनी अन्‍्तरात्माकी 
आवाज सुन सकता है। वह अचन्‍्तर्यामीसे पूछता है--मैनें अपमान सहन किया है 
क्या में फिर भी अपने बन्धुओसे प्रेम रखता हूँ? क्‍या में उतकी सेवा करनेके लिए 
तेयार हूँ ” क्‍या में उनके जूते खाना भी बरदाइत कर सकूगा? यदि उसका अचन्तर्यामी 
इन तमाम सवालछोंके जवाबमें हाँ” करे तो उसे समझना चाहिए कि वह दूसरा कदम 
उठानेकी तैयारी कर चुका है। 


१, नरसी मेहताका एक प्रसिद्ध भजन । 


सत्याग्रह और समाज-सुंधार ४६३ 


अब वह प्रेममय असहयोग आरम्भ कर सकता है। प्रेममय असहयोगका मत- 
लब है तमाम हकोका त्याग, कत्तंव्योका त्याग नहीं। जातिमे इस गरीब सेवकके हक 
क्या है ? जाति-भोजन और विवाह-सम्बन्ध। इन दोनो हकोका वह नम्नतापूर्वक त्याग 
कर दे। इतना करनेपर वह अपना कर्तव्य पूरा कर चुका। यदि जातिके पंच उसे 
कॉटेकी तरह चुनकर फेंक दे, मदकी मस्तीमे यह समझकर कि “चलो एक पत्तल 
कम हुई, एक लड़की माँगनेवाला कम हुआ ”, उसे बिरादरीकी सूचीसे खारिज कर दें 
तो वह गरीब सेथक निराश न होते हुए यह श्रद्धा रखे कि उसने जो शुद्ध बीज बोया 
है, उससे महान्‌ वृक्ष पैदा होगा। अपना कत्तेंव्य पूरा कर चुकनेके बाद वह गा सकता 
है: कम्मंण्येवाइईधिकारस्ते भा फलेषु कदाचन।”, उसके पहले नहीं। 

यह गरीब तपस्वी अब' वनवासी हो गया है। यदि वह ब्रह्मचारी है तो उसने 
यह भीष्म-प्रतिज्ञा कर ली है कि जबतक जातिमें यह बुराई मौजूद है तबतक वह 
ब्रह्मचारी रहेगा। यदि वह विवाहित है तो अपनी पत्नीसे मित्रका नाता रखेगा। यदि 
बाल-बच्चे हो तो उन्हें भी ब्रह्मचर्यका पालन करनेकी नसीहत देगा। जातिवालों से मदद 
न माँगनी पड़े और दूसरी जगह हाथ न फैलाना पड़े, इसलिए वह कमसे-कम परिग्रह -- 
माल-असबाब रखेगा। इस प्रकार एक संन्यासीकी तरह जीवन व्यतीत करना ही 
उसका वनवास है। प्रेममय असहयोगमे स्वच्छन्द्ताके लिए अवकाश ही नहीं है, वहाँ 
तो संयमकी ही शोभा है। बोये हुए बीजको उसे अब' संयम रूपी पानी देना है। जो 
यह विचार करता है कि “यदि मेरे बच्चोका विवाह न होगा तो में उनका विवाह 
दूसरी जातिमें कर दूँगा या और कही भोजनका आनन्द लिया करूँगा,” वह संयमी 
या असहयोगी नहीं, वह तो मिथ्याचारी है। सयमी असहयोगी तो अपनी' जातिके 
ही गाँवमें रहकर तपद॑चर्या करेगा। अहिसाके सान्निध्यमें वर-त्याग| कहा गया है। वह 
त्यागी हिमालयमें बैठकर पच्ोके प्रति अहिसापालनका दावा करते हुए पंचोके हृदयकों 
द्रवित करनेकी आशा नहीं रख सकता। पचोने जो उसका अनादर किया है उसका 
एक कारण यह भी है कि उन्होंने उसे एक अविवेकी और उद्धत युवक मान लिया 
है, परन्तु उसे यह साबित करना तो अभी बाकी है कि वह गरीब और नव यूवक 
होते हुए भी उद्धत या अविवेकी नहीं, बल्कि नम्र और विवेकी है। 

इस प्रकार कार्य करते हुए और सेवाके मौकोपर जाति-भाइयोकी सेवा करते 
हुए, परन्तु फिर भी उसके बदलेकी आशा न रखते हुए वह देखेगा कि इस सुधार- 
कार्यमे दूसरे लोग भी शामिल होंगे। वे चाहे असहयोग न करे परन्तु उनकी हमदर्दी 
उसके साथ रहेगी, क्योकि जिस प्रकार हम अपने सहयोगी भाइयोको अपने त्याग 
और ज्ञानके घमण्डमे कोसते हैं उस प्रकार हमारा वह सयमी युवक अपने जातिवालो को 
यह सोचकर कि वे उसका साथ नहीं देते है, अथवा विचारमें तो साथ देते है पर 
असहयोग नही करते, गालियाँ नही देगा बल्कि उनके प्रति प्रेममाव' रखकर ही उनके 
मनतको जीतेगा। वह नित्य इस बातका अनुभव करेगा कि प्रेम तो एक पारसमणि है। 


१, “ अहिसा प्रतिष्ठायाँ तत्सम्निधौ वैरत्याग: ” --- योगद्शेन । 


४६४ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


परन्तु यदि ऐसा अनुभव होनेमें विलम्ब हो तो वह अधीर न होगा और विश्वास 
रखेगा कि प्रेम-बीजसे अगणित प्रेम-फल ही उत्पन्न हो सकते हैं। 

मेरे पास जो पत्र आया है, उसमें यह भी पूछा गया है कि यदि हमारा तपस्वी 
असहयोगी जाति-भोजनका त्याग करे तो क्‍या वह जातिके मित्र छोगोके थहाँ भी 
भोजनका त्याग कर दे ? बात तो ऐसी होगी कि उसका त्याग-पत्र मिलते ही जातिके 
पचोंको रोष आयेगा और वे उसे बिरादरीसे खारिज कर देंगे और जो कोई उससे 
रोटी-बेटीका व्यवहार करेगा या उसके धरका पानी भी पियेगा, वे उसे दण्ड देंगे। 
इस अवस्थामे व्यक्तियोके साथ भोजन-व्यवहारका सवार ही नहीं उठेगा। इस प्रकार 
यदि जाति-बाहर करनेका दण्ड मिले तो सयमीका विशेष धर्म यह होगा कि वह 
खुले या छिपे तौरपर अपने जातिवाले मित्रोके यहाँ न्योता मिलनेपर भी भोजन करने 
न जाये। हाँ, यदि कोई जातिवाला विचारपूर्वक असहयोगमे शामिल हो तो वह उसे 
अवश्य स्वीकार करे; और ऐसा होनेकी सम्भावना भी है। 

परन्तु आमतौरपर ऐसा कहा जा सकता है कि मित्रोके साथ भोजन-व्यवहारके 
त्याग करनेका मौका हीं नहीं आयेगा। फिर भी कल्पना कर के कि ऐसा मौका 
आये तो उसका त्याग करनेकी आवश्यकता नहीं। हाँ, जो लोग कन्या-विक्रय करते 
हों, उनका निमन्‍्त्रण तो वह हरगिज कबूल न करे। 

इससे हम इन नतीजोंपर पहुँचते हैं: (१) असहयोगका अवलम्बन करनेसे 
पहले लोकमत तैयार करनेके लिए बहुत कार्य करना चाहिए। 

(२) असहयोगीमें यह शक्ति होनी चाहिए कि वह बिना रोष किये विरोधियोके 
दुर्वंचन सुन सके और दुव्यंवहार बरदाइत कर सके। 

(३) असहयोग' प्रेम-मूलठक होना चाहिए। 

(४) असहयोग आरम्भ करनेके बाद अपना असली मुकाम नहीं छोडना चाहिए। 

(५) असहयोगीको कठोर संयमका पालन करना चाहिए। 

(६) असहयोगीको अपने साधनपर पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। 

(७) असहयोगी फर्ुके विषयमे उदासीन रहे। 

(८) असहयोगीके प्रत्येक कार्यमे विवेक, विचार और नम्नता होनी चाहिए। 

(९) असहयोग करनेका अधिकार और धर्म सबको प्राप्त नहीं होता । अधिकार- 
के बिना किया गया असहयोग व्यर्थ होता है। 

कुछ लोगो या बहुतसे छोगोंको ऐसा लगेगा कि इन नियमोका पाकन करना 
असम्भव है। यह ठीक ही है। तीत्र सयमके बिना शुद्ध असहयोग असम्भव है। 
फिर प्रस्तुत प्रसगमें तो वह तपस्वी स्वयं ही कर्ता है, स्वय ही भोक्‍ता है, स्वय ही 
सेनापति हैं और स्वयं ही सिपाही है। यदि उसमें कमी रहेगी तो उसके भाग्यमें 
निराशा ही लिखी समझनी चाहिए। अत, ऐसे स्वतन्त्र असहयोगीके लिए तो असह- 
योगका अनारम्भ हीं बुद्धिमानीका प्रथम लक्षण है। परन्तु एक बार आरम्भ कर 
चुकनेपर चाहे देह-पात्‌ हो जाये, परन्तु उस कार्यका त्याग नहीं किया जाना चाहिए। 

दूसरा सवाल यह उठता है कि ऐसे सयमका पालन करके जाति-जैसी सकुचित 
सस्थामें सुधारकी कौन बड़ी जरूरत थी ” कुछ लोग कहेंगे हम तो जाति-बन्धनको ही 


पत्र: मौतीलाल नेहरूको ४६५ 


नष्ट कर डालना चाहते है तो फिर कन्या-विक्रम आदि कुरीतियोके पीछे पड़नेसे क्‍या 
लाभ ” यह सवाल यहाँ अप्रासगिक है। हमारे सुधारकका प्रदन जाति-सम्बन्धी ही 
है। यदि कौटुम्बिक असहयोग ठीक माना जाये तो जबतक जातियाँ कायम है तबतक 
जाति-सम्बन्धी असहयोगकी बात भी ठीक माननी चाहिए। 

[ गुजरातीसे ] 


नवजीवन, १३-४-१९२४ 


३३६. पतन्न: मोतीलाल नेहरूकों 


जुहू 
रविवार [१३ अप्रछ, १९२४ | 
प्रिय मोत्तीकालजी, 


साथमें मसविदेको सशोधित करके भेज रहा हँ। यदि आपको तथा अन्य मित्रोको 
यह स्वीकार हो तो आप जितनी जल्दी चाहे, में उसे प्रकाशित करा सकता हूँ।' 
मुझे तो लगता है कि प्रायोगिक कालावधि नियत करनेसे सम्बन्धित धारा हटा दी जानी 
चाहिए। परन्तु मैं उन सज्जनोसे यह बात अवश्य कहँगा कि मेरा इरादा कोकोनाडाके 
प्रस्तावको रद करानेके लिए प्रस्ताव पेश करनेका नहीं है। बात केवल इतनी है कि 
यह धारा जिस रूपमें है, उस रूपमें उसके फलितार्थ में नहीं जानता। शेष सशोधनोके 
बारेमे कुछ कहनेकी आवश्यकता नहीं है। परन्तु मसविदेके अन्तमे मैने जो दो वाक्य 
जोड़े है, उनकी ओर में आपका ध्यान आक्ृष्ट करना चाहता हूँ। उनका अर्थ स्पष्ट 
है। ये दो वाक्य जोड़नेमे मेरा उद्देश्य कलकी बातचीतके निष्कर्षोको इसमें किसी हद- 
तक शामिल करना है। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


अंग्रेजी पत्र (एस० एन० ८७१५) की फोटो-नकढूसे। 


१. पदला मसविदा ११ अप्रैल, १९२४ को तेयार किया गया था ओर उसके बाद जो रविवार पढ़ता 
था, उसकी तारीख १३ अप्रैल थी। 

२. पं० मोतीलाल नेदरूने अपनी सम्मति एक बहुत लम्बी व्प्पिणीमें भंकित की थी; देखिए परिशिष्ट 
१४ (क)। उन्होंने गांधीजीके प्रथम मसविदेकी एक नकर चित्तरजन दासको भी भेजी थी। भ्री दासने 
१८ अप्रैलको उसकी प्राप्ति स्वीकार करते हुए लिखा था कि वे श्स सम्बन्धमें गांधीजीसे बातचीत 
करनेको उत्सुक हैं। श्री दासने यह भी लिखा था कि गॉंधीजीते जबतक बातचीत न हो जाये तबतक उस 
मसविदेका प्रकाशन स्थगित रखा जाये। देखिए परिशिष्ट १४ (ख)। 


२३-३० 


३३७. पन्र; न० चि० केलकरको 


पोस्ट अच्धेरी 
१३ अप्रैल, १९२४ 


प्रिय श्री केलकर, 

आपका पत्र मिला। श्री शरीफ देवजी कानजीको मैने पत्र' लिख दिया है। 
उन्होने उसका जो उत्तर भेजा है उसमें विचारार्थ विषयोंके सम्बन्धमे आपत्ति उठाई 
गई है। श्री पोह्दरने भी ऐसा ही' किया है। में तो केवछ इतना ही कह सकता हूँ 
कि अगर आप विचारार्थ विषयोको लिखकर मेरे पास भेज दें तो मै उसे उनके 
सामने रख दूँगा और अगर वे कोई बात सुझायें तो उसे मैं आपके पास भेज दूँगा। 
मैने श्री शरीफ देवजी कानजीकों लिखा है कि वे मुझसे आगामी गुरुवारकों मिले। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


श्री न० चि० केलकर 
'क्रेसरी' तथा “मराठा कार्या्रय' 
पूता सिटी 


अंग्रेजी पत्र (एस० एन० ८७२७) की फोठो-नकलसे। 


॥ 


३३८. भेंट : एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिसे 


| अन्धरी 

१३ अप्रैल, १९२४] 

तच्रावणकोरके अधिकारियोने वाइकोम सत्याग्रह आन्दोलनके अनेक नेताओकों गिर- 

फ्तार कर लिया है जिससे यह आन्दोलन, निस्सन्देह, अब एक नाजुक दौरमें पहुँच 
गया है। अखिल भारतीय स्तरके नेताओसे अनुरोध किया गया है कि वे इस आन्दो- 
लनका नेतृत्व हाथमे ले। यहाँ सवाल यह है कि किसी स्थानिक आन्दोलनके नाजुक 
अवस्थामें पहुँच जानेपर उसे किस हृदतक अखिल भारतीय आन्दोलनका रूप दिया 
जाये। इस आन्दोलनके प्रति समस्त भारतकी सहानुभूतिका होना भी मेरी समझमें 
आ सकता है और मुझे यह भी मालूम है कि वाइकोम सत्याग्रहियोके प्रति सारे 
देशमे सहानुभूतिकी भावना उमड़ रही है, परन्तु देशके भिन्न-भिन्न प्रान्तोंके नेताओंकी 


१, देखिए “ पत्र: शरीफ देवजी कानजीको ”, २०-३-१९२४। 


तार: च॑० राजगोपालाचारीकौ ४६७ 


शक्तियोंकों एक स्थानीय आन्दोलनपर सक्रिय रूपसे केन्द्रित करना असम्भव नहीं तो 
कठिन जरूर मालूम हो रहा है। फिर भी मुझे आशा है कि मद्रास अहातेके नेतागण 
इस आन्दोलनको समुचित नेतृत्वके अभावमें ठड़ा नही पड़ने देगे। जॉर्ज जोजेफको उनकी 
गिरफ्तारीसे पूर्व इस आशयका एक तार' भेजा गया था कि अनहान बन्द कर दिया 
जाये। चूँकि तारके बाद भेजा गया पत्र उन्हें मिल जाना सम्भव नहीं दीख पड़ 
रहा है, इसलिए में उसे प्रकाशनार्थ दे रहा हँ। मेरी स्थिति क्‍या है, इसका परिचय 
उससे मिल जायेगा। हालकी घटनाओसे उसमें फके नहीं पडा। 

[ अग्नेजीसे | 

हिन्दू, १४-४-१९२४ 


३३९. तार; च० राजगोपालाचारीको 


| अन्धेरी 
१३ अप्रैल, १९२४ या उसके पदचात |* 


तार मिला। यदि स्वास्थ्य ठीक रहे तो आप जाये जरूर परन्तु विशेष रूपसे 
गिरफ्तार होनेके लिए नहीं बल्कि आन्दोलनको सुव्यवस्थित रूप देनेके लिए। 
आप दीवानके साथ बातचीत करे। अगर दूसरे नेता शामिल हो सके 
तो उन्हें भी निमन्त्रित कीजिए। आखिर स्थितिको आपसे ज्यादा कौन 
जानता है। अगर जरूरी हो तो देवदास आपकी सेवामें प्रस्तुत है। 


गांधी 
अग्नेजी प्रति (एस० एन० १०२७९) की फोटो-नकलसे। 


१, देखिए “तार: जॉज जोजेफको ”, ११-४-१९२४। 

२. देखिए “ पत्र: जॉज जोजेफकों ”, १२-४-१९२४। 

३. यह चक्रवर्ती राजगोपाछाचारीके श्स भाशपके तारके उत्तरमें भेजा गया था कि जोजेफ गिरफ्तार 
हो गये हैं और उन्होंने तार द्वारा अनुरोध किया है कि मैं उनका स्थान ग्रहण कहूँ। इसपर उन्होंने 
गांधोजीकी सलाह माँगी। तार गांधीजीको १३ अप्रैल, १९२४ को मिला था। 


३४०. तार: टी० आर० कृष्णस्वामी अय्यरको" 


[ अन्ध री 

१४ अप्रेल, १९२४ | 
[ कृष्णस्वामी 
माफेत न्यूज 
कोचीन | 
इतनी सारी गिरफ्तारियोंपर आपको मुबारकबाद। उचित व्यवस्था किये 
बिता स्वयं गिरफ्तार न हो। में फिर तार करूँगा। वहाँकी स्थितिका 
विवरण भेजिए। पत्र लिख रहा हूँ।' 


गांधी 
अग्रेजी प्रति (एस० एन० १०२७७) से। 


३४१. पत्र : एच० जी० पेरीकों* 


बम्बई 
[१४ अप्रैल, १९२४ या उसके पदचात ] 
प्रिय श्री पैरी, 
आप यदि आगामी रविवारकों दिनमें २ बजे मुझसे मिलनेंकी कपा' करें तो 
मुझे प्रसन्नता होगी। मेरे पास कहनेको कुछ ज्यादा होगा या नहीं, सो नहीं जानता। 
कारण यह है कि स्वराज्यवादी नेताओंसे मेरी बातचीत अभी समाप्त नही हुई है। 


हृदयसे आपका, 
अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ८७२८) की फोटो-नकलसे। 


१. यह तार श्री भय्यरके निम्नलिखित तारके उत्तरमें भेजा गया था: “सब नेता गिरफ्तार दो 
चुके हैं । स्पयंसेवक लोग रोके जानेपर, १० तारीखके प्रातःकाल्से जहॉके-तद्ाँ बेठे हैं । कोई स्वयंसेवक 
गिरिफ्तार नहीं किया गया है। में कोचीनमें प्रतीक्षा कर रहा हूँ। वाश्कोम जाऊँ तो गिरफ्तारी निश्चित। 
कृपया किसी व्यक्तिको नेतृत्वके लिए भेजिए |?” 

२, इसका उत्तर क्ृष्णस्वामीने इस प्रकार दिया: “ आपका सन्देश मिला, धन्यवाद । व्यवस्था की 
जा रही है। सत्याग्रद्दी छोग प्रसन्‍नतापूर्वक ढंटे हुए हैं। अनशन समाप्त करनेके बारेमें हिंदायत दे दी 
है । सत्याग्रदका मुख्य कार्यालय यहाँ रखा दहै। मेरी देखरेखमें।?” 

३« यह पत्र श्री पेरीकि १४ अप्रैलके पत्रके उत्तरमें भेजा गया था, जिसमें उन्होंने गांधीणीसे पूछा था 
कि लन्दनके ढेछो एक्सप्रेस अखबारके लिए वे एक छोटी-सी मेंट दे सकेंगे या नहीं। श्री पेरीने भेंटका 
विषय यह बताया था: “ वर्तमान भाँगें और स्वराज्य-प्राष्तिके लिए नये सुझाव *। 


३४२. पत्र: गंगाबहन मेघजीको' 


चैत्र सुदी ११ [१५ अप्रैल, १९२४] 

प्रिय बहन, 

आपको पत्र लिखनेका विचार नित्य ही करता हूँ, किन्तु एकके-बाद-एक काम 
आ जाता है और मैं उसमे भूल जाता हूँ। आज प्रात कालकी प्रार्थवाके तुरन्त बाद 
आपको पत्र लिखने बैठा हूँ। चि० रामदासको आपके पास' संगीत सीखनेके लिए 
भेजनेवाला था किन्तु भेजा तही, क्योंकि उसके सम्बन्धमें श्री जयकरने बहुत उद्योग 
किया है और मुझे उनका अनादर करना उचित नहीं जान पडा।' उसको एक ही 
दिनमें दो जगह भेजनेमें बहुत मेहनत पड़ जाती, इसलिए भेजना अभी स्थगित 
रखा है। 

फिर भी हमें संगीत शिक्षकका तो आभार मानना ही चाहिए; क्‍योंकि उन्होने 
तो चि० रामदासको संगीत सिखानेकी बात तुरन्त स्वीकार कर ली थीं। 

आपको फुरसत मिले तब तुरन्त आ जाये। 


मोहनदास गांधीके वन्देमातरम्‌ 


मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ७७७५) से। 
सौजन्य : गंगाबहन वैद्य 


३४३. भेंठ: “हिन्दू के प्रतिनिधिसे 


[ बम्बई 

१५ अप्रैठ, १९२४] 

हमारे प्रतिनिधिने गांधीजीसे पूछा कि “ त्रावणकोरके अस्पुद्यता-सम्बन्धी सत्या- 

ग्रहके बारेसें आपकी क्‍या राय है? हमारा पुरा देश किस प्रकार उसमें सहायता 

दे सकता है और सहायता देनेका सबसे अच्छा तरीका कौन-सा है? ” महात्माजीने 
लम्बा-सा उत्तर देते हुए कहा: 

आन्दोलतके नेताओंके बारेमें जो-कुछ मै जानता हूँ, उसके आधारपर मुझे इसमें 

तनिक भी सन्‍्देह नहीं कि उन्होंने बड़ी सतर्कता और विवेकसे काम लिया है और 

प्रारम्भिक तैयारियाँ कर लेनेपर ही उन्होंने इसमें हाथ डाला है। मुझे जो समाचार 


१, बादमें गगाबहन वेयके लामसे प्रसिद्ध । 
२, गांधीजी जब जुहमें ये तब रामदास जयकरके पास संगीत सीखनेके किए जाथा करते थे । 


४७० सम्पूर्ण गाधी वाइमय 
मिल रहे है उनसे मुझे लगता है कि इस आन्दोलनको जो नेतृत्व चाहिए, वह मद्रास 


अहातेसे मिल जायेगा। मैं समझता हूँ कि भारत-भरके नेतागण वहाँ जानेके लिए 
समय निकालकर प्रत्यक्ष रूपसे इस आन्दोलनपर अपनी शक्तियाँ केन्द्रित नहीं कर 
सकेंगे। परन्तु भारतके सभी समाचारपत्र इस आन्दोलनकों समुचित प्रमुखता अवश्य 
दे सकते है। मुझे यह देखकर प्रसन्नता होती है कि इसे ऐसी प्रमुल॒ता दी भी जा 
रही है। मेरा खयाल है कि इस नैतिक समर्थनके अछावा अखिल भारतीय पैमानेपर 
इसके लिए कोई प्रयत्न किया भी नहीं जा सकता और यदि इस आन्दोरऊनका स्वरूप 
लगातार शुद्ध बना रहा और अहिसात्मक भी, तो अन्तमे इसे जनताका समर्थन अवश्य 
मिलेगा। 

जो थोड़े-बहुत नेता वहाँ जायेंगे, यदि वे भी गिरफ्तार कर लिये जाये तो 
आप भेताओंकी इस कमीकों किस प्रकार पूरा करेगे? महात्माजी ने उत्तर दिया: 

मेरे पास एक पन्न आया है। उससे प्रकट होता है कि आन्दोलन इतना आगे 
बढ चुका है कि यदि सबके-सब नेता गिरफ्तार कर लिये जाये तो भी स्वयंसेवक 
लोग सत्याग्रह चलाते रहेगे। में यह सुझाव भी दूँगा कि कमसे-कम एक नेता अपने- 
को बचाये रखे और गिरफ्तार होनेका लोभ सवरण करते हुए आन्दोलनका संचालन 
करता रहे। 

फिर महात्माजीसे यह प्रदन पुछा गया: “समान लीजिए कि जो नेता अपनेकों 
इस तरह गिरफ्तारीसे बचाकर रखना चाहता है, यदि वह भी गिरफ्तार हो जाये या 
उसे ऐसा लगे कि अब गिरफ्तार हो ही जाना चाहिए तो ऐसी स्थितिसें क्या बिना 
किसी नेताके आन्दोलन चलाया जा सकता है? ” महात्साजीने उत्तरमें कहा: 

मेरे विचारसे सत्याग्रह एक ऐसा आन्दोलन है जिसे अमुक मंजिल पार कर 
लेनेके पदरचात्‌ नेताके बिना चलाते रहना भी बहुत आसान है। यह इस आन्दोलनका 
सहज गुण और शक्ति है। कूटनीति या चालबाजीका हम जो अर्थ छगाते है, अर्थंकी 
उस दुष्टिसे सत्याग्रहमे इनमे से किसीके लिए कोई स्थान नही है। यह मैं स्वीकार 
करता हूँ कि यह मार्ग सँकरा है, परन्तु साथ ही यह सीधा है, इसलिए सुगम 
भी है। सिर्फ संकल्पकी जरूरत है; छल-कपटकी कदापि नहीं। स्ववसेवकोको फकत 
इतना ही तो करना है कि वे जिस अधिकारके लिए सत्याग्रह कर रहे है वह जबतक 
नहीं मिल जाता तबतक बस सत्याग्रह करते रहे। यदि विरोधी पक्षके लोग किसी 
समझौतेका प्रस्ताव रखते है तो गिरफ्तार किये गये नेता रिहा हो ही जायेगे। दक्षिण 
आफ़िकामें भी तो यही हुआ था। जब लरगभग सब नेतागण गिरफ्तार कर लिये गये 
तब श्री गोखले घबरा उठे और उन्होने श्री एन्ड्रयूज तथा श्री पियसंनको दक्षिण 
आफ़्रिका भेजा। इन दोनोंकी सहायता बहुमूल्य थी, परन्तु बलिदानकी शिखाकों 
प्रज्वलित रखनेके लिए वह आवश्यक नहीं थी। समझौतेके लिए बातचीत चलानेमें! ये 
दोनों अवश्य सहायक हुए, परन्तु असली कष्ट-सहन तो आम जनताका ही काम था। 


१. देखिए खण्ड १२, पृष्ठ ३११-३५० | 


भेंट : हिन्दू के प्रतिनिधिसे ४७१ 


इसके बाद हमारे प्रतिनिधिने गांधीजीसे पुछा, चूँकि यह आन्वोलन एक देशी 
रियासतर्मं चल रहा है इसलिए वेधामें चल रहे बहत्तर असहयोग आस्दोलनके अंगके 
रुपमें इसका महत्व क्या कम नहीं हो जाता ? ” 

में यह नहीं मानता कि वाइकोम सत्याग्रह ऐसे किसी अर्थमें असहयोग आन्दोलन- 
का एक अंग है। हाँ, यह आन्दोलन सत्याग्रहका रूप जरूर है, परन्तु असहयोग 
आन्दोलनसे इसका कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। सत्याग्रह तो एक' शाइवत सिद्धान्त 
है। मुझे यकीन है कि इसके पैर अब जम चुके है और ज्यों-ज्यों समय बीतता 
जायेगा आप देखेंगे कि इसका उपयोग अनेक प्रकारसे किया जाने छगेगा। में 
 नवजीवन ' में' इसके उपयोगकी बात कर चुका हूँ। एक उत्साही समाज-सुधारक 
सत्याग्रहका उपयोग अपनी जातिकी एक कुप्रथा अर्थात्‌ सबसे-ज्यादा पैसा देनेवाले के हाथ 
कन्याको बेच देनेकी कुप्रथाको हटानेके उद्देश्यसे करना चाहता है। वह अपनी जातिकी 
बहनोकी खातिर कष्ट-सहनका मार्ग अपनाकर इस अमानवीय प्रथाको बन्द कराना 
चाहता है। यदि इस मामलेमें वह सत्याग्रह करता है तो हम इसे असहयोग 
आन्दोलनका अग नहीं मान सकते। मुझे ज्ञात है कि इसमें और वाइकोम आन्दोलनमें 
बहुत बड़ा अन्तर है। वाइकोम आन्दोलन काग्रेसजनों द्वारा चलाया जा रहा है और 
उसका असहयोग आतन्दोलनके एक पहलू अर्थात्‌ अस्पृश्यतासे सम्बन्ध है। फिर भी 
मेरे सामने यह स्पष्ट है कि इसे असहयोग आन्दोलनका अंग नहीं कहा जा सकता। 
वर्तमान परिस्थितियोमे इस प्रकारका आन्दोलन किसी देशी रियासतमें छेड़ा जाना 
चाहिए या नहीं, इसका निर्णय इस मामलेके गुण-दोषके आधारपर ही करना चाहिए। 
यदि वाइकोम आन्दोलन देशके उस राजनीतिक आन्दोलनका एक अंग हो जो ब्रिटिश 
भारतमें चलाया जा रहा है तो मेरे सामने यह बिलकुल स्पष्ट है कि इसे बन्द 
कर देना चाहिए। व्यक्तिगत रूपसे मै इस बातके खिलाफ हूँ कि कांग्रेसजन प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष रूपसे देशी रियासतोंमे परेशानी पैदा करें, क्योकि ये स्वयं ब्रिटिश भारतीय 
प्रजाजनोंसे कुछ अच्छी स्थितिमे नहीं हैं। कोई अकेछा रेजीडेट या पोलिटिकल एजेंट 
ही इन राजाओं और महाराजाओंके होश-फाझ्ता कर देनेके लिए काफी है। ये ब्रिटिश 
सत्ताधारियोंके छोटेसे' दबावके सामने भी टिक नहीं सकते। यह वाइकोम आन्दोलन 
एक सामाजिक और धामिक आन्दोलन है। इसके पीछे कोई निकटस्थ अथवा दूर-दराजका 
राजनीतिक उद्देश्य भी नहीं है। इसे त्रावणकोर दरबारके विरुद्ध नही बल्कि सिर्फ 
जमानेसे चले आ रहे पण्डे-पुजारियोके' असह्य पूर्वग्रहके विरुद्ध ही प्रारम्भ किया गया 
था। जहाँतक मुझे मालूम है, दरबारने इसमें जो हाथ डाला है वह केवल शाल्ति 
कायम रखनेकी खातिर ही। जहाँतक मैं जानता हूँ, सही या गलत, दरबारकों यह 
दहशत हो गई थी कि इन निषिद्ध सड़कोंपर सत्याग्रहियोंकी उपस्थितिके परिणामस्वरूप 
शान्ति भग हो जायेगी। यदि महाराजा स्वयं एक सुधारक होते और अस्पृश्यताके 
प्रबल विरोधी होते तो यह सम्भव था कि वे सत्याग्रहियोंका पक्ष लेते और उन्हें 
मारपीट या परेशानियोसे बचाते। परन्तु मुझे यह बताया गया है कि वे अस्पृब्यताको 


१. देखिए “ सत्याग्रह. और समाज-सुधार ”, १३-४-१९२४। 


४७२ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


लेकर सुधार-कार्य करनेमें रुचि नहीं रखते। चूँकि परिस्थिति' ऐसी है, इसलिए उनके 
सलाहकारोंकी दिलचस्पी सिर्फ इसी बातमे है कि शान्ति कायम रखनेके लिए जरूरी 
कारंवाई करे। परन्तु जो नेतागण वहाँ आन्दोलन चला रहे है, वे अब भी आन्दोलनको 
उचित सीमाओमें रख सकते हैं और उसे दरबार-विरोधी होनेसे बचा सकते है। 

फिर हमारे प्रतिनिधिने पुछा: “एशियाई विरोधी विधानपर दक्षिण आफ्रिका्े 
शशीरती नायडकी उपस्यितिका प्रभाव किस रूपसे पड़ा है और उससे भारतीय 
समाजकों कहाँतक लाभ पहुँचा है? ” महात्माजीने श्रीमती नायडूकी बहुत जोरदार 
दाब्दोंम प्रशंसा करते हुए कहा: 

स्वयं श्रीमती नायडू तथा दक्षिण आफ्रिका निवासी मेरे कुछ पुराने भित्रोने 
जो विवरण मेरे पास भेजे हैं, उनसे मुझे इस बातका विश्वास हो गया है कि श्रीमती 
नायडूकी उपस्थितिसे वहाँ बसे हुए भारतीयोंफों बहुत छाभ हुआ है। नि.सन्देह उन्होने 
उन्हें हिम्मत बधाई है और उनमें आशाका सचार किया है। उन्होंने अपनी अद्वितीय 
प्रतिभा द्वारा अनेक यूरोपीयोको भारतीयोंका पृष्ठपोषक बना दिया है। जो भी हो, 
कटुताकी भावना नरम तो पड ही गईं है। श्रीमती नायडूने अपने एक पत्रमें मुझे 
लिखा है कि उनकी बातें सुनकर यूरोपीय छोगोकी आँखें डबड़बा आईं। अगर यह 
पत्र बहुत ही निजी न होता तो मैं उसे आपको भी पढनेके लिए देता। मेरा खयाल 
है कि केप टाइम्स ने श्रीमती नायडूके क्रिया-कलापके बारेमें जो कड़ी बातें लिखी 
है, वे नितान्त एकपक्षीय है। उसकी बातोंको सुसंस्क्ृत यूरोपीय लोगोंका विचार नहीं 
माना जा सकता। मेरी रायमें तो श्रीमती नायडूने बहुत ही विवेक और सूझ-बूझसे 
काम लिया है। इस बातकी तो आशा भी नहीं की जानी चाहिए कि उनके शब्दोंका 
यूरोपीयोके मनपर स्थायी प्रभाव होगा। उनके मनपर कोई स्थायी प्रभाव तो वहाँके 
भारतीय ही डाल सकते है, जिसके लिए उन्हें आदर्श आचरण करना होगा और 
एकमत होकर काम करते और कष्ट उठानेकी सामथ्येंका परिचय देता होगा। 

यह पुछनेपर कि हिन्दू-मुस्लिम समस्थाका आपके लेखें सबसे अच्छा समाधान 
क्या है, महात्माजीने कहा: 

जिन नेताओने इस समस्याके समाधानकों अपना प्रमुख काम बना लिया है, 
उनसे मिल्ले बिना इस सम्बन्धमें कुछ न कहना ही मैं बेहतर समझता हूँ। इस सम्बन्धमे 
मेरे विचार बहुत दुृढ हैँ और जहाँतक में समझता हूँ, अधिक तके-वितर्कका उनपर 
कोई प्रभाव नही पड़नेवाला है। परन्तु में जल्दबाजी नहीं करना चाहता और जहाँ- 
तक किसी मनुष्यके लिए सम्भव है, इस सम्बन्धमें में बिलकुल अन्ततक उचित बात 
स्वीकार करतेके लिए अपना दिमाग खुला रखना चाहता हूँ। 

शुद्धि और संगठनके बारेमें प्रझन करनेपर महात्माजीने उत्तर दिया: 

जब मेँ पूरे प्रशनके सम्बन्धर्मं अपने विचार स्पष्ट करनेकी स्थितिमे होऊेंगा 
तभी इस विषयमें मेरे विचार मालूम हो जायेगें। 

जबतक कोंसिल-प्रवेशके प्रइनपर स्वराज्यवादी नेताओं और श्री दाससे, जिनकी 
राह देखी जा रही है, पूरी तरह बातचीत नहीं हो जाती तबतक महात्माजी इस 


तार: च० राजगोपालाचारीको ४७३ 


सम्बन्ध कुछ कहनेको तेयार नहीं थे। बेशक पण्डित मोतीलाल नेहरूके साथ बातचीत 
चल रही है। वे जुहूमें महात्मा गांधीके निवास-स्थानसे कुछ ही फासलेपर ठहरे हुए 
है। लेकिन महात्माजी अच्छी तरह जानते-समझते है कि स्वराज्यवादी छोगोंने 
फोसिलमें क्या काम किया है। 
हमारे प्रतिनिधिके इस प्रइतके उत्तरसें कि “ क्या आप अपनी रिहाईके लिए 
स्वराज्यवादियोंको श्रेय देते हे ?”, महात्माजीने समुस्कराते हुए तत्काल कहा: 
मेरी रिहाईका कितना श्रेय किसको है, यह बात अगर मुझे कहनी ही हो तो 
में समझता हूँ कि स्वराज्यवादियोने जो स्थिति अपनाई वह मेरी रिहाईका एक मुख्य 
कारण थी। 
[ अग्नेजीसे' ] 
हिन्दू, १७-४-१९२४ 


३४४. तार; च० राजगोपालाचारीको 


अन्धेरी 
[१५ अप्रैल, १९२४ था उसके पश्चात्‌ [' 


अनशनके बारेमें मेरा उत्तर समाचारपत्रोमे' प्रकाशित। भूख हडतार 
अवैध। मेरा विचार है कि वाइकोम सत्याग्रह मेरी सुझाई गई शछात्तोकि 
अनुसार जारी रखा जाये। 


गांधी 
अग्नरेजी प्रति (एस० एन० १०२८०) की फोठो-तकलसे। 


१, यह तार श्री राणगोपाछाचारीके श्स आशयके तारके उत्तरमें भेजा गया था कि बादरसे नेताओं 
और पनकी मदद मिंढे बिना केरक अपने-आपको असमर्थ पाता है। में खुद भपनी अवस्थाके कारण संघष 
नहीं चला सकता। तमिलनाड खादीके कामको नुकसान पहुँचाकर ही भादमी भेज सकता है।. . . खबं- 
सेवक अभी गिरफ्तार नहीं किये जा रहे है।. . »भूख हृढ़तालके अलावा कोई उपाय नहीं है. , .आप 
सलाह दें।” यह तार गांधीजीकों १५ अप्रैढको मिछा था। (एस० एन० १०२८०) 

२. तात्पथ १२ अगप्रैछकों जॉन जोजेफकों भेजे गांधीजीके तार और पत्रसे है; देखि९ “ मेंठ : एसो- 
सिए्टेड प्रेत ऑफ इंडियाके अतिनिषिते ”, १३-४-१९२४ | 


३४५. पत्र : मु० रा० जयकरको 


[१५ अप्रैछ, १९२४ के पश्चात | 
आप रामदासकी जो देख-भाल कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी 
हूँ । मेरा खयाल है कि आजकल आपके द्वारा नियमित रूपसे' जो प्रशिक्षण मिल रहा 
है, उससे उसे लाभ पहुँचेगा और उसके चित्तमे स्थिरता आयेगी। 
आशा है, चीरा छूग जानेके उपरान्त अब आपकी माताजीके स्वास्थ्यमें निरन्तर 
सुधार हो रहा होगा। मेरा उनसे सादर प्रणाम कहे। 
[ अग्नेजीसे | 
स्टोरी ऑफ माई लाइफ 


३४६. तार डा० भु० अ० अन्‍्सारीको'" 


[१६ अप्रैल, १९२४ या उसके पदरचात्‌ | 
ईश्वरको धन्यवाद आशा है सुधार जारी रहेगा। 
गांधी 


अग्नेजी प्रति (एस० एन० ८७३२) की फोटो-नकलसे। 


३४७. तार कालीचरणको 


[१६ अप्रैल, १९२४ या उसके पदचात्‌ | 


खेद है स्वास्थ्य ऐसा नही कि सभापतिका कत्तेव्य निबाह सके या 
सम्मेलनमे आ सकू। 


गांधी 
अग्रेजी प्रति (एस० एन० ८७३३) की फोटो-नकलसे। 


१. रामदासके गायन-विद्या सीखनेके सन्दर्भले प्रतीत होता है कि यह “ पत्र : गगाबद्दन मेघजीकों ””, 
१०-४-१९२४ के बाद ही छिखा गया होगा। 

२, पद तार डा० अन्सारीके १७ अप्रैल, १९२५४ के निम्नलिखित तारके उत्तरमें भेजा गया था: 
“ कूल लगभग पूरे दिन शौकतका ज्वर सामान्य रह्या। आज भी वेसा ह्वी है। डा० भेहताको कष्ट न दीजिए | 
मुहम्मद भरी कल रातकों बम्बईके लिए रवाना हो गये।”” यह गांधीजीको १६ अप्रैकको मिला थां। 

३. १६ अप्रेल, १९२४ को काछीचरणने गांधीजीसे तार द्वारा निवेदन किया था कि ३१ भई और 
१ जूनको गोंदियामें होनेवाडे अखिल भारतीय दलित वगे गोल्मेज सम्मेलनकी अध्यक्षता करें और हमारे 
सारे मामलोको सदाके लिए निबटा दें। उक्त तार इसीके उत्तरमें भेजा गया था। 


३४८. जेलके अनुभव - १ 


पाठक जानते है कि मै एक पुराना पापी हँ। १९२२ के मार्च मासकी मेरी जेल 
यात्रा जिन्दगीकी पहली यात्रा नहीं थी। दक्षिण आफ़िकामे में तीन बार सजा भोग 
चुका हूँ। दक्षिण आफ्रिकाकी सरकार उस समय मुझे एक खतरनाक कैदी मानती थी, 
इसलिए वह मुझे एक जेलसे दूसरी जेलमें घुमाती रहती थी। इससे मुझे जेल-जीवनका 
बहुत अच्छा अनुभव हो गया।' हिन्दुस्तानमें जेल जानेसे पहले में इस तरह छ. जेलोंमे 
रह चूका था और उतने ही सुरपरिटेडेटो और उनसे' अधिक जेलरोसे मेरा वास्ता पड़ 
चुका था। इसलिए जब १० माचकी सुन्दर रात्रिमें भाई बैकरके साथ मुझे साबरमती 
जेल ले जाया गया, तब कोई नया और अनसोचा अनूभव होनेपर मनुष्यको जो 
अटपटठापन रूगता है, वह मुझे नहीं लगा। मुझे तो लगभग ऐसा ही आभास हुआ मानो 
में और नये मित्र बनानेके लिए एक घरसे दूसरे घरमें जा रहा हूँ। गिरफ्तारीके 
वक्‍त अधिकारियोका सुलूक देखकर ऐसा लगा मानो मुझे जेल नहीं, किसी विनोद- 
वाटिकारमें ले जाया जा रहा है। पुलिस सुर्पारिटेंडेट श्री हीली सज्जन पुरुष हैं। 
आश्रममे उन्होने कदम तक नहीं रखा, अनसूयाबहन द्वारा सन्देश भेजा कि वे गिरफ्तारी- 
का वारंट लेकर आश्रमके दरवाजेपर मोटरमें ले जानेके लिए भेरी प्रतीक्षा कर रहे 
हैं। उन्होने यह भी कहलवाया था कि तैयार होनेके लिए में अपनी इच्छानुसार 
समय छे सकता हूँ। आश्रमसे अहमदाबाद वापस जाते हुए भाई बैकरकों श्री हीली 
रास्तेमें ही मिल गये थे और उन्हे वही पकड़ लिया गया था। अनसूयाबहनकी 
दी हुई खबरके लिए में तैयार ही था। सच कहूँ तो सभी यह सोच रहे थे कि 
वारट अब आया, तब आया। खासी प्रतीक्षाके बाद सबको सो जानेके लिए कह दिया 
गया था और मैं भी सोनेकी ही तैयारीमें था। में उसी दिन शामको अजमेरसे 
वापस आया था और थका हुआ था। वहाँ मुझे अत्यन्त विश्वस्त-सूत्रोसे मालूम हो 
गया था कि मेरी गिरफ्तारीका वारंट अजमेर भेज दिया गया है। परन्तु वहाँके 
अधिकारियोने उसे तामील करना नहीं चाहा, क्योकि जिस' दिन वारंट अजमेर पहुँचा 
उसी दिन मैं अहमदाबाद छौट रहा था। इसलिए अन्तमे जब वारटकी खबर आई 
तब हम सबने शान्तिकी साँस की। मेने अपने साथ एक अतिरिक्त कच्छ, दो कम्बल 
और “भगवदगीता', “आश्रम भजनावलि', “रामायण, कुरान” का रॉड्वेलकृत 
भाषान्तर और कैलिफोनियाकी एक पाठशालाके विद्याथियों द्वारा मुझे हमेशा अपने 
साथ रखनेकी इच्छासे दी हुई ईसाके 'गिरि-प्रवचन ' (सरमन ऑन दि माउन्ट ') --ये 
पाँच पुस्तके ले छी। जेल सुर्पारिटेडेंट खानबहादुर नसरवानजी वाछाने हमारा प्रेमपूर्ण 
स्वागत किया और हमें एक विशाकू स्वच्छ चौकमें स्थित कोठरियोंके एक ब्लाकमें ले 


१. गांधीजीके पहलेके जेलके अनुभवोंके लिए देखिए खण्ड ८ तथा ९। इन अनुभवोका संक्षिप्त 
विवरण यंग हंडियाके २९-६-१९२२, २०-७-१९२२ तथा १०-८-१९२२ के भंकोमें प्रकाशित हुआ था। 


४७६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


जाया गया। हमें बरामदेमें सोनेकी इजाजत मिल गई। कीदियोंके लिए यह सुविधा 
असाधारण ही कही जायेगी। स्थानकी शान्ति और सम्पूर्ण निस्तब्धता मुझे पसन्द आ 
गई। दूसरे दिन सबेरे मुझे प्रारम्भिक सुनवाईके लिए अदालतमे ले जाया गया। 
भाई बैकर और मे, दोनोने निदचय किया था कि सफाईमें हमे कुछ भी नहीं कहना 
है, बल्कि सरकारके रास्तेमें कोई विष्न डालनेकी बजाय उसकी मदद करनी है। 
इसलिए पहली सुनवाई जल्दी ही पूरी हो गई। मामला सेशन-सुपुर्दे हुआ। और चूंकि 
हम तुरन्त सम्मन लेनेके लिए तैयार थे, इसलिए सुनवाई १८ मार्चकों रखी गई। 
अहमदाबादके लोग अवसरका महत्त्व समझ गये थे। भाई वललभभाई पटेलने सख्त 
हिदायत दे रखी थी कि अदालतकी इमारतके आसपास छोग इकद्ठे न हो और किसी 
भी तरहका प्रदर्शन न किया जाये। इसलिए अदालरतके अन्दर कुछ चुने हुए दर्शक 
ही थे। इससे पुलिसकों कोई मुश्किल नही हुई और मेन्ते देखा कि अधिकारियोने भी 
इसकी सराहना की। 

मुकदसेसे पहलेका सप्ताह बाहरसे आनेवाले मित्रोसे मिलनेमें ही निकल गया। 
आम तौरपर सबसे सिलनेकी छूट थी और हमें सुपरिटेडेटकी माफत मतचाहा पत्र- 
व्यवहार करनेकी इजाजत थी; शर्तें इतनी ही थी' कि पत्रोंमें कोई आपत्तिजनक बात 
न हो। जेलके तमाम नियमोका हम खुशीसे पाछन करते थे, इसलिए जेल-कर्मचारियोंके 
साथ साबरमती जेलके एक हफ्तेके कारावास-कालमे अधिकारियोंसे हमाये सम्बन्ध 
मधुर रहे। खानबहादुर वाछा तो पूरा खयाल रखते थे और बडी नम्रतासें पेश आते 
थे। परन्तु हर बातमें उनका दब्बूपन जाहिर हुए बिना नहीं रहता था। समय-समय- 
पर वे ऐसा प्रकट करते मालम होते थे, मानो भारतमें जन्म लेकर उन्होंने कोई 
अपराध किया है और मानो अनजाने ही यह सूचित करना चाहते थे कि अगर वे 
यूरोपीय होते तो हमारे लिए और भी बहुत-कुछ कर सकते थे। भारतीय होनेके 
कारण हमें नियमानृसार जितनी सुविधाएँ दी जा सकती थी उतनी देते हुए भी वे 
कलेक्टर, जेलोके इंस्पेक्टर-जनरल और अपने ऊपरवाले हर अधिकारीसे भयभीत रहते 
थे। वे जानते थे कि यदि एक ओर वे हों और दूसरी ओर कलेक्टर अथवा जेलोंके 
इस्पेक्टर जनरल हो, तो सचिवालूयर्में उनका समर्थन करनेवाला कोई भी नहीं मिलेगा। 
अपनी हीवताका खयाल भूतकी तरह उन्हें पग-पगपर सताता रहता था। कर्मचारियोकी 
क्या जेलके बाहर और क्या भीतर एक-सी ही हालत देखनेमे आई। कोई भी भारतीय 
कर्मेंचारी अपनी बातपर ड़टे रहनेकी हिम्मत नहीं करता। सो इसलिए नही कि ऐसा 
करतेकी उसमे शक्ति नहीं होती, परन्तु इसलिए कि उसके मनमें निवृत्त नही तो 
पदच्युत कर दिये जानेका आतक छाया रहता है। नौकरी बनाये रखने और पद-बृद्धि 
प्राप्त करनेके लिए उसे' अधिकारियोको खुश रखना ही पड़ता है, फिर भले ही उसे 
इसके लिए गिड़गिड़ाना अथवा सिद्धान्तोंका बलिदान करना पडे। साबरमतीसे यरवदा 
ले जाये जानेपर कैफियत बिलकुल दूसरी ही पाई। वहॉके यूरोपीय सुपरिटेडेंठको 
जेलोके इस्पेक्टर-जनरलका कोई डर ही नहीं था। सचिवालूयमे इसकी भी उतनी ही 
पहुँच थी। कलेक्टरकों तो वह कुछ ग्रितता ही तन था। अपने भारतीय अफसरोंकी 
उसे बिलकुल परवाह नही थी और इसलिए जब वह अपना फर्ज अदा करना चाहता 


जेलके अनुभव - १ ४७७ 


था तब नि.शंक होकर करता था और जब कोई कठिन काम सामने आ जाता तो 
बह उतनी ही बेफिक्रीसे उसे ठाल भी जाता था। वह जानता था कि आम तौरपर 
कोई उसका बारहू भी बाँका नहीं कर सकता। अपनी इस धारणाके बलहूपर तरुण 
यूरोपीय अधिकारी जनता अथवा सरकारके विरोधकी परवाह न करके सही काम 
कर गुजरता है और कई बार तमाम विनियमो, और आदेशोको ताकपर रखकर 
लोकमतका भी तिरस्कार करता पाया जाता है। 

मुकदमे और सजाके बारेमें में कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि पाठक इस 
विषयमे सब-कुछ जान चुके हैँ। बेशक न्यायाधीश और एडवोकेट-जनरल सहित सब 
कर्मचारियोंने हमारे प्रति जो सज्जनता दिखाई उसका उल्लेख करना जरूरी है। 
अदालतके भीतर और अदालूतके आसपास बाहर एकत्रित थोडेसे छोगोने जो अद्भुत 
संयम दिखाया और जो अपार प्रेम प्रकट किया था, वह तो स्मृतिसे कभी मिटाया 
ही नहीं जा सकता। छ. वर्षकी साधारण कैदकी सजाकों मैने हलका ही माना, क्योकि 
दण्ड संहिताकी धारा१२४-अ के अनुसार कोई काये यदि वास्तवमें अपराध ही माना 
जाये और कानूनका पालन करानेवाला न्यायाधीश उसे अपराध माने बिना न रह 
सके, तो उस धाराके अनूसार अधिकसे-अधिक सजा देनेका उसे पूरा हक होता है। 
मेरा अपराध तो बार-बार और जान-बूझकर किया गया था, फिर भी मुझे जो हलकी 
सजा दी गई उसका कारण यह नहीं माना जा सकता कि न्यायाधीशने मुझपर दया 
की, क्योंकि दयाकी याचना मैने नहीं की थी। में उसका यही कारण मान सकता हूँ कि 
धारा १२४-अ उन्हे पसन्द नहीं आती होगी। अमुक कानूनोके विषयमें अपनी नापसन्दगी 
कमसे-कम सजा देकर प्रकट करनेवाले कई न्यायाधीश मैने देखें है; भले ही अपराध 
हठपूर्वक और जान-बूझकर किया गया हो। न्यायाधीश द्वारा मुझे जो सजा दी गई 
उससे कम सजा वह दे ही नहीं सकता था, क्योकि इसी अपराधके लिए स्व० लोकमान्यको 
छ. बरसकी सजा हुईं थी। 

सजा सुना देनेके बाद बाकायदा सजायाफ्ता कंदियोके रूपमें हम दोनोंको वापस 
जेलमें छे जाया गया, परन्तु हमारे प्रति व्यवहारमें कोई अन्तर नही पडा। कुछ मित्रो- 
को तो जेलतक साथ भी आने दिया गया था। विदाईके समयका वातावरण उल्लासपूर्ण 
था। मेरी पत्नी और अनसूयाबहन दोनोने अलग होते समय बड़ी हिम्मत दिखाई। 
भाई बैकर तो सारे समय हँसते ही रहे। और मेने भी राहतकी साँस ली और 
भगवान्‌कों धन्यवाद दिया कि सब-कुछ शान्तिसे तिपट गया; अब मुझे साँस छेनेका 
मौका मिलेगा और साथ-साथ मुझे यह भी छूगता ही रहेगा कि मैं देशकी उसी प्रकार 
सेवा कर रहा हूँ बल्कि उससे भी कुछ ज्यादा ही, जिन दिनो कि में एक कोनेसे दूसरे 
कोनेतक भाग-दौड़ करके बडीसे-बड़ी सभाएँ करके व्याख्यान दिया करता था। मैं 
चाहता हूँ कि कार्यकर्त्ताओंको यह बात समझा सकूँ कि एक साथीके जेल जानेसे उद्देश्य- 
की कोई बड़ी हानि नहीं होती। हमने कई बार यह मान्यता जोरदार शब्दोमे प्रकट 
की है कि बिलकुल शान्त रहकर भोगा जानेवाला कष्ट, जिस अन्यायके लिए वह 
भोगा जा रहा हो उसके निवारणका सबसे अमोघ उपाय है। यदि वे अपनी इस 
मान्यतामें विश्वास रखते है तो फिर यह निविवाद रूपसे सिद्ध हो जाता है कि एक 


४७८ सम्पूर्ण गांधी वाइ[मय 


साथीके जेल जानेसे कोई हानि नहीं होती। मर्यादा और नम्नताके साथ सहन किये 
जानेवाके मूक कष्ट-सहनकी वाणी जितनी स्पष्ट होती है, उतनी अन्य किसी भी 
चीजकी नही होती। यही ठोस कार्य है, क्योकि इसमें कोई दिखावा नहीं होता। यही 
हमेशा सच्चा है, क्योकि इसमें गलत अनुमान छंगानेका अन्देशा नहीं होता। इसके 
सिवा यदि हम सच्चे काम करनेवाके हों तो एक साथीके जानेसे हमारा उत्साह 
और कार्ये-क्षमता भी बढनी चाहिए। जबतक हम यह मानना नहीं छोड़ देते कि 
अमुककी स्थानपूर्ति करना असम्भव है, तबतक हम संगठित कार्यके योग्य नहीं बन 
सकते; क्योकि सगठित कार्यका अर्य है कार्यकर्त्ताओकी कमी होनेपर भी काम चालू 
रखनेकी क्षमता। इसलिए मित्रोको अथवा स्वयं हमको अकारण कष्ठ-सहन करना पड़े 
तो उसमें हमे आनन्द ही मानना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि जिस 
कार्यके लिए हमने कष्ट सहा है, वह यदि सच्चा है तो हमारे कष्टसे उस कार्यकों 
लाभ ही होगा। 

[ अंग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, १७-४-१९२४ 


३४९.  चरखेकी गुनगुन 


चरखेकी सम्भावनाओंका यह उत्साहपूर्ण वर्णण सभीको समान रुूपसे रोचक 

लगेगा। लेखक" सयुक्त प्रान्तका एक सुशिक्षित व्यक्ति है और स्वय एक' अनुभवी 
कातनेवाला है। वह अपना नाम विज्ञापित नहीं करना चाहता। 

में एक सीधी-सादी वस्तु हेँ और सेरी यन्त्र-रचना कोई भी समझ सकता 

है। में एक या दो रुपयेमें खरीद! जा सकता हूँ। से यहाँसे वहाँ सुगमतापुर्वक 

ले जाया जा सकता हूँ और सभोको सरलतासे सुलभ हूँ। में चक्‍्कीसे बहुत 

हलका हैं और इसलिए स्त्रियोंकों बहुत प्रिय हूँ। मेरी माँग शावियोंके समय 

होती है। मेरे द्वारा उत्पादित वस्तु पण्डितोंकी धासिक माँगोंकी पूति करती है 

क्योंकि से सदा पविन्न हूँ। में देशके लाखों क्षुधा-पीड़ित ग्रगसीणोंकों रोटी दे 

सकता हूँ। किसानोंका तन ढेंक सकता हूँ; भिखमंगोंकों जीविका वे सकता हूँ 

और पतिता बहनोंको तथा उन्‍हें जिनकी रूज्जा अन्य प्रकारसे रूम्पट व्यक्ितयों- 

की कामुकताके कारण अरक्षित रहती है, प्रतिष्ठापुर्ण धन्धा दे सकता हूँ। में 

सभो निठल्ले लोगोंके सतोंको कासमें लगाकर “शतानके कारखानों को ध्वस्त 

करनेका आदी हूँ। केवल उन्हें मुझे चलाना-भर चाहिए। मे बुनकरों, धुनियों, 

लुहारों और बढ़इयोंकों भोजन देता हूँ। में भारतकों उस भारी अर्थ-निस्सारणसे 

बचा सकता हूँ जो उसके जोवन-रक्तकों सुखाता रहा है। में भारतके विभिन्न 

समुदायोंको एक-दूसरेपर निर्भर बनाकर उनसें वास्तविक एकता स्थापित कर 


१, परशुराम मेहरोत्रा; १९२२ से १९३३ तक गांधीजीके सेवक और भाश्रमवासी। 


च््क 


चरखेकी गुनगुन ४७९ 


सकता हूँ; हरिजन लोग जो सुत कातें उसके लिए बाजार सुलभ बनाकर 
उनकी आथिक दशा सुधार सकता हूँ; में देशवासियोंको आत्म-सम्भान तथा 
आत्म-विश्वासका पाठ पढ़ाकर भारतमें सच्ची शान्ति स्थापित कर सकता हूं 
और इस प्रकार दूसरे राष्ट्रोंका भारतके शोषणके इरादेसे यहाँ आना बिलकुल 
असम्भव कर सकता हूँ। में जीवनर्में सादगी ला सकता हूँ और सम्पन्न लोगोंको 
मिल-मजदूरोंसे बातचीत करनेके लिए बाध्य कर सकता हूँ। से कारखानोंकी 
प्रणालीका उन्मूलन करके और इस प्रकार मजदूरोंकी निरन्तर बढ़ती हुई आप- 
दाओंका अन्त करके, तथा सत्ताकी लोलपता और महत्त्वाकांक्षेके लिए खतरा 
बनकर, पूजीपतियोंका गये खर्द कर सकता हूँ। इस प्रकार में शान्तिका 
अप्रदृत हूँ। भारतके आ्िक स्वास्थ्यको वापस लौटा लानेवाला धन्वन्तरि और 
धनका निष्पक्ष वितरक हूँ। 

किस्तु शाल्ताओंके विद्यायियोंके लिए में कुछ और भी हूँ; में उनकी 
योग्यताका परीक्षक हूँ। में उनके स्वभावका सापक यन्त्र हूँ। मुझे कोई 
भड़भड़िया बालक दीजिए, और में एकदम बता दूँगा कि वह भड़भड़िया है, 
क्योंकि उसका सुत बिन बढठा हुआ और असमान होगा। किसी गम्भौर 
लड़केके हाथमें दीजिए, में एकदम जान जाऊँगा कि उसका भविष्य उज्ज्वल 
है। क्योंकि उसका एक-सा सृत सधे हुए हाथका सूचक होगा। 

में केवल परीक्षक ही नहीं, शिक्षक भी हूँ। यदि कोई बालक भुझे 
रोज चलाये तो में उसके मनको इतनी अच्छी तरह प्रशिक्षित कर सकता हूँ कि 
यदि वह मुझसे प्रमाण-पत्र लेकर लखनऊके जॉज अस्पतालमें जाये तो अच्छा 
शल्य-चिक्त्सिक बन जायेगा। उसकी दाल्य-क्रिया प्रायः सफल होगी और 
उसकी परख बिलकुल सच्ची होगी। में दावेके साथ कहता हैँ कि नियसित 
रूपसे कताईं करनेवाला बालक अच्छा गणितश्ञासत्री बन सकता है, क्योंकि एक 
ही नियम दोनों विद्याओंका नियमन करता है। यह कहनेसें कोई अतिशयोक्ति 
न होगी कि कातता व्यावहारिक गणित है। यदि आप उसमें भूल करेंगे, तो 
आपकी भूल तुरन्त पकड़में आ जायेगी। जंसे मोथरा उस्तरा हजासत बिगाड़ 
देता है, जेसे तेजाब तसवीरका सत्यानाश कर देता है और जसे अरद्धाके बिना 
अचेना व्यर्थ हो जाती है, उसी प्रकार विद्यार्थी एकाग्रताफे बिना, उसे चाहे 
जितना पढ़ाया जाये, कुछ ग्रहण नहीं कर पाता। और आजके युवकों एकाग्रताका 
नितान्त अभाव है। में बालकोंकों एकाग्रताम प्रशिक्षित करनेका विशेषज्ञ हूँ; 
और जो बालक मुझसे मित्रता करेंगे उनके बारेस मेरा दावा है कि इस दिशासें 
में उनका बहुत हित करूँगा। 

[अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, १७-४-१९२४ 


३५०. अध्यापक और वकील 


आज्ञा है अबतक आप उन लोगोंसे परामर्श कर चुके होंगे जिन्हें दिल्‍ली- 
में कांग्रेसके त्रिविध बहिष्कारके प्रस्तावमें परिवर्तन करनेकी आवश्यकता दिखाई 
वी थी। आप अब किस नतीजेपर पहुँचे हे ? क्या आप उन तीनों बहिष्कारोंको 
देशके सासने फिर उसी रूपमें रखना चाहते हे ? 

कौंसिलोंके बहिष्कारके सम्बन्धमें मुझे कुछ भी कहनेका अधिकार नहीं है। 
स्वराज्य-दलके नेता आपके सामने तमास तथ्य और दलीलें अच्छी तरह पेश 
कर चुके होंगे। जो काम वे लोग कर रहे हे और उनके द्वारा जिसके होनेकी 
सम्भावना है, वह आपके सामने है। यदि में अपने ही अनुभवसे कहूँ तो 
विद्यालयों और अदालतोंका बहिष्कार पुरी तरह असफल साबित हुआ है। मे 
अपनी ही मिसाल पेश करता हूँ। यहाँ वो हाई स्कूल हें जिनमें सभी दरजे 
हैँ और वहाँ सारे विषय पढ़ाये जाते हैं -- दोनोंमें पाँच-पाँच सौ विद्यार्थो 
है। लेकिन राष्ट्रीय पाठशालसें सिर्फे ३० ही हें। विद्याथियोंकी तादाद बढ़ानेके 
लिए हमने तरह-तरहसे कोशिश कर देखीं पर कुछ न हुआ। मुझे निशुचय हो 
चुका है कि लोग इस बहिष्कारके लिए तंयार नहीं हें। 

अब तीसरे बहिष्कारकी बात लीजिए। इने-गिने वकौलोंने ही वकालत 
छोड़ी थी। अब लगभग वे सभी फिरसे वकालत करने लगे हे। अवालतोंकी 
शरण लेनेवाले लोगोंकी संख्या तो कभी कम हुई ही नहीं थी। राष्ट्रीय कार्य 
करनेवालों द्वारा स्थापित पंचायतें भी नहीं पन्पीं और अब तो वे मुतप्रायः 
ही हो गई हे। इस पंचायतोंके पास ऐसी कोई सत्ता नहीं जिससे वे अपने 
फेसलेको कार्यान्वित कर! सकें और न छोगोंको ही उन्तके फेसले सान लेनेका 
प्रशिक्षण दिया गया है। ऐसी हालतमें उन्हें कहने योग्य सफलता मिल ही 
कंसे सकती है? 

कांग्रेसने तो देशके नामपर केवल एक सालके लिए यह सब छोड़ देनेका 
आदेश विया था। उसके अनुसार हमने अपनी भावी शिक्षा और अपने भावी 
जीवनकी आहुति दी। पर अब इस हालतमें हमें करना क्या चाहिए ? हमारे तो 
एक नहीं तीन साल चले गये। लोगोंके लिए हमने राष्ट्रीय पाठशालाएँ स्थापित 
कीं, परन्तु लोग तो उनकी कुछ परवाह ही नहीं करते; कार्यकर्तताओंके बलिदान- 
की कदर ही नहीं रह गई है। इतने थोड़े विद्याथियोंवाली राष्ट्रीय पाठशालाएँ 
क्या लोगोंके धन, शक्ति और जीवनका भारी' अपव्यय नहीं हूँ ? क्‍या इसका 
यह अर्थ नहीं कि इन कोशिशों और तजवीजोंका समय अभी' नहीं आया है? 
हमारा यह त्याग खुद हमें ही सन्तोष नहीं देता। बहुत बार देशभक्ति और 


अध्यापक और वकील ४८१ 


देश-कार्यके उत्साहमें यह असन्तोष बाधक हो जाता है। खादी मिलके कपड़ेसे 
महेंगी पड़ती है और हमारे पास उतना पेसा नहीं है। कांग्रेसफे प्रतिनिधि निर्वाचित 
हो जानेपर भी सफर-खर्चे न होनेके कारण हम अधिवेशनोंमें शरीक नहीं हो पाते 
अथवा हमें प्रतिनिधि होनेसे इनकार करना पड़ता है। ऐद्यो-आरामके लिए नहीं, 
हमें अपनी देनिक जरूरतोंके लिए रुपया कमाना ही पड़ता है। परन्तु कांग्रेसके 
कारण हमारे रास्ते रुक गये हे। 

सुझपर अपने कुदुम्बके भरण-पोषणका भार है और मेरा शरीर कमजोर 
है, इससे ग्रामोर्मे प्रचार-कार्ययी कठिनाइयोंको मे बरदाइत नहीं कर सकता। 
कांग्रेसका अब लगभग कुछ कासम-धाम बचा भी नहीं है। भेरी समझमसें कांग्रेसको 
कार्यकर्ताओंके निर्वाहकी व्यवस्था करनी चाहिए। वह उन्हीं लोगोंको अपने 
काममें रोके जिनकी गृजरका भार वह उठा सकती हो। दूसरे सब छोगोंकों 
इस बातकी आजादी दे दे कि वे गुजरके लिए जो कास करना चाहें, करें ; पर 
करें देश-सेवाकी द्ष्टिसे ही और अपनेकी ऐसा (अनियमित सेनाका) सिपाही मानें, 
जो जब जरूरत पड़े देशकी पुकारपर लड़नेके लिए सामने आ जायें। ऐसे 
लोग सरकारी और अरधें-सरकारी पाठशालाओंमें काम करेंगे और वहाॉँकी 
पाठयपुस्तकोंकोीं देश-सेवाकी दृष्टिसे पढ़ायेंगे। वे वकालत करेगे और पग-पगपर 
लोगोंकों समझायेंगे कि अदालतसें कितना समय और धन बरबाद होता है; वे 
फौजमें भरतो होंगे और अपने भाइयोंपर गोली चलानेसे इनकार' करेंगे, इत्यादि। 
मुझे पता नहीं कि पुर्ण रूपसे तन्दुरुत्त हो जानेपर आप क्‍या करेंगे। इस 
बीच में आपकी सलाह चाहता हूँ। मेरा खयाल है कि यहाँकी राष्ट्रीय 
पाठ्शालाका --- जिसकी न तो लोग कदर करते हे, न जिसे चलानेके लिए वे तेयार 
है, प्रधान अध्यापक रहकर में जनता या देशकी कोई बड़ी सेवा नहीं कर 
रहा हूँ । इसकी अपेक्षा यदि कानूनका अध्ययन करके, वकील बनकर सातृभूमि- 
की थोड़ी-बहुत सेवा करूँ तो कंसा हो? क्‍या आप कांग्रेसके इन बहिष्कारोंको 
रद करके स्वराज्य प्राप्त करनेके दूसरे साधन अपनानेकी सलाह देंगे? था आप 
इन्हीं बहिष्कारोंकों उत्ती जञोर-ओरके साथ फिर चलाना चाहते हे? क्‍या हम 
लोग प्रतीक्षा करें ? 

पुनरच : असहयोग अन्तरात्मा और धर्मका प्रदन नहीं है। में तो उसे 
एक साधन-मात्र समझता हूँ। 


मुझे पत्र भेजनेवाले तथा मुझसे मिलने आनेवाले सज्जन विद्यालयों और अदा- 


लतोंके बहिष्कारके खिलाफ जो दलीले पेश करते है, उनका सार पूर्वोक्त पत्रमें आ 
जाता है। बिच्छका डक उसकी दुममें होता है। यही बात इस दलीलके सम्बन्धमे 
समझनी चाहिए। लेखककी बहिष्कार-विषयक अश्वद्धा पुनश्च में प्रकट होती है। 
अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितिमे किसी साधनपर अडिंग रहनेके लिए साधनको 


२३-४३ ९१ 


४८२ सम्पूर्ण गाधी वाडम॑य 


अन्तरात्मा या धर्मका विषय बनानेकी जरूरत नहीं रहती। साधन भी इतने आवश्यक 
और महत्त्वपूर्ण हो सकते हैं कि उनका त्याग मृत्युके समान हो जाये। फेफड़े रवास 
लेने और जीवनको कायम रखनेके साधन है, वे स्वयं जीवन नहीं है। फिर भी जहाँ 
फेफडे नष्ट हुए कि जीवनका भी नाश ही समझिए। इसी तरह असहयोग भी एक 
साधन ही है। पर सवार यह है कि १९२० में तजवीज किया गया असहयोग ही 
हमारे उद्देश्यकी सिद्धिका एकमात्र उपाय है या नहीं ? कामग्रेसने स्वीकार किया था 
कि यही एकमात्र उपाय है। पर काग्रेस' अमुक समयके लिए अपने प्रतिनिधियोके 
मतका प्रतिनिधित्व ही करती है। कितने ही लोग यह जरूर मानते है कि असहयोगके 
प्रस्तावको एकमात्र साधन मानना एक भूल थी। दूसरे कितने ही छोगोकी यह धारणा 
है कि असहयोग एकमात्र नहीं, अनेकोमे एक साधन है और उसके साथ दूसरे 
साधनोसे भी काम लेनेकी जरूरत थी। फिर कुछ लोग ऐसे भी है जिनकी श्रद्धा 
असहयोगपर तो नहीं थी पर जिन्होने बहुमतको शिरोधार्य करके और यह मानकर 
कि काग्रेसके निर्णय आदेशरूप हैँ और सिद्धान्त तथा ब्योरेकी छोटी-बड़ी बातोमे भी वे 
अल्पमतवालों पर बन्धनकारक है, असहयोगको स्वीकार किया था। फिर कितने ही लोग 
ऐसे है जो आजतक उसी रायपर कायम है कि १९२० की धारणाके अनुसार आज भी 
असहयोग ही हमारे ध्येयकी सिद्धिका एकमात्र साधन है। में इस अन्तिम वर्गमें हूँ। 
मेरा यह विनम्र कतंव्य होगा कि समय-समयपर यह दिखाता रहे कि असहयोग ही 
एकमात्र उपाय क्‍यों है। पूर्वोक्त पत्रलेखक निस्सन्देह मुझसे विपरीत विचार रखनेवाले 
वर्गमे है। 

से कई बार कह चुका हूँ कि किसी भी सिद्धान्तके समर्थवोकों यह दावा 
करनेका अधिकार नहीं कि केवल हमारा ही सिद्धान्त सही है। हम सबसे भूले हो 
सकती है और हमें प्राय: अपने विचार बदलने पड़ जाते है। भारत-जैसे विशाल 
देशमें हरएक प्रामाणिक विचारके लिए स्थान अवश्य होना चाहिए। अतएव, हमारा 
खुद अपने प्रति तथा दूसरेके प्रति कमसे-कम इतना कत्तेंव्य अवश्य है कि हम अपने 
विरोधियोके विचारोको समझे और यदि उन्हें स्वीकार न कर सके तो भी उनका 
उतना ही आदर करे जितना हम उनसे अपने विचारोके आदरकी उम्मीद रखते है। 
यह दृष्टिकोण स्वस्थ सार्वजनिक जीवनकी एक आवद्यक कसौटी है। और इसी कारण 
इसीपर स्वराज्य-सम्बन्धी हमारी पात्रता अवलूम्बित है। यदि हमारे अन्दर उदारता 
और सहिष्णुता न हो तो हम अपने मतभेदोका निपठारा शान्तिके साथ कभी कर ही 
नहीं सकते। तब हमें हमेशा तीसरेसे मध्यस्थता करानी पडेगी जिसका अर्थ है, हमे 
किसी बाहरी ताकतका प्रभुत्व स्वीकार करना होगा। अतएवं में पाठकोसे अनुरोध 
करता हूँ कि वे पत्रलेखकके विचारोकों उसी प्रकार आदरकी दृष्टिसे देखें जैसे कि में 
उन्हें देखता हूँ और यदि पाठक पत्रकेखकके विचारोके हो तो वे मेरी असहमतिकों 
बरदाइत करे। 

मेरी धारणाके अनुसार तो विद्यालयों और अदालतोका बहिष्कार सफल भी 
हुआ है और असफल भी। बिलकुल तो नहीं, पर अधिकाशमे उसे असफल इसलिए 
कह सकते है कि विद्यालयो और अदालतोमे जाना इस हृदतक बन्द नहीं हुआ कि 


अध्यापक और वकील ४८ है 


उसे कारगर या सनन्‍्तोषजनक भी कहा जा सके। परन्तु इस बहिष्कारकों इस लिहाजसे 
सफल कह सकते है कि सरकारी विद्यालयों और अदालतोंकी जो शान और धाक- 
धमक थी वह बहुत-कुछ जाती रही है। लोग आज पहलेकी अपेक्षा स्वतन्त्र राष्ट्रीय 
पाठशाल्षओ और झगडोकों निबठानेके लिए पचायतोकी स्थापनाकी' जरूरत ज्यादा 
मानने छगे है। वकीको और सरकारी स्कूलोके अध्यापकोको पाँच साल पहले जो 
कृत्रिम प्रतिष्ठा प्राप्त थी, उसे वे अब बहुत-कुछ खो चुके है। यह कोई ऐसा-वैसा 
लाभ नहीं भाना जा सकता। पर कही मेरे कहनेका कोई गलत अर्थ न छगा बेठे। 
शिक्षको, अध्यापको और वकीलोकी देशके लिए की गई कुर्बानी तथा उनकी देशभक्तिकी 
कीमत में कम नही ऑकता। दादाभाई और गोखले अध्यापक थे। फीरोजशाह मेहता 
और बदरुद्दीन तैयबजी वकील थे। परन्तु अपने इन कीरतिशाली देशबन्धुओका भी 
यह दावा करना कि समझदारी और पथप्रदेन करनेकी योग्यता सिर्फ उन्हींके पास 
है औरोके पास नही, ठीक नहीं माना जायेगा। कतेयो, बुनकरो, किसानो, कारीगरों 
और, व्यापारियोको देशके भाग्य-निर्माणका उतना ही अधिकार है जितना कि कथित 
उच्च पेशोमे पडे हुए छोगोको है। चूँकि उच्च पेशेवाले ये लोग राजसत्ताके अग ही 
थे, हम उनके रोबमे आ गये, और फलस्वरूप उस हृदतक हम यह मानने छगे है 
कि केवल वे ही सरकार द्वारा हमारी आवश्यकताओकी पूर्ति करा सकते हैं। उन्हें 
चाहिए तो यह था कि वे हमें यह सिखाते कि सरकार प्रजाकी बनाई हुई है और 
वह प्रजाकी इच्छाके अनुसार काम करनेका एक साधन-मात्र है। इस शिष्टवर्गकी मिथ्या 
प्रतिष्ठा इगमगा गई है। और मेरा खयारू है कि अब उसका उभरता मुदिकल है। 

राष्ट्रीय शालाएँ और पचायते उतनी नहीं फली-फूली, जितना चाहिए था; 
परन्तु उसके अनेक कारण है। कुछ निवार्य थे और कुछको अनिवायें कह सकते है। 
यह काम हमारे लिए बिलकुल नया था इसलिए हमे यह सूझ नहीं पडा कि इसे किस 
तरह करना चाहिए। अतएव जो-कुछ हमारे हाथ छगा है उससे हम निराश नही है 
बल्कि हमें और अधिक प्रयत्न करना चाहिए तथा अधिक समझदारीके साथ। ऐसा 
करनेसे हमारी निष्फलताएँ सफलताकी सीढियोमे बदल जायेंगी। 

हम लोग देहातोमे जाकर काम करनेसे घबराते है। हम शहरियोको देहातोमें 
काम करना बहुत कठिन मालूम होता है। बहुतोके शरीर भी देहातोका कठोर जीवन 
व्यतीत करने योग्य नहीं है। पर यदि हम जनताके लिए स्वराज्य स्थापित करना 
चाहते हो, एक दलके बदले दूसरे किसी दलकूका, जो शायद उससे भी अधिक बुरा 
निकले, राज्य स्थापित करना नहीं चाहते तो इस कठिनाईका मुकाबला हमें केवल 
साहसके साथ ही नहीं, जानकों हथेलीपर रखकर करना होगा। आजतक हजारो 
देहाती हमें जीवित रखनेके लिए भरे-खपे हैं। अब शायद उन्हें जीवित रखनेके 
लिए हमें मरना पडे। दोनोके भरनेमे अन्तर बुनियादी होगा। देहाती छोग अनजाने ही 
और अनिच्छासे मरे हैं। उनके विवशतापूर्ण बलिदानसे हमारी अवनति हुई है। अब 
यदि हम जान-बूझ्कर और इच्छापूवंक मरेगे तो हमारा यह बलिदान हमें और सारे 
राष्ट्रोको ऊँचा उठायेगा। यदि हम चाहते हैँ कि हम स्वतन्त्र और स्वाभिमानी राष्ट्र 
बनकर. रहे तो हमें इस अनिवायं बलिदानसे अपना कदम पीछे न हटाना चाहिए। 


४८४ सम्पूर्ण गांधी वाइ/मय 


असहयोगी वकीलोकी कठिताइयाँ इससे भी अधिक है। दुर्भाग्यवश उन्हें ऐसा 
कृत्रिम जीवन बितानेकी आदत पड गई है जो इस देशके वातावरणसे बिलकुल मेल 
नही खाता। यदि कुछ बकील अथवा डाक्टर मृवक्किलो या मरीजोसे १,०००) रु० 
रोज या १००) रु० रोज भी मेहनतानेके रूपमें वसूल करे या उन्हे इतनी रकम मिले 
तो यह जुर्म ही है। कोई यह कहकर इस जुर्मसे अपनेको बरी नहीं मान सकता कि 
इतनी फीस देनेवाले लोग अक्सर धनी ही होते है और यदि धनवानोसे कुछ ज्यादा 
रुपये लेकर वकील उसका कुछ भाग लोकहितमें लगाये तो इसमे कोई हानि नही 
बल्कि लाभ ही है। यदि वकालत या वैद्यक करनेवाले लोग स्वार्थी न हो और यदि 
वे केवल अपनी आजीविकाके लिए आवश्यक रकम ही ले तो धनवानोकों भी अपना 
बजट बदलना पड़ेगा। पर आज तो ऐसा लगता है कि हम इस पाप-चक्रमे घृम 
रहे हूँ। 

यदि हमे स्वराज्यमें नगर-जीवनकों ग्राम-जीवनके अनुरूप बनाना हो तो नगर- 
जीवनका रग-ढग बदलना ही होगा। उसकी शुरुआत करनेका समय यही है। वकील 
आजकी तरह अपनेको एकदम असहाय क्‍यों मानते हैं? यदि वे पुन. वकालत न शुरू 
कर सके तो क्‍या भूखों ही मरना पडेगा ? क्‍या दूसरा कोई चारा नहीं ? क्‍या एक 
सूझ-बूझवाले वकीलके लिए बुनाई अथवा दूसरा कोई बाइज्जत काम खोज लेना 
नामुमकिन है ” 

असहयोगी वकीलो और अध्यापकोंको सलाह देना मेरे लिए कठिन है। यदि वे 
बहिष्कारम श्रद्धा रखते हो तो इन तमाम कठिनाइयोका सामना करके बहिष्कारको 
जारी रखना चाहिए। यदि उनकी श्रद्धा न हो तो वे अपने सनमें हीनताका कोई 
भी भाव छाये बिन्ता अपने पुराने कामोमे लूग जा सकते है। कामग्रेसके प्रस्तावकों में 
बन्धनकारक नहीं मानता। अतएवं में यह नहीं मानता कि केवक इस कारण कि 
बहिष्का रका प्रस्ताव कायम है, सरकारी विद्यालयो और अदालतोमे कोई भी अध्यापक 
अथवा वकील न जाये। में तो अब भी बहिष्कार जारी रखनेपर जोर देता हूँ, 
परन्तु वह विद्यालयों और अदालतोकों खाली करानेकी हलचल खडी करनेके रूपमें 
नही, (यह काम १९२०-२१ में किया जा चुका था या करना ही पडा था) बल्कि 
रचनात्मक प्रणालीपर जोर देकर, अर्थात्‌ राष्ट्रीय पाठशालाओं और पचायतोको स्थापित 
करके और उन्हें लोकप्रिय बनाकर। 

[ अग्रेजीसे 
यंग इंडिया, १७-४-१९२४ 


३५१. टिप्पणियाँ 


मौ० शौकतअलीकी बीमारी 


पाठकोको यह जानकर दुःख होगा कि मौ० शौकतअली जो कुछ समयसे 
बीमार हे और जिनका इलाज डा० अन्सारीके यहाँ उन्हींके निवास-स्थानपर हो रहा 
है, आशाके अनुरूप प्रगति नही कर रहे है। मौ० मुहम्मद अली और ड़ा० अन्सारी 
दोनोके पत्र मुझे हाल ही में मिले है। वे लिखते हे कि रोगीको बडी कमजोरी 
महसूस हो रही हे और उनकी सेवा-शुश्रुषामे बहुत सावधानीकी जरूरत है। पाठकोंसे 
मेरा अनुरोध है कि वे मेरे साथ ईश्वरसे यह प्रार्थना करे कि हमारा यह विख्यात 
देशभाई शीघ्र पूर्ण रूपसे' स्वस्थ हो जाये। 


नेताओंके साथ बातचीत 


स्व॒राज्यवादी नेताओ और मेरे बीच जो बातचीत हुई है उसके बारेमें अखबारों- 
में तरह-तरह॒की बातें छपी है। मैं चाहता हूँ कि पाठक ऐसी खबरोको बिल्कुल कच्ची 
मानें और उनपर ध्यान न दे। अबतक जो चर्चा हुई है उससे हम लोग किसी 
निर्णयपर नहीं पहुँच पाये है। श्री चित्तरजन दास तो अभीतक इस चर्चामे शामिल 
ही नहीं हो सके हैं। डाक्टरोने उन्हें बहुत समयतक विश्राम करनेकी सलाह दी 
है। इसलिए शायद वे आ ही न सके। कुछ भी हो, जबतक श्री दास तथा दूसरे 
मित्रोके विचार माठ्म न हो, तबतक इस विषयमें कोई बयान दिया भी नही जा 
सकता। 

मुझे मालम हुआ है कि इस बातचीतके कारण जो अनिश्चितताकी स्थिति उत्पन्न 
हो गई है उससे और अश्बारोकी गैर-जिम्मेवार हरकतोसे जो झमेला पैदा हो गया 
है उसके फलस्वरूप दोधिल्य और नैराश्य छा गया है। कार्यकर्ताओसे मेरा यही कहना 
है कि वे इस बातचीतके नतीजेकी चिन्तामे अपना वक्‍त न गँवाये। में हर कार्यकर्त्ताको 
इस' बातका यकीन दिलाता हूँ कि इस बातकी रत्ती-भर भी सम्भावना नहीं है कि 
में रचनात्मक कार्यक्रमको बदलनेकी जरा भी हिमायत करूँगा। अतएवं जो लोग 
रचनात्मक कार्य करनेमें ढील डालेगे वे बड़ी भूल करेगे और उस हृदतक रचनात्मक 
कार्योकी प्रगतिको हानि पहुँचायेगे। यह तो एक ऐसा काम है जिसमे जितने 
कार्यकर्ता और जितना समय मिल सकता हो, लगा दिया जानता चाहिए। 


कार्यकर्ताओंके प्रति 


एक मित्र यह सुझाव दे रहे है कि जिस प्रकार में अभी नेताओके साथ सलाह- 
मशविरा कर रहा हैँ उसी प्रकार कार्यकर्त्ताओसे बात करनेके लिए उनकी भी एक 
सभा बुलाई जाये। पहले भी यह तजवीज मुझे अच्छी मालूम हुई थी, पर देखता 
हूँ कि ऐसा करना व्यावहारिक नहीं है। इस प्रकार सभा न बुलानेका सबसे बड़ा 


४८६ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


कारण मेरी शारीरिक अवस्था है। अभीतक मेरा शरीर इस लायक नही हुआ है 
कि में निकट भविष्यमें किसी लम्बे विचार-विभशेके बोझको बरदाइत कर सकूं। इस 
प्रकारके सम्मेलनसे लाभ तभी पहुँच सकता है जब वह यथासम्भव शीघ्र, अधिकसे- 
अधिक इस माहक्रे अन्ततक, आयोजित कर लिया जाये। परन्तु देखता हूँ कि इस 
मासके अन्ततक मेरा स्वास्थ्य इस लायक नहीं हो पायेगा; और फिर आखिर उस 
सभामें होगा भी क्या ? जितनी वाकफियत प्राप्त हो सकती है उतनी में हासिल कर 
ही रहा हूँ। जो वर्तमान जठिल प्रइन हमारे सामने है उनपर में शीघ्र ही अपनी 
राय कायम कर लेगा। मेरी रायको कितना ही महत्व क्यो न दिया जाता हो फिर 
भी आखिर उसे एक व्यक्तिकी ही राय समझना चाहिए; और इसलिए वह प्रमाण- 
भूत नही कही जा सकती। काग्रेसवालो के लिए तो कामग्रेसका निर्णय और उसके अभाव- 
में कार्ययसमिति अथवा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीका निर्णय ही प्रमाणभूत माना 
जा सकता है। हाँ, मेरे सुझावोको अखिऊ भारतीय काग्रेसकी बेठक होनेपर विचारार्थ 
रखा जाना अलबत्ता उचित माना जा सकता है। कार्य-समितिकी बैठक तो बहुत ही 
जल्दी होनेवाली है, किन्तु में अखिछ भारतीय कामग्रेस कमेटीसे राय लिये बिना कोई 
नई नीति अथवा कार्यक्रम निर्धारित कर ही नहीं सकता। 
इस प्रकार यद्यपि कार्यकर्ताओकी सभा बुहाना बिलकुर जरूरी नहीं है तो भी 
वे जिन मुहोको लेकर परेशान है उनके सम्बन्धमें वे अपने विचार यथासम्भव संक्षेपमें 
लिखकर भेज दे तो मूझे निर्णयपर पहुँचनेमे बडी मदद मिलेगी। ऐसे तमाम देख 
इस भहीनेके अन्ततक पोस्ट अन्धेरी, बम्बईके पतेपर भेज दिये जाने चाहिए। 


गुरुद्वारा आन्दोलन 


५०० अकालियोके एक और जत्थेनें, गगसर गुरुद्वारे जाते हुए, रास्तेमे रोके 
जानेपर पूरी शान्तिके साथ आत्मसमपंण कर दिया और उसे ताभाके अधिकारियों 
द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। यदि हम ऐसी गिरफ्तारियोंके अभ्यस्त न हो गये 
होते तो आज इस प्रकारकी खबरसे सारे देशमें खलबली मच गईं होती। पर अब 
तो हमारे लिए ये मामूली बाते हो गई है। न तो उनपर किसीको आदइचय्य या 
कुतृहल होता है, न दुख ही। जिस हृदतक इन घटनाओके होनेपर सनसनी और 
उत्तेजना फैलना कम होगा उसी हृदतक इन घटनाओकी नैतिक कीमत बढ़ गई समझना 
चाहिए। ऐसी गिरफ्तारियोसे जिस' दित सनसनी फैलना समाप्त हो जायेगा उस दिन 
उन्माद भी जाता रहेगा। जो लोग उत्तेजनापूर्ण वातावरण न होते हुए भी अपनेकों 
गिरफ्तार करा छेते है, वे ऐसा इसलिए करते हूँ कि वे किसी न्यायपूर्ण उद्देश्यकी 
खातिर मनमें रोष लाये बिना कष्ठ-सहनके मूक परन्तु प्रभावयुकत गुणके प्रति अतीव 
श्रद्धावानू हें। आज चार सालसे सिख लोग गरुद्वारा-आन्दोलन सत्याग्रहके तरीकेसे' 
चला रहे है। उनके अधिकांश नेता आज जेलमें है, फिर भी यह स्पष्ट है कि उनका 
उत्साह मन्द नहीं हुआ है। उन्होने बहुत अधिक कष्ट-सहन किया है। उन्होंने 
मारपीट बरदाइत की और गोलियोकी वर्षा भी सिरपर झेली किन्तु प्रत्याक्रमण नहीं 
किया। उनके सैकड़ो वीर जेलोमे ड़ाल दिये गये है। ऐसी स्थितिमे विजय तो निश्चित 


टिप्पणियाँ ४८७ 


ही है, आज हो या कछ। सरकारकी ओरसे एक नई ज्यादती शुरू हो गई है। वह 
उन निर्दोष लोगोको जेल भेज रही है जो पूजा-अर्चना करने वहाँ जाते है। ऐसे 
यात्रियोके दककों भी उसने गैर-कानूनी जमात करार दे दिया है। अब देखना है कि 
बहादुर सिखोको डरानेके लिए सरकार और क्या-क्या करती है। परन्तु यह अनुमान 
लगाना मुश्किल नहीं है कि सिखोकी ओरसे सरकारके किसी भी हमलेका क्या जवाब 
मिलेगा। दमन-चक्र ज्यो-ज्यो तेज चलेगा त्यो-त्यों सिख करो या मरो' के अपने 
संकल्पपर और भी दृढ़ होते चले जायेंगे। 
वाइकोम-सत्य ग्रह 

वाइकोमका नाम अभीतक त्रावणकोर अथवा भद्रास अहातेके बाहर शायद ही 
सुना गया हो। परन्तु सत्याग्रहका क्षेत्र बन जानेके कारण वह एकाएक विख्यात हो 
गया। वहॉँके सत्याग्रहका दैनिक विवरण अखबारोमें हर रोज प्रकाशित होता है। यह 
आन्दोलन त्रावणकोरके अछतोकी ओरसे चलाया गया है। इसके द्वारा हमें दलित वर्गो- 
की दशाका वर्णन करनेके लिए एक नया शब्द उपलब्ध हुआ है। वह शब्द है अनुप- 
गम्यता । हमारे ये बेचारे देशवासी किसी भी सवर्ण हिन्दूका स्पर्श नहीं कर सकते, 
इतना ही नहीं वे उसके समीप भी नहीं जा सकते; एक निदिचत दूरीपर ही उन्हें 
रहना होता है। इस समूची बुराईको दूर करनेकी बजाय आन्दोलनके नेताओने इसके 
एक अंशमात्रकों हाथमें लिया है। यह इस खयालसे कि यदि इसमें सफलता मिल गई 
तो कमसे-कम जहाँ आन्दोलन चलाया जा रहा है वहाँ वे अस्पृश्यताको समाप्त कर 
पायेगे। इस लड़ाईको चलाते हुए मलाबारके कुछ अत्यन्त निष्ठावान कार्यकर्ता जेल 
भेजे गये है और उनमें 'यग इडिया के मुझसे पहलेके सम्पादक श्री जॉर्ज जोजेफ 
भी है। 

कितने ही स्थानीय नेताओके जेल जानेके कारण अब हिन्दुस्तानके नेताओंसे 
प्राथंना की गई है कि वे वहाँ जाकर मदद करें। यह अनुरोध स्वीकार किया जाना 
चाहिए या नही, इसका विचार यहाँ अनावश्यक है, क्योकि ऐसा लगता है कि मद्रास 
पूरी तौरपर संधर्षमे भाग लेनेके लिए तैयार हो गया है। अब पीछे हटनेकी तो कोई 
बात ही नहीं हो सकती। यदि पुराने खयालके हिन्दू इस हलूचरूका सख्त विरोध 
करें तो सम्भव है कि लडाईं ज्यादा दिनोतक चले। यदि सत्याग्रही लोग नम्नता और 
दुृढ़ताके साथ सत्य और अहिसापर अविचल रहेंगे तो दुराग्रहकी कठिनसे-कठिन और 
मजबूतसे-मजबूत दीवारे भी टूटे बिना नहीं रह सकती। सत्य और अहिसापर उनकी 
इतनी श्रद्धा तो अवश्य होनी चाहिए कि उनमें यह विश्वास पैदा हो जाये कि ये 
सद्गुण कठोरसे-कठोर दिलकों भी पिघला सकते हैं। 


मद्यपानकी रोकथास 
श्री एन्द्रयूजने बंगाल सेवक संघके मन्‍्त्री द्वारा किये गये एक प्रदइनका उत्तर 
देनेका प्रयास किया है। प्रशन यह है कि मद्यपान-जैसी बुरी आदतकी रोक-थाम कसे 
की जाये। श्री एन्ड्रयूजने पुसीफुट जॉन्सन द्वारा अपनाये गये मार्गंका अनुसरण करने- 
को कहा है। जिस समय पुसीफुठ जॉन्सन कुछ अग्रेज विद्याथियोकों मद्यपानसे विरत 


४८८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


करनेका प्रयास कर रहे थे उस समय उनपर पत्थर फेके गये। फलस्वरूप उनकी 
एक आँख जाती रही, किन्तु उन्होने अपराधियोको क्षमा कर दिया। उनपर मुकदमा 
चलानेको भी तैयार नही हुए और क्षत्िपूर्तिके रूपमें त्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई 
रकम भी उन्होने नहीं ली। यह ऐसी मिसाल है जिसे मनसा-वाचा-कर्मणा अहिसा कहा 
जा सकता है। यदि इस प्रकारकी अहिसा यहाँ दुृढतापूर्वक अपना ली जाये तो मै 
दराबकी दृकानोपर फिरसे धरना जारी करानेके विचारपर अमल करनेमें संकोच नही 
करूँगा। परन्तु हम इस कार्यके अयोग्य सिद्ध हुए है। १९२१ में अनेक स्थानोमें जो 
धरना दिया गया वह अहिसासे कोसो दूर था। हमारे मनमे सरकारको उलझनमें 
डालतेका विचार प्रधान था और पियक्कडोको मदह्मपानकी ओरसे विरत करने तथा 
उन्हें सुधारनेफा विचार गौण था। असहयोगके सधर्षमे राजनीतिको नैतिक उद्देश्यसे' 
तीचा स्थान दिया जाता है और वह एक साधनके रूपमें अपनायी जाती है। यदि 
हम शराबीका सुधार कर सके तो प्रशासन तथा प्रशासक, दोनोंका सुधार अपने- 
आप ही हो जाता है। परन्तु यदि हम शराबीकों शराब पीनेकी आदतसे बलात्‌ विरत 
करें तो हम कुछ समयके लिए सरकारको शराब या नशीली चौजोसे होनेवाली आम- 
दनीसे बचित करते है, परन्तु जोर-जबरदस्तीके कारण शराब न पी सकनेवाला शराबी 
या ध्रूमपान करनेवाला व्यक्ति मौका पाकर फिर शराब या ध्रूमपान करने हगेगा 
और सरकारकी आमदती फिर बढ जायेगी। जबतक हमारे पास पर्याप्त संख्यामें 
इस प्रकारके स्त्री-पुरुप न हो जो अपती जानपर खेलकर, भी शराबीके प्रति प्रेमकी 
भावनासे प्रेरित होकर ही धरना दे सके तबतक हम फिर धरना देना शुरू करनेकी बात 
सोच भी नहीं सकते। मेरा खयारू है कि डाक्टर जॉन्सनने हमारी प्रशसामे जो शब्द कहे 
है, हम उसके पात्र नही है। श्री एन्ड्य्रूजके लेखकों डाकमें छुड़वानेके पहले उसमे से मैं 
उक्त विषयक अनुच्छेदको निकाल देनेवाला था। परल्तु मैने उसे इस खयालूसे रहने 
दिया कि हमें अपने कत्तेव्यका भान होता रहे और हमें उससे वैसी प्रशसाका पात्र 
बननेकी दिल्लामें प्रयास करनेकी प्रेरणा मिलती रहे। 


खहर और शचिता 


एक सज्जनने मुझे एक पत्र भेजा है। उसके साथ दस रुपयेका एक नोट भी 
था। वे लिखते है: “यदि किसी व्यक्तिमे आत्मसयम, शुचिता, लूगन इत्यादि गुण 
पूरे-पूरे नही है तो उसका खहर धारण करना पाप ही माना जायेगा। ” उन्होने यह भी 
लिखा है कि चूंकि वे इन गुणोसे पूर्णत विभूषित नहीं है इसलिए उनको खहर पहनने- 
का साहस नहीं हो रहा है। मेरी कामना तो यह अवश्य है कि खट्दरकी वेशभूषा 
अपनानेवाले मे उपरोक्त गुण हो; परन्तु उस हालतमें बहुत ही कम लोग खहर पहन 
सकेंगे। पत्र-प्रेषकने खह्दरके गुणोका अनावश्यक रूपसे बढा-चढ़ाकर वर्णन किया है। 
खहरका एक विशिष्ट गुण यह है तथा वह गुण और किसी वस्तुमे उतने प्रचुर प्रमाणमे 
नहीं है कि उसको अपनानेसे भारतकी आथिक समस्या हल होती है और देशसे भुखमरी 
मिठती है। खह्रका यही गुण अपने-आपमे इस बातके लिए काफी होना चाहिए कि 
गरीब-अमीर सभी हाथ-कते सूतका कपड़ा पहनने छगें। अन्य किसी प्रकारके कपड़ेको 


टिप्पणियाँ ४८९ 


हाथ न लगायें। किसीका चरित्र केसा भी क्‍यों न हो, हम सबको खहर तो पहनना 
चाहिए। लुच्चे-लफगे, शराबी अथवा भद्रसे-भद्र पुरुष सभी लोगोको खानेको अन्न और 
पहननेको कपडा तो चाहिए हीं। में उन लोगोसे अपने आन्तरिक जीवनकी पद्धतिको 
बदलनेके लिए भले न कहूँ किन्तु खहर पहननेका आग्रह जरूर करूँगा। हमें चाहिए 
कि खहरमे जो गुण नहीं है उन गृणोको उसपर आरोपित करना बन्द कर दे। 


मुझे इसका पद्चात्ताप नहीं है 


एक पत्र-प्रेषकने बडे ही आवेशपूर्ण परन्तु सच्चे हृदयसे एक पत्र लिखा है और 
कहा है कि यदि में उचित समझू तो उसे प्रकाशित कर दूँ। पत्र-प्रेषक महोदयके प्रति 
समुचित आदर-भाव रखते हुए मेरा विचार है कि उस पत्रकों प्रकाशित करता आवश्यक 
नही है। परल्तु भें इतना जरूर कर सकता हूँ कि दो-चार पक्तियाँ पाठकोके सामने 
रख दूं ताकि वे अनुमान लगा सके कि मूल पत्रमें क्या होगा। 


अगर आप स्वराज्य पार्टीके पिछले तथा वर्तमान कार्योकी भत्सेना कड़ेसे- 
कड़े दाब्दोंम नहीं करेंगे तो आप सत्यके प्रति और इसी कारण ईदवरके 
प्रति अपने कत्तेव्यसे च्यूत हो जायेंगे। यदि आप उनकी लानत-मलासत नहीं 
करेंगे . . . तो उसका परिणाम आपके आन्दोलनके लिए घातक होगा « « « 
कृपया दूसरा बारडोली-काण्ड घटित न होने दें। 


उपर्युक्त वाक्यको प्रकाशित करनेमे मेरा उद्देश्य, अपने पतन की भूमिका प्रस्तुत 
करना और इस प्रकार कुछ अशोमे उसकी तीब्रताको कम करना है। कौसिल-प्रवेशके 
विषयमें में कोई भी वक्तव्य क्यों न दूँ, इतना जरूर जानता हूँ कि में किसी भी 
रूपमें स्वराज्यवादियोकी निन्‍दा नहीं करूगा। उनके और मेरे बीच जो मतभेद है 
उसे में कडेसे-कडे शब्दोमें व्यक्त करूँ, यह बात अलग है; परन्तु भिन्न प्रकारके विचार 
रखनेके कारण ही में उनकी निन्‍दा नहीं कर सकता। उनकी बात उतने ही आदरके 
साथ सुनी जानी चाहिए जितने आदरके साथ मेरी या हममे से किसी बड़ेसे-बड़े 
नेता की। मेरा आन्दोलन “जैसी कोई वस्तु ही नहीं है! परन्तु जो भी आन्दोलन 
मेरे आन्दोलनके नामसे पुकारा जाये उस आन्दोलनके असफल होनेका तबतक कोई 
खतरा नहीं है जबतक में स्वयं असफल सिद्ध न हो जाऊँ। इसलिए पत्र-प्रेषककी मेरे 
प्रति जो चिन्ता है उसकी में कद्र तो जरूर करता हूँ, परन्तु में उनसे यही निवेदन 
करूँगा कि वे मेरी ओरसे निश्चिन्त रहे। इसका कारण यह है कि जहाँतक देख 
पाता हूँ वहाँतक तो इस बातका कोई खतरा नहीं दिखाई देता कि में आत्म-वंचना 
करूँगा। में समय रहते एक दूसरी बात भी सामने रख दूँ। बारडोलीमें जो-कुछ मेने 
किया है, उसपर मुझे इतना अधिक गये है कि दूसरा बारडोली काण्ड घटित होनेकी 
पूरी-पूरी सम्भावना है। एक बहुत सगीन मौकेपर निएछल रूपसे भूल स्वीकार कर लेनेके 
परिणामस्वरूप मेरा बहुत बडा लाभ हुआ है। उससे में पवित्र हुआ हूँ, और मेरा 
पक्‍का विश्वास है कि इस स्वीकारोक्तिसे आन्दोलनकों भी हाभ पहुँचा है। इस भूलकों 
मान लेने और कदम पीछे हटानेका फल यह निकला है कि उससे अहिसाका पदार्थ- 


४९० सम्पूर्ण गाधी वाढुमय 


पाठ जितनी अच्छी तरह पढ़ाया जा सका है उतनी अच्छी तरह अन्य किसी ढंगसे 
सम्भव न होता। इसलिए जब-जब अवसर आयेगा तब-तब मेरे लिए बारडोलीकी 
पुनरावृत्ति करना सम्भव है। ऐसा करनेमे यदि सारा' देश भी एक तरफ हो जाये और 
मेरे अकेले पड़ जानेकी नौबत आ जाये तो भी में उसे करूँगा। यदि में सत्य बात 
कहनेमें सकोच करूँ और उसका कारण लोकप्रियता खो देनेकी आशका हो तो में 
देशका नालायक सेवक ठहरूँगा। जिस एक चीजके लिए में जीवित हूँ, अगर वही 
जाती रही तो मेरा आन्दोलन किस कामका ? 

[ अग्नेजीसे | 

यंग इंडिया, १७-४-१९२४ 


३५२. सन्‍्देद : उपनगरीय जिला सम्सेलनकों' 


बम्बई 
[१८ अप्रैल, १९२४ | 
सहात्सा गांधीने इस आशयका सन्देश भेजा है कि स्वास्थ्य ठीक न होनेके 
कारण में सम्मेलनमें भाग न ले सकूगा। लेकिन मेरे प्रति आप सबका जो स्नेह है से 
उसे अच्छी तरह समझता हूँ। मुझे विश्वास है कि ईइवर आपके सस्सेलनकों सफलता 
प्रवान करेगा। परन्तु उत्तके पदचात्‌ क्‍या होगा? सम्मेलनके सभी प्रस्तावोंम सबसे 
अधिक सहत्त्वपुर्ण प्रस्ताव वह है जो खादीसे सम्बन्धित है। इसका कारण यह है कि 
उसमें स्त्री-पुरुष, बच्चे-बढ़े, शिक्षित-अशिक्षित, सहयोगी-असहयोगी, सभी सम्रान रूपसे 
अपनी इच्छानुसार भाग ले सकते हें। आपके पास धन भी है और विवेक भी। संख्याके 
हिसाबसे आप जरूर कम हें। क्‍या आपके लिए सभीको खादी-प्रेमी बना सकना 
सम्भव नहीं ? यदि आप लोग अपने छोटे-से क्षेत्रमं, जहाँ सभी प्रकारसे परिस्थिति 
आपके अनुकूल है इतना भो नहीं कर सकते, तो यह शंका उत्पन्न होगी कि आप 
लोग इससे भी बड़े कार्य करनेके योग्य हे या नहीं। मुझे यकीन है कि आप सब 
लोग सिलकर इस कासको पुरा करनेका संकल्प करेंगे। 
| अग्रेजीसे ] 
अमृतबाजार पत्रिका, २३-४-१९२४ 


१. यदद सम्मेलन सान्‍्ता ऋजमें शुक्रवारकों तीसरे पहर हुआ था। इसकी अध्यक्षता दुआसाके दरबार 
गोपाल्दासने की थी। 


३५३. पत्र; कर्नल एफ० मेलकों 


पोस्ट अन्धरी 
१८ अप्रैल, १९२४ 
प्रिय कर्नल मेल, 

साबरमती सेन्ट्रल जेलमें एक कंदी दों बरसकी सख्त कैद भोग रहा है। उसे 
अन्य किसी उपयुक्‍त शब्दके अभावमे राजनैतिक कंदी ही कहा जा सकता है। उस 
कंदीका नाम श्री कल्याणजी विट्ठलभाई मेहता है। वह मेरा सहयोगी है, और मैं 
उससे भली-भाँति परिचित हूँ। मुझे मालूम हुआ है कि जिस दिन वह व्यक्त जेलमे 
प्रविष्ट हुआ था, उस दिन उसका वजन १०२ पौड़ था; जो अब ९२ पौड है। 
मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि किसी समय उसकी खुराकमे दूध भी शामिल था, लेकिन 
अब बन्द कर दिया गया है। जिस व्यक्तिसे मुझे यह बात मालूम हुईं है, उस व्यक्ति- 
को भी इसका कारण ज्ञात नहीं है। उस व्यक्तिने मुझे यह भी बताया है कि श्री 
मेहताकोी लिखनेकी सामग्रीसे भी वचित कर दिया गया है, और यद्यपि वे दिन-भरमे 
बारह गज पट्टी ही बन सकते है, तथापि जेलके अधिकारीगण कहते है कि नित्य 
२० गज पट्टी बुननी ही होगी। यह समाचार आपकी जानकारीमे लाये बिता में इसे 
प्रकाशित नहीं करना चाहता। पहले मेरे भनमें यह खयाल आया कि सीधे अधीक्षक- 
को पत्र लिखूँ, परन्तु चूँकि में यह जानता हूँ कि उन्हें मेरे पत्रका उत्तर देनेके पूर्व 
आपसे सलाह छेनी ही होगी, इसलिए में आपको लिख रहा हँ। यदि आप मुझे यह 
बतानेकी कृपा करे कि यह खबर सच है या नहीं, और यदि सच नही है तो 

वास्तविक तथ्य क्‍या है, तो में आपका आभारी होऊँगा।' 


आपका सच्चा, 
कनेल एफ० मेल, सी० आई० ई०, आदि 
इच्सपेक्टर-जनरल ऑफ प्रिजन्स 
पूना 


अप्रेजी प्रति (एस० एन० ८७४२) की फोटो-नकलसे। 


१, कनेल मेलने इसका उत्तर २१ भप्रैलठ और फिर १ महईंको दिया था। इन पत्रोमें उन्होंने कब्याणजोके 
स्वास्थ्य और भोजनसे सम्बन्धित ब्योरा लिख भेजा था। उत्तरमें उन्होंने यह भी लिखा था कि यह गलत 
है कि कव्याणनो मेहताकों छिखने-पढ़नेके सामानसे वँचित किया गया दै; और यह भी गलत है कि 
उनसे शारीरिक मेहनत कराई जाती है। 


३५४. तार: वाइकोम सत्याग्रहियोंको 
| अन्धेरी 
१९ अप्रैल, १९२४] 


अत्यधिक व्यस्तताके कारण लिखनेमें असमर्थ। आपका ढंग शानदार है। 
जैसे आपने प्रारम्भ किया है वैसे ही जारी रखे। 


| अप्रेजीसे | 
हिन्दू, २४-४-१९२४ 


३५५. तार: मदनभोहन मालवीयको' 
| बम्बई 
१९ अप्रेल, १९२४ या उसके पद्चात्‌ | 


आशा है आपके स्वास्थ्यमें सुधार हो रहा होगा। स्वास्थ्यया हाल तार 
द्वारा सूचित कीजिए। कही बाहर जानेके पहले पूरा विश्राम कर लीजिए। 


गांधी . 


अग्रेजी प्रति (एस० एन० ८७४४)की फोटो-तकलसे। 


१. के० एन० नम्बूद्वीपादने गांधीजीके नाम २३ अग्रैलको लिखे गये अपने पत्रमें वाइकोम सत्म्राग्रहके 
बारेंमें सब हाल तफसीलके साथ लिख भेजा था, और साथ ही उस भन्दिर तथा मन्दिरतक पहुँचनेवाली 
सबकोंका नक्शा भी भेजा था। उन्होंने यह भी छिखा था कि इसे देखनेपर इस ऋर प्रथाकी अमानवीषता 
सहज ही प्रकद हो जायेगी। पन्॒में श्रो नम्बूद्वीपादने गाधीजीके १९ अग्रैल्के तारकी पहुँच भी स्वीकार की थी। 

२. यह तार मालवीवजीके १९ भग्रैठल, १९२४ के निम्नलिखित तारके उत्तरमें भेजा गया था; 
“ब्ेद है कि अस्वस्थताके कारण भभी एक सप्ताह और बम्बई नहीं भा सकता। ”” 


३५६, टिप्पणियाँ 
रेशमर्म अहिसा 


एक भाई पूछते है, रेशमी कपड़ेका उत्पादन करनेमे कितने ही रेशमके कीडोका 
नाश होता है। क्या अहिसावादी भाई-बहन उसका इस्तेमाल कर सकते है? यदि 
वे नहीं कर सकते तो गुजरात खादी प्रचारक मण्डल तो रेशमी कपडेका प्रचार कर 
ही नहीं सकता 

यहाँ अहिसावादीका अर्थ जाननेकी जरूरत है। यदि अहिंसावादीकी अहिंसा 
काग्रेसके कार्य-क्षेत्ररक ही सीमित है तो उसके रेशमका इस्तेमाल करनेमे कोई दोष 
नही है, क्योकि उसकी अहिसाकी प्रतिज्ञा केवल असहयोगतक ही सीमित है। लेकिन 
जो पूर्णतः अहिसावादी है वह तो हिंसा करनेसे' जितना बचे उतना कम है। जहाँ 
दृश्य-जगत्‌ हिसासे ही भरा हुआ है और पग-पगपर हिंसा ही दिखाई देती है वहाँ 
शुद्ध अहिसावादीका जीवन तो सयममय ही होना चाहिए। उसे तो, जितना त्याग 
उससे सम्भव हो सके, वह सब करना चाहिए और याद रखना चाहिए कि असली 
त्याग तो उसे अपने काम-क्रोधादिका ही करना है। | कभी-कभी ] एक शब्दबाणमे जितनी 
हिसा होती है उतनी सम्भवतः रेशमके उपयोगमे नहीं होती। ऊपर जो बारीक प्रदन 
पूछा गया है, वैसे प्रश्न तो केवल उसी व्यक्तिको पूछते चाहिए जिसने अपनी समस्त 
इन्द्रियोपर सयम रखनेका निश्चय किया ही और जिसे उसमें कुछ अशोतक विजय 
मिली हो। वस्त्रोका अथवा आहार-सम्बन्धी सयम तभी दीप्त हो सकता है जब वह 
आन्तरिक श्यमका सूचक हो, नहीं तो उसके मिथ्या होनेकी सम्भावना है। भेरे ये 
विचार यदि सच्चे हों तो गुजरात खादी प्रचारक मण्डलके रेशम बेचनेमे हिसा दोष 
नही रह जाता। असहयोगकी दुष्टिसे विचार करनेपर हमे रेशम बेचनेका अवकाश ही 
नहीं हो सकता, इसलिए काग्रेसके किसी भी विभागमें अगर रेशम बेचा जाता है तो 
उसका बचाव कदाचित्‌ यह कहकर किया जा सकता है कि ऐसा खादीके प्रचारके 
लिए किया जाता है। में तो यह मानता ही नही कि खादीके प्रचारके लिए रेशम 
बेचनेकी जरूरत है। खादीको सुन्दर बनानेके लिए रेशमकी कोर आदि बनाई जाये 
यह बात समझमें आ सकती है और इसे सहन किया जा सकता है। 


स्वदेशी रेशम 


लेकिन देशी रेशम तो बहुत कम मात्रामे मिलता है। रेशमके तार अधिकाशत'" 
विदेशसे ही मँगवाये जाते है। बंगलौर और अन्य स्थानोमें, नि सन्देह, रेशमका 
तार मिल सकता है केकिन वह इतनी कम मात्रामे होता है कि उसे नगण्य कहा 
जा सकता है। इसके अतिरिक्त जिस उह्देश्यको ध्यानमें रखकर खादीका प्रचार 
करनेकी आवश्यकता है, वह रेशम नहीं है। खादी-प्रचार धर्म-कार्य है, क्योकि सूतके 


९४९४ सम्पूर्ण गांधी वाड॑मर्य 


तागेपर हिन्दुस्तानकी आजीविकाका आधार है। जबतक हम आजीविकाके प्रश्नको 
नहीं सुलझा सकते तबतक धर्मके पालतकी अथवा स्वराज्यकी प्राप्तिकी कोई आशा 
नही। रेशमके तारपर कुछ हजार छोगोंका निर्वाह होता है, जब कि सूतके तागेपर 
करोडों व्यक्तियोकी गुजर होती है और उनके बिना करोडों भूखे मरते हैं। रेशमके 
तारके उद्योगका अगर बिलकुल लोप हो जाये तो इन करोड़ों अथवा हजारो व्यक्तियों- 
को भूखों मरनेकी नौबत नहीं आयेगी। 


खादीका अर्थ 


एक भाईने खादीका अर्थ पूछा है। उनका प्रश्न है कि क्‍या हाथसे कते हुए 
रेशमी तारकी हाथसे बुनी हुई अतलूस खादीमे खप सकती है” खादीका तो वस्तुतः 
एक ही अर्थ है और होना चाहिए -- हाथसे कते सूतका हाथसे बुना हुआ कपड़ा। 
उसी तरह कते और बूने रेशम, पटसन और ऊत्तको ऋमसे रेशमी, पठटसनकी और 
ऊनकी खादी कहना चाहे तो कह सकते हे। लेकिन रेशमी खादी पहनकर कोई 
खादीके प्रचारका दावा करे तो यह हास्यास्पद होगा। हॉ, यह अवश्य कहा जा सकता 
है कि विदेशी रेशमका उपयोग करनेकी अपेक्षा देशी रेशमका उपयोग बेहतर है। 
लेकिन इससे खादीका अर्थ तो चरितार्थ नही होता; इतना ही नहीं बल्कि यह खादीके 
प्रचारके लिए हानिकारक भी सिद्ध हो सकता है। 


अन्त्यज भादयोंके सम्बन्धमें 


अस्पृश्यताके पापसे हिन्दू ससारने अभी मुक्ति तो प्राप्त नहीं की है, इतना 
ही नहीं वरन्‌ स्थान-स्थानपर संकीर्णं विचार दिखाई देते है। वाइकोममें तो लोगोंने 
इस सम्बन्ध हद ही कर दी है। लेकिन गुजरातकों छोड़कर इतनी दूर जानेकी क्या 
जरूरत है ” विले पारलेके राष्ट्रीय स्कूलमें जो धर्म-सकट आ पडा था, उसे दूर करनेमे 
मेने यथाशक्ति भाग लिया। उस स्कूलका शिक्षक-वर्ग अन्त्यज बच्चोंको दाखिल करना 
चाहता है। उस स्कूलकी समितिमे भी अनेक सज्जन अन्त्यजोको दाखिल करनेके 
पक्षमे है । विले पारलेमें इस प्रइनके सम्बन्ध बहुत प्रगति हुई है। अन्त्यज भादइयोंने 
अलग स्कूल खोले जानेकी माँग की है। ऐसी परिस्थितिमे मैने सलाह दी कि अन्त्यज 
बच्चोको स्कूलमें तुरत्त दाखिल करनेसे यदि स्कूलके अस्तित्वको धक्का पहुँचनेकी 
आशका हो तो उन्तके लिए अरूग स्कूल खोला जाना चाहिए। इस विशेष परिस्थिति- 
पर लागू होनेवाले और उसे सुलझानेके लिए सुझाये गये मेरे इस विचारका गृजरातके 
कुछ स्कूलोंके अध्यापक ऐसा विपरीत अर्थ करते है कि प्रत्येक स्थानपर जहाँ-जहाँ 
राष्ट्रीय स्कूल हो वहाँ-वहाँ अन्त्यजोके लिए अलग स्कूल खोले जाने चाहिए। मेरा मत 
है कि यदि इस सुझावपर अमल किया जायेगा तो दोनों ही स्कूल डूब जायेंगे। इसका 
मुख्य कारण तो यह है कि हम इतना अधिक खर्च नहीं उठा सकेगे। और यदि एक 
बार हम सिद्धान्तमें ढीर होने देंगे तो अन्तत. सिद्धान्तका नाश हो जायेगा और 
अस्पृरयताका कलछक कायम रह जायेगा। विले पारलेकी विशेष परिस्थितिमे दी गई 
सलाहका अनुकरण नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त दोषके कारण ही 


टिप्पणियाँ ४९ ५ 


विले पारलेके स्कूलको विद्यापीठके साथ नहीं जोड़ा गया।' ऐसा हो सके इसके लिए 
शिक्षक और समितिके सदस्य प्रयत्न कर रहे है और इस प्रयत्तनका अगला कदम अछूग 
स्कूल खोलना है। इसलिए यह उदाहरण विद्यापीठसे सम्बन्ध रखनेवाले स्कूलोंपर 
तो लागू ही नहीं होता। 
अन्त्यज भाइयों द्वारा दिया गया अनुदान 
बोटादके कुछ अन्त्यज भाइयोने ३६ रुपयेकी रकम भेजी है। यह रकम भेजनेवाले 
भाई अपढ हैं। वे 'नवजीवन ' के पाठक नही है, श्रोता मात्र है। रकम भेजनेवालोके 
नाम प्रकाशित करनेका मुझसे आग्रह किया गया है और मुझे यह आग्रह स्वीकार 
करना पड़ा है। दलील यह है कि यदि उनके नाम  नवजीवन ' में प्रकाशित न किये 
जाये तो इन अपढ़ भाइयोको अन्य किसी तरीकेसे मालूम ही नहीं होगा कि उनके 
भेजे हुए पैसे मुझे मिले हैं अथवा नहीं। इस दलीलमे मुझे वजन दिखाई दिया, इस- 
लिए मेने उन भाइयोके नाम प्रकाशित करनेका वचन दिया है। लेकिन मुझे उम्मीद 
है कि जो अन्य भाई, पैसे देना चाहते हो वे अपने नाम प्रकाशित करनेका दबाव 
मुझपर नही डालेगे; में ऐसी आशा रखता हूँ। _ नवजीवन ' के स्थानको मे पैसेकी प्राप्ति 
स्वीकार से भरनेकी बजाय उसे बन्द करना अधिक अच्छा समझता हूँ। न्याय यह है 
कि हम जिसका विश्वास न करें उसे पैसा दें ही नहीं और हर किसी व्यक्तिको 
जो पैसा लेने आये, पैसा न दे। जाने-पहचाने और विद्वस्त व्यक्तिके आनेपर ही 
पैसे दिये जाने चाहिए। ऐसा हो तो पत्नमें नाम प्रकाशित करनेकी जरूरत ही न 
रहे। जिन भाइयोके नाम मुझे भेजे गये है उनके पिताका नाम मैने जगह बचानेकी 
खातिर छोड़ दिया है। जहाँ एकसे अधिक भाइयोंके नाम एक ज॑ैसे ही है वहाँ मेने 
पिताका नाम रहने दिया है। 
निम्नलिखित भाइयोने एक-एक रुपया दिया है. 
[ पन्द्रह नाम दिये गये थे।] 
निम्नलिखित भाइयोने आठ आने दिये है. 
[ सोलह नाम दिये गये थे।] 
निम्नलिखित भाइयोंने चार आने दिये है. 
[पाँच नाम दिये गये थे।] 
वाघा रामजीभाईने दो रुपये और दुधाभाईने दस रुप्रये दिये हें। गरीब भाइयो- 
की इस भेटकों मैं अमूल्य मानता हूँ। इसका उपयोग केवल अन्त्यजोसे सम्बन्धित 
कार्यपर ही किया जायेगा। 
अस्पदयता-निवारणका अर्थ 
मैं देखता हूँ कि कितने ही ऐसे विषयोके सम्बन्धमें जो में समझता था कि 
काफी स्पष्ट किये जा चुके है अब भी प्रश्न उठा करते है। काग्रेसके प्रस्तावानुसार 


१ विद्यापीठकी सीनेट्ने ३१ अक्तूबर, १९२० को एक प्रस्ताव पास किया था जिसमें कहा गया था 
कि विद्यापीठ द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी स्कूलमें प्रवश पानेसे भनन्‍्त्यजोंको वचित नहीं रखा जा सकता। 


४९६ सम्पूर्ण गांधी वाहमर्य 


और मेरी समझमे अस्पृश्यता-निवारण एक ही है और वह यह कि हमें यानी हिन्दू 
जातिको अस्पृव्यताके दोषसे मुक्त होना चाहिए। चारों वर्ण एक-दूसरेका स्पर्श करनेसे 
अपवितन्र नही हो जाते, इसमें पाप नहीं मानते; अस्पृश्योके सम्बन्धर्में भी ऐसा ही 
होना चाहिए। अस्पृश्यता-निवारणका इससे ज्यादा कोई अर्थ नहीं है, यह बात में 
अनेक बार कह चुका हूँ। जिस तरह अरूग-अलूग' जातियोके बीच परस्पर रोटी अथवा 
बेटी व्यवहार नही है उसी तरह उक्त प्रस्तावके अनुसार अस्पृश्य माने जानेवाले 
लछोगोके साथ भी उसकी जरूरत नहीं है। एक-दूसरेके साथ खाना-पीना अथवा एक- 
दूसरेके साथ बेटी-व्यवहार रखना कोई जरूरी कत्तेंग्य नहीं है लेकिन एक-दूसरेका 
स्पर्श न करना और ऐसा मानना कि अमुक व्यक्ति अमुक जातिमे जन्मा होनेके कारण 
अस्पृरय है--सुष्टिके नियम, दयाधर्म और सच्छास्त्रके घिरुद्ध है। ऐसे पापी रिवाजके 
नष्ट करनेके प्रयत्तनको रोटी-व्यवहार अथवा बेटी-व्यवहारके साथ मिलाना तो आवश्यक 
प्रायश्चित्तके प्रवाहको अवरुद्ध करनेके समान है। अस्पृश्यताका दोष हममें इतना अधिक 
घर कर गया है कि इसे हम दोषके रूपमे पहचानते ही नहीं हैं। इसे तो लोग इस 
तरह सहेजकर रख रहे हे मानो यह हिन्दू जातिका भूषण हो। जब [हिन्दू जातिके | 
हितेच्छूुओकोी इसी दोषको दूर करनेमे इतनी कठिनाई हो रही है उस समय अन्य 
विघष्त उपस्थित करके सुधारकों रोकना व्यवहारकुशल व्यक्तिका काम नही है। 

रोटी-व्यवहार और बेटी-व्यवहारका प्ररत तो जातिसे सम्बन्धित सुधारका प्रश्न 
है। जो लोग यह मानते हैं कि जाति-प्रथा ही नष्ट हो जानी चाहिए वे लोग स्वय 
ऐसे सुधार करनेके लिए प्रयत्नशील है। लेकिन यह प्रयत्न बिलकुल अलग है और 
अस्पुश्यता-निवारणका उसके साथ कोई सम्बन्ध नही है, यह बात स्पष्ट रूपसे समझसने- 
की जरूरत है। जो छोग जाति-बन्धनको नष्ट करना चाहते है, अस्पृश्यता-निवारणके 
कार्यमें वे भी अपना योग देते है, और यह ठीक भी है। लेकिन यदि वे लोग इस 
बातको समझ हें कि अस्पृश्यता-निवारण और जाति-उन्मूछन दोनों अछूग-अलूग चीजे 
है, उनका मूल भी अछग है तो वे इत दोनो कार्योकी कीमत और आवश्यकताको 
उनके गुण-दोषके आधारपर परख सकते है। 

तो फिर अस्पृश्यता दूर करनेका तात्पय॑ क्या हुआ ? में तो मानता था कि यह 
बात भी लोगोकों अच्छी तरहसे समझाई जा चुकी है। उसका तात्पयं यह है कि 
अस्पृव्य माने जानेवाले भाई दूसरे वर्गोकी भाँति आजादीसे घूम-फिर सके, जिन स्कूलों 
और जिन मन्दिरोमे अन्य वर्णोके लोग जाते है, वहाँ अस्पृर्य समझे जानेवाले भाई 
जा सके और जिस कुएसे सब लोग पानी भरते हैं, वहाँसे वे भी भर सके। 

“लेकिन अस्पृश्य लोग तो बहुत गन्दे रहते है, उनका धन्धा गनन्‍्दा होता है! 
मेरे खयालसे यह दलील तो अज्ञानवश ही दी जाती है। अस्पृश्योकी अपेक्षा कुछ 
दूसरे लोग अधिक गनन्‍्दे होते हैँ तथापि सार्वजनिक कुओसे पानी भरते हैँं। दूधपीते 
बच्वेकी माँका धन्धा गन्दा है, डाक्टरका भी गन्दा है तथापि उन्हे हम सम्मान देते 
हैं। उनके बारेमे यह कहा जाता है कि अपना काम करनेके बाद वे साफ हो जाते 
है, तो अधिकाश' अस्पृश्य भी कुओपर जानेसे पहले साफ हो जाते है। और यदि 
नहीं होते तो इसमें दोष हमारा है। हम उतका तिरस्कार करे उन्हे गाँवसे दूर 


कौबुलियोंका जुंल्म॑ ४९७ 


रखें, उनके लिए साफ रहनेके साधन दुर्लभ अथवा अलमभ्य कर दे और फिर उन्हें 
दोष दें, यह तो अन्यायकी परिसीमा है। हमारी शिथिकता और अत्याचारके कारण 
उनमें जो दोष घर कर गये है उन्हे दूर करनेमे उनकी मदद करना हमारा कत्तंव्य 
है। और ऐसा किये बिना हिन्दुस्तानकी स्वतन्त्रताकी इच्छा करता तो सूर्यकी ओर 
पीठ करके सूर्य-दर्शन करनेकी आशा रखनेके समान है। 

झरियामें वचन-भंग 


मौलाना मुहम्मद अलीके साथ मैं जब श्षरियाँ गया था तब वहाँ के लोगोने 

तिलक स्वराज्य-कोषमें अच्छी-खासी रकम देना स्वीकार किया था। बिहारमे रहनेवाले 
मारवाड़ी तथा गुजराती भाइयोंने बिहारकी ओरसे बहुत बडी रकम देना स्वीकार 
किया है। यह जानकर हम सब बहुत खुश हुए थे। वचन यह था कि रकम तुरन्त 
दे दी जायेगी। इस वचनको आज तीन वर्ष हो गये है। अब झरियासे इस आशयका 
पत्र प्राप्त हुआ है कि झरियाके कुछ खान-मालिक कच्छी भाईयोनें अपनी लिखाई 
हुई रकम नहीं दी है। यह बात सबको खेंदजनक जान पडेगी। दिये हुए वचनके 
पालनकी महिमा शास्त्र-प्रसिद्ध है। जहाँ वचन-भग होते रहते है वहाँ प्रगति हो ही 
नहीं सकती। वचन-भगसे कुटुम्बोका और यहाँतक कि राष्ट्रोका भी नाश हुआ है। 
नीति-शास्त्रके अनुसार तो एकपक्षीय वचनका मूल्य द्विपक्षीय वचनकी अपेक्षा अधिक 
है और बोलकी कीमत लिखे हुए से कही अधिक होती है। उपर्युक्त भाइयोका वचन 
एकपक्षीय होनेके कारण उसके पाकूतनका आधार केवल उनकी सत्यनिष्ठापर ही निर्भर 
है। मेर। उनसे अनुरोध है कि वे दिये गये वचनका पालन करे और यदि वे वचनकी 
कीमत समझें तो प्रायश्चित्तके रूपमें उसका दूना ब्याज भी दें। 

[ गुजरातीसे ] 

नवजीवन, २०-४-१९२४ 


३५७. काबुलियोंका जुल्म 


लोगोको काबुलियोके' हाथो जो कष्ट भोगने पडते है, उनके सम्बन्धमें 
अखबारोमें नित्य एक-न-एक खबर देखनेमें आती है। हमारे मनमें यह बात बैठ गई 
मालूम होती है कि हमारे पास इससे बचनेका उपाय सिर्फ एक ही है। यदि सरकार 
हमारी रक्षा त करे तो हम बेबस बनकर बैठे रहते है। 

असहयोगियोने तो यह रास्ता खुद बन्द किया है। यदि वे सरकारसे मदद 
माँगें तो उनके असहयोग-धमेंका छो। होता है और मदद मॉँगते हुए उन्हे शरमाना 


१. ५ फखरी, १९११ को। 

२५ भारत-अफगानिस्तान सीमापर बसे पठान कबाइछी, जो भारतके कुछ भागोमें उस समय छोटठा- 
मोथ व्यापार और कड़े सूइपर गरीब लछोगोंकों रुपया उधार देनेका पन्चा करते थे और उन्हें बहुत तग 
करते थे। 


२३-३२ 


४९८ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


भी पडेगा। परन्तु सहयोगियोका भी धर्म यह नही है कि वे हमेशा सरकारसे मदद 
मॉगते रहे। यदि तमाम सहयोगी हर वक्‍त सरकारकी ही सहायतापर नजर रखे तो 
फिर या तो वह सरकार ही नहीं रहेगी अथवा वह एक जालिम राज्य हो जायेगी। 
ससारके दूसरे किसी भागके लोग सरकारपर ही सारी जिम्मेदारी डाकूकर नही बैठ 
रहते बल्कि खुद ही अपनी और अपने सम्मानकी रक्षा कर लेते हैं। 

तब सहयोगी और असहयोगी दोनोके लिए सरकारकी मदद माँगे बिना 
काबुलियोके जुल्मसे' बचनेके कौन-कौनसे रास्ते खुले है ” 

एक आम रास्ता तो यह है कि लोग काबुलियोसे लडे। 

दूसरा रास्ता सत्याग्रहका है। 

पहला रास्ता अगीकार करता लोगोंका अधिकार और धर्म है। यदि लोग अपनी 
रक्षा न कर सकेगे तो वे कायर समझे जायेगे। स्वराज्य-सरकार भी पलू-पलपर 
लोगोकी रक्षा ही नही करती रहेगी। सरकार बड़े-बडे सकटोसे रक्षा करनेके लिए 
तैयार हो सकती है, परत्तु क्या कोई सरकार जहाँ-तहाँ अलग-अलग और दूर-दूर बसे 
हुए लछोगोंकी रक्षा कर सकती है” इस सरकारकी तो रीति ही ऐसी है कि वह 
काबुलियोके जुल्म-जसे' भयोसे लोगोकी रक्षा एकाएक नहीं कर सकती। उसकी 
रक्षानीति मुख्यत. उसे इस हृदतक ही ले जाती है कि हम लोग आपसमें इतना न 
लड़े कि आज हम कारकुनोकी तरह उसकी जो सेवा करते है उसके लायक ही न 
रह जाये। वह हिन्दुस्तानकी बाहरी और भीतरी रक्षा अपने व्यापारके लिए जरूरी 
समझती है और उस सीमातक रक्षा करनेके लिए वह पूरी तैयारी रखती है।' में यह 
कहना या मनवाना नही चाहता कि वह दूसरी तरहकी रक्षा करना ही नही चाहती। 
परन्तु ऐसी रक्षा करना उसका मुख्य कत्तंव्य नहीं है इस कारण वह उसके लिए 
पूरी तरह तैयार नहीं होती। यदि वह वैसी तैयारी करना चाहे तो रक्षाके नामपर 
वह आजसे कही ज्यादा खर्च करेगी और वसा उसे करना भी पडेगा। हमें आज भी 
घर-खर्चसे दरबानका खर्च ज्यादा उठाना पड़ता है। फिर यदि वह काबूलियोंके जुल्म- 
जैसे भयको दूर करनेकी पूरी तैयारी करे तो दरबान अलबत्ता सुखी ही रहेगा -- परन्तु 
गृहस्थ तो बेचारा भीतरका-भीतर ही मर जायेगा। इसलिए हमें ऐसे भयोंसे' अपनी 
रक्षा खुद ही कर लेती चाहिए। हाँ, इसमे यह खामी जरूर है कि हमारे पास 
हथियार नही है। परन्तु हथियारोसे भी ज्यादा जरूरत हिम्मतकी है। डरपोकके 
हाथमें बन्दूक किस कामकी ? उसकी बन्दूक उसीपर चलाई जायेगी। डरपोक बन्दूक- 
धारीको हथियार न रखनेवाले हिम्मतवर हरा देंगे और उसकी बन्दूक, चलानेके 
पहले ही छीन लेगे। हर गाँवके हिम्मतवर लोग यदि जान हथेलीपर लेकर लोगोकी 
रक्षा करनेके लिए तैयार हो जाये तो काबुलियोका जुल्म तुरन्त कम हो जाये। यहाँ 
यह लिख देना भी आवद्यक है कि शान्‍्त असहयोगीकी प्रतिज्ञामें ऐसी स्वरक्षाका 
निषेध नहीं है। 

“परन्तु क्या में ऐसे काममे हाथ बटाऊँगा? ” यदि कोई मुझसे यह सवाल 
पूछे तो मुझे नकारात्मक उत्तर ही देना पड़ेगा। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मुझमे' 
हिम्मत तो है। जिसमें हिम्मत न हो वह सत्याग्रही हो ही नही सकता। डरपोकका 


काबुलियोका जुल्म ४९९ 


धर्म तो सत्याग्रह हो ही नही सकता। हाँ, डरपोक भी डरके मारे सत्याग्रही सेनामें 
शामिल हो सकता है; परन्तु यह अलग बात है। छेकिन में एक साथ दो घोडोपर सवारी 
नही कर सकता। में तो सत्याग्रह करते-करते सत्यमूर्ति बनना चाहता हूँ, सत्यमय हो 
जाना चाहता हूँ। इसलिए मेने किसीकों मारकर जीवित रहनेका धर्म जान-बूझकर 
छोड दिया है। में तो मरकर जीवित रहनेका मन्त्र सीखना और उसके मुताबिक 
चलना चाहता हूँ। म प्रेमके द्वारा ही जीवित रहना चाहता हूँ। कोई भी व्यक्ति 
जो मुझसे वेर-भाव रखता हो इसी क्षण आकर मेरे शरीरको नष्ट कर सकता है। 
में निरन्तर प्रार्थना करता हूँ कि उस समय भी मेरे हृदयमे प्रेम ही दिखाई दे। 
यह प्रयोग करते हुए में मारकर रक्षा करनेके प्रयोगमे शामिल नहीं हो सकता और 
न मेरी ऐसी इच्छा ही है। 

इस अवस्थामे मेरे लिए और मुझ-जैसोके लिए केवल दूसरा रास्ता शेष रह 
जाता है। इसके लिए बहुत लोगोकी जरूरत नहीं है। इसमें सामुदायिक सत्याग्रह 
असम्भव है। झास्त्रका यह कहना है कि यदि हममें कोई सयमी पुरुष हो तो वह 
काबुलियोके हृदयकों भी छू सकता है। कोई सच्चा मुसलमान फकीर इस कामकों 
आसानीसे कर सकता है। परन्तु यह बात नही कि कोई हिन्दू सन्‍्यासी इस कामको नहीं 
कर सकता। सत्याग्रह-शास्त्रमे न तो जाति-भेद है और न धर्म-मेद। उसकी अवधूत 
दाम भाषाकी भी जरूरत नहीं रहती। हृदय हृदयका काम किया ही करता है। 

जो काम एक सहजानन्दने गूजरातमे किया, उसे राज्य-दण्ड न कर सका। जो 
काम चैतन्यने बगालमे किया उसे सरकार आजतक नहीं कर सकी है और कर भी 
नहीं सकेगी। डाकू और चोर चेतन्यके तेजसे ही सुधर जाते थे। हिन्दुस्तानमे मुसलमान 
फकीरो और हिन्दू सन्‍्यासियोके ऐसे कितने ही उदाहरण मिलते है। डाकुओने अब्दुल 
कादर जीलानीके सत्यबलसे छूटो हुआ मार वापस कर दिया था और अपना डाके 
डालनेका पेशा छोड़ दिया था। यदि गुजरातके यतियो और साधुओमे कोई भी निर्भेय, 
सयमी हो तो वह काबुलियोके जुल्मसे लोगोकों सहज ही मुक्त कर सकता है। सहजा- 
नन्‍्दका जमाना अभी खत्म नहीं हुआ है। जरूरत है उनके सदृश भक्ति और सयम- 
की। इस यूगमें थोडी भक्ति और थोडा सयम भी फलीभूत हो जाता है, क्योकि 
यदि बीमारकों इतनी मात्रा दी जाती है जिसका अनुभव उसे अबतक न हुआ हो, 
तो वह थोडी होनेके बावजूद असर कर जाती है। 

हाँ, इसपर अवश्य ही यह सवाल हो सकता है' “ दूसरोको यति बताते हो 
तो तुम खुद ही यति होकर दिखा दो न, बस सब-कुछ हो जायेगा।” यह बात 
भी सच है। परन्तु यदि मेरा बचाव समझमे न आया हो तो में उसे लिखकर नही 
समझा सकता। फिर यह लेख उन लोगोके लिए नहीं छिखा गया है जो ऐसी शंका 
उठाते है। क्‍या यह सम्भव नहीं हो सकता कि जो बात मुझे बुद्धि द्वारा बिलकुल 
सम्भव मालम होती हो उसे करनेका हादिक सामर्थ्य मुन्ममे न हो? मैने सामथ्यंका 


१. (१७८१-१८३० ); स्वामीनाराषण मतके सस्थापक। 
२ बगालुम सोलहवीं सदीमें कष्णमक्तिके प्रबल प्रचारक भौर जाति-प्रथाके विरोथी। 


५०० सम्पूर्ण गांधी वा्॑मय 


ठेका तो ले ही नही रखा है। बहुत सम्भव है, गुजरातमे मुझसे भी अधिक हृदयका 
बल रखनेवाले लोग हो। मेरी प्रार्थना उन्हीसे है। 

[ गुजरातीसे | 

नवजीवत, २०-४-१९२४ 


३५८. मेरे अनुयायी 


एक सभाका विवरण मुझे प्राप्त हुआ है जिसमें एक सज्जन लिखते है: 

इस घटनाका हाल लिखनेवाले और पूववोक्त भाषण करनेवाले दोनों सज्जन इस 
बातकों नही जानते कि मेरा अनुयायी सिर्फ एक है, और वह खुद में हँ। इस एक' 
अनुयायीको सभालना ही मेरे लिए कठिन पड़ता है तो फिर दूसरोकी तो बात ही 
क्या है? मेरा यह अनुयायी ऐसे खेल रचा करता है कि मैं कभी-कभी घबरा जाता 
हैं। परन्तु मेरे सिद्धान्त इतते उदार हैँ कि में उसपर दया करके उसकी भूलोको 
दरगुजर कर देता हूँ और उसे आगे बढतेकी प्रेरणा देता हूँ। मेरा यह प्रयत्न 
कुछ हृदतक सफल भी होता है। परन्तु जबतक पूरी सफलता न मिले तबतक मैं 
दूसरे अनुयायी बनाकर क्या करूँगा ? मे अपूर्णतामे अपूर्णताकों मिलाकर पूर्णता पानेकी 
आशा नहीं रखता। जब में अपने आपको अपना पूर्ण अनुयायी बना छरूँगा तब सारे 
ससारको न्योता देनेमें मुझे लज्जा अथवा भय न मारछूम होगा और ससार भी मेरा 
अनुसरण आसानीसे करेगा। अभी तो मे अपने प्रयोगरें साथियोकों खोज रहा 
हूँ और में तथा मेरे साथी सत्याग्रही कहे जाते हैँ। में सत्यका पूरा आम्रही हूँ। 
में आशा रखता हूँ कि ईइवर मुझे आखिरी कसौटीपर भी खरा उतरनेकी शक्ति 
देगा और मुझे ऐसा विश्वास भी है। में सत्यमूर्ति नही हँ। अभी तो यह स्थिति धवल- 
गिरिके शिखरकी तरह मेरी पहुँचफे बाहर मालम होती है। वहाँ पहुँचनेका प्रयत्न कोई 
साधारण बात नहीं है। मुझे अबतक जिन जीतोका श्रेय दिया जा सकता है वे मुझे रास्ता 
चलते मिली है, ऐसा समझना चाहिए। ऐसी जीते सत्याग्रहीके लिए अवलम्बनरूप 
होती है; वे उसे आशा बँधाती है। जब वह सत्यका साक्षात्कार कर लेता है तब 
तो वह करोडोंके हृदयोका सम्राद बन जाता है इसमे मुझे जरा भी सन्देह नहीं। 

ऐसी अवस्थामें यदि पूर्वोक्त सभापति महाशय मेरे साथी ही बनेंगे तो में इसे 
बहुत मानूंगा। इन सभापतिजीने अपने सिरपर एक बडी जिम्मेदारी उठा ली है। 
पिछले हफ्ते अपने “ सत्याग्रह और समाज-सुधार ”” नामक लेखमे मे बता चुका हूँ 
कि सत्याग्रह कोन कर सकता है। सभापतिजी तथा दूसरे महाशय उसपर विचार 
और मनन करें। 


१. यह पदों नहीं दिया गया है। विवरणमें उक्त सभाके सभापतिके कुछ वाक्य उद्धृत किये गये 
थे। समापतिने कहा था कि मैं तो साथारण आदमी हूँ परन्तु . , . मद्दोदयने मुझे इस संग्राममें खींचा 
और गाधीजीका अनुयायी बना दिया। । 


मेरे अनुयायी ५०१ 


सत्याग्रह शाइवत सिद्धान्त है। उसका प्रयोग हम नवीन क्षेत्रमे कर रहे है। 
आजतक उसका प्रयोग व्यक्ति और कुटुम्बतक ही सीमित रहा है। उसकी सीमा 
हमने बढ़ा दी है। अब हम व्यक्तिसे समृदायपर चले गये है। मै तो कितने ही श्रयोगोसे 
यह जान चुका हूँ कि दोनो क्षेत्रोमें उसका विस्तार सम्भव है। परन्तु हर बार शर्तें 
यह थी कि नेताओंमें थोड़ी-बहुत मात्रामे वे गृण थे जो गत अकमे बताये गये है और 
सिपाही सच्चे थे। यदि नेता कुशल हों, परन्तु सिपाही सच्चे न हो तो निष्फलता 
ही मिल सकती है, यह अनुभव हमें बारडोली सत्याग्रहके समय हुआ था। और 
नेताओकी कुशलता और सिपाहियोकी सचाईका अनुभव हमने बोरसदमें किया था। 
उनसे हमारा यह वहम बिलकुरू दूर हो गया कि हरबार सत्याग्रहके समय में ही 
नेता रहँँ अथवा कमसे-कम सलाहके लिए तो मेरी मौजूदगीकी जरूरत है ही! 
हमे यह कभी न भूलना चाहिए कि सफल सत्याग्रहके छिए सिर्फ तीन बातोंके मेलकी 
आवश्यकता है--कुशल और गृणी नेता, सच्चे सिपाही और शुद्ध ध्येय । 

इन सभापति महाशयके उदगार देशी राज्योमे होनेवाले सत्याग्रहके सम्बन्ध है। 
अतः देशी राज्योमे सत्याग्रह करनेकी आवश्यकताके विषयपर भी कुछ विचार कर 
लेना जरूरी है। उदयपुर राज्यमें बिजौलियाके राजपूत किसानोने सत्याग्रह किया था 
और उसमें पूरी विजय प्राप्त की थी। वाइकोम त्रावणकोर राज्यमे है। वहाँ आज 
सत्याग्रह चल रहा है। परन्तु दोनोमे काग्रेसने दखल नहीं दी और उसे दखल 
देना भी नहीं चाहिए। में समझता हूँ कि यह सिद्धान्त स्वीकार किया जा चुका है 
कि देशी राज्योमें काग्रेस न तो सत्याग्रह करे और न कराये। और यह ठीक भी है। 
काग्रेसका ध्येय है ब्रिटिश भारतके लिए स्वराज्य प्राप्त करना। अत यदि वह दूसरे 
भागोंके सत्याग्नहमें पडेगी तो यह अपनी हदसे बाहर जाना होगा। यदि कांग्रेसका ध्येय 
सिद्ध हो जाये तो देशी-राज्योंका प्रशत अपने आप हल हो जायेगा। परल्तु इसके 
खिलाफ यदि देशी राज्योकों स्व॒राज्य मिल जाये तो उसका असर ब्रिटिश भारतपर 
शायद ही पड़ेगा। इसलिए देशी राज्योके सत्याग्रहमे काग्रेससे सहायता पानेकी आशा 
नही रखी जा सकती। देशी राज्योंमे काम करनेवाले प्रत्येक कार्यकर्ताकों यह बात 
समझ लेनी चाहिए। 

परन्तु इस प्रतिबन्धका अर्थ यह नहीं है कि काग्रेसका कोई सदस्य देशी रजवाडोंके 
सत्याग्रहमें शरीक नहीं हो सकता। आज काग्रेसके बाहर अनेक काम हो रहे हे, 
और उनमे कांग्रेसके सदस्य सेवा कर रहे है। जो दूसरा सिद्धान्त प्रत्येक सेवकपर 
लागू होता है, वह कांग्रेसके सदस्योपर भी लागू होता है। वह यह है कि वे कांग्रेसका 
जो काम करते हो उसे छोड़कर, उसे नुकसान पहुँचाकर, नया काम नहीं कर सकते। 
हमारे देशमें ऐसी प्रथा पड़ गई है कि एक ही व्यक्ति अपने बूतेसे ज्यादा काम अपने 
सिरपर ले लेता है और फिर उसके सब काम थोड़े-बहुत परिमाणमे बिगड़ते है। 


१, बारडोली सत्याग्रह फरवरी १९२० में चौरीचौराकी हिंसाके कारण स्थगित करना पड़ा था 
देखिए खण्ड २२। 
२, सनू १९२३-२४ के सत्याग्रह आन्दोलनमें। 


५०२ सम्पूर्ण गांधी वाइःमय 


ऐसी हलचलोमे एक बड़ा भय यह रहता है कि अगुआ लोग अति उत्साहके 
कारण आगा-पीछा न सोचकर आन्दोलनमें कूद पडते है और बादमे जब सिपाहियोंकी 
कमी पड़ती है तब परेशान होते है और हार जाते है। हरएक हलरूचल आरम्भ करनेसे 
पहले यह सोच लेता चाहिए कि इसमें लोग कहाँतक साथ देगे। दो-चार जवानोका 
उत्साह बडी ऊूडाई चलानेके लिए काफी नहीं होता। जहाँ लोग तैयार न हों वहाँ 
लोगोके नामपर किसी कामको आरम्भ करना हर तरहसे हानिकर है। जिसमे उमग 
हो वह खुद ही आग सुलगाकर उसमे अपनी आहुति देकर शुद्ध हो सकता है। वह 
रोष या द्वेष न करे। जो इस तरह आगमसे कूदता है वह शौकके कारण कूदता है, 
परीपकारके लिए नहीं। आगसे दूर रहना उसे दु खदायी मालम होता है। ऐसी 
आहुतियोकी भी आवश्यकता होती है। इस तरह अपना बलिदान करनेका अधिकार 
सबको है। ऐसे व्यक्तिगत त्यागसे ससारके कितने ही महान्‌ कार्य सिद्ध हुए है। 

परन्तु जब सामूदायिक सत्याग्रहका सवाल खड़ा होता है तब व्यक्तियोंके उत्साहपर 
पूरा-पूरा अकुश रखनेकी जरूरत होती है। तब छोगोमे उत्साह, धीरज और सहिष्णुता 
होनी चाहिए। यदि लछोगोमे केवल उत्साह हो और वे सफलता न मिलनेपर धीरज खो 
बैठें तो हार हुए बिना न रहेगी। यदि उनमें कष्ट सहन करनेकी शक्ति न हो तो जब 
सत्ताधीश अन्दाजसे कही ज्यादा कष्ट देते है तब उनके हिम्मत हार जानेकी सम्भावना 
रहती है। इसलिए अगुआ लोग इन' तमाम बातोपर विचार करके ही युद्धमें उतरे। 

एक ओर बात भी ध्यानमें रखने लायक है। अक्सर यह विश्वास रखा जाता 
है कि सत्ताधीश एक हदसे आगे नहीं बढेगे। ऐसे विश्वासके लिए स्थान ही नही 
है। सत्ताधीशका तो काम ही होता है विरोधकों दबा देना। जब बह लोगोंकी माँगकों 
मजूर न करना चाहता हो तब वह लोगोको हर तरहसे दबा देना अपना धर्म समझता 
है। इसलिए यह मानना कि वह दया करके कम कष्ठ देगा, महज भोलापन है। ऐसे 
ही भोलेपनके कारण वाइकोमके सत्याग्रहियोने मान लिया था कि त्रावणकोरके राजा 
नेताओंको गिरफ्तार नही करेगे। क्यो गिरफ्तार नहीं करेगे ? क्या त्रावणकोरके राजा 
सत्याग्रहकी मदद करना चाहते हैँ” यदि केवल नेताओकों पकडनेसे कोई हलचऊ दब 
सकती हो, और उसे दबाना धर्म हो तो उसके नेताकों पहले पकडना धर्म ही है। 
इससे बेचारे सिपाही छोग कष्टसे' बच जाते है। और यदि सिपाही खुद नेताका स्थान 
लेने लायक हो तो वे नेताके कद होतेपर खुश होगे, उसकी गिरफ्तारीका स्वागत 
करेगे। यदि सत्ताधीश नेताको नहीं पकडते तो इसी खयालसे नहीं पकंडते कि उसे 
पकडनेसे लडाई अधिक जोर पकडेगी। अतएवं हमे यह मानकर ही लऊडाई आरम्भ 
करनी चाहिए कि सत्ताधीश उनसे जितना हो सकता है उतने कठोर उपायोंका अब- 
लम्बन करके लडाईको दबा देनेका प्रयत्न करेगे। 

इस प्रकार तमाम बातोपर पूरी तरह गौर करनेपर यह निरचय हो जाये कि 
हाँ, तमाम शर्तोका पालन होगा तो फिर किसी भी अवस्थामें सत्याग्रह किया जा 
सकता है और उसका फल भी अवश्यमेव शूभ होगा। 

[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, २०-४-१९२४ 


३५९. गो-रक्षा 


गो-रक्षासे हिन्दू-मुस्लिम ऐक्यका निकट सम्बन्ध है। परन्तु हम आज गो-रक्षाके 
प्रशतपर उस दृष्टिसे विचार नही करेंगे। हिन्दू-मुस्लिम ऐक्यके सम्बन्धमे तथा उसको 
सामने रखकर गो-रक्षाके सम्बन्धमें मुझे बहुत-कुछ लिखना है। वह समय आनेपर 
होगा। इस लेखमे धमकी दृष्टिसे भी गो-रक्षाके प्रश्नपर विचार नहीं किया जायेगा। 
हम इसपर केवरकू आशिक दृष्टिसे ही विचार करेगे! 

मुझे जुह-जसे एकान्त स्थानमे रहते हुए कुछ अनुभव हुए है, जिनसे मेरे पुराने 
विचार ताजा हो गये है। मैं इन्हीं विचारोकों पाठकोके सामने रखना चाहता हूँ। 
मेरे साथ रहनेवाले, मेरी देखरेखमें बड़े हुए या मेरे साथ निकठ सम्बन्ध रखनेवाले 
कुछ छोगोंको जो बीमार हैं, मेने यहाँ अपने साथ जलवायु-परिवर्तनमे भाग लछेनेके 
लिए बुला लिया है। उनकी मुख्य खुराक गायका दूध है। यहाँ गायका दूध मिललेमें 
कठिनाई होने छंगी। यहाँसे नजदीक ही बम्बईके तीन उपनगर है -- विले पारले, 
अन्धेरी और सान्ताक्रज। इन तीनो जगहोसे भी गायका दूध आसानीसे मिलना कठिन 
हो गया। भेसका दूध जितना चाहिए मिल सकता है। वह भी मुझे बिना सिलावटका 
इसलिए मिल सकता है कि मेरी खास चिन्ता रखनेवाले मित्र आसपास बसते है; 
नहीं तो वह भी यहाँ शुद्ध रूपमे दुर्लम है। अन्तमे मुझे तो ईश्वर और मित्रोकी 
कृपासे गायका दूध भी मिल गया है। हालाँकि मित्रोने मुझसे कहा है कि वे अपने 
बचे हुए दूध से ही मुझे गायका दूध भेजते है, फिर भी मुझे डर है कि मैने उनकी 
जरूरतके दूधर्मं हिस्सा बंटाया है। परन्तु क्या मेरे जैसा सदभाग्य सभीका होता है? 
में अपने-आपको भिखारी कहता हूँ, तथापि मुझे किसी तरहकी अड़चन नहीं उठानी 
पडती। मित्रोके इस असीम प्रेमकी पात्रता मुझमें कितनी होगी, यह तो मेरे मरलेके 
बाद दया करके जब कोई ठीक-ठीक हिसाब लछगायेगा, तभी पता चलेगा। 

परन्तु गायके दूधके इस अभावने मुझे फिर जाग्रत कर दिया है। हिन्दुस्तान 
जैसे मुल्कमे, जहाँ जीव-दयाका धर्म पालनेवाले असंख्य मनुष्य बसते है और जहाँ 
गायकों माताके समान माननेवाले करोड़ो धर्मात्मा हिन्दू रहते है, वहाँ गायोंका ऐसा 
बुरा हाल है, वहाँ गायके दृूधका इतना अभाव है, गायोके दूधमें मिलावट होती है 
और वह गरीबोकों सवंथा अलभ्य है। इसमें दोष न मुसलमानोंका है और न अंग्रेजी 
सत्ताका। यदि इसमें किसीका दोष है तो वह हिन्दुओका है। किन्तु वह दोष जान- 
बूझकर की जा रही उपेक्षाका नहीं, अज्ञानका परिणाम है। 

हिन्दुस्तानमें जगह-जगह गोशालाएँ है, किन्तु उनकी हालत दयनीय है। उनके 
काम करनेका तरीका सदोष है। इन गोशालाओ या पिजरापोलछोमें बेशुमार धन खर्चे 
होता है। कुछ छोग कहते हैँ कि अब तो यह सोता भी सूखने लगा है। शायद 
एसा हो भी। परन्तु मुझे यकीन है कि अगर यह काम अच्छी बुनियादपर उठाया जा 


(५०४ सम्पूर्ण गांधी वाइःमय 


सके तो हिन्दुस्तानके भावुक हिन्दू रुपयोका ढेर लगा देंगे। मुझे दृढ विश्वास है कि 
यह काम असम्भव' नहीं है। 

पिजरापोल शहरोके बाहर विस्तृत मैदानमें होने चाहिए। उनमे केवल बूढ़े 
पशु ही नहीं बल्कि दुधारू पशु भी होने चाहिए। हर शहरकों अपने ही पिजरा- 
पोलसे अच्छा दूध मिलना चाहिए। मुझसे अपरिचित छोगोने मुझे मशीनोके खिलाफ 
बताकर मुझे खूब बदनाम किया है और मेरा मनोविनोद भी किया है। में इन दुरध- 
शालाओका सचालन करनेके लिए जितनी मशीनोकी जरूरत हो उन सबको खरीदनेंके 
खिलाफ अपनी “ महात्मा ” की आवाज नहीं उठाऊँगा, यही नहीं बल्कि उसके पक्षमे 
अपनी नम्न राय देनेकों भी तैयार हूँ। यदि इस दुग्धशाऊाओकी देख-भाऊकके लिए कोई 
हिन्दुस्तानी व्यवस्थापक न मिले तो में किसी सच्चे अग्नेजको नियुक्त करनेके लिए 
भी तैयार हो जाऊँगा। इस प्रकार यदि हम इन पिजरापोछोको दुग्धशाला बनायेंगे 
और अच्छे-अच्छे पशुओंको पालकर दूध-मक्खन कम दामोपर बेवेगे तो हजारों मवे- 
शियोको सुख पहुँचेगा और गरीबों और बच्चोंको स्वच्छ और सस्ता घी मिलेगा। 
अन्तमे ऐसी प्रत्येक गोशाला स्वावरूम्बी अथवा रगभग स्वावरूम्बी बन जायेगी। मेरे 
इस कथनतमें कितनी व्यावहारिकता है यह बात किसी एक गौशालामे ऐसा प्रयोग 
करनेसे मालम हो जायेगी। 

में आशा करता हूँ कि इसपर कोई यह शंका न उठायेगा कि “इसमे धर्म 
कहाँ है? यह तो रोजगार हो गया?” यदि कोई ऐसा शकाल पाठक हो तो 
में उससे इतना ही कहना चाहता हूँ कि धर्म और व्यवहार ये दोनो हमेशा परस्पर 
विरुद्ध नहीं होते। जब व्यवहार धर्मका विरोधी दिखाई दे तब वह त्याज्य है। 
धर्मकी कसौटी भी तभी होती है जब वह व्यवहारमें परिणत होता है। धर्ममें मामूली 
कार्य-कुशअलताके अलावा कुछ और बातोकी जरूरत होती है, क्योकि विवेक, विचार 
और ऐसे ही अन्य गुणोंके बिना धमेंका पालन ही असम्भव है। आजकल तो धन 
कमानेमें रत सेठ-साहुकार सरलू चित्तसें अनेक प्रकारके दान बिना विचारे ही करते 
रहते है। जो संस्थाएँ इस दानका शिकार होती है उनके व्यवस्थापक उन सस्थाओको' 
बिना विचारे चलाते है और हम उनका अनुमोदन करते हैं। इस तरह तीनो ही पक्ष 
अनजानमें ठगे जाते हैं और समझते है कि वे धर्म कर रहे हैं। सच बात तो यह है 
कि इस प्रकार धर्मके नामपर बहुत बार बिलकुल अधमम ही होता है। यदि तीनो 
पक्ष विवेकपूर्वक धर्मेंको समझें और उसके अनुसार चलें अथवा एक पक्ष भी ऐसा 
करे तो प्रत्येक संस्था शुद्ध धर्मंसे दमक उठे। 

[ गूजरातीसे | 
नवजीवन, २०-४-१९२४ 


३६०. तार: के० एम० पणिक्करको 


[२१ अप्रैछ, १९२४ या उसके पदचात | 
मुफ्त भोजनालयोंका चालू किया जाना ठीक नहीं जान पड़ता। पत्र भेज 
रहा हूँ। 


अग्नेजी प्रति (एस० एन० १०२८८) की फोठो-नकछसे। 


३६१. पत्र: महादेव देसाईको 


बूधवार [२३ अप्रैल, १९२४ | 
भाईश्री महादेव, 
इसके साथ गुजराती सामग्री है। वल्लभभाईने तुम्हारा भेजा हुआ बण्डल मुझे 
दे दिया है। किन्तु में उसमें से आज तो कुछ भी तही ले रहा हूँ। तुमने वीस- 
नगरकी घटनाका जो वर्णन किया है वह भाषाकी दृष्टिसे सुन्दर है। विषय-वस्तुकी 
दृष्टिसि वह आँखोमे आँसू छा देनेके लिए पर्याप्त है। किन्तु मेने तो अपना हृदय 
पत्थरका बना लिया है। इस दृष्टिसे तो हम इस ससारमे चीटीसे भी तुच्छ है। चीटी 
हमे अपनी निगाहम तुच्छ लगती है और ईइ्वरकी' दृष्टिमों हम स्वयं कैसे है ? फिर 
हम कीटाणु-जैसे तुच्छ जीव किसी वस्तुको देखकर कैसे प्रसन्न हो अथवा रोयें ? 
एक मुसलरूमानने ढप्रजामित्र में मेरे नाम एक खुली चिट्ठी प्रकाशित की है। 
इसमें जहर तो है ही, किन्तु एक अच्छी सलाह भी है। उसने लिखा है कि आप 
दोनो जातियोमे शान्तिका प्रसार नहीं कर सकते तो चुप होकर क्यो न बेठ जाये 
और तमाशा देखते रहे। मेरी भाषा” छेखको पहले पढ़ लेना। शिखर निवासी ' 
कौन है यह तो तुम जानते ही हो। वालजीने “नवजीवन” कितने परिश्रमसे पढ़ा 
है? उन्होंने जो सुधार किये है उनमे से अधिकतर हमे लज्जित करनेवाले है। यदि 
'नवजीवन ' के लेखोंको तुम पहले पढ लेते हो तो इन दोषोके सम्बन्धमें में निश्चय 
ही तुम्हे उत्तरदायी मानूगा। किन्तु मुझे कुछ ऐसा खयाल है कि तुमने इन लेखोको 
छपनेसे पहले नहीं पढा। तुमने तो उन्हें छपनेके बाद ही पढ़ा। तब इन लछेखोकों 
किसने पढा ? यदि इनको आननन्‍्दस्वामीने भी न पढा हो तो इसके लिए उत्तरदायी 


१, यह तार श्री के० एम० पणिक्करके २१ तारीखको प्राप्त निम्नलिखित तारके उत्तरमें भेजा गधा 
था; “ शिरोमणि समितिने निश्चय किया है कि लेंगर खोल दिया जाए। वाश्कोम जत्था शीघ्र दी रवाना 
होनेवाला है। भाशा है भापकी स्वीकृति प्राप्त होगी। ? 

२ इस पत्रमें उब्लिखित “मेरी भाषा” शीषेक छेख २७-४-१९२४ के नवजीवनमें छपा था। 
इससे पहले बुधवार २३ भग्रैल्को पढ़ता था। 


५०६ सम्पूर्ण गाधी वाडमय 


किसे मान ? क्‍या बच्चोकों मान ” सच तो यह है कि यदि हम भाषाके स्पष्ट दोषों- 
को भी न सुधार सके तो हमे 'नवजीवन' को चलानेका तनिक भी अधिकार है क्‍या? 
में स्वयं तो अपने लेखोंको आवश्यक सावधानीसे और वह भी भाषाकी दृष्टिसे जाँचने 
योग्य अभी नहीं हुआ हूँ। यदि तुम अथवा स्वामी उनकी पूरी तरह जॉच करनेकी 
जिम्मेदारी अपने ऊपर न लो तो मुझे नवजीवन 'को बन्द करनेमें भी झिशक न 
होगी। यदि कोई मनुष्य अपने कार्यकों सत्तोषजनक रूपसे पूरा न कर सके तो उसको 
छोड़ देना उसका कत्तेंव्य है। 

अन्य बातोंके सम्बन्धमे भी मे लिखना चाहता हूँ; किन्तु फिलहाल जितना हमारा 
काम चलानेके लिए काफी है उतना लिखकर ही मुझे सनन्‍्तोष मानना चाहिए। इस 
बार जो सामग्री भेजी है उसे तुम दोनोमें से कोई सावधानीसे देख जाये। 


बापूके आशीर्वाद 


| पुनरंच ] 
मैने “ क्रीड” शब्दके लिए “विचारमान्यता' शब्दका प्रयोग किया है। यदि 
तुम्हारे खयालमे कोई ज्यादा अच्छा शब्द आ जाये तो इसके स्थानपर उसे रख देना। 
वहाँ कोई भी राधाके सम्बन्धर्में चिन्तित क्यों हो? वह अब बिलकुल ठीक 
है। यह पत्र स्वामीको दिखा देना। 


गुजराती पत्र (एस० एन० ८७६०) की फोटो-तकलसे। 


३६३. कुछ टीपें 


[२३ अप्रैल १९२४ या उसके पर्चात |' 

वे अध्यक्षका चुनाव कंसे कर सकते है” 

यह तो में वललभभाईसे सलाह कर लेनेपर ही कह सकता हूँ। 

वे अपनी समितिकी बेठक स्थगित कर दें। 

अब उन्हें तार भी कंसे मिल सकता है? 

यह जानते हुए उनको तार नही देना चाहिए और जैसा वे ठीक समझे उनको 
वसा करने देना चाहिए। 

यदि उनके पास कोई काम न हो और उन्हें बेकार रहना अच्छा न लगता हो 
तो वे चरखा तो चला ही सकते है। 

गुजराती प्रति (जी० एन० ५७३०) की फोटो-नकलसे | 


२. ये टीपें गांवीजीने अपने दाथसे एक तारके पीछे लिखी हैं जो २३ भग्रैठ, १९१४ को बल्वन्त- 
राव मेहताकी ओरसे वल्कमभाई पंटेलकी भेजा गया था। तार यह था: “ देवचन्दभाईका तार, समित्तिकी 
बेठक स्थगित | भन्तिम निरदेश तारसे भेजे। ” 


३६३. टिप्पणियाँ 


वाइकोस' सत्याग्रह 

वाइकोममें अस्पृश्यता-निवारणके लिए जो संघर्ष चल रहा है उससे सत्याग्रहके 
अध्ययतके लिए खासी दिलचस्प सामग्री मिल जाती है, और चूँकि उसका सचालरून 
भी बडी शान्तिके साथ हो रहा है, इसलिए इस दिल्याें काम करनेवाले भावी 
कार्यकर्त्ताओके लिए वह उपयोगी सिद्ध हुए बिना नहीं रहेगा। त्रावणकोरके अधिकारी 
निषेधाज्ञाके सम्बन्धमे अभीतक झूके नहीं है; फिर भी वे अपना काम बडी शिष्टताके 
साथ कर रहे है। लोग इस बातको जानते है कि उन्होने सत्याग्रहियोके साथ किये 
जानेवाले जोरो-जूल्मको 'रोकनेकी कोशिश किस तत्परतासे की। जेलमे भी ठीक वैसा 
ही व्यवहार किया जा रहा है जैसा कि बाहर किया जाता था। श्री मेनन त्रिवेन्द्रम 
जेलसे लिखते है: 

सेने जो सोचा था वही हुआ। में अब अपने मित्र श्री साधवन्‌के साथ 

त्रिवेन्रस सेन्ट्रल जेलकी चहारदीवारीके अन्दर हूँ। हम राजकीय कदीकी तरह 

रखे गये हे। हमारे लिए एक अलह॒दा ब्लाक दे दिया गया है। हम अपने 

ही कपड़े पहनते हे। एक कंदी हमारे लिए भोजन बनाता है। में जेसा भोजन 

घरपर करता था, बेसा ही यहाँ भी मिलता है। भेरे सिन्र श्री साधवनके बारेमें 

भी यही सम्रेजझ्लिए। किताबों और अखबारोंके पानेकी भी अनुमति है। अलबत्ता 

पत्नोंमे हम वाइकोमके सासलेसें कुछ भी नहीं लिख सकते। सित्रगण रविवारकों 

छोड़कर सुबहके ८ बजेसे शासको ४ बजेतक हर रोज मिल सकते हे। 

मुझे यकीन है कि आप यह जानकर खुश होंगे कि सुर्पारिटेंडेंड तथा 

दूसरे जेल अधिकारी हमें आरास पहुँचानेकी हर तरहसे कोशिश कर रहे हे। 

वबाइकोमके पुलिस अधिकारी हमारे साथ जंसा अच्छा बरताव करते थे बसा ही 

ये भी करते हे। 

सत्याग्रही कैदियोके साथ इस तरह सहानूभूतिपूर्ण व्यवहार करनेके लिए त्रावण- 
कोरके जेल-अधिकारी बधाईके पात्र है। हम आशा करते है कि अन्ततक दोनो ओरसे 
मौजूदा आत्म-सयम और हशिष्ट व्यवहार कायम रहेगा। 


प्रार्थंन-पत्र किसलिए ? 


वाइकोम सत्याग्रहियोको मैने यह सलाह दी थी कि जबतक सत्याग्रह जारी है 
तबतक संचालकोको चाहिए कि वे प्रार्थना-पत्रो, सार्वजनिक सभाओ, शिष्टमण्डलों 
आविके द्वारा राज्यकी सहायता और लोकमतको अपनी ओर करनेके लिए कुछ न उठा 
रखे। इसपर बड़ा आइचर्य प्रकट किया गया है। आलोचकोकी दलील यह है कि मेने 


५०८ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 
देशी राज्यके अधिकारियोंके साथ पक्षपात किया है, क्योकि वे देशी राज्यके है; परल्तु 
अग्नेजी अधिकारियोके प्रति मेसा विरोध-भाव रहता है, इसलिए कि वे विदेशी राज्यके 
प्रतिनिधि हैं। मेरे नजदीक तो ऐसा हरएक शासक विदेशी ही है जो छोकमतको 
अवहेलना करता है। दक्षिण आफ़िकामें सत्याग्रहके जारी रहते हुए भी हिन्दुस्तानी 
आखिरी वक्‍ततक अधिकारियोके साथ लिखा-पढी करते रहते थे। पर ब्रिटिश भारतमें तो 
हम लोग असहयोग कर रहे है; और यह इसलिए कि हम इस पूरी दशासन-प्रणालीको 
सुधारने या मिटा देनेपर तुले हुए हैं। अतएव प्रार्थना-पत्रोंका तरीका बेकार है। 

त्रावणकोरमे सत्याग्रहियोका आक्रमण समूची प्रणालीपर नहीं है। बल्कि उसपर 
तो उनका हमला है ही नहीं। वे तो सिर्फ पण्डे-पुजारियों ढ्वारा फैलोये गये अन्ध- 
विश्वासोके विरुद्ध सघर्ष कर रहे हैं। त्रावणकोर राज्यका प्रवेश इसमें सिह॒द्वारसे नहीं 
हुआ; उसका इससे सीधा सम्बन्ध ही नहीं है। ऐसी हालतगे यदि सत्याग्रही अधि- 
कारियोसे बातचीत न करे और शिष्टमण्डलो, सभाओ आदिके द्वारा लोकमतको अपनी 
ओर न करे तो वे अपने रास्तेसे विचलित हुए कहलायेगे। आमने-सामनेकी लड़ाईमें 
सर्वेदा दूसरे सुसगत उपायोका बहिष्कार नहीं होता; और न सत्याग्रहियोका प्रार्थना- 
पत्र आदि भेजना हमेशा ही कमजोरीका चिह्न माना जाता है। जिस व्यक्तिमें नम्नता 
न हो वह सत्याग्रही हरगिज नही है। 

कुछ और खुलासा 

मुझसे कहा गया है कि मैं अपनी इस दलछीलकों और स्पष्ट करूँ कि इस 
आन्दोलनमे त्रावणकोरके बाहरसे सहानुभूतिके अछावा किसी और तरहकी सहायता न 
ली जाये। एक भेंटके' दौरान में इस सम्बन्धमे उपादेयताकी दृष्टिसे अपने विचार 
प्रकट कर चुका हूँ । परन्तु ऐसी सहायता लेने, या स्वीकार तक करनेके सम्बन्धमे मूलभूत 
आपत्ति भी है। सत्याग्रह या तो अनेक कमजोर लोगोके लिए चन्द त्यागी लोग 
करते है या भारी सकट पड़नेपर सुट्ठी-मर लछोग उसका प्रयोग करते हैं। पहली 
सूरतमे, जो कि वाइकोमपर घटती है, अनेक लोग उत्सुक होते हुए भी कमजोर हू 
और कुछ लोग उत्मुक और समर्थ है तया अछूतोके लिए अपना सब-क्रुछ बलिदान 
करनेके लिए तैयार भी है। ऐसी हालतमे स्पष्ट है कि उन्हे किसी प्रकारकी बाहरकी 
सहायताकी जरूरत नहीं है। पर मान लीजिए कि उन्होने बाहरी इमदाद ली, तो 
इससे अछूत देशवासियोंका क्या हिंत होगा? जबतक वहाँके सबल हिन्दू आगे न 
बढें तबतक निरबेल हिन्दुओंकी सबल प्रतिपक्षियोके सामने कुछ न चलेगी। हिन्दुस्तानके 
अन्य प्रान्तोसे सहायतार्थ आनेवाले छोगोकी कुरबानीसे वहाँके विरोधियोंके दिल 
पसीजनेवाले नहीं है! बहुत सम्भव है. कि इसके फलस्वरूप अछूत भाईयोकी हालत 
पहलेसे भी ज्यादा खराब हो जाये। याद रखना चाहिए कि हृदयकों परिवर्तित करनेके 
लिए एकमात्र सत्याग्रह ही अकसीर इलाज है। सत्याग्रही तो हृदयको द्रवित करनेकी 
कोशिश करता है, हिन्दुस्तानके दूसरे प्रान्तोसे दौड़-दौड़कर वाइकोममे जमा होनेवाले 
लोगो द्वारा यह सम्भव नही है। 


१, देखिए “ भेंट: हिन्दूके प्रतिनिधिते ”, १७-४-२४। 


टिप्पणियाँ ५०९ 


और फिर स्थानीय संघर्षको बाहटही आथिक सहायताकी भी जरूरत न होनी 
चाहिए। त्रावणकोर राज्यके सभी निर्बंल किन्तु हमदर्दी रखनेवाले हिन्दु अपनेकों 
गिरषतार न करायें और न अन्य प्रकारके कष्टोंका आह्वान करे; परन्तु वे आवश्यक 
आथिक सहायता कर सकते है, और उन्हे करनी भी चाहिए। यदि वे ऐसी सहायता 
नही करते तो मेरी समझमें उनकी हमदर्दीका कोई अर्थ नही है। 

जहाँ भारी मुसीबतोंका सामना करना पडे और बहुत-कम लोग सत्याग्रह करनेके 
लिए आगे आये उस परिस्थितिमे भी बाहरसे मदद लेना उचित नही। सार्वजनिक सत्याग्रह 
व्यक्तिगत अथवा कौदुम्बिक सत्याग्रहका विस्तृत रूप है। सार्वजनिक सत्याग्रहके प्रत्येक 
मामलेमें कौटुम्बिक सत्याग्रहके दृष्टोत्तको सामने रखकर उसकी जाँच करनी चाहिए। 
इस तरह फर्ज कीजिए कि म॑ अपने कुटुम्बसे छुआछुतके अभिशापको मिटा देना चाहता 
है। अब मान लीजिए कि मेरे माता-पिता इस विचारका विरोध करते है, मान 
लीजिए कि मेरे अन्दर उतना ही दृढ विश्वास है जितना कि प्रह्लादमे था, और मेरे 
माता-पिता पूरी तौरसे मेरी खबर लेनेकी धमकी भी देते हे, और वे मुझे सजा देनेके 
लिए राज्यकी भी मदद लेते है, तो मुझे क्या करना चाहिए ? क्‍या में अपने साथ 
कष्टसहन करनेके लिए और मेरे पिताने मेरे लिए जो सजा तजवीज की है उसमें शरीक 
होनेके लिए अपने मित्रोंको बुलाऊं” या मुझे चाहिए कि में हर तरहके कष्टो और 
तकलीफोंको, जो मुझे पहुँचाई जायें, खुद चुपचाप सहन करूँ और प्रेम और कुर्बानी 
की शक्तिपर ही पूरा भरोसा रखते हुए उनके हृदयको पिघलानेकी कोशिश कहूँ, 
जिससे उनकी आँखें खुल जायें और वे छुआछूतकी बुराईको देख सके? इतना 
में जरूर कर सकता हूँ कि जो बातें मेरे बालक होनेके कारण पिताजी सुननेको 
तैयार नही है, उन्हे समझानेके लिए विद्वानों और कुटुम्बके हितैषियोकी सहायता 
लूँ। लेकिन कष्ट-सहन करनेके अपने इस धर्म और सौभाग्यमें मैं उनमे से किसीको 
भी हाथ नहीं बॉँदाने दूंगा। इस कौटुम्बिक सत्याग्रहके कल्पित उदाहरणपर जो बात 
घटती है वही सावंजनिक सत्याग्रहपर भी पूरी-पूरी चरितार्थ होती है। ऐसी अवस्थाम 
वाइकोम सत्याग्रह सधर्षमें भाग लेनेवाले सत्याग्रही सख्यामे चाहे बहुत ही कम हों, और 
जैसाकि मैने सुना है, चाहे ज्यादातर हिन्दू उनके साथ हो, इतनी बात साफ है कि उन्हे 
लोगोकी सार्वजनिक हमदर्दीके अलावा दूसरे किस्मकी सहायतासे बचना चाहिए। 
शायद हर मौकेपर हम इस नियमके अनुसार काम न कर सके और इस मौकेपर 
भी शायद ऐसा न हो पाये, परन्तु हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि सिद्धान्त यही 
है। जहाँतक हमसे बन पड़े वहाँतक हमें इसपर कायम रहना चाहिए। 


चिरला-पेरछाकी मिसाल 


ऐसी ही एक घटनाके मौकेपर सलाह देनेका सुअवसर मुझे मिला था और वह 
है चिरला-पेरछाकी घटना, जिसका जिक्र भी मैं यहाँ किये देता हँ। वहाँके निवासियोंका 
दावा था कि हमारा समुदाय सगठित है और कुर्बानीके लिए तैयार है। और सचमुच 


१. देखिए खण्ड २१, पृष्ठ १६-१८ ॥। 


५१० सम्पूर्ण गाधी वाहमय 


मैने वहाँ अद्भुत हादिक एकता तथा साहस पाया और अत्यन्त कुशल एवं साहस- 
पूर्ण नेतृत्वके दृश्य देखे। मैने तो कह दिया था कि मै काग्रेससे या आम जनतासे इस 
बातकी सिफारिश नहीं कर सकता कि आपको किसी तरहकी आश्थिक सहायता दी 
जाये । यही नहीं बल्कि मैने यह भी कहा कि मे काग्रेसकों प्रस्ताव पास करके आपको 
उत्साहित करनेकी सलाह भी न दे सकूंगा। यदि आपकी विजय हुई तो उसका श्रेय 
काग्रेस छेगी' क्योकि यह हमारे तजवीज किये साधनकी विजय है, और यदि आपको 
असफलता मिली तो उससे काग्रेसका कोई वास्ता न रहेगा। लोगोंने मेरी बात समझ ली 
और मेरी सलाहको स्वीकार भी कर लिया। आज तीन सालके गहरे और चिन्तनपूर्ण 
विचारके बाद भी में उस समय दी गई सलाहमें कुछ भी परिवर्तत करनेकी आवश्यकता 
नही देखता। उलठे मुझे तो यही दिखाई देता है कि यदि हम अपनी ऊँचाईतक 
उठना चाहते हो तो हमें जेलके तमाम नियमोका ठीक-ठीक पालन करना ही पड़ेगा। 


आगेका काये 


कर्नाटक प्रान्तीय काग्रेस कमेटीनें अपनी बैठक बुलाई और अगले अधिवेशनके 
स्थानके निर्णयके सम्बन्धम अपने मतभेदोकों परस्पर निबटों लिया। प्रस्तावमें यह 
बात मान ली गईं है कि चुनाव सम्बन्धी विधिम त्रुटि है। साथ ही अपने पिछले निर्णय- 
की पुष्ठि भी की है कि अधिवेशन बेलगॉवम हो। में उक्त कमेटीको न्ुटियाँ दूर 
करनेके प्रयासके लिए साधुवाद देता हूँ । गलतियाँ इन्सानसे ही होती है, यह कहना तभी 
ठीक है जब इन्सान अपनी गलती' माननेको तैयार हो। मालहूम पड़ जानेपर भी गलती 
करते जाना इन्सानियतसे बहुत घटक्र है। कर्नाटकके सामने बहुत बडा काम पडा है। 
क्या' वह रचनात्मक कार्यक्रमके सम्बन्धमे भारतके प्रान्तोमे सबसे आगे बढ़ सकेगा? 
मुझे यकीन है कि वह ऐसा कर दिखायेगा। प्रश्न यह होना चाहिए कि क्‍या कर्नाटक 
सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू करने योग्य रचनात्मक कार्य कर दिखायेगा। उसके 
सामने ब्राह्मण और अन्नाह्मणकी समस्या तो है ही। यदि कर्नाटककों ही भारत मान 
लें तो क्‍या वह ब्राह्मण-अन्नाह्मणके बीच पारस्परिक अविश्वास रहते हुए भी पूर्ण 
स्व॒राज्यका उत्तरदायित्व वहन कर सकता है? में एक बात जानता हूँ, वह यह कि 
कमसे-कम एक दलको दूसरे सभी दलोका मन जीतनेके लिए अपना सर्वस्व त्याग देना 
चाहिए। यदि सभी दल एक-दूसरेके साथ सौदेबाजी करनेकी इच्छा रखे तो सवाल 
छोटे पैमानेपर हिन्दू-मुस्लिम समस्या-जैसा टेढ़ा हो जाता है। कठिन समस्याओको 
हल करनेका एक ही मार्ग है कि प्रत्येक दल दूसरे दलके हितको अपना ही हित 
साने। ऐसा किये जानेपर ग्रन्थि अनायास ही खुल जाती है। जिस प्रकार एकाध- 
बार गॉठको खोलनेके लिए हम सबसे पहले उसी धागेपर हाथ लगाते है जो पकड़में 
बहुत जल्दी आ जाये, इसी प्रकार जो व्यक्ति सबसे मिलकर चलता हैं वह आपसके 
वैमनस्थकोी आसानीसे मिठा सकता है। यदि स्वयंसेवक तथा कार्यकर्त्तागण सेवा 
करनेमे एक-दूसरेसे' होड़ बदें, यदि ब्राह्मण अन्नाह्मणोके सामने झुक जायें और 
अब्नाह्मण ब्राह्मणोके सामने नरमी अख्तियार कर ले तो पूरे कर्नाटकको उसकी आव- 
इयकतानुसार खादी मिलनी सम्भव हो जाये; वहाँ इस प्रकारके राष्ट्रीय स्कूल खुल 


टिप्पणियाँ ५११ 


जाये जिनमें एक ही कमरेमे ब्राह्मण, अन्नाह्मण, अन्त्यज, मुसलमान तथा दूसरे मता- 
वलूम्बियोके लड़के-लड़कियाँ शिक्षा प्राप्त करें। इस तरह हिन्दू-मस्लिम एकताका सही 
मार्ग खूल जायेगा और फलत, स्वराज्य प्राप्त करनेका सच्चा मार्ग दिखाई देते 
लगेगा। इस प्रकार हम देखते है कि यदि कर्नाठक-सच्चे दिलसे और स्थायी रूपसे 
ब्राह्मण-अश्नाह्मण समस्याको हकू कर छेता है तो उसकी सभी और देशकी बहुतेरी 
समस्यथाओका हल निकल आयेगा। 


उदारताका एक दुृष्टान्त 


अक्सर हम केनियामें बसे हुए भारतीय प्रवासियोके विरुद्ध यह सुना करते है कि 
चूंकि वे वहॉके निवासियोके हितकी परवाह नही करते इसलिए वतनियोके हितोंकी दृष्टिसे 
उनके आतन्रजनको सीमित कर देना चाहिए। यह आरोप तो सुननेमे बहुत आता है पर 
आजतक मैने यह कभी नही सुना कि भारतीय प्रवासियोने वतनियोको कोई क्षति पहुँचाई 
है। भारतीय प्रवासी उदारताका ढोंग नहीं रचते। इसी कारण वे वतनियोंके लिए 
स्कूल नहीं खोलते और न वे उन लोगोंके बीच मिशनरी-कार्य करते है। परल्तुन्मे यह 
दावेसे कह सकता हूँ कि भारतीय व्यापार चूँकि वतनियोके सिरपर जबरदस्तका 
ठेगा नहीं है इसीलिए प्रवासी भारतीयोकी उपस्थिति-मात्रसें ही वतनियोका समाज 
सभ्यताकी ओर अग्रसर होता है। 

परन्तु स्वभावत' प्रइन यह उठता है कि क्‍या भारतीयोके यूरोपीय निन्‍्दकोकी 
उपस्थिति वतनियोके लिए हिंतकारी है। केनियामे जो ब्रिटिश नीति बरती जा रही है 
उसकी तीज निन्‍्दा करते हुए श्री एन्ड्यूजने बहुत माकूल जवाब दिया है। उनका 
लेख आधुनिक ढगकी परोपकारिताका एक सुन्दर चित्रण है। श्री एन्द्रयूजने अपने तीक्न 
आलोचनात्मक लेखम यह दिखा दिया है कि वहाँ गोरोकी मौजूदगी वतनियोके लिए 
कितनी महगी' पड रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने श्री एन्ड्रयूजके मद्यपान सम्बन्धी 
लेखकी कट आलोचना की है और उनके द्वारा पेश किये गये तथ्योकी सत्यताको 
चुनौती दी है। श्री एन्ड्रयूजके “व्हाइट मैन्स ट्रस्ट नामक लेखमें उनके पिछले लेखकी 
अपेक्षा तथ्यों और आँकडोका बाहुल्‍य है। भ्री एन्ड्रयूज जो कुछ भी लिखते है उसका उन्हे 
ज्ञान होता है। वे इतिहासके विद्यार्थी है। यदि उन्हे अपनी भूलका पता छग जाता है 
तो वे स्वयं ही तत्काल अपनी गरूती कबूल कर लेते है, यह में जानता हेँ। और 
बारीकीसे देखते रहनेके आधारपर मै यह कह सकता हूँ कि यद्यपि उन्होंने बहुत अधिक 
लिखा है तथापि उनसे गलतियाँ बहुत ही कम हुईं हैे। मुझे इस बातपर आइचय हो 
रहा है कि टाइम्स ऑफ इड़िया” के लेखकने बिना पर्याप्त जानकारीके श्री एन्ड्रयूजके 
तथ्योको गहुत क्यो कहा। फिर भी मै श्री एन्ड्रयूजकी कलमसे निकले कुछ दूसरें आँकडे 
प्रस्तुत कर रहा हूँ और वे चुनौतीके रूपमे (यदि ऐसा कहना ठीक हो) पेश किये जा 
रहे हैं। अन्यथा उनको पेश करनेका मेरा अभिप्राय इतना ही है कि मानव-जातिके 


१. इस विषपमें “द व्हाइट मैन्स बडेन ” शीषेक छेख २४-४-१९२४ के यंग इंडियामें प्रकाशित 
हुआ था। 


५१३ सम्पूर्ण गांधी वाह॑मय' 

हिंतमें उनपर नम्रभावसे गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाये। स्व० सेसिल रोड्सने' 
कई बरत पहले ही कुछ नीतियोको  दिखावटी ईमानदारी ” या “ सन्दिग्ध सद्व्यवहार 
बताकर, इस पाखण्डका पर्दा-फाश कर दिया था। परन्तु यह बुराई उस महापुरुषकी 
भत्संनाके बावजूद अभीतक बरकरार है। यह ठीक है कि उन्होने भी अनेक बार 
गलती की, परल्तु उन्होंने उन गलरतियोपर पर्दा डालनेकी कोशिश नही की और इस 
तरह अपनी महानता और भलमनसीका परिचय दिया। केनियांमें ब्रिटिश सरकारकी' 
नीति निर्दोष आफ्रिकियोंके भयकर शोषणपर हमेशा पर्दा डाले रहनेकी ही रही है। 


लड़नेपर आमादा श्री पेनिगटन 


लडनेपर आमादा श्री पेनिंगटनने फ्राससे मेरे पूव॑वर्ती सम्पादकके नाम यह पत्र 
भेजा था 


भारत सरकारका एक बहुत पुराना अधिकारी होनेकी हैसियतसे मे आपके 
द्वारा सम्पादित यंग इंडिया बहुत ध्यानसे पढ़ा करता हूँ, ताकि यहूं समझ 
पाऊँ कि ब्रिटिश राज्यको असम्भव बना देनके बाद आप खुद उसका शासन 
किप्त तरह चलायेगे। कदाचित्‌ आप यह स्वीकार करेंगे कि हम ब्रिटिश लोग 
समझते हे कि भारतमें आन्तरिक एवं बाह्य शान्ति कायम रखनेका उत्तरवायित्व 
हम लोगोंपर हो है और इस कत्तंव्यकोी हमें निबाहना है। हमारा यह भी 
खयाल है कि इस दायित्वको हम केवछ उन लोगोंके हाथोंमं ही सौंप सकते हैं 
जो शासन करने योग्य सरकार' बना सकते हों। मेरे सनमें श्री गांधी तथा 
अनेक स्वराजियोंके प्रति अत्यधिक आवर-भाव है। परन्तु क्या आप सच्चे दिलसे 
यह मानते हे कि उनके द्वारा बनाई गई कोई भी सरकार ब्विठिश संगीनोंकी 
मददके बिना उस बड़े देशका शासन-तन्त्र चला सकती है? 

यदि स्व॒राजोी लोगोंने यह प्रमाणित कर दिया होता कि वे मॉस्टेग्य 
योजनाके अन्तर्गत अपने देशके सामलोंकी १० वर्षके स्वल्प काल तक थोड़ी- 
बहुत व्यवस्था कर सकनेकी साधारण क्षमता भी रखते हे तो औपनिवेशिक 
ढॉचेकी कोई-न-कोई ऐसी दासन-व्यवस्था भारतके लिए तेयार कर दी गई 
होती, जिसे व्यावहारिक रूपसे चलाया जा सकता था। परन्तु अभोतक तो 
स्वराजी लोग केवल इतना ही दिखा पाये हे कि प्रातनिधिक शासन-व्यवस्थाको 
किस प्रकार असम्भव बनाया जा सकता है, और इसीलिए उन्होंने यह सिद्ध 
कर दिया है कि देदहाकी वर्तेसान अवस्थामें उसी पुरानी प्रणालीका चलते रहना 
ज्यादा ठीक होगा। सम्भव है कि पुराने शासन-तन्जरसें भारतीय प्रतिनिधियोंकी 
संख्या और बढ़ाकर कोई नई दश्ासन-योजना निर्मित की जाये और उसे आज- 
माया जायें। इस प्रकारका सुझाव बहुत साल पहले डोनाल्‍ड स्मीटनने रखा 


१, १८५३-१९०२; केप काछोनीके प्रधानमल्री, १८९०-९६। 


अभिव्यक्तिकौ स्वतन्त्रता ५१३ 


था। चाहे वर्तमान दोहरी शासन-प्रणाललीको समाप्त कर देता पड़े, परन्तु 
सम्रादकी सरकार अनिवायें रूपसे कायम रखी जानी चाहिए। 


मुझे श्री जे० बी० पेनिंगटनसे' परिचय ताजा करनेका अवसर पाकर खुशी हो 

रही है। उनके प्रश्तका उत्तर बिलकुल ही सरल और सीधा है। यदि भारत ब्रिटिश 
बन्दूकोके जवाबमें अपनी बन्‍्दूर्के बिना ताने ब्रिटिश राज्यको असम्भव बनानेमे सफल हो 
जाता है तो वह अपना शासन-तन्त्र भी इसी प्रकार बन्दूकों या बलके प्रयोगके बिना 
चला लेगा। परन्तु यदि यह नितान्त अनिवार्य हो कि बन्दूकोके बलपर चलाया जाने- 
वाला शासन-तन्त्र दूसरी --- उससे अधिक मजबूत या उतनी ही मजबूत -- बन्दूकोसे ही 
मिठाया जाये, तो फिलहाल ब्रिटिश राज्यको असम्भव बनानेंके कोई आसार नजर 
नहीं आते। तब मुझे यह बात स्वीकार करनी ही होगी, जैसा कि उक्त पत्र-लेखक 
मुझसे स्वीकार कराना चाहता है कि ब्रिटिश लोगोका यह खयाल कि उन्हें भारतमें 
एक जिम्मेदारी निभानी है, ठीक है। परन्तु में यह भी कहना चाहता हूँ कि हम 
भारतवासियोकी धारणा यह है कि यदि हम आपसमें कट मरनेके लिए उतावले ही 
हों तो ब्रिटिश लोगोका कत्तेव्य यह नहीं है कि वे हम लोगोंपर शान्ति थोपनेकी 
कोशिश करे। उनका कर्त्तव्य तो केवल इतना है कि वे हमारे कन्धोपरसे उत्तर जाये। 
हमारा खयाल है कि हम उस बोझ्षके मारे मरे जा रहे है। 

[ अंग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, २४-४-१९२४ 


३६४. अभिव्यक्तिकी स्वतन्त्रता 


सम्पादक 
“यंग इंडिया 
महोदय, 

१० अप्रैलके, यंग इंडिया में तिब्बिया कालेजकी घटनाके सम्बन्ध 
आपने अपनी टिप्पणीमें लिखा है: “ जिस मुसलमान विद्यार्थोनें तुलनाके बारेमें 
आपत्ति उठाई थी उसने ठीक ही किया था।” जिस दिन श्री गांधीका जन्म- 
दिवस सनाया गया उस दिन तिब्बिया कालेजमें वास्तवर्स घटना क्‍या घटी थी 
सो में नहों जानता किन्तु डाक्टर' अन्सारीने जो लिखा है, उसे घटनाका ठीक 
वर्णन साननेपर भी, सुझे लगता है कि आपने टिप्पणीमें जो-कुछ लिखा है उससे 
सहमत होना कठिन है। श्री गांधीकी जब ईसा ससीहसे तुलना की गई तब 
ऐसा नहीं लगता कि किप्तीकों हानि पहुँचानेका कोई उद्देश्य था, अथवा किसीकी 
कोई हानि हुई हो। जेसा कि आप लिखते है, किती मनुष्यका सम्मान करनेके 


१. देखिए “ असत्य कथनका आन्दोलन ”, १०-४-१९२४। 


२३-३३ 


५१४ 


सम्पूर्ण गांधी वाइःमय 


लिए यह सदेव आवश्यक तो नहीं कि उसकी तुलना अ्रद्धेय पंगम्बरोंसे की ही 
जाये, किन्तु कभी-कभी श्रोताओऑंको अथवा जनताकों किसी व्यक्तिकी महानता 
समझानके लिए अन्य सम्मानित सनुध्यों अथवा श्रद्धेय पेगस्बरोंके साथ उनकी 
तुलना करना न तो अस्वाभाविक होता है, न भशोभनीय। श्री' एन्ड्रयूजने कई 
बार श्री गांधीकों ईसा मसीहकी सच्ची प्रतिमृति कहा है। यह बिलकुल सम्भव 
है कि जिस व्यक्तिकी तुलना की जा रही है वह्‌ व्यक्ति भ्रद्धेय पंगम्बरोंका 
समकक्षी बनने योग्य ने हो। यह बिलकुल अलूग बात है। किन्तु किसीके 
तुलना करनेके सिद्धान्तपर आपत्ति उठाना न्याययुक्‍त कंसे ठहराया जा सकता 
है? तिब्बिया फालेजका वह मुसलमान विद्यार्थी कदाचित्‌ श्री गांधीकों ईसा 
मसीहकी तुलनाके अयोग्य समझता हो; यदि ऐसा था तो उसे ऐसा! मानने 
और श्रोताओंके समक्ष कहनेका उसी प्रकार पूरा अधिकार था, जेसे किसो 
हिन्दू विद्यार्थीकों अपनी राय व्यक्त करनेका। ऐसा भतभद समझमें आ सकता 
है। इसपर किसीको कोई आपत्ति नहीं। किम्तु यहाँ तो मामला कुछ और ही 
था। बात यह नहीं है कि जब एक हिन्दू विद्यार्थीन श्री गांधीकी तुलना ईसा 
भसीहसे की तो एक मुसलूसान विद्यार्थीने गांधीजीकी पात्रताके सम्बन्धर्में कोई 
शंका उठाकर हिन्दू विद्यारथियोंके मूल्यांकनसे मतभेद प्रकट किया। बल्कि बात 
यह है कि उसने तुलना करनेपर ही आपत्ति की, और कहा कि किसी भी जीवित 
व्यक्तिकी तुलना, चाहे वह सभो प्रकारसे कितना ही सहान्‌ और प्रभावशाली 
क्यों न हो, पंगम्बरोंसे नहीं की जानी चाहिए। मेरी समझसें नहीं आता कि 
ऐसी आपत्ति न्‍्याय-संगत कंसे मानी जा सकती है। पहलेके वे पेगम्बर' सनुष्य 
थे, और उनकी तरहके सानव आज हमारे बीच हो सकते हे और भविष्यमें भी 
होंगे ही। तब इसमें हजें ही क्‍या है अगर कुछ लोगों हारा पंगम्बरोंकी तरह 
साने जानेवाले और हमारे बीच सौजूद अपने कुछ सन्‍्तों और महामानवोंकी 
तुलना हम पहलेके पेगम्बरोंसे करें? बौद्धिक, नेतिक अथवा आध्यात्मिक दुष्टिसे 
ऐसा करनेमें गलत कुछ नहीं है। 

जिस व्यक्तिकी इस प्रकार तुलना की जाये वह अपने शीलके कारण 
ऐसी तुलनाकों अनुचित बतला सकता है; किन्तु यह दूसरी बात है। अतः में 
समझता हूँ कि मुसलमान विद्यार्थोक्षी आपतिको न्याय-संगत मानन। अपनी अभि- 
व्यक्तिके स्वातन्ध्यकोी कम्त करना है और अप्रत्यक्ष रूपसे असहिष्णताकी प्रचलित 
भावनाको प्रोत्साहन देना है। मुझे विद्वास है कि आप ऐसा प्रोत्साहन कदापि 
नहीं देना चाहेंगे। 

आपका, 

हीराबाद घनश्याम जेठानन्द 
हैदराबाद (सिन्ध) 


अभिव्यक्तिकी स्वतन्त्रता ५१५ 


मेरा खयाल है कि मुझे अपने मतपर ही दृढ़ रहना चाहिए, जिसे मै व्यक्त 
कर चुका हूँ और जिसपर श्री घनश्यामकों एतराज है। मैने वह मत नम्नताका 
दिखावा-मात्र करनेकी गरजसे नही व्यक्त किया था। यदि मैने सकोच या अठपठे- 
पनका अनुभव किया होता, तो मे घटनाका उल्लेख किये बिना भी रह सकता 
था किन्तु विनम्रताके कारण, वह वास्तविक हो या अवास्तविक, मे पाठकोकों 
भ्रममें नहीं डालना चाहता था और इस प्रकार पत्रकारिताकी नैतिकतासे विचलित 
भी नहीं होना चाहता था; क्योकि पत्रकारिताका तकाजा है कि वास्तविक मतको 
निर्भवताके साथ व्यक्त किया जाये। इसे तो सभी मानेगे कि यदि किसी बातका 
कहना सत्यके हितमें आवश्यक नहीं हो और यदि उसके कहनेसे दूसरेके मनमें रोष 
उत्पन्न होता हो तो उसे कहना नैतिकताके विरुद्ध है और आध्यात्मिकताके प्रतिकूछ 
तो है ही। मेरी समझमे यह नहीं कहा जा सकता कि उल्लिखित तुलना सत्यकी 
खातिर की गई थी। यद्यपि में समझता हूँ कि ऐसी तुलनाएँ अवाछनीय होती है, 
तथापि में स्वीकार करता हूँ कि यदि ऐसी तुलनाएँ की जाये तो उनपर आपत्ति 
उठाना असहिष्णुताका द्योतक होता है। किन्तु उस मुसलमान विद्यार्थीनी यह जानकर 
कि उस तुलनासे अनेक मुसलमानोंकों चोट पहुँचेगी, आपत्ति उठाकर उचित ही 
किया। जब उसकी आपत्तिसे हिन्दू विद्याथियोमे रोष उत्पन्न हुआ तब क्षमा-याचना 
करके उसने अपनी नेकनीयतीका परिचय दिया। यदि अभिव्यक्तिकी स्वतन्न्रताके 
नामपर हम ऐसे मत व्यक्त करनेका आग्रह करे, जिनसे किसीको चोट पहुँच सकती 
है, तो हम असहिष्णुताकी भग्तिको ही भडकायेंगे। मे श्री घनव्यामको बताना 
चाहता हूँ कि मेरे जेल जानेसे पहले एक धर्म॑निष्ठ हिन्दूनें मुझे पत्र लिखकर कृष्ण 
और रामसे मेरी तुलना किये जानेके प्रति घोर विरोध प्रकट किया था। निश्चय ही 
मेने अपने पत्र-लेखकसें इस बातमें सहमति जताई थी कि ऐसी तुलना नहीं की 
जानी चाहिए। मै उन परम्परानिष्ठ वैष्णवोके प्रति सहानुभूति प्रकट करता हूँ जो 
घामिक भावनाकों आधात पहुँचानेवाली तुलतासे क्षुब्ध होते है। मेरा निवेदन है 
कि दूसरोकी भावनाओका सूक्ष्मसे-सृुक्म और अधिकसे-अधिक ध्यान रखा जाये। 
सहिष्णुताके नामपर यदि हम परस्पर एक दूसरेके देवताओकों गालियाँ देने छगे 
तो यह बात कहानियोमे उल्लिखित उस व्यक्तिके समान होगी, जिसने सोनेके अडे 
देनेवाली बत्ततको एक साथ सब अडे पानेके छालचमें मार डाला था। 

| अग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २४-४-१९२४ 


३६५. हिन्दू धर्म क्‍या है! 


मेरे एक प्रिय मित्रने मुझे एक पत्र भेजा है जिसे अन्यत्र' प्रकाशित किया 
जा रहा है। उसमें उन्होने मेरे द्वारा मौलाना मुहम्मद अछीके उस प्रसिद्ध भाषणकों 
दोष रहित बतानेकी शिष्टतापूर्ण आलोचना की है, जिसमें उन्होने धर्मोकी तुलूनाकी 
थी। उक्त महोदयका कहना है कि मैंने हिन्दू धर्मके प्रति न्याय नहीं किया, क्योकि 
मेने कहा है कि किसी हिन्दू की विचारधारा भी मौलानाकी विचारधारासे बेहतर 
न होगी। उन्हे विवाह सम्बन्धी मेरे दुष्ठान्तपर आपत्ति है। आगे चलकर वे हिन्दू- 
धर्मकी खूबियाँ दर्शाते हैं। एक और सज्जनने भी इसी ढंगका' प्रतिवाद भेजते 
हुए कहा है कि अनेक व्यक्तियोंकी राय भी उन्हीके जैसी है। 
मेरी रायमे, इन सज्जनोने धर्मोकी तुलना करनेके औचित्यके प्रश्नको, विभिन्न 
धर्मोके बीच उनके गृण-दोषोके बठवारेके प्रशनके साथ जोड़कर बात उल्झा दी है। 
उन्होने कहा है कि हिन्दू धर्म इस्लाम जैसा नहीं है और न कोई हिन्दू मौलानाकी 
तरह सोच ही सकता है। परन्तु उत्तवा यह कहना खुद अपने मुंहसे' मौलानाकी 
बातका समर्थत करना है। अपने धर्मकों दूसरे धर्मोंसे बढ़कर माननेका यह 
सवंथा उचित और स्वाभाविक परिणाम है कि हम अपने सम्प्रदायके निकृष्ट व्यक्ति- 
को भी दूसरे सम्प्रदायके अच्छेसे-अच्छे साधुवृत्तिवाले व्यक्तिकी अपेक्षा बढ़कर माने। 
विवाहका जो दुष्टान्त दिया गया था में उसपर दूढ़ हँ; यद्यपि अब मेरी समझमें आ 
गया है कि उसे टाल जाना बेहतर होता। वह उदाहरण निर्णायक उदाहरण नहीं 
है। में मानता हूँ कि वरको अमुक वर्ममें से ही चुना जाना चाहिए। मेरे आलोचको- 
के पास इसके अनेक कारण है। किन्तु में इतना तो अवद्य कहूँगा कि सर्वश्रेष्ठ 
व्यक्ति भी यदि वह किसी दूसरे वर्ग अथवा जातिका हो तो वरके रूप़में पसन्‍्द 
नही किया जाता और इसका प्रधान कारण उसका मजहब ही हुआ करता है। 
ब्राह्मण माता-पिता अपनी कन्याके लिए पतिके रूपमें ब्राह्मणकों ही चुनते हैं, क्योंकि 
वे अपने कुलगोत्रकों प्रधानता देते हें। इस पसनन्‍्दगीके मूलमें निवचय ही यह विश्वास 
है कि किसीके मतको अगीकार कर लेनेका अर्थ होता है अन्तत' उसके अनुसार 
आचरण करना। किसी सकीणं धमंमें, यदि उसके प्रति सच्ची निष्ठा रखी जाये तो 
स्वभावत. आचरणका क्षेत्र सीमित हो जाता है। उदाहरणके लिए ऐसा मत जिसके 
अन्तगंत मनुष्यकी बलि देना अनिवार्य माना गया हो, अपने अनुयायीको ऐसी धामिक 
हत्या करनेपर विवश करेगा; हाँ यदि वह अपने धर्मका त्याग कर दे तो बात अरूग 
है। इसीलिए हम देखते है कि ऐसे लोगोंसे, जो और सब प्रकारसे तो अत्यन्त 
नीतिनिष्ठ हैं, परन्तु अपने सकीर्ण धर्मके कारण सर्वोच्च धर्मकी दृष्टिसे' घटकर 
बैठते है, हमें बड़ी मिराशा होती है। कई सच्चे और अन्य दृष्टियोंसे उदारमना 
हिन्दू अस्पृश्यताको हिन्दू धर्मका अग समझते है और इसलिए वे सुधारकोंको जाति- 
अष्ट मानने छगते है। यदि अस्पृश्यता हिन्दू धर्मका अंग होती तो मैं अपनेकों हिन्दू 


कहनेसे इनकार कर देता और निरचय ही मैं ऐसा कोई दूसरा धर्म अगीकार कर लछेता 
जो धर्म-सम्बन्धी मेरी उच्चतम महत्त्वाकाक्षाओके अनुकूल होता । मेरे लिए यह सौभाग्यकी 
बात है कि मे मानता हूँ कि अस्पृश्यता हिन्दूधमंका अग नहीं है। इसके विपरीत वह 
हिन्दू धर्मपर भारी कलंक है, जिसे मिटानेमें हिन्दू धर्मके प्रत्येक प्रेमीको अपने-आपको 
बलिदान कर देना चाहिए। मान लीजिए, मुझे पता चलता है कि अस्पृश्यता सचमुच 
ही हिन्दू धर्मका अविभाज्य अंग है, तो मुझे बियाबानमें भटकना होगा, क्योकि दूसरे 
धर्म, जंसाकि उनके जाने-माने भाष्यकारोके माध्यमसे मे उन्हें जान पाया हूँ, भेरी 
उच्चतम महत्त्वाकाक्षाओंकों सन्तुष्ट नहीं कर पायेंगे। 


प्रस्तुत पत्र-प्रेषक मुझपर दोतरफा बात कहनेका आरोप लगाते है, क्योकि मैने 
हिन्दू धर्म तथा सत्य और अहिसामें कोई अन्तर नही माना है। मैने यह अपराध 
जान-बूझकर किया है। यह हिन्दू धर्मका सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य है कि वह कोई सत्ता- 
रोपित मत नहीं है। अतः अपने-आपको किसी गलूतफहमीसे बचानेके लिए ही मैने 
कहा है कि सत्य और अहिंसा मेरा धर्म है। यदि मुझसे हिन्दू धर्मकी व्याख्या करनेके लिए 
कहा जाये तो में इतना ही कहूँगा -- अहिसात्मक साधनों द्वारा सत्यकी खोज। कोई 
मनुष्य ईश्वरमें विश्वास न॑ करते हुए भी अपने-आपको हिन्दू कह सकता है। सत्यकी 
अथक खोजका ही दूसरा नाम हिन्दू धर्म है। यदि आज वह मृतप्राय, निष्क्रिय अथवा 
विकासशील नहीं रह गया है तो इसलिए कि हम थककर बैठ गये है और ज्यों ही 
यह थकावट दूर हो जायेगी त्यों ही हिन्दू धर्म ससारपर ऐसे प्रखर तेजके साथ 
छा जायेगा जैसा कदाचित्‌ पहले कभी नहीं हुआ। अतः निश्चित रूपसे हिन्दू धर्म 
सबसे अधिक सहिष्णु धर्म है। सब प्रकारके मतमतान्तरोंके लिए इसमें स्थान है। किन्तु 
इस प्रकारका दावा करना संसारके सब धर्मोकी अपेक्षा हिन्दू धर्मकी श्रेष्ठताका दावा 
करने के समान होगा । ये पक्तियाँ लिखते हुए मुझे रूगता है, मानो सम्प्रदायवादियोकी एक 
भीड़ मेरे कानमें कह रही हो: “आप जिसकी परिभाषा कर रहे हैँ वह हिन्दू धर्म 
नही है। हमारे पास आइए, हम आपको सत्यके दर्शन करायेगे । मे इन सब कानाफूसी 
करनेवालोको '“ नेतिनेति ' -- ऐसा नही, मेरे मित्र, ऐसा नहीं -- कहकर अवाक्‌ किये 
दे रहा हैँ । और वे भी दूने रोषके साथ प्रत्युत्तरमे 'नेति-नेति' कहकर सब गुड़ गोबर 
एक कर रहे है। किन्तु एक और स्वर मेरे कानोमे गूंज रहा है; वह कहता है: 
“यह सब दन्द्र क्यों, यह वाक्युद्ध किसलिए ? मे इसमें से निकलनेका एक्र मार्गे 
दिखा सकता हूँ। वह मार्ग है --मूक प्रार्थना । ” फिलहाल मे चाहता हूँ कि उस स्व॒र॒को 
सुनूँ, और मौन धारण कर लूँ और अपने मिन्रोसे भी ऐसा ही करनेको कहूँ। सम्भवतः 
उन्हें और उनके सह-धर्मियोंका मेरे इस कथनसे समाधान न हुआ हो। यदि ऐसा है तो 
वह केवल इसलिए कि अभीतक मुझे प्रकाशके दर्शन नहीं हुए है। में अपनी ओरसे यह 
विश्वास दिला सकता हूँ कि मैने मौलाना मुहम्मद अलीका बचाव करनेके लिए यह 
विशेष वकालत नहीं की है। यदि मुझे अपनी भूलका पता रूग गया तो में आशा 
करता हूँ कि मुझमें उसे स्वीकार करनेका साहस होगा। मौलानाको मेरे बचावकी 
जरूरत नहीं है। और यदि उनके बचावके लिए मैं सत्यका अणुमात्र भी हनन करूं 


५१८ सम्पूर्ण गाधी वाडमय 


तो मैं उनका झूठा मित्र ठहरूँगा। मित्रका यह विशेष अधिकार होता है कि वह 
अपने मित्रके दोषोको स्वीकार करे, और दोषोके बावजूद कहे कि उसके प्रति उसके 
मनमें वैसा ही प्रेम बना हुआ है। 

[ अंग्रेजीसे' | 

यंग इंडिया, २४-४-१९२४ 


३६६- जेलके अनुभव - २ 


कुछ कर्मचारी 


शनिवार, १८ मार्चकों मुकदमा खत्म हुआ। हमने आशा की थी कि 
साबरमती जेलमें कुछ सप्ताह तो हम शान्तिसे बैठ सकेगे। हमने यह तो सोच ही 
लिया था कि सरकार हमें लम्बे समयतक वहाँ नहीं रहने देगी, परन्तु बिलकुल 
अचानक ही हटा दिये जानेकी बातका हमे खयाल भी नही था। किन्तु हुआ यही। 
पाठकोको याद होगा कि सोमवार, २० माचंकों हमें एक स्पेशलू ट्रेनमें बैठा 
दिया गया, जो हमें यरवदा सेन्ट्रल जेल ले जानेवाली थी। हमे साबरमतीसे हटायेंगे, 
इस बातकी खबर हमें रवाना होनेके लगभग एक ही घंटे पहले दी गई। हम जिस 
कमंचारीकी देखरेखमें भेजे गये वह बड़ा ही शिष्ठ था और पूरे सफरमें उसने हमें 
कोई असुविधा नहीं होने दी। परन्तु खिड़की स्टेशनपर पैर रखते ही हमने परिवर्तन 
अनुभव किया और हमें महसूस होने छगा कि आखिरकार हम कंदी ही है। कलेक्टर 
दूसरे दो व्यक्तियोंके साथ गाड़ीकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हमे कैदियोकी बन्द मोटरमे 
बिठाया गया । इस मोटरमें दोनों तरफ हवाके लिए छोंद थे और यदि उसकी शक्ल 
उतनी भद्दी न होती तो हम उसे एक पर्देवाली मोटर कह सकते थे। बाहरकी दुनियाकों 
तो उसमें से हम देख ही नही सकते थे। जेलमे हमारा कैसा सत्कार हुआ, भाई 
बैकरको मेरे पाससे किस तरह हटाया गया, उसके बाद वे कंसे वापस लाये गये इन 
सब बातों तथा मेरी पहली मुलाकात और दूसरे दिलचस्प ब्योरेके लिए तो मै 
पाठकोसे अजमलूखाँ साहबको लिखा गया अपना पत्र देखनेको कहूँगा। वह इन स्तम्भोमें 
पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है। पहले कदु अनुभवके बाद तत्कालीन सुपरि्टेच्डेन्ट 
कनेल डेलजीलके और हमारे सम्बन्ध जल्दी-जल्दी सुधरनें छगे। हमारी शारीरिक 
सुविधाओका वे बड़ा ध्यान रखते थे; परन्तु उनमे कुछ-न-कुछ ऐसी बात थी जो दूसरेकों 
हमेशा खटकती रहती। उनके मनसे यह बात कभी नहीं निकल पाती थी कि वे 
सुपरिल्टेन्डेन्ट है और हम कैदी। हम कैदी है और वे सुपरिल्टेन्डेट है, इसका हमे पूरा 
भान है, यह मान लेनेको वे तैयार नही थे। मे दावेसे कह सकता हूँ कि हम यह बात 
किसी क्षण भी नहीं भूले कि हम कंदी हैँ । उत्तके पदके योग्य हम उनका सम्मान करते 
थे; इसलिए उनका हमे अपने पदका बार-बार ध्यान दिलाना बिलकुल बेकार था। परन्तु 


१. देखिए “पत्र: दकोम भजमलबॉँकों “, १४-४-१९२२ । 


जेलके अनुभव -- २ ५१९ 


अनेक ब्रिटिश कमंचारियोमें व्यथंकी अकड़ देखकर दुःख होता है, वह इनमें भी थी। 
उनकी इस कमजोरीके कारण कीौदियोके प्रति उनके मनमें अविश्वास रहता था। अपना 
कथन अधिक स्पष्ट करनेके लिए म एक मजेदार उदाहरण देता हूँ । में आमतौरपर जितना 
खाता था उससे अधिक मुझे खाना चाहिए, इसकी उन्हें बडी चिन्ता थी। वे चाहते थे 
कि में मक्खन खाऊँ। मैने कहा कि में केवछ बकरीके दूधका ही मक्खन ले सकता 
हँ। उन्होंने खासतौरपर हुक्म दिया कि बकरीका दृध तुरन्त मँगाया जाये और वह आ 
गया । परन्तु वह किस चीजके साथ लिया जाये, यह प्रश्न था। मैने कहा कि मुझे थोड़ा 
आठा दीजिए। आठा दिया गया। परन्तु वह इतना अधिक मोठा था कि मुझे पचाना 
मुश्किल हो जाये। बारीक आटा मेंगानेका हुक्म हुआ और मुझे २० पौड आठा दिया 
गया। इतना आठा लेकर मै क्‍या करता ” रोटी मे बनाता था अथवा भाई बैकर बनाते 
थे। थोड़े समय बाद मुझे यह महसूस हुआ कि न मुझे आटेकी जरूरत है, न मक्खनकी । 
इसलिए मैंने कहा कि आटा ले जाइये और मक्खन देना बन्द कर दीजिये । परल्तु कनेल 
डेलजील क्‍यों सुनने रूगे ? जो दे दिया गया, सो दे दिया गया। कदाचित्‌ बादमें मन 
खानेको हो जाये। मैंने कहा कि सार्वजनिक धन इस प्रकार व्यर्थ बरबाद होता है। 
मैने नम्नरभावसें कहा कि जितनी चिन्ता मुझे अपने पैसेकी है उतनी ही सावंजनिक धन 
की है। उनके चेहरेपर अविश्वासपूर्ण मुस्कराहट आई तो मैने कहा, / सचमुच यह 
मेरा ही पैसा है। उन्होने तुरन्त कठाक्ष किया, " सरकारी खजानेमें आपने कितना 
जमा कराया है? ” मैंने नम्नतासे उत्तर दिया, “आप सरकारसे जो वेतन लेते है 
उसका एक अश ही खजानेमें देते है, जब कि मैं तो सब-कुछ समपित किये हुए 
हें--मेरा श्रम, मेरी बुद्धि, मेरा स्वस्व।” वे जोरोसे खिलखिलाकर एक अथंभरी 
हँसी हँसे। परन्तु में उससे अप्रतिभ नही हुआ, क्योंकि मैने जो-कुछ कहा था उसे 
में हृदयसे मानता था। रहनेके लिए भव्य प्रासाद और बीस हजार रुपया वेतन 
पानेवाला वाइसराय, यदि उसका वेतन आय-करसे मुक्त न हो तो, अपनी आमदनी- 
के थोडेसे भागके बराबर कर चुकाकर सरकारकों जितना रुपया देता है उसकी 
अपेक्षा निर्वाह-भरके लिए मेहनत करनेवाला मेरे जैसा मजदूर सरकारको कही अधिक 
ही देता है। लाखों मजदूर मजदूरी करते हैं, इसीलिए वाइसरायको, और जिस 
शासनके वे प्रधान हैं उसके दूसरे सचाककोको, वेतन मिल पाता है। फिर भी बहुतसे 
अप्रेज और भारतीय ईमानदारीसे यह मानते हैं कि वे सरकारकी सेवा (सरकार ' 
शब्दका वे जो भी अर्थ छगाते हो) मजदूरोके मुकाबले कही अधिक करते हैं और 
साथ ही अपने पारिश्रमिकमें से राज्यतन्त्र चलानेके लिए अमुक भाग भी देते हैं। 
अपने मंह मियाँ मिद॒ठू बननेकी' इस आधुनिक मान्यतासे अधिक बेतुकी कल्पना अथवा 
मिथ्या धारणा शायद ही कोई दूसरी हो। 

परन्तु हम फिर उस बहादुर कर्नेलकी बातपर वापिस आयें। कनेल डेलजीलके 
दर्पपर्ण अविश्वासका मैने जान-बूझकर बढ़ियासे-बढ़िया नमूना दिया है। क्या पाठक 
विश्वास करेगे कि वह आठ मुझे कनेंछ डेलजीलके जाने और उनके स्थानपर भेजर 
जोन्सके आनेतक सहेजकर रखना पड़ा था? बादमें कर्नल डेलजीलका जेंलोके 
स्थानापन्न इंस्पेक्टर ज़नरलके रूपमें तबादला हो गया। 


५२० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


मेजर जोन्स कर्नल डेलजीलसे बिलकुल उलठे थे। वे जिस दिन जेलमें आये, 
उसी दितसे कीदियोके मित्र बन गये। अपनी पहली मूलाकातका मुझे प्ूरा-पूरा 
स्मरण है। हालाँकि वे कर्नल डेलजीलके साथ बाकायदा ठाठबाटसे ही आये थे 
परन्तु उनमें अफसरीकी बू नहीं थी और इसलिए उनका व्यवहार मनको एक 
तरहकी ताजगी देता था। वे मुझसे परिचितोकी तरह मिले और साबरमती जेलके 
मेरे साथियोके बारेमे बाते की और कहा कि उन्होंने आपको सलहाम कहलवाया 
है। नियमोके दृढ़ आग्रही होते हुए भी वे अपनी अफसरी नही बघारते थे। मुझे 
मेजर जोन्स-जैसा प्रतिष्ठा तथा बड़प्पनके झूठे गुमान अथवा दम्भसे मृक्‍त कोई 
भारतीय या यूरोपीय अधिकारी शायद ही कभी मिला हो। वे अपनी भूल स्वीकार 
करनेको सदा तेयार रहते थे। यह बात अधिकारियोंके लिए खतरनाक सिद्ध हो 
सकती है और इक्का-दुक्का अफसर ही ऐसा करते हुए देखे जाते हैं। एक बार 
उन्होंने किसी राजनीतिक कौदीको नहीं परन्तु एक ऐसे असहाय कंदीकों जो सचमुच 
अपराधी था, सजा दे दी। बादमें उन्हें महसूस हुआ कि सजा अनुचित थी। बिना 
किसी बाहरी दबावके उन्होंने उसे एकदम रद कर दिया और कंदीके आचरण- 
सम्बन्धी टिकटपर इस प्रकारकी उल्लेखनीय टिप्पणी लिखी: मुझे अपने निर्णयपर 
पश्चात्ताप है।' यह देखना सचमृच बड़ी रोचक चीज है. कि कैदी लोग सुपरिन्‍्टेन्डे- 
स्टका पूरा खाका एक ही हब्दमें किस खूबीसे खीच देते है। मेजर जोन्सको वे 
“बहुत भला ” कहते थे। इसी तरह प्रत्येक अधिकारीको उन्होंने एक-एक नाम दे 
रखा था। 

अब में आठे और अन्य अप्रयुक्त खाद्य-पदार्थोको रख छोड़नेकी अधूरी बातको 
पूरी करता हूँ। भेजर जोन्स जब पहली ही बार निरीक्षणपर निकले, उसी दिन 
मैने उनसे प्रार्थना की कि जो चीज मुझे नहीं चाहिए वह मुझे न दी जाये। 
उन्होने तुरन्त मेरी प्रार्थनापर अमल करनेका हुक्म दे दिया। कर्नल डेलजीलूको 
मेरे कथनके उद्देश्यके विषयमें शका थी; परन्तु मेजर जोन्सने मेरी बातकों यथार्थ 
मानते हुए किफायतके लिए में जितने परिवर्तन करना चाह सो सब करने दिये 
और कभी ऐसी दका नहीं की कि मेने मनमें कुछ छिपा रखा है। एक और अफसर 
जिनसे शुरूमे हमारा वास्ता पड़ा, जेलोंके इस्पेक्टर-जनरढक थे। वे अकडबाज और 
'हॉँ' या ना से अधिक कहनेका कष्ट न उठानेवाले अफसर थे और लोगोपर 
उनके कठोर होतेकी छाप पड़ती थी। खिचे-तने रहनेका उनका अन्दाज तो निराला 
ही था। बेचारे कैदियोको इससे बड़ी परेशानी होती थी। अधिकाश अफसरोसे 
कल्पनाकी कमीके कारण, इरादा न होनेपर भी, अन्याय हो जाया करता है। वे 
दूसरा पक्ष देखते ही नहीं है। कैदियोकी बात धीरजसे नहीं सुनते। उनसे यह आशा 
रखते है कि वे पूछते ही यथातथ्य उत्तर देंगे और जब वैसा उत्तर नहीं मिलता 
तो गरूत फैसला कर बैठते है। इसलिए निरीक्षण अक्सर ढकोसला बन जाता है। 
परिणामस्वरूप छाभ कुपात्रों अर्थात्‌ रुच्चे-ठफगों अथवा खुशामंदियोकों ही होता 
है। सच्चे आदमीकी, कम बोलनेवाले सीधे-सादे केदीकी तो कोई सुनता ही नहीं। 
और अधिकाश अफप्तर तो साफ़ स्वीकार करते हैं कि उनका कत्तेव्य कैदियोको 


दिलचस्प जानकारी ५२१ 
साफ-सुथरा रखने तथा एक-दूसरेसे लड़ने न देने अथवा उन्हें भागने न देने और 
बीमारीसे दूर रखनेके सिवा और कुछ भी नहीं है। 

इस मनोवृत्तिके दु!खदायक परिणामोपर हम अगले प्रकरणमें विचार करेगे। 
| अंग्रेजीसे ] ं 
यंग इंडिया, २४-४-१९२४ 


३६७. दिलचस्प जानकारी 


श्री हार्डीकरने मुझे निम्नलिखित दिलचस्प जानकारी भेजी है: 


आपकी सेवार्मं आज रेलवे पासल द्वारा साढ़े बारह पॉंड सुत भजा जा 
रहा है। यह सुत गत राष्ट्रीय सप्ताहमें, अर्थात्‌ ६ अप्रेलते १३ अप्रेछके बीच 
निम्नलिखित संस्थाओं हारा काता गया था; 

१. नेशनल हाईस्क्लके छात्रों द्वारा, 

२. तिलक कन्या द्ालाकी छात्राओं द्वारा, 

३. कर्नाटक बाल सेनाके गांधी पथक द्वारा, 

४. शोंवड़े परिवारके सदस्यों हारा। 

दो चरखोंपर पुरे सप्ताह -- लगातार चौबीसों घंटे और पाँच चरखोंपर 
हररोज बारह-बारह घंटे काम होता रहा। इस प्रकार सात चरखें कुल मिलाकर 
सात सौ छप्पन घंटे चले। 

कुल सिलाकर लगभग ५०० तोले सुत काता गया, अर्थात्‌ लूगभंग पोन 
तोला प्रति घंटा। सूत कम काता गया; इसके कारण नीचे दिये गये हे। जो 
कारण कम सुत काते जानेंके हे वे ही सुतकी घटिया किस्मके भी हे। 

१. रुई खराब घुनी गई थी। 

२. पुनियाँ ठीक तरहसे तेयार नहीं की गई थीं। 

३. चरखा चलानेवालोंमें नौसिखियें भी थे। 

सदस्योंकी भरती और तिलक स्वराज्य-कोषके लिए चन्दा जमा करनेका 
कास भी इस सप्ताहमें किया गया। काम करते हुए जो अनुभव प्राप्त हुए, 
वे यहाँ विये जा रहे हे: 

१. जबतक प्रभावशाली व्यक्ति सक्तिय भाग नहीं लेते और जबतक वे 
जन-साधारणकी भलाईके सयालसे खुद काम नहीं करते, तबतक सफलता मिलना 
असम्भव है। 

२. संगठित प्रयाससे सनोवांछित फल मिल जाता है। 


५२२ सम्पूर्ण गाधी वाहुमय 


३. नेतागण यवि किशोरों और नवयुवकोंकों ठीक ढंगसे बात समझ्ाते 
है, उनका मार्प्रदर्दोग और उनकी सहायता करते हें तो उनपर अनुकूल प्रति- 
क्रिया होती है। वे हाथ बेंदाने रूगते हे। 

४. जबतक कार्यकर्त्ताओंके भरण-पोषणका प्रदन कांग्रेस हल नहीं करती 
तबतक ठोस कास नहीं हो सकता, फिर चाहे मुदठी-भर कार्यकर्ता कितनी भी 
ईमानदारीसे काम क्‍यों न करें। 

योग्यता तथा संगठन-शक्ति रखनेवाले लोगोंकी कमीके कारण फाम बहुत 
रुका है। आन्दोलनके प्रति नेताओंकी उदासीनताके कारण तरुण कार्यकर्त्ताओंको 
निराशा हुई है। ये कार्यकर्ता अब एक-एक करके काम छोड़ते चले जा रहे हें। 


सूतका पाल भी प्राप्त हो गया है। उसे देखनेसे पता चलता है कि काम 
बेढंगा और भद्दा जरूर हुआ है, परन्तु ठोस हुआ है। ईमानदारीसे किये जानेवाले 
सभी कामों की तरह कताईका काम करनेके लिए भी परिश्रम, विचार, कौशल 
और एकाग्रताकी आवश्यकता है। अच्छे कातनेवालेको रुई धुनना जझूर जानना 
चाहिए, उसमें अपने कामके हृययक पूनियाँ बनानेकी योग्यता अवश्य होनी चाहिए। 
ये काम कठिन नहीं हैं, परन्तु इनमें लगन तो जरूरी है ही। जबतक कातनेवाले 
व्यक्ति अपने काममें पूरा रस नही लेते हैं और जसे खोटे रुपयेको, जिसे भुनाकर 
सोलह आने न मिल सकें, रुपया नहीं कहा जा सकता, वैसे ही ये खराब सूतको, 
जो बुननेके काममें न आ सके, सूत कहनेसे इनकार न करे तो ठीक ढंगका सूत 
नहीं काता जा सकता। आशा है कि जिन लडके-लड़कियोने उस सप्ताह-भर चरखा 
चलाया है वे अब नित्य थोड़ी देर--भले ही आधा घटा ही क्यो न हो--सुत 
काता करेगे। अगर वे इस प्रकार नियमित रूपसे और ठीक ढंगसे काम करेगे तो 
उसका परिणाम इतना अच्छा निकलेगा कि उन्हे स्वय आइचयें होगा। 

श्री हार्डीकरने सामान्य कार्यके दोषोके बारेमें जो बाते लिखी हैं, उनपर टिप्पणी 
करना आवश्यक नहीं है। में तो इतना ही कहँगा कि कोई भी व्यक्ति साथ क्‍यों न 
छोड़ दे, कितनी भी निराशाका सामना क्‍यों न करना पडे, हममें से जिन व्यक्तियोकों इस 
कार्यक्रममें आस्था है, उन्हें चाहिए कि वे दृढतापूर्वेक और बिना रुके आगे बढते जायें । 
राष्ट्रनिर्माण कोई जादूका करिश्मा नहीं है। इसमें कठिन परिश्रम करना होता है और 
कठिनतर दु ख सहने पडते है । कांग्रेस कार्यकर्त्ताओकों पारिश्रमिक देनेकी योजना बनाये 
या न बनाये; क्‍या इसका प्रबन्ध स्वयं प्रान्तीय सस्थाएँ नहीं कर सकती ? कोई 
सर्वाधिक सुसंगठित प्रान्त काग्रेसके सामने इस सम्बन्धर्में उसी तरह एक आदरशों उपस्थित 
कर सकता है जिस तरह काग्रेस सारे देशके सामने कर सकती है। जो इकाइयाँ 
सफलता प्राप्त कर चुकी होती है, वे ही लाभदायक परामश दे सकती हैँ। 

[ अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, २४-४-१९२४ 


३६८. भेंट: डेली एक्सप्रेस के प्रतिनिधिसे 


बम्बई 

२४ अप्रैल, १९२४ 

भारतको गलतियाँ ही नहीं बल्कि जबरदस्त गलतियाँ करनेतक का अधिकार होना 

चाहिए। एक राष्ट्रके रूपमे यदि हम चाहें तो हमे आत्मघाततक करनेका अधिकार 

होना चाहिए। हम इस अधिकारके प्राप्त होनेपर ही स्वतन्त्रता और उत्तरदायित्वके 
वास्तविक रूपको समझ सकते है। 

४ इंलेडके प्रति असहयोग” आन्दोलनके प्रणेता गांधी जेलसे रिहा होनेके बाद 
पिछले छः हफ्तेसे बम्बईके समीप एक समुद्रतटीय विश्राम-गहमें रह रहे हे। जब 
में उनसे मिला तो उन्होंने उक्त बात कही। 

मेने निवेदन किया कि राष्ट्रोंको तो क्या, किसी व्यक्तितक को आत्मघात करनेका 
नेतिक या वेधानिक अधिकार नहीं है। 

व्यक्तिको ऐसा करनेका अधिकार भले ही न हो, शक्ति तो अवश्य है और जबतक 
भारतको भी यह शक्ति नहीं मिर्ू जाती तबतक उसे पूर्ण रूपसे स्वतन्त्र नही माना 
जा सकता। 

मेने उनसे यह जानना चाहा कि जिस स्वराज्यकी कल्पना आप करते है उस 
स्व॒राज्य (होम रूल) के अन्तर्गत भारतमें अंग्रेजोंकी स्थिति क्या होगी। उन्होंने कहा: 

नि सन्देह ठीक प्रकारके अंग्रेजोके लिए भारतमें सदैव स्थान बना रहेगा। मे ऐसे 
किसी भी स्वराज्यकी कल्पना नहीं कर सकता जिसके लक्ष्योमे अग्नेजोको भारतसे 
निकाल बाहर करनेकी योजना भी हो। 

व्यक्तिगत रूपसे देखिए तो बहुतसे अग्नेज मेरे दोस्त है और में उनकी मित्रताकी 
बहुत ज्यादा क॒द्र करता हूँ, परन्तु यदि ब्रिठेन शोषण-नीतिका परित्याग कर देनेकी 
इच्छाका वास्तविक प्रमाण दे सके तो वातावरण अवश्य ही बहुत स्वच्छ हो जाये। 

यद्यपि गांधी भारतीय राजनीतिकी सबसे ताजा परिस्थितियोंके सम्बन्धर्म तबतक 
अपनी निजी सम्मति प्रकट करनेके लिए तेयार नहों है जबतक कि स्वराज्यवादी 
नेताओंके साथ चल रही बातचीत पूरी न हो जाय, तथापि मेरे सनपर जो छाप पड़ी 
वह यह है कि वे कौंसिलॉ्म  रोध-अवरोधकी नीतिको पूर्णतया! पसन्द नहीं करते। 

गांधी आज भी पहले-जसे एक अस्पष्ठ आदशोंवादी बने हुए हैे। वे इस बातका 
आग्रह रखते हे कि भारतको आर्थिक और नेतिक स्वातन्त्य प्राप्त करनेका अधिकार है, 
फिर भी उनकी यह धारणा जान पड़ती है कि चरखा-- जिसके हारा भारत ब्रिटेनके 
सुती मालका आयात करनेसे निजात पा जायेगा -- इस देशकी मुवितका साधन है। 
[ अंग्रेजीसे ] 
हिन्दू, १ ९-५-१ ९५२४ 


३६९. तार: के० एन० नम्बूद्रीपादको.. 


अन्धेरी 
[२४ अप्रैल, १९२४ या उसके पश्चात्‌ ] 


आप अनशन कदापि न करें। बाड़को न तोड़ें और न उसको हूँचें। 
सत्याग्रहियोके सामने यह सवाल नहीं होना चाहिए कि कौन-सी चीज 
प्रभावकारी प्रतीत होती है और कौन-सी नहीं; बल्कि यह कि उचित 
क्या है? पत्रकी प्रतीक्षामे। 


गांधी 


अंग्रेजी प्रति ( एस० एन० १०२९० ) की फोटो-नकलसे । 


३७०. सन्देश : “बॉम्बे क्रॉनिकल को' 


यदि हमारा यह संकल्प हो कि श्री हॉनिमेनको भारत छौटनेकी अनुमति मिलनी 
ही चाहिए तो ऐसा होकर रहेगा। परन्तु वह इच्छा किस प्रकार व्यक्त की जाये ? 
नि.सन्देह, शब्दों द्वारा नहीं। इस प्रश्नके समुचित उत्तरपर भारतकी और उससे भी 
ज्यादा बम्बईकी मान-प्रतिष्ठा निर्भेर करती है। 


भो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे | 
बॉम्बे ऑॉनिकल, २६-४-२९२४ 


१. यद तार श्री नम्बूद्रीपादके निम्नलिखित तारके उत्तरमें भेजा गया था: “भापका १९ तारीखका 
तार आज प्राप्त हुआ। सत्याग्रह हृढ़तापूवंक चल रहा है। अब जत्योंकी सख्या बढ़ाकर छः कर दी गई 
है। आज सरकारने सब सड़कोंके किनारे बाढ़ लगा दी है। कल रियासतके दीवानसे हम लेगोंकी बातचीत 
हुईं। वे कहते थे कि अब उन सढ़कोंको मन्दिरकी जाथदाद घोषित करके उनपर मुसलमानों तथा इंसाश्पोंका 
आना-जाना निषिद्ध कर देनेका विचार कर रहे हैं। वे पद भी कहते थे कि विरोधी पक्षकी ओरसे कभी- 
कभी मार-पीट भी हुईं। इसकी ओर ज्यादा सम्मावना। सड़कें बन्द कर दिये जानेपर समितिने बादें 
तोड़ने या छपनेपर भोर पूण्ण या आंशिक अनशन आरम्भ करनेपर विचार किया। अनुभवसे ऐसा प्रतीत 
दोता है कि अनशनका उपाय ज्यादा प्रभावकारी होता है। विस्तृत पत्र भेज रहा हूँ॥। भगरा कदम क्या 
हो सलाद दीजिए। ” * 

२. यह सन्देश बॉम्बे क्रॉनिकलके सम्पादक बी० जी० हॉनिमनके निष्कासनका एक वे पूरा होनेपर 
भेजा गया था। देखिए खण्ड १५, पृष्ठ ३५८-९। 


३७२१, आचार बनाम विचार 


मौलाना मुहम्मद अलीके इस्लाम-विषयक भाषणकी चर्चा अभी समाचारपत्रोंमें 
चल ही रही है। में देखता हूँ कि आचार और विचारमे उन्होने जो भेद किया है उसे 
कितने ही समझदार और विवेकवान्‌ सज्जन भी नहीं समझ पाये है और यदि समझे 
हैं तो उस' विषयमें बोलते और लिखते समय उसे भूल जाते है। इसका अर्थ यह है 
कि उनके दिलमें उस भेदका ज्ञान गहरा नहीं बैठा है। अतएव मौलाना साहबके 
बताये भेदको बार-बार समझना जरूरी है। वे मानते है कि --- 

(१) मनुष्यके आचार और विचारमें भेद होता है। 

(२) श्रेष्ठ विचारवालेका आचार बुरा हो सकता है। 

(३) श्रेष्ठ आचारवाले के विचार दूसरोके विचारोके मुकाबले में हीन हो सकते है। 

यहाँ विचारका अर्थ है विश्वास, धर्म-मत, धर्म -- जैसे ईसाई मतमे ईसा मसीहका 
अप्रतिभ ईदवरत्व, इस्लामका यह विश्वास कि ईश्वर एक है और मुहम्मद साहब 
उसके पैगम्बर है। हिन्दू पर्ममें (मेरे विचारके अनुसार) सत्य और अहिसाकी श्रेष्ठता 
मानी गई है। 

“ सत्यान्नास्ति परो धर्म:।” “अहिंसा परमो धर्म. ”। 

पूर्वोक्त सिद्धान्तोके अनुसार मौलाना साहबने कहा था: 


मुसलमानकी हेसियतसे में मानता हूँ कि श्रेष्ठ आचारवाले गांधीके धर्मे- 
विचार (धामसिक विश्वास) की अपेक्षा व्यभिच्वारी मुसलमानका धर्से-विचार 
(धासिक विश्वास) ज्यादा अच्छा है। 


पाठक देखेंगे कि इसमें मौलानाने मेरी और व्यभिचारी मुसलमानकी तुलना नही 
की है। उन्होंने तो मेरे और उस मुसलमान भाईके धामिक विश्वासकी तुलना की है। 
इसके सिवा, मौलाना साहब अपनी उदारता और मेरे प्रति अपने स्नेहके कारण ऐसा 
कहते हैं कि यदि मनुष्यकी मनुष्यसे तुलना करनी हो तो गाधीजी गुणमें अर्थात्‌ आचारनमें 
उनकी पूजनीय माताजी और पृज्य गुरुसे भी बढ़ जाते है । 

इसमें न तो मेरा अपमान है और न हिन्दू धर्मका। सच तों यह है कि सारा 
संसार पूर्वोक्त तीन सिद्धान्तोको मानता है। फर्ज कीजिए, यूरोपका कोई सर्वेश्रेष्ठ 
साधु यह मानता है कि मनृष्यके शरीरकी रक्षाके लिए जीवित पशुओं और पक्षियोकों 
तरह-तरहके कष्ट देकर उनपर प्रयोग करने अथवा उन्हे मार डालनेमे किसी तरहकी 
बुराई नही है, यही नही बल्कि ऐसा न करनेमें बुराई है। इसके खिलाफ फर्ज कौजिए 
मै एक दुष्ट भनुष्य हूँ, परन्तु में मानता हूँ कि मनुष्य-शरीरको बचानेके लिए भी किसी 
जीवधारीकी हिसा करना इन्सानियतको कम कर देना है। तब उस श्रेष्ठ साधुका 
किचित्‌ भी अपमान किये बिना क्‍या में यह नहीं कह सकता कि केवल विचारों -- 
विश्वासोंकी तुलना करें तो मेरे दुष्ट होते हुए भी मेरे विश्वास उस सर्वेश्रेष्ठ साधुके 


५२६ सम्पूण गाधी वाह'मय 


विश्वासोसे बहुत ऊँचे दर्जेके है? यदि मेरा यह कहना सदोष न हो तो मौलाना 
साहबके कहनेमे भी कोई दोष नही है। 

वर्तेमान चर्चामें एक बात साफ तौरपर निख्नर उठती है और वह मानो इस 
अँबेरेमे आशाकी किरण है। सब लोग यह प्रतिपादित करते हुए मालूम होते है कि 
आचार-हीन विचार बेकार है और अकेले शुद्ध विचारोसे स्वर्ग नहीं मिल सकता। 
मौलाना साहबने अपना मन्तव्य बतानेमे कही भी इस बातका विरोध नहीं किया है। 
मुझे इसमें आशाकी किरणे दिखाई देती है, क्योकि अपनी श्रद्धाके अनुसार चलनेवाले 
तथा उसके प्रति अनास्था रखनेवाले दोनों ही सदाचारके पुजारी है। 

परन्तु आचारकी पूजा करते हुए हमें विचारोकी शुद्धताकी आवश्यकताको न 
भुला देना चाहिए। जहाँ विचारोमें दोष होगा वहाँ आचार अन्तिम शिखरतक नही 
पहुँच सकेगा। राचण और इच्द्रजित्‌की तपस्यामे किस बातकी खामी थी? इन्द्रजितके 
सयमका मुकाबरू करनेके लिए लक्ष्मणके सयमकी आवश्यकता थी, यह बताकर 
आदिकवितने आचारका महत्त्व सिद्ध किया है। परन्तु इन्द्रजितके विचारोंमें, विश्वासमें 
आशिक वैभवको प्रधान पद प्राप्त था और लक्षमणके विश्वासमें वह पद परमार्थकों 
प्राप्त था। अतएवं अन्तमें कविने लक्ष्मणकों जयमाऊला पहनाई। “यतो धम्मस्ततों 
जय: ” का भी अय्थे यही है। यहाँ धर्मंका अर्थ उच्चसे-उच्च विचार अर्थात्‌ विश्वास 
और उसके अनुसार उच्चसे-उच्च आचार ही हो सकता है। 

एक तीसरे प्रकारके भी लोग है। उनके लिए इस चर्चामें जगह ही नही है। 
वे है ढोगी। उतके पास विचारोंका - विश्वासोका कोरा दावा तो है, किन्तु उनका 
आधार कोरा आडम्बर है। वास्तवमें उनका कोई धामिक विश्वास ही नहीं होता। 
तोता सम-राम रटता है तो क्‍या इससे लोग उसे राम-भक्‍त कहेंगे” फिर भी हम 
दो तोतोकी या तोते और मैनाकी बोलियोंकी कीमत उनकी तुलना करके ऑक 
सकते हैं। 

परन्तु एक सज्जन कहते है: 

सौलाना साहबने निडरता भले ही दिखाई हो. . किन्तु उसका लाभ 

देशको कितता सिल्ला ? हिन्दु-मुसलमानोंमं तताव और बढ़ गया। संयमी गांधीसे 

अधम मुसलमान ऊँचा है, ये शब्द हिन्दुओंके दिलसमें बाणकी तरह चुभ गये हैं। 

सोलाना साहबने तो मानो देशपर बसका गोला ही फेंक दिया है। 


इन विचारोंको प्रकट करनेवाले मौलाना साहबके प्रेमी हैं। वे धर्मान्ध हिन्दू 
नही है। वे हिन्दुओंके ऐबोंको निष्पक्ष होकर देख सकते है। लेकिन सन्देहके वर्तमान 
वातावरणका असर उनपर भी हुआ है। पहले तो, जैसा में कह चुका हूँ, “संयमी 
गाधीसे अधम मुसलमान ऊँचा है”, यह मौछानाने कहा ही नहीं। उन्होंने तो इतना 
ही कहा है कि “संयमो गांधोकों धामिक मान्यतासे अधम सुप्तत्मानकी धांसिक 
मान्यता बढ़कर है।” मोलानाके विचारमे और उनपर आरोपित विचारमें हाथी- 
घोडेका अन्तर है। एकमें दो व्यक्तियोकी तुलना है, दूसरेमें दो धामिक विचारोंकी। 
 संयमी गाधी ” और “अधम मुसलहूमान ” हमारी प्रयोजन-सिद्धिके छिए निरथंक 


मेरी भाषा ५१७ 


हैं। मुख्य तो धामिक मान्यताएँ है। फिर ये मान्यताएँ भले ही क' या 'ख'! की 
हों अथवा ग या 'घ' की; तुलना व्यक्तियोंकी नहीं, उनके धारमिक विचारोकी है। 
उनके आचार तथा गुण-दोषोका इस तुलनासे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। 
अब हम इस बातपर विचार करे कि मौलानाको धार्मिक मान्यताओके सम्बन्धमें 

अपने ये उदुगार प्रकट करनेकी आवश्यकता थी भी या नहीं। मौलाना साहबके 
और भेरे बीच दो भाश्योका-सा सम्बन्ध है। इस कारण वे जहाँ-तहाँ मेरी स्तृति 
किया करते है। इन दिनों हिन्दुओ और मुृसलमानोंके बीच कलह उत्पन्न करनेवालोकी 
संख्या बढ़ गई है। उनमें से कुछ लछोगोने उतके लिए गांधी-परस्त ” अर्थात्‌ “गाधी- 
पूजक ' विशेषण लगाया है। ऐसा करनेमें उनका उद्देश्य यह था कि मुसलूमानोपर 
मौलानाका जो प्रभाव है वह कम हो जाये। अत, मौलानाने कहा कि में गाधीजीका 
पुजारी तो हूँ परन्तु गांधीजी मेरे धर्म-गृर नहीं है। गाधीजीका धर्म मेरे धर्मसे जुदा 
है। धामिक विश्वास तो एक व्यभिचारी मुसलमानके जो है वे ही मेरे भी है और 
भे उन्हें गांधीजीके धामिक विश्वासोसे अधिक अच्छा समझता हूँ। यह मौछानाके 
भाषणका सार है। यदि वे ऐसी ही कुछ बात न कहें तो क्या कहकर वे अपना, 
मेरा और हमारे पारस्परिक सम्बन्धोका तथा साथ ही अपनी दृढ़ धर्म-निष्ठाका खुलासा 
और बचाव कर सकते हैँ और किस तरह आशक्षेपकर्ताओके आक्षेपोका उत्तर दे 
सकते है ? 

[ गुजरातीसे ] 

नवजीवत, २७-४-१९२४ 


३७२. मेरी भाषा 


एक विद्वान्‌ मित्र अत्यन्त सरल भावसे भाषाके प्रति और मेरे प्रति अपने 
प्रेमसे प्रेरित होकर लिखते हूँ :' 

उपर्युक्त दिलचस्प पत्रमे कुछ अग्रेजी वाक्य और शब्द गुजराती लिपिमें हैं और 
दो अग्रेजी शब्द रोमन लिपिमें ही हैं। इससे अग्नेजी न जाननेवाले अनेक गुजराती 
भाई-बहनोको चोट पहुँचेगी। इसके लिए में उनसे क्षमा माँग लेता हूँ। यदि इसमे 
मे कोई हेर-फेर करता तो उससे पत्रका माधु्यं और उसमें निहित सूक्ष्म विनोद 
बहुत हृदतक कम हो जाता। अग्रेजी न जाननेवाले व्यक्तिकों भी इस पत्रके भावाथेंकों 
समझनेमे कोई दिक्कत नहीं होगी। 

यह तो पाठक आसानीसे समझ सकेगे कि यह पत्र कोई प्रकाशित किये 
जानेके विचारसे नहीं लिखा गया है। अपने एक निजी पत्रमें पत्र-लेखकने यह किस्सा 
अनायास ही जोड़ दिया है। छेकिन पत्रमें की गई ठटीका उचित है और पाठकों तथा 


१, इस निजी पत्रमें, जो यहां उद्धत नहीं किया गया है उक्त मित्रने गांधीजीके दक्षिग आफ्िकाना 
सत्याम्रहनों इतिहास में व्यवद्गत कुछ शब्दों और मुद्दावरोंके गलत प्रयोगकी ओर उनका ध्यान खींचा था। 


५२८ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


मेरे साथियोंकों भी उससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, यह सोचकर मैने उसे उद्धृत 
किया है। 

पाँच-एक वर्ष पहले एक विद्वान हितेच्छूने टीका की थी कि _ गांधीकी गृजराती 
नये मैद्रिक्युछेटसे भी ज्यादा कमजोर है।” जिस मित्रने टीका सुनी थी उन्हे वह 
अच्छी नहीं लगी। जब उन्होने मुझे इस टीकाके बारेमें बताया तब मैने कहा कि 
यह टीका सही है और ठीका करनेवाले के मनमें मेरे प्रति कोई द्वेंष नहीं है। टीकाका 
कारण उनका भाषा-प्रेम है। इस टीकाके सम्बन्धमें उस समय मैने जो विचार व्यक्त 
किये थे वे आज भी उसी तरह कायम है। 

मे जानता हूँ कि मुझे गूजराती भाषाका सूक्ष्म ज्ञान नही है। में व्याकरणपर 
जितनी नजर रखना चाहता था उतनी नहीं रख सका हूँ। मैने भाषाके विचारसे 
लिखनेका धन्धा शुरू नही किया है, बल्कि जैसी भाषा मुझे आती है अपने धन्धेके-लिए 
उसीसे काम चलाना पड़ा है। यह में इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि मेरी भाषाकी 
भूलें माफ कर दी जाये। जानते हुए भूलें करता और क्षमा माँगना अक्षम्य है, इतना 
ही नहीं बल्कि यह तो एक दोषमे दूसरे दोषको जोड़नेके समान है। मुझे जो एक 
अमूल्य वस्तु मिल गई है उसमे मे जगत्‌कों भागीदार बनाना चाहता हूँ। इसमें भले 
मोह हो, अज्ञान हो, अभिमान हो, लेकिन वस्तुस्थिति यही है। मेरे कार्यमें भाषा 
एक बहुत बड़ा साधन है। कुशल कारीगरके पास जो हथियार होता है उसीसे वह 
अपना काम चला लेता है। ठीक यही चीज मुझे भी करनी पड़ी है। हम लोग 
एक वहमके शिकार है। जिस व्यक्तिमे एक बात सर्वश्रेष्ठ हो उसे बहुतेरी अन्य 
बातोमें भी सर्वश्रेष्ठ माव लिया जाता है। और अगर वह महात्मा माना जाता हो, 
तब तो कहना ही क्‍या! वह तो सर्वश्रेष्ठ हुआ ही। इस वहमके कारण कोई मेरी 
भाषाके सम्बन्ध्म भ्रमित न हो जाये, इसलिए मे उपर्यक्त टीका प्रकाशित करके 
अपने भाषा-सम्बन्धी दोषोको स्वीकार करता हूँ। सत्याग्रहके सम्बन्धरमें, हिन्दुस्तानकी 
गरीबीको देखते हुए इस देशके उपयुकत अथंज्ञास्त्रके नियमोंके सम्बन्धर्मं तथा ऐसी 
ही कुछ और बस्तुओंके सम्बन्धर्में में अवश्य अपने-आपको कुशल मानता हूँ। लेकिन 
अपनी भाषाकों में ग्रामीण तथा लेखन और व्याकरणके नियमोकों भग करनेवाली 
मानता हूँ। इसलिए अन्य लोग मेरी भाषाका अनुकरण करे, यह ब्रात में कदापि 
नहीं चाहता। 

हिमालयके शिखर॒पर विराजमान मित्रनें जो कुछ-एक दोष बताये है उन्हें अवश्य 
दूर करना चाहिए था। मेरी भाषाकी अपूर्णंता मुझे दुःख देती है, लेकिन उससे में 
दर्भिन्दा नहीं होता। कुछ-एक भूले ऐसी है जो आसानीसे दूर हो सकती थी, इन भूछोके 
सम्बन्धरमें में अवश्य लज्जाका अनुभव करता हूँ। इन भूलोंको रहने देकर समाचारपत्र 
चलानेकी अपेक्षा में उसे बन्द करना अधिक अच्छा मानता हूँ। समाचासरपत्रका 
सम्पादक अगर भाषाके सम्बन्धर्में लापरवाह रहता है तो वह अपराधी ठहरता है। 
“मुशिद ” और अमानृष ” शब्द ऐसे हैँ जिन्हे माफ नहीं किया जा सकता। ये शब्द 


१. ' मुरीद” ओर “ अतिमानुष ” के लिए गांधीनोने भूल्से उक्त शब्दोंका प्रधोग किया था । 


मेरी भाषा ५२९ 


कसे रह गये, सो मै नहीं जान सकता। मै बोलता गया, दूसरेने छिखां और किसी 
तीसरेने उसकी नकल की। इस भूलका कारण था तो उर्दू और संस्कृतका मेरा कच्चा 
चान हो सकता है या फिर नकल करनेवाला। असली दोष तो मेरा ही माता 
जायेगा, उसके बाद मेरे साथीका। स्वामी आनन्द “नतवजीवन ' को गुजरातमें प्रसारित 
करनेप्त व्यस्त होनेके कारण उसकी भाषाको नहीं संभाल सकते। और महादेव देसाई 
तो जिस तरह आशिक माशूकके दोषको देखते हुए भी नहीं देखता उसी तरह मेरे 
दोषोको देखनेसे स्पष्ट रूपसे इन्कार करते है। उनका वश चले तो वे 'मुशिद” और 
अमानुष ' शब्दोके प्रयोग सही सिद्ध कर दें, और जो ज्ञानवान है वे तो हिमालयके 
शिखरपर जाकर बेठ गये है। इसमें पाठकके साथ अन्याय होता है, इसका विचार 
तो तीनोमें से एक भी नहीं करता। बेचारी भाषा तो गरीब गाय है और हम चारो 
उसकी गर्दतपर छुरी फेरनेके लिए कटिबद्ध है। उपाय तो भाषा-प्रेमी पाठकोके हाथमे 
है। उनको मेरी सलाह है कि वे महादेव देसाई, स्वामी आनन्द आदिको इस बातका 
नोटिस भेजे कि अब अगर फिर कभी नवजीवन'' में हिमालय-जेसी गम्भीर भूलें देखनेमें 
आयेगी तो वे दूसरा नोटिस भेजे बिना ही पत्र लेना बन्द कर देंगे। इतना ही नहीं, 
अगर जरूरत जान पड़ी तो नवजीवन “- बहिष्कार मण्डलकी स्थापना करेगे। यदि यह 
मण्डल अहिसात्मक असहयोग करेगा तो में भी उसमे अपना नाम अवश्य दर्ज करवा- 
ऊंगा और अपने ही घरमे झगडा खडा करूँगा। भाषा-प्रेमियोको मेरा यह भी सुझाव 
है कि वे उपयुक्त हिमालय-शिखर निवासीकों खूली चिट्ठी लिखें कि वे प्रति सप्ताह 
 नवजीवन ' के ज्यादासे-ज्यादा आधे पृष्ठका उपयोग नवजीवन ' के पिछले अंकोमी 
गुजराती-सम्बन्धी भूलोको बतानेमें किया करे। इस तरह यदि नवजीवन ' के पाठक 
कड़े कदम उठायेगे तो वे भाषाकी सेवा करेगे और “नवजीवन ' पर अपना स्वामित्व 
सिद्ध करेगे। 

अब टीकाकारकी टीका करनेमे दो शब्द लिखता हूँ। चूंकि हमने अंग्रेजी भाषा 
पढी है, इसलिए हम चाहे कितना भी प्रयत्न क्यो न करे फिर भी जानें-अनजाने 
हम [अपने गुजराती लेखनमे | अग्रेजी शैली और उसके मुहावरों आदिका प्रयोग 
कर जाते है। में अग्नेजी भाषाका दृश्मन समझा जाता हूँ। सच तो यह है कि मेरे 
मनमें उस भाषा और उस भाषाकों बोलनेवाले अग्रेजोके प्रति आदर-भाव है'। लेकिन 
दोनोंमें से एककों भी में प्रधान पद देनेके लिए तैयार नही हूँ, बल्कि दोनोके बिना 
काम चला लेनेको तैयार हूँ। मेरा दुंढ विश्वास है कि जिस व्यक्तिको गृजराती 
भाषापर पूरा अधिकार प्राप्त है वह व्यक्ति अग्नेजीका एक भी शब्द जाने बिना 
गुजराती भाषामे भाषाकी सारी खूबियाँ ला सकता है। लेकिन अग्रेजी अथवा अग्रेजोके 
प्रति कोई द्वेष न होनेके कारण मे दोनोमे से सार ग्रहण कर सकता हूँ और इसलिए 
थोडा-बहुत अनुकरण अनायास ही हो जाता है। “पृथ्वीना आतरडां ! एक ऐसा ही 
अनायास आ गया मुहावरा है। पृथ्वीका उदर” बहुत मधुर शब्द-समूह है। लिखाते 
समय अगर वह मेरी जबानपर चढ़ा होता तो में इसका अवश्य प्रयोग करता, लेकिन 


१, पृथ्वीकी अँतड़ियोंमें। 


२३-३४ 


५३० सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


'पृथ्वीनां आतरडा ' को में त्याज्य प्रयोग नहीं मानता। मुँह मरोडना' तो है ही, 
लेकिन क्‍या उसी अर्थमें 'नाक मरोडना का प्रयोग नहीं किया जा सकता? इस 
विषयमे मुझे शंका तो है हालॉकि ताक मरोड्नेका प्रयत्न करते समय मैं नाक तो 
नही मरोड सका; हाँ, मूंह आसानीसे अवश्य मरोड़ दिया। इससे मेरी गुजराती 
आत्माको सन्‍्तोष हुआ। लेकिन सब मुहावरोंकी क्‍या ऐसे परीक्षा हो सकती. है? 
इसलिए फिलहाल तो इस शंकाको रहने देता हँ। हम जब स्वराज्य के चुकेगे तब 
अवश्य मे नरासहरावभाई! और उनसे निपटनेकी योग्यता रखनेवाले कवि खबरदारकों* 
दन्द्रयुढ्ृके लिए आमन्त्रित करूँगा और नवजीवन ' के पाठकोंके सम्मुख उनकी कला- 
का थोडा-बहुत नमूना रखनेका प्रयत्न करूँगा। फिलहाल तो हमारे पास ऐसे निर्दोष 
विनोदके लिए भी वक्‍त नही है।  इनड़ायरेक्ट कन्स्ट्रक्शन ' का प्रयोग गृजराती भाषामों 
वर्जित नही है, ऐसा में मानता हूँ, छेकिन यह कहकर में टीकाकारकी टीकाकों 
बिलकुल धो डालना नहीं चाहता। लेकिन उपयुक्त पत्र प्रकाशित करके में अपने 
भाषा-शास्त्री मित्रोसे प्रार्थना करना चाहता हँ कि जिस तरह कुछ-एक मित्र मेरी नीति- 
की चौकसी करते हैं उसी तरह वे मेरी भाषाकी चौकसी करें और इस तरह मुझे 
कृतार्थ करे। 

इस अन्तिम वाक्यका प्रयोग उचित हैं अथवा अनुचित, इसका उत्तर पाठकोकी 
ओरसे शिखर-निवासीसे में ही सार्वजनिकरूपसे पूछे लेता हूँ। 

[ गजरातीसे | 


नवजीवन, २७-४-१९२४ 


३७३. भूल-सुधार 


मुझे दाहोद ताल्लुकेसे एक पत्र मिछ्ा था। इस पत्रपर किसीने दाहोद ताल्लुकेकी 
काग्रेस कमेटीके मन्त्रीके नामसे हस्ताक्षर किये थे और मैने मान लिया था कि हस्ताक्षर 
मन्‍्त्रीके ही हैं। तदनुसार मेने चैत्र सुदी २ के नवजीवन ' में दाहोदके अन्त्यजोके 
सम्बन्धमें एक टिप्पणी लिखी थी। अब उस कमेटीके वास्तविक मन्‍्त्री श्री सुखदेव 
लिखते है कि उपयुक्त पत्र उनकी अनुपस्थितिमें मन्त्रीके नामसे किन्तु उनकी 
जानकारीके बिना लिखा गया था। श्री सुखदेव द्वारा प्रेषित सशोधित विवरणके 
अनुसार यह तो सच है कि भगियोकों ढेढोके कुएँसे पानी भरने दिया गया। लेकिन 
स्थानीय बोर्डके पक्के कुएसे जो अन्त्यज पानी भरने गये थे उन्हें इन्स्पेक्टर महोदयने 


१. नरसिददराव बी० दिवेश्यिा (१८५९-१९३७), शुजराती कवि और साहित्यक, बम्बईके एलफिन्स्टन 
काछेजके गुजरातीके प्रेफितर 

२. अरदेशर फरामजी “ख़बरदार ” ( १८८१-१९५४ ); थरुणरातीके प्रसिद्ध पारसी कवि। 

३. देखिए “ अस्पृ्ध्बता और दुरदुरानेकी मनोबृत्ति ”, ६-४-१९२४ । 

४. भंगी और ढेढ दोनों ही अन्तज हैं ढेकिन भगी ढेढसे नीची जातिके माने णाते हैं, इसलिए टदेढ 
उनको अपने कुएँले पानी नहीं भरने देते हें । 


टिप्पणियाँ ५३९ 


न केवल भगा दिया, बल्कि उन्हें अपना भरा हुआ पानी फेकनेके लिए बाध्य किया। 
आज भी यही स्थिति विद्यमान है। उपर्युक्त घटना दाहोद गाँवमे नहीं, दाहोदके 
मातहत गरबाड़ा गाँवमे घटित हुईं थी। 
तात्पयं यह कि अन्त्यज भाईयोकी पहले जो स्थिति थी, वही आज भी है। 

श्री सुखदेवकों इस बातकी जाँच करनी चाहिए कि मन्त्रीके नामसे यह गलत समाचार 
देनेवाला पत्र क्यो लिखा गया। झूठी खबरोसे न तो अन्त्यजोकी स्थिति सुधरनेवाली 
है, न हमारे पापोका मारज॑न ही होनेवाला है और न ही हमें स्वराज्य मिलनेवाला 
है। ठीक ढंगसे किया गया प्रायश्चित्त अखबारोमे न भी छपे तो भी फलीभूत होता 
है। इस जगतमें करोडो सुक्ृत्य होते हैं जो समाचारपत्रोमे प्रकाशित तो नही होते 
लेकित जिनका प्रभाव निरन्तर होता ही रहता है। 

[ गुजरातीसे ] 

नवजीवन, २७-४-१९२४ 


३७४, टिप्पणियाँ 


मसिलकी पृनियाँ 


हम देखते है कि अनेक स्थानोपर आज भी मिलकी पूनियोंका उपयोग हो 
रहा है। जब चरखेकी शुरुआत हुई थी उस समय पूनी किस तरह बनती है इसकी 
किसीको जानकारी नहीं थी। उस समय मिलकी पूनियोका उपयोग भले ही किया 
गया हो, लेकिन आज तो इनका उपयोग असहा साना जाना चाहिए। मिलकी 
पूनियोका उपयोग तो वही करेगा जो चरखेके मंको नहीं समझता। हम हिन्दुस्तानके 
प्रत्येक गाँवमे और प्रत्येक घरमे चरखेको चलते हुए देखना चाहते है। हिन्दुस्तानमें सात 
लाख गाँव है। अनेक तो रेलगाडी |की लाइन ] से बहुत दूर हँ। वहाँ मिलकी पूनियाँ 
पहुँचाना असम्भव है। इसके सिवा जिस गाँवमें कपास होती है वहाँसे उसे दूसरे 
गाँवमें ले जाकर ओटा जाये, बादमे वह मिलमें पहुँचे और वहाँ उसे धुना जाये और अन्तमे 
पूनीके रूपमे वह फिर उसी गाँवमे प्रवेश करे और तब काता जाये यह तो ठीक 
वही बात हुई कि आटा तो बम्बईमे साना जाये लेकिन रोटियाँ पके पेथापुरमे। 
कपास' जहाँ काती जाये वही उसको धुना जाना चाहिए और जहाँ पैदा होती है वही 
उसे ओठा जाना चाहिए। आज जो अस्वाभाविक पद्धति चल रही है उसका जडमूलसे 
उन्मूलन किया जाना चाहिए। कातनेकी प्रवृत्तिके मूलमे ही उसके पहलेकी समस्त 
क्रियाएं समाहित है। 

कर्नाटककी बहने 

बम्बईमें रहनेवाली कर्नाटककी कोई पचास बहने गत सप्ताह मेरे पास आई 

थी। वे सब बहने अपना काता हुआ सूत लाई थी, साथमे ५०० रुपये भी थे। 


१. दक्षिण गुजरातकां एक गाँव। 


५३२ सम्पूर्ण गांधी वाहःगय 


इन बहनोंमें से एकने समाज सेवा” नामक नाटक लिखा है। अन्य बहनोंने यह 
नाटक खेला था। नाटकमे टिकट रखा गया था। उपर्युक्त ५०० रुपये उन टिकटोंकी 
बिक्रीसे होनेवाली आयमे से बची हुई रकम थी। उन्होंने नाटक खेलनेमें केवल ५० 
रुपये खर्च किये थें। 

अन्य बहनें भी यदि इन बहनोका अनुकरण करें तो ? 

अधिकाश बहने पढ़ने अथवा खेलने लायक नाटक नही लिख सकती, अधिकाश 
खेल भी नहीं सकती, लेकिन सब कात तो अवश्य सकती है। एक बहनने मुझसे 
कहा कि महाराष्ट्रकी बहने चुस्त है, उद्योगी है; गुजराती बहने सुस्त है। ऐसा 
आरोप गुजराती बहने किस तरह सहन कर सकती है? यद्यपि मुझे इतना तो 
स्वीकार करना ही चाहिए कि जितना सूत अवन्‍न्तिकाबहनने' अपनी महाराष्ट्रीय 
बहनोके वर्गंसे कतवाया है उतना गुजराती बहनोने काता प्रतीत नहीं होता। यदि हम 
निष्पक्ष होकर विचार करे तो अन्य अनेक बातोमें भी महाराष्ट्रकी बहनें श्रेष्ठ सिद्ध 
होती है। तथापि में गृजराती ठहरा और गुजराती बहनोके बारेमे लिख रहा हूँ, 
इसलिए में इतना निष्पक्ष केसे हो सकता हूँ ? निष्पक्ष नीतिकी पद्धतिको में स्वीकार 
करता हूँ फिर भी में इस अंकमें गुजराती बहनोके साथ पक्षपात करते हुए उनसे 
अनुरोध कर रहा हूँ कि वे अपनेको दक्षिणकी बहनोके समान ही चुस्त और उद्योगी' 
सिद्ध करे। लेकिन यदि वे मेरी इस दीन प्रार्थनाको नहीं सुनती तो मुझे उपर्युक्त 
महाराष्ट्रीय बहनोने गुजराती बहनोपर जो आक्षेप किया है, उसे सच मानना पडेगा। 

भाई-बहन दोनो ही काते, लेकिन बहनोंका यह विशेष धर्म है। धनिक बहनो- 
को अपने कपडोंके लिए अथवा परोपकारके निमित्त कातना चाहिए, गरीब बहनोकों 
आजीविकाके लिए अथवा अन्नपूर्तिक लिए कांतना चाहिए। शहरोंमे मुख्यत, इसी 
तरहकी कताई होगी। शहरोमें रहनेवाली गरीब बहने कातनेकी अपेक्षा मजदूरीसे 
अधिक कमा सकती है, अत. उनसे कातनेके लिए कहना व्यर्थ है। उन्हें आवश्यकतासे 
अधिक कातनेके लिए कहना हानिकारक है। इसके सिवा, कातनेके पीछे जो उद्देश्य है 
वह भी इससे पूरा नहीं होता। 


जीवदय।! भण०डल 


मुझे एक खुली चिट्ठी प्राप्त हुई थी जिसमे बम्बईके जीवदया मण्डलके कार्योके 
सम्बन्धमें आरोप लगाये गये थे। यदि वे सब सही हो तो जीवदया मण्डलने जीवदया- 
का नहीं बल्कि जीवहत्याका कार्य किया है, ऐसा मुझे रूगा। इन आरोपोके सम्बन्धमे 
कुछ भी लिखनेसे पहले में इस बातकी जाँच कर रहा था कि उनमें कितनी सचाई 
है। इसी बीच श्री छगनलाकू तानावटी अन्य मित्रोके साथ मुझसे मिलने आये। 
में तो उन्हें जीवदया मण्डलके मन्त्रीके रूपमे जानता था, इसलिए अपनी आदतके 
मुताबिक मैने उनपर विनोदमे आक्षेप करना शुरू किया। उन्होने कहा: “में फिलहाल 
मन्‍्त्री नहीं हँ” और मुझे पूछा “आप जो कह रहे है, क्या वह बात में मण्डलसे 


१, अवन्तिकाबदन गोखढे, मद्दाराष्ट्रकी सक्रिय कांग्रेस कायकत्री । 


टिप्पणियाँ ५३३ 


कहें ? ” मैने कहा: “अवश्य कहिएगा। में मन्त्रीसे मिलना भी चाहता हूँ।” मेरा 
खयाल है कि मैने श्री छगनलालको उपर्युक्त बातचीतकी कोई भी बात समाचार- 
पत्रोमें प्रकाशित करनेकी अनूमति नहीं दी थी। श्री छगनलालने अपनी और मेरी इस 
बातचीतको जिस तरह समझा उसके अनुसार उसका साराश समाचारपत्रोको या तो 
स्वय दे दिया अथवा उसकी चर्चा ऐसे स्थानपर की जिससे कि वह समाचारपन्नोमें 
आये बिना नहीं रह सकती थी। इससे जीवदया मण्डलके सदस्योंको दु.ख हुआ और 
यह देखकर उन्हे आइचय भी हुआ कि उनकी ओरसे तथ्योकों जाने बिना ही मैने 
प्रतिकूल धारणा बना ली। उन्हे आइचयें होना ठीक भी था क्योंकि इस तरह धारणा 
बना लेना मेरी हमेशाकी पद्धतिके विरुद्ध है। मैने कोई धारणा बनाई भी नहीं थी। 
श्री छगनलालके समक्ष मैनें जो टीका की थी वह भी यदि” पर आधारित थी। 
उसका यह आशय था कि “उपर्युक्त पत्रमे जो बाते कही गई है यदि मण्डलने वेसा 
ही किया हो तो वह जीवहत्याके समान है।” श्री छगनलाछ' मुझसे फिर मिल गये 
है और उन्होने पत्रमें प्रकाशित सारी हकीकतके लिए गहरा खेंद प्रकट किया है। 
मैं मानता हूँ कि उपर्युक्त खूली चिट्ठीमे जीवदया मण्डलपर जो आशक्षेप किये गये हैं, 
उनमें कोई सार नही है। मण्डलके मन्त्री लल्लभाई और अन्य सदस्योके साथ मेरी 
इस विषयपर काफी चर्चा हुई है। 


बहुमत 

लेकिन उपर्युक्त खुली चिट्ठीमें एक बात ऐसी है जो विचारणीय है। 

क्या नगरपालिकामें अथवा अन्य किसी सार्वजनिक संस्थामे धर्म सम्बन्धी प्रइनों- 
पर बहुमतके द्वारा निर्णय लिया जा सकता है? मान छीजिए कि हिन्दू, मुसलमान 
और पारसी सदस्य मिलकर बहुमतसे यह प्रस्ताव पास करते है कि हिन्दू स्कूलोमे 
अन्त्यज बच्चोको दाखिल किया जाना चाहिए। मात्त लीजिए कि अगर केवल 
हिन्दुओके ही मत लिये जाते तो वह प्रस्ताव रद हो जाता। ऐसी स्थितिमें क्या उक्त 
प्रस्ताव उचित माना जायेगा ? मुझे तो छूंगता है कि उचित नहीं माना जा सकता; 
इतना ही' नहीं, बल्कि वैसा प्रस्ताव पास करनेसे सुधारकी प्रगतिमे स्कावट पैदा 
होगी। हिन्दुओके समाजका सुधार क्या विधरमियोके मतोसे हो सकता है ? अस्पृद्यता 
पाप है, यह ज्ञान अधिकाश हिन्दुओको ही होना चाहिए। [तभी अस्पृश्यता दूर हो 
सकती है। | इसमे दूसरोके मत किसी कामके नहीं है, यह बात स्वयंसिद्ध है। 

उसी तरह मुसलमानोको गोरक्षा करनी चाहिए अथवा नही, इसका निर्णय सिश्र 
समाज बहुमतके द्वारा नहीं कर सकता। यह निर्णय तो बहुमतके हारा मुसलमानोंको 
ही करना होगा। जबसे हिन्दुओ और मुसलमानोके मत एक दूसरेसे खट्टे हो गये 
है तबसे जिस सवालका धर्मसे कोई सम्बन्ध नहीं हैं वह सवार भी धर्मंसे सम्बन्धित 
माना जाने रूगा है। छोटे बछड़ोकी हत्या नहीं की जानी चाहिए, इसके लिए 
धर्म-शास्त्रक आधारकी कोई जरूरत नहीं है। कोई भी धर्म ऐसे आ्थिक नियमोका 
विरोधी नहीं होता और न है। लेकिन मुसलूमानोका संशयालु मन इसमें “अँगुली 


0 /) 


पकड़कर पहुँचा पकड़े “'जानेका भय देखता है। इसलिए अगर मैं नगरपालिकाका 


५३४ सम्पूर्ण गाधी वाहुमय 


सदस्य होऊँ तो बछडोको बचानेके लिए मुझे जबतक मुसलमानोंका बहुमत प्राप्त न 
हो तबतक -- यद्यपि मैं अपने-आपको कट्टर हिन्दू मानता हूँ, हिन्दू-धर्मके सृक्ष्मतम 
आदेशोको जाननेकी और उनका सम्पूर्ण पालन करनेकी इच्छा रखता हूँ, गोमाताका 
पुजारी हूँ और उसकी रक्षामें सदा अपना शरीर अपित करनेके लिए तैयार रहता हूं, 
तो भी -- मैं मसलूमानोकी रायकी उपेक्षा' करके अपना मत नहीं दूंगा। मुझे गायकी 
रक्षा करनी है, सो में कोई मुसलमानोका विरोध करके नहीं कर सकता, केवल 
उनके हृदयोंमें प्रवेश करके ही कर सकता हूँ। यदि मैं अपनी बातके पक्षमें उनका 
हृदय न जीत सकूगा तो यह सिद्ध करनेके लिए में उनपर बलात्कार नहीं करना 
चाहता, मे बछडोकी रक्षा करनेवाले आर्थिक कानूनको भी छोड़ दूंगा। 


काठियावाड़की खादी 


कच्छसे एक खादीधारी दम्पती मुझसे मिलनेके लिए आये। वे दोनो अपने 
हाथके कते सूतकी बनी खादी पहने हुए थे। कच्छसे चलकर जब उन्होने काठियावाडमे 
प्रवेश किया तब उन्हे निराशा हुई। राजकोटमें और अन्य शहरोंमें वे जहाँ भी 
गये वहाँ उन्हे खादीके कपडे और खादीकी टोपी पहने शायद ही कोई दिखा और 
यह देखकर उनका हृदय रो उठा। उनके अनुभवके अनुसार तो खादीका उपयोग 
काठियावाड़की अपेक्षा कच्छमे कही अधिक हो' रहा है। काठियावाडकी सुस्तीकी ऐसी 
ही शिकायत दूसरे स्थानोसे भी आई है। शिकायत यह है कि आप काठियावाडी 
बहुत वाचारू और फितरती हो। कथनीमे शूरवीर लेकिन करतीमे शिथिल हो।' 
यह सुनकर मेरा सिर झाममके मारे नीचा हो गया। अब सुनता हूँ कि काठियावाड़ी 
तो काठियावाडी पट्टणी साहबकों पराजित करेगे, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेगे तथा 
परिषद्‌! तो अवश्य होगी। कोई-कोई तो कहता है, पद्रणी साहब हमें जेलमें परि- 
षद्‌ बुलानेसे कैसे रोक सकते है? ” अतीतके शूरवीर काठियोके ये शूरवीर मित्र 
इस तरह ओजस्वी भाषाका प्रयोग तो कर रहे है लेकिन मेरे जेसा दूर रह कर 
दृश्य देखतेवाला काठियावाड़ी यदि इन शूरवीर' सत्याग्रहियोसे' पूछनेकी छट ले सके 
तो उनसे यह पूछना चाहेगा: “ आप सत्याग्रहकी शर्तोको जानते है”? आप खादी 
पहनते है ? आप कातनेके धर्मका श्रद्धापू्वक पालन करते है ? आपने अपने त्रोधको 
जीत लिया है? आप मन, वचन और कमंसे सत्याग्रहके लिए आवश्यक अहिसा-घर्म- 
का पालन करते है?” यह प्रइनावली कोई मैने पूरी नही कर दी है। सत्याग्रह 
करना चाहिए अथवा नहीं, में इसका निर्णय देने नहीं बैठा हँ। इसका निर्णय तो 
वल्लभभाई पदेल करेगे। में तो केवछ अपने चरखेकी रठ लगा रहा हूँ। मेरी दृष्टिमे 
परिषद्‌ बुलानेकी अपेक्षा चरखेका महत्त्व कही अधिक है। काठियावाड़में आजीविका 
न मिलनेसे अनेक काठियावाडी दूर देशमे जाकर बस जाते है। वे पेटकी खातिर 
काठियावाड़की प्राणवर्धक आबोहवाफ़ों त्यागकर बम्बईकी प्राणघातक हवाकों पसन्द 
करते है। इस आर्थिक हिजरतको रोकनेका उपाय चरखा है, यह समझते हुए भी 


१, काियावाड़ राजनीतिक परिषद्‌; यह जनवरी १९२७ में भावनगरमें हुईं थी। 


एक सराहनीय उदाहरण ५३५ 


कितने काठियावाडी इस बातका विचार करुते है कि काठियावाडमें खादीका उपयोग 
इतना कम क्यो है? अगर विचार करते भी है तो किस हृदतक उसपर अमल 
करते है ” काठियावाडमें खादीका प्रचार बहुत आसान चीज है। फिर भी वहाँ खादी- 
का प्रचार कम है, इससे क्‍या प्रगठट होता है” में यह नहीं कहना चाहता कि कच्छी 
दम्पतीने जो खबर दी है वह बिलकुल सही है। यह सम्भव है कि उनकी अवलोकन 
शक्ति मन्‍नद हो अथवा वे केवल उन्हीं स्थानोपर गये हो जहाँ खादीका पहनावा 
देखनेमे न आया हो। मै तो कच्छी दम्पतीकी टीका केवल काठियावाड़ी कार्यकर्त्ताओकी 
जानकारीके लिए प्रकाशित करके उन्हें सावधान करना चाहता हैँ और यह दीका 
यदि सही है तो मे उससे उठनेवाले प्रशनोको उनके सम्मुख रख रहा हूँ। 

[ गुजरातीसे | 

नवजीवन, २७-४-१९२४ 


३७५. एक सराहनीय उदाहरण 


[अप्रैल १९२४ के अन्तमे | 
लगभग तीन साल पहले श्री भरुचाने श्री बेलगाँववालासे मेरा परिचय करवाते 
हुए कहा था . “ये बहुत घनवान व्यक्ति है और ये खादी-आन्दोलनके लिए शक्ति- 
स्तम्भ सिद्ध होगे। ” पारसियोके प्रति मेरे अटूट विध्वाससे अबतक सब लोग वाकिफ 
हो चुके है। परन्तु उस विव्वासके बावजूद, मैने जब श्री बेल्गावचालाकी ओर देखा 
तो उस प्रथम दर्शनमें मुझे श्री भरुचा द्वारा दिये गये आश्वासनकी सचाईपर' सन्देह 
हुआ था। लेकिन मुझे अपने उस सन्देहके लिए शीघ्र ही परचात्ताप करना पड़ा, 
क्योकि श्री बे लगाँववालाने श्री भरुचाकी भविष्यवाणीसे भी ज्यादा करके दिखाया है। 
उन्होने खादीके प्रचारपर हजारो रुपये खर्च किये है? चरखेके सन्देश उन्हे गहरी 
श्रद्धा है और वे उसके कट्टर अनुयायी बन गये हूँ ? श्री बैकर जब श्री बेलगाँववाला- 
को जबरदस्ती अपने साथ कर्नाटक ले गये थे तब उन्हे क्या पता था कि कर्नाठक- 
यात्राका उनके इस पारसी मित्रपर क्‍या प्रभाव पड़ेगा? कुछ भी हो, वे कर्नाटकसे 
चरखेके प्रति इतना उत्साह छेकर कौटे है कि उन्होने मुझे बताया है, वे प्रतिदिन 
प्रात काल एक पवित्र कत्त॑व्यके रूपमे चरखा कातने बैठ जाते हैं। यह सुनकर मुझे 
सचम्‌च बहुत खुशी हुई है। चरखा उन्हें आनन्द, शान्ति और साथ ही यह सन्‍्तोष 
प्रदान करता है कि वे कमसे-कम आधे घटेके लिए देशके गरीब लोगोंके साथ एकात्म हो 
जाते है। ईश्वर करे कि उनके इस उदाहरणकी' छूत सभी धनवान स्त्री-पुरुषोको लगे। 


मो० क० गांधी 
अग्रेजी प्रति (एस० एन० ८७०२)की फोटो-तकलसे। 


१, इस छेखकी लेखन तिथिका ठीक पता नहीं चल सका। भप्रैल १९२४ की फोगे-नकडॉमें श्त लेखकी 
फोये-नकल पाई गई है। अतः अनुमानत. यहें अप्रैल १९२४ में द्वी लिखा गया छोगा। 


३७६. पत्र; हरिभाऊ उपाध्यायको 


[ अप्रैल, १९२४ के अ्तमें |! 
भाई हरिभाऊ, 
मेरा दुख कुछ तुम्हारे 'माछव मयूर ' के लेखोसे नहिं था। लेख तो मैने कुछ ऐसे 
ही देखे। मेरा दुःख सिध्धान्त भेदका था। मेरा अभिप्राय है कि प्रत्येक पुरुष जो कुछ 
लिख' सकता है वह मासिक इ० निकालनेकी कोशिश [मे] पड जाता है। उससे 
बहोत कम लाभ होता है। आपको यदि खास पेगाम मालवाके भाई बहनोकों देनेका 
होता तो में समज सकता था। यह सब बारीक बातें है। उनका ख्याल न कीजिए । 
जब मिलेंगे तब ज्यादा बात करेगे। 


बापुका आशीर्वाद 


[ पुनरचः | 

! हि० न०' में लिखनेकी कोशिश अवश्य करुगा। 'हिं० न०* के' लिए लेख कब 
पहुँचने चाहिए ? 

सेवाभ(वक्के साथ ज्ञानकी आवश्यकता समजता हु॥ आप शीघ्रतासे मयूर बंध 
करनेका प्रयत्त में, करे। एक मासमें तो मै आश्रम पहोचनेंकी उम्मीद रखता हुं। 
“अनारभो हि कार्याणाम्‌ ” इलोकका न्याय ईस प्रवृत्तिको लागू होता है। 


मूल पत्र (सी० डब्ल्यू० ६०५१) से। 
सौजन्य : मातेण्ड उपाध्याय 


३७७. पत्र: हरिभाऊ उपाध्यायकों 


बहस्पतिवार [३० अप्रैल, १९२४ के पदचात्‌ ] 
भाई हरिभाऊ, 


तुम्हारा खत मिला। मुझको 'मालव भयुर' देखकर खेद हुआ था। जबतक 
कोईके पास खास पेगाम नहीं है, नया अखबार न निकाले। यदि बंध हो सकता 
है तो ईसमे से छूट जाना अच्छा समजता हुँ। यदि स्वावरूम्बी बन गया है तो रहने 
दीजिए | 


१, गांधीणीने पत्रमें एक महीनेके अन्दर आश्रम आनेका उल्केख किया है। वे २९ मई, १९२४ को 
आश्रममें थे। 

२, हिन्दी नवजीवनके सम्पादक।! 

३० देखिए पिछला शीषेक। 


पत्र : ओताने जाकाताकों ५३७ 


हिन्दी न० जी० के लिए एक लेख ईसीके साथ रखता हुँ। हिन्दी न० जी० 
मुझे भेजते रहिये। 


मोहनदासके आशीर्वाद 


मूल पत्र (सी० ड़ब्ल्यूण ६०५२) से। 
सोौजन्य : मार्तंण्ड उपाध्याय 


३७८, पत्र: ओताने जाकाताकों 


[ ३० अप्रैल, १९२४ के पश्चात | 
प्रियः महोदय, 
” पत्र और पुस्तकके लिए धन्यवाद । 
अगर मेरी इच्छा होती तो भी मेरे पास इतना समय नहीं कि आप जो ब्योरा 
चाहते है, वह आपको दे सकू। न मेरे पास अपना कोई चित्र है और न मै चित्र 
बनवानेके लिए चित्रकारके सामने बैठता ही हूँ। अभी हालके जो चित्र है वे सबके- 
सब हाथके कमरेसे सहसा लिये गये है। सन्दर्भके लिए सबसे अच्छी दो पुस्तकें है --- 
“यग इड़िया में लिखें मेरे लेखोका मद्रासके गणेशन (पता भर दे)' द्वारा प्रकाशित 
सप्रह और मद्रासके ही जी० ए० नदेसन (पता भर दे) द्वारा प्रकाशित भेरे 
भाषणोका सम्रह। इस दूसरी पुस्तक सत्याग्रहाश्रमके नियम भी दिये गये है। 


हृदयसे आपका, 


| ओताने जाकाता 
४५, कोदा माचि, ४ चोमे 
ताइहोकू, फॉरमूसा, जापान | 


मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ८७५९) की फोटो-नकलसे। 


१, यह पत्र ३० अप्रैठको लिखा गया था ओर श्री जाकाताने इसके साथ “ घेंट-हीरो गांधी ?” नामक 
अपनी पुस्तककी एक प्रति भी भेजी थी। उन्होंने गांधीजीसे ऐसी प्रकाशित सामग्रीके बारेमें जानकारी माँगी 
थो, जिनसे गांधीजीके जीवन, काये और सिद्धान्तोंपर प्रकाश पढ़ता हो। श्री जाकाता इन तथ्थोंका उपयोग 
उक्त पुस्तकका संशोधित संस्करण निकालनेके लिए करना चाहते थे। 

२, किन्तु लगता है कि मद्दादेव देसाईने शी जाकाताकों यह सारी जानकारी देनेके खपालसे एक विवरण 
तैयार किया था। इसकी एक फोथे-नकल (एस० एन० ८८३७) उपलब्ध है। 

३, स्पष्टतः कोष्ठकोंमें दिये गये शब्द गांधीजीने अपने सचिवंकों यह निर्देश देनेके लिए लिखे थे कि 
वहाँ पते-भर दिये जाथ। 

४. पत्रके ऊपर गांधीजीने लिख रखा है: “ नकल करके मेरे इस्ताक्षर करवा ले।” स्पष्टतः यह 
प्रति कार्यल्यके छिए थी। 


३७९. जेलके अनुभव - ३ 


कुछ भयंकर परिणाम 


इस अध्यायमे मैं अधिकारियोंकी इस धारणाका विवेचन करना चाहता हूँ कि 
उनका कत्तंव्य कैदियोके स्वास्थ्यकी देखभाल करने और उन्हें आपसमें लड़ने या भाग 
जानेसे रोकनेतक ही सीमित है। मेरे खयालसे' यहु कहना' अतिशयोकित नही है कि जेलें 
मवेशीखाने ही है जिनका प्रबन्ध अच्छा' भी हो सकता है और ब्रा भी। जो अधीक्षक 
कैदियोके लिए अच्छे भोजनकी व्यवस्था कर देता है और बिना कारण दण्ड नहीं 
देता वह सरकार द्वारा और कैदियों द्वारा भी आदर्श अधीक्षक माना जाता है। 
दोनों ही पक्ष इससे' अधिककी अपेक्षा नहीं करते। यदि कोई अधीक्षक कैदियोके प्रति 
किये जानेवाले व्यवहारमे वस्तुत. मानवीय भावनाकों दाखिल करने लगे, तो बहुत 
सम्भव है कि कैदियोको कोई गलतफहमी हो जाये और सरकार भी उसके कार्यें 
को बुरा नही तो कमसे-कम अव्यावहारिक मानकर उसका अविद्वास करने लगे। 

अतः कारागार चारित्रिक पतनके और दुर्व्यंसनोके पनपनेके अछ्छुं हो गये हैं। 
उनमें रहते हुए केदी सुधरता नही है। उनमें से अधिकांश तो पहले से भी बुरे हो जाते 
है। ससारकी जनता द्वारा सर्वाधिक उपेक्षित ससथा क॒दाचित कारागार ही है। नतीजा 
यह है कि उनकी व्यवस्थापर जनताका नियन्त्रण एक तो होता ही नहीं है और यदि 
होता भी है तो बहुत कम। जब थोड़ी-बहुत ख्याति प्राप्त कोई राजनैतिक बन्‍्दी 
कारागारमें पहुँचता है तब जनतामें यह जाननेकी उत्सुकता पैदा हो जाती है कि 
दीवारोके उस पार भीतर क्‍या हो रहा है। 

कैदियोका जो वर्गीकरण है, उसमे कैदियोके हितकी अपेक्षा प्रशासनके हितका 
अधिक खथारू रखा जाता है। उदाहरणाथे, हम देखते है कि पकक्‍के अपराधी तथा ऐसे' 
मनुष्य जिन्होने कोई नैतिक नहीं, केवल मामूली कानून-भंगका अपराध किया है, एक ही 
अहाते, एक ही खण्ड, यहाँतक कि एक ही कोठरीमे साथ-साथ रखे जाते है। भिन्न-भिन्न 
प्रकारके चालीस या पचास कैदी लगातार महीनों एक ही कोठरीमें बन्द किये जाते 
है --- आप जरा इस स्थितिकी कल्पना तो करे। एक शिक्षित मनृष्य, जो मुहर हछगे हुए 
टिकटका उपयोग करनेपर शासकीय दृष्टिसे स्टोम्प अधिनियमके अन्‍न्तर्गेतः दण्डित किया 
गया था, उसी' ब्लॉकमे रखा गया था जिसमें खतरनाक माने जानेवाले पक्के अपराधी 
रखे गये थे। खूनियो, अपहरणकर्त्ताओं, चोरों और मामूली कामनून-भंगके' अपराधियोका 
एक ही जगह दस दिया जाना भी रोजकी बात नहीं है। कई काम ऐसे हैं जिन्हें 
करनेके लिए कई आदमी जरूरी होते है, जैसे' रहट खींचना । ऐसे कामोमें हट्टे -कट्रे आदमी 
ही लगाये जा सकते हैं। एक बार कुछ अत्यन्त भावुक व्यक्ति एक ऐसी ट्ुकड़ीमें रख 
दिये गये जिस टुकडीके अधिकाश केदी ऐसी अशिष्ट भाषाका व्यवहार करते रहते थे, 
जिसे कोई भरा आदमी सुन भी नहीं सकता। जो लोग अदल्ील भाषाका प्रयोग करते 


जेलके अनुभव - ३ ५३९ 


हैं, उन्हे उसमें कोई अश्लीलता नही लगती । किन्तु ऐसी भाषा जब किसी भावुक व्यक्तिके 
सम्मुख प्रयुक्त की जाती है, तब वह उसे बहुत अखरती है। ये टुकडियाँ कैदी वार्डरोके 
अधीन काम करती है। ये कैदी वार्डर काम लेते समय कैदियोको भद्दीसे-भद्दी गालियाँ 
देते है। और काफी कुछ हो जानेपर तो वे डडेका उपयोग करनेसे भी नहीं चूकते। 
यह कहना अनावश्यक है कि ये दोनों बाते अनधिक्ृत ही नहीं गैरकानूनी भी हैं। 
किन्तु में ऐसी गैरकानूनी बातोकी खासी बडी सूची प्रस्तुत कर सकता हूँ, जो कारा- 
गारोमें अधिकारियोकी जानकारीमें और कभी-कभी उनके सकेतसे भी होती है। मेने 
ऊपर जिस भावुक कैदीका उल्लेख किया है वह गन्दी भाषाकों बरदाइत नहीं कर सका। 
अत' उसने वैसी भाषाका प्रयोग बन्द न किये जानेतक उस टुकडीमें काम करनेसे इनकार 
कर दिया। मेजर जोन्सके तत्काल हस्तक्षेप करनेसे वह विषम स्थिति टली, किन्तु यह 
राहत क्षणिक ही सिद्ध हुईैं। ऐसी घटनाकों फिर घटित न होने देनेकी शक्ति मेजर 
जोन्समें नहीं थी; क्योक्ति जबतक कैदियोका वर्गीकरण किसी नैतिक मानदण्डके 
अनसार तथा प्रशासकीय सुविधाकी अपेक्षा उनकी माववीय आवश्यकताओके खयालसे 
नही होता, तबतक ऐसी घटनाओकी पुनरावृत्ति कदापि नहीं रोकी जा सकती। 
हमारा खयारू था कि कारागारमें, जहाँ प्रत्येक कैदी दिन-रात निगरानीमे रहता 
है और जहाँ वह वार्डरकी निगाहसे कभी ओझल नही हो पाता, अपराध सम्भव नहीं 
होते होगे। किन्तु दुर्भाग्यवश् वहाँ सभी तरहके नैतिक अपराध किये जाते है -- इतना 
ही नही वे नि.शंक होकर किये जाते है। छोटी-मोटी चोरियों, धोखेबाजियों और मामूली 
मारपीट अथवा सगीन हमलोका उल्लेख में नहीं करूँगा किन्तु में यह अवश्य कहना 
चाहता हूँ कि वहाँ अप्राकृतिक अपराध तक होते है। मैं इसका ब्योरा देकर पाठकोकों 
व्यथित नही करता चाहता। कारावासके अपने अनेक अनुभवोके बावजूद मेरा खयारू 
यह नही था कि कारागारोमे ऐसे अपराध भी होते होगे। किन्तु यरवदा जेलमें एकाधिक 
बार ऐसे मामले सामने आये जिनके कारण मुझे बडा आघात लगा। बल्कि अप्राकृतिक 
अपराधोंके होते रहनेकी बात जानकर तो मुझे सबसे बडा आधात पहुँचा था। जिन 
अधिकारियोने मुझसे इनके बारेमे बात की उन सबने यही कहा कि वर्तमान प्रणाली- 
में इन अपराधोको रोकना असम्भव है। जिस व्यक्तिको इस अपराधका शिकार बनना 
पडता है प्रायः इसमें उसकी सहमति नही होती। में विचारपूर्वक कहता हूँ कि ऐसे 
अपराधोंको रोकना सम्भव है, बदतें कि कारागारोके प्रशासनमे मानवीयताका समावेश 
किया जाये, और उसे सर्वेसाधारणकी चिन्ताका विषय बताया जा सके। भारतके 
कारागारोमें कैदियोकी सखझ्या कई छाख अवश्य होगी। सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओकों 
इस बातकी फिक्र होती चाहिए कि उनपर क्‍या बीतती है। आखिर दण्डका उद्देश्य 
सुधार है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि विधान मण्डल, न्यायाधीश और कारावास- 
के अधीक्षक आदि यह अपेक्षा करते है कि सजाओसे अपराधोकी प्रवृत्ति घटेगी और 
ऐसा उससे केवल शरीर और मनको होनेवाले कष्टके फलस्वरूप नहीं होगा बल्कि उस 
पश्चात्तापके फलस्वरूप भी होगा जो दी्घंकाल तक एकान्त पाकर आवश्यक रूपसे 
उत्पन्न होता है। किन्तु तथ्य यह है कि सजाओसे कैदी और भी पशु-तुल्य बन जाते 
है। कारागारोमे उन्हे कभी पद्चात्ताप करते अथवा सुधरनेका अवसर नहीं मिलता। 


(५४० सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


सहृदयताका वहाँ अभाव है। यह ठीक है कि प्रति सप्ताह वहाँ धार्मिक उपदेशक जाते 
है। मुझे इन सभाओोमे से किसीमे भी भाग लेनेकी अनुमति नहीं दी गई; किन्तु मैं 
जानता हूँ कि यह बहुधा ढकोसला-भरः होता है। में यह नहीं कहना चाहता कि 
उपदेशक ढोगी होते है । किन्तु सप्ताहमे एक बार कुछ मिनटोकी धामिक चर्चाका उन 
लोगोपर कोई प्रभाव नहीं पड सकता, जिन्हें साधारणत' अपराध करनेमें कोई 
ब्राई नही दिखाई देती। आवश्यक यह है कि ऐसे सहानुभूतिपूर्ण वातावरणका निर्माण 
किया जाये, जिसमें कैदी अनजाने ही ब्री आदते छोड़े और अच्छी आदतें सीखें । 

किन्तु जबतक कैदियोको बहुत अधिक उत्तरदायित्वके कार्य सौपनेकी प्रथा कायम 
है, तबतक ऐसा वातावरण उत्पन्न होता असम्भव है। इस पद्धतिका बदतर भाग है 
कंदियोको अधिकारियोकी तरह नियुक्त करना। बहुत लूम्बी सजा पाये हुए कैदी ही 
ऐसे पदोंपर नियुक्त होते है। अतः ये ऐसे ही लोग होते है जिन्हें किसी अत्यन्त 
गम्भीर अपराध करनेपर सजा दी गई होती है। बहुधा क्र स्वभाववाले कैदी वार्डर 
बनाये जाते हैं। वे अत्यन्त ढीठ होते है और आगे आनेमे सफल हो जाते है। 
कारागारोमं जितने भी अपराध होते है रूगभग उन सभीमे इनका हाथ होता है। 
ऐसे ही दो वाड्डरोंमें एक बार सबके देखते लड़ाई हुई और उनमे से एक व्यक्ति मारा 
गया। लडाईका कारण यह था कि एक ही कंदी उन्त दोनोकी अप्राकृतिक कामवासनाका 
शिकार था। सभी जानते थे कि जेैलमे क्या चल रहा है, किन्तु अधिकारी केवल 
इतना ही हस्तक्षेप करते रहे जितनेसे लड़ाई अथवा खून-खराबी भर रुकी रहें। ये कैदी- 
अधिकारी ही दूसरे कदियोंको किस कामपर लगाया जाये इसकी सिफारिश करते 
है। ये ही उनके कामकी देखरेख भी करते हैँ। वे अपने अधीन कैदियोके सद्व्यवहारके 
लिए भी उत्तरदायी होते है। वास्तव स्थायी अधिकारी जो-कुछ कहना या करना 
चाहते है वह इन्ही कीदियोंके माध्यमसे' कहा और कराया जाता है, जिन्हे अधिकारीकी 
प्रतिष्ठा सौंप दी गईं होती है। मुझे आइचर्य इस बातपर है कि ऐसी प्रथाके अन्तर्गत 
वास्तवमे जितनी बुरी हालत अब है उससे भी ज्यादा बुरी क्‍यों नहीं हुई। इससे मेरे 
समक्ष यह बात और प्रत्यक्ष हों गई कि मानव किस प्रकार एक दृषित सामाजिक 
व्यवस्थाकी अपेक्षा उच्चतर पाया जाता है और एक अच्छी समाज-व्यवस्थाकी अपेक्षा 
निम्नतर। लगता है, मनुष्य स्वभावसे ही मध्यम मार्गका अनुसरण करता है। 

रसोई बनानेका सारा काम भी कैदियोको सौप दिया जाता है। नतीजा यह होता 
कि एक तो भोजन लापरवाहीके साथ बनाया जाता है और सधा-सधाया' पक्षपात' चलता 
है। कैदी ही आठा पीसते है, सागभाजी काठते हैं, भोजन बनाते है और परोसते हैं । 
जब-जब खाना कम और खराब होनेकी शिकायत की गईं, तो सदा एक ही उत्तर 
मिला, इसका उपाय कैदियोके ही हाथोमे है, क्योकि वे अपना भोजन आप ही बनाते है; 
मानो वे सब एक-दूसरेके सगे हों और पारस्परिक उत्तरदायित्वकों समझते हो। एक 
बार जब मैने तकंके सहारे किसी उचित निष्कषंतक पहुँचनेका आग्रह किया तब मुझसे 
यह कहा गया कि कोई भी शासन इतना खर्च बरदाइत नहीं कर सकता। उस' समय 
भी मैने इसे ठीक नहीं माता और अधिक गौर करनेपर मेरा यह विचार पुष्ट 
ही हुआ है कि यदि व्यवस्थित रूपसे काम' किया जाये तो कारागारोंका प्रशासन 


टिप्पणियाँ (५४१ 


आत्म-निर्भर बनाया जा सकता है। में एक अलग अध्यायमें कारागारोकी आ्थिक 
व्यवस्थाके विवेचनकी बात सोच रहा हूँ। फिलहाल मुझे यही कहकर सन्तोष करना 
होगा कि नैतिक दुराचारोका विचार करनेमें ख्चका प्रश्न सगत नहीं माना जा सकता। 

| अग्नेजीसे | 

यंग इंडिया, १-५-१९२४ 


३८०. टिप्पणियाँ 


अपराधोंकी सूची 


१. तिहुक स्व॒राज्य-कोषमे चन्दा देना; 
२. असहयोगियोंसे सम्बन्ध रखना; 

३ असहयोगी अखबारोका ग्राहक होना, 
४. असहयोगका पक्ष लेना; 

५. खहूर पहनना। 


मद्रासके पोस्टमास्टर-जनरलने अप्रैल, १९२२ में इन बातोकों सचमुच्त अपराध 
माता और सिर्फ इन्हीके आधारपर डाक-विभागके श्री सुब्बाराव नामक एक 
कर्मंचारीको, जो १७ सालसे नौकरीमे थे, बर्खास्त कर दिया। पाठक ऐसा न समझे 
कि अब श्री सुब्बाराव फिर अपने पदपर बहाल कर दिये गये हैं। ऐसा कुछ भी 
नही हुआ है। बेचारे बर्खास्त सरकारी नौकरने वाइसरायके पास अर्जी भेजी और 
३ अक्तूंबर, १९२३को उसे यह उत्तर मिला कि परमश्रेष्ठने " आपकी अर्जी नामजूर 
कर दी है। बर्खास्तगीके हुक्‍्मनामेमें उनके अभियोग उसी रूपमे बताये गये हैँ जिस 
रूपमें मैने उन्हे ऊपर गिनाया है। हर अभियोगके बाद उसका वर्णन किया गया है। 
उदाहरणके लिए तिलक स्वराज्य-कोषमें चन्दा देनेके बारेमें कहा गया है कि यह 
चन्दा नाबालिग पुत्रीके नामसे दिया गया था और चन्देकी रकम ५ रुपये थी। सरकारके 
मनमें कितना जहर भिद गया है इसका इससे बडा उदाहरण और क्या हो सकता 
है? ऐसी बर्खास्तगीका तकंसगत परिणाम तो यही होना चाहिए कि ऐसा नियम बना 
दिया जाये जिससे विधान-मण्डलके किसी भी सदस्यका खदहर पहनना अपराध बन 
जाये। फिर तो कलूमकी एक लकीरसे ही सारे देशमे शान्ति स्थापित हो जायेगी। 
इससे सरकार भी सुखी हो जायेगी और कौसिर-प्रवेशके समर्थक और उसके विरोधी 
भी सुखी हो जायेगे। लेकिन जबतक सुब्बाराव-जेसे लोगोको हरएक आदमीके विरुद्ध 
सच्ची शिकायत रहती है तबतक झज्ान्ति स्थापित नहीं हो सकती। सरकारके खिलाफ 
उनकी शिकायत यह है कि वह नित तये अपराध गढती जा रही है और कौन्सिलू- 
प्रवेशके पक्षधरोके खिलाफ उनकी शिकायत यह है कि वे स्वय तो बडे आदमी होनेंके 
कारण दण्ड-भयसे मुक्त रहकर खद्दर पहन सकते है लेकिन श्री सुब्बाराव-जैसे' छोगोको 
किसी तरह राहत नही दिला सकते । और कौन्सिल-प्रवेशके विरोधियोके खिलाफ उन्तकी 


५४२ सम्पूर्ण गाधी वाडःमय 


शिकायत यह है कि वे खहरकों सर्वेव्यापी रूप देकर स्वराज्यकी माँगको दुरनिवार 
क्यों नही बना देते। 


हिसा क्‍या है? 


'यग इडिया”' (१०-४-१९२४) में प्रकाशित मेरे “असहयोग हिसाका तरीका 
नही है शीर्षक लेखके सम्बन्धमें, एक पत्र-लेखक हिसाके उपादानोंपर विचार करते 
हुए कहता है: 

असली सवालका सम्बन्ध उचित या अनुचित कारणोंसे नहीं है। कोई 
कास हिसात्मक है या नहीं, इसका निर्णय वह काम जिन कारणोंसे किया जाता 
है, उनके आधारपर नहीं हो सकंता, बल्कि इसका आधार यह होगा कि जिस 
व्यक्तिके खिलाफ वह किया गया है उसपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है और 
आमतौरपर इसके क्‍या नतीजे निकलते हे। हिसात्मक और जो हिसात्मक 
नहीं हे, दोनों किस्मके कार्योका कोई उचित कारण हो भी सकता है और नहीं 
भो हो सकता । अगर किसी न्याय-सम्मत उद्देश्यके लिए किसी उपायकों उचित 
साना जा सकता है तो वह उपाय अनाक्रामक ढंगका ही क्‍यों हो, आक्रामक 
ढंगका क्‍यों न हों? अगर उस उद्देदयकी प्राप्तिकि लिए असहयोग करना 
उचित हो सकता है तो तलवार उठाना भी उचित हो सकता है। नतिकताकी 
वह कौनसी सुक्ष्म भावना है जो हमें असहयोगकोी अपनाने और तलवारकों 
ठुकरानेकी प्रेरणा देती है? इस सवालके उत्तरमें हमसे कहा जाता है कि 
तलवारका प्रयोग हिसाका तरीका है। लेकिन ऐसा क्‍यों? कारण सीधा-सा 
है कि इससे विरोधीको पीड़ा और कष्ठ होता है। क्या असहयोगसे नहीं होता ? 
क्या दोनोंमें कोई भेद है? एकमात्र भेद यह है कि तलवारके वारसे दारीरके 
अन्दर चलनेवाली उन शरीर-गत, प्राकृतिक प्रक्रियाओंमें व्यवधान पंदा हो जाता 
है जो जीवनकों चलाती और उसकी रक्षा करती हे और इसके फलस्वरूप 
शरीरकों कष्द और पीड़ा पहुँचती है, जब कि असहयोग दरीरके बाहर आर्थिक, 
सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रोंमें काम करनेबाली उन प्रक्रियाओंमें व्यवधान 
पेदा करके पीड़ा पहुँचाता है जो जीवनके संरक्षणमें उतना ही योग देती हैं 
जितनी कि शरीरगत प्रक्रियाएँ। 


दलील काफी चतुराई-भरी है, लेकिन कसौटीपर कसनेसे जल्द ही इसकी असलियत- 
का पता चल जाता है। पत्र-लेखकते पीडा और हिसामें कोई भेद नहीं समझा 
ओर दोनोको समानार्थी मान लिया है। जब कोई चिकित्सक कोई कड़वी दवा देता 
है या कोई नस काठ देता है तो उससे रोगीको पीडा तो होती है, छेकित इसे हिंसा 
नही कहा जायेगा। उस पीड़ाके लिए रोगी चिकित्सकका आभार मानता है। अगर 
मेरा मालिक मेरे साथ दुव्यंवहार करता है और इस कारण मैं उसकी सेवा नहीं 
करता तो मेरा त्यागपत्र अर्यात्‌ उसके साथ मेरा असहयोग उसे कष्ट तो पहुँचा 


टिप्पणियाँ ५४३ 


सकता है लेकित ऐसा नहीं कहा जायेगा कि मैने उसके साथ हिंसात्मक व्यवहार 
किया है। लेकिन अगर मे न्याय करानेके लिए उसपर प्रहार कर बैठ तो माना 
जायेगा कि मेने हिसाके बलपर उसे न्याय करनेको मजबूर किया। 


सिन्धमें हिंदुओं और मुसलमानोंके बीच तनाव 


डा० चोइथरामने मुझे अखबारोकी कुछ कतरने भेजी है। इन कतरनोसे, सिन्धमे 
जो संकट पत्पता लग रहा है, उसका काफी-कुछ आभास मिल जाता है। मैं इस 
मामलेसे सम्बन्धित तथ्योंपर विचार नहीं करना चाहता। पच-फंसले द्वारा हिन्दू-मुस्लिम 
झगड़ा सुलझानेकी कोशिश की गई थी। डा० चोइथराम और सेठ हाजी अब्दुल्ला 
हारूनने अखबारोमे अपना मत व्यक्त कर दिया था। सेठ हाजी अब्दुल्ला हारून 
कहते है कि हृदय-परिवर्तनके बिना पच-फंसला नहीं हो सकता। कारण जो भी रहा 
हो, लेकिन पंच-फीसला न' हो पाना एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन सारे मामलेका 
सबसे दुखद पहलू यह है कि हिन्दू ऐसा महसूस नहीं करते कि वे निरापद है और 
पुलिस प्रभावित क्षेत्रोमें चौकसी कर रही है। अगर यह सच है तो कही कोई बडी 
खराबी जरूर होगी। गलती चाहे जिसकी हो, लेकिन दोनो पक्षोके बीच इतनी बात 
तो तय होनी ही चाहिए कि कानूनकों कोई भी अपने हाथमे नहीं छेगा। अगर वे 
पच-फैसले द्वारा अपना विवाद हल' नहीं कर पाते तो न्यायालयकी शरण ले सकते 
है, लेकिन अगर एक पक्ष दूसरेको डराता-धमकाता रहा तो इसका परिणाम अन्तत. 
रक्‍तपात ही हो सकता है। यह तो धर्मका रास्ता नही है। 

में अपने हिन्दू और मुसलमान भाइयोको विश्वास दिलाता हूँ कि में हिन्दू- 
मुस्लिम एकताके सवालपर अपने विचार व्यक्त करनेके लिए अत्यन्त व्यग्न हूँ। में सिर्फ 
उन मित्रोकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ जिन्होंने मुझसे कहा है कि जबतक इस सवालपर 
उनसे मेरी बातचीत नहीं हो जाती तबतक में चुप ही रहूँ। मुझे प्रतिदिन तनावकी 
जो खबरें मिलती रहती हैं, उनसे प्रकट होता है कि देशके सामने जो सबसे बडा 
सवाल है वह अन्य कोई नही, हिन्दू-मुस्लिम एकताका ही है। आशा है, इस अत्यन्त 
असन्तोषजनक स्थितिसे निकलनेका कोई रास्ता मिल जायेगा। 

| अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, १-५-१९२४ 


३८१. भूखसे ग्रस्त मोपले 


नीचे श्री याकूब हसनसे प्राप्त एक पत्र दिया जा रहा है: 


टी. आओ 


मोपलोंके कष्ठ-निवारणके सम्बन्धर्मं मेने जो वक्तव्य अभी-अभी समाचार- 
पत्रोंम भेजा है, उसकी प्रतिलिपि साथ भेज रहा हँँ। आपको यह जानकर 
निस्सन्‍्देह दुःख होगा कि उन हजारों सोपलोंके, जो या तो विव्रोहमें सारे गये 
या जिन्हें बादमें गोली सार दी गई या फाँसीपर चढ़ा दिया गया था, जो 
लम्बा कारावास भोग रहे हे, स्त्री-बच्चे लगभग भूखों मर रहे हे। 

मोपलोंकी पुरी कौम ही सदासे गरीब रही है। उनमें से अधिकतर जेन्मी 
नामधारी छोटे भूस्वासियोंकी जो रूगभग सभी हिन्दू हे, जमीतें जोतते थे। 
और जेन्मी हमेशासे अपने जुल्मके लिए बदनाम हैं। इनके विरुद्ध मोपलोंकी अरसेसे 
चली आती शिकायतें कई बार कानून बनाकर स्थितिको सुधारनके प्रयत्नोंके 
बावजूद दूर नहीं हुईं। विद्रोहने दारिब्रचप्रसत्त मोपला जातिको और भी गहरी 
खाईमें ढकेल दिया है। चूँकि मोपलोंने विद्रोहके दौरान हिन्दुओंका बलपुर्वेक 
धर्मपरिवर्ततन भी किया, अतः मोपला जाति साधारणतः सभी हिन्दुओंके और 
विशेषतः जेन्सियोंके रोषकी पात्र बन गई है और अभीतक सरकारसे जमकर 
लोहा लेते रहनेके कारण सरकारके सनभे भो उसके लिए कोई प्रेम नहीं है। 
हिन्दुओंने मोपलोंसपे फौजके जरिये बदला लिया है और फौजने मोपलोंके सारे घर 
और मसजिदें जला दी हें। हजारों मोपले मारे गये, गोलीसे उड़ा दिये गये 
या फाँसीपर लटका दिये गयें। कितने ही जन्म-भरके लिए जेल भेज दिये 
गये और हजारों अभी काराणगारोंमें पड़े सड़ रहे हें। जिन्हें कारावास नहीं 
दिया गया है उनमें से कितने ही हजार लोग दो वर्षके कारवासके बदले 
माहवारी किस्तोंमें जुर्माना भुगत रहे हे। पुलिस हमेशा इन्हें दबाती रहती है। 
जो थोड़ेसे छोग मौत, कारावास या जुर्मानेंसे बचे हे, वे भी कुछ अधिक 
अच्छी स्थिति नहीं हैं। वे डरके मारे होश-हवास खो बेठे हे और निरन्तर 
आतंककी अवस्थामें रह रहे हे। मेने दूरस्थ स्थानोंसें जाकर कुछ लोगोंसे 
बातचीत की। यद्यपि मेने उन्हें आइवासन दे दिया कि में उनका मिन्न हूँ और 
यथाप्ृम्भव उनकी मदद करनेके उद्देश्यसे ही यहाँ आया हूँ; किन्तु फिर भी 
में उनसें से कुछ लोगोंका डर दूर नहीं कर सका। 

वक्षिण सलाबारमें मोपलोंकी सामान्य स्थिति ऐसी ही है। पति अथवा 
पिताको सृत्यु अथवा कारावासके कारण जो स्त्रियाँ निराश्चित हो गई हें उनकी 
हालत और भी बरी है। भारतके और भागोंकी अपनों बहनोंके समान सोपला 


भूखसे ग्रस्त मौपले ५४५ 


स्त्रियाँ पर्दा नहों करतों। वे चंतुर एकम परिश्रमी होती है और सदा अपने 
परिवारके पुरुषोंके साथ खेतों आदिमें काम करती है। वे इस समय बड़ी 
कठिताईमें हे, क्योंकि ऐसे समयमें जब कि कुटुम्बके भरण-पोषणका भार उनके 
कन्धोंपर आ पड़ा है और वे विषम्त परिस्थितियोंके कारण अपने परिवारोंके' लिए 
अकेली रोदों कमानेवाली रह गई हे, उन्हें ऐसा कोई काम नहीं मिल रहा है 
जिससे उन्हें गुजारेके लायक भजदूरी सिल सके। यद्यपि भोपले सदासे गरीब 
है, तथापि उन्होंने भीख कभी नहीं माँगी, किन्तु अब मोपला स्त्रियाँ और बच्चे 
फटे चोथड़े पहने सड़कोंपर' प्रायः भीख माँगते दिखाई दे जाते हैे। रमजानमें, 
जो खेरात वेनेका महीता है, गरीब मुसलमान औरतें भीख साँगती हें। में 
देखता हूँ कि मद्रासमें इन औरतोंसें लगभग आधी स्त्रियाँ मोपछा हें और 
मुझे मालूम हुआ है कि सद्रास अहातेके सभी बड़े हाहरोंमें यही बात है। 

जहाँतक बच्चोंका सवाल है, उनकी अवस्थाकी कल्पना ही की जा 
सकती है, उसका वर्णव करना कठिन है। 

अतः यदि मोपला जातिकों नेतिक ही नहीं वरन्‌ भौतिक बरबादीसे भी 
बचाना है तो कुछ' करना आवश्यक है और तुरन्त ही। मोपला अपने सारे 
दोषो और त्रुटियोंके बावजूद शानदार आदमी होता है। उसमें अरबी 
बाप-दादोंका शौयं, साहस तथा जीवट और माता पक्षसे प्राप्त शराफत तथा 
उद्योगशीलता भी होती है। उसके मजहबी जोद्ाकी तो कद्र ही नहीं की गई। उसे 
लेकर गलतफहमी ही अधिक फंली है। वह साधारणतः शान्तिप्रिय होता है, किन्तु 
वह अपने आत्मसम्मानपर कोई प्रहार अथवा अपने धर्मका कोई अपमान सहन 
नहीं कर सकता। दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियोंने, जिनके कारणोंपर विचार करना 
से इस समय आवदयक नहीं समझता, उसे बरबस विद्रोही बना दिया और 
उसने वही किया है जो कोई भी अन्य हिन्दू, भुसलमान अथवा ईसाई उन्हीं 

परिस्थितियोंमें --- अनिवाय संकटकी वेसी ही अवस्थामें -- आत्मरक्षा एकम 

आत्महितकी खातिर करता। उसने अपने कियेका फल भोग लिया है। क्या 
उत्के पापोंका द०्ड उसकी पत्नी और बच्चोंको भी देना उचित है? 

महात्माजी, में यह मामला आपके सामने पेश कर रहा हूँ, क्योंकि आप 
भारतीय राष्ट्के प्रमुल है, तथा हिन्दू और मुसलमान दोनों सिलकर और 
अलग-अलग भी, आपको अपना नेता मानते हे। हस भारी समस्याको कंसे 
हल किया जायें, यह में नहीं कहूँगा। ईववरकी इच्छा होगी तो आप अपनी 
बुद्धिमत्ता तथा अपनी सहृदयतासे स्वयं ही पीड़ित मोपला स्त्रियों ओर बच्चोंको 
जीवनदायिनी सहायता देनेका मार्ग ढूँढ़े निकालेंगे। आपकी अपील हिन्दुर्भोको 
सब-कुछ भूलकर उन्हें क्षमा करने और हृदयकी ऐसी विशालता विखलानेकी 
प्रेरणा देगी जिसके बिना कोई राष्ट्र महान्‌ नहीं हो सकता, साथ ही आपकी 
अपीलसे मुसलमान भी अपने प्रति अपना करत्तेव्य और अधिक अच्छी तरह 


२३-३५ 


५४६ सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 


समझ जायेंगे। मुझे विश्वास है कि सभी प्रमुख व्यक्ति, चाहे ये किसी जाति, 
धर्म अथवा राजनंतिक विचारधाराके हों, मानवीयताके इस कार्य सर्वसामान्य 
लोगोंकों ठीकसे समझानेसें आपका साथ देंगे। 


मेरी अपील तो हिन्दुओसे ही हो सकती है। कह नहीं सकता कि दोनों 
समाजोके बीच वर्तमान तनावको देखते हुए वह किस हृदतक कामयाब होगी। किन्तु 
मुझे ततीजेकी बात नहीं सोचनी है। यदि मैं श्री याकूब हसनका पत्र -- जिससे मुझे 
सहानुभूति है --प्रकाशित न करूँ तो मैं कायरताका दोषी हूँगा। में जानता हूँ कि 
१९२१ में मलाबारमें मोपलोने अपने हिन्दू पडोसियोके साथ जैसा व्यवहार किया था, 
उसके कारण हिन्दू दुखी है। में जानता हूँ कि हजारों हिन्दुओंके' खयालसे उस समय 
सर्व-साधारण मुसलमान समाजने मोपलोंके अत्याचारोकी जितनी तीव्र निन्‍्दा करनी 
उचित थी उतनी तीत् निन्‍दा नहीं की थी। मै जानता हूँ कि श्री याकूब हसनके 
इस व्यापक कथनपर कि मोपलाओने वही किया है, जो कोई भी हिन्दू, मुसलमान 
अथवा ईसाई, उन्ही परिस्थितियोमे, वैसी ही अनिवार्य सकटकी अवस्थामें आत्मरक्षा 
तथा आत्महितकी खातिर करता, (मेरी तरह) अनेक लोगोंको आपत्ति होगी। कोई भी 
परिस्थिति तथा कोई भी उत्तेजना, चाहे वह कितनी ही गम्भीर रही हो, ऐसी नहीं हो 
सकती जिसमें बलपूर्वक धर्मपरिवर्तत करना न्याययुकत माना जा सके। में आशा करता 
हैं कि श्री याकूब हसन इन्हे भी मोपलोंके क्षम्य कार्योमें शामिल करना नहीं चाहते। 

किन्तु मोपलो तथा शेष भारतीय मृसलमानोके तत्कालीन अथवा बादके 
आचरणके विरुद्ध हिन्दुओका जो कुछ कहना है वह साराका-सारा सच हो तो भी मुझे 
इसमे कोई सन्‍्देह नही है कि यदि हिन्दू अपने पूव॑ग्रहोके कारण अपने देशवासी पुरुषों 
ओर स्त्रियोके प्रति, भूखो मरते हुए मोपलोके प्रति, उदारता नही दिखायेगे, तो यह 
ईदवरके दरबारमे पाप गिना जायेगा। भावी सन्ततिके विषयमे न्याय करते समय हमें 
उनके पृव॑जोके कछ्ृत्योके बारेमे नहीं सोचना चाहिए। मोपलोने धर्म-विरुढ्ध आचरण किया 
और उसका काफी फल भी भोग लिया। फिर हिन्दुओंकी यह भी याद रखना चाहिए 
कि स्वयं उन्होने भी प्रतिशोधका कोई अवसर हाथसे नहीं निकलने दिया है। बहुतोने 
मौका पाते ही बदला लेनेमे कोई कसर नही रखी। 

मेरी बात बहुत ही सीधी-सादी है। जिनके रहने और खानेका ठिकाना नहीं 
बचा उनके प्रति विरोधकी सारी बात बन्द कर दी जानी चाहिए। आजसे कुछ 
पीढियों बाद, हमारे सारे दुष्कृत्य लोगोंके खयालसे उतर जायेगे और भावी सन्‍्तति 
हमारे पारस्परिक प्रेम और सद्भावके छोटेसे-छोटे कामोकी याद बनाये रखेगी। अत' मैं 
प्रत्येक हिन्दू पाठकसे, जो भूखसे ग्रस्त अपने मोपला भाइयो, बहनों तथा उनके बच्चोंके 
प्रति स्‍्तेह और भाईचारेका हाथ बढाना चाहता है, प्रार्थना करता हें कि वह अपनी 
सामर्थ्यंके अनुसार धन मेरे पास भेजे; में यह प्रयत्त करूँगा कि मोपलोमें जो सबसे 
ज्यादा जरूरतमन्द है, यह रकम उचित रीतिसे उन्हींके बीच वितरित की जाये। 

[ अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, १-५-१९२४ 


३८२. वाइकोम सत्याग्रह 


वाइकोम सत्याग्रहक्री ओर जनताका ध्यान बहुत अधिक आकर्षित हुआ है, 
यद्यपि सत्याग्रह एक छोटे-से क्षेत्रमे ही हो रहा है, फिर भी उससे उत्पन्न इतनी 
समस्याएँ सामने खडी है कि भें पाठकोका ध्यान बार-बार उसकी ओर आकर्षित 
करनेके लिए कोई कैफियत देना आवश्यक नहीं समझता। 

मुझे ऐसे अनेक महत्त्वपूर्ण एवं विचारपूर्ण पत्र प्राप्त हुए है, जनम मेरे द्वारा 
किसी भी प्रकारसे उस सत्याग्रहको प्रोत्साहन देवेका विरोध किया गया है। एक पत्रमें 
तो मुझसे यहाँतक आग्रह किया गया है कि में अपने समूचे प्रभावका उपयोग करके 
उसे बिलकुल बन्द करा दूँ। खेद है कि में इन सब पत्नोको प्रकाशित करनेमे असमर्थ 
हूँ, किन्तु में यहाँ इन सभी पत्रोमें उठाये गये अथवा किसी अन्य प्रकारसे जानकारीमे 
लाये गये सभी प्रइनोपर विचार करनेकी कोशिश करूँगा। 

सबसे पहला जो पत्र में ले रहा हूँ उसमे श्री जॉर्ज जोजेफ द्वारा, जो ईसाई हैं, 
नेता और आयोजकके रूपमें श्री मेननका स्थान लेनेके विरुद्ध आपत्ति की गई है। 
मेरी विनम्न रायमें यह आपत्ति पूर्णतः उचित है। ज्यो ही मैने सुना कि श्री जोजेफ 
नेतृत्व करनेके लिए आमन्त्रित किये गये है और वे नेतृत्व ग्रहण करनेकी बात सोच 
रहे है, त्यो ही ६ अप्रैलको मैने उन्हें यह पत्र' लिखा था: 

वाइकोम [ सत्याग्रह | के सम्बन्धमें मेरा यह मत है कि इस कामको तुम 

हिन्दुओपर ही छोड दो। भात्मशुद्धि उन्हीको करनी है। तुम इस सम्बन्धमें 

सहानुभूति दिखाकर और छलेखादि लिखकर उनकी सहायता कर सकते हो, 

किन्तु तुम्हे आन्दोलनका संगठन करके उनकी सहायता नहीं करनी चाहिए 

और सत्याग्रह करके तो कदापि नहीं। यदि तुम नागपुर काग्रेसके प्रस्तावको 

देखो तो तुम्हे पता चलेगा कि उसमें हिन्दू सदस्योसे अस्पृश्यताके अभिशापकों 

दूर करनेका अनुरोध किया गया है। सीरियाई ईसाइयोंमें भी इस रोगकी छूत 

लग गई है, श्री एन्ड्रयूजसे यह जानकर मुझे आदइचयें हुआ। 

दुर्भाग्यवश, पत्र उनतक पहुंचनेंके पहले ही श्री मेनन गिरफ्तार कर लिये गये 
थे और श्री जॉर्ज जोजेफने उनका स्थान ले लिया था। किन्तु अस्पृश्यताका समर्थन 
तो हिन्दू करते है; श्री जोजेफको उसके लिए हिन्दुओके समान कोई प्रायश्चित्त नही 
करना है। यदि वे इस सन्दर्भमे कोई त्याग करते भी है तो हिन्दू-समाज मालवीयजी 
द्वारा किये गये प्रायश्चित्तकी तरह उसे अपना प्रायरिचत्त नहीं मान सकता। अस्पृश्यता 
हिन्दुओंका पाप है। उसके लिए उन्हीको कष्ट भोगना चाहिए, उन्हीको अपनी शुद्धि 
करनी चाहिए और अपने दलित भाइयो और बहनोंका उनके ऊपर जो ऋण है, उसे 
स्वयं उन्हीको चुकाना चाहिए। यह घोर पाप उन्हीके लिए लज्जाकी बात है और 


१. देखिए “पत्र: जॉज जोजेफकों ”, ६-४-१९२४ | 


५४८ , सम्पूर्ण गांधी वार्डमय 


जब वे अपने-आपको इससे मृकत कर पायेगे तब इसका गौरव मिलेगा भी उन्हींको। 
हिन्दूके रूपमे एक भी शुद्ध हिन्दूका मूक ओर प्रेम-प्रेरित कष्टभोग लाखों हिन्दुओके 
हृदयोंको पिघला देनेके लिए काफी होगा। किन्तु अछूतोके पक्षमें हजारों अहिन्दुओंका 
कष्ठभोग भी हिन्दुओपर कोई असर नहीं करेगा। उनकी इस ओरसे मुंदी हुई आँखें 
बाह्य हस्तक्षेपसे नहीं खुलेगी, चाहे वह कितना ही सदभावपूर्ण और उदारतापूर्ण 
क्यो न,हो; क्‍योंकि उससे उन्हें अपने अपराधकी पूरी प्रतीति नही होगी। उलठटे 
सम्भव है, बाह्य हस्तक्षेपसें इस पापको वे और भी उत्कट रूपसे अपना लें। कोई 
भी सुधार सच्चा और स्थायी तभी होता है जब वह भीतरसे प्रादुर्भूत हो। 

[ किन्तु प्रश्न किया गया है] कि वाइकोमके सत्याग्रही बाहरसे आर्थिक सहायता 
क्यों न प्राप्त करें, विशेषतः जब वह हिन्दुओसे प्राप्य हो? जहाँतक अहिंदुओंकी 
सहायताका प्रदन है, इस प्रकार बाहरसे उनके द्वारा भेजी गई आर्थिक सहायताके बारेमें 
मेरे विचार उतने द्वी स्पष्ट हैं, जितने उनकी शारीरिक सहायताके बारेमें हैं। मुझे 
अहिन्दुओके पैसेसे हिन्दू-मन्दिरका निर्माण नहीं करना चाहिए। यदि मुझे पूजा-स्थान 
आवश्यक लगता है तो मुझे स्वय उसके लिए पैसा खर्च करना चाहिए। अस्पृष्यता- 
निवारण ईंट और चूनेका मन्दिर बनानेकी अपेक्षा अधिक बड़ा काम है। उसके लिए 
खून-पैेसा, सब-कुछ हिन्दुओको द्वी देना चाहिए। उन्हें इस अभिदशापको मिटानेके 
लिए अपनी पत्नी, अपने बच्चे और अपने सर्वस्वका त्याग करनेके लिए तैयार हो 
जाता चाहिए। जहाँतक बाहरके हिन्दुओकी आर्थिक सहायता स्वीकार करनेका प्रहन 
है, इससे यही प्रकट होगा कि स्थानीय हिन्दू इस सुधारके लिए उद्यत नहीं है। यदि 
सत्याग्रहियोको स्थानीय हिन्दुओकी सहानुभूति प्राप्त है, तो जितने धनकी आवश्यकता 
हो, वह उन्हे स्थानीय रूपसे ही इकट्ठा करना चाहिए। यदि उन्हे उनकी सहानुभूति प्राप्त 
नही है, तो जो मुद॒ठी-भर व्यक्ति सत्याग्रह करते हूँ उन्हें भूखे रहनेमें ही सनन्‍्तोष 
मानना होगा। यदि वे इसमें सनन्‍्तोष नहीं मानते हैँ तो स्पष्ट है कि वे स्थानीय 
हिन्दुओमें, जिनका वे हृदय-परिवर्तेत करना चाहते हैँ, कोई सहानुभूति उत्पन्न न कर 
पायेगे। सत्याग्रह हृदय-परिवर्तेनकी प्रक्रिया है। मेरा विश्वास है कि सुधारक अपने 
विचारोको समाजपर लादनेकी बजाय उसके हृदयको छूनेका प्रयत्न करते हूँ। यदि में 
सत्याग्रहकी पद्धतिको प्रेमकी प्रक्रिया कहूँ, तो बाह्य आथिक सहायता उसमें अवध्य 
ही बाधक होगी। इस दृष्टिसे में सिखोंके छगर खोलनेके प्रस्तावको वाइकोमके डरे 
हुए हिन्दुओके लिए एक खतरा द्वी मानता हूँ। 

मेरे मनमें इस विषयभें कोई सन्देहू नहीं है कि रुढ़िवादी हिन्दू, जो अभीतक यदद 
मानते है कि भगवान्‌की पूजा करने और अपने ही धर्म-बन्धुओंके एक समाज विशेषको 
छुना परस्पर असंगत है तथा जो यह सोचते है कि सारा धार्मिक जीवन नहाने-धोने 
और शारीरिक अशुद्धिसे बचनेमें द्वी निहित है, वाइकोम आन्दोलनकी घटनाओंसे 
भयभीत है। वे समझते हैं कि उनका धर्म खतरेमें है। अतः आयोजकोंको यह उचित 
है कि वे अत्यन्त रूढ़िवादी तथा अत्यन्त कट्टरपन्थियोंकों भी सानन्‍्त्वता दें और उन्हें 
आदवस्त कर दें कि वे बलपूर्वक सुधार नहीं करना चाहते। विजय प्राप्त करनेके 
लिए वाइकोमके सत्याग्रहियोको नम्न होता चाहिए। यदि वे कट्टर हिन्दुओके हृदयोंको 


वाइकीम सत्याग्रह ५४९ 


बदलना चाहते है तो उन्हें उनके अपमानों तथा बुरे बरतावका खयाल न करके उनसे 
प्रेम ही करना चाहिए। 
एक तार आया है जिसका आशय है, “अधिकारी सड़कोपर बाड़ लगा रहे 
हैं। क्या हम उन्हे तोड़ या लाँघ नहीं सकते? क्या हम अनशन नहीं कर सकते ? 
हम देखते हूँ कि अनशनका प्रभाव पड़ता है।” 
मेरा उत्तर यह है कि यदि हम सत्याग्रही हैं, तो हम कदापि बाड़कों तोड़ 
या लांध नहीं सकते। ऐसा करे तो जेल तो मिल जायेगी, किन्तु इसे सविनय अवज्ञा 
नही कहा जा सकता। ऐसा करना तत्त्वतः अविनयपूर्ण और अपराधयुकत होगा। और 
हम अनशन भी नहीं कर सकते। में देखता हूँ कि श्री जोजेफको लिखें गये मेरे 
अनशन-सम्बन्धी पत्रसे भ्रम हुआ है। पाठक यहींके-यही उसे देख सके इसलिए में 
उसका सम्बद्ध अंश यहाँ उद्धत कर रहा हैँ: 
अनशन ने किया जाये लेकिन लोग बारी-बारीसे जत्ये बाँधकर तबतक शान्ति 
ओर विनयके साथ खड़े या बैठे रहें जबतक कि वे गिरफ्तार न कर लिये 
जायें। 
ऊपर उस तारका मसविदा है, जो तुम्हारे तारके उत्तरमें मैने भेजा 
है। सत्याग्रहमे अनशन करनेकी कुछ सुनिश्चित सीमाएँ है। तुम किसी अत्या- 
चारीके विरोधरमें अनशन नहीं कर सकते, क्योकि ऐसा करना उसके प्रति हिसा- 
के समान होगा। तुम उसके आदेशोंके उल्लंघनके लिए उससे दण्ड पानेकी 
आशा रखते हो, परन्तु जब वह सजा देनेसे इनकार कर दे और ऐसी स्थिति 
उत्पन्न कर दे कि उसे सजा देनेको विवश करनेके खयालसे उसके आदेशोका 
उल्लंघन करना तुम्हारे लिए असम्भव हो जाये, तब तुम अपने-आपको दण्डित 
नहीं कर सकते। अनशन तो किसी प्रेसीके विरुद्ध ही किया जा सकता है 
और सो भी अधिकार प्राप्त करनेकी दृष्टिसें नहीं बल्कि उसको सुधारनेके 
खयालसे --- वैसे ही जैसे कोई पुत्र अपने शराबी पिताके विरुद्ध अनशन करता 
है। बम्बईमे और उसके बाद बारडोलीमें मैंने जो अनशन किया था, वह इसी 
श्रेणीमें आता है। मैंने अनशन उन्त छोगोंकों सुधारनेके लिए किया जो मेरे 
प्रति प्रेम रखते थे। परन्तु मै जनरल डायर-जैसें किसी व्यक्तिकों सुधारनेके 
लिए अनशन नही करूँगा। वे मेरे प्रति प्रेममाव नहीं रखते, इतना ही नहीं, वे 
अपनेको मेरा शत्रु भी मानते है। बात तुम्हारी समझमें आ गई होगी ? . . « 
यह बतानेकी आवश्यकता नहीं है कि ऊपर कही गई बातें चालू भाषामें कही 
गई हैं। 'अत्याचारी' और प्रेमी” शब्दोका प्रयोग भी सामान्य अ्थ॑में है। अन्याय 
करनेवाले को “अत्याचारी” की संज्ञा दी गई है और जिसे आपसे सहानुभूति है, 
उसे प्रेमी” कहा गया है। मैने यहाँ वाइकोम आन्दोलनमें सुधारके विरोधियोको 
“अत्याचारी ” माना है। शासनतन्त्रपर यह छाब्द छागू हो भी सकता है और नही भी 


०... पक | 


हो सकता। इस सम्बन्धमें मैने शासनतत्त्रकों केवल शान्ति बनाये रखनेकी' चेष्ठा' करने- 
१ देखिए “पत्र: जॉज जोजेफको ”, १९-४-१९२४। 


५५० सम्पूर्ण गांधी वाइःमय 


वाली पुलिस माना है। शासनतस्त्र अथवा विरोधी, प्रेमी की संज्ञा कदापि नहीं पा 
सकते । वह दर्जा तो वाइकोमके सत्याग्रहियोके समर्थकोकों दिया गया है। सत्याग्रहीके 
अनदनके साथ दो दार्तें जुडी हुई है। वह प्रेमीके विरुद्ध और उसके सुधारके लिए 
होना चाहिए, उससे अधिकार ऐंठलेके लिए नहीं। वाइकोम सत्याग्रहमें अनशन एक ही 
स्थितिमें उचित हो सकता है और वह स्थिति है जब उसके स्थानीय समर्थक कष्ट- 
सहनके अपने वचनसे मुकर जायें। में अपने पिताकों किसी व्यसनसे मुक्त करनेके 
लिए उनके विरुद्ध अनशन शुरू कर सकता हूँ। किन्तु मुझे उनसे पैतुक सम्पत्ति पानेके 
लिए अनशन नहीं करना चाहिए। हमारे देशमें भिखारी कभी-कभी उन छोगोंके विशद्ध 
अनशन शुरू कर देते हैं जो उन्हें मूंह-माँगा नही देते, ओर इसी तरह अच्छी पोशाकके 
लिए बच्चे भी माता-पितासे' नाराज होकर खाना-पीना छोड़ देते है। ये दोनों ही 
सत्याग्रही नही हुए। ऐसे भिखारियोंको उद्धत और बच्चोको नादान कहता चाहिए। 
मेरा बारडोलीका अनशन उन साथी कार्येकर्ताओके विरुद्ध था, जिन्‍्होने चौरीचौरामें 
आग लगाई थी। उसका उद्देश्य उनका सुधार करना था। यदि वाइकोमके सत्याग्रही 
इसलिए अनशन करते है कि अधिकारी उन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहते तो मुझे बड़े 
अदबके साथ यह कहना पड़ेगा कि वह अनशन ऊपर वरणित किसी भिखारीके अन- 
शनके समान होगा। यदि उसका प्रभाव पड़े तो उससे अधिकारियोंकी अच्छाई सिद्ध 
होगी, ध्येयकी अथवा कार्यकर्त्ताओकी नहीं। सत्याग्रहीकी पहली चिन्ता उसके कार्यके 
प्रभावके बारेमें नहीं बल्कि हमेशा उसके औचित्यके विषयमें होनी चाहिए। उसे अपने 
ध्येय और अपने साधनोमे निष्ठा होती चाहिए, और मनमें विश्वास रखना चाहिए कि 
अन्तमें उसे सफलता अवश्य मिलेगी। 

पत्र लिखनेवालोंमे से कुछने तो रजवाडोंमें सत्याग्रह करनेके विरुद्ध ही आपत्ति 
की है। मैं इस मामडेमें भी श्री जोजेफकों लिखे गये अपने पहले पत्रका शेष अंश 
उद्धत कर दूं! 


तुम्हें धीरज रखना चाहिए। तुम एक देशी राज्यके निवासी हो, इसलिए 
तुम कोई शिष्टमण्डल लेकर दीवान या महाराजासे मिल सकते हो। तुम ऐसे 
सनातनी हिन्दुओं द्वारा, जो आन्दोलनके प्रति सहानुभूति रखते हो, एक जबरदस्त 
आवेदनपत्र तैयार कराओ। जो लोग इस आन्दोलनका विरोध कर रहे हैं, 
उनसे भी मिलो। विनयपूर्ण सीधी कारंवाईकों तुम अनेक तरहसे बल पहुँचा 
सकते हो। प्रारम्भिक सत्याग्रह द्वारा तुम जनताका ध्यान आक्रष्ट कर ही चुके 
हो। अब सबसे अधिक ध्यान इस बातका रखना है कि यह आन्दोलन यों ही 
ठंडा त पड़ जाये या यह अधैर्यके कारण हिंसात्मक न बन जाये। 


मेरे खयालसे अपने उद्देश्यको प्राप्त करनेके लिए कांग्रेसका किसी भी रजवाड़ेमें 
सत्याग्रह करना बिलकुर निषिद्ध है। किन्तु वहाँ भी स्थानीय बुराइयोंके विरुद्ध सत्या- 
प्रहका किसी भी समय छेडा जाना उचित माना जा सकता है, बशतें कि अत्य आवश्यक 
शर्तें पहले पूरी कर ली गईं हों। चूँकि रजवाडोमे असहयोगका प्रइन उठता ही नहीं 
है; इसलिए अजियाँ तथा शिष्टमण्डल भेजनेके मोर्गको न केवल सदा खुला हुआ ही 


वाइकोम सत्याग्रह ५५१ 


रखना है बल्कि यह अनिवाये भी है। किन्तु कुछ पत्रलेखकोंका कहना है कि वाइकोममें 
विधिसगत सत्याग्रहकी परिस्थितियाँ विद्यमान नहीं है। वे जानना चाहते है कि, 


१. अनुपगम्यता --- अन्त्यजोको किसी मार्ग विशेषपर न चलने देनेकी प्रथा 
केवल वाइकोममें प्रचलित है अथवा पूरे केरलमे 

२. यदि वह पूरे केरलमें प्रचलित है तो केरलके ब्रिटिश अधीनस्थ भागको छोड़- 
कर वाइकोमको चुननेका विशेष कारण क्‍या है? 

३. कया सत्याग्रहियोनें महाराजा, स्थानीय विधान सभा आादिके समक्ष कीई 
याचनापत्र भेजा था? 

४, क्‍या उन्होने रूढ़िवादी हिन्दुओसे परामदों लिया था! 

५. कही रास्तेके उपयोगका प्रइन अंगुली पकड़कर पहुँचा पकडनेकी कोशिश 
तो नही है? क्‍या वह जाति प्रथाकों बिलकुल मिटा देतेकी ओर उठाया गया कदम 
तो नही है! 


६. क्‍या वह रास्ता कोई आम रास्ता है! 


पहले दो प्रदत्त अवान्तर है। अनुपगम्यता और अस्पृश्यताको--वे कही भी 
क्यो न हो--हमें मिटाता ही है। सत्याग्रह कहाँ और कब करना उचित है, यह 
समझ लेनेके बाद कार्यकर्ताकों चाहिए कि वह सत्याग्रह अथवा अन्य किसी बैध 
साधनके द्वारा काम शुरू कर दे। 

मुझे जो खबर मिली है उससे मालूम हुआ है कि याचिका आदि देनेकी पद्धतिका 
प्रयोग एक बार नहीं बल्कि अनेक बार किया जा चुका है। 

उन्होने रूढ़िवादी लोगोसे परामंश किया था और उनका खयाल है कि उन्हें 
उनका समर्थन प्राप्त है। 

मुझे विश्वास दिलाया गया है कि रास्तेका उपयोग ही सत्याग्रहियोंका अन्तिम 
ध्येय है। किन्तु इस बातसे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आज समूचे भारत- 
में इस तरहका जो आन्दोलन चल रहा है उसका उद्देश्य उन सभी सार्वजनिक रास्तों, 
सार्वजनिक शालाओ, सार्वजनिक कुओं, तथा सार्वजनिक मन्दिरोको, जो अब्नाह्मणोके 
लिए गम्य हैं, दलित वर्गोके लिए गम्य बना देना है। 

वास्तवमें यह आन्दोलन जाति-प्रथाको उसके अत्यन्त नाशकारी परिणामसे मुक्त 
करके शुद्ध बना देनेके लिए किया जा रहा है। मे खुद वर्णाश्रम-व्यवस्थामें विश्वास 
करता हूँ; यद्यपि यह ठीक है कि उसका मेरा अपना अर्थ है। कुछ भी हो, 
अस्पृश्यता-विरोधी आन्दोलनका ध्येय अन्तर्जातीय सहभोज अथवा अन्तर्जातीय विवाह 
नहीं है। जो लोग स्पृदयताके प्रबवको इन दोनो बातोसे जोड़ देते है, वे दलित वर्गोके 
हितों तथा अन्तर्जातीय सहभोज एवं अन्तर्जातीय विवाहके प्रदनको भी हानि पहुँचा 
रहे हूँ। 

मेरे पास ऐसे भी पत्र आये हैँ, जिनमें रास्तेके निजी कहें जानेका खण्डन किया 
गया है। मुझे सूचता देनेवाले तो यहाँतक कहते है कि वह रास्ता कुछ वर्ष पहले 
अब्राह्मगोके समान अन्त्यजोके लिए भी खुला हुआ था। 


५५२ सम्पूर्ण गांधी बाहुमय 


इसलिए मेरी रायमें वाइकोम सत्याग्रहका आधार उचित है, और जबतक वह 
उचित सीमाओंका उल्लघन नही करता तथा अहिसा और सत्यका पूर्ण आग्रह रखकर 
चलाया जाता है तबतक वह जनताकी पूर्ण सहानुभूतिका पात्र है। 
[अग्नेजीसे | 
यंग इंडिया, १-५-१९२४ 


३८३. दक्षिण कर्मादकरम्में चरखा 


दक्षिण कर्नाठकर्में बाढ़के कारण जो संकट आया उसमें स्वयंसेवकों द्वारा किये 
गये सहायता-कार्यकी चर्चा करते हुए श्री सदाशिवराव लिखते हैँ 

बाढ़ सहायता समितिने, जिसका में संयुक्त भन्‍त्री हूँ, लगभग ५०,००० 
रापया इकट्ठा किया था और इसमें से अधिकांश गरीबोंकों बाद दिया गया 
है। यह धन सबसे पहले तो गरीबोंको भोजन और कपड़ेकौ व्यवस्था करने 
और बादमें कुछ पेसा लोगोंकों झोपड़ियाँ और छोटे-छोटे घर बनानेके लिए 
विया गया। इस तरह जितना भो पेसा इकठ॒ठा किया गया था वहू ससितिने 
जनतासे जो वायदा किया था उसके अनुसार लगभग पुरा खर्च कर दिया 
गया है। लेकिन ऐन सोकेपर कांग्रेस कार्य-ससितिने जो ५,००० रापयेकी रकम 
बाढु-प्रस्त क्षेत्र रचनात्मक फार्यक्रमसें लगानेके लिए दी थी वह बाढ़की ही 
तरह एक छिपा हुआ वरदान सिद्ध हुईं। हमारी जिला कांग्रेस कसेटीके अधीन 
कास करनेवाले राष्ट्रीय जिला खादी बो््डके तत्वावधानसें हमने बाढ़-प्रस्त क्षेत्रों 
बारह आदशे उद्योगालय खोले है, जहाँ लोगोंको उनकी रुचिके अनुसार बुनाई 
और बढ़ईगोरी सिखानेकी व्यवस्था की गई है; इसके सिवा बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रसे 
सभो वर्गोंके लोगोंके बीच कताईके कामको बढ़ावा देनेके लिए बहुत-कुछ किया 
गया है। उद्योगालय चलानेके लिए एक-एक सुविधाजनक केल्स्थ गाँव चुन 
लिया गया है। हर सुबह हमारे कार्यकर्ता रई और चरखा लेकर आसपासफे 
गाँवोंम|ं जाते है और लोगोंके घरोंपर ही उन्हें कपास ओदना और कातना 
सिखाते हे। इन उद्योगालयोंसे सम्बद्ध जमीनोंपर कपासके पौधोंकी पौधद्ालाएँ 
बनाई गईं हैं और लोगोंके बीच उनकी अपनी जमीनपर लगानेके लिए मुफ्त 
या नासमात्रकों दाम लेकर पौधे बेंटयानकी व्यवस्था भी को गई है। पिछले 
वर्ष कांग्रेस कम्ेटीने कपासकी खेतीको प्रोत्साहुन देनेका प्रयत्त किया था और 
यहाँको जमोनके लिए उपयुक्त बीजोंका वितरण किया था। लेकिन कुछको 
छोड़कर अधिकांश लोगोंने इसके प्रति कोई उत्साह नहीं दिखाया। इसी कारण 
इस साल कुछ दूसरा ही प्रबन्ध किया गया है। पाँच हजार परिवार तो बड़े 
उत्साहसे कताईका काम अपना चुके हे और हुमें आशा है कि इस महीने एक 


दक्षिण कर्नाटकर्में चरखा ५५३ 


हजार पौंड सुत तेयार हो जायेगा। पिछले महीने हमें इन बारह उद्योगारूयोंसे 
७३५ पॉौंड सुत मिला। इसमें ८ से लेकर २० नम्बर तकका सृत था। लोग 
गरीब हे, इसलिए हमें उन्हें किस्तोंपर चरखें देने पड़ते हे। यह बात बहुत 
ही उत्साहवर्धक है कि जिन परिवारोंने कताईका काम शुरू किया है उनमें से 
अधिकांश मुसलूसानों और ईसाइयोंके परिवार हे। अब सानसून यहाँ रूगभग 
आने ही वाला है और आशा की जाती है कि यह इस बार जल्द ही शुरू हो 
जायेगा; बल्कि गरज और तूफानके साथ यहाँ थोड़ी वर्षा हो भी चुकी है। 
यह एक सर्वविदित बात है कि वर्षा शुरू हो जातेके बाद गाँवके लोगोंके पास 
कोई धन्धा नहों रह जाता। रचनात्मक कार्यक्रके लिए अलग रखा गया पंसा 
अब समाप्तप्रायः है और अगर उदार लोग इस भौकेपर हमारी सहायताके 
लिए आगे नहीं आते तो, हमारे कर्मठ स्वयंसेवकोंने लोगोंकों बेकारीके विनोंमें 
उनके घरमें ही कामकी व्यवस्था करनेके लिए जो यह छोटा-सा प्रयत्न आरम्भ 
किया है, वह्‌ विफल हो जायेगा। इस तथ्यकों ध्यानमें रखते हुए कि जिन्होंने 
कताईका काम अपनाया है उनमें ९० प्रतिशत स्त्रियाँ ही हे, मुझे रूगता है 
कि राष्ट्र-निर्माणके प्रेमी लोगोंसे मे विश्वासपुर्वक यह आज्ञा कर सकता हूँ कि 
वे अपनी दाक्ति-भर अवश्य सहायता देंगे, ताकि हम गरीबोंकी सेवाका यह 
शानदार काम जारी रख सकें। हजारों स्त्रियाँ चरखे लेनेके लिए रालायित 
है, लेकिन पेसेके अभावमें काम आगे नहीं बढ़ सकता। 
आपकी सलाहके अनुसार हमने एक और तया काम शुरू किया है। 
हमारे जिलेमें बीस राष्ट्रीय स्कूल हे, जिनमें एक हजार छात्र हे। इनमें से वो 
हाईस्कूल है। इन स्कूलोंते निकलनेवाले लड़कोंकों प्रशिक्षणार्थीके रूपसें इन 
उद्योगालयोंमें लिया जाता है। और प्रशिक्षणोपरान्त उनसे अपने-अपने गाँवोंमें 
जाकर प्राथमिक राष्ट्रीय शालाएँ या पंचायती अदालतें या कोई दस्तकारीका 
काम, जैसे बुनाई, बढ़ईगीरी, लुहारी, रंगरेजी, छपाई आदि शुरू करनेकों कहा 
जाता है। इन उद्योगालयोंमं इन सभी धन्धोंकी शिक्षा देनेकी व्यवस्था को जा 
रही है। मूक गरीब भाइयोंकी ओरसे की गई हमारे कमंठ और आत्सम-त्यागी 
स्वयंसेवकोंकी यह अपील क्‍या अनुसुनी कर दी जायेगी? 
यह एक ठोस कार्य है जिसमें सहायता अवश्य दी जाती चाहिए। 
अभी कुछ ही दिन पहले मैं पचास कन्नड बहनोसे मिला था।' उल्होंने स्वयं 
सारा प्रबन्ध करके एक नाठक खेला था। उन्हीमें से एकने यह नाठक लिखा भी था। 
इस नाठकसे ५५० रुपये आये। कुल खर्च ५० रुपये बैठा। इन बहनोंने ५०० रुपये 
और अपने हाथसे कता हुआ सूत मुझे लाकर दिया। मे उन्तकी इस बहुमूल्य भेंटका 
जो उपयोग करना चाहता हूँ, मुझे मालूम है कि उसे ये बहनें पसन्द करेंगी। मुझे 


१, देखिए “ थ्प्पणियोँ ”, २७-४-१९२४ | 


५५४ सम्पूर्ण गाधी वाहमय 
लगता है कि इसका सबसे अच्छा उपयोग में यही कर सकता हूँ कि उन्तकी मुसीबतमें 
पड़ी मुसलमान और ईसाई बहनोंके लिए चरखोकी व्यवस्था करनेके लिए में यह 
रकम दे दूं। यह रकम जल्दी ही श्री सदाशिवरावकों भेज दी जायेंगी। 

[ अग्नेजीसे ] 

यंग इंडिया, १-५-१९२४ 


३८४. शान्तम्‌, शिवसम्‌, अद्ृतस' 


अभीतक मैं श्री एन्ड्रयूजके यंग इंडिया में प्रकाशनाथ भेजे गये लेखोंमें 
संशोधन इत्यादि कर दिया करता था। किन्तु उनके इस सुन्दर गद्य-काव्यमें, व्यक्तिगत 
बातोंका उल्लेख होते हुए भी मुझे उसका एक शब्द भी बदलनेका साहस नही होता। 
[ अग्रेजीसे 
यंग इंडिया, १-५-१९२४ 


३८५. तार: च० राजगोपालाचारीको" 


[ बम्बई 
१ मई, १९२४ या उसके पदचात ] 


तार मिला। इतनी ही राहत पहुँचा सकता हें कि देवदासको भेज दूं। 
तार द्वारा हालत और जबाब दें। 


गांधी 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ८७७७) की फोटो-नकलसे। 


१. सी० एफ० पएन्ड्यूजके गय-काव्यका शीषक। गथ-काव्य यहाँ नहीं दिया जा रद्दा हैं। गांवीजीकी 
इस टिप्पणीके साथ गधथ-काव्य यंग हंडियाके श्सी भंकमें प्रकाशित हुमा था। 

२. यद राजगोपालाचारीके १ मई, १९२४ के तारके उत्तरमें देवदास गांधीके नाम भेजा गया था। 
॥३8॥ ३ मल तार २ महईको प्राप्त हुआ था। तारमें उन्होंने अपने जामाताके सख्त बीमार दोोनेकी 
खबर थी। 


३८६. पत्र: जसनालाल बजाजको 


अन्धेरी 
शुक्रवार [२ मई, १९२४ या उसके पदचात्‌ ] 


भाई जमनालछालजी, 

महात्मा भगवानदीन और १० सुन्दरलाल यहाँ आये हैं। असहयोग आश्रमके 
सम्बन्धमें और अन्य विषयोके बारेमे बाते करना चाहते हैँ। पर मैने कह दिया है 
कि आपसे मिले बिता में कुछ नहीं कर सकता। मैने उन्हे आपके पास जानेंकी 
सलाह दी है। इसलिए वे वहाँ आ रहे हैँ। उनकी बातें सुतकर मुझसे कुछ कहना 
या पूछना हो तो कहना। 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 
मूल गुजराती पत्र ( जी० एन० २८४६) की फोटो-तकलसे। 


३८७. वक्तव्य: काठियावाड़ राजनीतिक परिषद्के सम्बन्धमें' 


[ बम्बई 
४ मई, १९२४ के पूर्व ] 


मुझे मालूम हुआ है कि काठियावाड़ राजनीतिक परिषद्की स्वाग्रत-समिति 
राज्यको यह आश्वासन देनेको तैयार है कि परिषद्‌ पूरे तौरपर शालीनता बनाये 
रखेगी और राजाओकी कोई व्यक्तिगत आलोचना नही की जायेगी। मुझे यह भी 
मालूम हुआ है कि कार्य-समितिकी जो बैठक पोखबनन्‍दरमें हुई थी उसे, भावनगरमें 
परिषद्‌ बुलानेके सम्बन्धमें स्वागत-समितिके पास सिफारिश करनेके पूर्व, पट्टणी साहबसे 
सलाह-मशविरा कर लेना चाहिए था। उसने वसा न करके गलती की है। 

पट्रणी साहबकी इच्छा है कि इस साल परिषद्‌ भावनगरमें न हो। मुझे यह भी 
मालूम हुआ कि अगर वे यहाँ परिषद्‌ होने देगे तो उन्हे बहुत सारी कठिनाइयोका 
सामना करना पड़ेगा। उनका कहना है कि अगर परिषद्‌ सोनगढ़में हो, तो वे पूरी 
सहायता करनेको तैयार हैँ। वे भावतगरके लोगोंको सोनगढमें परिषद्की बैठकमें 
शामिल होनेंके लिए प्रोत्साहित करनेको भी तैयार है; और सबसे बड़ी बात तो यह 


१. परिषदके का्यकर्ताओंकी बम्बईमें गांधीजो और सरदार वब्लभभाई पंटेलसे बातचीत हुईं थो, 
लिसके बाद गांवीजीने यद वक्तव्य जारी किया था। यद पाठ किसी सम्बाददाता द्वारा ४ मश्कों भेजे 
गये “ भावनगर-समाचार ” शीषपकसे लिया गया है। 


५५६ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय' 


कि वे परिषद्को ऐसी हर जरूरी सहायता देनेको तैयार हैं जिससे वह अगले वर्ष किसी 
भी राज्यकी सीमामें अपनी बैठक कर सके। वे सिर्फ एक ही शर्तें रखना चाहते 
है कि इस साल जो भी भाषण आदि हो उनमे पूरी शालीनता बरती जाये। अगले 
वर्षके लिए वे इस तरहकी कोई हा्तं नहीं रखना चाहते। उन्हें भरोसा है कि 
परिषद्‌ स्वय द्वी अपनी मर्यादा और शिष्टाचारके नियमोकां पाछून करेगी। 
परिस्थितिको कुल मिलाकर देखनेपर तो में यही मानता हूँ कि स्वागत-समितिको 

इस वर्ष भावनगरमें परिषद्‌ बुलानेका आग्रह नही करना चाहिए। समितिके सदस्योंको 
पट्टणी साहबसे सहमत होना चाहिए और सत्याग्रहियोंके रूपमें अपनी पूरी योग्यताका 
परिचय देते हुए परिषद्र्में प्री शालीनता बरतनी चाहिए। ऐसा करनेमें छोगोके लिए 
अपमानकी कोई भी बात नही है। सत्याग्रहका तेज इससे कम नहीं होगा और अगले 
वर्ष के लिए रास्ता साफ हो जायेगा। और मान छीजिए कि सब कुछ हमारी आश्ाके 
विपरीत ही होता है, मान लीजिए कि पट्टणी साहब अपना वायदा तोड़ देते है या 
उस अवसरपर काठियावाड़से बाहर रहते हैँ, अथवा वे सभी सम्भव प्रयत्न करनेके बाद 
भी किसी राज्यमें परिषद्की बैठक नहीं करा पाते तब भी इन सब सत्याग्रहियोंका 
कुछ बिगड़नेवाऊा नहीं है। सच्चा सत्याग्रही उचित नियम-विधानके पालनसे थकता 
नही है। खोये हुए अवसरोंके लिए उसे कभी पछताना नहीं पड़ता। समय भानेपर 
वह पूरी तरह तैयार रहता है। 

[ अग्नेजीसे | 

बॉम्बे कॉनिकल, ८-५-१९२४ 


३८८: त्यागकी मति" 


विधाताने हिन्दू-विधवाकी सृष्टि करनेमें अपना पूरा कौशल लगा दिया है। में 
जब-जब पुरुषोको अपने दुःखकी कथा कहते हुए सुनता हूँ तब-तब विधवा बहनोकी 
प्रतिमा मेरे सामने खड़ी हो जाती है और मुझे उस पुरुषपर जो अपने दुःखोका रोना 
रोता है, देखकर मुझे हंसी आ जाती है। 

हिन्दू धर्मेने संयमको उच्चतम कोटिपर पहुँचाया है और वैधव्य उसकी परिसीमा 
है। पुरुष तो अपने दुखको दूर कर लेता है। उसके दु खका कारण उसकी मूख्खेंता ही 
द्वोती है। वह बहुत-सा दुःख तो केवल धन-लोभके कारण भोगता है। परन्तु विधवाके 
बारेमें क्या कहें? उस बेचारीका तो अपने दु-खमें हाथ ही नहीं है। उसके दुः:खकी 
निवृत्तिक उपाय उसके पास है ही नही, क्योकि रूढि-धर्मने उसका द्वार बन्द कर रखा 
है। अतेक विधवाएं दुःखकों दु.ख नहीं मानतीं। उनके लिए त्याग एक स्वाभाविक 
चीज हो गई है। त्यागका ही त्याग उसे दु.ख-रूप मालूम होता है। विधवाका दुःख ही 
उसके लिए सुख मानता गया है। 


२. देखिए खण्ड १७, पृष्ठ ४३३ तथा ४६३ । 


त्यागकी मूति ५५७ 


यह स्थिति बुरी नहीं, अच्छी है। इसमें हिन्दूधमंकी श्रेष्ठता है। मै वैधव्यकों 
हिन्दू धर्मका भूषण मानता हूँ। जब में विधवा बहनोको देखता हूँ तब मेरा सिर 
अपने-आप उनके चरणोंमें झुक जाता है। विधवाका दर्शन मेरे लिए अपशकन नहीं 
है। में प्रात'काल उसका दर्शंत करके अपने-आपको छता्थ मानता हूँ। में उसके 
आशीर्वादको एक बड़ा प्रसाद मानता हूँ। में उसे देखकर अपने तमाम दु.ख भूल जाता 
हूँ । विधवाके मुकाबले पुरुष एक पामर प्राणी है। विधवाके धैयंका अनुकरण असम्भव 
है। विधवाको प्राचीन कालकी जो विरासत मिली है उसके सामने पुरुषके क्षणिक 
त्यागकी पूँजीकी कीमत क्‍या हो सकती है? 

विधवा अपने दुःखकी कहानी किसे सुनाये ? यदि ससारमें वह किसीको सुना 
सकती हो तो अपनी माँको जरूर सुताये। परन्तु वह उसे सुनाकर करे क्‍या? माँ 
उसकी क्‍या मदद कर सकती है? वह तो “धीरज रख बेटी ” कहकर अपने काममें 
ला जायेगी। माँका घर उसका घर कहाँ हैं? विधवा तो ससुरालमें रहती है। 
सासके अत्याचारोंको बहू ही जान सकती है। विधवाका तो एकमात्र धर्म है सेवा। 
देवर, जेठ, सास, ससुर--जो भी हो सबकी सेवा करना उसका काम है। यह सेवा 
करते हुए उसका जी ऊबता ही नहीं। वह तो उलटे अधिक सेवा करनेंका बे 
श्राहती है। 

यदि इस विधवा-धर्मका लोप होगा और कोई अज्ञान या उद्धतताके वशीभूत 
होकर सेवाकी इस साक्षात्‌ मूर्तिका खण्डन करेगा तो हिन्दू धर्ंकों बड़ी हानि पहुँचेगी। 

ऐसा वैधव्य किस प्रकार सुरक्षित किया जा सकता है? जो माँ-बाप दस सालकी 
कन्याका विवाह कर देते हैं क्या उनको वैधव्यके पुण्यका कुछ हिस्सा मिकू सकता 
है” जिस कन्याका आज ही विवाह हुआ हो और जिसका पति आज ही मर जाये, 
क्या उस' कत्याको विधवा कहना चाहिए ? क्‍या हम वैधव्यकी अतिशयताको धर्मका पद 
देकर महापाप नहीं करते ? यदि वेथव्यको सुरक्षित रखना हो तो क्‍या पुरुषोको अपने 
धर्मका विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है” जिसके मनको वैधव्यका अनुभव नहीं 
है, क्या उसका शरीर वैधव्यका पालन कर सकता है? जिस बालिकाका विवाह आज 
ही हुआ है, उसके मनका हाल कोई जान सकता है? उसके प्रति उसके पिताका क्‍या 
धर्म है? क्‍या बाप उसके गलेपर छुरी फेरकर उसके प्रति अपने कत्तव्यका पालन 
फर चुका? 

वैधव्यकी पवित्रताकी रक्षाके लिए, ट्विन्दू धमकी रक्षाके लिए और हिन्दू-समाजक़ी 
सुब्यवस्थाके लिए, मेरी नज्न रायमें, इतने नियमोकी आवश्यकता हैः 

१. कोई पिता १५ सालके पहले अपनी कन्याका विवाह ने करे। 

२. जिस लड़कीका विवाह अबतक उक्त आयुके पहले हो चुका हौ और जो 
१५ सालकी होनेसे पहले विधवा दो गई हो उसके विवाहकी व्यवस्था करना पिताका 
धर्म है। 

३, यदि १५ साककी बालिका विवाहके एक सालके भीतर विधवा हो जाये 
तो माता-पिताकों चाहिए कि वे उसे फिर विवाह कर लेनेके लिए उत्साहित करें। - 


५५८ सम्पूर्ण गांधी वाहूमय॑ 


४ कुठुखके प्रत्येक व्यक्तिको विधवाके प्रति पूर आदर-भाव रखना चाहिए। 
माता-पिता अथवा सासं-ससुरको उसके लिए ज्ञान-बुद्धिकि साधन जुटाने चाहिए। 

मैने ये विषम इस गरजसे नहीं दिये हैँ कि इनका पालन अक्षरशः किया 
जाये। ये तो वेवल' मार्गदर्शक हैं। हाँ, इस बातमें मुझे जरा भी सन्देह नहीं है 
कि ये नियम विधवाके प्रति हमारे करत्तंव्यके दिज्ञा-दर्शक है। 

तब इन तथा ऐसे नियमोंके पाऊनकी व्यवस्था कौन करे? हिन्दू-समाजके पास 
भिन्न-भिन्न जातियाँ इस कार्यके लिए कुदरती साधन है। परन्तु जबतक उनमें सुधार 
न हो तबतक जो माँ-बाप इन नियमोके पक्षमें हों वे क्या करें? वे जातिमें सुधार 
करनेकी कोशिश करे। और यदि उन्हे इसमें तत्काल सफलता न मिले तो वे बन्धन- 
मुक्त होकर विधवाके लिए योग्य वरकी खोज करें। दोनों तरफके लोग जातिसे बाहर 
रहनेके लिए तैयार हों और बाहर रहकर भी जातिवालोंसे अनुनय-विनय करें; जातिके 
पचोके दिलकों बोठ न पहुँचायें, सत्याग्रह करनेका इरादा न करें अथवा करें भी तो 
यही समझें कि हमारा नमश्नताके साथ जातिसे बाहर रहना ही' एक प्रकारका सत्याग्रह 
है। यदि ऐसा विवाह अनिवायं समझकर किया जायेगा और यदि उसका उद्देश्य 
सयमकी रक्षा वरता ही होगा और यदि इस बहिष्कृत कुटुम्बका आचरण शुद्ध होगा 
तो पंच लोग जद ही उन्हें फिर जातिमें ले लेंगे; यही नहीं बल्कि वे उस सुधारको 
भी स्वीकार कर छैंगे और दूसरी दीन विधवाओंपर होनेवाले अत्याचारकी जड ही 
कट जायेगी। 


ऐसे सुधार एकाएक नहीं हो सकते। उनका दीजारोपण हो जाना ही पर्याप्त 
है। फिर उससे वृक्ष बने बिना न रहेगा। 

यह तो भैते एक छोटा-सा सुधार बताया है तथा बड़े सुधारके असम्भव लगनेके 
कारण ही यह छोटे सुधार सुझाया है। सच्चा सुधार तो यह है कि स्त्रीकी तरह 
पुरुष भी विधुर हो जानेपर फिर विवाह न करे। यदि हम हिन्दू धमेके रहस्यको 
समझ छें तो हम कष्ट-साध्य संयमको शिथिल करनेकी अपेक्षा दूसरे उसी प्रकारके 
संयर्भोंकों जीवनमें अपनाकर उसे अधिक दृढ़ करेगे। यदि पुरुष विधुर रहे तो स्त्रीको 
अपना वैधव्य भारुप माझूम न हो। फिर यदि पुरुष विधुर रहे तो वर्तमान बेजोड़ 
विवाह और बाह-विवाह बन्द हो जाये। 

हाँ, एक खतरा रहता है। हमे उससे बचना चाहिए। मैने एक दलील सुनी 
हैः “वैधव्य संग उत्तम है। यदि बाल-विधवाओकी सख्या कम हो तो उन्हें 
पुनविवाहके अंझटमें पड़नेकी क्‍या आवद्यकता है? हम तो पत्लीके न रहनेपर 
पुरुषको भी विधुर ही रखना चाहते है और बाल-विवाहकों भी निर्भमूल करना चाहते 
हैं। इसलिए किसी भी अवस्थामें स्त्रियोके पुनविवाहकी आवश्यकता नहीं है। . यह 
दलील खतरनाक है, क्योंकि वास्तवमे तो यह शब्दजालू-मात्र है। यह दलील कतिपय 
अंग्रेज मित्रोंकी इस दलीलकी तरह है: “आप तो अहिंसावादी हैं। आप हमें भी 
अहिसा-धर्मं सिखाना चाहते है। अतः हम चाहे कितनी ही हिंसा करते रहें परन्तु 
आप अपने लोगोंसे यह नहीं कह सकते कि वे हिसाका मकाबला हिंसासे करें।” 
इस दलीलमें जो भूछ है वह हमसे जाने-अनजाने हमेशा हुआ करती है। ऐसी दलील 


त्यागकी मूर्ति ५५९ 


करनेवाले यह भूल जाते हैं कि यद्यपि मै दोनों पक्षॉंकों अहिसा-धर्मकी दीक्षा देना 
चाहता हूँ, तथापि जो लोग अहिसा-धर्मको सीखनेमें असमर्थ है अर्थात्‌ भीरु है, उनसे 
में अहिसाकी बात किस तरह कछें? मै अपने पुत्रकों यह बात नहीं समझा सका। 
में दलित और पीड़ित बेतियाके लोगोंको यह धर्म नही सिखा सका।' उनसे तो मझे 
यह कहना पड़ा था: यदि आपको इन दो मार्गों यानी अपनी स्त्रीको भाग्यके भरोसे 
छोड़कर भाग जाने अथवा लाठी लेकर अत्याचारीसे उसकी रक्षा करनेमे किसी एक 
मार्गको चुनना पडे और यदि आप अत्याचारीके सामने निडर खड़े रहकर उसे चोट 
पहुँचाये बिना मरते दमतक सत्याग्रह करनेके लिए तैयार न हो तो आप बेशक उसकी 
रक्षाके लिए लाठी लेकर लड़ें। सत्याग्रह कायरोका धर्म नहीं है। जब मनुष्य अपनी 
कायरता छोड़कर वीर बनता है तब वह अहिसा-धर्म सीखनेके लायक होता है। 

अब यदि हम उस शब्द-जालकी परीक्षा करे जो विधवाके सम्बन्धर्में फैलाया 
गया है तो मालूम होगा कि इस दलीरूकों वही पुरुष पेश कर सकता है जो स्वयं 
विधुर रहनेके लिए तैयार हो। जो लोग विधुरताकों पसन्द न करते हों, या पसन्द 
करते हुए भी उसका पालन करनेके लिए तैयार न हों, उनको उसे विधुरताकी 
आवश्यकताको स्वीकार करके वैधव्य प्रथाके समर्थंनर्में दकीलके तौरपर पेश करनेका 
अधिकार नहीं है। कल्पना करें कि कोई साठ सालका बुड़ढा, जिसने दूसरा विवाह 
किया है, अपनी नौ वर्ष की बालिका पत्नीके वैधव्यका अभितन्दनत करते हुए अपने 
वसीयतनामेमे वैधव्यकी प्रशंसा करता है और उस बेचारी भावी विधवा बालिकाकी 
सराहना करते हुए यह लिखता है, परमात्मा न करे, परन्तु यदि मेरी मत्यु मेरी 
सती पत्नीसे पहले हो जाये तो में जानता हूँ कि वह विधवा रहकर अपने कुटुम्बके, 
मेरे कुटुम्बके और हिन्दू ध्के गौरवकों कायम रखेगी। मैने इस बालिकासे विवाह 
करके यह सबक सीखा है कि पुरुषको भी विधुर रहना चाहिए। अच्छा होता 
यदि में विधुर रहा होता। मै अपनी दुर्बलताकों स्वीकार करता हूँ! परन्तु पुरुषकी 
दुबंछतासे वैधव्य और भी भूषित होता है। इसलिए मै चाहता हूँ कि मेरी यह 
बालिका पत्नी मेरी मृत्युके बाद विधवा बनी रहे और संयम-धर्मकी शोभा बढ़ाये।” 
उसकी ऐसी दलीलका असर उस बालिकापर या वसीयतनामा पढनेवाले पर क्‍या 
हो सकता है! 

इस दलीलकी समीक्षा करनेकी आवश्यकता इसलिए थी कि उच्च धमंके प्रवर्तेतका 
आश्रय लेकर अथवा उसके बहाने धर्मके सदृश दिखाई देनेवाले अधर्मका बचाव बराबर 
होता रहता है। वैधव्यकी व्याल्यामें बाल-विवाह आ ही नहीं सकता। विधवा वह स्त्री 
है जिसका पति मर चुका हो -- वह स्त्री जिसने उचित अवस्थामे अपनी इच्छा या 
सम्मतिसे विवाह किया हो और जो स्त्री-पुरुषके सम्बन्धसें परिचित हो गई हो। इस 
व्याख्यामें उन किशोर वयकी बालिकाओंका समावेश हो ही नहीं सकता और न होना 
चाहिए जो अक्षत-पोनि है अथवा माँ-बापने जिन्हें अग्तिकुण्डमें झोक दिया है। अतएव 
बालिकाके नाममात्रके 'वैधव्य की पैरवी करना ही अनर्थ है। परन्तु जब पुरुष तकको 


१२, देखिए खण्ड १९, पृष्ठ ९०। 


५६० सम्पूर्ण गाधी' वार्डमय॑ 


विधुर रहनेकी आवश्यकता है, ऐसा कहकर ऐसी बालिकाओंको विधवा रखनेका 
प्रतिपादन किया जाता है तब ऐसा करनेवाले छोग अनर्थ तो करते ही है, उसके 
साथ-साथ उद्धतता दिखाते है और घोर अज्ञान प्रकट करते हैं। 

[ गुजरातीसे | 

नवजीवन, ४-५-१९२४ 


३८९. कौन बचायेंगा? 


“त्यागकी मूर्ति' लेख लिखनेके बाद मुझे उपर्युक्त पत्र! मिला है। हिन्दुस्तानमें 
ऐसी घटनाएँ होती ही रहती हूँ। जो वुद्ध पुरुष अपनी विषयवासनाके वशीभूत होकर 
एक बालिकाके जन्मकों बिगाडनेके लिए तैयार बैठा है उसे एकाएक समझाना' मुदिकल 
है। बालिकाके पिताको, जिसे पैसा मिलनेकी सम्भावना है, अपनी बच्चीके हितकी बात 
किस तरह समझाई जा सकती है? जहाँ वासना और स्वार्थ व्यक्तिकी आँखोपर पट्टी 
बाँध दें वहाँ उन्हें खोलनेवाला कहाँसे मिल्ल सकता है? 

तथापि यदि जातिके पच लोग चाहें तो इस गरीब गायको बचा सकते है। पंच 
कुछ करनेको तैयार न हो तो जो इस परोपकारके कार्यको करना चाहें उन्हे पचोसे 
बीचमें पड़तेका अनुरोध करना चाहिए। वह भी न हो सके तो जो छोग इस घोर 
कृत्यको होनेंसे रोकना चाहते हों उन्हे विनयपूर्वक लड़कीके पिताको और उसी तरह 
विवाह करनेवाले को भी समझाना चाहिए। वे इन दोनो व्यक्तियोका त्याग तो अवश्य 
करें। उनके भोजन आदिके कार्यमें भाग न लें और ऐसा करके स्वयं इस पापके 
भागीदार होनेसे बचें। जिस समाजमें ऐसे अपराध होते हों उसमें सारे समाजका दोष 
माना ही जाना चाहिए, क्‍योंकि जिस वस्तुके विरुद्ध तीव्र सामाजिक लोकमत हो उस 
वस्तुको करनेकी धृष्टता एकाएक कोई नहीं करता। और जहाँ समाजकी परवाह किये 
बिना उद्धततासे कोई व्यक्ति समाजकी मर्यादाका उल्लंघन करता है वहाँ समाजके 
पास शान्‍्त असहयोग रूपी सुन्दर हथियार है और उसकी मददसे समाज दोषमुक्त 
बन सकता है। 

[ गुजरातीसे ] 


नव॒जीवत, ४-५-१९२४ 


१. पत्र यहाँ नहीं दिपा गया है; पंत्र-झेखकने उसमें पचास वर्षके एक बृद्धको अर्पवंषकी एक बािकासे 
विवाद करनेके अपने विचारकों छोढ़ देनेके लिए समझानेके अपने असफल प्रपत्नका वणैन किया था। 


३९०. हिन्दू और मुसलमान 


हिन्दुओ और मुसलमानोमें जो कट्ता फैल गई है मे उसके सम्बन्ध अपने 
विचारोको प्रकट करनेके लिए तैयार नहीं था और न अभी हूँ। मेरे विचार तो 
निश्चित हो चुके है; परन्तु मित्रोके सुभीतेके लिए मेने अभी उन्हें प्रकट नहीं किया 
है। इस ढिलाईका कारण यह है कि वे अभी विचार कर रहे हैँ, परन्तु वीसनगरमे 
जो घटना घटी है, में उसके सम्बन्धर्मे बिलकुल चुप नहीं रह सकता। यदि मुझे पत्रका 
सम्पादन करना है तो मौका आनेपर अपने विचार अवश्य प्रकट करने चाहिए। 

अब्बास साहब और श्री महादेव देसाईने वीसनगर जाकर किस प्रकार समझौता 
करानेका प्रयत्न किया था और वह किस प्रकार बेकार हुआ, इसका हृदयभेदक 
विवरण श्री महादेव देसाईने मुझे दिया है। इससे मालूम होता है कि हिन्दुओने 
रामनवमीके दिन 'रामजीका जुलूस निकाला। बाजे बजते जा रहे थे। जुलूस जब 
मस्जिदके नजदीक आया तब मुसलमान नगी तलवारे लिये मुकाबला करनेके लिए तैयार 
खड़े नजर आये । जुलूस वहॉसे लगभग चौबीस घटे बाद पुलिसके संरक्षणमें गुजर सका। 

में दूसरी बाते छोड़े देता हूँ। हिन्दू बाजे बजानेका अपना हक नही छोड़ते थे 
और मुसलमान बाजे बजाने नही देते थे। फिर भी ज्यो-त्यो करके दगा तो होनेसे 
रुक गया। परन्तु इसका श्रेय उनमें से किसी भी पक्षको नहीं दिया जा सकता। 
श्रेयकी पात्र तो अकेली पुलिस है। 

अब ऐसी खबर मिली है कि किसीने कुछ पशुओको हुक-छिपकर तलवारसे 
जख्मी कर दिया है और मालूम हुआ है कि एक पशु तो मर भी गया है। हिन्दुओने 
मुसलमानोसे अपने सम्बन्ध तोड़ लिये है। 

जुलूसकी घटनाके बाद वीसनगरके एक प्रख्यात सज्जन श्री महासुखलाल 
चुन्नीकालने एक तीखा भाषण दिया। इसमें उन्होने सफेद टोपीवालोको सम्बोधित 
करके कहा कि वे जो चाहें प्रयत्न करें, परल्तु हिन्दू-मुस्लिम एकता नहीं हो सकती। 
श्री महासुखलालने हिन्दुओको असहयोग करनेकी सलाह दी है। 

वीसनगरमे हिन्दुओकी सख्या मुसलमानोसे बहुत ज्यादा है। फिर भी वे 
मुसलूमानोसे बहुत डरते हैं। और मुसलमान अपनी तलवार म्यानमे रखना नही चाहते। 

में मानता हूँ कि ऐसा कोई अचल धामिक नियम नहीं है कि धामिक जुल्सके 
बाजे एक दफा बजने शुरू होनेके बाद लगातार बजते ही रहने चाहिए। में यह भी 
मानता हूँ कि मुसलमान-भाइयोके भावोको आघात न पहुँचे, इसलिए कुछ खास मौकोपर 
बाजे बन्द कर देना हिंन्दुओका फर्ज है। परन्तु मे यह भी उतनी ही दृढतासे मानता 
हँ कि मुसलमानोंकी तलवारसे डरकर बाजे बन्द करना अधर्म है। जिस प्रकार हिन्दू 
मुसलमानोको दबाकर उन्हे गोवध करनेसे नहीं रोक सकते उसी प्रकार मुसलमान भी 
हिन्दुओसे जबरन बाजे बन्द नहीं करा सकते। यदि दोनोको मित्रता प्यारी हो तो 
दोनो अपनी-अपनी गरजसे गोवध और बाजे बन्द कर दें। में यह भी मानता हूँ कि यदि 


२३-३६ 


५६२ सम्पूर्ण गांधी वाइःमय 


एक अपना फर्ज न अदा करे तो दूसरेको अपने फर्जसे न चूकना चाहिए। परल्तु दोमें 
से एक भी तहस-नहस हो जानेपर भी तलवारके सामने सिर न झुकाये -- नही झुका 
सकता और न उसे झुकाना ही चाहिए। 

मौका आनेपर शान्तिपर्ण असहयोग करनेका अधिकार प्रत्येक व्यक्तिको है। 
ऐसी कोई बात नहीं है कि हम सरकारसे तो असहयोग कर सकते है। परन्तु आपसमें 
नही कर सकते। ऐसा भी नहीं है कि हिन्दू मुसलमानसे अथवा मुसलमान हिन्दूसे तो 
असहयोग करे किन्तु एक हिन्दू दूसरे हिन्दूसे या एक मुसलमान दूसरे मुसलमानसे 
असहयोग न कर सके। सिद्धान्तकी बातमें बाप और बेठेमे भी असहयोग जरूरी 
हो सकता है। 

परन्तु सवाल यह है कि ऐसा मौका वीसनगरके हिन्दुओके सामने आया है या 
नहीं। मेरी नम्न रायमें ऐसा मौका अभी नहीं आया है। गूढ और पेचीदा सवालका 
फैसला हर नगरके हिन्दू और मुसलढूमान खुदमुख्तार होकर नहीं कर सकते। नेता 
पक्षकों भले इसका तात्कालिक नतीजा अच्छा मालूम हो परन्तु इसका स्थायी परिणाम 
बुरा ही होगा। फिर यह भी माननेका कोई कारण नही है कि एक पक्षकी जीत 
होनेपर उस पक्षके दूसरे सहधर्भयोकों लाभ ही होगा। वीसनगरमें हिन्दू सख्या-बलमें 
अधिक होनेसे राज-बरू अथवा असहयोगके बलसे मुसलमानोको झुका लें तो इससे क्या 
हुआ ? दूसरे नगरोंमे जहाँ स्थिति मुसलमानोके अनुकूल होगी वहाँ वे हिन्दुओंको 
दबायेगे। क्या यह बात वीसनगरके हिन्दुओंकों अच्छी मालूम हो सकती है ”? यदि 
यह बात उन्हें अच्छी न मालूम होगी तो वीसनगरके मुसलमानोंकी हार दूसरे नगरोके 
मुसलमानोकों कंसे अच्छी छूगेगी? वीसनगरके हिन्दुओका रास्ता आरम्भमें भले ही 
मीठा हो परन्तु परिणाममें वह जहरीका है; अतः वह गीता ' के मतके' अनुसार 
त्याज्य है। 

वीसनगरके हिन्दुओसे में यह नहीं कहता कि वे दबकर अपना बाजे बजानेका 
हक छोड़ दें। में यह भी नहीं कहता कि वे कभी असहयोग न करें। परन्तु में 
नम्नतासे यह राय जरूर देता हूँ कि जो ब्योरा मुझे मिला है वह यदि ठीक हो तो 
हिन्दुओके इस असहयोगमें जल्दबाजी हो रही है। इसके पहले जो काम उन्हें करने 
चाहिए थे वे' सब उन्होने किये नहीं है। यदि उनमें समझदारी हो तो वे राजसत्ताकी 
सहायता कमसे-कम ले। मैने सुना है कि वीसनगरमे सत्ताधिकारियोने अपना काम 
शान्ति और चतुराईसे निष्पक्ष होकर किया है। में यह बात तटस्थ हिन्दुओंसे मिले 
समाचारोके आधारपर लिख रहा हूँ। तठस्थ मुसलमानोके दिलोपर क्या असर हो' 
रहा है, में अभी यह नहीं जानता। 

परन्तु हम तो राजसत्ताकी कमसे-कम सहायता लेना चाहते है। हम चार सालसे 
इस सिद्धान्तकी पुष्टि कर रहे हैं। अत. हमे यह विचार करनेकी जरूरत है कि हम 
राजसत्ताकी मध्यस्थताके अतिरिक्त अन्य क्‍या उपाय करें? वीसनगरके हिन्दुओकों 
फिलहाल मुसलमानोंकी तरूूवारका भय नही है। सत्ताधिकारियोने उन्हें इस भयसे 


१. अध्याय १८, इलोक ३७-३८। 


हिन्दू और मुंसलमान ५६३ 


बचाया है ओर वे उन्हें अब भी बचा रहे है । इसलिए अब उन्हे सुल॒हके रास्ते खोजनेकी 
जरूरत है। क्या उन्होने वीसनगरके बाहरके हिन्दुओं और मुसछमानोकी सलाह और 
सहायता ली है? क्या उन्होने अली भाइयोको या हकीमजीको पत्र लिखा है? सम्भव 
है, ये कुछ न कर सके। परन्तु हिन्दुओका फर्ज है कि वे उनसे सहायता माँगे। 
क्या हिन्दुओने गुजरातके अग्रगण्य पुरुष वल्लभभाईकी सलाह ली है? उन्होने अब्बास 
साहबकी बात नहीं सुनी और उनकी अवहेलना की। क्या उन्होंने इसके लिए उनसे 
माफी माँगी और उनकी सलाह ली है” 
परन्तु श्री महासुखलाल कहते है कि दाढ़ी और चोटीकी कभी बन ही नही 

सकती । हिन्दू अपना निपटारा खुद कर ले। थदि वे सफेद टोपीवालो की बात मानेगे 
तो वे हिन्दू न रहकर मुसलमान हो जायेगे। में इन सज्जनसे नम्नतापूर्वक कहता हूँ 
कि थदि उनके विचार वैसे ही है जैसे कि मुझतक पहुँचे है तो वे भूल करते है। सफेद 
टोपीवालो मे तो हिन्दू भी है और मुसलमान भी है। मे उन्हे यकीन दिलाता हूँ कि 
सफेद टोपीवाले हिन्दू अपना हिन्दूपन नहीं त्यागेंगे। हमारा झगडा इस वक्‍त सफेद या 
काली टोपीका नही है। सफेद टोपीवाले बुरे हो सकते है । मे उनकी सफाई क्‍या दूँगा ? 
सबकी सफाई सबका अपना-अपना आचार देता है। परन्तु यह मान्यता मुझे भयंकर 
मालूम होती है कि हिन्दुओ और मुसलूमानोमे एकता हो ही नहीं सकती । इस विचार- 
में धामिक दोष है।यह विचार हिन्दू सस्क्ृतिके विरुद्ध है। हिन्दू धर्मके अनुसार किसीका 
स्वंथा नाश नही होता, अर्थात्‌ सबके अन्दर एक ही आत्मा रम रही है। हिन्दू यह 
नहीं कह सकता कि दूसरोको स्वगें तभी मिलेगा जब वे भी उसी बातको माने जिसे 
वह खुद मानता है। में यह नहीं जानता कि मुसलमान ऐसा मानते है या नही। 
परन्तु मुसलमान भले ही यह मानते रहे कि तमाम हिन्दू काफिर है और वे स्वर्गके 
अधिकारी नहीं हो सकते। परन्तु हिन्दू धर्म हमे यह शिक्षा देता है कि हम ऐसोसे 
भी प्रेम करे और उन्हें प्रेमपाशर्में बॉधे, क्योकि हिन्दू धर्म किसी धर्मकी अवगणना 
नही करता। वह सबसे कहता है, स्वधर्ममे ही श्रेय है । 

व्यवहारकी दृष्टिसे भी यह मानना कि हिन्दू-मुसलमानोकी एकता असम्भव है, 
मानो हमेशाके लिए गृलामी कुबूल करना है। जो हिन्दू यह मानते हो कि सात 
करोड मुसलमानोको हिन्दुस्तानसे नेस्त-नाबूद किया जा सकता है वे महा अज्ञानमें 
फँसे है, यह कहते हुए मुझे जरा भी सकोच नही होता। 

फिर, वीसनगरमे हिन्दू और मुसलमान लड़ते है, इससे हम यह क्यो मान हें 
कि हिन्दुस्तानके सात लाख गाँवोंमे भी जहाँ-जहाँ दोनो जातियाँ बसती है, वहाँ-वहाँ 
दोनो लड़ती है? सारे हिन्दुस्तानमें ऐसे अनेक देहात है जहाँ हिन्दू और मुसलमान 
सगे भाइयोकी तरह रहते है, इतना ही नहीं बल्कि वे यह भी नही जानते कि कुछ 
दधहरोमें और उनके नजदीकके गाँवोमे दोनो लड रहे है । 

अत' धर्म और व्यवहार दोनोकी दुष्टिसे विचार करते हुए वीसनगरके समझदार 
हिन्दुओको समझना चाहिए कि हिन्दुओं और मुसलमानोमें मेल होना सम्भव और 
आवश्यक है। में असहयोगकी सलाह देनेवाले इन सज्जनकों यह भी सूचित कर देना 
चाहता हूँ कि असहयोगका आर्थ अन्त सहयोग करना ही है। असहयोग मलिनताकों 


५६४ सम्पृर्ण गांधी वाहुमय 


घोनेकी क्रिया है। एक ही ईदवरके इस जगतमों किसी भी मानवप्राणीसे सर्वदा असहयोग 
नहीं किया जा सकता। यह विचार कल्पनाके बाहर है, क्योकि यह कल्पना ईश्वरके 
स्वामित्वके विरुद्ध है। इसलिए मे वीसनगरके हिन्दुओसे' प्रार्थना करता हूँ कि वे 
वल्लभभाई तथा अब्बास साहबको बुलाये और उनसे कहे कि वे उनका झगडा तय 
करा दे। यदि उन्हें इन असहयोगियोंका विश्वास न हो तो वे भछ्े ही सहयोगियोको 
बुरा लें। गुजरातमें बहुतसे ऐसे सहयोगी हिन्दू और मुसलमान हैं जो उन्हें मदद 
देगे। जबतक वीसनगरके हिन्दू समझौतेके तमाम उपाय न आजमा लें तबतक उन्हें 
असहयोग' करनेका अधिकार नहीं प्राप्त होता। 

यह तो हिन्दू भाइयोके लिए हुआ। 

मुसझछमान भाइयोने गहरी' भूछ की है। मुस्लिम इतिहास कहता है कि इस्छामकी 
उज्ज्वलता तल॒वारके जोरपर कायम नहीं रही है। इस्लामकी तलवारने इस्लामकी रक्षा 
भछ्ते ही की हो, परन्तु व्याय और अन्योयका फैसछा इस्लामने तऊूवारसे नहीं किया है। 
आजतक जगत्‌में कोई धर्म महज तलूवारसे जीवित नहीं रह पाया है। चाहे जब तलवार 
खींच लेनेकी आदत ही खराब है। वह धर्मका नाश करतेवाली है। मै विधर्मी होते हुए 
भी यह बात वीसनगरके मुसलूमानोंसे अवश्य कहना चाहता हूँ। इस्कामके नामकों 
उज्ज्वल किया है. उसके फकीरो, सूफियों और तत्त्वज्ञानियोने। उन्होंने अपनी था अपने 
मजहबकी रक्षा तहूवारके बलपर नहीं बल्कि अपनी रूहानी ताकतसे की है। इस्लामका 
इतिहास यही साबित करता है। 

वीसनगरके मुसलूमानोंको चाहिए कि वे अपनी तलवारे म्यानमें रख ले। वे 
तलवारके बलसे हिन्दुओको मस्जिदके पास बाजे बजानेसे नहीं रोक सकते। हिन्दू 
तीस-चालीस वर्षसे बाजे बजाते आये हैँ। उन्हें एकाएक बाजे बजानेसे रोकना कठिन 
है। यह काम तलवारसे नहीं किया जा सकता। दुनियाका यह कायदा है कि जैसा 
हमको लगता है वेसा ही दूसरोंको लगता है। यदि हिन्दू भुसलमानोंसे जबरदस्ती कोई 
हक माँगेंगे तो वे नही देंगे। उसी प्रकार मुसहूमान भी हिन्दुओंसे जबरदस्ती कुछ नहीं " 
ले सकते। वीसनगरके मुसलमान भाइयोंकोी इस बातपर श्ान्त चित्तसे' विचार करना 
चाहिए। 

में यह नहीं कहता कि चूँकि हिन्दू चालीस वर्षसे बाजे बजाते आ' रहे है, 
इसलिए उनका ऐसा करना भूल हो तो भी बाजे बन्द नहीं किये जा सकते। कोई 
बेजा बात बहुत कालसे होती चली आपनेसे जा नहीं हो सकती। और बेजा बात 
तलवारके बलसे सुधारी नही जा सकती। उसका तो एक ही तरीका है --- मेलजोल, 
समझौता। यदि वीसनगरके हिन्दुओंकी कोई भूछ हो तो वह उन्हें बतानी चाहिए। 
उन्हें समझाया-वुझाया जा सकता है। यदि वे न समझें और बाजे बजाते हुए ही 
जायें तो इससे मुसछमानोकी नमाज व्यय न हो जायेगी। नमाजका व्यर्थ जाना या 
सफल होना यह नमाजीके दिलकूपर निर्भर है। मेने पढ़ा है कि पैगम्बर साहब जब 
लड़ाई चल रही हो, तलवारें खनक रही हो, घोड़े हिनहिना रहे हों और तीर सन- 
सन चल रहे हों, तब भी शान्त चित्तसें एकाप्र होकर नमाज पढ सकते थे। उन्होने 
मकक्‍्काके बृतपरस्तोंके दिल प्रेमके बलसे जीते थे। 


हिन्दू और मुसलमान ५६५ 


पैगम्बर साहब जो उदाहरण छोड़ गये है उसे वीसनगरके मुसलमान क्यो भूलते 
जाते है ? नमाज पढ़ना उनका फर्ज है, यह तो “कुरान शरीफ ' में पढ़ा है। परल्तु मैने 
यह कही नहीं पढो और न सुना है कि यदि दूसरे लोग बाजे बजाते हों तो उन्हे उनको 
जबरन बन्द करा देनेका हक है और बन्द करा देना उनका फर्ज है। बे हिन्दुओसे 
प्रेमपृर्वक प्राथेना कर सकते हैं। यदि हिन्दू न मानते हो तो वे वीसनगरके बाहरके 
हिन्दुओं और मृसलमानोंकी सहायता ले सकते है। मेलजोल और समझौतेके सिवा 
न तो हिन्दुओंके लिए कोई रास्ता है और न मूसलमानोके लिए ही। 

क्या वीसनगरके मुसलमान स्वराज्य नही चाहते ? क्‍या उन्हें गुलामी ही पसन्द 
है? क्‍या मूसलूमान खिलाफतके प्रति अपना फर्ज अदा कर चुके? क्या गुलामीमें 
रहनेवाले मुसलमान खिलाफतकी सच्ची सेवा कर सकते है? क्‍या मुसलमान हिन्दुओसे 
पकक्‍क्री दिली-दोस्ती किये बिना खिलाफतको रोशनी दे सकेंगे ? अच्छा, यह मान भी 
ले कि खिलाफतका सवाकू उनके सामने नहीं है; फिर भी क्‍या वे अपने वतन हिन्दु- 
स्तानमें अपने हमवतन हिन्दुओंके साथ हमेशा दुश्मनीके ही नाते रहना चाहते है? 
हम हिन्दुओ और मुसलमानोके सम्बन्धमें दूसरे कितने ही सवाकोका तवजीवन ' में 
विचार करेंगे। परन्तु एक बातका निश्चय तो तुरन्त किया जाना चाहिए। आपसी 
झगड़ोंका फैसला या तो पंचकी मार्फत या अदालतकी मार्फत ही कराया जा सकता 
है। हमे धर्मोके अथवा दूसरी किसी चीजके नामपर एक दूसरेपर तलवार चलाना हराम 
समझना चाहिए। जिस' प्रकार म्सलमानोंसे हमेशा डरते रहना, हिन्दुओकों शोभा 
नहीं देता उसी प्रकार हिन्दुओको डराते रहना मुसकूमानोकों भी शोभा नही देता। 
डरानेवाला और डरनेवाला दोनों भूल करते है। दोमेंसे किसका दर्जा बड़ा है यह मैं 
नहीं कह सकता। परन्तु यदि मुझे किसी एककों पसन्द करना ही पड़े तो मे जरूर 
डरनेवालों के झुण्डमें जा बैंदूंगा और डरानेवाले से पुरानूरा असहयोग करूँगा। मुझे 
निश्चय है कि डरनेवाले पर तो खुदा रहम करेगा और डरानेवाले को उसके अहकारके 
कारण अपने पास खड़ा न होने देगा। 

[ गुजरातीस | 
नवजीवन, ४-५-१९२४ 


३९१. टिप्पणियाँ 
' भया ' का अर्थ 

मनुष्यकी ही भाँति शब्दकों भी संगदोष लगे बिता नहीं रहता। छाला' 
शहदे अपने मूल रूणमें मानसमूचक है। पंजाबियोंके प्रति आदरभाव प्रगट करनेके लिए 
हम लाला शब्दका प्रयोग करते है, छेकिन यदि किसी गुजरातीको 'सुरती लाला' 
कहें तो बद् चिंढ् उठेगा। बाबू शाब्द भी आदरसूचक है लेकित अंग्रेज अपने 
बंगाली नौकरोंकों बाबू” कहकर बृछाते थे, (अब भी बुलाते हैं था नहीं सो 
में नही जानता ), इसलिए यह तिरस्कारसूचक बन गया था। ठीक यही हाल सुन्दर 
शब्द भेगा' का हुआ है। भैया” का अर्थ भाई" है। इसमें जो रस है उसे तो 
वही व्यकित जान सकता है जो संयुक्त प्रान्त अथवा बिहारमें रहा हो। लेकिन हमने 
बम्परईमें उत्तर भारतकी ओरसे जो हिन्दू नौकर आते हैं उनके लिए इस शब्दका 
प्रयोग किया' जोर बादमें उत्तरकी ओरसे आनेवाले हिन्दू-मात्रकों हम “भैया” कहने 
ऊंगे। फलसबकूप उस ओरके हिन्दू 'सैया' शब्दपर आपत्ति करने लगे है और उस 
ओरफे कुछ राज्जनोंने मुझे लिखा कि इसके अनेक दृष्परिणाम भी निकले हैं। भैया' 
शब्दका ऐसा उपयोग ने किया जाये इसके लिए वे' लोग आन्दोलन भी कर रहे है 
और यह ठीक भी है। उत्तर भारत अथवा भारतके किसी भी भागमें भैया 
नामकी कोई जाति तलहीं है। किस व्यक्तिने किस परिस्थितिमें भैया शब्दका 
प्रभोग किया, यह हम नहीं जानते। लेकिन इतना तो हम जान' सकते है कि यह 
शब्द उत्तरती ओर बस्बई और आसपासके भागोमें आकर बस्ले हुए व्यापारी आदि 
वर्गोकों बहुत अनुचित लगता हे। इसलिए हमे इस शब्दका प्रयोग करना छोड़ देना 
चाहिए। मुझे लिखनेवाले भाई यह भी बताते हैं कि नवजीवन ' में भी इस शब्दका 
प्रयोग किया गया है। जबरकी' कुशलूता, उसकी तन्‍्मयता और शुद्ध हृदयता आदिकी 
स्तुति करते हुए नवजीवन मे लिखनेवाले ने जबरकों भैया” नामसे सम्बोधित 
किया है। आश्रममें ज़बरके प्रति हर व्यक्तिके मनमें अत्यन्त सम्मान-भाव है। तथापि 
में अब समझ गया हूँ कि हमें भैया” शब्दका ऐसा स्नेहपूर्वक किया गया प्रयोग 
भी छोड़ देता होगा। 


सिरझका कपड़ा 


राष्ट्रीय उत्थानके इस आसन्दोलनसें छद॒म रूपसे ऐसा भी एक प्रयत्न हो 
रहा है कि मिलके कपड़ेको खादीका स्थान दे दिया जाये। इससे पता चलता है कि 
खादीके मर्म और, उसके स्थानकों लोग अभी पूरी तरह समझ नहीं पाये है। खादी- 
प्रवृत्तिका जन्म' मिलोंके प्रति द्वेषभावसे नहीं हुआ अपितु हिन्दुस्तानके गरीबोंके प्रति 
दयाभावसे इसकी उत्पत्ति हुई है। इसका नियोजन स्वराज्यके लिए किया गया है। 
ख़ादीको में स्वराज्यका प्राण मानता हूँ। इसके बिता हिन्दुस्तान जी ही' नहीं सकता 


टिप्पणियाँ ५६७ 


और निर्जीव देशके लिए स्वराज्यका क्या अर्थ हो सकता है? आप हिन्दुस्तानकी 
विराद्‌ रूपमे कल्पना करे। धड़पर स्थित मस्तक और मस्तकमे निहित बुद्धिकों इस 
बातकी क्‍या खबर हो सकती है कि यह | विराट ] शरीर पाँवोसे जड होने छगा है” 
हम लोग तो जो अपेक्षाकृत भले-चगे है, गाँवों हो रहे नाशकों देख नही सकते, 
लेकिन अ्थशास्त्री अथवा गाँवोमे भ्रमण करनेवाले छोग देख सकते हैं कि हिन्दुस्तान- 
झुपी विराट शरीरके पाँव सूखने छगे है। और उनके सूखनेकी यह क्रिया लगातार 
चल रही है। इसे रोकनेका उपाय खादी है, मिलका कपड़ा नहीं। देशी मिलोंके कपड़ेसे 
विदेशी मिलके कपडेका बहिष्कार भले ही सम्भव हो, लेकिन इससे हिन्दुस्तानके करोडों 
भूखोकी भूख नहीं मिट सकती, कदापि नहीं मिट सकती। यह तो केवल खादीके 
द्वारा ही सम्भव है। हिन्दुस्तानमें पैसेकी कमी है, क्योकि कामकी कमी है। शहरोंमें 
जो मजदूरी मिलती है वह पर्याप्त नही है। सात लाख गाँवोको स्वतन्त्र करवाना 
है। गाँवोमें ही प्रामीणोकों उपयुक्त धनन्‍्धा मिलना चाहिए। ऐसा धन्धा केवल चरखा 
ही प्रदान कर सकता है। इसीलिए में उसे अन्नपूर्णा कहता हँ। हमें उसीका प्रचार 
करना है उसका अर्थात्‌ चरखेसे सम्बन्धित आगे और पीछेकी सभी क्रियाओंका। 
उसमें हजारो व्यक्ति काम करने लगे तभी हम उसका प्रचार करनेमें सफल हो सकते 
है। हमारा काम तो केवल खादी-आन्दोलनको संगठित करना है। 

मिलें तो पहलेसे ही सगठित हैं। उन्हें स्वयंसेवकोकी जरूरत नहीं है। हीरेका 
व्यापारी अपने मार्गको खोज निकालता है, उसकी मददके लिए स्वयसेवक मण्डलकी 
स्थापना नहीं करनी पड़ती। ठीक यही बात मिलोंके सम्बन्धमें है। देशी मिले चाहें 
तो विदेशी कपड़ेको रोक सकती हैँ। यदि वे स्वार्थंगो गौण और हिन्दुस्तानके हितको 
प्रधान पद दें, अपने व्यापारमे प्रामाणिकता लायें, नफेकी ओर कम ध्यान देकर मालकी 
उत्तमताकी ओर अधिक ध्यान दें तो इसमें सन्देह नहीं कि आज उनके मालकी जितनी 
खपत होती है उससे कही अधिक हो। वस्तुतः देखा जाय तो खादी इस समय मिलोंके 
साथ होड़ नही करती है। अप्रत्यक्ष रूपसे भले ही खादीका कुछ असर हुआ हो, 
लेकिन हम जब अभीतक करोड़ रुपयेकी खादी नहीं बना पाये है तब उसके होड़ 
करनेकी बात ही कहाँ उठती है? खादीको अभी स्थायी स्थान नहीं मिला है। उसके 
लिए जबतक भगीरथ प्रयत्त नही किया जायेगा तबतक वह अपने प्राचीन साम्राज्यका 
उपभोग नहीं कर सकती। ऐसी हालतमें मेरी समझमें नहीं आता कि खादीके साथ 
मिलके कपड़ेकी बात भी कैसे हो सकती है। 

कांग्रेस तो मूक लोगोंकी आवाज है अथवा होनी चाहिए। कांग्रेसका कार्यक्षेत्र 
तो वस्तुतः गरीबोंके बीचमें है, लेकिन वह उनके पास नहीं पहुँचती, पहुँच भी नहीं 
सकती । इसलिए जो लोग अनजाने ही गरीबोपर सवारी कर रहे है उत्हें वह सावधान 
करती है, उनके लिए खादीका उद्योग कर रही है। कहनेका तात्पर्य यह कि काग्रेसके 
अनूयायियोंके लिए तथा जिन छोगोंतक काग्रेसकी आवाज पहुँच सकती है उनके लिए 
मिलोका कपड़ा बिलकुल त्याज्य है, इसमें मुझे तनिक भी सन्देह नहीं है। 

इस कार्यमें में तो हमेशा मिल-मालिकोकी सहायता माँगता आया हूँ। खादीकी 
प्रवृत्तिका वे' हंदयसे स्वागत करे, उसे प्रोत्साहन दे, स्वयं मिलोंका कपड़ा पहननेके 


५६८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


बदले खादी पहनकर गरीबोंके साथ एकरूप हो जायें। ये दो विरोधी चीजें नहीं है। 
देशी मिलोके कपड़ेके लिए आज तो हिन्दुस्तानमें जगह है। मान लीजिए प्रभु-कृपासे' 
समस्त हिन्दुस्तान केवल खादीमय बन भी जाता है तो इसमे मिरू-मालिकोंको भय 
किस बातका है ? उनका विदेशी व्यापार तो है ही। मान लीजिए विदेशोंके छोग भी 
अपनी कपडेकी जरूरतको स्वय ही पूरा करने लगें; तो भी क्या? मिलोंके मालिकोंमें 
धन उपाजंत करनतेकी जो क्षमता है वह कोई नष्ट होनेवाली नहीं है। देशमें हमेशा 
धनकी जरूरत रहेगी और इसलिए देशमें धनाढ्योंके लिए स्थान भी हमेशा रहेगा। 
उनका हृदय-परिवतंन हो, इतना ही पर्याप्त है। द्रव्य-छोभमे इस समय दयाका जो 
अश है उस समय इसकी अपेक्षा' वह अधिक होगा। आज नीति द्वव्यके अधीन है, 
उस समय द्रव्य नीतिके अधीन होकर रहेगा। इसमें धनवानोका भछा है और आम 
लोगोंका भला तो है ही। 

जबतक खादीका' सवेत्र प्रचार नहीं होता तबतक ऐसा सुयोग असम्भव है 
और खादीके सावेत्रिक प्रचारकों सम्भव बनानेके लिए यह बात निविवाद रूपसे मान 
ली जानी चाहिए कि जो लोग खादी-प्रचारके वर्तेमान आन्दोलनमें काम कर रहे हैं 
उनके लिए खादीके सिव्रा किसी अन्य वस्त्रको स्थान नहीं है। यह बात सबको' दीपक- 
जैसी स्पष्ट दिखाई नहीं दी, इसीसे तो खादीके प्रचारकी गति धीमी है। चरखा थोड़े 
दिन चलता है और फिर बन्द हो जाता है; फिर चलता है और फिर बन्द हो 
जाता है; इसीलिए लोग कपासका सग्रह नहीं करते, इसीलिए पीजनेका शौक भी' 
नहीं बढा है, इसीलिए अनेक कोग केवल दिखावेकी खातिर ही खादी पहनते हैं 
और घरमें देशी अथवा विदेशी मिलके कपडेका उपयोग करते है। और जबतक यह 
अनिश्चितता चलती रहेगी तबतक देशी मिलोके कपड़ेका परित्याग करनेकी बातपर 
जोर देनेकी जरूरत बनी रहेगी। 


स्वर्गोय रमात्राई रानडें 


रमाबाई रानडेका ताम दक्षिणमें जितना प्रसिद्ध है उतना गुजरातमें नही है। 
न्यायमूर्ति स्व० रानडेके नामको इस महिलाने शोभान्वित किया है। उनकी मृत्युसे हिन्दू 
जगतको भारी क्षति पहुँची है। 

रमाबाईने अपना वेधव्य-जीवन जिस सुन्दर ढंगसे बिताया वैसे बहुत कम' 
बहनोने बिताया होगा। पूनाकी सेवासदन-जैसी दूसरी संस्था समस्त भारतमे दंढ़े नहीं 
मिलेगी। इस सेवासदनर्मं एक हजार स्त्रियों और लड़कियोंकों अनेक प्रकारका शिक्षण 
मिलता है। सेवासदनकों आज जो प्रतिष्ठा प्राप्त है वह रमाबाईकी अनन्य भक्तिके 
बिना यह सस्था कभी प्राप्त नहीं कर सकती थी। रमाबाईने एक ही' कार्यके लिए 
अपना जीवन अपित कर दिया। 

वेधव्यका अर्थ ही अनन्य भवित है। पातित्रत्य भर्थात्‌ शुद्ध वफादारी। सामान्य 
वफादारीका सम्बन्ध देहके साथ होता है इससे देहके अन्तके साथ उसका भी अन्त 
हो जाता है। वेधव्यकी वफादारी पतिकी आत्माके प्रति होती है। वैधव्यको इस तरह 
धार्मिक महत्त्व प्रदान कर हिन्दू धर्मेने यह बात सिद्ध कर दी है कि विवाहका सम्बन्ध 


टिप्पणियाँ ५६९ 


वस्तुतः देहके साथ नहीं, आत्माके साथ होता है। रमाबाई रानडेने आत्माका वरण 
किया था इसलिए आत्माके उस' सम्बन्धकों उन्होंने अखण्डित रखा और इसी कारण 
जो कार्य उनके पतिको प्रिय थे उनमें से जो काम वे स्वयं कर सकती थी उसे उन्होने 
अपने हाथमे ले लिया तथा उसकी सिद्धिके लिए अपना सर्वेस्व अर्पण करके समाजके 
समक्ष वैधव्यका सम्पूर्ण अर्थ प्रगट किया। ऐसा करके रमाबाईने स्त्री-जातिकी भारी 
सेवा की है। जब में सैसून अस्पताछमें था तब करन मैडॉकने मुझे बताया था कि 
अच्छी भारतीय नर्स केवल इसी अस्पतालमें प्रशिक्षण प्राप्त करती है और ये सेवासदन- 
की मार्फत तैयार होती है और सारे हिन्दुस्तानसे उनकी माँग आती रहती है। 
विधवाएं यदि कार्यक्षेत्रमें उतरे तो उनके लिए कार्य करनेके अनेक स्थान है। एक 
चरखेका काम ही सैकड़ो धतिक विधवाओंको सारा समय व्यस्त रख सकता है। 
और ऐसी कौन विधवा होगी जिसने यह अनुभव न किया हो कि चरखा गरीबोका 
बेली है। यह तो मैने एक सर्वव्यापक और परम कल्याणकारी कार्य बताया। ऐसे 
अनेक उपाय है कि जिसमें गरीब विधवाओ और अन्य बहनोको तैयार करनमेमें 
धनिक विधवाएँ अपना समय लगा सकती हैं। 


सुपा' परगनेके किसान 


एक सज्जन कालिआबाडीसे' निम्नलिखित पत्र लिखते हैं: 

यह पत्र पढ़ने और विचार करने योग्य है। इस पत्रसे पता चलता है कि 
देशों सोना पड़ा हुआ है। किसान अपने छाभकी बातको नहीं पहचानते। यह खेद- 
जनक तो है ढेकिन आइचर्यजनक नहीं) बहुत समयसे चढ़े आ रहे अपने अभ्यासके 
कारण किसान अपने हितका सरल अर्थशास्त्र भी नहीं समझ सकते। उन्हे अपने 
कपासके जितने अधिक दाम मिलते है उतने ही अधिक दाम उन्हे अन्तमें कपड़ेके भी 
देने पड़ेगे, यह तो अत्यन्त सरल गणितज्ञास्त्र है, लेकिन यह बात वे किस तरह समझ 
सकते है ? यदि शिक्षकने किसी बच्चेको गलत तरीकेसे हिसाब करता सिखाया हो 
तो वह बच्चा गलत उत्तर ही निकालेगा। दूसरा शिक्षक यदि उसकी भूल सुधारले- 
की कोशिश करे तो बच्चा हँस पड़ेगा। वैसी ही हमारी दीन-दशा आज है। हमने 
गलत हिसाब करना ही सीखा है इसलिए सही गलत लगता है और गलत सही। 
ऐसी ही वस्तुको शांकराचार्येने माया कहा है। 

स्वयंसेवकोंको ऐसी स्थितिमों धीरज रखना चाहिए, इसके सिवा और कोई चारा 
नही है। किसानपर कदापि क्रोध नहीं करना चाहिए। आज उनकी जो दशा है वही 
दशा कल हमारी थी। किसान अपने स्वार्थको जरूर समझेंगे। वे' घरकी आवश्यकता- 
नुसार घरमें अनाज रखते हैं तो फिर अपनी जरूरत जितनी कपास भी क्‍यों न 
रखेंगे ? स्वयं धनवान होनेके कारण यदि वे कातते अथवा बुनते नही है तो भले ही 


१ व २. गुजरातके सूरत जिलेके गाँव। ५ 
३- पत्र यहाँ उद्ुत नहीं किया गया है। इसमें छेखकने सूपा परगनेके किसानोंकी अपने गाँवमें पेदा 
हुई अच्छी कपासले चूत कांतनेकी अनिच्छाकां चर्चा की थी। 


५७० सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


दूसरोंसे कतवाये और बुनवायें। अनाजके सम्बन्धर्में ऐसा उलटा न्याय धनवान भी लागू 
नही करते। वे तो अपने घरमे ही पकाते हैं, बाजारसे भोजन नहीं मंगवाते, इतना 
ही नहीं बल्कि बाजारसे भोजन मेंगाना गृहस्थके लिए अशोभनीय माना जाता है। 
ठीक ऐसी ही बात पहले सूतके सम्बन्धमे भी माती जाती थी। अब फिर ऐसा ही 
क्यो नहीं हो सकता ! 

[ गुजरातीसे ] 

नवजीवन, '४-५-१९२४ 


३९२. चरखेंके प्रति उदासीनता 


एक सज्जन काशीजीसे लिखते है कि बोर्ड इत्यादिमें हमारे लोगोंके जानेसे 
कुछ लाभ नहीं हुआ; बल्कि रचनात्मक काम थम गया है। वे यह भी लिखते हैं. 
कि इन लोगोंकी चरखेके प्रति उदासीनता है। बहुतेरे छोगोका विव्वास भी चरखेमें 
नही है। जब इन सज्जनोसे कुछ कहा जाता है तो वे उत्तर देते है --- हम गांधीजीके 
कहनेपर बोड्डमे गये है। 

प्रथम बात तो यह है कि में नहीं चाहता कि कोई शख्स मेरे कहनेसे' कुछ 
भी करें। जो कुछ करे अपनी ही रायके मुताबिक करे। हम स्वतन्त्र बनना चाहते 
हैं। हम किसी व्यक्तिके, फिर वह कैसा ही प्रभावशाली हो, गुलाम बनना नही चाहते। 
मेरी राय तो ऐसी हैं कि लोकल बोर्ड इत्यादिमें जानेकी खास आवश्यकता नहीं 
है। यदि हम जायें तो सिरफे रचनात्मक काम करनेके इरादेसे। इसलिए यदि यह 
काम भली-भाँति न हो सके तो हमें ऐसी सस्थाका त्याग कर देना चाहिए। 

में जानता हूँ कि चरखेकी शक्तिमें बहुतसे' असहयोगियोंका अविश्वास है। उनको 
विश्वास दिलानेका एक ही उपाय है कि जिनको विश्वास है वे! अधिक उत्साहसे 
खुद चरखा चलाये और दूसरोंको प्रोत्साहित करें। मेरा तो दुढ विश्वास है कि चरखेके 
बिता स्वराज्यका मिलना और उसे कायम रखना असम्भव है। हाँ, एक बात है। 
सम्भव है कि स्वराज्यके मानी हम सबके दिलमें एक न हों। में तो एक ही अर्थ करता 
हैँ -- हिन्दुस्तानकी कगालीका मिटना और ' प्रत्येक स्त्री-पुरुषका आजाद बनना । 
हिन्दुस्तानके भूखसे' पीड़ित भाई-बहनोंसे' पूछो। वे' कहते है कि हमारा स्वराज्य 
हमारी रोठी है। सिर्फ काश्तकारीसे' हिन्दुस्तानके करोड़ो किसान अपना पेठ नहीं भर 
सकते। उनके लिए किसी-त-किसी दूसरे उद्यमकी सहायता आवश्यक है। ऐसा 
सावेजनिक उद्यम चरखेंके द्वारा ही मिल सकता है। 


भूखे भगति ने होइ गोपाला ” 


दूसरे सज्जन लिखते है कि जिल्होंने असहयोग-आतन्दोकूनके कारण अपना धन्धा 
छोड़ दिया है उनके निर्वाहका कुछ-न-कुछ प्रबन्ध होना चाहिए। इस प्रइनका जल्दी 
हल होना मुश्किल है, और नहीं भी है। यदि सब लोग रचनात्मक कार्यका मर्म समझ 


पत्र : वसुमती पण्डितको ५७१ 


लें तो भूखका प्रइत उठ ही नहीं सकता। थदि रचनात्मक-कार्येमें श्रद्धा न हो तो 
भूखका प्रश्त सदाके लिए रह जायेगा। मेरा दृढ़ मन्तव्य है कि जिनको चरखे और 
करघेमे विश्वास है उन्हें आजीविका मिल सकती है। देशमे मध्यम वर्गकी जो कठिनाइयाँ 
है उनका इल।ज उद्यमसे ही हो सकता है। हमारे अन्दर कितने ही बुरे रिवाज 
है। उन्हें हमको छोड़ना होगा। एक आदमी यदि मजदूरी करे और दूसरे दस कुछ 
ने करें तो बुनाईके द्वारा हमें आजीविका नहीं मि सकतती। और ऐसा भी न होना 
चाहिए कि सब लोग महासभाका ही मुंह देखते रहें। स्वराज्यमें यह भी तो होना 
चाहिए कि हम सब स्वावरूम्बी बने। इसीका नाम आत्मविश्वास है। भकतवत्सल 
गोपालने अपनी गीता मं प्रत्येक मनृष्यके लिए आजीविकाकी एक शर्तें रखी है। जो 
भूख मिटाना चाहता है उसे यही करना चाहिए। यज्ञके कई अर्थ है। एक आवश्यक 
अर्थ मजदूरी है। जो भनृष्य मजदूरी नहीं करता और खाता है उसको भगवानने चोर 
कहा है। 
हिन्दी नवजीवन, ४-५-१९२४ 


३९३. पत्र : वसुमती पण्डितको 


रविवारकी रात 
वैशाख सुदी १ [४ मई, १९२४ 


चि० वसुमती, - 

मुझे पत्र लिखना बन्द करनेकी जरूरत तही है। जब तुम्हारा' पत्र नहीं मिलता 
तब में उलठा विचारमें पड़ जाता हँ। इतना ही काफी है कि मुझे अपनी फुरसतसे 
उत्तर देनेकी छूट मिल जाये। मेरा स्वास्थ्य सुधरता जा रहा है। 


बापुके आशीर्वाद 


मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ह्यू० ६१४) से । 
सौजन्य : वसुमती पण्डित 


१. स्वास्थ्यके उल्ेखसे ऐसा लगता है कि यह पत्र १९२४ में छिखा गया होगा। श्सके भत्तिरिक्‍्त 
वेशाख सुदी १ रविवार ४ मई, १९२४ को पढ़ी थी। 


३९४, पतन्न : जमनाहलाल बजाजको 


पाम वन, जुहु 
पो० अच्धेरी 
रविवार [४ मई, १९२४ या उसके पश्चात्‌ | 

चि० जमनालाल, 


तुमको दु'ख हुआ उससे मुझे भी हुआ। मैने उस खतमे' 'चिरजीव ' विशेषणका 
प्रयोग नहीं किया क्‍योंकि वह मैने खुछा भेजा था। उसमें 'चि०” विशेषण सब 
छोग पढें, यह उचित होगा या नहीं इसका निर्णय उस समय में नहीं कर सका। 
इससे मैने भाई” शब्दका प्रयोग किया। तुम चि[रजीव ] होनेके योग्य हो था नहीं, 
अथवा मै पिताका स्थान लेने लायक हूँ या नही, इसका निर्णय कैसे हो? तुम्हे 
जैसे अपने बारेमें शंका है, वैसे ही मुझे अपने बारेमें है। यदि तुम अपूर्ण हो तो 
में भी अपूर्ण हँ। पिता बननेसे पहले मुझे अपने बारेमें ज्यादा विचार करना था। 
तुम्हारे प्रेमके वश होकर मै पिता बना हूँ। ईदवर मुझे इसके योग्य बनाये। यदि 
तुममे कम्ती रहेगी तो वह मेरे स्पर्शकी कमी होगी। इसका मुझे विश्वास है कि हम 
दोनो प्रयत्न करते हुए अवश्य सफल होंगे। इतनेपर भी यदि निष्फलता हुई तो वह 
भगवान्‌, जो कि भावनाका भूखा है और हमारे अन्त करणको देख सकता है, हमारी 
योग्यताके अनुसार हमारा फैसला करेगा। इसलिए जबतक मैं ज्ञानपूर्वक अपने अन्दर 
मलिनताको स्थान नहीं देता तबतक तुमको चिरंजीव ही मानता रहूँगा। 

आज' एक बजेतक मौत है। प० सुन्दरलछालको छ. बजे आनेको कहा है। उनसे 
मिलनेके बाद यदि तुम्हे बुलानेकी जरूरत मालूम हुई तो तार करूँगा। 

आशा है तुम्हें वबहाँकी जलवायु माफिक आ रही होगी। मणिबहन हजीरा गई है। 
राधा पहलेसे' काफी अच्छी है, ऐसा कहा जा सकता है। कीकीबहन भी अच्छी है। 


बापूके आशीर्वाद 


मूल गृजराती पत्र (जी० एन० २८४७) की फोटो-तकलसे। 


१, यद जिप्त पत्रका उत्तर है वह ३ महंका था; उसके बादका रविवार ४ भहईंको था। 
२, देखिए “ पत्र; जमनाछाल बजाजकों”, २-५-१९२४ था उसके पश्चात्‌ । 


३९५. पत्र : सणिबहन पठेलकों 


रविवार [४ मई, १९२४ के परचात्‌]' 

चि० मणि, 

तुम्हारा पत्र मिक्ा। यह मेरा' चौथा पत्र है। में एक पत्र और दो कार्ड लिख 
चुका हूँ। तुमने एक ही कार्डकी पहुंच दी है। 

आत्म-विश्वास' सच्चा तब कहा जायेगा जब वह निराशाके समय भी अचल 
रहे। सत्य और अहिसामें मेरा विश्वास हो तो में नाजुक समयमे भी उनका पालन 
करूँगा। भक्ते ही बुखार आये तो भी आशा हरगिज न छोडी जाये। हम गाफिल 
न रहें, परन्तु चिन्ता न करें। त्यागकी मूर्तिके' बारेमे तुम्हारी आलोचना देखनेको 
में आतुर हो रहा हूँ। मुझे पत्र लिखना हरगिज न भूलना। 

तुम्हारे वहाँ और कोई आकर रह सके ऐसी गूंजाइश है क्‍या? वहाँ वसु- 
मती बहनको भेजनेका जी होता है। 


बापूके आशीर्वाद 
[ गजरातीसे | 
बापुना पत्रों: मणिबरहेन पटेलने 


३९६. पत्र: समणिबहन पठेलकों 
सोमवार, ५ मई, १९२४ 


चि० मणि, 

कल तुम्हारे पत्रकी बाट उसी तरह देखी, जेसे पपीहा बरसातकी देखता है। 
आज सुबह प्रार्थनाके बाद तुम्हारा पहला पत्र देखा। देवदासने कहा कि कक झामकों 
मणिबहनका पत्र मिल्ा। 

भाई . . . लिखते है कि थकावट रहनेपर भी वहाँ तबीयत यहाँसे अधिक अच्छी 
है। इसी तरह चलता' रहे तो हम सब वहाँ आ' जायेंगे। दुर्गाबहनकी तबीयत भी वहाँ 
ठिकाने आ जाये तो कितना अच्छा हो। उससे कहना कि मुझे पत्र लिखे। महादेवभाईको 
मद्रास नहीं भेजा। वे वापस साबरमती पहुँच गये हें। 

यहाँसे जो-कुछ चाहिए वह मँगवा लेना। माँगे बिना तो माँ भी नहीं परोसती। 
सच तो यह है कि माँ हीं नही परोसती, दूसरोंको शिष्टता दिखानी पड़ती है। माँको 


१, इस पत्रमें उल्लखित “त्यागकी मूर्ति” शीषक गुजराती छेख, ४ मई, १९२४ के नवजीवनमें 


प्रकाडालत डओआ था । 


५७४ सम्पूर्ण गाधी' वाहुमय 


शिष्टता दिखानेकी' फुर्सत ही नही होती। माँ विवेककी मूर्ति है। तुम्हें मालूम है कि मे 
ऐसी “माँ ' बननेकी शक्ति-भर कोशिश कर रहा हूँ। 

राधा और कीकीबहन ठीक है, ऐसा' कहा जा सकता है। दोनोंका तापमान ९९" 
से अधिक नही बढ़ता। 

शौकत अली दो दिन रहकर गये। 


बापूके आशोर्वाद 


मणिबहन वल्लभभाई पटेल 
खीमजी आसर बीरजी सेतेटोरियम' 
हजीरा, सूरत होकर 


| गुजरातीसे | 
बापुना पत्रों: समणिबहेन पटेलने 


३९७. पत्र: मणिबहन पटेलको 


[५ मई, १९२४ के पश्चात्‌ | 
चि० मणि, 
तुम्हारी डाक नियमपूर्वक आने छगी है। इससे मुझे शान्ति रहती है। धीरज 
और आत्म-विश्वास रखना, दवासे भी विश्वास ज्यादा फायदा करेगा। प्रभुदासका 
पंचगनी जाना स्थगित कर दिया है। चि० राधा ठीक है। प्रार्थनामें शामको आती 
है। कीकीबहन जैसी थी वैसी हीं है। चि० गिरधारी' कल अहमदाबाद गया। 


बापूके आशीर्वाद 
चि० मणिबहन वल्लभभाई पटेल 
हजीरा, सूरत होकर 


[ गृजरातीसे | 
बापुना पत्रो॥ मणिवहेन पटेलने 


१. पत्रमें राधाकी तबीयतका उल्छेख है जिससे मालूम होता है कि पद सणिबद्दनके नाम लिखित 
७५ मईके पत्रके बाद लिखा गया द्ोगा। देखिए पिछला शीषेक। 
२. आचाय॑ कृपलानीका भतीजा। 


३९८. पत्र; मु० रा० जयकरकों 


अन्धेरी 
मंगलवार, ६ मई, १९२४ 


प्रिय श्री जयकर, 


दलित वर्ग मिशनवाले श्री भोंसलेने मुझे लिखा है कि वें छोग जो मन्दिर और 
छात्रावास बनवाने जा रहे है उसके सम्बन्धमे सारी जानकारी मुझे आप देगे। अगर 
आपको इस बातमें दिरूचस्पी हो तो आपका मार्गदर्शन पाकर में अनुगृहीत होऊँगा। 
वे चाहते है कि में इस योजनाके लिए अशत. अथवा पूर्णत. धनकी व्यवस्था करूँ। 
में समझ नही पा रहा हूँ कि क्‍या करूँ। आशा है, श्रीमती जयकरका स्वास्थ्य 
सुधर रहा होगा। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे | 
द स्टोरी ऑफ भाई लाइफ 
३९९. पन्न: कमर अहमदको 
पोस्ट अन्धेरी 
६ मई, १९२४ 


प्रिय भाई, 

आपका पत्र देखा। उसपर कोई तारीख नहीं है। लेकिन में जानता हूँ, यह 
कुछ समय पहले ही यहाँ आ गया था। खेद है कि अबतक में इसे पढ नही 
सका था। 

वकीलों और स्कूलोके शिक्षकोकी ओरसे मै उदासीन नही हूँ। उनके साथ मेरी 
पूरी सहानुभूति है और यही कारण है कि मे अपने-आपको उन्हे कोई सलाह देनेकी 
स्थितिमें नही पाता । अगर कोई व्यक्ति किसी बातकी पूरी प्रतीति करके उसके सम्बन्धमे 
अपना दृष्टिकोण बदल दे तो उसके लिए इसमें लज्जाकी बात नहीं मानी जा सकती। 
जिस वकील या शिक्षकने अपना पेशा मेरे कहनेसे छोडा हो, और बादमें यह देखकर कि 
में भरोसे लायक नहीं रह गया हूँ यदि फिर अपने पेशेकों अपना लेता है तो वह और 
भी कम दोषी ठहरेगा। अलबत्ता, मुझे यह जानकर बहुत दु'ख होगा, फिर भी वकौलो 


५७६ सम्पूर्ण गांधी वाहुःमय 


और शिक्षकोंने खुद तो कुछ सोचा-समझा नहीं और मेरे कहने-भरसे ही वे इस 
आन्दोलनमे कूद पडे। यद्यपि मैने बहुत जोर देकर यह कहा था कि कोई भी जबतक 
असहयोग करना आवश्यक और उचित न समझे तबतक वैसा न करे। जिस व्यक्तिकी 
अन्तरात्मा स्वीकार करती है कि ब्रिटिश न्‍्यायालूयोंमें वकारूत करना या किसी ब्रिटिश 
स्कूलमे शिक्षण कार्य करना गलत है उसे में फिरसे अपने पेशेको अपनानेके लिए कैसे कह 
सकता हूँ ? और जिनकी अन्‍्तरात्मा उन्हे ऐसा करनेसे' रोकती नही है उन्हें में अपने 
पेशेको फिरसे अपनानेसे कैसे और क्‍यों रोक ? मै अच्छी तरह जानता हूँ कि वकालरूत 
करते हुए भी बहुतसे' बकीछ काफी उपयोगी सार्वजनिक कार्य कर रहे थे। जो काम 
हमें अब करनेकी जरूरत है, वह मेरे विचारसे, अबतक हम जो-कुछ कर रहे है 
उससे बहुत ऊंचा हैं और उसके लिए अधिक त्यागकी आवश्यकता है। किसी 
छोटे स्थावका कोई वकील, जो वकालरूत करके भी सिर्फ अपने जीवन-यापन-भरको ही 
कमा रहा हो, अगर अच्छा बुनकर बन जाये तो अब भी वह उतना कमा सकता है 
और साथ ही सावंजनिक कार्य भी कर सकता है। में जो-कुछ कहना चाहता हें, 
पता नहीं, वह अब भी आपके सामने साफ हुआ या चही। 


हृदयसे' आपका, 
भो० क० गांधी 
श्रीमानू कमर अहमद 
दैनिक 'खिलाफत 
जैकब स्किल 
बम्बई, पोस्ट नं० ११ 


अंग्रेजी पत्र (एस० एन० ८७८६) की फोठो-नकलू तथा जी० एन० ५११० से । 


४००. पतन्न : के० माधवन नायरकों 


पोस्ट अन्धेरी 
६ मई, १९२४ 
प्रिय माधवन्‌ नायर, 


आपका पत्र मिला; साथमे वह कागज भी जिसमे आपने वाइकोम सपघर्षके बारेमे 
अपने विचार दिये है। किसी भी ईमानदाराना मतभेदपर नाराज होनेका सवाल ही 
नही उठता। एक ऐसी स्थितिमे जब कि सब ओरसे लोग आँख मूँदकर सहमति व्यक्त 
कर रहे है, आपका यह मतभेद मुझे सूर्यकी किरण-जैसा लगा। इसके लिए आपको 
बधाई देता हूँ और में आपसे कहेगा कि जबतक आपको दूसरे पक्षकी बात सचमुच 
ठीक न लगे तबतक आप अपने इसी विचारपर दुढ़ रहे। 

अब आपके उक्त लेखके बारेमे । आपको यह जानकर आइचयें होगा कि आपने 
' सोशल रिफॉर्मर ' के जिस अककी चर्चा की है, उसे मैने अबतक पढा नहीं है। श्री 
नटराजन्‌की चीजे पढनेमे मुझे बराबर आनन्द आता है। मैने अपनी फाइलमें वह 
अंक रख भी छोडा है लेकिन अभीतक पढ़ नहीं पाया हूँ। मेरा दुर्भाग्य है कि में 
जब सबसे अधिक सम्पादन-कार्य कर रहा होता हूँ तब अखबार कमसे-कम पढता हूँ। 
अब इसके गुण-दोषपर विचार करें। कया आपको मालल्‍रूम है कि जब केशव मेननने 
यह आन्दोलन शुरू किया तब उन्होने मुझे बताया था कि सामान्य हिन्दू जनता 
इसके साथ है?” बादमे मुझ अन्य कार्यकर्त्ताओके जो पत्र मिले उनसे भी मेरे मनपर 
यही छाप पडी। सत्याग्रह वह करता है जिसको लरूगता है कि सत्यको पैरो तले रौदा 
जा रहा है। गलत चीजके खिलाफ अपनी लड़ाई वह सिर्फ ईदवरके भरोसे छेड़ता 
है। वह किसी भी दूसरी सहायताका मुँह नहीं जोहता। उचित समय आनेपर सहायता 
अपने-आप मिल जाती है और अगर उचित होती है तो सत्याग्रही उसे स्वीकार कर 
लेता है। सत्याग्रही भूखा रहकर और इससे बुरी स्थिति झेलकर भी अकेले लड़नेंके 
लिए वचनबद्ध होता है। मेरा लेख क्रपया फिर पढें, तब शायद आप मेरा आशय 
जितना अब समझ पाये हैँ, उससे कही अधिक समझ जायेंगे। सत्याग्रहमें 'जो हो 
गया, सो हो गया” जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर आपको छगे कि किसी 


१, १ मई, १९२४ के यंग इंडियामें वाइकोम सत्याग्रदके सम्बन्धमें गांधीजीका एक छेख प्रकाशित 
हुआ था, जिसपर अपने विचार व्यक्त करते हुए माधवन्‌ नाथरने उन्हें २ मईको एक छम्बी टिप्पणी भेजी थी । 
इस टिप्पणीके साथ भेजे गये पत्रमें उन्होंने लिखा था: “भाशा है आप अपनी सहज उदारतावश श्स 
मतभेदके लिए क्षमा करेंगे। मेरा द्वादिक निवेदन है कि आप वाइकोम सत्याग्रहपर अधिक ध्यान दें और 
हमें सलाह दें कि यह सघपे किस ढंगले चलाया जाये।” श्री नायरने अपनी टिप्पणीकी प्रतियाँ मद्राससे 
प्रकाशित हिन्दू' और स्वराज्यको भी भेजी थीं। 

२. देखिए “ वाश्कोम सत्याग्रह *, पृष्ठ ५४४७-५२ । 


२३-३७ 


५७८ सम्पूर्ण गाधी वाहुमय 


अवस्थामें आपने भूलछ की है तो आप कभी भी अपना पैर पीछे हटा सकते है। अगर 
त्रावणकोरमे जनमत अनुकूल नहीं है तो आपको बाहरी प्रदर्शनो हारा जनताकों 
भयभीत करनेकी कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपको धीरजके साथ प्रतीक्षा करनी 
चाहिए और कष्ट सहन करने चाहिए। आप' स्वयं अपनी अवस्था दलित वर्गके 
लोगों-जैसी बना के। उनके साथ रहें और उन्हें जो जलालत झेलनी पडती है उसे 
आप भी झेले। आप पहले व्यक्ति है, जिसने मुझे बताया है कि त्रावणकोरमें जनमत 
आप छोगोंके साथ नहीं है। 

अगर आप एक प्रबुद्ध और जागरूक हिल्दूकी तरह धर्मान्ध हिन्दुओंके खिलाफ 
लड़ रहे हैं तो आपका यह परम कत्तंव्य है कि आप गर-हिन्दुओसे सहायता न माँगे, 
इतना ही नहीं बल्कि अगर सहायता मिले भी तो उसे अस्वीकार कर दे। इस सीधी- 
सादी' बातकी सचाई सिद्ध करनेकी भी में कोई जरूरत नहीं समझता। मेरा खयाल 
है, आपके लेखमें उठाई गई सारी शंकाओंका अब मैने उत्तर दे दिया है। मैने अत्यन्त' 
विनम्र भावसे, सत्याग्रहको में जिस रूपमे जानता हूँ उसके अनुसार, इस सवालूपर 
अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत कर दिये हैं। और चूंकि इस सत्याग्रह शब्दका 
रचयिता मै ही हैँ, इसलिए इसका अर्थ बतानेका अधिकार भी आप मुझे देंगे ही। 
अगर आप इस अर्थसें सहमत न हो तो उचित यही होगा कि आप कोई दूसरा 
दब्द ढूँढः निकालें, जो आपका आशय प्रकट कर दे। लेकिन बेशक यह प्रश्त तो 
परिभाषाका है। किसी शब्दको गढनेवारा व्यक्ति भी यह दावा नहीं कर सकता 
कि उसका जो अर्थ वह लगाता है, वही सही है; उसपर उसका कोई एकाधिकार 
तो नही होता | एक बार मुँह या कलमसे निकल जातेके बाद शब्द अपने रचयिताकी 
सम्पत्ति नहीं रह जाते। 

इस पत्रको छेकर आपके मनमें जो भी शंका उठे, मुझे लिख भेजें। सड़कोपर 
जगह-जगह रुकावटे [बैरिकेड | खडी कर दी गई है और फिर भौ सरकार लोगोंको 
गिरफ्तार करनेके लिए तैयार नहीं है। इन तथ्योको ध्यानमें रखते हुए आगे क्‍या 
कार्यक्रम हो, इस विषयपर मेने जान-बुझकर कुछ नहीं कहा है। प्रारम्भिक बात तो 
अभी यह है कि सत्याग्रह और उसके फलितार्थोकों समझा जाये। यह हो जानेपर 
ही, उसकी स्वीकृत व्याख्याके अनुसार भावी कार्यक्रम तय करनेमें आसानी होगी, 
लेकिन तभी; उससे पहले नही । 

हृदयसे आपका, 


श्रीयुत के० माधवन्‌ नायर 
वकील 
कालीकट 
अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १०२०४) की फोटो-तकलरू तथा (जीं० एन० 
५६७४ ) से । 


४०१. पत्र: वालजी गोविन्दजी देसाईको 


अन्धेरी 
मंगलवार [६ मई, १९२४ [ 
भाईश्री वालजी, 
तुम्हारा पत्र मिला । में उनको लिख रहा हूँ कि वे प्रूफ तुम्हे भेजे।' में उन्हे 
यह भी लिख रहा हूँ कि हिज्जे जैसे है वैसे ही रखे। मेरे पास नीली पेसिल नही 
रहती। यदि प्रत्मेक विद्वान अपने ही हिज्जोका आग्रह करे तो गाँवोके लोग क्‍या 
करेगे ? तुम्हारे किये हुए हिज्जे ही ठीक है, इसका कारण लिखो। 
अपने भाईका नाम और पता भेजो। में उनसे पत्र-व्यवहार करना चाहता हूँ । 
यदि तुम्हारे पास कपड़ा काफी ने हो तो तया कपड़ा न खरीदनेकी प्रतिज्ञा 
तुमने नहीं की है। मैने ऐसे लोग देखे है जो पास पेड़की छाया होनेपर भी धूपमे 
तपते रहते है। क्या तुम भी ऐसे ही छोगोमें से हो ? 


भोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


[पुनरच | 

तुम अपनी शक्तिसे अधिक एक भी काम हाथमें छो, में यह भी नहीं चाहता। 
मुझ$से जब कोई पूछता है तो मै उसे योग्य भ्यक्तियोके नाम बता देता हूँ। बस मेरा 
उत्तरदायित्व इतना ही है। 


गाधीजीके स्वाक्षरोंमे मुल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ६००१) से। 
सौजन्य * वारूजी गोविन्दजी देसाई 


४०२. पतन्न : स्वामी आनन्दानन्दको 


मंगलवार [६ मई, १९२४ 

भाईश्री' आनन्दानन्द, 
यह है वालूजीकां मगलाचरण। वे प्रूफ देखना चाहते है। वे अपने ही हिज्जे 
भी कायम रखना चाहते है। 'दुधारू गायकी ” छात भी प्यारी होती है, इस उक्तिके 
अनुसार हमें उनकी सब शर्तें माननीं है। उनकी पत्रिका तो अगले सप्ताह ही 


१, इसपर डाककी जो मुददर छगी है वह ७ मई, १९२४ को है। 
२, नवजीवन भ्रेसकों भेजे गये पत्रके लिए देखिए अगला शीषेक। 
३. यदद पत्र स्पष्टतटः उसी दिन लिखा गया था जिस दिन इससे पहला शोषक । 


५८० सम्पूर्ण गांधी वाइ/मर्य 


प्रकाशित की जा सकेगी। जैसी आयी थी वैसी ही तुरन्त भेज रहा हूँ जिससे उनको 
प्रफ भेजा जा सके। 
वालजीके भाईका नाम और पता क्‍या है! 


बापूके आशीर्वाद 


गाधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती पत्र (जी० एन० ७७५४) से। 


४०३. पत्र ; वा० गो० देसाईको 


मगलवार [६ मई, १९२४ के परचात्‌ | 
भाईश्री वालजी, 


तुम्हारा पत्र मिल गया था। तुमने देखा होगा कि उसके अर्द्धाशका जवाब तो 
“नवजीवन ' में आ गया है। तुम्हारा यह सुझाव कि “ नवजीवन ' का एक पूरा स्तम्भ 
इसके लिए रखा जाये, कुछ ज्यादा मालूम होता है। हाँ, इस बार तुम उतना स्थान 
ले लो। इससे तुम्हे 'त्वजीवन ' के सारे अंक पढ़नेका अवसर मिल जायेगा। 

अपने भाईकी योग्यताका ब्योरा लिख भेजो और यह भी कि वे कितना 
वेतन चाहते है। 

साथमे तुम्हारे लेखकी टाइप की हुई नकल भेज रहा हैँ। सशोधन और परि- 
वर्धनके लिए उसमे काफी जगह छोड़ दी गई है ताकि तुम्हें प्रूफ मँगवानेकी 
जरूरत न रहे। उसे पढ़कर तत्काल भेज दो ताकि उसे अगले अकमें लिया जा 
सके । 

तुम्हारा स्वास्थ्य वहाँ जरूर सुधरेगा। 

में मईके अन्ततक आश्रम पहुँचनेकी उम्मीद करता हूँ।' 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


गांधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ६२०३ ) की फोटो-नकलसे । 
सौजन्य : वा० ग़ो० देसाई 


१. गांधोजीने वा० गो० देसाईके नाम अपने ६-५-१९२४ के पत्रमें उनसे उनके भाईका नाम भौर 
पता पूछा था। 


२. गांधीजी २६ मई, १९२४ को भाश्रम पहुँचे थे। 


४०४. पत्र: गंगाबहन मेघजीको 


अन्घेरी 

ह ब॒धवार [७ मई, १९२४ | 
पूृ० गंगाबहन, 

आपका पत्र मिला। आप कुछ ही दिनमें आश्रम पहुँच जायेगी, यह पढकर 
मुझे प्रसन्नता हुई है। 

काका दूसरी बार जब बम्बईकी ओर जायें तब आपके यहाँ अवश्य जायें । 
आश्रममें जायें तब यह बात उनसे कह दें। 

मुझे आशा है आपने दवाओकी झझट अब कम कर दी होगी। 

आपका आश्रममें आनेका विचार है यह बात मै बाकों लिख रहा हूँ। में भी 
इस महीनेके अन्तमें आश्रम पहुँच जाऊंगा। 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 
पूज्य गंगास्वरूप गगाबेन 
बोरीवली 
बापुना पत्रों: गंगास्वरूप गंगाबहेनने 


४०५७. पत्र; सणिबहन पदेलको 


बुधवार [७ मई, १९२४] 
चि० मणि, 
कल तुम्हारे दो पत्र साथ मिले। पता नही चलता कि मेरे पत्र तुम्हें मिलते 
है या नहीं। सप्ताहमे एक पत्र लिखनेके बजाय मैने लगभग हर तीसरे दिन पत्र 
लिखा है। बृखार जहूर जायेगा। खाया जाता है और दस्त ठीक आता है, इसलिए 
मैं मानता हैँ कि ने जातेका सवाल ही नहीं रहता। बीमारी पुराती है इसलिए देर 
हो रही है। 


“४ त्यागकी मूर्ति ” के बारेमें आलोचना लिखना। 


बापूके आशीर्वाद 


बापुना पत्रों: सणिबहेन पदेलने 


१, डाककी मुदरसे। 
२, पत्रमें “ त्यागकी मूर्ति ” शीषेक छेखका उल्झेख जिस तरह किया गया है उसते प्रकट दोता दै 
कि यह मणिगदन पदेल्के नाम ४ मई, १९२४ को लिखे गये पत्रके वाद लिखा गया था। 


परिशिष्द 


परिद्िष्ट १ 


हकीम अजमलखाँका पत्र 


अहमदाबाद 
१७ मार्च, १९२२ 
प्यारे महात्माजीं, 
आपका साबरमती जेलसे लिखा खत मुझे मिल' गया है। उसमें आपने मेरी 
बहुत तारीफ की है। आपकी इस मेहरबानीके लिए में सच्चे दिलसे आपका अहसान 
मानता हूँ। में सचमृच उसके लायक हूँ या नही, यह दूसरी बात है, जिसकी चर्चामें 
में पड़ना नहीं चाहता। 
श्री शकरलाल बैकर जेंलमें आपके साथ है, यह जानकर मुझे खुशी हुईं। उन्हें 
आपसे बहुत मुहब्बत है और उनमे ऐसी खूबियाँ हैं जिनके कारण वें आपके अजीज 
बन गये है। मुझे भरोसा है कि जेलमे उनके साथ रहतेसे आपको और भी खुशी 
और तसलल्‍ली' होगी । 
लेकिन मैं तो आपकी गिरफ्तारीपर तभी खुश हो सकता हूँ जब मैं देखाँ कि 
देशकी जनता, आपके प्रति अपनी गहरी इज्जत जतानेके लिए, राष्ट्रीय आन्दोलनमें जितनी 
दिलचस्पी आपके जेलसे बाहर रहनेपर लेती थीं, उससे ज्यादा दिलचस्पी अब लेती 
है। मगर मुझे यह देखकर बेहद खुशी' होती है कि आपकी गिरफ्तारीपर देशने पूरा 
अमन बनाये रखा। इससे साफ जाहिर होता है कि देशमें अहिसाकी वह भावना खूब 
फैल गई है, जो हमारी कामयाबीके लिए उतनी ही जरूरी है जितनी जिन्दंगीके लिए 
साफ हवा । 
मुझे इस बातमें जरा भी शक नहीं कि भारतकी तरक्कीका राज हिन्दुओं, मुसलल- 
मानों और दूसरी जातियोकी एकतामें छिपा हुआ है। ऐसी एकता नीतिपर मुनहसिर 
नहीं होती चाहिए, क्योंकि मेरी रायमें वह तो सिर्फे लड़ाईको कुछ वक्‍तके लिए बन्द 
करते-जैसी होगी और वह शायद मुश्किल्से' ही हमारी मौजूदा जरूरतोंके लिए काफी 
हो। लेकिन में साफ देख रहा हूँ कि दोनों बड़ी जातियाँ रोज-ब-रोज एक-दूसरेके नजदीक 
आ रही है और दोनो जातियोंमे मजहबी तअस्सुबसे बिकूकुल ऊपर उठे हुए लोगोंकी 
तादाद चाहे बहुत न हो, फिर भी' मुझे यकीन है कि देशने सच्ची एकताका रास्ता 
पा लिया है और वह खूब जमे हुए कदमोसे' उसपर चलकर अपनी मंजिलकी ओर 
आगे बढेगा। में अपने देशमें रहनेवाली जातियोकी एकताको इतना कीमती मानता 
हैँ कि यदि देश दूसरे सभी कामोंको छोड़कर सि्फे उस एकताकों हीं हासिक कर छे, 


परिशिष्ट ५८३ 


तो में प्मझता हूँ कि खिलाफत और स्वराज्यके सवाल अपने-आप तसल्लीबरू्श तरीकेसे 
हल हो जायेगे, क्योकि हमारे मकसदोके पूरा होनेका इस एकतासे इतना गहरा सरोकार 
है कि मुझे दोनों चीजे बिछकुछ एक ही दिखाई देती है। 

अब सवाल यह पेदा होता है कि हम इस असली और टिकाऊ एकताको कैसे 
हासिल करे? में इसका सिर्फ एक जवाब खोज पाता हूँ। हम इसे अपने दिलोंकी 
सचाई और सफाईसे ही हासिल कर सकते है। जबतक हममें से हरएक शख्स अपने 
दिलसे खुदगर्जीकों निकाल नही देता, तबतक देश अपने मकसदको पूरा करनेमे काम- 
याब नहीं होगा। में जानता हूँ कि इस हुकूमतके कारण पिछले सौ सालमें जो 
तफरकात पैदा हो गये है, वे बहुत जल्दी दूर नहीं किये जा सकते और इसी कारण 
हम अपनी कोशिशोंके तुरन्त कामयाब होनेकी उम्मीद नहीं कर सकते। छेकिन इसमे 
कोई शक नहीं हो सकता कि हमने पीढियोका काम महीनोमें कर लिया है और 
हमारे बीच कुछ नाउम्मीद छोग जिस कामको नामुमकिन मानते थे, हम सचम्‌च 
उसे पूरा करनेमे कामयाब हो गये है। 

में खिलाफतके सवालकों या दूसरे छफ्जोमे इस्छामी नीतिके विकासके सवालको 
कोई आज या कल्‍रूकी चींज नहीं मानता। जिस तरह पिछले सैकड़ो सालसे वह एक-त- 
एक हाक्लमें सामने आता रहा है उसी तरह अगले सैंकड़ो सालमें भी वह हमारे 
सामने आता रहेगा। खुदा ही जानता होगा कि वह आखिरी तौरपर कैसे और कब 
हल होगा। इसलिए जो लोग प्रही मातीमें हिन्दू-मुस्लिम एकतामे यकीन नहीं रखते, 
उन्हे भी यह तो समझ ही लेना चाहिए कि व्यवहार-नीतिके तौरपर भी इसे सैकड़ों 
साल चलानेकी जरूरत है। यह एक माती हुईं बात है कि भारतकी मौजूदा हालतकों 
देखते हुए हिन्दू-मुस्लिम एकताके बाद दूसरा अहम सवाल अहिसाका ही है। उस 
ओर हमारी या ज्यादा ठीक कहूँ तो आपकी, कोशिशें कहाँतक कामयाब हुई हैं 
यह तो घठनाक्रमससे ही साफ हो जाता है। लेकिन इस ओर हमारी कामयाबीका 
सबसे शानदार सबूत उत्तरी-पश्चिमी सीमान्त प्रदेशने पेश किया है, जहाँ अहिसाकी 
कामयाबीकी उम्मीद सबसे कम थी। जब भारतके उस कोनेमे हम अपने भाइयोकों 
आम तौरपर अहिसाकी ढालसे अपने मुखालिफोके हिसात्मक हमलोंका सामता करते 
पाते है तब हमे यकीन हो जाता है कि देशमें अहिसाकी भावना तसल्लीबरूश परमाने- 
पर फंल चुकी है और फील रही है। 

इस मामलेमें संयुक्त प्रान्तके बारेमें कुछ शक किया जाता है, लेकिन मेरी अपनी 
राय है कि राष्ट्रीय कार्यकर्ताओंकी कमीके कारण लोगोको काग्रेसका तरींका और 
उसूल अच्छी तरह समझाया नही गया है। फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि संयुक्त 
प्रान्‍्त भी बहुत जल्दी दूसरे प्रान्तोंके दर्जेमें आ जायेगा । 

यदि देशके कुछ हिस्सोमें किन्‍्ही खास या आम वजहोसे कभी-कभी हिंसा हो गई 
है तो उससे नाउम्मीद होनेका कारण नहीं होना चाहिए। यह जानते हुए कि हमने ३३ 
करोड़की आबादीके बीच थोडे-से कार्यकर्त्ताओोंकी लेकर केवल १८ महीने ही काम किया 
है, हमें ऐसी इक्की-दुक्की घटनाओसे चौकना न चाहिए; किन्तु साथ हीं ऐसी घटनाओ- 
की अहमियतकों भी हमें कम करके नहीं ऑकना चाहिए और, दुबारा ऐसी वारदात 


५८४ सम्पूर्ण गाधी वाइःमय' 


न होते देनेकी पूरी कोशिश करनी चाहिए। भारतमें रहनेवाली जातियोंकी एकता और 
अहिपा दोनो मौजूदा तहरीककी कामयाबीकी जरूरी शर्ते है । 

बेशक हमे अपने मकसदोंकों पुरा करते में खहरसे भी बेशकीमती मदद मिलछेगी। 
उससे हमारी एकता जाहिर होगी और हम यह जातेंगे कि हम स्वराज्यकी ओर 
कितना आगे बढे है। मेरा खयाल है कि खह्रकों लोकप्रिय बतानेके लिए धरना देना 
उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी उसे देश मानता है। देश उसे जल्दीका रास्ता 
समझता है और अपने थोडे-से समयको उसमें खर्च कर देता है। हालाँकि जैसा 
आपने भो कहा है, असली काम तो लोगोंके मनमें देशकी बती चीजोके लिए प्रेम पैदा 
करना है। छेकित जहातक मेरा खबारू है, हमारी काम्रेस कमेटियोंने इस काममें 
काफी वक्‍त नहीं छूगाया है। इसी वजहसे वे अपनी लापरवाहीसे हुए नुकसानको, 
घरनेका ओक्षाकृत आसान तरीका अपताकर, पूरा करना चाहती है। किन्तु में 
उम्मीद करता हूँ कि आगेसे विभिन्न कांग्रेस कमेटियाँ जनताकों दाथ-कते सूतकी हाथ- 
बुनी खादीके इस्तेमालके लिए राजी करनेके कामको आदर्श मानकर अपने हाथमे लेगी 
और उसे धरनेकी बनिस्वत ज्यादा पसन्द करेंगी। 

आपने अपने खतमें अछुतोके सवालूपर भी कुछ लिखा है। ऊपरसे देखनेपर 
दायद यह सवाल एक खास कौमका सवाल मालूम दे । लेकिन' दरअसल यह एक 
राष्ट्रीय सवाल है, क्योकि जिन अलग-अलग हिस्सोंसे यह राष्ट्र बना हुआ है, वे 
सभी हिस्से जबतक तरक्की नही करते तबतक पूरा राष्ट्र तरक्की नहीं कर सकता। 
जिनके मनमें मूल्कके फायदेका खयार हो, ऐसे हरएक आदमीका फर्ज है कि वह 
ऐसे सभी सवालोंमें दिलचस्पी ले जिनका असर, राष्ट्रकों तरक्कीपर पड़ता है। इस- 
लिए हमें राष्ट्रकी दुनियवी या नैतिक तरक्‍्कीके रास्तेमों आनेवाली सभी रुकावटोंकी 
ओर ध्यान देना चाहिए। इसलिए यह सवाल जितनी अहमियत हिन्दुओंके लिए 
रखता है, उतती ही मुसलमानोके लिए भी रखता है। इसी तरह अगर मुसलमान 
तालीममे पिछडे हुए है, तो हरएक अच्छे हिन्दूको तालीमके लिहाजसे उनकी तरवक्‍की- 
का खयारू करता चाहिए, क्योकि उसके लिए की गई हर कोशिश तालीमके लिहाज- 
से समूचे राष्ट्रकी तरककीके लिए उठाया गया कदम होगी, चाहे वह ऊपरसे देखनेमें 
एक ही जातिके लिए फायदेमन्द क्‍यों न दिखाई वे। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि 
मुल्क अछ्तोके सवाकूपर जितना ध्यान देता चाहिए उतना ध्यान जरूर देगा। 

बारडोली और दिल्‍लीकी तजवीजो में मुल्कके छोगोंसे आपके पेश किये हुए रचना- 
त्मक कार्यक्रमपर अमल करनेके छिए जमकर कोशिश करनेको कहा गया है'। इस बारेमें 
मेरा खयाल है कि अगर हम सविनय अवज्ञा शुरू करे तो हमें रचनात्मक कार्यक्रमकी 
कामयाबीके लिए जरूरी वातावरण नहीं मिलेगा। कोई बीचका रास्ता ढूँढ़ सकना 
बहुत मुश्किल है। में मानता हूँ कि इस सवालपर कार्य-समिति पूरी तरह गौर करेगी 
और जरूरी और ठीक राष्ता अपनायेगी। 

अब चूंकि हम रचनात्मक कार्य शुरू कर रहे हैं; इसलिए हमें अपनी जरूरतोंके 
मुताबिक कांग्रेस-कार्यालूयका नये सिरेसे गठन करना चाहिए। हमें कामको बाँट देना 


परिशिष्ट ५८५ 


चाहिए और अलग-अरूग कामोके लिए अलग-अलग भमहकमे बनाने चाहिए। हर 
महकमा उस कामके लिए चुनें गये कार्य-समितिके मेम्बरके हाथमें रहना चाहिए। 
में आपकी प्रार्यतामें शरीक हूँ और आपको भरोसा देना चाहता हूँ कि हालाँकि 

अपनी खराब सेहतके कारण मैं देशको बहुत ज्यादा खिदमत नहीं कर सकूँगा, फिर भी 
जबतक श्री चित्तरजन दास दुबारा हमारे बीच नही आ जाते, तबतक मै अपना फर्जे 
निष्ठाके साथ पूरा करनेकी कोशिश कछूगा। मैं खुदासे यही दुआ करता हूँ कि आपने 
और देशते सत्य और न्यायकी खातिर जिस पाक कामको अपने हाथमे लिया है, उसे 
पूरा करनेमे वह हमारी मदद करें। आपका जेल जाता हमारे तीनो मकसदोके पूरा 
होनेमें सहायक हो। 

[ अंग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, २३-३-१९२२ 


परिश्षिष्ठ २ 


च० राजगोपालाचारीसे भेंद' 


श्री देवदास गाधी और में पिछले श॒क्रवारकों महात्माजीसे मिलने पूना गये। 
हमें मालूम हुआ था कि वे यरवदा जेलमे है। भारत सेवक समाजके सदस्य श्री ठकक्‍्करने 
हमें बताया था कि जेल सुपरिन्ट न्डेन्टको तीन महीनेमे केवल एक हीं भेटकी अनुमति 
देतेकी आज्ञा है। महात्माजीके सुपुत्र देवदास श्री ठककर और मुझे साथ लेकर जेल 
गगे और सुपरिस्टेन्डेन्टसे महात्माजीसे भेटकी अनुमति देनेकी प्रार्थना की । हमे बताया 
गया कि देवदासके साथ श्री ठककर या में --केघल एक आदमी जा सकता है। 

इसके बंद वार्डर केदीको सुपरिल्टेत्डेन्टके कमरेमें छाया और हमें अन्दर बुलाया 
गया। सुपरिल्टेन्डेस्ट अपनी कुर्सीपर बैठे थे और महात्माजी उसकी मेजके सामने खड़े 
थे। उन्हे मुछाकातमे पूरे समय खडे ही रहना पडा। 

भोजनके सम्बन्धम प्रश्न किये जानेपर महात्माजीने कहा ' “मुझे रोटी और 
बकरीका दूध दिया जाता है, सारा दूध एक साथ हीं दे दिया जाता है। में अब 
तीन बारकी बजाय दो बार भोजन करता हूँ।” आप फलोके लिए क्या करते है, यह 
पूछतेपर उन्होने कहा ' “मुझे प्रतिदिन दो सन्तरे दिये जाते है। मेने कह दिया था 
कि मेरे सामान्य भोजनमें किशमिश सम्मिलित है, परन्तु अभी मुझे उनकी अनुमति नहीं 
मिली है। किन्तु सुपरिन्टेन्डेन्टने वादा किया कि किशमिशोंकी अनुमति दे दी जायेगी। ” 
महात्माजीके लिए दूध स्टोवपर आँगतमें ग़म किया जाता है, जिसे कुछ अरब कंदीं 
काममें ला रहे हैं। 

श्री शंकरलाल इसी जेलमें है। किन्तु महात्माजीको उनसे या किसी भी अन्य 
व्यक्त अथवा कैदीसे' नहीं मिलने दिया जाता। उन्हें एक ऐसी कोठरीमें रखा गया है, 


१. यह भेंठ शनिवार १ अप्रैल, १९१२ को हुईं थी। 


५८६ सम्पूर्ण गांधी वाडःमय 


जो तनहाईकी सजा देनेके लिए बनाई गई है और जिसमें रातमें ताछा रूगा दिया जाता 
है। कोठरीमें दो रोशनदान है, एक छतके पास और दूसरा जमीनसे' छूगा हुआ। कोठरीके 
साथ एक बरामदा है और उसकी बगलमें आँगन है जिसके कुछ हिस्सेमें वे दिनके 
समय घूम सकते है। रातमें टट्टी और पेशाबका बतंतर भी उसी छोटी कोठरीमें रखा 
जाता है। हमारी भेटके वक्‍त सुपरिस्टेन्डेन्टने वादा किया कि आगेसे उस भद्दे बर्तनकी 
जगह कमोड रखवा दिया जाया करेगा। 

महात्माजीको बाहरसे कोई भी चीज मेँंगवानेकी इजाजत नही हैं। उन्हें अपना 
बिस्तर रखनेकी भी इजाजत नही है। उन्हे भी सबकी तरह जेलके दो कम्बल' दिये गये 
है। मैने जिज्ञासावश पूछा कि क्या आपके पास तकिया है? उन्होने कहा, तकिया 
तही है। जब मैंने इसपर आइचर्य प्रकट किया तो सुपरिल्टेल्डेस्टने बीचमें टोककर कहा 
कि तकिया तो आरामकी चीज है। बतंनोंमें महात्माजीके पास जेकका सामान्य लोठा 
और तदतरी है किन्तु उन्हें बहुत हुज्जत करनेपर अपना चम्मच रखनेकी इजाजत 
दे दी गई है। हमारी भेंटके दौरान सुपरिन्‍्टेस्डेल्टने कहा कि यदि महात्माजी भर्जी देंगे 
तो वे उसे सरकारके पास भेज देंगे। उन्हें अपने लिखनेके कागज और कलमसे वंचित 
नहीं किया गया है। वे! उनका इस्तेमाल' अभी केवल अपने-आप उर्दे सीखनेमें कर 
रहे है। महात्माजी हमेशाकी तरह अपनी लछगोंटी' पहने हुए थे। उनका स्वास्थ्य हमें 
तो अच्छा नही दिखाई दिया, किन्तु जेलरका कहुना था| कि उनका वजन बढ़ गया है। 

जाहिर है कि जितना मेने बताया उसी हृदतक खानेमे फ्तेके अछावा अन्य सभी 
मामलोमे महात्माजीसे बम्बईके जेल-नियमोंके अनुसार एक साधारण कैदीके जैसा बरताव 
किया जाता है और बम्बईके जेल-नियम कई बातोंमें अन्य प्रान्तोंके जेल-नियमोंसे 
बदतर हैं। महात्माजीने मुझप्ते कहा कि वे' नहीं चाहते कि उनके जेल-जीवनके बारेमे 
कोई शिक्रायत की जाये। अहमदाबादके प्रसिद्ध मुकदमेमे न्‍्यायाधीशने जो सुन्दर शब्द 
कहे थे उनसे हम सबको यह आशा बँधी थी कि बम्बई सरकार यदि इन महान्‌ बन्दीके 
साथ उनके सर्वथा योग्य या उनकी इच्छाके अनुरूप बरताव' नहीं करेगी तो कमसे- 
कम वैसा बरताव तो करेगी ही जैसा एक सभ्य सरकार अपेक्षाकृत महत्त्वपूर्ण यूद्ध-बन्दियोके 
साथ करती है; किन्तु हमारी इस भेंठसे भारतमें अंग्रेजोके शासनके वास्तविक 
रूपके सम्बन्धमें हमारी आँखें पूरी तरह खुछ गईं है। 

| अग्नेजीसे ] 
हिन्दू, ३-४-१९२२ 


परिदिष्द ३ 
मगनलाल गांधीसे भेंट' 


इस महीनेकी पहलीं तारीखकों जो मण्डली गांधीजीसे मिलने गई, उसमे मैं 
भी था। 

हमने महात्माजीसे पूछा, आपका दैनिक कार्यक्रम क्या है? उनके उत्तरसे 
स्पष्ट सन्‍्तोष झलकता था उन्होने कहा कि मैं हमेशा सुबह चार बजे उठता हूँ और 
सुबहका समय प्रार्थना और चिन्ततमे लगाता हूँ . .। जबतक अच्छी तरह दिन नही 
निकल आता, महात्माजीकों कुछ भी काम करनेको नहीं रहता क्योकि शायद उन्हे 
कोई चिराग नहीं दिया गया है। सुबह स्तानादि करके वे' सृत-कताई और रुई-धुनाईका 
अपना प्रिय काये शुरू करते है . .. । 

हमे अपना नित्यका कार्यक्रम बताते समय उन्होने अपने पैरोकी तरफ देखा जिन- 
पर रुईके बारीक रेशे चिपके थे। उन्होने कहा ' “मैं अभी रई-धुनाईके कामसे उठकर 
आया हू।” 

इस बार सभी उपस्थित लोगो, भेंठकर्त्ताओं और कैदीके लिए भी कुसियाँ रखी 
गई थी। परन्तु कुर्सीपर बठनेका बार-बार आग्रह किये जानेपर भी, उन्होने जबतक 
हम बात करते रहे तबतक खड़े रहनेमें ही आनन्द माता। हर बार आग्रह करनेपर 
उन्होने यही कहा, में बिलकुल ठीक हँ। कोई भी समझ सकता था कि उन्होने 
स्वेच्छापृवंक जिस अनुशासनकों अंगीकार किया, वह उनके लिए आनन्दकी ही बात 
थी . . .। 
जब महात्माजीने भेठकी समाप्तिपर दी गई यह चेतावनी सुनी कि यहाँ जो- 
कुछ हुआ है उसमें से कोई भी बात प्रकाशित नहीं की जानी चाहिए तो उन्होने 
मनोहारी मुस्कानके साथ सुपरिस्टेन्डेन्टसे पूछा, " क्या यह बात भी नहीं कि गवरनरने 
कुछ कारणोसे, जिन्हे वे ही जानते है, पत्रोपर रोक छगा दी है? ” 

६ नही ॥ 

“यह भी नही कि में ठीक हूँ? ” 

इसका उत्तर था, “ नही, कुछ भी नहीं। 

कंदीने दरवाजेकी ओर वापस मडते हुए कहा, भविष्यमें मेरी भेंट करनेकी 
सुविधा रहे या छितें इसका निर्णय में भेंठकर्त्ताओोपर ही छोड़ता हँ। « , « 

[अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, २०-७-१९२२ 


१, मगनछाल गांधीसे यह भेंट १ जुलाई, १९२२ को हुई थी। उन्दोंने श्सके बारेमें “ जेलमें महात्मा- 
जीके सुख-साधन” शीषैकसे जो ऐेख लिखा था उसे यहाँ भंशतः उद्धृत किया जा रहा है। 


परिशिष्ठ ४ 
इनर' टेम्पलका आदेश 


श्री गाधीको बैरिस्टरके दर्जेसे हटानेका इनर टेम्पल समितिका अधिकृत आदेश 
इस प्रकार है 


/ इतर टेम्पल ' शुक्रवार, १० नवम्बर, १९२२ को हुई प्रतिनिधि सभाका निर्णय। 

“चेकि ९ नवम्बर, १९२२ को समितिकी बैठकमें कोषाध्यक्षनें सूचना दीं थीं. कि 
उन्हें इस विधि-सभाके एक बैरिस्टर' मोहनदास करमचन्द गांधीकों अहमदाबाद, भारतमें 
सेशन जजकी अदालतसे १२ मार्च, १९२२ को राजद्रोहके जुर्ममें छः सालकी कैंदकी सजा 
दिये जानेके फैसलेकी प्रामाणिक प्रति मिली है। 

“आदेश दिया जाता है कि चूँकि उबत मोहनदास' करमचन्द गाधीको एक अधिकृत 
अदालतने एक ऐसे अपराधमे सजा दी है जिससे इस समितिकी' रायमें वें इस विधि- 
सभाके सदस्य बने रहनेके अयोग्य हो जाते है, अतः उनका नाम इस' विधि-सभाकीं 
किताबोसे से निकाल दिया जाये।” 

“और समितिकी इसीं बैठकर यह आदेश भी दिया गया कि शुक्रवार, १० नवम्बर, 
१९२२ को होनेवाली प्रतिनिधि सभामें उक्त मोहनदास करमचन्द गांधीकों बैरिस्टरके 
दर्जंसे हटा दिया जाये और उनका नाम समितिकी किताबोंमे से काठ दिया जाये और 
यह आदेश सर्वोच्च न्यायाऊूयके न्यायाधीशों अन्य विधि-स्भाओं और बैरिस्टरोकी 
सामात्य परिषद्को तथा रजिस्ट्री पत्र द्वार उक्त मोहनदास गाधीकों सूचित कर दिया 
जायें एवं विधि-सभाके भवनमें रूग दिया जाये। 

१० नवम्बरकों हुई इनर टेम्पलकी प्रतिनिधि सभामें इस आदेशकी पुष्टि की गई। 

[ अग्नेजीसे | 
अमृतबवाजार पत्रिका, २१-१२-१९२२ 


१, इंग्लेंडकी बेरिस्टरीकी ताढ़ीम देनेवाली कानूनी सभा। 


परिशिष्ठ ५ 


हि. 


जेलसें भेंट 
[१० सितम्बर, १९२३] 


गांधीजीसे सोमवारके दित यरवदा जेलमें भेद की गई थी। उनका स्वास्थ्य 
तीन महीने पहलेकी बीमारीके बादसे काफी अच्छा चर रहा है। उन्हें अब भी 
दूध, रोठी और फल दिये जाते है और यह खूराक उन्हे अभीतक काफी माफिक रही है। 
यद्यपि वे पूर्णतः प्रसन्न-चित्त और स्वस्थ दिखाई पड़ते है, किन्तु उनकी सामान्य आइति- 
प्रकृतिसे लगता है कि उनपर समय और गहन धामिक अध्ययनका प्रभाव अवश्य 
पडा है। उनका वजन अब १०१ पॉंड है जो उनकी गिरफ्तारीके वक्‍त लिये गये 
वजनसे १३ पौड़ कम है। वे अपना समय कातनेके अछावा मुख्यतया वेदों” और “उप- 
निषदो के अव्ययनमे और उर्दू सीक्षनेमें बिताते है। उन्हें उर्दू सीखनेमें श्री मजर अली 
सोख्ता मदद देते है। जब उनको यह बताया गया कि उनकी रिहाईकी अफवाहोपर 
देशमे कैसे अनुमान लगाये जा रहे है तब वे बहुत हँसे और हँसते हुए उन्होने कहा, मुझे 
अपनो जल्दी रिहाईसे दु ख्र होगा, क्योकि उससे मेरे अध्ययनमे €क्रावट आ जायेंगी। 
[ अग्नेजीसे ] 
यंग इंडिया १३-९-१९२३ 


परिशिष्ट ६ 
डु पियसंनकी सर जॉ्ज लॉयडसे भेंट 

मे महात्मा गाधीकी गिरफ्तारीके ठीक डेढ सार बाद गाधी-दिवसपर शहरके 
पासकी उस जेलमे गया जिसमें वे बन्दी है और मेने उस अधिकारीसे बातचीत की जो 
उनकी गिरफ्तारीके लिए भारतमें किसीं भी अन्य मनुष्यकी अपेक्षा ज्यादा जिम्मेदार 
था। यह अधिकारी भारतके उच्चतम अधिकारियोमे से है। में उनका नाम नहीं बता 
सकता । उन्होने महात्माजीसे अपनी बातचीतका और गिरकतारीकी कारणभूत घटनाओका 
वर्णन ऐसी सजीव भाषामें किया कि मुझे एक तरहसे ऐसा छगा मानो उनके सामने 
गांधीजीकी क्षीण काया मौजूद हो। उन्होने जो बात मुझे बताई वह बहुत कम 
लोगोने ही सुनी होगी। 

मुझे बताया कि जब असहयोग आन्दोलन पूर्ण उत्कर्षपर था तब उन्होने 
गांधीको अपने दततरमे बृछाया था, गाधीने इग्लैडके बने कपडोकी बड़ी-बड़ी होलियाँ 
जरूवाईं थी। स्कूलो और अदालतोका बहिष्कार किया था, जो बहुत सफल हुआ था, 


५९० सम्पूर्ण गांधी वाइःमय 


और युवराजके विरुद्ध इतना प्रभावकारी आन्दोलत चलाया था कि जिन सड़कोंसे 
होकर उनका जलूस निकलता, वे लगभग जनशून्य मिलती थी। 

इसके बाद उन्होने कहा,' 'गाधी नगे पैर धीरे-धीरे अन्दर आये और वहाँ बैठ 
गये, जहाँ आप बैठे है। मैने उन्हें चेतावनी दी। मैच कहा, आप' नहीं जानते कि 
आप क्या कर रहे है। छेकिन आप इस दुष्ठतापूर्ण कार्यक्रको चालू रखनेका आग्रह 
करते है। जो भी स्त्रो-पुरुष या बच्चे मारे जायेंगे उनकी मृत्युके छिए में आपको 
जिम्मेदार मानूँगा। 

“कोई नही मारा जायेगा, परमश्रेष्ठ ”, उन्होंने कहा। 

मैने इसके उत्तरमे कहा, “ अवश्य मारे जायेंगे। आप अहिसाका प्रचार कर रहे 
है लेकिन वह सब कोरी कल्पना है। वह व्यवहार नहीं टिकेगी। आप जिस तरह- 
का आन्दोलन चला रहे है, उसमें अहिसा-जैसी कोई चीज होती ही नहीं। आप 
लोगोंके रोष, उद्देगपर काबू नहीं रख सकते। आप याद रखे, में आपको ही जिम्मेदार 
मानता हैं। 

ऐसा कहते समय परमश्रेष्ठने मेरी ओर अंगुली हिलाई मानो उत्तके सामने बैठा 
हुआ में गाधी था। 

चौरीचोरामें दगे और हत्याएँ होनेके बाद जब सब समाप्त हो' गया तब गांधी 
यहाँ फिर आये। मेंने उनसे कहा: 

/ मैंने आपसे कह दिया था कि क्या होगा। इसके जिम्मेदार आप हैं।” उन्होंने 
अपने हाथोंसे अपना मुंह छिपा लिया' और कहा, “में यह बात जानता हूँ।” 

“आप यह बात जानते है! किल्तु क्‍या इससे अब वे स्त्री और पुरुष पुन. 
जीवित हो सकते हैं जिनको उपद्रवी भारतीयोंकी भीड़ने पैरो तले कुचछ दिया है? “ 

उन्होने व्यथित स्वरमें कहा, “ परमश्रेष्ठ मुझे जेल भेज दें। 

अवश्य ही में आपको जेल भेजूंगा; केकिन जबतक मैं मजबूत और तैथार 
नहीं हो जाता तबतक नहीं भेजूंगा। क्‍या आप समझते हैं कि में आपको काँटोंका ताज 
पहनाना चाहता हूँ ?” उन्होंवे कहा, “ में अब एक सप्ताहका उपवास कछूंगा। 


एक सहान्‌ प्रयोग 


परमश्रेष्ठ यहाँ कुछ रुके और पीछेकी ओर झुके। फिर उन्होंने पहलेसे कुछ 
मनन्‍्द स्व॒रमें कहा: 

“के दुबले-पतले और छोटेसे आदमी हैं; लेकिन उनका प्रभाव ३१९,०००,००० 
लोगोंपर है, जो उनके इशारेपर चलते और उनका आदेश मानते है। उन्हें भौतिक 
वस्तुओकी परवाह नहीं है और वे भारतके आदशों और नैतिक सिद्धान्तोंका ही प्रचार 
करते है। आप किसी देशका शासन कोरे आदशंसे ही नहीं चलछा सकते। फिर भी 
उन्होंने आदशोंके बलपर ही छोगोंकों अपनी' मुठठीमें कर लिया है। वे' उनके देवता 
है । भारतके लिए सदा एक-त-एक देवता होना जरूरी है। पहले उनके देवता तिलक थे, 
फिर गाधी हुए और कछ उनका देवता कोई दूसरा भनुष्य होगा। उन्होंने हमें यों 
ही डरा दिया। उतके कार्यक्रमके कारण हमारी जेलें भर गई। लोगोंको आप अनन्त 


परिशिष्ट ५९१ 


कालरूतक गिरफ्तार करते नहीं रह सकते, यह तो आप जानते ही है, और खासकर 
तब, जब उत्की संख्या ३१९,०००,००० हो। यदि लोग उनके कार्यक्रमके दूसरे 
अगपर अमल करते और करोकी अदायगीसे इनकार कर देते तो पता नहीं हम कहाँ 
होते | गांधीका यह प्रयोग विश्वके इतिहासमे महानतम प्रयोग था और वह करीब-करीब 
सफल हो गया था। लेकिन लोगोका रोष, उद्देग उनके काबूमें नहीं रह सका। वे 
हिसा कर बेंठे और गांधीने अपना कार्यक्रम वापस ले छिया। शेष जो-कुछ हुआ वह आप 
जानते ही हैं। हमने उन्हें जेल भेज दिया। में तीन दिन पहले उनसे जेलमें मिला 
था। लगता था कि उनका जीवन कुछ नीरस है। में समझता हूँ कि शायद वे जेलसे 
मुक्त होना चाहते थे। उनकी शिकायत थी कि में उन्हे किसी समाचारपत्रकी अनुमति 
नही देता। उन्होने कहा, में तो यह भी नहीं जानता कि प्रधान मन्त्री कौन है। मैने 
उनसे कहा, राजनीतिकी' पूर्ण जानकारी रखनेके लिए सबसे अच्छा तरीका तो जेलके 
बाहर रहना है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि में कुछ महीनोमें ही जा रहा 
है। आप और हम कभी अच्छे दोस्त नहीं रहे, परन्तु कमसे-कम हम एक-दूसरेसे 
साफ-साफ बातें तो कर हीं छेते थे।” 

यहाँ मेने बीचमे वह सवाल पूछा, जिसे पूछनेके लिए में आया था; मैने कहा, 
क्या मुझे जेलमे गाधीसे मिलनेकी अनुमति मिलेगी ? 

परमश्रेष्ठने बीचमे ही उत्तर दिया, _ सर्वथा असम्भव। गाधींको कद करनेका 
एकमात्र तरीका यहीं है कि उन्हे जीवित हीं दफना दिया जाये। यदि हम लोगोकों 
यहाँ आने और उनके सम्बन्धमे अनावश्यक बात करनेकी छूट दे दे तो वे शहीद बन 
जायेंगे और जेल ससारके लिए मक्का हो जायेगी। हमने गाधीको काँदोका ताज 
पहनानेके लिए जेलमें नहीं रखा है।” 

मैने पूछा, क्या छः सालकी कैदकी मीयाद पूरी होनेसे पहले गाधीकी रिहाई सम्भव 
है। उन्होने जोर देकर कहा: 

“ जबतक मै यहाँ हूँ, तबतक नहीं। हाँ, मेरा कार्यकाल दिसम्बरमे समाप्त हो 
रहा है। मै इग्लेड चला जाऊं, उसके बाद सरकार कुछ भी कर सकतीं है। 

जेलमें श्री गाधीका जीवनक्रम बतानेके बाद श्री पियसंन लिखते है : 

उनके पुत्नने मुझे बताया कि श्री गांधीका धार्मिक सिद्धान्त दो चीजोंपर 
आधारित हैः सत्य और अहिसा। वे उन सभी बाह्य रूपो और कमंकाण्डोंको 
छोड़नेके लिए तैयार है जिन्हें ससार धर्म कहता है, वे केवल इन दो मूल सिद्धान्तों- 
को ही कायम रखना चाहते हैं। 

उनके पृत्रका कहना है कि श्री गांधी जनताकी आम माँगका दबाव डालकर 
जेलसे रिहा होना नहीं चाहते, बल्कि भारतीय जनताके प्रति सरकारका हृदय-परिवततेन 
होनेपर स्वयं सरकारके हाथों ही रिहाई चाहते है। वे राजनीतिसे पृथक होनेका 
वचन देकर रिहा न होगे; बल्कि तभी रिहा होगे जब वे अपना शेष जीवन अपने 
देशकी स्वतन्त्रता प्राप्त करनेमे बितायेगे। 

[ अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, २२-११-१९२३ 


परिशिष्ट ७ 


गांधीजीकी रिहाईपर एन्ड्रयूजका वक्तव्य 


श्री गाधीके सम्बन्धमे श्री सीं० एफ० एन्द्रयूजने एसोसिएटेड प्रेसको निम्नलिखित 
वक्तव्य भेजा है. 

में आज सुबह करीब ७-३० बजे सेसून अस्पतालमें मौजूद था। महात्मा गांधी 
रातमें अच्छी तरह सोगे थे, इसलिए मूझे वे बहुत ही प्रफुल्लित और प्रसन्न दिखाई 
दिये । हम जब बात कर रहे थे, तभी अस्पतालमे उनकी देखरेखके जिम्मेदार डाक्टर 
कनेल मैडॉकने अन्दर आकर महात्माजीकों उनकी बिना शर्तें रिहाईका समाचार सुनाया 
और इसके लिए उन्हें हादिक बधाई दी। इसके बाद उन्होंने उनको सरकारी 
सन्देशकी भाषा पढ़कर सुनाई और कहा, इसको एक विशेष सन्देशवाहक सोमवारकी' 
रातको छाया था। इसलिए मेने जल्दीसे-जल्दी आपके पास आनेका अवसर निकाहा 
है, क्योंकि में चाहता था कि आप अब स्वतन्त्र हो गये हैं और इस समाचारकों सबसे 
पहले में ही सुनाऊअं। महात्मा गाधी' कुछ क्षण शान्‍्त रहे। फिर उन्होने मुस्कराते 
हुए कनेल मैडॉकसे कहा, “आशा है आप मुझे कुछ समयतक और अपना मरीज 
और मेहमान बने रहनेकी छूट देगे।” डाक्टरने हँसकर कहा, मुझे विश्वास है कि 
मेरा मरीज डॉक्टरके नाते मेरा हुक्म मानता रहेगा। मुझे स्वयं भी मरीजको पूर्णतः 
स्वस्थ देखकर बहुत सुख और सन्‍्तोष होगा। बादमें सुबह घावकी म'रहम-पद्री करनेके 
बाद कर्नल मेडॉकने चेतावनी दी कि यद्यपि मरीजकी हालत इतनी अच्छी तरह सुधर 
रही है, फिर भी हो सकता है कि आगामी कुछ दिनोमें जो छोग उनसे मिलना 
चाहते हैँ उनसे मिलने-जुलनेसे कोई अनावश्यक उत्तेजना या थकात होनेके कारण 
उनकी हालतमें गम्भीर बिगाड़ हो जाये। इसलिए उनके स्वास्थ्य-छाभके नाजुक 
वकक्‍तमें जो लोग उनकी शुश्रूषा कर रहे हैं उनके अलावा दूसरे सभी लोग उन्हें 
यथासम्भव पुरा-पूरा आराम करने देगे तो यह उनके प्रति सभीकी अधिकतम दयालुता 
होगी। यह याद रखना चाहिए कि आपरेशन करते समय जो जख्म करना पड़ा था, 
वह पूरी तरह भरा नहीं है और मरीजकी शकक्‍्तिसे थोड़ा अधिक श्रम होनेसे स्वास्थ्य- 
लाभकी प्रगतिर्मों बाधा आ जायेगी। आगामी पखवाड़ेमें जर्मोंकी बिलकुल ठीक 
करनेके लिए पूरी संचित दाक्तिकी जरूरत होगी। अभीतक तो सब ठीक-ठीक 
चलता रहा है, केकित जरूरत इस बातकी है कि कोई अनावश्यक जोखिम न उठाई 
जाये । ॥' 

डाक्टरके आदेशप्ते महात्मा गाधी दूसरे कमरेमें ले जाये गये, जिसके बाहरी 
ओर बरामदा था ताकि उन्हें सूरजकी रोशनी और खुली हवाका पूरा लाभ मिल्‍र 
सके। उनके पास सुबहसे ही तार आने छगे थे। अस्पतालमें कनेल मैडॉकके जानेके 
तुरन्त बाद ही पहला तार आ गया था। 


परिदिष्ट॑ ५९३ 


मैने महात्मा गाधीके स्वास्थ्यकी जैसी हालत अस्पतालमे देखी है, उसको ध्यानमें 

रखकर में डाक्टरकी चेतावनीके साथ अत्यन्त नम्नतापूर्वक अपनी ओरसे भी अनुरोध 
करना चाहता हूँ, क्योकि यद्यपि महात्मा गाधीकी हालत निस्सन्देह अबतक आइचये- 
जनक रुूपसे सुधरी है, फिर भी वे अभी बहुत कमजोर है और यह याद रखना 
आवश्यक है कि अभी उनका जरूम भरना बाकी है, अत ऐसी कोई भी बात जिससे 
उनकी हालत फिर बिगड़ सकती हो, नहीं की जानी चाहिए। उन्हे अगले दिनोमें, 
खासकर आगामी पखवाडेमे, पूरा आराम मिलना चाहिए। उनके प्रत्येक दिनके 
आरामसे भविष्यमें बहुत अन्तर पड़ेगा। जो छोग उनके स्वास्थ्यको अत्यन्त मूल्यवान 
मानते है, वे यदि उनके पूर्ण स्वस्थ हौनेतक डाक्टरके निर्देशोका पूरी तरह पालन 
करेंगे तो उनकी अतिशय कृपा होगी। पत्रोके सवाददाताओकों भेंट देना भी महात्मा- 
जीके लिए बिलकुल असम्भव होगा। मेने यह वक्तव्य महात्मा गाधीको उनके आग्रहपर 
पढ़कर सुना दिया है और उन्होने इसे समाचारपत्रोके लिए स्वीकृत कर दिया है। 

[ अग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, ७-२-१९२४ 


परिद्विष्ठ ८ 
डा० सत्यपालका पत्र 
भारत बिल्डिग्स 
लाहोर 
२३ फरवरी, १९२४ 
प्रिय महात्माजी, 
वन्देमातरम । 


में आपके पुनः स्वास्थ्य-छाभपर हृदयसे बधाई देता हूँ । हम सबको इससे हादिक 
प्रसन्नता हुई है कि आप हमारे पयप्रदर्शनके लिए फिर हमारे बीच आ गये है। हमारी 
अत्यन्त हादिक प्रार्थना है कि आप चिरजीवी हो। 

आपको अबतक यह तो मालूम ही हो गया होगा कि जो सिख जत्था अख्तण्ड 
पाठके लिए जैतो गया था, उसपर गोली चलाई गई है। कुछ लोग हताहत हुए है 
(घायलों और मृतकोंकी ठीक-ठीक संख्या अभी मालूम नहीं हुई है)। इस सम्बन्धमें 
पजाब प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीने निम्नलिखित निर्णय किये है। 

(क) उसने एक घायल सेवी दल संगठित किया है और उसे शिरोमणि गुरु- 
द्वारा प्रबन्धकः समितिकों सौप दिया है। 

(ख़) उसने शि० गु० प्र० स०के अध्यक्षकों लिखा है कि हमारी समिति इस 
सम्बन्धमें उसकी क्‍या सहायता कर सकती है, वे यह बताये । उसने उन्हे यह आइवा- 
सन भी दिया है कि उनके लिए वह जो-कुछ भी कर सकती है, तत्काल करेगी। 
२३-३८ 


५९४ सम्पूण गाधी वाड्मय' 


क्या में आपसे विनती कर सकता हूँ कि आप कपया मुझे विस्तारसे लिखें कि 
इस सम्बन्धमें हमें क्या करना चाहिए। 
आशा है, आप स्वस्थ होंगे। 
हृदयसे आपका, 
सत्यपाल 
मुख्य मल्त्री 


[ पुनरच : | 
मेने अभी-अभी एक तार भेजा है। उम्मीद है कि वह आपको इस पत्रसे 
पहले मिल चुकेगा। 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ९९१५) की फोटो-नकलसे। 


परिदिष्ट ९ 
के० पी० केशव मेननके पत्रका अंश 


केरल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीने पिछली बेठकमे इस वर्षके लिए अस्पृश्यता-निवा- 
रणका एक निद्िचत कार्यक्रम बनाया था। आप जानते हीं है कि केरलूकी' परिस्थितियाँ 
विशिष्ट है। यहाँ प्रश्न केवल स्पश कर सकनेका नहीं वरन्‌ पास न आ सकतनेका 
है। अब हम इस दिशामें कदम उठा रहे है कि सार्वजनिक सड़के उन लोगोंके लिए 
भी खुल जाये जो पास नहीं आ सकते। केरलमें कितनी हीं ऐसी सड़के है, जिनको 
इस समय मुसलमान, ईसाई और उच्च वर्णके हिन्दू इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जिन्हें 
एजवा, थिया और पुलाया-जेसे अस्पृश्योकी इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता। दो हफ्ते 
पहले जब में उत्तरी त्रावणकोरके एक प्रमुख स्थानसे वाइकोम गया था तब मैंने 
उच्च वर्णके हिन्दुओंसे प्रार्थना की थी' कि वे एजवा और पुलाया वर्गके लोगोंकों मन्दिरकी 
आस-पासकी सड़कोको इस्तेमाल करने दे । में यह भी उल्लेख कर दूँ कि इस सड़क- 
की सार-सँभाल सावजनिक कोषसे की जाती है और उसे इस समय ईसाई, मुसलमान 
और उच्च वर्णके हिन्दू स्वतन्त्रतापूर्वक इस्तेमाल कर रहे है। हालाँकि हमने इसी पहली 
तारीखकी सुबह इस सडकसे पुलाया छोगोका एक जलूस निकालनेका प्रबन्ध किया 
था, लेकिन हमे वह कुछ स्थानीय मित्रोंक कहनेपर मुल्तवी करना पड़ा, क्योकि वें 
इस प्रइनपर लोकमत तैयार करनेके लिए थोडा समय और चाहते थे। शायद आपको 
याद होगा कि थिया वर्गेके एक प्रमुख सदस्य श्री ठी० के० माधवन्‌ने करीब तीन 
साल पहले जब आप तिन्नेवेली! आये थे तब आपसे भेट की थीं। वे अब काग्रेसमें 
दरीक हो गये है और हमारे साथ पूरे मनसे अस्पृश्यता-निवारणके काममें लगे हैं। 
हमने इन सड़कोपर जलूस' निकालनेके लिए अगली ३० तारीख तय की है। आपको 


१, देखिए खण्ड २१, पृष्ठ १९३-९६ 


परिशिष्ट ५९५ 


यह आश्वासन देनेकी जरूरत नहीं कि हम यथासम्भव अत्यन्त अनुशासनपूर्ण ढंगसे 
जूस निकालनेकी कोशिश करेगे। इस बीच भाषणो, पच्ोके वितरण तथा व्यक्तिगत 
मुलाकातो द्वारा पुराणपन्‍्थी छोगोको अपनी तरफ मिलानेके प्रयत्न किये जा रहे है। 
यदि आप हमें एक सन्देश भेज देगे तो हमें उससे नया उत्साह मिलेगा। 

[अग्नेजीसे 

हिन्दू, २५-३-१९२४ 


प्रिद्षिष्ट १० 
सी० विजयराघवाचायंका पत्र 


“आराम 
सेलम 
(दक्षिण भारत) 
२३ मार्च, १९२४ 
प्रिय महात्माजी, 


मुझे आज आपका पत्र' मिलनेपर बहुत प्रसन्नता हुई और मै विशेष रूपसे 
आपको इस बातके लिए धन्यवाद देता हूँ कि अपने स्वास्थ्यकी इस हालतमे भी आपने 
वह लम्बा वक्‍तव्य पढा। मैं अपने वक्‍तव्यमे अपनी बात शायद ढीक-ठीक व्यक्त 
नही कर सका हूँ। आपकी उत्साह बढ़ानेवाली स्पष्टवादिताकों देखते हुए मुझे आशा 
है कि आप मुझे इतना तो कहने देंगे हीं कि आपने मेरे वक्‍तव्यके महत्त्वपूर्ण अंशोका 
अथथ ठीक नहीं समझा है। आपको यह बात स्पष्टत बतानेके लिए जितना समय 
और स्थान इस समय मेरे पास है, उससे ज्यादा चाहिए। मेरा स्वास्थ्य पूरी तरह 
ठीक नही है, अत में डाक्टरकी सलाहसे अधिकतर बिस्तरमे पड़ा रहता हूँ और 
खानेमें पतली चीजें ही लेता है। फिर ऐसे समय जब आपके लिए आराम बेहद जरूरी 
है, आपको तग करना वाछनीय भी नही है, किन्तु में एक-दो उदाहरण तो दूँगा ही। 

आप कहते है, " आपके निष्कर्षसे यह अर्थ भी निकलता है कि स्वराज्य सिर्फ 
ब्रिटिश संसदसे हीं मिल सकेगा।” इस वाक्यसे तो मुझे आदचर्य ही हुआ है। इस 
वकक्‍तव्यके तककी दिशा और ध्वनि वही है जो मेरे जीवनमे अबतक रहीं है और 
वह आपके उक्त कथनसे सर्वथा विपरीत है। हमें स्वतन्त्रता किसी राष्ट्रसे दानके 
रूपमें मिल सकती है, मेरा ऐसा हींत विचार कभी नहीं था और न कभी हो सकता 
है। मेने अपने इसी वक्तव्यमें स्पष्ठ रूपसे इस दृष्टिकोणसे अपना गहरा मतभेद प्रकट 
किया है। मुझे खेद है कि मैने अनुच्छेदोपर संख्या नहीं डाली, लेकिन मैने इस विषय- 
पर जो-कुछ कहा है उसे आप वक्तव्यमें आसानीसे ढूंढ सकेंगे। आप यह भी गौर 


१. १९ माचे, १९२४ का । 


५९६ सम्पूर्ण गाधी वाइःमय 


करेंगे कि में तरमदलीय और, राष्ट्रवादी दोनों हीं तरहके लछोगोंको उन लोगोंसे अलूग 
मानता हूँ जिन्होंने स्वराज्यका आपका सिद्धान्त अपताया है। मैने वक्‍तव्यमें कहा है 
कि नरमदलीयो और, राष्ट्रवादियोंके पास स्वतन्त्रता ढेनेका साधन नहीं है। आप जानते 
है कि कानून और राजनीतिकी भाषामे इस शब्दका अर्थ क्‍या होता है। हमारी 
स्वृतन्त्रता-प्राप्तिके प्रामाणिक रूपसे घोषित तरीके केवल दो हैं -+- इंग्लैडसे' दानके रूपमें 
प्राप्त करना या तलवारके जोरसे लेना। मैने इन दोनों तरीकोंका उल्लेख किया है और 
बादमें कहा है कि हमने इन दोनों तरीकोंकी बजाय एक तीसरे तरीकेकी खोज की' है 
और वह है इस तरहका नैतिक दबाव जिसका प्रतिरोध न इंग्लैंड कर सकेगा, और 
न उसमे ऐसा करनेकी हिम्मत हीं है। मैंने इसीको साधन कहा है। फिर भी जब 
आप मुझपर इस विचारका आरोप करते है कि “हमें स्वराज्य इंग्लैंडसे अपने-आप 
मिल जायेगा ” तो मुझे अवश्य ही' दुःख होता है। में इस तकेको विशद बना सकता 
हूँ; लेकिन में उसे अनावश्यक मानता हूँ। मै आपसे यह हादिक अनुरोध करके ही 
अपना मन समझा छूगा कि आप मेरा वक्तव्य और श्री सी० एफ० एन्ड्रयूजकों कुछ 
दिन पहले भेजी गई मेरी कतरनें फिर पढें। आप हमेशा यह ध्यान रखें कि में कोई 
विद्वान्‌ नही हूँ, अतः इृपापूर्वक मेरे बिखरे विचारोमें से, जो तकंकी दृष्टिसे अधिक 
ऋ्रमबद्ध नहीं है, मेरा पूरा-पुरा अभिप्राय निकाले। आपने कहा है कि मेरे स्वराज्यकी' 
सगति जब चाहे तब ब्रिटिश साम्राज्यको छोड़नेकी स्वतन्त्रतासे नहीं बैठती। इस सम्ब- 
न्धमें मेरा कहना केवल इतना ही है कि आप मेरे तकोंकी सामान्य ध्वन्ति और दिशा 
तथा मेरे नागपुरके भाषणको देखें। आप इन सबसे आसानीसे समझ सकते है कि 
मेरी कल्पनाके स्वराज्यमें अग्रेजोंस “आप चछते बने” यह कहनेकी स्वतन्त्रता और 
क्षमता आ जाती है। आप अच्छी तरह जानते है कि कनाडाके लिबरल दलके नेता 
और फ्रासींसी प्रधानमन्त्री स्व० सर विल्फ्रेड लछारियेने कहा था कि यदि कनाड़ा अपनी 
आजादीकी घोषणा कर देता है तो इंग्लैड एक गोली भी नहीं चर सकता। ब्रिटेनके 
उपनिवेश साम्राज्यसे जिस समय चाहें सम्बन्ध-विच्छेद करनेके लिए स्वतन्त्र हैं, यह 
नींति अब विवादास्पद नहीं रही वरन्‌ सर्वमान्य हो गई है। 

अस्पृश्यताके विषयमे भी आप मेरा मत पूरी तरह नही समझे हैं। एक सामान्य 
धारणा, विशेष रूपसे विदेशोमे व्याप्त है कि हिन्दुओमें पचमवर्णी छोगों और नीचीं 
जातियोंकी अस्पृश्यताका सिद्धान्त उच्चवर्णी हिन्दुओने निकाला है'। मैं केवल इस 
आ्रान्त और दुष्टताभरी धारणाकों दूर करना चाहता हो। यदि आप मुझसे असहमत 
हो तो मैं इसके विरोधमें प्रमाण जानना चाहता हूँ। फिर इन अभागे वर्गोपर लागू 
अस्पृश्यताका सिद्धान्त वर्ण और परिवारके भीतर प्रचलित अस्पृद्यताके सिद्धान्तका ही 
स्पष्ट और तकंसम्मतः विस्तार और अत्यन्त अनुदार ढंगका विकास है। दोनों ही 
दशाओमे इस सिद्धान्तका आधार यह विचार है कि छूना यानी अशुद्ध और अपविन्र होना 
है। मेरा अभिप्राय केवल इतना ही था। मेरा आशय यह था कि दोनों विचार एक' 
ही प्रकारके है; किन्तु उनमे सात्राका अन्तर है। शायद आपको मालूम नहीं है कि 
दक्षिण भारतमें रजस्वलू! स्त्रीके समीप जाना वर्जित है, चाहे वह अपनी माँ, बहन 
या बेटी ही क्‍यों न हो। यदि हम अनजाने उसके समीप चले जाते हैँ तो हमें बिलकुल- 


परिशिष्ट ५९७ 


ऐसे ही नहाना और जनेऊ बदलना होता है, जैसे कट्रसे-कटर रूढ़िवादीको किसी 
परियाको छूने या उसके बहुत पास जानेपर। श्री शकराचायेने धर्मके इस पक्षका 
पूरी तरह समर्थन नहीं किया है। उन्होने कहा है कि रजस्वला स्त्रीका वास्तविक 
स्पर्श होनेपर नहाना और जनेऊ बदलता पर्याप्त है; परन्तु उसके पास जाने मात्रसे 
अशुद्धि नही होती। इस प्रकार इन सब तथ्योसे आप देखेगे कि भेरे कहनेका अभि- 
भ्राय इससे अधिक कुछ नहीं था कि जो शिकायत सचमुच मौजूद है और जिसे दूर 
करना हमारा पवित्र कत्तेब्य है, उसका रूप और क्षेत्र व्यर्थ न बढ़ाया जाये जिससे 
हिन्दू समाजके उच्च वर्गोनि उनको जान-बूझकर नीचे गिरानेके लिए अस्पश्यताका सिद्धान्त 
निकाला है, इस भ्रमसे पीड़ित छोगोंके मनमे अनावश्यक कु भाव पैदा न हो। 
आशा है, आप मुझसे सहमत होगे कि यदि दोनो पक्षोमे से किसीमें भी भ्रान्त 
धारणाएँ न हो और पीडित लोग समस्याके कारणके भ्रान्तिपूर्ण निदानसे और शिकायत- 
को अनुचित रूप देनेसे उत्पन्न कटुताके कारण कोई अशोभनीय भाव प्रदर्शित न 
करें तो हमारे सामूहिक राष्ट्रीय जीवनमें इस महत्त्वपूर्ण विषयमें सुधार करना 
ज्यादा आसान होगा। आशा है, हम जब फिर मिककेगे और मुझे अपने पिछले और 
वर्तमान विचार आपको बतानेका सौभाग्य मिलेगा तब में आपको यह विश्वास करा 
सकूगा कि अपने देशकों इस ससारके महान्‌ राष्ट्रोंके बीच उचित स्थान दिलानेके 
लिए में अपने देशके जो कत्तंव्य और अधिकार समझता हूँ, उनके सम्बन्धमे मेरे 
विचार, आपके इस पत्रसे जैसा लगता है उसकी अपेक्षा कही अधिक समझदारी भरे, 
अधिक उचित और अधिक उदारतापूर्ण हैं। 

श्रीमती गांधीकों प्रणाम, आदरणीय श्री सी० एफ० एन्ड्रयूजको नमस्कार एवं 
बच्चोको प्यार। आशा है कि आपका स्वास्थ्य दिनोदिन सुधर रहा होगा और आप 
जल्दी ही पूर्ण स्वस्थ हो जायेंगे। आपको सादर अभिवादन सहित; 


हृदयसे आपका, 
सी० विजयराघवाचारये 
| पुनरच : | 
कोकोताडा कांग्रेसने कथित समझौता-प्रस्तावको असहयोगका' प्रस्ताव मानकर 
व्यवहारमें दु खपूर्ण क्षुद्रता दिखाई है। में इस सम्बन्धमे आपका ध्यान मसूलीपट्टमके 
डा० पट्टाभि सीतारामैया द्वारा सम्पादित “जन्मभूमि' के रुखकी ओर खीचना चाहता 
हँ। इस पत्रने इसका विरोध मुझसे भी अधिक किया है और सीतारामया सच्चे कांग्रेसी 
हैं। आपका उनसे ज्यादा शुद्ध और निष्ठावान अनुयायी दूसरा कोई नहीं है। 


अग्नेजी प्रति (एस० एन० ८५७०) की फोटो-तकछसे। 


परिदिष्ट १५ 
(क) रामानन्द संन्‍्यासीका पत्र 


बलदेव' आश्रम 
खुरजा (संयुक्त प्रान्त) 
१ अप्रैक, १९२४ 
श्रीमान्‌ महात्माजी, 

आपका २८ तारीखका पत्र मिलछा। मुझे खेद है कि पहले पत्रमें मेने आपको 
कोई ब्यौरा नहीं छिखा। 

(१) १९२१की घटनाके बाद भरती बिलकुल बन्द हो गई थी। व्यापार 
मन्दीपर था और इंग्लैंड तथा भारत, दोनो ही जगह, भारतकी चाय काफी जमा' 
थी। इस समय बाजारके भाव चढ़नेसे और जमा चायके खप जानेसे चाय बागानके 
मालिकोकों और ज्यादा मजदूरोंकी जरूरत महसूस हुई ताकि १९२१में छोडे हुए 
बागानोंमें फिर चायकी खेती की जा सके। इस समय भरती पिछले नवम्बरमें शुरू 
हुई थी। मुझे सूचना अपने एक दोस्तसे मिली थी। वे' जिला गुड़गाँव (पजाब) में 
डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर है। उसके बाद मुझे मंयुकत प्रान्तके लगभग छः जिलोंसे और 
पंजाबके दो जिलोंसे सूचना मिली। मेने जनवरीमें समाचारपत्रोके नाम एक वक्तव्य 
जारी किया था जिसमें मेने लोगोकों भरतीके परिणामोसे आगाह किया था। 
बागानोंके आग्ल-भारतीय' एजेंटोंने सावधानीसे उन जिलोको छोड दिया था जिनसे वे' 
१९२१की घटनासे पहले मजदूर भरती किया करते थे। 

(२) उपर्युक्त विवरणमे आपके दूसरे और तीसरे प्रइनोंके उत्तर भी आ 
जाते है। 

(३) में चायके बागानोमे यही जाँच-पडताल करना चाहता हूँ कि वहाँ इस 
समय वास्तवमें कसी स्थिति है, क्या मजदूरोंकी नेतिक और आर्थिक स्थितिमें पहलेसे 
सुधार हुआ है; और यदि किसी भी दिशामे कोई भी सुधार नहीं हुआ हो तो कक्‍्या' उन 
क्षेत्रोंमे मजदूरोंका जाना बन्द करना देशके सामान्य हितमें नहीं होगा, ताकि और 
अधिक लोगोंका चारित्रिक और नैतिक पतन न हो। 

(४) जहाँतक मुझे पता छगा है, भरती किये जानेवाले मजदूरोंकों कामकी 
कोई लिखित शर्तें नही बताई गईं, केकिन' मुख्यतः उनकी दातें इस प्रकार थी: 

(१) पत्ति और पत्नी दोनोंको ३० रु० मासिक सजूरी। (२) मकान, ईंधन 
और डाक्टरी देखभाल मुफ्त। (३) यदि नये मजदूरकों जगह पसन्द न हो तो रेल- 
का वापसी टिकठ मुफ्त। लेकिन आप' स्वयं अन्दाज 'छगा सकते है कि यदि एक 
बार कोई चायबागानके जिलोंमें मजदूरके रूपमें चला जाता है तो उसके लिए 
वहाँसे छौठना कितना कठिन होता है। में आपके इस सुझावकों बिलकुल स्वीकार 


परिशिष्ट ५९९ 


करता हूँ कि वहाँ जानेसे पहले असम कांग्रेस कमेटीकी मारफत जाँच-पड़तारू करा 
ली जाये; और मै तदनूसार कमेटीको एक पत्र लिख रहा हूँ, जिसकी नतकक इस पत्रके 
साथ सलग्न है। कुछ दिन पहले मुझे बिसवाँ कांग्रेस कमेटीका एक पत्र मिला था। 
में इसके साथ वह मूल पत्र भी भेज रहा हूँ। 


हृदयसे आपका, 
रामानन्द संन्यासी 


अग्नेजी प्रति (एस० एन० ८६४३) की फोटो-नकलसे | 


(ख) रामानन्द संन्यासीका असम कांग्रेस कमेटीको पत्र 


बलदेव आश्रम 
खरजा (संयुक्त प्रान्त) 
१ अप्रैल, १९२४ 
मन्त्री 
असम प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी 
गोहाटीं 
प्रिय महोदय, 


पिछले नवम्बरमें, मुझे पजाबके गुड़गाँव जिलेसे सूचना मिली थी कि कोई 
आग्ल-भारतीय सज्जन सेनाके सेवानिवृत्त लोगोको चायबागनोके-लिए मजदूर भरती 
करनेंके लिए नौकर रख रहे है और उनकी शर्तें ये है" (१) बागानतक का मुफ्त 
रेलका टिकट। (२) पति और पत्नी दोनोकी ३० रु० मासिक मजूरी। (३) मकान 
और ईधन मुफ्त॥ यदि नया मजदूर वहाँ जानेके बाद रहना न चाहे तो वे वापसी 
रेल-किराया और सफर-खर्च भी देनेके लिए तैयार है। इस सूचनाके तुरन्त बाद ही 
इसी तरहकी सूचनाएँ मुझे पंजाबके करनाल, अम्बाला, रोहतक और हिस्सार जिलोसे 
तथा फैजाबाद, बलिया, गोरखपुर और दो-तीन दूसरे जिलोके अछावा संयुक्त प्रान्तके 
लगभग सभी जिलोसे मिली हैं। उन्होंने इत जिलोकों शायद इसलिए छोड़ दिया 
था कि इनमें उनके यहाँ रहे हुए पुराने मजदूर है। चूँकि चायबागानोकी मौजूदा 
हालतोंसे मैं पूरी तरह वाकिफ था और १९२१की घटना मेरी आँखोके सामने साफ 
मौजूद थी, इसलिए मैने पिछली जनवरीमें बगाल, पजाब और संयुक्त प्रान्तके समा- 
चारपत्रोके नाम एक वक्तव्य जारी किया था। आपने यह वक्तव्य अवश्य ही देखा 
होगा। मैने बंगाल, सयुकत प्रास्त और पजाबकी कमेटियोको परिस्थितिके अनुसार 
कार्रवाई करनेके लिए भी लिखा था। उस समय मैने आपको पत्र नहीं लिखा; इस- 
लिए नहीं कि लिखना जरूरी नहीं था, वरन्‌ इसलिए कि असम मेरे ध्यानसे उतर 
ही गया था। अब मैने महात्मा गाधीकी सब बाते लिखी और उनकी सलाह माँगी 
कि चायबागानोमें जाकर वहाँकीं हालत देखना उचित होगा या नहीं। उन्होने मुझे 


६०० सम्पूर्ण गांधी वाहमय' 


लिखा' है कि में पहले आपकी मारफत पूछताछ करवाऊं और तब उस  जानकारी- 
को ध्यानमे रखते हुए विचार करूँ कि क्‍या कदम उठाया जाये। इसलिए यदि आप 
मुझे निम्नलिखित जानकारी दे सकेंगे तो मैं आभारी हँगा: (१) इस समय चाय- 
बागानोमेी वास्तविक स्थिति कैसी है; और क्या १९२१ की घटनाओंके बाद मजदूरी 
अथवा नेतिक स्थितिमें कुछ परिवर्तेत हुआ है? (२) क्‍या वहाँ नये मजदूर आ रहे 
? यदि आ रहे है तो मुख्यतः किन जिलोसे आ रहे हैं और उनके साथ कैसा व्यव- 
हार किया जा रहा है? (३) क्या आप अपनी जाँच-पड़तालके परिणामकों ध्यानमें 
रखते हुए मजदूरोकी भरतीके खिलाफ कदम उठाना ठीक समझते हैं या क्‍या वहाँ 

उनकी देखभालके लिए किसी व्यक्तिको भेजना चाहिए ? 
कृपया मेरे इस पतन्नके उत्तरकी एक नकल महात्माजीको अच्धेरी, बम्बईके पते- 

पर प्रेज दें। 

हृदयसे आपका, 
रामानन्द संन्‍्यासी 


(टिप्पणी) में इस पत्रकी एक नकल महात्माजीको उनके आदेशानुसार भेज 


रहा हूं। 
रा, सं, 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ८६४३) की फोटो-तकलसे | 


परिशिष्ट १२ 
एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिसि सो० एफ० एन्ड्यूजकी भेंट 


इसी विषयपर भेंटके समय श्री री० एफ० एण्ड्रयूजने कहा कि जनरल स्मट्ससे 
हुई प्रारम्भिक वार्ताके दौरान, जिसके परिणामस्वरूप जुलाई १९१४ का स्मदस-गांधी 
समझौता हुआ था, में छगातार श्री गांधीके साथ-साथ था। वास्तवमें समझौतेके मूल 
मसविदेपर मेरे सामने ही हस्ताक्षर किये गये थे। उसके प्रत्येक शब्दपर सावधानीसे 
बातचींत की गईं थी और दोनों पक्षोंने उसका पूरी तरह स्पष्टीकरण किया था। 
जनरल स्मदसने कहा था “इस बार भ्रम या मानसिक दुरावका अवकाश नहीं 
होना चाहिए। सभी बातें साफ-साफ सामने आ जानी चाहिए।” श्री गाधीने पूर्णतः 
इस भावनाके अनुरूप ही काम किया था। उन्होंने ये तीन मुहे यथासम्भव' स्पष्ट 
कर दिये थे 

(१) समझौतैमें किसी भी प्रकारकी प्रजातीय भावनाका दोष न होना चाहिए 

(२) जातिके मौजूदा अधिकार छोटे होनेपर भी सुरक्षित रखे जाने चाहिए, 

ओर, 


१. देखिए “पत्र: रामानन्द संन्यासीकों ”, २८-३-१९२४। 


परिशिष्ट ६०१ 


(३) जो भी निर्योग्यताएँ शेष रह जायें उनको दूर करनेके सम्बन्ध बातचीत 
की जा सकेगी। 


यह तीसरा मुद्दा गृहमन्त्रीके सचिवकों १६ जून, १९१४को लिखें गये एक पत्रमे 
साफ तौरसे रख दिया गया था। श्री गाधीने अपने विदाई भाषणोंमे, जो समस्त 
संसारमे तार द्वारा भेजे गए थे, पहले मुद्देपर बार-बार जोर दिया था। उदाहरणके 
लिए उन्होने जोहानिसबर्गमे कहा था: “जो समझौता हुआ है उसमे यह सिद्धान्त 
स्थिर किया गया है कि कानूनमें प्रजातीय भावनाका दोष कभी नहीं आयेगा। इसमें 
तो ब्रिटिश संविधानके उस आशयके सिद्धान्तकी पुष्टि की गई है। मैं समझता हूँ कि 
समझौतेमें गलतफहमीकी कोई गुजाइश नही रही है। समझौता जहाँ इस अथंमे अन्तिम 
है कि उससे एक बडे सघर्षका अन्त हुआ है, वहाँ वह इस अर्थमे कि उसके द्वारा 
भारतीयोको वह सब मिल जाता है, जिसके वे अधिकारी है अन्तिम नहीं भी है। 
ये शेष बचे प्रतिबन्ध हटाने होगे।” 

श्री गाधीका सबसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण वक्तव्य, जिसे इस विषयपर उनका अन्तिम 
कथन माना जा सकता है, दक्षिण आफ्रिकासे विदाईके समय रायटरको दिया हुआ 
उनका सन्देश है। उसमें निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण अंश था. “ जनरल स्मट्सने वर्तेमान 
कानूनोंको, न्‍्यायोचित ढंगसे निहित अधिकारोका समुचित ध्यान रखते हुए, अमलमे 
लानेका जो वचन दिया है, उससे भारतीय समाजको साँस लेनेका समय मिल्‍कत गया 
है। लेकित ये कानून स्वतः ही सदोष है, अतः उन्हें भूतकालकी भाँति भविष्यमें भी 
दमनका यन्त्र और भारतीयोकों दक्षिण आफ़िकासे अप्रत्यक्ष रूपमे बाहर निकालनेका 
साधन बनाया जा सकता है। भविष्यमे भारतीयोंके यहाँ आनेपर छगभग रोकन्सी 
रहेगी और वे' राजनैतिक सत्तासे लगभग वंचित रहेंगे--- हमने यह छूट यहाँके लोगोके 
जातीय विद्देषको देखते हुए ही दी है। हमसे ज्यादांसे-ज्यादा इतनी ही अपेक्षा की 
जा सकती थी। इन दो बातोपर आइवस्त किये जानेपर मेरा निवेदन यह है कि 
हमें व्यापार, अन्तर्प्रान्तीय प्रवास और अचल सम्पतिके स्वामित्वका पूरा अधिकार शीक्र 
ही पुनः दे दिया जाना चाहिए। ” 

श्री एन्ड्रयूजने कहा कि इन उद्धरणोसे यह बात बिलकुछ स्पष्ट हो जाती है 
कि श्री गांधी दक्षिण आफ़रिकासे पूर्णतः सुनिश्चित समझौता करके ही आये थे। प्रवास- 
पर रोक रहेगी, यह मानते हुए ही जनरल स्मद्सने यह बात स्वीकार की थी कि 
कोई भी' प्रजातीय प्रतिबन्‍्ध नही छगाया जायेगा और सभी मौजूदा निहित अधिकार 
सुरक्षित रहेगे। उन्‍होंने यह बात भी स्वीकार की थीं कि भविष्यमें भारतीय समाज 
अन्तप्रीन्तीय प्रवासपर प्रतिबन्ध-जैसी अन्य निर्योग्यताओंकों भी हटवानेका प्रयत्न करनेके 
लिए स्वृतन्त्र होगा। 

अपना वक्तव्य समाप्त करते हुए श्रीं एन्ड्रयूजने कहा कि श्री डंकनकी व्याख्या 
बिलकुल समझमें नहीं आती ओर श्री गाधीकी भविष्यवाणी सच होतीं जान पड़ती 


१, देखिए खण्ड १०, पृष्ठ ४९४ । 


६०२ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


है; क्योंकि ऐसा दिखता है कि सघ सरकार अब अपने कामूनोंकों दमनका यन्त्र तथा 
भारतीय जनताकों दक्षिण आफ्रिकासे बाहर खदेड़नेका अप्रत्यक्ष साधन बनानेमें संरूरन 
है । )4 

[ अंग्रेजीसे | 

हिन्दू, ७ ४-१९२४ 


परिक्षिष्ट १३ 


(क) स्वामी अद्धानन्दके नाम सुहस्सव अलोका पत्र 
आदरणीय स्वामीजी महाराज, 


अफसोस कि में अपने वादेके मुताबिक आपके बताये मामछेपर कछ आपको 
खत नहीं लिख सका, क्योंकि में नवाब साहब रामपुरसे मिलने चला गया था ओर 
वहाँ मुझे दिनके ११ बजेसे रात ८ बजेतक रहना पड़ा। मैने तेज में अभी-अभी 
पढ़ा है कि आपके घार आर्यसमाजी' दोस्तोंने मुझसे कांग्रेससे इस्तीफा देनेकी माँग 
की है। इसे पढ़कर मुझें बरबस' हँसी आ' गई, हालाँकि में कबूल करता हूँ कि इससे 
मुझे बहुत दुःख भी हुआ। में जानता हूँ कि ऐसे कुछ लोग कुछ समयसे इस तरहके 
कामोंमे लगे हुए हैं। छेकिन मैने लखतऊकी आम सभामें इसके बारेमें किये गये 
सवालका जवाब देनेके बाद यह मान लिया था कि ये छोग आगे इस' तरहके काम 
नहीं करेंगे। उस सभामें मौजूद एक हिन्दू साहबकों मेरा जवाब इतना पसन्द आया 
कि वे जोशमें आकर पुकार उठे थे कि २२ करोड़ हिन्दू आपके साथ लड़ने और 
मरतेके लिए तैयार है। किन्तु मैं अब महसूस करता हूँ कि मेरी यह उम्मीद कितनी 
बेकार थी। हालाँकि यह बहुस इस समय जिस तरह चलाई जा रही' है उसे देखते 
हुए जवाबमोें एक ऊलूपज भी कहना बिलकुछ गैर-जरूरी हो जाता है, फिर भी चूंकि 
में मासकेकी पूरी सफाईका वादा कर चुका हूँ, इसलिए जैसा आप चाहते हैं मे यह 
बयान दे रहा हूँ: 

हकीकत वही है जो मैंने आपको जबानी' बताई थी। तब भी मेरे कुछ मुसल- 
मान दोस्त मुश्नपर बराबर यह इल्जाम लगा रहे हैं कि में हिन्दू-परस्त और गांधी- 
परस्त' हूँ। वे' यह्‌ दिखाना चाहते हैं कि में मजहबी' उसूलोंके बारेमे महात्मा गांधीका 
मुरीद हो गया हूँ। इसमें इनका असल मंद यह है कि मुसलमान छोग, खिलाफत 
कमेटी और कांग्रेस मुझसे नाखृश हो जायें । इसलिए कई मौकोंपर मैंने साफ-साफ 
कहा है कि मजहबी' मामलोंमें मेरा वही अकीदा है जो किसी भी दूसरे सच्चे मुसल- 
मानका है। में इसीलिए पैगम्बर म्हम्मदका (खुदा उतको राहत दे) मुरीद होनेका 
दावा करता हूँ, गांधीजीका नहीं। और चूँकि में इस्लामकों खुदाकी सबसे बड़ी देन 
मानता हूँ, इसलिए महात्माजीके लिए मेरे मनमें मुहब्बतका जो जज्बा है उसीने मुझे 
खुदासे यह दुआ मॉगनेके लिए कहा है कि वह उनकी रूहको इस्लामकी सच्ची रोशती- 


परिशिष्ट ६०३ 


से रोशन कर दे। फिर भी में जोर देकर अपने इस अकदेका ऐलान करना चाहता 
हूँ कि इस्लाम, हिन्दू, यहूदी, ईसाई या पारसी किसी भी मजहबका आज ऐसा कोई 
भी नुमाइदा मौजूद तहीं जो महात्माजीकी तरह नेकचलछतन और उसूकोका पाबन्द 
हो। इसीसे मेरे दिलमे उनके लिए इतना अदब और मुहब्बत है। में अपनी माँका 
बहुत अदब करता हूँ और अगर इस्लामकी सच्ची नसीहत हर हालमें सब्र करना 
और एहसानमन्द रहना है तो मेरा दावा है कि कोई भी इन्सान-- चाहे वह धर्मका 
कितना भी बडा पण्डित हो --- इस्लामको मेरी माँसे ज्यादा अच्छी तरह नहीं समझा 
है। इसी तरह मैं मौलाना अब्दुल बारीको अपना मजहबी रहनुमा मानता हूँ। उनकी 
मेहरो-मुहब्बतसे मैं बँधा हुआ हूँ। मैं उनके हृदयकी निरछलताकी बहुत तारीफ करता 
हँ। छेकिन इसके बावजूद मैं यह कहनेकी हिम्मत करता हूँ कि मुझे आजतक ऐसा 
कोई भी. इन्सान नहीं मिला जो सच्चे अमलके नजरियेसे महात्मा गाधीसे ऊँचे स्थान- 
पर बैठने लायक हो। 

लेकिन मजहबी अकीदे और अमलमे बड़ा फर्क है। इस्लामको माननेवाला होनेके 
नाते मैं यह माननेके लिए मजबूर हूँ कि इस्लामके उसूल इस्लामके अछावा किसी भी 
दूसरे मजहबको माननेवालों के उसूलोसे ऊँचे है। इस नजरियेसे एक पस्त और गिरे 
हुए मुसलमानके मजहबीं उसूल भी एक गैर-मुसलमानके मजहबीं उसूलोके मुकाबिले 
ऊँचा दर्जा पानेके मुस्तहक है--भलेही वह गैर-मुसलमान कितना हीं पाक और 
नेकचलन क्यो न हो, और चाहे वह खुद महात्मा गाधी हीं क्यो न हो। 

लखनऊमें जब मेरी तकरीर शुरू होनेसे ठींक पहले किसीने ऊपर बताये गये 
सवालकी एक नकल जवाबके लिए मुझे दी और बहुत-सी नकलें सुननेवालों में भी 
बाँटी थीं तब मैने कहा था कि में ऐसे किसी सवालका जवाब देना नहीं चाहता; 
क्योंकि में समझता हूँ कि किसी भी इन्सानकों, जबतक वह यह सांबित न कर दे कि 
वह महात्माजीसे मेरे मुकाबले ज्यादा मृहब्बत करता हैं, मुझपर उनकी हतकका इल्जाम 
लगानेका हकदार नहीं हो सकता। मेने ऊपर बताया गया जवाब तब दिया, जब 
मुझे बताया गया कि सवाल यह नहीं है कि मैने गांधीजीकी हतक की है, बल्कि 
यह है कि मैने हिन्दू धर्मकी हतक की है। मेरी उस तकरीरकी रिपोर्ट आजसे करीब 
एक महींगे पहले 'हमदम ' मे छपी थीं। उसमे मेने यह भी कहा था कि जहाँतक 
सच्चे अमलसे जूदा मजहबी अकीदेका ताल्लुक है, हर ईसाई यह मानता है कि बहुत 
ही पस्त गिरा हुआ ईसाई भी एक पाक और नेकचलन मुसलमान या यहूदीसे ज्यादा 
ऊँचा दर्जा पानेका मुस्तहक है। हिन्दू और दूसरे धर्मकि माननेवाले भी ऐसा हीं मानते 
हैं। जैसा कि मैं बता हीं चुका हूँ, मेरा जवाब इतना तसल्लीबंख्श साबित हुआ कि 
एक हिन्दू दोस्तने पुकारकर कहा कि “ २२ करोड हिन्दू आपका साथ देनेके लिए 
तैयार है।” सुननेवालोंमें से बहुतसे हिन्दुओंने उसकी बातपर खुशी जाहिर करते हुए 
' बन्देमातरम्‌” और “अल्लाहो-अकबर' के नारे लगायें। दूसरीं तरफ जो छोग उस 
सवालकीं छपी हुई तकलें लाये थे, उनका मुंह बिलकुल बन्द हो गया। मज्जेकी बात 
तौ यह है कि जिन लोगोंने मुझसे इस्तीफेकी माँग की है, उनमें से एक साहबने अभी 
हालमें मुझे देहरादुनमें एक आम सभामे आनेके छिए बड़े तपाकसे दावत दी थी। 


६०४ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


ऐसे हालातमें में इन साहबानके कहने या सोचनेपर अपने किसी कामको नहीं 
छोड़ सकता। इसके अछावा, यह बात पूरी तरह कांग्रेसके इख्तियारकी है। फिर भी में 
यहाँ यह कहना चाहता हूँ और आप भी मेरी इस' बातकी ताईदव करेंगे कि हालाँकि 
मैं इस्लामका एक नाचीज बन्दा हूँ, लेकिन अगर ये साहबान मुझे हिन्दू-मुस्लिम एकता- 
का दुश्मन और महात्मा गाधी तथा उनके जानेमाने मजहबी अकीदेकी हतक करनेवाला 
मानते हों तो मेरा खयाल है कि ऐसा एक भी मुसलमान नहीं होगा जो' उन्हें पूरी' 
तरहसे तसलल्‍ली करा सकेगा। 
एक बार में फिर कहना चाहता हूँ कि यदि मैने आपसे वादा न किया होता तो 
में यह खत लिखता ही नहीं; क्योंकि में इस' देशमें आजकलरू जो कई बहसे छिड़ी 
हुई है उनमें इजाफा नहीं करना चाहता। में इस रामय अपनी बेटीकी' मौत और 
अपने एक भाई और अपनी मॉकी खतरनाक बीमारीकी वजहसे जिस्मानी तौरपर इस 
बहसमें पड़नेके नाकाबिझू हँँ। ऐसे वक्‍त जिन दोस्तोंने यह बदमजा बहस छेड़ी है 
में उन्हें उनकी अखलाकी तमीजपर ही छोड़ना अच्छा समझता हूँ। में एक बार फिर 
आपकी हमदर्दीके लिए आपका शूक्रगुजार हूँ और इन अल्फाजके साथ खत पूरा 
करता हूँ कि अगर आप इसके बारेगें अखबारोंमें कुछ छिखें तो इस खतको आप 
ज्योंका-त्यों छाप सकते हूँ। 
आपका, 
मुहम्मद अली 


(ख) तेज के सम्पादकके नाम मुहस्सद अलीका पत्र 


प्रिय महोदय, 


स्वामींजी महाराजके खत्तमें एक ऐसा जुमका था जिसका मतल्‍रूब रूगाया जा 
सकता है कि में हस्तीकी कशाकशसे भिद्ञातके लिए अच्छे काम करना जरूरी नहीं 
मानता। ऐसा न में मानता हूँ, न कोई भी मुसलमान। निजातकी जछरी छातें हैं: 
अकीदा, अमरकी पकीजगी, दूसरोकों नेक काम करनेके लिए समझाना और. उन्हें 
बुरे कामोसे आगाह करना तथा अपने कियेका फल तहम्मूठके साथ भोगना। मैं 
मानता हूँ कि जिस तरह एक मुसलमान बुरे कामोके लिए सजा पानेके लायक है 
उसी तरह एक गैर-मुसलूमान भी अपने नेक अमलके लिए अच्छे फलका मुस्तहक 
है। सवाल निजातके लिए जरूरी शर्तोंका नहीं, बल्कि मजहबी अकीदे और अमलमें 
फर्कका है। यहीं वजह है कि में महात्माजीको अपने जाने हुए सभी मुसलमानोंसे 
ऊचा दर्जा देता हें। लेकिन अपने मजहबकों सभी गैर-मुसरूमानोंके मजहबसे ऊँचा 
सानता हर सुसलमानका फर्ज है। ऐसा कहकर मैने अपने ऊपर छगाये गये “गांधी- 
परस्ती के इल्जामका जवाब दिया था। मेरा मंशा बिलकुल यही था, हिन्दू भाशयोंके 
जज्बातको चोट पहुंचाना या महात्मा गांधीकी हतक करना नहीं। इसपर अगर किसीको 
शिकायत हो सकती है तो' मेरे अपने मजहबके लोगोंको' हीं हो सकती है, क्योंकि 


परिदिष्ट ६०५ 


म उनमें से किसीको भी अमलकी पाकीजगीके नजरियेसे महात्मा गाधीके बराबर 
नही. मानता। 


मुहम्मद अली 
| अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १०-४-१९२४ 


परिशिष्ठ १४ 
(क) कॉौंसिल-प्रवेशके सम्बन्धर्म मोतोराल नेहरूकी टीप 


महात्माजीका मसविदा मुझे मिले पूरा एक सप्ताह हो गया है। इस बीच 
मैंने मसविदेको यथाशक्ति पूरे ध्यानसे बार-बार पढ़ा है और मुझे उसपर महात्माजीसे 
चर्चा करनेका लाभ भी मिला है, जिसके लिए उन्होने मुझे कृपापृवक तीन घटेसे अधिक 
समय दिया। महात्माजीने जो बातें कही, मेने उन्तपर चिस्तन और मनन किया है। 
किन्तु मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि इस दीघ चिन्तन और मननसे भी मेरा 
१८ भहीने पहले बनाया हुआ मत पुष्ठ हीं हुआ है। 

में मानता हूँ कि महात्माजी और मेरे बींच जो मतभेद है वह केव॒लू ब्योरेकी 
बातोंको छेकर ही नही है बल्कि कुछ मामलोमे सैद्धान्तिक है। असलमे अधिक बारीकीसे 
जाँच करनेपर मेरा खयाल यह बना है कि हमारा यह मतभद ओर भी गहरा है 
और उसका मूल स्वयं इस सिद्धान्तमें नहीं बल्कि स्वयं इस सिद्धान्तके आधारभूत 
विचारमे है। किन्तु इसके बावजूद मेरा यह विश्वास हो गया है कि इस मतभेदका 
प्रभाव इस सिद्धान्तको व्यवहारमे छागू करनेपर नही पड़ता और हमे बैसा प्रभाव पडने 
भी नहीं देना चाहिए। अब हम अहिसा और असहयोगपर पृथक-पृथक विचार करे। 

(१) “अहिंसा “--- इस मामछेकी आवश्यकतासे विवश होनेके कारण अहिंसाका 
जो स्वरूप मैने स्वीकार किया है उसकी अपेक्षा महात्माजीकीं अहिसाकी कल्पना अधिक 
ऊँची है। कांग्रेस अहिसाके सिद्धान्तकों उसके सब फलितार्थों और सहज परिणामों 
सहित स्वीकार नहीं कर सकती और उसने उनको स्वींकार किया भी नही है। 
वह मानती है कि उसके दायरेमें सब धर्मों और सम्प्रदायोके लोग आते हूँ। इस्लाम 
अहिंसाको जीवनका अपरिवर्ततीय और अदूद नियम नहीं मानता और हिन्दुओकी 
कई जातियाँ और धाभिक शाखाएँ हिंसाके सविवेक प्रयोगमे विश्वास रखती हे। जहाँ 
महात्माजी किन्‍्हीं भी स्थितियोमें मन, वचन और करमसे हिंसा नहीं करना चाहते 
वहाँ बहुतसे सच्चे कांग्रेसी ऐसे हैं जो कुछ स्थितियोमे वास्तविक स्थूछ हिंसा करना 
भी अपना परम कत्तेव्य मानते है। असलमें में यह मानता हूँ कि यदि हम विचारमें 
आने योग्य समस्त स्थितियोमे सब प्रकारकी हिसाका निषेध कर देंगे तो यह मानवकीं 
उच्चतम और उदात्ततम भावताओपर बलात्कार करता होगा। यदि में किसी बदमाश- 
को अपेक्षाकृत कमजोर आदमीपर आक्रमण करता हुआ या उससे दुव्यंवहार करता 


६० ६ सम्पूर्ण गांधी वाहइुमय 


हुआ देखूँ तो में इतना ही न करूँगा कि आक्रमणकारी और उस पीड़ित व्यक्तिके 
बीचमें कूद पड़ और इस प्रकार ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दूं जिससे उसके सम्मुख 
एकके बजाय दो पीड़ित व्यकित हों, बल्कि में उसे पठककर उस पीड़ित व्यक्तिकी 
और अपनी रक्षा करनेका प्रयत्न करूँगा। फिर यदि कोई मुझ्पर आक्रमण करे 
तो में आक्रमणकारीसे अपनी रक्षा, आवश्यक होनेपर, बलप्रयोग करके भी करूँगा 
ओर मेरा वह बलप्रयोग विशेष स्थितियोंमें आक्रमणकारीके लिए प्राणान्तक भी हो 
सकता है। मुझे इस तरहके दूसरे उदाहरण देनेकीं जरूरत नहीं है। ऐसे पदाहरण 
तो आसानीसे सोचे जा सकते हैं। जहाँतक विचारकी अहिंसाका सम्बन्ध है, यह 
स्पष्ट है कि जो मनुष्य विशेष अवसरोपर वास्तविक हिंसा करनेके लिए तैयार 
हो वह हिंसाके विचारसे सर्वेथा मुक्त नहीं हो सकता। अहिंसात्मक' असहयोगमें सम्मि- 
लित होकर मेने जो जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है वह केवल इतनी हीं है कि मैं 
सरकारके विरुद्ध असहयोगके कार्यक्रमको कार्थान्वित करनेमें किसी तरहकी हिंसा नहीं 
करूंगा अथवा उसकी बात भी नहीं सोचुगा। “अहिंसाका पूरा पाकूत किया जायें; 
किन्तु उसका प्रयोग जिस उद्देश्यके लिए वह स्वीकार की गई है उसीतक सीमित 
रखा जाये, में महात्माजीके कथनका अर्थ इतना ही समझता हूँ। यदि कोई 
सरकारी अधिकारी ऐसे मामलोंमे जिनका काग्रेससे कोई सम्बन्ध नहीं है, मेरे साथ 
ऊपर बताये गये बदमाशकी तरह व्यवहार करना चाहे तो में उस अधिकारीसे बसे 
ही निबदूंगा, जैसे उस बदमाशसे। जहाँतक मेरा सम्बन्ध है, में अहिंसाके सिद्धान्तका 
उपयोग जिस विशिष्टतम उद्देंदयके लिए मैने उसे स्वीकार किया है, उसीतक सीमित 
मानता हूँ। 

महात्माजी कहते हे कि कौंसिलोंमें जाना ' हिसामे भाग लेनेके समान है।' मेरे 
खयालसे इसमें इस तथ्यकी ओर संकेत किया गया है कि कौसिक्े हिंसाकी नींवपर 
बत्ती सरकार द्वारा स्थापित की गई संस्थाएँ हैं। में मानता हूँ कि इस अ्थंसे ऐसी 
सरकारके शासनमें रहनेवाला कोई भी मनुष्य हिसामें भाग केनेसे नहीं बच सकता। 
किन्तु ऐसी सरकारके शासनमें रहना और जीवन-रक्षाके लिए अत्यावश्यक साधनोंकों 
अपनाना भी  हिसामे भाग लेनेके समान” होगा। हिसाकी नीवपर बनीं सरकारके 
शासनमे रहने मात्रकी अपेक्षा कौंसिलोंमें जाना हिसामें अधिक सीधा भाग लेना है या 
नही, यह प्रश्न केवछ मात्राका है और इसका उत्तर जिस उदेश्यसे लोग कॉसिलोंमें 
जाते है, उस उद्देश्यपर निर्भर करता है। 

गांधीजीने इस बातकी सचाईमें शंका प्रकट की है कि “ अहिंसाका जैसा आत्यन्तिक 
अर्थ में करता हूँ बेसा दूसरा कोई नहीं करता और ज्यादात्तर कांग्रेसी अहिंसाकी 
परिभाषा केवल अपने विरोधीकों शारीरिक क्षति न पहुँचाना हीं करते हैं।” इस 
विचारको सिद्धान्त-रूपमें माननेवाले कुछ लोग हो सकते हैं; किन्तु में महात्माजीके 
ऐसे एक भी अनुयायीको नहीं जानता जो इसपर आचरण करता हो। यह सच है 
कि में अहिसाको जिस सीमित अर्थमे मानता हूँ उसमे भी वह वाणी और कर्म दोनों- 
की अहिसा होनी चाहिए और वह केवल शारीरिक क्षति न पहुँचानेतक ही सीमित 
नहीं हो सकती। किप्तु विचारकी अहिंसा पूर्णतः अव्यावहारिक समझकर अमाध्य 


परिशिष्ट ६०५७ 


की जानी चाहिए। यदि हम ऐसा न करेगे तो अपने ही बने भ्रमके जालमें फेस 
जायेगे और फिर हमारे लिए उसमें से निकलना असम्भव हो जायेगा। 

(२) असहयोग -- में स्वीकार करता हूँ कि काग्रेसकी वर्तमान गति-विधियोमे 
मुझे अस॒हयोगका कोई चिकह्त दिखाई नहीं देता। यह सम्भव है कि उनके परिणाम- 
स्वरूप' भविष्यमें कभी असहयोग किया जा सके; किन्तु वे स्वत तो किसी भी तरह 
असहयोग नहीं मानी जा सकती। केवल बारडोलीका कार्यक्रम हमारे सम्मुख है, किन्तु 
उसमे भी कोई ऐसी बात नही है जो किसी भी अर्थमे सरकारसे वास्तविक असहयोग 
मात्ती जा सके। महात्माजी कहते हैं कि त्रिविध बहिष्कार असफल नहीं हुआ है 
क्योकि वकीलोंकी प्रतिष्ठा चली गईं है, माँ-बापोंका सरकारी स्कूलोकी शिक्षासे 
विश्वास उठ गया है और कॉौंसिलोमें कोई आकर्षण नहीं रह गया है। में यह सब 
स्वीकार करता हूँ और यह भी मानता हूँ कि ऐसी और भी कई चीजें है जो अब 
नही रहीं है। किन्तु प्रदन यह है कि यह सब बहिष्कारपर अमल करनेसे हुआ है 
या यह महात्माजीके उपदेशोका परिणाम है। क्‍या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि 
स्थिति बहिष्कारकी बात सोचनेसे पहले जैसी थी, अब उससे भी ज्यादा बुरी है! 
वकीलो और, स्कूल जानेवाले छात्रोकीं सख्या बहुत-कुछ बढ गई है और कोसिलोमें 
जानेवाले लोगोंकी संख्या जितनी थीं, अब भी उतनी है। अन्तर केवल इतना ही है 
कि जहाँ १९२० से पहले लोग वकालरुतका धन्धा करते हुए, अपने बच्चोंको सरकारी 
स्कूलोंमें भेजते हुए और कौसिलोंमे जाते हुए यह विश्वास करते थे कि उनका कार्ये 
उचित है, वहाँ १९२१-२३मे वे इन्ही कामोंको करते हुए यह समझते और विश्वास 
करते है कि वें अपने प्रति ही नहीं, बल्कि समस्त राष्ट्रके प्रति भारी अन्याय कर रहे 
है। क्‍या इससे लोगोका नैतिक स्तर ऊँचा उठा है? मेरे विनम्र भतमें इस त्रिविध 
बहिष्कारसे केवल इतना ही सिद्ध हुआ है कि जिन ऊँचे आदशोपर चलनेके लिए 
लोग तैयार न हों उन आदर्शोका प्रचार करनेसे निश्चित हानि ही हो सकती है। 
ईमानदारी यह होगीं कि हम इस त्रिविध बहिष्कारकी असफलताकों स्वीकार कर ले 
और इस बहिष्कारको निसकोच छोड दे। यदि स्वराज्यवादी लोग यह न समझते 
कि महात्माजीके उपदेशोके विरुद्ध जनसाधारणकों नहीं ले जाया जा सकता तो वे 
इस कार्यको जरूर करते। उसके बाद दूसरा कार्य जिसे वे कर सकते थे वह था 
कौसिलोमे सच्चे असहयोगका तत्त्व दाखिल करना। इस कार्यमें उनको बहुत अधिक 
सफलता मिली है, इसमें कोई शका नहीं हो सकती। 

अब मैं कौसिल-प्रवेशके विरुद्ध दिये गये महात्माजीके तकोंका विवेचन करूंगा। 
उन्होंने यह कहकर कि “विधान सभाओमें प्रवेश करनेसे स्व॒राज्यकीं ओर प्रगति 
रुकी है --स्वराज्यवादियोपर एक गम्भीर ओर भारी लांछन छुगाया है। में सादर 
किन्तु सशक्त रूपमें इस विवादर्म अपना पक्ष रखता हैँ और कहता हैँ कि बात 
बिलकुल उलटी ही है। वास्तवमें हुआ यह है कि कौसिलमे ऐसे छोक-स्वराज्यकी 
नीव डाल दीं गई है जिसका विकास छोगोंकी स्वतन्त्र इच्छा और पसनन्‍्दके आधारपर 
किया जायेगा। कौसिलकी माँग स्वीकार की जायेगी या नहीं, यह बात गौण है। 
इसी तरह यह प्रइन भी उतना ही असंगत है कि कौसिलो द्वारा स्व॒राज्यकी ओर 


६०८ सम्पूर्ण गांधी वामय 


वास्तविक प्रगति सम्भव है या नहीं। किन्तु मेरी समझमे यह बात बिलकुल नही 
आती कि कौसिल अथवा विधान सभाओमे की गई किसी कारवाईसे “ स्वराज्यकी 
ओर. प्रगति वस्तुतः कसे रुकी है। मेरा खयाल तो यह है कि स्वराज्यवादियोते 
सन्देहप्रस्त ससारको कमसे-कम यह दिखा दिया है कि उनके दलके लोग कृतसंकल्प 
है और वे स्व॒राज्यसे कम कोई चीज स्वीकार नही करेंगे। हमारे प्रदर्शनका कोई 
निश्चित लाभ हुआ है, यह बात शायद शकास्पद हो, किन्तु उससे हानि हुईं है, यह 
कहना तो उचित नहीं है। 

अब में महात्माजीके बताये गये कारणोंका साफ-साफ उत्तर दूँगा। 

(क) कौंसिल-प्रवेश --- वर्तमान शासन-पद्धतिमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भाग छेनेके 
समान ” है। हम अपने देनिक जींवनमे ऐसे बहुतसे कार्य करते है' जिनके द्वारा हम 
वर्तमान शासन-पद्धतिमे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भाग लेते है। किन्तु यह आपत्ति इस 
मान्यतापर आधारित मारूम होती है कि विधान सभाएँ इस प्रणालीको कायम रखनेके 
लिए बनाये गये तन्त्रकीं मुख्य अग-मात्र हें। यह कहना ज्यादा सही होगा कि 
वर्तमान प्रणालीका औचित्य बतानेके लिए बनाये गये तनन्‍्त्रमें यो विधान सभाएँ केवल 
दिखावटी अग है। तथ्य यह है कि सरकार विधान सभाओसे पूर्णतः स्वतन्त्र है। ये 
सभाएँ इस प्रणालीको वास्तव कायम नहीं रखती; बल्कि सरकार संसारको' जो' 
धोखा दे रही है, वे' उसे छिपानेके लिए बनाई गई है। स्व॒राज्यवादी कौसिलोमे इस 
धोखेकी कलई खोलतनेके लिए गये है। वे इस धोखेमे हिस्सा नहीं लेते, बल्कि उसमें 
हिस्सा लेनेसे इनकार करते है। काग्रेसनन नगरपालिकाओमे भाग लेते है; किस्तु 
गाधीजी इस सम्बन्धमें कुछ नही कहते। में महात्माजीके इस रुखसे उनके इस' कथन- 
का मेल बैठानेमे असमर्थ हूँ। इस देशमें जो विभिन्न नगरपालिका अधिनियम छागू 
है उनको सरसरी निगाहसे पढनेसे यह बात मालूम होगी कि ये सस्थाएँ प्रशासनका 
अत्यन्त आवश्यक भाग है और उनको समस्त महत्त्वपूर्ण मामलोमे सरकारसे पूरा' 
सहयोग करके ही चलाया जा सकता है। उनके कारण सरकारी स्कूलोंका बहिष्कार 
व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि लगभग सभी नगरपाछिकाएँ इन स्कूलोंकों चलानेके लिए 
सरकारी राजस्वमें से सहायता माँगती है और अच्छी-बडी राशियाँ सहायताके रूपमें 
प्राप्त करती है। उनके कारण ही यह विसगति उत्पन्न होती हे कि कांग्रेसजन' भार- 
तीय विधान कानूनके अन्तर्गत नियुक्त किये गये मन्त्रियोंकी नीतिको कार्यान्वित करने 
और इस प्रकार मन्त्रियोपर सरकारका नियन्त्रण लागू करनेके लिए विवश होते है। 
ऐसे अन्य भी बहुतसे काम है जिनसे केवल सहयोगकी ही गन्ध नहीं आती, बल्कि 
जो वर्तमान शासन-पद्धतिमे प्रत्यक्ष भाग लेनेके समान है। 

(ख)  अवरोध” --यह शब्द ऐसा है जिसका बहुत अधिक दुरुपयोग और 
अनुचित प्रयोग हुआ है, किन्तु में मानता हूँ कि हमारे स्वराज्यवादियोको पर्याप्त अभ्यास 
न होनेके कारण, इससे हिसाकी गन्ध नहीं आती और वे यह भी नहीं समझ पाते 
कि दण्डविधि' संशोधन अधिनियमके भंगमे और काग्रेस द्वारा स्वीकृत विभिन्न तरहके 
धघरनों और हडतालोमे हिसाकी जो गन्ध आती है, स्वराज्यवादियोके कार्येक्रममें हिसाकी 
उससे तेज गन्ध आये, यह कैसे सम्भव है। में स्वयं सविनय अवज्ञाकों अवरोधका 


परिश्षिष्ट ६०९ 


सबसे बड़ा रूप मानता हेँं। किन्तु हमे शब्दोको अनुचित महत्त्व नहीं देना चाहिए 
और  स्वराज्यवादियोने वास्तवमे जो कार्य किया है उसीपर विचार करना चाहिए। 
उन्होने मध्यप्रान्तमे कार्यक्रमपर पूरा अमर किया है। उन्होने वहाँ क्या किया है अब 
हम उसपर विचार करे। उन्होने सबसे पहले मन्त्रियोके विरुद्ध अविद्वासका प्रस्ताव 
स्वीकार किया। यह वस्तुत. उस प्रणालीमे अविश्वास था जिसके अन्तगंत मन्‍्त्री 
नियुक्त किये गये है और यह बात प्रस्तावके समर्थनमे दिये गये भाषणोमे बिलकुल 
स्पष्ट कर दी गईं थी। अविद्वास प्रस्तावके बाद सरकारको भन्त्रियोको बरखास्त 
करना था, किन्तु उसने ऐसा नहीं किया। उन्होने उसके बाद मन्त्रियोकी तनख्वाहे 
नामंजूर कर दी; किन्तु वे फिर भी अपने पदोपर बने रहे और अपनी विभागीय 
कार्रवाइयाँ करते रहे। ये सब कारवाइयाँ नामजूर कर दी गई, क्योकि कौसिलने 
अविश्वास प्रस्ताव और उत्तको तनख्वाहे तामजूर करनेके बाद मन्वियोकों मान्य करनेसे 
इनकार कर दिया था। इसके बाद बजट रखा गया। इसपर कौसिलका कोई प्रभावकारी 
नियन्त्रण नहीं था, अत वह साफ-साफ यह कारण देकर नामजूर कर दिया गया कि 
जिस 'राजस्वकों इकठ्ठा करनेमे कौसिलकी कोई राय नहीं ली जाती और जिसके खर्चे 
किये जानेपर उसका कोई नियन्त्रण नहीं, कौसिल उस राजस्वके ख्चमें भाग लेना 
नही चाहती । ऐसे ही कारणोसे कुछ दूसरे विधेयक भी नामजूर किये गये। वहाँ जो-कुछ 
हुआ है वह बस इतना ही है। में स्व॒राज्यवादियोके इन कार्योकी जॉाँच-पड़ताल उनके 
गुणावगुणके आधारपर करनेका आह्वान करता हूं ओर यह पूछता हूँ कि क्या उच्चतम 
नैतिक और सदाचार सम्बन्धी आधारपर इनमें से किसी कार्यपर कोई आपत्ति कीं जा 
सकती है। ये काय हीं विभिन्न दृष्टिकोणोसे अवरोधके कार्य, ध्वंसके कार्य और तोड- 
फोडके कार्य कहे जा सकते है और कहे गये हे। किन्तु केवल भाषापर जानेसे कुछ नही 
बनता । आपको तो तत्त्व या सार देखना चाहिए। मेरा दावा है कि भध्यप्रान्तमें जो-कुछ 
किया गया वह तत्त्वत' छोगोकी इच्छाके प्रति उदासीन सरकारसे असहयोग था। 
यही बात कौसिल और बगालर विधान सभामे किये गये स्वराज्यवादियोके कार्योपर 
लागू होती है। 

(ग) “रचनात्मक कार्यक्रम ”। इस आपत्तिका क्या अर्थ है यह में नहीं समझ 
सका हूँ, किन्तु बादमे मुझे भहात्माजीने बताया कि इसका अर्थ केवल इतना ही 
है कि कौसिल-प्रवेशके प्रश्तमे जो समय और शक्ति रूंगी वह रचनात्मक कायंत्रममें 
नहीं ूग सकी । जहाँतक इस बातका सम्बन्ध है, यह केवरकू अपरिवर्तेतवादियोंपर लागू 
होती है, क्योकि स्व॒राज्यवादी तो काग्रेसकी कार्यकारिणी समितियोमे से लगभग निकाल 
ही दिये गये है और उनका रचनात्मक कार्यक्रमके विभिन्न भागोसे सम्बन्धित सस्थाओं- 
पर कोई नियन्त्रण नहीं रहा है। यदि स्वराज्यवादी कौसिलोमें न जाते तो उनके 
सामने ये दो मार्ग रह जाते, था तो वे कार्यसे निवृत्त हो जाते या रचनात्मक कार्य 
करनेके लिए अपनी स्वतन्त्र संस्थाएँ बनाते; किन्तु इन दोनो ही कार्योसे रचनात्मक 
कार्यमें कोई सहायता न मिलती। 

(घ) “प्रवेश असामयिक है । मेरा खयाल है कि यह आपत्ति मेरी समझमें 
पूरी तरह नहीं आई है। यदि इसका अर्थ यह हो कि हमे स्वराज्य मिलनेतक रुके 


२३०३९ 


६१० सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 


रहना था तब तो बात ही खत्म हो जाती है। यह कहा गया है कि “ कौंसिलोंके 
वातावरणमे सत्य और अहिंसाकों त्यागनेका लोभ स॒दा बना रहता है और वह छग- 
भग दुर्दम्य होता है।” इस सम्बन्धमें में केवल इतना ही कह सकता हूँ कि मुझे 
कौसिलोके वातावरणमें और बाहरके वातावरणमें कोई अन्तर नहीं दिखाई दिया है। 
कौसिलोमे प्रवेशसे अनुशासनपर पड़नेवाला भार निश्चय हीं सविनय अवज्ञाकी लम्बी 
प्रतीक्षाके भारसे कम होगा। 

(४) “ खिलाफत और पजाबके कारण ”। ये कारण अब रूगभग समाप्त हो 
चुके है, इस बातकों छोड दे तो भी मेरी समझमें यह नहीं आता कि इन प्रश्नों 
और कौसिल-प्रवेशके प्रइतमे क्या विशेष सम्बन्ध है। 

महात्माजीने कोौसिलोमे काग्रेसजनोके प्रवेशके विरुद्ध ऊपर दिये हुए मुख्य कारण 
बताये हैं। मुख्य कारणोके बाद अपने सामान्य वक्‍तव्यमें उन्होंने प्रसंगवश कुछ दूसरे 
मुद्दे भी बताये है। महात्माजीने स्वीकार किया है कि स्वराज्यवादियोकी बहुत अच्छी 
जीत हुई है; किन्तु उसके बाद कहा है कि स्वराज्यवादियोने जो-कुछ किया है वह 
तो असहयोगसे पहले ” भी किया जा सकता था, और हम “एक गाधीको ही नहीं, 
बल्कि कई हसरत मोहानियो और पजाबके समस्त कैदियोकों ” “न्यायपूर्ण आन्दोलन 
करके ” रिहा करा सकते थे और “खहरका जो प्रदर्शन किया जा सका है या 
कौसिलोमे इतने नरमदलियोका प्रवेश रोका जा सका है वह भी कोई बड़ी बात नहीं 
है।” सरकारी तनन्‍्त्र तो नरमदलियोंके सहयोगसे या उसके बिना भी और अवरोध 
किये जानेपर भी अबाध रूपसे चल रहा है।” इस प्रकारके तर्क महात्माजीके अनुरूप 
नहीं है। स्वराज्यवादियोने महात्माजीकी रिहाईका या खादीके प्रदर्शनका श्रेय कभी 
नही लिया है, किन्तु उन्होने नरमदलियोको अवश्य ही कौसिलोंमें जानेसे रोका है। 
यह कार्य महात्माजीके कार्यक्रमके अन्तर्गत कौसिलोके बहिष्कारसे सम्पन्न नहीं किया 
जा सकता था। में मानता हूँ कि सरकारका असली' तन्त्र अबाध रूपसे चल रहा 
है। किन्तु हमारा कहना यह है कि हमने इस तन्‍्त्रमें से नकली और दिखावटी पूर्जोको 
निकाल लिया है और उसका नगा रूप ससारके सामने रख दिया है। यदि १०,००० 
कार्यकर्त्ताओंकी केवछ यह साबित करनेके लिए जेऊ भेजना ठीक था कि युवराजका 
आगमन असन्तुष्ट लोगोपर जबरदस्ती लादा गया है तो लोक प्रतिनिधियोंके नामसे 
सरकार जिस धोखेको कायम रख रही है उसकी कलई खोलना भी निदचय ही कुछ 
कम महत्त्वका काम नहीं था। 

सबसे अधिक क्रूर प्रहार इस वाक्यमे किया गया है, "यह आशा नही करनी 
चाहिए कि स्वराज्यवादियोका समाधान किसी तकंसे किया जा सकता है।” मै तो 
इतना ही कह सकता हूँ कि स्व॒राज्यवादी अत्यन्त नम्नरतापूर्वक अपने लिए स्वयं निर्णय 
करनेका अधिकार माँगते हैं और अभीतक कोई ऐसी बात नही कही गई है जिससे 
उनका समाधान हो सके। 

महात्माजीने इसके बाद ऐसी एक-दो बाते और कही हैं जिनका उल्लेख करना 
आवश्यक है। उन्होने कहा है, “में तो कौसिलोमें तभी जाना चाहता हूँ जब मुझे 
यह विश्वास हो सके कि में उनका उपयोग देशकी उन्नतिके लिए कर सकैगा। इसलिए 


परिशिष्ट ६११ 


यह आवश्यक है कि इस तन्‍्त्रमें और वह जिनके नियन्त्रणमे है उन लोगोमें मेरा 
विश्वास हो। यह नहीं हो सकता कि में इस तन्‍्त्रका पुर्जा बना रहँ और उसको 
नष्ट भी करना चाहूँ। मेरा निवेदन है कि इस तकंमे वैसी ही कमजोरी है जैसी 
उपमाओ ओर रूपकोका सहारा लेकर दिये गये सब तकोमे होती है। मेरी समझमें 
नहीं आता कि यह तन्त्र जिन छोगोके नियन्त्रणमे है उनमें विश्वास होना क्यों आव- 
इयक है, जब कि दूसरे छोग इस तन्त्रकों उनकी अपेक्षा अधिक अच्छी तरह चला सकते 
हं। मेरा खयारू तो यह है कि अच्छेसे-अच्छा और निर्दोष तनन्‍त्र भी इतनी बरी 
तरहसे चलाया जा सकता है कि चलानेवालो को तुरन्त हटानेकी जरूरत पड जाये। 
यदि एक कमजोर पुराने तन्त्रको ऐसे चालकोके हाथसे ले लिया जाये जो खराबी 
करनेंपर तुले हुए हो और जरूरी मरम्मतके बाद उन लोगोके फायदेके लिए चलाया 
जाये जिनके फायदेके लिए वह है तो इससे कोई हानि नही हो सकती। हम इस 
तन्त्रको नष्ठ करनेके लिए उसके पूर्जो नही बने। इसके कुछ बाहरसे मंगाये हुए पूर्जे 
ऐसे हैं जो माल बनाते वक्‍त माऊकों बरबाद कर देते हे। हम फिलहाल इन्ही पुर्जो- 
को इस तन्‍्त्रमें से तिकारू रहे है और उनकी जगह खुद ले रहे है। हम आशा करते 
हैं कि हम अच्तमे एक नया और पूर्णत स्वदेशी तन्‍्त्र खडा कर छेगे जिसे लोग 
अपने लाभके लिए स्वय चलायेगे। 
अब भे भसविदेके उस हिस्सेपर आता हूँ जिसमे महात्माजीने कौसिल-प्रवेशको अन्तिम 
तथ्य मानफर इस प्रश्नका उत्तर दिया है, " अब क्‍या किया जाना चाहिए ? ” जेसा 
कि अपेक्षित था, उन्होने इसका उत्तर केवल वही दिया है जो काग्रेसके दिल्‍ली और 
कोकोनाड़ा अधिभशनोमे स्वीकृत प्रस्तावोके अन्तगंत दिया जा सकता है। किन्तु मेरा 
खथाल है कि उन प्रस्तावोकी कोरी व्याख्या पर्याप्त नहीं है, उससे कुछ अधिक करना 
आवश्यक है। सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण विचारणीय प्रश्न यह है कि काग्रेसके साधारण 
आन्दोजऊनमे स्व॒राज्यवादियोकी स्थिति क्या होगीं। क्या वह कुछ-कुछ एसी ही होगी 
जैसी महात्माजीने वकालत करनेवाले उन वकीलोके लिए निश्चित की है, जिसकी 
तुलना उन्होंने जूते गॉठनेवाले चमारोसे की है और जिनको काग्रेसकी बातचीतमे 
सक्रिय भाग लेने और कार्यकारिणी समितियोके सदस्य बननेसे रोक दिया है। यदि 
पोजना ऐसी' हो तो स्वराज्यवादियोकों महात्माजीके सम्मानजनक नेतृत्वसे अलूग ही 
होना पडेगा और या सार्वजनिक जीवनसे अवकाश ग्रहण करना पड़ेगा या अपने 
लिए प्रेवाका कोई “नया ही मार्ग और नया ही साधन” ढूँढना पडेगा। किन्तु यदि 
योजना ऐसी न हो तो में मानता हूँ कि एक सयुकत उद्देश्यके लिए मिलकर काम 
करना अब भी सम्भव है। इस सम्बन्ध मेरे खयालमे कुछ प्रस्ताव आये है और 
मुझे वें जिस क्रममे उपयुक्त छगे है, में उन्हें यहाँ उसी ऋममे देता हूँ। 
१, कांग्रेस कौसिलोमों काम करनेका एक नया कार्यक्रम बनाये जिसका उद्देश्य 
रचनात्मक कार्य ” और “असहयोग ” की दिशामें किये जानेवाले काग्रेसके बाहरी 
कार्योमे सहायता देना हो। इस प्रकार बनाया गया कार्यक्रम देशके लिए नये निदंशके 
समान होगा और सभी स्वराज्यवादी उसपर अमल करनेके लिए और सभी काग्रेसी 
उसका समभर्यन करनेके लिए बाध्य होगे। उस अवस्थामे स्वराज्यवादियों और अस्व- 


६१२ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


राज्यवादियों अथवा परिवर्तनवादियों और अपरिवर्तेनवादियोंके बीचके सब भेद मिठ 
जायेगे, किन्तु यद्यपि सब लोग मिलकर काम करेगे फिर भी सामान्यतः के कांग्रेसी हीं 
कौसिलोमें जायेगे जिन्हे वहाँ जानेमें कोई आपत्ति न होगी। कोसिल-सम्बन्धी प्रचारके 
लिए आवश्यक रुपये कांग्रेस कार्यसमिति मजूर करेगी और अखिल भारतीय काग्रेस 
कमेटी उसपर नियन्त्रण रखेगी। यह व्यवस्था कांग्रेसके अन्य कार्योकी तरह ही की 
जायेगी और उसमें कांग्रेसके खर्चकी दूसरी मदोंके महत्त्वकों ध्यानमें रखा जायेगा। 
तिलक स्वराज्य-कोषमे धन देनेवाले लोग चाहेगे तो अपना रुपया कौसिलोंके कार्यके 
लिए अलग निर्धारित कर सकेगे। 

२. कांग्रेस कोसिल-विभाग नामका एक अलूग विभाग खोले और उसे स्वराज्य- 
वादियोंके अधिकार और नियन्त्रणमे रखे। स्वराज्यवादी कौसिलोसे बाहरकी' काग्रेसकी 
साधारण प्रवृत्तियोंमे भाग लेगे और जिस' तरह कांग्रेस चाहेगी उस तरह कौसिलोमें 
जाकर इन प्रवृत्तियोमे सहायता देंगे। इस अवस्थामे भी सामान्य कार्यकारिणी 
परिषदोमे कुछ स्वराज्यवादी रहेगे; किन्तु उनको तिकूक स्वराज्य-कोषमे से कोई 
ऐसी आर्थिक सहायता नहीं दी जायेगी जो कौसिलोके लिए निर्धारित न की गईं हो। 
पहले और दूसरे प्रस्तावमें अन्तर यह है कि पहले प्रस्तावके अनुसार काग्रेस कौसिलोंका 
पूरा कार्यक्रम तय करेगी, किन्तु दूसरे प्रस्तावके अनुसार वह स्वराज्यवादियोसे अनुरोध 
करेगी कि वें ऐसे कोई खास कदम उठाये जिनका उल्लेख महात्माजीने अपने मस- 
विदेके अन्तमे किया है, अर्थात्‌ वे' खादीके प्रचार और शराबसे होनेवाले राजस्वकीं 
बन्दीके सम्बन्ध कारंवाई करे। 

३. दिल्‍ली और कोकोनाडा अधिवेशनोके प्रस्तावोंके अनुसार जैसे इस समय 
कार्य चल रहा है वेसे ही चलता रहे और स्वराज्यवादियोपर कोई निर्योग्यता न 
लग' जाये। इस' अवस्था स्वराज्यवादी अपनी नीति स्वयं बनायेगे और उसको 
कार्यरूप देगे। वे इस सम्बन्धमे कांग्रेसका निर्देशन लेगे। वे अपने लिए रुपया भी 
इकट्ठा करेगे। काग्रेस उनके कार्यमे किसी भी तरहका हस्तक्षेप न करेगी। स्वराज्य- 
वादी दल काग्रेसके रचनात्मक कार्यकों अमछमे लानेके लिए यथाशक्त पूरा प्रयत्न 
करेगा और काग्रेस उनके कार्यमे सहायता और सहयोग देगी। 


टाइप की हुई अग्रेजी प्रति (एस० एन० ८७१६) की फोटो-नकलहूसे । 


परिशिष्ट ६१३ 


(ख) सी० आर० दासके पत्रका अंग 


कलकत्ता 
१८ अप्रैल, १९२४ 
मोतीलालने मुझे एक मसविदा भेजा है जिसमे आपके कौसिल-प्रवेश सम्बन्धी 
विचार है। मुझे इसमें आपके उठाये गये दो-एक मुह्दोंपर आपसे चर्चा करनेकी बहुत 
उत्कण्ठा है। यदि असहयोगका अर्थ बहुत ही शाब्दिक किया जाये तो हो सकता 
है कि असहयोगके सवालूपर आपके विचार ठीक हो। लेकिन अहिसाके प्रइनपर में 
आपसे सहमत नहीं हूँ। में सिद्धान्त रूपमे अहिसामे विश्वास रखता हूँ और यह बहुत 
ही दु खजनक है कि डाक्टर मुझे आपके पास आने और इस पूरे मामलेपर आपसे 
चर्चा करनेकी इजाजत नहीं देंगे। मै बड़ी कठिनाईसे यह पत्र लिखवा रहा हूँ। यदि 
आप अपने विचार तबतक प्रकाशित न करे जबतक में आपसे मिलने लायक न 
हो जाऊ तो क्या आपको कुछ अधिक असुविधा होगी ? हो सकता है कि आपको 
मेरी बात कुछ बेजा जँचे, किन्तु मुझे लगता है कि यदि दिल्लीका समझौता अचानक 
उलट-पुलट जाये तो फिर सारा देश सैद्धान्तिक चर्चामें लग जायेगा, जिससे बडे काममे 
बहुत अधिक बाधा पड़ जायेगी। मुझे यहाँ इलाजके लिए २३ तारीखतक रहना 
है और उसके बाद दार्जीलिग जाने और वहाँ कमसे-कम एक महीना रहनेका 
विचार है। 


अग्नेजी प्रति (एस० एन० <७४०) की फोठो-तकलसे। 


सामग्रीके साधन-सृत्र 


गांधी स्मारक सप्रहालय, नई दिल्‍ली गांधी साहित्य और सम्बन्धित कागजात- 
का केन्द्रीय संग्रहालय तथा पुस्तकालय । देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३५९ । 

राष्ट्रीय अभिलेखागार (नेशनल आऑर्काइग्ज ऑफ उडिया), नई दिल्‍्लीमें भुरक्षित 
कागजात । 

साबरमती संग्रहालय पृस्तकालय तथा आलेस संग्रहालय : जिसमें गाधीजीके दक्षिण 
आफ्रिकी कार तथा १०३३ तकके भारतीय काछसे सम्बन्धित कागजात रखे है; 
देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३६० । 

“अमृतबाजार पत्रिका” बालकत्तासे प्रफाशित अग्रेजी दैनिक । 

' गुजराती '' बम्बईसे प्रकाशित गजराती साप्ताहिक। 

'ठाइम्स ऑफ इंडिया बग्बश्रों प्रकाशित अंग्रेजी द॑निक। 

'नवजीवन' (१९१९-१९३१) : गांधीजी द्वारा सम्पादित और अहमदाबादसे 
प्रकाशित गुजराती साप्ताहिक । 

' बॉम्बे कॉलिकल ' : बम्बईसे प्रकाशित अग्नेजी देनिक। 

'यग इंडिया: (१९१९-१९३२) ' अहमदाबादसे प्रकाशित अंग्रेजी साप्ताहिक । 
सम्पादक, मो० क० गाँषी; प्रकाशक, मोहतरहाझू मगनठाल भट्ट । 

' सर्चेछाइट ' : पटठनासे प्रकाशित अग्नेजी देनिक। 

“हिन्दी नवजीवन ' (१९२१-१९३२) ' गाधीजी द्वारा सम्पादित और अहमदाबाद 
से प्रकाशित हिन्दी साप्ताहिक। 

“हिन्दू '. मद्राससे प्रकाशित अप्रेजी दैनिक। 

बॉम्बे सीक्रेट एब्स्ट्रेव्टस । 

“द्रायल ऑफ गाधीजी' (अप्नेजी) रजिस्ट्रार, गुजरात उच्च न्यायालय, 
अहमदाबाद, १९६५। 

'दिक ऐड ड्रग ईविक इन इंडिया (अग्रेजी) . बदरुल हसन। 

'बालपोथी ' (गुजराती) ' मो० क० गाधी, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदा- 
बाद, १९५१। 

“बापुना पत्रों -- ४: मणिबहेन पटेलने (गुजराती) ' मणिबहेन पढेरू द्वारा 
सम्पादित; नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९५७। 


बापुनी प्रसादी ' (गुजराती) मथुरादास त्रिकमजी; नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, 
अहमदाबाद, १९४८। 


सामग्रीके साधत-सूत्र ६१५ 


“माई डियर चाइल्ड ' (अग्नेजी) ' एलिस एम० बाल्ज द्वारा सम्पादित; नवजीवन 
प्रकाशन मन्दिर. अहमदाबाद, १९५६। 

'श्रेयाथिनी साधना (गुजराती) . नरहरिं परीख, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, 
अहमदाबाद, १९५३। 

“ सेवेन मन्‍्थस विद महात्मा गाधी ' (अग्नेजी); कृष्णदास, रिचर्ड बी० ग्रेग द्वारा 
सम्पादित, सक्षिप्त सस्करण, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९५१॥ 

'स्टोरी आफ माई छाइफ , खण्ड २, (अंग्रेजी). मु० रा० जयकर, एशिया 
पब्लिशिग हाऊस, बम्बई, १९५९। 

'स्पीचेज ऐड राइटिग्स ऑफ एम० के० गांधी (अंग्रेजी): जी० ए० नटेसन 
ऐंड कम्पनी, मद्रास। 


५ 


कक 


० 


१० 


११ 


१८ 


१८ 


२० 


२१ 
२२ 


२३ 


तारीखवार जीवन-वृत्तान्त 
(४ मार्च, १९२२ से ७ मई, १९२४ तक) 


मार्च: गांधीजी अहमदाबाद पहुँचे। 

मार्च ' दोपहर बाद गुजरात प्रान्तीय काग्रेस कमेटीकी सभामें गये, जिसकी अध्यक्षता 
वललभभाई पदेलने की। 

मार्च, शामकी गाडीसे अहमदाबादसे अजमेरकों रवाना। 

मार्च, अजमेरमे उलेमाओंकी सभामे गये। 

अजमेरसे अहमदाबादकों रवाना। 

सार्वजनिक सभाओमें भाषण देनेपर छगे प्रतिबन्धका उल्लंघन करनेके लिए 

लाला लाजपतरायकों एक वर्षका कठोर कारावास । 

भारत मन्‍्त्री, मॉन्टेग्युका इस्तीफा स्वीकृत । 

मार्च : दोपहर बाद अहमदाबाद पहुँचे। शामके १० बजे गिरफ्तार कर साबरमती 
जेल ले जाया गया। 

मार्च: यग इडिया' के लेखों द्वारा जनतामें सरकारके प्रति असन्तोपकी भावना 
भडकानेके आरोपमें गाधीजीको सहायक न्यायाधीशके सामने पेश किया गया। 
विदा होते समय आश्रमवासियोसे सभी समुदायोगें शान्ति और सदभावनाका 
प्रचार करनेमें ही पूरी शक्ति छगानेको कहा। देशके नाम सन्देश देते हुए 
उन्होने कहा कि मेरा एक ही सन्देश है और वह है-खददर। 

मा्चके पूर्व ' इस्लेडके प्रधानमन्त्री लॉयड जॉर्जने कॉमन सभामें कहा कि ब्रिटिश 
प्रभुसत्ताको हमें बनाये रखना है और ब्रिटिश नीतिका ध्येय, जेसा कि १९१९ के 
भारत सरकारके अधिनियमकी भूमिकाोें कहा गया है, भारतमें एक उत्तरदायी 
सरकार स्थापित करना है न कि उसे एक उपनिवेशका दर्जा देना। 

मार्च ' जेलमे असहयोग आन्दोलनके बारेमें मैनचेस्टर गारजियन ' के प्रतिनिधिसे 
भेट। शाहीबागके सकिट हाउसमें सेशन इजलछासने गांधीजीको ६ वर्ष तथा 
दशकरलाल बैकरकों एक वर्ष कंदकी सजा दीं। 

मार्च: आधी रातके समय गाधीजी स्पेशल द्रेनसे साबरमती' जेलसे' यरवदा जेल 
ले जाये गये। 

मार्च ' शञामके साढ़े पाँच बजे यरवदा जेल पहुँचे। 

मार्च, यरवदा जेलम चरखा न' लाने देनेपर अनशन'। शामको चरखा दे दिया 
गया। 

मार्च ' शुएब कुरेशीने 'यग इंडिया का सम्पादन-भार सँभाला। 


१ अप्रैछठ: च० राजगोपालाचारीसे भेट। 
२२ अप्रैल. गगाधरराव देशपाण्डेसे बातचीत। 


््‌ 


१२ 


शा. >> 


१३ 
२० 


११ 


२७ 
१० 


२१६ 
१७ 
२१ 


ह अब 
नी 


१५ 


१८ 


२७ 
२९ 


तारीखवार जीवन-वृत्तान्त ६१७ 


मई . सरकारने गांधीजीकों सूचना दी कि उनका हकीम अजमरूखाँके नाम लिखा 
पत्र नहीं भेजा जा सकता। 

मई हकीम अजमरूखाँको लिखा कि आपके नाम लिखे पत्रको ज्योका-त्यों न 
भेजनेके सरकारी फैसलेके कारण में अपना तिमाही पत्र नहीं लिखेगा। 

जून : च० राजगोपालाचारीने यग इडिया का सम्पादन-भार सभाला। 

जुलाई : मगनलछाल गाधीसे भेट। 

जुलाई . कस्तू रवा, मणिलाल, देवदास तथा मथुरादास त्रिकमजी गाधीजीसे मिलने 
आये। 

सितम्बर ; एक सप्ताहका मौन शुरू किया। 

सितम्बर : एक सप्ताहके लिए पुन मौन आरम्भ किया। 

अक्तूबर : कस्तूरबा, जमनालार, रामदास, पुजाभाई तथा किशोरलाल गाधीजीसे 
मिलने आये। 

नवम्बर ' कलकत्ताम अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीने सविनय अवज्ञा प्रस्ताव पास 
किया । 


१९२३ 
जनवरी . कस्त्रबा गाधीजीसे मिझने आईं। 
फरवरी : यरवदा जेलमें मूलशीपेटाके सत्याग्रहियोको काम करनेसे मना करवेपर 
कोड़े लगाये गये। 
गाधीजीने जेलके पुपरिल्टेन्डेन्ट्से मूलशीपेंटाके कैदियोसे मिलनेकी अनुमति साँगी। 
अप्रैल: देवदास गाधीजीसे मिलने आये। 
अप्रैल: शकरलाल बैंकरकों रिहा कर दिया गया। 
अप्रैल; गाधीजीके पेंटमे जोरका दर्द हुआ। 
मई : जेल-सुपरिल्टेन्डेन्टको पत्र लिखा कि जबतक दूसरे कीदियोको विशेष वर्गेसे 
वचित रखा जायेगा, में भी उसमें रहना पसन्द नहीं करूँगा। 
मई; मुख्य चिकित्सक कनेंल मैडॉकने गाधीजीके स्वास्थ्यकी जाँच की। 
मई : कर्नेछ मैडॉक्े पुनः गाधीजीके स्वास्थ्यकी जाँच की। 
इन्दुलाल याज्ञिक मिलने भाये। 
मई : गाधीजीको यूरोपीयोके वार्डमें ले जाया गया। कस्तूरबा तथा अन्य लोग 
उनसे मिलने आये । 
जून : मूलशीपेठाके सत्याग्रहियोने अनशन आरम्भ किया। 
जून : मूलशीपेटाके कैदियोंकों पुन. कोड़े रूगाये जानेपर गाधीजीने जेलू-सुपरिल्दे- 
डेस्टसे उनसे मिलनेकी अनमति माँगी तथा कर्नल डेलजीलसे इस विषयपर 
बातचीत की। 
जलाई : रातको अत्यधिक शारीरिक कष्ट रहा। 
जुलाई : मूलशीपेटाके सत्याग्रहियोसे भेट करनेकी अनुमति न देतेपर जेल-सुपरिस्टें 
डेन्ठको अपने अनशन करनेके निशुचयके बारेमें पत्र लिखा। 


६१८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


१० 


११ 
६६ 


१३ 
१६ 
१७० 
१७० 
२६ 


१७ 
१८ 


जुलाई सुपरिन्ठेस्डेस्टकी प्रार्थनापर ४८ घंटेके लिए अनशन स्थगित करनेके लिए 
मान गये। 

जुलाई : ग्रिफिथने गवर्नरका सन्देश दिया। 

जुलाई : ग्रिफिथने उनको सूचित किया कि वे मूलशीपेटाके गत्याग्रहियोंसे मिल 
सकते है और कैदियोकों कोड़े तभी छगाये जायेंगे जब वे जेल-अधिकारियोंपर 
आकमण करेगे। सत्याग्रहियोसे अनशन स्थगित करनेका आग्रह किया। 

जूछाई . गवर्नर सर जॉर्ज लॉयइसे कदियोके वर्गीकरणपर बातचीत की। 

जुलाई: कस्तूरबा तथा अन्य लोग गांधीजीसे मिलने आगये। 

सितम्बर : देवदास, नारणदाश तथा अन्य लोगोने गाधीजीसे भेंट की। 

अक्तूबर कस्तूरवा, अवन्तिकाबाई, जमनालाल तथा सबटीबाई मिलने आये। 
नवम्बर: दक्षिण आफ़िकाके सत्याग्रहका इतिहास ” गुजरातीमें लिखना आरम्भ 
किया। 

दिसम्बर : कस्त्रबा, मथु रादास तथा रामदास मिलने आये। 

दिसम्बर : 'रमाबाई रानडे गांधीजीसे मिलने आई। 


१९२०४ 


जनवरी : भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसका कोकोनाड़ा अधिवेशन समाप्त हुआ। 

जनवरी * चित्तरंजन' दास बंगाल विधान परिषद्के सदस्य निर्वाचित हुए। 
जनवरी : गाधीजीके पेटमें जोरका दर्द हुआ और रात बडी बेचेनीसे बीती । 
जनवरी : सेसून अस्पताऊमे श्रीनिवास शास्त्री मिलने आये। केक मैडॉक्े 
अपेन्डिक्सका आपरेशन किया। 

जनवरी : गाधीजीने स्वास्थ्य बिगडनेपरः देशवासियोंकों उत्कट प्रेम प्रदर्शतके लिए 
ड्ा० फाटक द्वारा धन्‍्यवादका सन्देश भेजा। 

जनवरी . बॉम्बे निकल ' के प्रतिनिधिसे भेंठ। 

फरवरी : दिलीपकुमार रायसे हुई भेंटमें सगीतके बारेम विचार व्यक्त किये। 
फरवरी : बिना शर्तें माँंधीजीकी रिहाईका आदेश जारी किया गया। 

फरवरीके पूर्व . युग धर्म ' के प्रतिनिधिसे हुई भेटमे गाधीजीने आत्मकथा लिखनेका 
अपना विचार प्रकट किया। 

फरवरी : प्रातः ८ बजे रिहाईकी सूचना दीं गई, किन्तु सेसून अस्पतालमे ही रहे । 
फरवरीके पदचात्‌ ' स्वराज्यके सम्बन्धमें डू पियसंनके प्रश्नोके उत्तर देवदासको दिये। 
फरवरी या उसके पूर्व गुजरात विद्यापीठकों भेजे सन्देशमें कहा कि मेरी जेलसे 
मुक्ति प्रसन्नताका विषय नही है, बल्कि वस्तुत. उससे और भी अधिक विनम्र 
बनना चाहिए। 

फरवरीके पूवें। बॉम्बे क्रॉनिकल ' के प्रतिनिधिसे हुई भेंटमें गाधीजीने कहा कि 
मुझे यह 'जानकर दु.ख हुआ कि मुझे रिहा करनेके निदपचयका आधार मेरा दुबेल 
स्वास्थ्य माना गया। 


१२ 


१४ 
२५ 
२८ 


नाच 


१० 


११ 


१५ 
१७ 


२० 
3 
२३ 
२५ 


३० 


तारीखवार जीवन-वृत्तान्त ६१९ 


फरवरी ' भाधीजीने काग्रेस' अध्यक्ष द्वारा राष्ट्रको सन्देश दिया कि वे अपनी 
रिहाईसे खुश नही है। 

फरवरी मुहम्मद याकूबसे प्राथनाकी कि आप असेम्बलीमे मुझे नोबछ शान्ति 
पुरस्कार देनेकी सिफारिशका प्रस्ताव प्रस्तुत न करे। 

फरवरी ' वर्ग क्षेत्र विषेयकः (क्लास एरिया बिल ) पर वक्तव्य दिया। 

फरवरी : जैतोमे सिखोंके जलूसपर गोली चलाये जानेपर वक्तव्य दिया। 
फरवरी ' सिन्धके प्रतिनिधि मण्डलसे मिक्के। मण्डरूमें जयरामदास दौलतराम, 
काजी अब्दुल रहमान, सेठ ईश्वरदास तथा आर० के० सिधवा शामिल थे। 
मार्च; हॉनिमैनको भारतमें वापस आनेके लिए पारपत्र देतेसे इनकार करनेके 
विरोधमे की गई पूताके नतागरिकोकी सभाको सन्देश भेजा। 

मार्च : अकाली आन्दोलनके सम्बन्ध वक्‍तव्य। 

मार्च या उसके पूर्व: दिल्ली प्रान्तीय राजनीतिक सम्मेलनकों भेजे अपने सन्देशमें 
गाधी जीने हिन्दू-मुस्लिम एकताको प्रोत्साहन देनेका अनुरोध किया। 

मार्च: अकाली शिष्टमण्डलसे हुई बातचीतके बारेमे एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिसे 
भेंट । 

मार्च : पूनाके बी० जे० मेडीकछ स्कूलके छात्रोके सम्मुख विदाई भाषण। 

स्वस्थ होनेपर मैसून अस्पताल छोडा और रातमें ट्रेनसे बम्बईके लिए रवाना हुए। 
मा : बम्बई पहुँचे । जूहमे तरोत्तम मोरारजीके निवास-स्थानपर स्वास्थ्य-छाभके 


“लिए ठहरे। 


मार्च: हरिजनोंक़े सन्विर-प्रवेशके सम्बन्धगे पोट्टी श्रीसमुलुके अनशनपर वक्तव्य । 
मार्च ' हर सोमवारकों मौनब्नतः रखना आरम्भ किया। 

मार्च ' बाहइकोम सत्याग्रहियोकों सन्देश। 

मार्च; अफीम सम्बन्धी नीतिपर वक्‍षतव्य। 

भार्च  बम्बई राष्ट्रीय शालाके अध्यापकों तया विद्याथियोके समक्ष भाषण । 

मार्च वर्ग क्षेत्र विवेषक (क्ठास एरिया बिल ) पर दूसरा वक्‍तव्य। 

मार्च , मदनमोहन मालवीय, छाजपतराय तथा मोतीछाल नेहरूसे अपरिवर्तंनवादी 
एवं स्वराज्यवादियोंके बारेमे विचार-विमशो। 

मार्चके पूर्व : जूहके पास विलेपालमें राष्ट्रीय शाकूके अध्यापकों, प्रवन्ध समितिके 
सदस्यों और छात्रोंके संरक्षकोंकी सभामे भाषण । 

अप्रैल * दक्षिण आफ़िकाके सत्याग्रहका इतिहास की भूमिका लिखी। 

अप्रैल : गांधीजीने यंग इड़िया' का सम्पादत-भार सँभाला। डा० किचलूसे 
भेट की। 

अप्रैल * मदनमोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू तथा हकीम अजमलखाँसे हिन्दू- 
मुस्लिम एकतापर बातचीत। 


६२० सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


प्‌ 


११ 
१३१ 


१६ 


२१ 


२८ 


अप्रैल. नवजीवन ' का सम्पादत-भार सँभालछा। वे क्षेत्र विधेयक (क्लास एरिया 
बिल) पर तीसरा वकक्‍षतब्य। 

अप्रैक: कौसिल-प्रवेशसे सम्बन्धित वक्‍तव्यका पहला मसविदा तैयार किया। 
अप्रैल: मोतीलाल नेहरूको कौसिल-प्रवेशसे सम्बन्धित वक्‍तव्यके पहले मसविदेकीं 
प्रति भेजी । 

अप्रैल: गांधीजीने हिन्दू ” के प्रतिनिधिसे हुईं भेंदमें वाइकोम सत्याग्रहके बारेमें 
अपने विचार व्यक्त किये। 

अप्रैल : कार्य-समितिकी बैठकमें गये । 

श्रीनिवास शास्त्री गाधीजीसे मिरूने आये । 

अप्रैल : डेली एक्सप्रेस ' के प्रतिनिधिसे हुई भेंटमें स्व॒राज्यपर विचार व्यक्त किये। 
मई : भूखसे प्रस्त मोपलोकी मददके लिए हिन्दुओंसे अपील। 

मईके पूर्व: काठियावाड राजनीतिक परिषदके सम्बन्धमे वक्‍तव्य। 


शीरषेक-सांकेतिका 


अपील, -जनतासे, ३२९६-२७ 

उत्तर, “- हू पियसंनके प्रशध्नोंके, २०९-१२ 

चरखा, -दक्षिण कर्नाठकमे, ५५२-५४; 
[खें] की गुनगुन, ४७८-७९; “के 
प्रति उदासीनता, ५७०-७१ 

जेल, “के अनुभव, २२९७-२९, ४७५-७८, 
५१८-२१, ५३६८-४१; “डायरी, (१९- 
२२) १५५-५६, (१९२३) -“१९१- 
२०२; -हजारीबाग -में, -७५-७६ 

टिप्पणियाँ, १२-०१ ५, २९-५६, 9७-८३, 
३६६९-९९, ४०६-७, ४२५-२९, ४५२- 
५७, ४४८५-९०, ४९३-९७, ५०७-१३, 
५३२१-३५, ५४५१-४३, ५६६५-७० 

टिप्पणी, -“जेलके विनियमोंपर, -२३८-३९ ; 
-जेल-दशापर २३७-३८ -पत्र-व्यवहा र- 
प्र, २१७; -यरवदा जेलके सुर्पारिटेंडेट- 
को लिखे पत्रपर, २३९-४०; -साबर- 
मती जेलसे अन्यत्न भेजे जानेपर, १३१ 

तार, -अल्मोड़ा काग्रेस कमेटीको, ३९९; 
->एच० एस० एल० पोलकको, ३४१; 
-काग्रेस' कार्यारवय, बम्बईकों, ८४; 
-फानपुरकी अग्रवाल परिषद्को, ३६२; 
>कालीचरणको, ४७४; -के० नम्बूद्री- 
पादकों, ४२९२; -के० एन० नम्बूद्ी- 
पादकों, ५२४; -के० एम० पणिक्करको, 
४२४, ५०५; -के० पी० केशव मेननको, 
३६२; -ऊोण्डा वेंकटप्पैयाको, २५१; 
“गोपाल कुरूपकों, ४१९; “घनश्याम 
जेठानन्दकोी, २५३; -त० राजगोपाला- 
चारीको, ४६७, ४७३, ५५४; -चित्त- 
रजन दासकों, २२३, २२७; “जमना- 
लाल बजाजकों, ८४; -जाज जोजेफको, 
४४९; -टी० आर कृष्णस्वामी अय्य- 


रको, ४६८, -टी० प्रकाशम्‌को, २१; 
“डा० प्राणजीवन मेहताकों, ४२१, 
“डा० मु० अ० अन्सारीको, ४७४, 
“डा० सत्यपालको, २२४; -पूर्वे आफ़रिकी 
भारतीय काग्रेसकों, २७५; -बलीबहन' 
वबोराकों, ३३३) “>मदनमोहत माल- 
वीयको, ४९२; “मुहम्मद अलीको, 
२२४); -लाला लाजपतरायको, २१२, 
२१८, २२३; -वाइकोम संत्याग्रहियो- 
को, ३८०, ४९२; -शुक्लकों, २८१; 
“सरोजिनी नायड़को, २७५-७६ 

पत्र, -अब्बास तैयबजीको, २६९-७०, ३० ३-४; 
-अमिय के० दासको, ३३८; -अल्फ्रेड 
सी० मेयरकों, २६५; “आरण० एन० 
माण्डलिकको, २९८-९९, ३४४; -आर० 
पिगॉट और ए० एम० वाडंको, ३१७, 
“आर० बी० सप्रेको, ३४३) -आर० 
बी० पालकरकों, ३२८२; “इन्दुलाल 
याज्िकको, १९०) -इबाहीस रहम- 
तुल्लाको, ४१८, -इविन बैकठेको, 
२६२-६३ , -इस्माइल अहमदको, ४३८; 
-ई० आर० मेननकों, ३३९; -उमिला- 
देवीको, १००; -ए० ए० पॉलको, 
२७३-७४; -ए० ए० वॉयसेकों, २६३; 
-ए० एम० जोशीको, रे४७, “एक 
बालिका-मित्रको, १०६; -ए० क्रिस्टो- 
फरको, ३५३-५४; -एच० आर० स्कॉट- 
को, ३८३-८४; -एच० एम० पेरीराको, 
३८९; -एच० एस० एल० पोलकको, 
२६४, ३४ १-४२; -एच० जी० पैरीको, 
४६८; -एच० वाल्टर हीगस्त्राको, 
३८६-८७; -ए० जी० अडवानीको, 
३५५-५६; -ए० डब्ल्यू० बेकरको, 


९२२ 


सम्पूर्ण गाधी वादमय 


२८४-८५; -ए० डब्ल्यू० मैकमिलनको, 
३४५, -एडवर्ड मर्फीको, ३९२, -ए० 
डी० स्कीन कीर्टलंगको, २७८, “-एन० 
एस० फड़केको, ३०२-३; -एन० के० 
बेहरेकी, २८७; -एफ० सी० प्रिफिथ- 
को, १८२०-८३, १८३-८४, “एम्० 
रेनरकों, ३१०९, -एलिजाबेथ शापंको, 
४१३, -एस० ६ई० स्टोक्सकों, २६६- 
६७, २९४-९७, -एस० ए० ब्रेलवीको, 
२६८, ३२२, ३३१-३२, -एस्थर मेनन- 
को, २२-२३, -भोताने जाकाताको, 
७५३७; -कमर अहमदकों, ५७५-७६; 
>कनल एफ० मेलकों, ४९१, -कर्नेल 
मैडॉकको, २०४-५;. -किशोरलाल 
मशख्वालाकों, ११०, “जुमारी 
एलिजाबेथ शापकों, ४५१-५२; -कष्ण- 
दासको, ९७-९८, -के० एम० पणि- 
क्करको, ३९८-९९, ४३८-३९, -के० 
जी० रेखडेकों, ३०१, ३२८-२९; -कै० 
टी० पॉलको, ३५८; -के० पी० केशव 
मेननको, २९०-९१, ३६०-६१, -कै० 
माधवनत नायरकोी, ५७७-७८, -कोण्डा 
वेकटप्पैयाकों, १-४, -गंगाधरराव देश- 
पाण्डेकी, ३२५, ३३७, ३९१, -गगा- 
बहन मेघजीकों, ४६९, ५८१, “ग० 
न० कानिटकरकों, २३१; “शॉर्ड्भ' लॉ 
की, ३९३, “गोपाल गेननकों, ८६- 
८७, -च० राजगोपालाचारीको, ३१९१- 
१२, ३११८-१९, ३२८, ३२४६, २३८०-८१, 
४५१, -छगनलाल गाधीको, ३७७, 
-जगदीशचन्द्र बसुको, ३५०; -जमना- 
लाल बजाजको, १०३-४, ११८, १५०- 
५२, ३५७, ५५५, ५७२; -जशयराम- 
दास दोलतरामको, २७७, ३१७-१८, 
३५२, ३५६, ३८१-८२, -जयशंकर 
त्रिवेदीको, ४२१; -जवाहरलाल नेहरू- 
को, २७०-७३, -जॉज जोजेफको, ३०९- 


१०, २२३८-३९, ४१६-१७, ४४९-५० ; 
>जी० बी० तलवलरूफरको, ३९७; -जे० 
एम० गोकरतकों, ३९०; -जें० पी० 
भंसालीकों, २७६-७७, -जोजेफ जप्टि- 
स्टाको, ४१४; -टी० ए० सुब्रद्दाण्य 
आचायंको, ३३७; -टी० प्रकाशम्‌को, 
२०-२१; -डा० चोइथराम गिडवानीको, 
४५०; “>डा० भगवानदासकों, ८७- 
८८, -डा० मु० अ० अच्सारीको, २८६, 
३९४-९५, -डा० सत्यपाल्कफों, ३३२; 
“डी'० आर० मजलीको, २९१; २३२३- 
२४, ३५३; -डी० वी० गोखलेको, 
२३२, ३०७, ३२७; -डी० ह॒नुमन्तराव- 
को, २७८-८०, ३९१-९२; -देवदास 
गाधीको, १८, १९, ८३; -द्विजेद्धनाथ 
ठाकुरको, ३१६; -न० चि० केलकरको, 
८६, ४६६, -नरहरिं परीखको, २१९- 
२०, २२३-२४, -परस रामको, ४२२, 
“पॉल रिचरडंको, ८५, ३८५, -पी० ए० 
नारियलवञालाको, ३९५-९६, “पीं० 
के० नायडूको, ३५१-५२; -पी० शिव- 
साम्ब अय्यरको, ३४०; -प्राणजीवन 
मेहताको, २१७; -फूलचन्द के० शाह- 
को, ४२३; -फ्रासिस' लॉको, २८८, 
->फ्रेजर अलसिन्सकों, २६७, -फ्रक 
पी० स्मिथकों, २८९, -बदरुल हुसैन- 
को, ३८८, -अम्बईके गवर्तेरकों, १८६- 
८७, “बम्बई स'रकारफों, १४७-४८; 
“बाबू हरदयाल नागको, २८५, -बी० 
एफ० भरूचाकों, ११०-११; -मगन- 
लाल गाधीकों, २९, ८४-८५, २४२-४३, 
२४३, ३७७-७८, ४१९; -मणिबहन' 
पटेलकों, ३२५-२६, ५७३, ५७६३-७४, 
५७४, ५८१; -मणिलाल गाधीको, 
१०८-९; “-मथुरादास त्रिकमजीको, 
१९-२०, १००-१; -महादेव देसाईको, 
७४-७५, १०७, २४ १-४२, ३७९, 


शीर्षफ-सांकेतिका ६२३ 


३८४, ४००-१, ४२०, ४४२१-४२, ४४८, 
५०५-६; -महादेव पाण्डे और करामत- 
अली मकदूमकों, ३५४-५५, “महेन्द्र 
प्रतापको, २६८-६९, -मु० रा० जय- 
करको, ८८-८९, ३८९, ४७४, ५७५; 
“मुहम्मदअलीको, २१४-१६, २३५- 
३६, ३२९९-३०, ४३९-४०; -मुहम्भद 
याकूबका, २१९; “मेजर जोन्‍्सको, 
१६७-६८, -मोतीलाल नेहरूको, २८७- 
८८, ४६५; -मौछाना अब्दुल बारीकों, 
९८-९९, -यरवदा जेलके सुर्परिटेडेटको, 
२१४९-५०, १५२, १५३४, १५४, २१६६- 
६७, १६९९, १७०-७१, १७१-७२, १७२, 
१७३-७५, १७५, १७६-७७, १७७- 
७८, १७८, १७९, १७९-८०, १८ १-८२, 
१८४-८५, १८७०-८८, १८९-९०, 
“रागिनी देवीको, ३३१; -राजबहा- 
दूरको, ३००; “-रामानन्द सन्यासीको, 
३५०-५१; -रेवाशंकर झ4रीको, १०१; 
“रोमाँ रोलाँको, ३१९-२०, “लाला 
मुल्कराजको, ३९०; “लाला लाजपत- 
रायकों, २१७-१८, ३१०; -वसुमती 
पण्डितकों, ५७१; -५।० गो० देसाईको, 
३९९-४००, ५७९, ५८०, >वी० के० 
सालवेकरको, २६५-६६; “वी० वी० 
दास्तानेकोीं, ३८७-८८; “सर दिनशा 
माणकंजी पेटिटको, ३४२-४३, २३९६; 
सरदार गुरुबल्शसिह गुरूटीको, ४१४- 
१५: -स'रदार मंगलसिहको, २८०-८१, 
२९९: -सरदार मग्र्लासह और सरदार 
राजासिहको, ३९८, “-सिंख मिनत्रोको, 
२३५; -सीं० ए० पेरीराको, ३८३; 
“सी० एफ० एन्ड्रयूजको, ९९, १०५; 
-सी० विजयराघवाचायेको, २९२-९३, 
३४७-४८; >सेवकराम' करमचन्दको, 
३०७-८, नस्‍्वतन्त्रता-प्तवके बोल- 
संदस्योकों, ३३०, -स्वामी आनन्दकौ, 


४२३-२४, ५७९-८०, -दरीफ देवजी 
कानजीको, ३०१-२; -शिवदासानीको, 
२३४९, -शौकतअलीको, २८६: -श्रीनिवास 
आयगारको, २३४५-४६; -श्रीमती एम० 
जी० पोलकको, ४१५-१६, -श्रीमती 
एमा हाकरकों, ३१९, -श्रीमती 
मैडॉकको, २५८-६१, -हकीम अजमल- 
खॉको, ९३-९७, १३१९-४६, १४८, 
“हरिभाऊ उपाध्यायको, ५३६, ५३६- 
३७; -हरिभाऊ पाठकको, ४१७-१८ , 
“हॉवर्ड एस० रॉसको, २८९-९०;-हैदरा- 
बादके निजामको, २३६-३७, ३८६ 


पत्रका अश, -घनश्यामदास' बिडलाको लिखे, 


२५३ 


भाषण, -जुहूमे, ३५८-५९, -पूनाके विदाई 


समारोहमे, २५२; -बम्बईके विद्यार्थियों 
और अध्यापकोके समक्ष, ३१५-१६ 


भेट, -इन्दुलाल याज्ञिकसे, ९१-९२, -एसो- 


सिएटड प्रेसके प्रतिनिधिसे, २५०, ४० १- 
२, ४६६-६७, -चक्रवर्ती राजगोपाला- 
चारीसे, १३१, -जेलमे, १०१-३, १६५- 
६६, - टाइम्स ऑफ इडिया ' के प्रति- 
निधिसे, ३०४-६; - डेली एक्सप्रेस ' के 
प्रतिनिधिसे, ५२३, -दिलीपकुमार 
रायसे, २०६-७; - बॉम्बे क्रॉनिकल ' के 
प्रतिनिविसेि, २०५, २१३, ३३३-३६, 
३७८-७९, -वी० एस० श्रीनिवास 
शास्त्रीमीं, २०२-४,  - मैनचेस्टर 
गाजियन के प्रतिनिधिसे, ११११-१८; 
- युग धर्म के प्रतिनिधिसे, २०८-९; 
“लिवरपूल पोस्ट” और “भकक्‍्युरी के 
प्रतिनिधिसे, ३१२९-१५, -सिन्धी शिष्ट- 
मण्डलसे, २३०-३१, -- स्टेड्स रिव्यू के 
प्रतिनिधिसि, २५४-५८; - हिन्दू के 
प्रतिनिधिसे, ४९९-७३ 


वक्तव्य, -अकाली आन्दोलनके सम्बन्धमें, 


२३३-३४; -अफीम-सम्बन्धी नीति 


दरें 


प्र, २९७-९८; -काठियाबाड़ राज- 
नीतिक परिषदके सम्बन्धमे, ५५५-५६; 
>पोट्टी श्री रामुडूके अनशनपर, २६१- 
६२; -सभमाचारपत्रोंकी, ३९२०-२२; 
समाचारपत्रोंको अकालियोंके नाम खुली 
चिट्ठीपर, २२१९-३० 

सन्देश, -९०; -आश्रमवासियोकों, <९, 
-उपनगरीय जिला सम्मेलतकों, ४९० ; 
-खादी प्रदर्शनीको, २०५१-५२; “-गुज- 
रात विद्यापीठकों, २११; -जनताकों 
७३; -दक्षिण आफ्िकी यूरोपीर्योके 
माम, ३१६; “दिल्ली प्रान्तीय राज- 
नतिक सम्मेलनको, २४०; -देशके नाम, 
१३०, २०५, -पूनाकी सभाको, २३२; 
-बम्बईकों, ९३, - बॉम्बे कॉनि- 
कल को, ५२४, - भारती को ३६०; 
-मृहम्मद अलीकों, १८८ 


विविध 


अकालियोंको सलाह, २१४३-४९; 
अध्यापक और वकील, ४८०-८४; अभिव्यक्ति 
की स्वतन्त्रत, ५१३-१५; असंत्य कथनका 
आन्दीलन, ४२९९-३२, असहयोग हिंसाका 
तरीका नही है, ४३३-३६; अस्पृश्यता और 
दुरदूरानेकी मनोवृत्ति, ४११-१२; अहिसा, 
२३-२७; आचार बताम विचार, ५२५- 
२७; एक सराहनीय उदाहरण, ५३५; 
ऐतिहासिक मुकदमा, ११९-३०; काबुलियोंका 
जुल्म, ४९७-५०० ; कुछ टीपे, ५०६; कौसिल- 
प्रवेशके सम्बन्धमें विचार, ४४२१-४३, कौन्सिल 
प्रवेशसे सम्बन्धित वक्‍तव्यका पहला मस- 


सम्पूर्ण गाधी वाडूमय॑ 


विदा, ४४४-४७; कौन बचायेगा ?, ५६०; 
खुली चिट्ठी अकालियोंके नाम, २९२५-२६; 
गुजरातकी तैयारी, ४०७-९; गो-रक्षा ५०३- 
४; चौरीचौराके बाद, २८-२९; ढीकका 
उदाहरण, ५६-५७; ताण्डव, ५७-५९; 
त्यागकी मूरति, ५५६-६०; दक्षिण आफ़िका- 
मे भारत विरोधी आन्दोलन, २१२०-२२; 
दिलचस्प जानकारी, ५२१-२२; देशभक्‍तकी 
गिरफ्तारी, ६३, धीरज रखे, ३७४-७५ ; 
' त्वजीवन ' के पाठकोसे, ४०३-५; पाठकों- 
से, ४४०; प्रावकथन, १७; - बालपोथी ', 
१३२-३८; भूखसे प्रस्त मोपले, ५४४-४६; 
भूल-सुधार, ५३०-३१, मुकदमा और 
अदालतमें बयात, ९०-९१; मूल आपत्ति, 
२८२-८४; मेरा जीवन-कार्येि, ३७०-७३; 
भेरी निराशा, ४-१०; मेरी भाषा, ५२७- 
३०; मेरे अनुयायी, ५००-२; मौलाना 
मुहम्भद अछी और उनके आलोचक, ४३३; 
मौलाना मुहम्मद अलीपर इलजाम, ४५८- 
६१, यंग इडिया के नये और पुराने 
पाठकोंसे, ३६९३-६५; यदि में पकड़ लिया 
गया, ५९-६२, वाइकोम सत्याग्रह, ५४७- 
५२, विदेशोंमे प्रचार, ६३-६७, शान्तम्‌, 
शिवम्‌, अद्वेतम्‌ , ५५४; श्रीमती सरोजिती 
और खादी, ४०९-११; सत्याग्रह और समाज- 
सुधार, ४६१-६५, सरकार द्वारा प्रतियाद, 
६७-७३; सरोजिनीकी विमोहिनी शक्ति, 
४३६-३७; स्वदेशी बनाम खादी, १०-१२; 
' हिन्दी नवजीवन के पाठकंगण, ३७६; हिन्दू 
और मुसलमान, ५६१-६५; हिन्दू-धर्म क्या 
है ?, ५१६-१८ 


सकितिका 


ञ्‌ 
अंग्रेन, -और सविनय अवज्ञा, ५९-६२, 
“भारतमे, १२५-२६, २५५-५६; 


-स्वराज्यके अन्तर्गत, ५२३; -।ं] 
का प्रभुत्व, ५२९; -कान्मारतके प्रति 
रुस, ४३, -को सलाह, सर रॉबटदे- 
वाट्सन स्मिथ द्वारा, ३५, -को हानि 
नही पहुंचानी चाहिए, २५-२६, ९३, 
९६, २०९, २१६ 

अंग्रेजी, -का प्रयोग, ३१८; -का प्रभुत्व, ५२९ 

अकाली, -२३३ जत्थेपर गोली, २२९५, 

- “शिष्ट मण्डल, २५०; -“[लियो | के 

विरुद्ध आरोप, ४६-४८, -को सलाह, 
२२५-२६, २२९-३०, २३२३-३४ 

अकाली आन्दोलन, २२९५-२६, २३३-३४ 
२४६-४९, ४८६-८७ 

अखण्ड प5, २४८ 

अजमलखाँ, हकीम, ३७, ७३, ९३, १३९, 
१४७७-४८, १५३, १५६, १६९७, १७२, 
२१३, २२२७-२८, २४१, २६६, २७२, 
२९६, ३४६९, ३५७, ३८०-८१, ४०९, 
५१८ 

अडवानी, ए० जी०, ३५५ 

अनशन, ४७३; -कब किया जाये, ४४९, 
-संत्याग्रहमें, ५४९ 

अनसूया बहन, देखिए, साराभाई, अनुसूया- 
बहन 

अनुभव-प्रदीपिका, २०२ 

अन्त्यज, ८, १४, ५४, ९२, २०८, २५१, 
२६१, ४१२, ४४९४-९५, ५३९, ५३९ 

अन्पारी, डा० मु० अ०, १४६, ३९४, ४३१- 
३२, ४४०, ४५८, ४७४, ४८५, ५१३ 

२३-४० 


अन्सारी, बेगम, २८६, ३९५ 

अपरिवर्तनवादी, ४४३, ४४७ 

अकगानों, -से हमलेका डर, ३१४ 

अफीम, -ऊका व्यापार, ३६७, -के प्रति नीति, 
२९७-९८ 

अब्दुल गनी, १६३, १८९-१९०, 
२२८, २३९ 

अब्दुल बारी, ९१, ९८, १४५ 

अब्दुल मजीद, ख्वाजा, १०७ 

अब्बास, ५६१, ५६३-६४ 

अमीना, देखिए बावजीर, अमीना 

अमीर अली, १९९ 

अमेरिका, -और भौोतिकवाद, २११ 

अमेरिकी, -भारतीय आन्दोलनके अध्ययनके 
लिए आमन्त्रित, २११; “न कियों ] 
को सन्देश, ३८७ 

अय्यर, २७८ 

अग्यर, टी० आर० क्ृष्णस्वामी, ४६८ 

अथ्यर, पी० शिवसाम्ब, ३४० 

अय्यर, राजम्‌ , १९९ 

अय्यर, वंचेदवर, २३६० 

अय्यर, शिवराम, ३६० 

अरविन्द, देखिए घोष, अरविन्द 

अर्जुन, ७८ 

अली जोरोस्ट्रियनिज्म, १९४ 

अल-कलास, २०० 

अलसिन्स, फ्रेजर, २६७ 

अली इमाम, सर, २३६ 

अलीभाई, १०२, ३९५, ५६३ 

अवर हेलेनिक हेरीटेज, १९२-९३ 

अवरसेल्वज ऐंड द यूनिवर्स, १६४ 

अवेस्ता, १९२-९३ 

असमिया, ३२३८ 


१९९, 


९६२९ 


अस॒त्य, -और सत्य क्या है, १५८-५९ 

असहयोग, ४०, ७८, ९३, १०२, १११, 
१२७, २५६, २५८, २५९, २९४, 
३६७, ४६१, ४८१, ४८८, ५४२, 
५७७०, >और अहिसा, १, ९, २५-२७, 
५८-५९, २१३, २९५-९६, ४३३, 
४९३, ५४१, ५४२; -और कॉंसिल- 
प्रवेश, ४४२, -और जाति-मसुधार, 
४६१-६५; “और मोपले, ३; -और 
बाइकोम सत्याग्रह ४७०-७१; “का 
अपने बीच प्रयोग, ५६२; -का अथ, 
४०, ७७, २९१०-११, २५२, २९५, 
४६१; “का गुर, ६६; “का क्षेत्र, 
३-४; -का स्थगित किया जाना, ४४६ , 
के पहल, ८१; -के सम्बन्ध तिलकके 
विचार, ४१७-१८ 

असहयोगी, ३८, ५८, १०२, -और कौंसिल 
प्रवेश, ४२; -ग्रियों | के गृण, २६ 
५१-५२, २९६, ६४६४-६५, ५०८, 
५५१, -के विरुद्ध आरोप, ४०, ४९-५० 

अस्पृश्य, देखिए अन्त्यज 

अस्पृश्यता, २१, ९६, २५५, २६०, २६१, 
३१०, रे४८, ३७९, ४७१, ४९४, 
५५१; “और. कामग्रेस, ४९५-९६; 
“और शास्त्र, ४११, -और स्वराज्य, 
५५, ६२, २ १६, “और हिन्दू, ४४३, 
५४७-४८, ४११-१२, ४१६, ५१७; 
-का अथे, ४९५-९६, -का निवारण, 
७३, ८१, २५८, २९२, ४४५, ४५६, 
५०९; “-केरलमे, २९०-९१, -के 
विरुद्ध तरावणकोरमे सत्याग्रह, ४६९; 
-गुजरातमें, ४०८-९, -गुण्ट्रमे, ५४- 
५५, -मलाबारमे, ४२८; -देखिए 
वाइकोम सत्याग्रह भी' 

अहमद, शाह अबृतोराब वाजी, ७५-७६ 

अहिसा, २, ४, ५९, ८, २९, ३२, ४४, ६१- 
६२, ७३, ८९, १०२, १२३, २०९, 


सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


२५७-५९, २८०७०, २९३, रे १२, रे १४, 
३६२, २३८५, ३९२, ४३०, ४४७, 
४५३, ४८७०-८८, प्‌ १७, ५२५, ५५८ ! 
“और असहयोग, १, ९, २७, ५८-५९, 
२१३, २९५-९६, ४९३, ५४२; -और 
काग्नेसी, ४४५; -और खिलाफत, 
९८; -और सत्य, १०३, २२६, २४४; 
“और सिख, २२९५-२६, २२९-३०, 
२३४, २४४-४५; “और स्वराज्य, 
२५-२७, ३०, २३, ६९२९, ७७, ९५७, 
२०९, २१६, २३६३-६४; “और हिसा 
२४७; “और हिन्दू-मुस्लिम एकता, 
९४-९५, -का अथे, २३-२६, २११; 
“का सांवेत्रिक प्रयोग, २६३, २९६; 
“नीतिके रूपमे, ३६४; -व्यवहार-धर्म 
के रूपमे, ५, २५-२६; “शुद्ध रूपमें, 
४९३ 


आ 


ऑग्ल-भारतीय, ३६ 

आइवनहो, २०१ 

आचाये, टी० ए० सुब्रह्मण्य, ३३७ 

आजाद, अबुल कलाम, १४१ 

ऑटदो-सर्जेशन, १९१ 

आत्म-रक्षा, -की जरूरत, ४९८ 

आत्म-संयम और जनसख्याकी समस्या, ३०२: 
“पर गाधीजीके' विचार १५१-५२ 

आनन्द स्वामी, (आनन्दानन्द) २३१, ३६५, 
४०४, ४२३, ५०५, ५२९, ५७९ 

ऑनवडे, २७१, २८० 

आँनवर्ड स्पेशल, ३९८ 

आफ्रिकावाससी, -कैनियामे, ५१२ 

आयगार, कसस्‍्तूरी रंगा, ३४६ 

आयगार, के० श्रीनिवास, ३४५ 

आयगार, श्रीनिवास, २७२ 

आम ऑफ गॉड, १५५ 

आश्रम भजनावलि, ४७५ 


साकेतिका 


-| 

इंडिपेंडंट, ४३, २७१ 

इंडियन ओपिनियन, १०८, ३७१, ३८४, 
४०९१, ४२६ 

इंडियन एडसिनिस्ट्रेशन, १५५ 

इंडियन डलीमेल २७१ 

इंडियन रिव्यू, १५२ 

इंडियन सोशल रिफॉर्मर, ५७७ 

इक्वलिटी, १५८, २०१ 

इनॉक आईडंस, २०१ 

इन्द्रजीत, ५२६ 

इब्राहीमः रहमतुल्ला, ४१८ 

इमाम' हसन, १०८ 

इराविंग, वाशिंगटन, १५९, १९९ 

इस्माइल अहमद, ४३८ 

इस्लाम, ८७, शे १५, ४३२, ५१६९, “पर 
मोहम्मद अलीका वक्‍तव्य, ४२९-३१, 
४५८८-६०, ५१६-१७, ५२५-२७ 


ई 


ईशोपनिषद्‌, १६१ 

ईश्वरदास', सेठ, २३० 

ईसाई, १३, २५९, २७३, ३७३, ४१६, 
४२५, ४२३०, ४५९, ५२५, “और 
साम्प्रदायिक एकता, ६२, ९४, २१५, 
-धर्म, १४४, ३७०, -धर्मके सिद्धान्त 
और अमहयोग, १११-१२, >मलांबार 
में और अस्पृश्यता, ४२८ 

ईसा मसीह, ११३, १९७, २१०, २३७०, 
३७३, ४३०, ४२१, ४५२, ४५६९, 
५१३, ५१४, ५२५; “और भोतिक 
शक्ति, १११-१२, ११५-१८ 


उं 


उत्तराध्ययन सूत्र, र्‌०० 
उपनिषद्‌, १९१, १९६८-९६ 


६२७ 


उपाध्याय, हरिभाऊ, ५३४ 

उमर, हजरत, १९९-२०० 

उर्दू रीडर, १६०, १६३८-५४ १९१-९२, 
१९८, 

उमिला देवी, १०० 

उस्वा-ए-सहाबा १९७ 


ए्‌ 


ए हिस्ट्ी ऑफ स्कॉटलेंड, १५६ 

एटकिन, २७३-७४ 

एथिकृ्स ऑफ इस्लाम ( इस्लाम-नीति ), 
१९२ 

एन्ड्रयूज चाल्से फ्रीयर, २५, ४२, ५६, 5३, 
१०५, १९४, २४१, २६१, २६४, 
२७१, २७५, २८१, २८३, २९७, 
३०५-६, ३१२, ३२१६-१७, २३३४, 
३३९, ३४१, ३२५४, २६७, ४०२, 
४१५-१६, ४२८, ४७०, ४८७, ५११, 
५१४, ५५४ 

एबॉट, लिमन, १९५ 

एलीसेन्द्स ऑफ सोशियोलॉनी, १९३-९४ 

एल्विन, रॉल्फ, १९४ 

एवोल्यूशन ऑफ सेन, १९७ 

एवोल्यूशइन ऑफ सिटीज, १९२ 

एशियाटिक रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १९०७ (एशि- 
याई प्‌रजीयन अधिनियम ), ४०१ 

एशियावासियोंके खिलाफ आन्दोलन, -दक्षिण 
आफ्रिकामे, २२०-२२ 


ओ 


ओरिजिन ऐंड एवोल्यूशन ऑफ रिलीजन, 
१९७ 
| 


आऔपनिवेशिक' दर्जा, १२५, २५७ 

औषधि, -आयुववेंदिक और पाइचात्य, २९७; 
-का इस्तेमाल, २७२, -देखिए प्राक्ृ- 
तिक चिकित्सा भी 


६२८ 
कं 


फठवल्‍ली उपनिषव्‌ १६९२ 

कताई, २१, ३८, ९५, १०६, १३५, १३६, 
१४४, २५८, २१५, २२६, ३२८, 
३३०, ४०७, ५१२, ५३४; “और 
महिलाएँ, ९३, ५३२; “का महत्त्व, 
८१-८२, २५४, ४९४; -बच्चों द्वारा, 
३६९७-६८ 

कनफ्यूशियस, २१० 

कबीर, १६२ 

कबीरके पद, (कबीज साँग्स), १९२ 

कमर अहमद, ५७५ 

कमलापति, ६९ 

कमाल पाशा, -द्वारा खलीफाकों अपदस्थ 
करना, ३१४ 

कर्जेन, लॉ, ७८ 

कला, -के गाधीजी विरोधी नहीं, २०६-७ 

काग्रेस, >देखिए भारतीय' राष्ट्रीय' काग्रेस 

काँग्रेस पत्रिका, ९७; -का पुनर्गठन, ६४-६७ 

कांग्रेसी, “और अहिंसा, ४४५; “और 
कोसिल प्रवेश, ४४७; “और खादी 
वस्त्र, ५९-५७ 

काठियावाड़ राजनीतिक परिषद्‌, ५३४ पा० 
टि०; -के सम्बन्धमे वक्‍तव्य, ५५०५-५६ 

काजी' अब्दुल रहमान, २३० 

कानजी, १५९ 

कानजी, देवजी शरीफ, ३०१, ३०७, ४६६ 

कोमनिटकर, ग० ना०, २३१ 

कानूगा, डा० ३२५ 

कानन्‍ता, -विद्यारण्यस्वामी' कृत, २०१ 

काबुलियो, -का जुल्म, ४९७-९९ 

कारिका, -गौड़पादाचार्य की, १९५ 

कालापानीनी कथा, १९६ 

कालीचरण, ४७४ 

कालेलकर, दत्तात्रेय बालक्ृष्ण, ९७, १३२, 
१९४, २३१, ४२३, ४४८, ५८१ 


सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


किचलू, डा०, ३७८ 

किचल, श्रीमती, २८१ 

किड, बेंजामिन, १९२ 

किपलिंग, १५८, १५९, १९२, २०१ 

किसी बातकी चिन्ता म करो, (बी केयरफुल 
फॉर नरथिंग), २८४ 

की द्‌ हैपिनेस, २८४ 

कीकीबहन, ३३९, २९७, ४१९, ५७२, ५७४ 

कुंजरू, हृदयनाथ, ५९, २०२ 

कुक, मेजर, ७५ 

कुमारपाल चरिन्न, २०२ 


कुरान, २९३, ७५-७९, १४४, १५५, १९८, 
४७५ 


कुरुष, गोपाल, ४१९ 

कुरैशी, शुएब, ७४, ९७, ९९, १४६, ३६६, 
३७८ 

कृपलानी, जीवतराम बी०, ६९-७० 

कृष्ण, भगवान, ७८, ५१५ 

कृष्णचरित्र, -कृष्णलाल झवेरी' द्वारा लिखित 
१६०; -वैचद्य द्वारा लिखित, १६० 

कृष्णदास' (क्ृष्टोदास), १८, ९७, ९९, १४६ 

पा्‌० टि०, १९८, २४१, ३५८, ३११ 

केनिया, का भारतीय' प्रवासियोंके विरुद्ध 
आरोप, ५११-१२; “में भारतीय 
प्रवासी, ३०५, ३३५ 

केनेडी, ९१ 

कैनोपनिषद्‌, १९१ 

कैप टाइम्स, ४७२ ह 

केलकर, न० चि०, ८६, ४६६ 

केशवलाल, १९८ 

फैसरी, २३२, ३०१ 

कटलिंग, ए० डी० स्कीन, २७८ 

कैम्बेल, २९७-९८ 

करस, पॉल, १९८ 

कोलम्बस, १५९ 

कौंसिल, ५७-५८, २९६, ४४२, ४५८; 
“प्रवेश, २१६, २४१, २७२, २९२- 


साकेतिका 


९४, ३०५, ३ ११, ३ १८, २४१, २३७४, 
३८९१, ४४७, ४५१, ४८९, “और 
असहयोग, ४४२; -और काग्रेसी, 
४४६; -और भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस, 
४०६; “-[] का बहिष्कार, ९२, 
२१०, ४८० 

कौजलगी, १७८ 

क्रिव्चियनिटी इन प्रेक्टिस, १५५ 

क्रिस्टोफर, ए०, ३५३ 

कुसेड्स, १६० 


सं 


खडकसिह, सरदार, ४७ 

खबरदार, अरदेशर फरामजी, ५३० 

खम्बाता, १४३ 

खलीफा, -का अपदस्थ होना, ३१४ 

खाडिलकर, २९८, ३४४ 

खादी, (खहर), ११, १४, २०, २३८, 
४१, ५२, ५४ ७३, ८१, ९३, ९५, 
९८-१००, १०२-३, १०६, ११०-११, 
११८, १३०, २५१, २५८, ३१०-१ १, 
२३२९, २२३७, २५२, ३६५५, ४०४, 
४४३, ४४६९-४७, ४५६, ४८१, ४९०, 
५३५, ५४१; -और मिलका कपडा, 
५६५७-६८ , “और स्वराज्य, २ १-१२, 
५५, ६२, ९२, ९६; -का अथे, ४९४, 
-का कांग्रेसियों द्वारा पहिना जाना, 
५६-५७; “-काियावाड़में, ५३२४-३५; 
“की महत्त्त, ८१-८२, ११४, ३९५-९६, 
४८८-८९, ४९३-९४, -का विदेशमे 
रहनेवाले भारतीयों द्वारा पहिना जाना, 
४७०९-१०, ४२७-२८, -का व्यापार, 
१६; -गुजरातमे, ४०८-९; -बंगालमें 
५३; “-बिहारमे, ५३; -रेशमकी, 
४९३-९४ 

खान' साहब, ४९ 


६२९ 
खिलाफत, कर १ रे । २४, ८९ | ९४, १०३ ) 
१११, ११४, १२५, २९४, ४४५, 


५६५, -और अहिंसा, ६२, ९८; -और 

भारतीय मुसलमान, ३६६, “और 

हिन्दू, ३६६, -प्रस्ताव टर्कीकी विधान 

सभामें, २३६, -संम्मेलन, २३५ 
खेडा, -में सत्याग्रह, ४०७ 


खेमचन्द, ३६ 
ख्वाजा, ६८ 
रँं 
गंगप्पा, २२९ 
गगाबहन मेघजी, २२३, ४६९, ५८१ 
गढ़वाली, ४४ 


गणशन, एस०, २६५, ४४१९१, ५३७ 

गांधी, कस्तूरबा, १३२, १४५, १४८, १५१, 
१५९, १६५ पा० टि०, १७८, १९१, 
१९४, १९६, १९८, २००, २०२, 
३४७, ४२३, ४७७, ५८१ 

गाधी, काशी बहन, १९६, ३७७ 

गांधी, कृष्णदास, १७७ 

गाधी, छगनलाल, ८४, १३२, १६६, १७७, 
१९६, २७७ 

गाधी, जमनादास, १३२, १७७, १९४ 

गाधी, देवदास, १८-१९, ८३, ९७, १३२, 
१३९, १४५, १४८, १७५ पा० टि०, 
१७७, १८७, १९३, १९८, २४१, 
२७०, ३०९, २३१, २३८, ३५८, 
३८१, ३९४, ४२३, ४२३९, ५५४, 
५७३ 

गाधी, नारणदास, १७७, १८७, १९८ 

गांधी, प्रभुदास, ८४, १६६, ३३९, २७७, 
४१५, ५७४ 

गाधी, मगनलाल, २२, ८४, १३२, १४४, 
१५३, १५९, १६९५-६६, १७२, २४२, 
२८०, ३७७, ४१९, -दवारा जेलमे 
गाधीजीसे मुलाकात, १४६ पा० टि० 


६३० 


गांधी, मणिलाल, १०८ 

गाघी, मनु, १५९, १९६ 

गांधी, रामदास, ८४, १०८, २१५०-५१, 
१५९, १६९३, (७७, १९६९, २००, 
२४२, ३८९, ४४२, ४६९, ४७४ 

गांधी, रूखी, १७७ 

गांधी, लक्ष्मी दूवाभाई, १७७ 

गांधी, हरिलाल, १५०, १५९, २०० 

गांधी क्लब, ३९३ 

गांधी टोपी, -के प्रयोगपर ग्वालियरमें 
प्रतिबन्ध, ३५-३६ 

गाधी-राज, ३८-३९ 

गाजी, अब्दुरहमान, ५२ 

गिडवानी, आसूदोमल टेकचन्द, १३२, २७१, 
२८७० 

गिडवानी, डा० चोइथराम, २७७, ३५२, 
४५०, ५४३ 

गिडवानी, श्रीमती, २८१ 

गिबन, १६०-६१, १६३ 

गिरधर, -की' “रामायण ”, १६० 

गिरधारी, ५७४ 

गिरधारीलाल, राव बहादुर, ९०, ११९ 

गीजो, १९९ 

गीतगोघिन्द, १९६ 

गीता-कोंदा, १९७-९९ 

गीता निष्कर्ष, १९२, १९४ 

गेठे, २०१ 

गेडीज, १९२ 

गंलिलियन, १६२ 

गुरु, “की आवश्यकता, ३०८ 

गुरुद्वा रा-आन्दोलन, देखिए अकाली आन्दोलन' 

गुलाठटी, गुरुबर्श सिह, ४१४ 

गुलाबसह, २०२ 

गुलामतुल्ला, मौलवी, ४३ 

गोकरन, जे७ एम०, ३९० 

गोकूलचन्द, १९२ 

गोखले, अवन्तिकाबाई, १९८, ५३२ 


सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


गोखले, गोपाल कृष्ण, २०, २७६९, २३४२, 
४७०, ४ ८३ 

गोखले, डी० वी०, २३२, ३०७, ३२७ 

गोन्डगे, जे० ई०, ६८ 

गोरक्षा, -और चरखा, १२; -का अथंशास्त्र, 
५० ३-४ 

गोलिकेरे, ३११, ३४५, ४४८ 

गोविन्दराम, ३६ 

गोस्पेंल ऑफ बुद्ध, १९८ 

गौडपादाचायं, १९५ 

प्रन्थ साहब, ३०८ 

ग्रिफिथ, एफण सी०, १५७, १८२९-८३, १९६ , 


घ 


घनद्याम जेठानन्द, २५३, ५१४-१५ 
घरडा, ९० 

घसीठाराम, ३७० 

घोष, अरविन्द, १९२, १९५ 

घोष, यशदाकुमार, ४८ 


ते 


चतुर्वेदी, बनारसीदास, ४२७ 

चतुःसूत्री, २०२ 

चन्द्रकान्त, १५८ 

चन्द्रशकर, १९४ 

चमनलाल, डी०, २७८ 

चरखा!, ११, ९४, २१, ४४ ५४, ९३, ९५, 
९८, ९९, १०२, १०६९, ११०, ११४, 
११८, १३५, २५४, २५८, ३१४, 
३१५, २३८, ३६९५, ४०४, ४०५, ४०८, 
४२५, ४४५, ५०६, ५२१, ५२३, ५३९१, 
७५३५; -और असहयोग, ४०; -और 
गोरक्षा, १९, “और महिलाएं, ३६०; 
“और मुसलमान, ९९, १४६; “दक्षिण 
कर्नाठकमें, ५५२९-५३; -पूर्व आफ्रिकामें, 
४२७-२८; [खे] -का जेलमें चलाया 
जाना, १३९-४०, १४३, १९४; “का 


साकेतिका 


महत्तत, ६९ १५, रे १४, ३८६९-८७, 
४७८-७९, ५३४, ५६७ 

चचिल, विन्सटन, २६-२७ 

चान्दो रकर, एन० आर०, ७२ 

चिरला-पेरला, -की मिसाल, ५०९-१० 

चुनीलाल, ४२३ 

चेस्टरटत, ११६ 

चैटफील्ड, ९१ 

चैतन्य, ४९९ 

चैम्सफोर्ड, लॉडं, १२५ 

चौधरी, अली' हैदर, ४८ 

चौरीचोरा, ५; -में पुलिसका अत्याचार, 
२८, मे हिसा, १, ४, २६, ३२, 
५९-६०, ७४, १२२२-२३, ४४६ 

चौरासी वेष्णवनकी वार्ता, ४५३ 


छ 


छोटानी, मिर्याँ मुहम्मद हाजी जान मुहम्मद, 
७४, १४६ 


जँं 


जंगबहादुरसिह, २८ 
जगन्नाथ, ८४ 
जतक, ३७३ 
जनसख्या, >का अधिक होना और आत्म- 
संयम, ३०२ 
जयकर, मु० रा०, ८८, ८९, ३२८, ३८९, 
४६९९, ४७४, ५७५ 
जयकर, श्रीमती, ५७५ 
जयरामदास' दोलतराम, १६९, १७८, २३०, 
२४१, २७६, २७७, ३१७, ३५२, ३५१६, 
३८१, ४५० 
जया-जयन्त, १९५ 
जलियाँवाला बाग, १२५, ४२५ 
जाकाता, ओताने, ५३७ 
जॉर्ज पच्रम, बादशाह, ४७ 
जॉन्सन, पुर्सीफुट, ४८७ 


श्बरेरै 


जीलानी, अब्दुल कादिर, ४९९ 

जुलू-विद्रोह, १२४ 

जनो करार, १९६ 

जे हॉवड, २०९ 

जेनेवा सम्मेलन, -का गाधीजी द्वारा उल्लेख, 
२९७ 

जेम्स, १९२-९३, १९७ 

जेल, -के अनुभव, २२९७-२९, ४७५-७८, 
५१८-२०, ५३८-४१; -जानेके सम्बन्ध 
में गाधीजीके विचार, ६-७, ९२, ९६; 
>विनियम और गाधीजी, १२९७-२९, 
१४७०-४१, १४४, २१४७-४८, १७०- 
७१, १८४-८५, २२३८-२९ 

जैकब, १५७ 

जैतो, -में गोलीबार, २२५-२६, २२९ 

जैन, चपकराय, १९८ 

जैन-दशन, १९ 

जोजेफ, १९ 

जोजेफ, जॉर्ज, १०७, २७१, ३०९, ३३८- 
३९, ३६९६९, ४१६, ४४९, ४६७ पा[० 
दि० ४७३ पा७० टदि०, ४८७, ५४७, 
५४५९ 

जोजेफ, श्रीमती जॉर्ज, ३०९, ३३८, ४१६, 
४५७ 

जोन्स, ए० डब्ल्यू०, ७६ 

जोन्स, मेजर डब्ल्यू०, १६१, १६५, १९१, 
१९८, २२८, २३८, ४२६९, ५२०, ५३९ 

जोशी, २०२ 

जोशी, ए० एम०, ३४७ 

ज्ञानेश्वरी, १६२-६३ 


झं 


झवेरी, कृष्णछाल, -का क्ुष्णचरित्र, १६० 
झवेरी, रेवाशंकर, १०१, २१७, २३२५ 


ठ 


दर्की, -को विधानसभामें स्वीकृत खिल़फत 
प्रस्ताव, २३६ 


६१३२ 


टाइम्स, (मैरित्सब्गंका), ४३६ 

टाइम्स ऑफ इंडिया, १४२, १४९, ३०४, 
३३२३-३५, २३७५, ५११ 

टॉम आउन्स स्कूछ डेज, १५७, २०१ 

टॉलस्टॉय, काउन्टेस, १९६ 

टिट-बिद्स, १४२ 

ट्राइन, १९१ 

ट्रॉपिकल एग्रिकल्चर, २०१ 

टिप्स हु द मत, १५५ 


ठ 


ठाकुर, ह्िजेन्द्रगाथ, ४५, ३१६ 

ठाकुर, रवीन्द्रनाथ, १०५, १९१-९२, १९६ 
ठाकोर, १५५ 

ठाकोर, बलभाई, १३२ 


ड़ 


डकन, पेंट्रिक, ४०१-२ 

डब्ल्यू० आई० एन० लिवरल एसोसिएशन, 
-के इश्तिहार, ३८-३९ 

डा० जेकिल ऐंड सि० हाइड, १५८, २०१ 

डायर, जनरल, ४५७० 

डूबतूं वहाण, १९८ 

डेनियछ, “एक सत्याग्रही, ५५ 

डेलजील, कनेल, १४९, १५६, १९५, २२८, 
५१८८-१९ 

डेली एक्सप्रेस, ५२३ 

डेविड, राइस, १९८ 

डेविस, १५८ 

ड्रॉप्ड फ्रॉम द क्‍्लाउड्ज, १५९, २०१ 


ढ़ 
हालमल, ३७ 
ते 


“तमिल, -की उपेक्षापर खेद, ३१८-१९ 
तलबलकर, जी० बी०, ३९७ 


सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


तिलक, बाल गंगाधर, ६, १३, १५९, ४१७, 
४७७; “की गीता ( गीता' रहस्य), 
१६०; -स्व॒राज्य कोप, ७, १३, १०१, 
४९७, ५४१ 

तुलतीदास, १४४, १५५, ३२३, ३२५९ 

तेज, ४३०, ४४१३ 

तैयबजी, अब्बास, २६९, ३०३ 

तैयबजी, बदरुद्दीन, ४८३ 

तैयबजी, श्रीमती अब्बास, २७० 

त्रावणकोर, -के महाराजा, ४७१, ५०२, 
५५१, -में अस्पृ्यताके विरुद्ध सत्या- 
ग्रह, ४७१, -देखिए वाइकोम' सत्या- 
ग्रह भी। 

त्रिवेदी, जयशक'र, ४२१ 


द्‌ 


द ओल्ड क्यूरिऑसिटी शॉप, २०१ 

द गोस्पेंल ऐंड द प्लाउ, १६३ 

द फाइव एम्पायसे, १६०, २०१ 

द फाइव नेदान्स, १५८, २०१ 

द यंग ऋसेडर, १५६, २०१ 

द विजडम ऑफ व ऐंशन्द्स, १५७, २०१ 

व वे दु बिगिन राइफ, १५५ 

द सेकंड जंगल बुक, १५९, २०१ 

दक्षिण आफ़िका, -में एशियाई विरोधी' 
आन्दोछन, २२९०-२२; “में भारतीय, 
२७३-७४, २८४, ३२ १-२२, ४२८, 
४५५, “में यूरोपीय, ३१६ 

वक्षिण आफ्रिकाके सत्याग्रहका इतिहास, 
१९९, ३३३, ४२३, ४२७ 
पा० टि० 

दण्डविधि सभ्योधन' अधिनियम, ३३, ३४ 

दमन, -अलीगढ़मे, ६७-६८; -सिन्धमें, 
३६-३७ 

दलाल, डा०, २०५, २३७७, ३९७ 

दादाचानजी, १९२-९३ 

दास, अमिय के०, ३३८ 


४७००, 


सांकेतिका 


दास, चित्तरजन, ५६, १००, १४५, २२३, 
२२७, २९०, ४०७, ४७२, ४८५ 

दासगुप्त, विमलानन्द, ४४-४५ 

दास्ताने, वी०्बी०, १९६, २३७, ३४७, ३८७ 

दिवेटिया, नरासिहराव बी०, ५३० 

दीनानाथ, ४६ 

दीवान, जीवनलाल, १३२ 

दुर्योधन, ३५९ 

दृधाभाई, ४९५ 

देव, २३७ 

देवचन्दभाई, ३०४ 

देवधर, २०२ 

देशपाण्डे, केशवराव, २७९ 

देशपाण्डे, गगाधरराव बालकृष्ण, १४३, 
१५६, २२५, ३३७, ३९०, ३९१ 

देशभक्ति, ३६३, ३७३ 

देशमुख, डा०, ३७७ 

देसाई, दुर्गा, ७४, ४०१, ५७३ 

देसाई, महादेव, १९, ७४, १०७, 
१७७, २१९, र्द१, ३२४६९, 
३८४ ४०७०, ४२०, ४२३, 
४४१, ४४८, ५०५, ५२९, 
पा० टि०, ५६१, ५७३ 

देसाई, वालजी गोविन्दजी, १३२, ३९९, 
५०५, ५७९-८० 

द्रौपदी, ३५९ 


१३२, 
३७९, 
4२४, 
५३७ 


थे 


धर्म, -और बहुमत, ५३३; -और राजनीति, 
२१०, ३७३; -व्यवहारमे, ५०४ 

धर्मोतती एकता, १९८ 

धीरजलाल, १५९ 

प्रूव, आनन्दशकर बापूभाई, १३२ 


ते 


नटराजन, एस'०, ५७७ 
नंटराजन, के०, ३२८ 


्रेरे 


तटेसत, जी० ए०, १५२, ५३७ 

तमक-कर, ५७ 

नम्बूद्वीपाद, के० एन०, ४२२, ४९२ पा० 
टि०, ५२४ 

तय्यर, प्यारेशाल, २४१, ३११ / ३५८ 

तरमदलीय, ३५, ९३, ४४६ 

नरोत्तम मोरारजी, २६४ 

नवजीवन, १३, ६१, १०७, ३११, 
३३१, ३६९३, ३७८, ३७९, 
४२०, ४४९१, ४४५, ४५७, 
४९५, ५०५, ५०६, ५९३०, 
५६६, ५८०, -का विशेष 
शिष्टाक, ४५४-५५, “की 
५२९, -से लाभ, ३६४-६५, 
४०३-५ 

नवाकाल, २९८८-९९, रे४४ 

नवीन केरलम्‌, ८७ 

नवो करार, १९६ 

नाग, हरदयाल, २८५ 

नागेदवर राव, ५३ 

तानावटी, छगतलाल, ५३२ 

ताभा, “और अदखण्ड पाठ आन्दोलन, २४८- 
४९, -के महाराजाका पुत्ः सिहा- 
सनारठ. किया जाना, २३३-३४, 
२४४-४५ 

नायडू, पी० के०, ३५२ 

नायड, पोट्टी श्रीरामुलु, -छारा अनशन, 

नायड्‌, सरोजिनी, १०८, २७५, ३३४४, 
३५१; -का दक्षिण आफ्रिकामे कार्य, 
३ ३४, ३५३-५४, ४4२८-२९, ४३६- 
३७, ४५५, ४७२; “के विचार 
विदेशोंमे भारतीयों द्वारा खादी पहनने 
के सम्बन्धमे, ४०९-११, ४२८; -दवारा 
दक्षिण आफ्रिकाका दौरा, ३२१ 

नायर, के० माधवन, ४२२, ५०७, ५७७ 

नारायण, ओ० एमण०, रे 


३१२६, 
३९५, 
४७१, 
५६५, 

परि- 
भाषा, 
२७६, 


4३४ 


नारायण, डा० शिवराज, ४३ 

नारायण राव, ५३ 

नारियलवाला, पी० ए०, ३९५ 

निकल्सन, १९८ 

निजाम, -हैदराबादके, २३६, ३८५६ 

नीग्रों, -ब्रिटिश गियानामें, ३५४ 

नूरुल् हक, ४८ 

नेटाल नगरपालिका मताधिकार विधेयक, 
२२१ 

नेहरू, जवाहरलाल, १८, ५६, १७७, २७०, 
“की जेलूसे रिहाई, ४३ 

नेहरू, मोतीलाछ, १४५, १५३, १६७, १७२, 


२३५, २१४९, २८७, २९९६९, २४६, 
३५७, ३१८०-८१, ३९०, ४०६, ४४२, 
४६५, ४७३ 


नेचुरल फीचर्स ऑफ इंडिया, २०१ 
नेचुरल हिस्द्री, २०१ 

तंचुरलू हिस्द्री ऑफ बर्ड्स, १५५, २०१ 
नोबल पुरस्कार, -शान्तिके किए, २१९ 
नौरोजी, दादाभाई, २३१, ४८३ 

न्यू ठेस्टामेंट ३९३ 

न्यूटन, २११ 

न्यूनन, सर जोजेफ, २८२ 


प्‌ 


पंच, ३३४ 

पंचशती, २०२ 

पत्रायत-प्रथा, ४४५ 

पटवर्धन, २०२ 

पटेल, गोवधेनदास, १०२ 

पटेल, डाह्याभाई, ३२६ 

पटेल, मणिबहन, २३२५, ३२९, ३५७, ३९७, 
५७३३-७४, ५८१ 

पटेल, वललभभाई, २७०, ३३६, ४०७, ४४८, 
४७६, ५०५, ५०६, ५३४, ५६३-६४ 

पट्टगी, सर प्रभाशकर, ३०३, ५३२४, ५५५ 


सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


पण्डया, मोहनहाल, २६६ 

पणिक्कर, के० एम०, २७१-७९, २७८, 
२८०-८१, ३९८, ४२४, ४३८, ५०५ 

पण्डित, वसुमती, १८, ५७१, ५७३ 

प्तजलि, १५८ 

पन्नालाल, ७२ 

परीख, नरहार द्वारकादास, १३२, १९५, 
२१९, २१२३ 

परीख, मणिबहन, २१९ 

पशु और गनष्य, ११५-१८ 

पाठक, हरिभाऊ, ४१७ 

पाण्डत्र, ३५९ 

पाण्डे, महादेव, ३५४ 

पत्तर, (पार्थेर), ३२०, ३५४ 

पारसी, १३, १९०, २५९, ३४४२, ४२५, 
५३३; -और साम्प्रदायिक एकता, 
६२९, ९४, २१५ 

पारेख, देवचन्द, २७० 

पारेस, मणिल्‍ाल, ३२५, ३८३ 

पारेख, मूलचन्द उत्तम चन्द, ८३ 

पॉल, ए० ए०, २७३ 

पॉल, के० टी०, ३५८ 

पालकर, आर० बी०, ३८२ 

पालनजी, ३४२ 

पिगॉट, आर०, ३१७ 

पिट, १५८ 

पियसेन, डर, -हारा गाधीजीसे पूछे गये प्रश्नों 
के उत्तर, २०९-१२ 

पियसेन, विलियम' विन्स्टनली, ४२, ४७० 

पिलछेट, ११२ 

पीटसेन, एन० मेरी, २३ 

पुजाभाई, १६३ 

पुराणी, अम्बालाल, १९२ पा० टि० 

पुरातत्व, १९९ 

पुलिस न्‍यूज, १४२ 

पूर्व आफ्रिकी भारतीय कांग्रेस, २७५ 

पूर्व रंग, १९५ 


साॉकेतिका' 


पृथफक्रण अधिनियम, ३०६, देखिए वर्ग 
क्षेत्र विधेयक भी 

पेटिट, सर दिनशा मार्णकजी, ३४२, ३९६ 

पेनिंगटन, “के विचार भारतमे ब्रिटिश 
शासनके सम्बन्धमे, ५१२-१३ 

पेरीरा, एच० एम०, ३८९ 

पेरीरा, सी०ए ए०, ३८३ 

परी, एच० जी०, ४६८ 

पोहार, ४६६ 

पोपटलाणज, ४५७ 

पोलक, एच० एस० एल०, २६४, ३४१, 
४१५ पा० दि० 

पोलक, मिली' ग्राहम, ४१५ 

प्रकाणग्‌, टी०, २०-२१, ५३, २१८, २८० 

प्रजासित्र, ५०५ 

प्रह्माद, ५०९; “एक सत्याग्रही, ५५ 

प्राकृतिक-चिफित्रा।, २७९, ३९१ 

प्राथना, +की आवश्यकता, ३०८ 

प्रेम, “का नियम, २४ 

प्रेससित्र, १६३ 

प्रोक्तिस्टो ऐट एक्लेशिया, १६२ 

प्लेटो, २०७० 


फ 


फड़के, एन० एस०, ३०२ 
फाइलोी फ्रि्टस, १६३ 
फाटक, डहा० २०३१ 
फॉसडिक, ३८३ 

फॉस्ट, १५९, २०१ 
फिस्क, जॉन, ४३३ 
फील्ड, क्लॉड, १९३ 
फूकन, २९८ 

फेरर, १५६ 

फेरवानी, शिवराम, १९४ 
फेरिंग, एस्थर, देखिए मेनन, एस्थर 
फैरिसी, ५५, २०९०-१० 
फ्रीडम ऐंड ग्रोय, १९७ 


१३५ 
ब 
बकल, ११९५-९६ 
बजाज, जमनालाल, ८४, १०३, ११८, 
१५०, १६३, १९८, २३२९, २३५७, 


३२६२, २३७६९, २८१, ५००, ५७२ 
बडो दादा, देखिए ठाकुर, द्विजेद्नाथ 
बदरल हसन (हुसैन), १७, ३८८ 
बनियन, जॉन, -एक सत्याग्रही, ५५ 
बसु, जगदीशचन्द्र, ३५० 
बसु, श्रीमती जगदीशचन्द्र, ३५० 
बहिष्कार, ५३; -अदारूतो और स्कूलोंका, 

९५, २९२-९३, ३१३, -के परिणामो- 

का विश्लेषण, ४८०-८४, -कौसिलो- 

का, ९२, ९५, २१०, ४८०, -विदेशी 

कपडेका, २०, ९८, १०२, ४५६, ५६७ 
बा, देखिए गाधी, कस्तूरबा 
बाइबिल, २३, १९१, १९७ 
बाइबिल व्यू ऑफ दे बहडे, १५६ 
बाई ऐनस अननोन डिसाइपल, १५५ 
बॉम्बे कॉनिकल, १४२, २०५, २१३, २२९, 

३३४, ३७८, ५२४ 
बास ऐंड होडोज्, १९४ 
बालू-पोथी, ११३२-३८, 

गाधीजी' द्वारा रचना, १४५, 

१५८, “-मराठीकी २०१ 
बावजीर, अमीना, १७७, १९६, २३५, 

३२९, २३९४ 
बिडला, घनश्यामदास, २५३ 
बिहार हेरॉल्ड, ४० 
बी फेयरफुल फॉर नथिय (किसी बातकी 

चिन्ता न करो), २८४ 
बुद्ध, ११३, ३७०, २३७२ 
बुद्ध और महावीर, १९५ 
बुद्ध धर्म, २७० 
बूलर, १९२ 
बहदारण्यक-उपनिषद, १९८ 


-गुजरातीकी, 
१४९, 


९२६ 


बेकन, १५७ 

बेकर, ए० डब्ल्यूण, २८४ 

बेलगाँववाला, ५३५ 

बेहरे, एन० के०, २८७ 

बेकर, शकरलाल, ९३, १००, १०७, ११०, 
१३९-४१, १५७, १५९, १६९२, १९१, 
१९३, २२७, २४१, ३२४, ३६४४, २३६९५, 
४७३, ४७५-७८, ५१८, ५१९, ५३५; 
“का मुकदमा, ९०-९१, ११९-२० 

बैकटे, इविन, २६२ 

बैप्टिस्टा, जोजेफ, ४१४ 

बेरक रूस बलेड्स, १९२ 

बैलमी, एडवर्ड, १५८ 

बोरसद, -में सत्याग्रह, ३३६, ४०७-८ 

बोल्शेविक, ४३३ 

बोहमन, जैकब, १६२ 

बौद्ध, ३८३ 

ब्राउन, ९० 

ब्रायरली, जे० १६४ 

ब्िदिश उपनिवेश, २१० 

ब्रिटिश गियाना, “में भारतीयोंका प्रवास, 
२८२-८४ 

जिठिश शासन, ४०, १२९७-२८, २०५६-५७, 
५०३, ५१२-१३ 

ब्रिटिश सरकार, २१६; -की नीति, ५२३; 
“कैनियामे, ५११; -भारतमें, ३०५ 

ब्रिटिश साम्राज्य, ११२-१३, १२४, २०९, 
२५६, -और स्वराज्य, ३४८ 

ब्रूमफील्ड, न्यायमूर्ति आर० एस०, ११९ 
पा० टि० 

ब्रूस, रॉबट, ११७ 

ब्रेलवी, एस० ए०, २१३, २६८, ३२२, ३३१ 

ब्लेकवुड्स, १४२ 


भें 


भंसाली, जें० पी०, २७६ 
भगत, ४३६ 


सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


भगवती सुत्र, २०० 

भगववुगोता, १४१, १४४ १६०, १६३, 
३१६, ३५९, ४७५, ५७१; -पवा्े- 
कोष, १९७ पा० टि० 

भगवानदास, ८७, १९२ 

भगवानदीन, ५०५ 

भणसाली, जयकृष्ण, १७८ 

भरूता, बी० एफ०, ११०, ५३५ 

भागवत, १६० 

भाग्यनी वारस, १९५ 

भारत सेवक समाज, (सर्वेनच्द्स ऑफ इंडिया 
सोसायटी ), २० 

भारती, ३६९० 

भारतीय प्रवासी, “और पोशाक, ४४०९-१० ; 
“केनियामें, ३०५, ३३५, ५११-१२; 
“जमंनीमें, ३४३) -दक्षिण आफ्िकामें, 
२७३-७६, २८४, ३२१, ४०२, ४२८, 
४५५; -पूर्वे आफ्रिकामें, २८३; -फीजी 
में, २८३, ३४५; >“ब्रिटिश गियानामे, 
र्‌ ८ २०८४, रे ५४ 

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, १२९, ४४, ५५, 
९२, २५९, २७२, ३३५, २८०, ४४५- 
४६, ४4८०-८१, ५१०, ५२२, ५६७; 
“और अहिंसा, २४, ६२; “और 
कौसिल-प्रवेश, ४०६; -और देशी 
राज्योंमें सत्याग्रह, ५०१, ५५०; -का' 
अधिवेशन अमुतसरमें, १९५; -का 
अधिवेशन' अहमदाबादमें, ५६; “का 
अधिवेशन कलकत्तामें, ४५६; “का 
अधिवेशन कोकोनाडामे, २९२; -का 
अधिवेशन' दिल्‍लीमें, ४-५; -का अधि- 
वेशन नागपुरमे, ४१६, ४५६; -का 
अधिवेशन' बेलगाँवमे, ३१२३, ५१०; 
“का उद्देश्य, २९; -का बारडोली 
प्रस्ताव, ५-६, ९, २९-३०, ५९०६०, 
२१५; -का रचनात्मक कार्यक्रम, 
४४२-४३, ४४७, ४५७; “का विदेशी 


साकेतिका 


प्रचार सम्बन्धी प्रस्ताव, ६४-६५; 
“का सरकारकों भय, ५८; “की 
अखिल भारतीय कमेटी, २१, ९५, 
४८६; -की. कार्यसमिति, ४५१, 
५५२; “की प्रान्तीयः कमेटी, २१, 
१०२, -के विचार अस्पृश्यताके सम्ब- 
न्धमें, ४९५-९६ 

भावे, विनोबा, ८४, १९७, २७८, ३०१ 

भुरप्री, गुलाम मुहम्मद, २५३ 

भुवनेदवरसिह, ३७ 

भूख-हडताऊ, देखिए अनशन 

भोंसले, ५७५ 

भोजप्रबन्ध, २०२ 

भौतिकवाद, “और अमेरिका, २११ 


भर 


मंगलसिंह, सरदार, २८०, २९९, ३९८ 

मजर अली, १९४, १९७, १९९ 

मकदूम, करामत अछी, ३५४ 

भजली, डी० आर०, २९१, ३२३, ३२५, 
३२९, ३५३, -की' जेलमे चिकित्सा, 
३६९८-६९ 

मथुरादास त्रिकमजी, ७४, १००, १५९, २०० 

मद्यपान, “का निषेध, १७, ७३, २५९-६०, 
२९७-९८, ४४३, ४४७, ४८७-८८ 

मनुष्य, “और पशु, ११५-१८ 

मनुस्मति, १६९१, १९२, ३५९ 

मराठा, २३२७, ४१९ 

मरे, कर्नल, २०५, २१४, २२८, ४२६ 

सक्‍यूंरी, ३१२ 

मलाबार, -में हिसा, ३२ 

भदधाख्वाला, किशोरलाल, ११०, १६९३, १९५ 

मशीन, “के गांधीजी विरोधी नहीं, ५०४ 

महतो, रामव॒क्ष, ३७ 

महाभारत, १६९४, २०८, ३५५ 

महा युद्ध, ९, ७८, १ १४, १२४, २५७, २८२ 

महाराष्ट्र-धर्म, १९७ 


३६२७ 


महासुखलाल चुन्नीलाल, ५६१, ५६३ 

महिलाएं, -और कताई, ९३, ३६०, ५३२ 

महेन्द्र प्रताप, २६८-६९ 

माई फिलासफी ऐंड रिलीजन, १९१ 

मॉड, ४२१५ 

मॉडने प्राबलस्स, १९८ 

मॉडन रिव्यू, १४९, १५२, १७४ 

माण्डलिक, आर० एन०, २९८, ३४४ 

माधव, १३५, ११३७-३८ 

मॉन्‍्टेग्यू, २९-३०, ५७, १०३, ५१२; -चैम्स- 
फोर्ड सुधार, १२५ 

मॉरिस, १५७ 

मार्कण्डेय पुराण, १९५ 

मालती माधव, २०२ 

मालव सयूर, ५३६ 

मालवीय, पण्डित मदतमोहन, २९, ९२, 
३५७, ३६१, ३८१, २९०, २३९४, 
४०६, ४९२, ५४७ 

मालेगाँव, -में हिसा, ३२ 

मास्टर ऐंड हिज ठीचिंग, १५५ 

मिर्जा, १९२ 

मिलंका! कपडा, -और खादी, ५६७-६८ 

मिश्र, गौरीशंकर, ३१० 

मिश्र, हरकरणनाथ, ४१ 

मिस्र कुमारी, १५६ 

सिस्टिक्स ऑफ इस्लाम, १९८ 

सिस्टिक्स ऐंड सेन्ट्स ऑफ इस्लास, १९३ 

मीराबाई, २०६ 

मुकदमा, >गाधीजीका ९०-९१, ११९-३० 

मुक्तधारा, १९८ 

मुक्तिविवेक, २०१ 

मुखर्जी, नलिनीकान्त, ३४ 

मुखर्जी, सतीशचन्द्र, ९७ 


मुल्कराज, ३९० 
समुसरूमान, ३०-३१, ७६, ८७, ९१, ९४, 
१२५, २२६९, २३२, २५९, २३२, 


३६४, २३७२-७६, ४१७, ४२५, ४५३, 


श्३े८ 


५०३, ५१५, ५३४ ५४५; -और 
खिलाफत, ३६६; -और चरखा, ९९, 
१४६; -वीसनगरमे, ५६१-६५; -सिध- 
में, ५४३; न] और हिन्दुओमें 
तनाव, ४२९, ४४०, ४५८८-५९, ५२६- 
२७; -देखिए हिन्दू-म्‌स्लिम एकता भी 

मुसाफिर सिंह, ३७ 

सुहस्मद, १९९ 

मुहम्मद, पैगम्बर, ११३, १९५, १९८, 
२१०, ५२५; “और मकडी, ११७ 

मुहम्मद अली, १९८, २१४, २२४, २३५, 
२७०, ३२९, ३४६, ३९४-९५, ४०१, 
४०७, ४२०, ४३९, ४५२, ४७४ 
पा० टि०, ४८५, ४९७) “का इस्लाम 
धर्मपर वक्तव्य, '४२९-३२, '४५८-६०, 
५१६-१७, ५२५-२७; -को सन्देश, 
१८८, २०४ 

मुहम्मद अली, श्रीमती, ३२९९-३० 

मुहम्मद जान, ३८ 

मुहम्मद याकूब, २१९ 

मुहम्मद वासिल, ४८ 

मूलशीपेटा, >के कैदियोंको कोडे रूगाये 
जाना, १९६७-६८, ९१७०-७१, १७९- 
८०, १९५; -में सत्याग्रह, ३८७ 

मेनन, ई० आर०, ३३९ 

मेनन, एस्थर, २२, १०६ पा० टि० 

मेनन, के० पी० केशव, २९०, ३६०, ३६२, 
४२२, ५४७, ५७७ 

मेनन, गोपाल, ८६-८७ 

मेयर, अल्फ्रेड सी०, २९५ 

मेल, करने एफ०, ४९१ 

मेहता, कल्याणजी, विदृठलभाई, ४९१ 

मेहता, डा० जीवराज, २०५, ३३९ 

मेहता, डा० प्राणजीवन, २२, २१७, ४२१, 
४४५ पा० दि० 

मेहता, डा० सुमन्त, २०८ 

मेहता, नरसिह, ३१५ 


सम्पूर्ण गांधी वाइुमय' 


मेहता, फीरोजशाह, ४८३ 

भेहरोत्रा, परसराम, ७४, ४२२ 

मेक, ७५ 

मैफमिलन, ए० डब्त्यूण, ३४५ 

मैकॉलिफ, १९१३ 

मक्समूलर, १९१ 

मैडॉक, कनेल, १९४, २०३०४, २१४, २२५, 
२५२, २६१, ३०४, ३०६, ३७२९, 
४२६, ५५९ 

मेडॉक, श्रीमती, २५२, २५८ 

सेत ऐंड सुपरमेन, १९५ 

मेनचेस्टर गाजियन, १११ 

मेनहुड ऑफ द सास्दर, ३८३ 

मेसेज ऑफ फकाइस्ट, १९४ 

मेसेज ऑफ मुहम्मद, १९४ 

मोक्ष, १०४, १०९, ३७३, ४६७ 

मोटले, १९९-२०० 

मोती, रूृक्ष्मीदास, १७७ 

मोतीलाल, ४५७ 

मोपला, ३२) -और असहयोग, ३ “और 
हिन्दू, ८६; “[] की सहायता, 
५४४४-४६ 

मोफेट, ३९३ 

मोल्टन, १९४ 

मोहानी, हसरत, ९२, ३७४, ४२६, ४४६, 
४५६ 


य 

यंग, ४१ 

यग इंडिया, ३, ५०, ६१, ६६९, ७०, ७२, 
७४, ८६-८८, ९९, ९०७, १२३, २२६- 
२७, २४१, २६५, २९७, ३०९, ३११, 
३२६, २३१, २५४२, १े५३, २७७, 
३८४, ३९१, ३९३, ३९५, ४००, 
१९, ४२५, ४२९, ४३६, ४३८८ 
३९, ४४१, ४४५, ५१२, ५३७, 
५४२, ५५४; “का प्रकाशन व्यय, 


सांकेतिका 


२३६४-६५, ४०३-५; -के सम्पादक, 
३६६;-समें अराजभक्तिका प्रचार करने- 
वाले लेख, ९०, ११९, १२१-२२; -मे 
बदरुल हसनके लेख, १७ 

यहूदी, १३, २५९, -और साम्प्रदायिक 
एकता, ६२, ९४ 

याकूब हसन, -द्वारा' मोपलोकी सहायताके 
लिए अपीछ॑, ५४४-४६ 

याज्ञवल्क्य, ३५९ 

याज्ञिक, उन्दुलाल, ९१, १९०, १९४, २०८, 
२२८, २३९, ३६५, ४०३ 

युगधर्मं, १९६, २०८ 

युवराज, १८, ४५६ 

यूनिठी, ४३५ 

यूरोपियन मॉरल्स, १९७ 

योगदर्शेन, १५८ 

योगबिन्दू, २०२ 


कु 


रचनात्मक कार्ये, “का महत्त्व, ५७० 

रतु, २२ 

रमणभाई, रावबहादुर, १५४ 

रवीन्द्रनाथ, देखिए ठाकुर, रवीन्द्रनाथ 

राइज ऑफ दे उच रिपब्लिक, १९९ 

राइज ऑफ दे सिख पॉवर, १९२ 

रागिनी देवी, ३३१ 

राजगोपालाचा री, चक्रवर्ती, ९७, १३१, १३९, 
१४५, १५१, २४१, ३११, ३१८, 
३२८, ३४७५-४७, २३५७, ३६९९-६७, 
३८०, ४५१, ४९७, ४७३, ५५४ 

राजचन्द्र, १६४, १९१ 

राजनू, डा० टी० एस० एस०, ४१६ 

राजनीति, “और धरम, २१०, २७३; -और 
सत्य, २०८ 

राजबहादूर, ३०० 

राजयोग, १९८ 

राजासिह, सरदार, ३९८ 


६२३९ 

रॉडवेल, ४७५ 

राधा, १६६, १७७, १९४, २४२, ३२९, 
३२३९, ३५७, ३७७, ३९७, ४१५, 
४९९, ५०६, ५७२, ५७४ 

रानडे, न्यायमूर्ति, म० गो०, २०० पा० टि०, 
५६८ 

रानडे, रमाबाई, २००, ५६८ 

रॉबर्ट्सन, सर बेजामिन, २९०, ४०२ 

राम | भगवान्‌ |, ६, १५९, ५१५, -तामकी 
महिमा, ३२३-२४, ४०१ 

रास और कृष्ण, १९५ 

रामजी, २२३ 

रामजी हसराज, ८१ 

रामनाथ, ६९ 

रामनारायणसिह, ७६ 

रामसागर राम, ७६ 

रामानुजाचाय, १९२ 

रामायण, -गिरधरकी, १६०; -तुलसी- 
दासकी, १४४, १५५, ३२३, ३५९) 
-वाल्मीकिकी, १५८-५९ 

रामास्वामी, सी० आर०, ३१८ 

रामू, ३८० 

रामेश्वर प्रसाद, ७६ 

रामेश्वरसिह, ३७ 

राय, दिलीपकुमार, -से भेट, २०६ 

राय, नाथसहाय, ३७ 

रावण, १५९, ५२६ 

राष्ट्रमण्डल, ११३, २५५ 

राष्ट्रवादी दल, २१० 

राष्ट्रीय शालाए, १५, ७८-७९, २५ ९, २१३, 
३३०, ३६९७, ४०८, ४४३, ४४५, 
४८०, ४८२, ४९४, ५१० 

राष्ट्रीय सप्ताह, ५२१ 

रॉस, हॉवरड एस०, २८९ 

रिचर्ड, पॉल, २९, ८५, ३८५ 

रियाजुद्दीन अहमद, ४८ 

रीडिंग, लॉडे, २९-३०, ११२ 


६४० 


रीस, १९९ 

रूस, “और उसके शासक, ३१४ 
रेखडे, के० जी०, ३०१, ३२८ 
रेनर, एम०, २०९ 

रेवाशंकर, देखिए झवेरी, रेवाशंकर 
रोजबरी, लॉड, १५८ 

रोड्स, सेसिल, ५१२ 

रोस, १६० 

रोमाँ रोलाँ, ३१९, ३८५ 
रोसीकसियन सिस्ट्रीज, २०० 
रौलट अधिनियम, १२९५, ४२५, ४४६ 


ल् 


लक्ष्मण, ५२६ 

लक्ष्मी, देखिए, गांधी, लक्ष्मी दृदाभाई 

लक्ष्मी, लक्ष्मीदास, १७७, १९४ 

लक्ष्मीदास, २२३ 

लक्ष्मीनारायण, ७२ 

ऊलित, १४३, २१५ 

लललभाई, ५३३ 

लॉ, गॉडत, ३९३ 

लाइफ ऐंड टीचिग्स ऑफ बढ, १७६ 

लाइफ ऐंड वायजेज्ञ ऑफ कोलस्बस, २०१ 

लाइय्ज ऑफ फादर्स ऐड सा्दिअर्स,१५६ 
पा० दि०, २०१ 

लॉज, सर ऑलिवर, १९९ 

लाजपत राय, छाला, २१२९, २१७-१८, २२३, 
२२९, २८७, २३१०, २३४६ 

लॉयड, सर जॉज, १८४ पा० टि०, ४२६ 

लॉरेन्स, रेवरेंड, १५६ 

लॉवेल, १५७ 

लिच कानन, ३५ 

लिवरपुरू पोस्ट, ३१२ 

लूथर, ११३ 

लेज्ञ ऑफ एन्शेन्ट रोम, १६०, २०१ 

लेकी, १९७ 

लैटिमर, -एक सत्याग्रहीं, ५५ 


सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


लो, फ्रासिस, २८८ 
लोकमान्य, देखिए तिलक, बालगंगाभर 


। 


यन्देमभ|तरस्‌, ३६ 

वर्ग क्षेत्र विधेयक, २२०, २७९, 
३२९१, ३५१, ४०२, ४२९; 
स्थगन, ४५५ 

वन, जूल्स, १५९ 

वर्मा, ४०९ 

वसन्त, १५४८, १७३ 

वरसावड़ा, कालिदास, १३५ 

वबसुमती धीमतराम, १६६ 

वस्तुपाल चरित्र, २०२ 

वाहकोम, -और असहयोग, ४७ ०-७१; -और 
गर-हिन्दू, ५४७-४८, ५७८ 

वाइकोम सत्याग्रह, २९० पा०ण टि०, ३६०, 
१६२ पा० टि०, ३८०, ४३८, ४४९, 
पा० टि०, ४६६, ४७१, ४८७, ४९२, 
५० १-२, ५०७-९, ५४९९-५२ 

वाघा, रामजीभाई, ४९५ 

वाछा, खसानबहादुर नसरवानजी, ४७५०-७६ 

वाजपेयी, बालमुकुन्द, ४३ 

वाट्सन-स्मिथ, सर रॉबर्ट, ३५, पाण्टि०,४२ 

वाडिया, १९४ 

वाधूमल, २३७ 

वॉयसे, ए० ए०, २६३ 

वार्ड, ए० एम०, ३१७ 

वानर, १६०, १६५ 

वाल्डो, ४१५ 

घाल्मीकि, ३१५८-५९ 

वासन्तीदेवी, १०० 

विक्रम चरित्र, २०२ 

विजयराघवाचायं, सी०, २९२, ३४७ 

वित्त विधेयक, -की अस्वीकृति, २८७ 

विदेशी कपड़ा, २५१; - ड़े ] का बहिष्कार, 
२०, ४५६, ५६७; “पर शुल्क, ४४३ 


३०६, 
की 


सांकेतिका 


विद्यारण्यस्वामी, २०१ 

विनोबा, देखिए भावे, विनोबा 

विन्सेंट, सर विलियम, १०२ 

विलबरफोसे, १६० 

विल्सन, लेस्‍ली, ४२६ 

विवादताण्डब, २०२ 

विवाह, -का अर्थ, २२-२३; “में कोई 
सुख नही, १०८-९ 

विवेकानन्द, १९८ 

विश्वयुद्ध, देखिए महायद्ध 

विश्वशान्ति, ३८७ 

विष्णु, १९१ 

वुडरफ, २०० 

वेदान्त, १९ 

वेदान्त-असण, २०० 

वेरूमल बेगराज, १४३ 

वेल्स, १ ९ १ “९२ 

वेस्टवर्ड हो, २०१ 

वेंकटप्पैया, कोण्डा, १, २५१ / २९५२, ३४०, 
“की गिरफ्तारी, २१, ६३ 

वैदरली, आथर एल०,-के विचार असहयोगके 
सम्बन्धमे, ४३४-३५, ४४१ 

वैद्य, -का क्रुष्णचरित्र, १६० 

वोरा, बलीबहन, ३३३ 

वहराइटीन ऑफ रिलीजस ऐवक्स्पीरियन्स, 
१९७ 

वहाट क्रिविचवनिटी भीन्स दु सी, १६५ 


| 


हांकराचायं, ३७०, ५६९ 

शक्ति, ३२६ 

शर्मा, नाथूराम, १६३ 

शाकत और शक्ति, २०० 

दान्ता, १३४, १३७, १३८ 

शाबू जान, शेख, ३८ 

शापं॑, एलिजाबेथ, ४१३, ४५१ 

शास्त्री, वी० एस० श्रीनिवास, २०२, ३०६, 
३२३५ 


६४१ 


शाह, के० टी०, २६८, ३३१ 

शाह, फूलचन्द के०, ४२३ 

शाह, सूफी मुल्ला, १९३ 

शाहजहाँ, १९३ 

शिक्षा, २५४, -राष्ट्रीय शालाओंके माध्यमसे, 
१५-१६ 

शिबली, मौलाना, १९८ 

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति, २३३- 
३४, २४४, २४६, २४९-५०, २८० 

शिव, सुब्रह्मण्य, -का माफीनामा, ५०-५२ 

शिवदासानी, ३४९ 

शिवभाई, २८० 

शुक्ल, २८१ 

शोरवानी, तसहक अहमदर्खा, ४५, ६८ 

दौकत अली, ४३, १४२, २८६, ३३०, 
३९४, ४१७, ४४०, ४७४ पा० टि०, 
४८५, ५७४ 

श्रद्धानन्द, स्वामी, ३९४, ४३०, ४३३, ४५९ 

श्रीरामुलु, पोद्टी देखिए नायडू, पोट्डी 
श्रीरामुलु 

श्रीकका, “से गाधीजीको निमनन्‍्त्रण, २३० 

श्रीवत्तिप्रभाकर, २०२ 


षं 
षड़दशन समुच्चय, १९३ 


भ सं 


संगीत, ३१५, “के सम्बन्धर्में गांधीजीके 
विचार, २०६-७ 

संन्यासी, रामानन्द, ३५० 

संस्कृति, देखिए सभ्यता 

सक्सेना, मोहनलाल, ४३ 

सतीश बाबू, १९ 

सत्य, १०४, २१२, २७३, २३९२, ४३०, 
४९९, ५००, ५१७, ५२५; -और 
असत्य क्‍या है, १५८-५९; -और 
अहिंसा, ३०, १० ३, २२६, २४४; -और 


९४२ 


ईदवर, ९-१०, ३१, ३६३; 
राजनीति, २०८ 

सत्यनारायण, ९९ 

सत्यपाछू, डा०, २९४, ३१३२ 

सत्याग्रह, ५३, १६८, ५२४, ५६०, ५७७; 
“और अनशन, ४४९, ५४९; “और 
गैर-हिन्दू, ५४७-४८, -और जाति- 
सुधार, ४६९१-६५; “का तत्त्व, ४७०, 
४९८-९९, ५००-२; “का लक्ष्य, ४०८, 
-खेडार्में, ४०७; -देशी राज्योंमें, 
५०९, ५५०; “-बोरसदमें, ३३६, 
४०७-८; -मिल मजदूरों द्वारा, ४०७; 
“वाइकोममे, २९०, ३६०, ३६२ पा० 
टि०, ३८०, ४१ १-१२, ४३८, ४४९, 
४६६, ४७२१, ४८७, ४९२, ५७ १-२, 
५०७-९, ५५२ 

सत्याग्रह और असहयोग, १५५ 

सत्याग्रह सप्ताह, ४२५ 

सत्याग्रही, ५२४; -के गुण, ५५१, ५७७; 
-देखिए असहयोग भी 

सत्याथे प्रकाश, १६२-६३ 

सदाशिवराव, करनाड, ३९१, ५५२, ५५४ 

सन्तति निग्नह, ३०२ 

सभ्‌ू, सर तेजबहादुर, ३०६ 

सप्रे, आर० बी०, ३४३ 

सभ्यता, “आधुनिक (पादवचात्य), २११, 
३१४, “आधुनिक और भरितीय 
(प्राचीन), २५९-६० 

समालोचक, १५४, १७३१ 

सम्पत्तिशास्त्र, १९६ 

सरकार, -जनताके लाभका एक साधन, २९५ 

सरमन आन द' माउण्ट, ४७५ . 

सरस्वती, १४९, १७६ 

सरस्वतीचन्त, १६१ 

सवटीबाई, १९८ 

सविनय अवज्ञा, २१, ३५, ५३, ५५, ५९, 
“०, १०२, १११, २१६, २९६, ३१२, 


“और 


सम्पूर्ण गांधी वाइमय' 


३४४, ४४३, ४४५; -और अयग्रेज्ञ, 
५९-६२; “और अहिता, १; “और 
स्वराज्य, ५५; “और हिसा, ३२; -क्षा 
स्थगन, २१, ५९-६०, ७७, ८०; “की 
विशेषताएं, ८-९, २४७, -बाडोलीमें, 
३; -देशी' राज्योंमे, ३३९, देखिए 
सत्याग्रह भी 

सहजानन्द, स्वामी, ४९९ 

सहयोगी, २५, ३२-३ ३, ५९५६ 

सहाबा इकरास, १९८-९९ 

सहाय, डा० एल०, ४४ 

साइन्स ऑफ पीस, १९२ 

साधन, -और साध्य, ७४ 

साधना, १९१ 

साध्य, “और साधन, ७४ 

साराभाई, अनसूयाबहन, १०३, १४४, १५९, 
१६५, १९५, ४७५, ४७७ 

सार्वजत्तिक मताधिकार, २५५ 

सालवेकर, वि० के०, २६५ 

सॉलोमन, रिपोर्ट, ३८४ 

सिख, १२, २४१, ३३२, ४२५, ४८६-८७; 
“और अहिसा, २२२५-२६, २२२९-३०, 
२३४, २४४-४५; -और साम्प्रदायिक 
एकता, ६२, २१५ 

सिख धर्मका इतिहास, 
सिखिज्म ), १९३-९४ 

सिद्धान्डसार, २०२ 

सिधवा, आरण के०, २३० 

सिन्‍्ध, “में दमन, ३६-३७ 

सीकर्स आप्टर गॉड, १५६, २०१ 

सीजर, १११-१२, ११५ 

सीताराम, ४१ 

सीताहरण, १९४ 

सुकरात, ६ 

सुखदेव, ५३१ 

सुधन्वा, ७५ 


(हिस्द्री. ऑफ 


सुन्दरलारू, पण्डित, ५५५, ५७२ 


सांकेतिका 


सुपरसेन्सुअल लाइफ, १६२ 

सुब्बाराव, ५४१ 

सुरेन्द्र, २२, २४२, २७७ 

सेंट पॉल इन ग्रीस, १५८ 

सेटायर्स ऐंड इपीसल्ज़ ऑफ होरेस, २०१ 

सेठी, पण्डित अर्जुनलाल, -के इलाजके 
सम्बन्धमं गलत बयानी, ७१-७२ 

सेनगुप्त, बाब प्रेमनाथ, ३४ 

सेना, -पर खर्च, ४४३; -मे कमी, ३१४ 

सेन्ट्स ऑफ इस्लाम, १९४ 

सेलिसबरी, लॉड, ११३ 

सेवकराम करमचन्द, ३०७ 

सोख्ता, मजर अली, २२८ 

सोमराज, ३७ 

सोराबजी, ३४२ 

सोराबजी, श्रीमती, ३४२, ३९६ 

सोशल' एवोल्यूशन, १९२ 

सोशल एफीशिएन्सी, १९४ 

स्कॉट, २०१ 

स्कॉट, एच० आर०, ३८३ 

सक्राईब, २०९ 

स्ट्ड्स रिव्यू, २५४ 

स्टेडिग, १४४ 

स्टेप्स दु क्रिव्चियनिदी, १९१ 

स्टोक्स, सेस्युल, ४२, ५६, २६६, २९४ 

स्टोक्स, श्रीमती सैम्युल, ५६ 

स्टोरीज फ्रॉम द हिस्द्ी ऑफ रोम, १५६, 
१९७, २०१ हि 

स्ट्रेगमैन, सर जें० टी०, ११९-२१ 

स्पिरिंट ऑफ इस्लाम, १९८ 

स्पेक्टेटर, ३४१ 

स्पेन्सर, हबेटे, १९३-९४ 

स्मट्स, जनरल, ३२१, ४०२, ४५६ 

स्मिथ, फ्रेक पी०, २८९ 

स्मीटन, डोनाल्‍ड, ५१२ 

स्थादवादमंजरी, १९९-२०० 

स्वतन्त्रता, देखिए स्वराज्य 


९४९ 


स्वदेशी, ५३, २५२, ३६३; -का अथं, 
१०-११; >से व्यापारियोंकों डरना 
नही चाहिए, १६ 

स्वराज्य, १३, ४५, ५३, ७४, ७९-८०, 
१०२, १०४, 4५ 4 १, २०८-९, २५८, 
२७१, २८०, ३०६९, २१३, ३१५, 
३४८, ३५९, ३६९, ३८६, ४०५, ४०९, 
४८४, ५३१; -और अस्पृद्यता, ५५, 
६२, २१६, “और अहिंसा, ९, २६- 
२७, ३१३, ६२, ७७, ९८, २०९, २१६, 
२५६-५७, -और खादी, ११-१२, ५५, 
६२, ९२, ९६, -और सविनय अवज्ञा, 
५५, -और हिन्दू-मुस्लिम एकता, ५५, 
६२, २१५, ४०६, -और होमरूल, 
२५१५-५६, -का अर्थ, ११, ७७, २१०, 
२९३, ३१३, ५७०, “की प्राप्तिका 
तरीका, २; -के अन्तर्गत अग्नेंज, ५२३, 
-के अन्तगंत मतदान, २५५-५६, -के 
अन्तर्गत सहनशीलताकी आवश्यकता, 
४५३, -गांधीजीकी कल्पनामे, ३९- 
४०; “ब्रिटिश शासनके अन्तर्गत, ३४८ 

स्व॒राज्यका झण्डा, ६० 

स्वराज्य दछू, ४४५, ४८०, ४८९ 

स्व॒राज्यवादी, ३१२, ३७४, ४४२, ४६८, 
४७३, ४८९, ५१२; “दियो| और 
गाधीजीके बीच कौसिलरू-प्रवेशपर मत- 
भेद, ४४४४-४५ 


ह्‌ 


हनुमन्तराव, डी०, २४२,-२७९, ३९१ 
हयात, एच० एस०, २३५, ३३० 
हरिजन, देखिए अन्त्यज 

हलाज, भच्सूरी, १९३ 

हाजी, १५७ 

हाजी हसन, १०८ 

हॉपकिन्स, १९७ 


६४४ 


हारून, सेठ हाजी अब्दुल्ला, ५४३ 

हाकर, श्रीमती एमा, ३१९ 

हाडिग, लॉड, १२४ 

हानिमैन, बी० जी०, २३२, ३७४, ४२६, 
४५६, ५२४; “के विरुद्ध प्रतिबन्ध 
हटाया गया, ३२२ 

हार्डीकर, डा० एन० एस०, ९७, ५२१-२२ 

हावें, एन० एस०, ६८ 

हॉवर्ड, जॉन, १५९ 

हिसा, ४, ३०, ५९, ६१, ९२, ९५, १२७, 
२११, २९६९, २३६४ ४११, ४४९, 
५०७; “और असहयोग, ४३३; “और 
अहिसा, २४७; -और सविनय अवज्ञा, 
३२;-और स्वराज्य, ९; -चीरीचौरामे, 
१०२, ५, ८, २६९, ३२२, ५९-६०, ७४, 
१२३, ४४६; -बम्बईमें, २, -मद्रासमें, 
२; “मछाबारमे, ३, ३२; -मालेगाँवमें, 
३२ 

हिन्द स्व॒राज्य, ४०, ३७१ 

हिन्दी; “का दक्षिणमें प्रचार, ३६२, ३९५, 
३७६९ 

हिन्दी नवजीवन, ६१, ५३७; “का प्रकाशन- 
व्यय, ३६९५, ३७६९-७७, ४०३०५ 

हिन्द, १३, ३०-३१, १३१, ८७, ९४, ११५, 
२२६, २३२, २५९, २९२, ३०१, 
३१९, ३३२, ३६४, २३७३-७६, ३८३, 
४१७, ४२५, ४५२, ४८७, ४९६, 
५०३-४, ५०८-९, ५३२, ५७७, -और 
अस्पृश्यता, ४११-१२, ४१६, ४२८, 
४ढर३े, ५१६, ५१४७-४८; -और 
खिलाफत, ३६६, “और मोपले, ८७, 


सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


५४४८-४५; -वीसनगरमें, ५६१-६५; 
“सिन्धमें, ५८४३ [ न्दुओं | और मुसल- 
मानोंके बीच तनाव, ४२९, ४४०, 
४५८०-१९, ५२६०-२७ 

हिन्दू-धर्म, ८७, १३३, ९१०, ४३२, ५१६, 
५२५, ५३३, ५६३; “और वैधव्य, 
५५६५०६५०, ५५८ 

हिन्दू-मुस्विम एकता, ६, ५४-५५, ८३१, 
९२, ९४-९६, ९८, २०८, २१५, २४०, 
५१६०, १११, ३११४, २३१८, २३७९-८१, 
४०७०८, ४२५, ४५६, ५११; “और 
स्वराज्य, ४०६ 

हिमालय-प्रवास, १९४ 

हिस्टॉरिकल इंग्लिश प्रासर, २०१ 

हिस्द्री ऑफ व सेरेसरस, १९९ 

हिस्द्रो ऑफ सिखिक्म (सिख धर्मका इति- 
हास ), १९३-९४ 

हिस्दी ऑफ सिविलिजेशन, १९५०-९६ 

हिस्दी ऑफ सिविलिजेशन इन फ्रान्स, 
१९९०-२० ० 

हिस्दी ऑफ सिविलिजेशन इन यूरोप, १९९ 

हीगस्त्रा, एच० वाल्टर, ३८६-८७ 

हीली, ४७५ 

हेकल, १९७ 

हेजाज, -के शाह, ३१५ 

हेवड, सर मॉरिस, १६१ 

हैरोद, ११२ 

हैल्प्स ६ बाइबिल स्टडी, १९१ 

होमरझूल, -और स्वराज्य, २५५-५६ 

होम्स, १९७ 

होम्स, जॉन हैनिस, ४१४ 


सिहमरऋ2८धकासवपफाकापाप्रधज ला वास पककरत छू खकालप 


